अभिधान-अनुशीलन 


( पुरुषों के हिन्दी व्यक्तिवाचक नामों का वैज्ञानिक विवेचन ) 


डॉ० विद्याभूषण विशु, 
एम० ए.०, डी० फिल० 





८657 के (०७५) “7884 /२२६ 
#७ के 






।90 5४६४ 984 


६ (प्र्राह&॥2८७/ 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


प्रकाशक :-- दिदुस्तानी एज्े डमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


प्रथम संभ्कररण 
श्६प्प८ 


मुद्रक --शभी प्रेमचन्द मेहरा, न्यू ईरा प्रेस, इलाहाबाद 


प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल्च > उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबंध 
का संशोधित, परिवर्तित एव 
परिवद्धित संस्करणु 


नाम-शास्त्र का एक मौलिक ग्रन्थ 


प्रकाशकीय 


“अभिधान अनुशीलन” हिदी प्रदेश में प्रचलित पुरुषों के नामों का विस्तृत अध्ययन 
प्रस्तुत करता है। साषाविज्ञान से सम्बन्धित इस विषय का अपने देश में कदाचित्‌ यह 
प्रथम अध्ययन है ओर इस क्षेत्र की संभावनाओं पर पूर्ण प्रकाश डालता है । 

प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के तत्त्वावधान में डा० विद्याभूषण “विश” 
ने इस दुरूह एवं नीरस विषय पर खोज काय करना आरम्भ किया। जीवन की प्रौढ़ावस्था 
में ऐसे जटिल एवं अछूते विषय पर खोजकाये करना बहुत कठिन होता है | वीतरागी होकर 
उन्होंने काय किया और जब नौकरी से अवकाश ग्रहण करने का समय आया तो प्रायः 
उसी के लगभग इस विषय पर डी० फिल्ल० की उपाधि प्राप्त की । वास्तव में डॉ० “विश का 
धैय तथा अध्यवसाय प्रशंसनीय है । 

गम्भीर एवं नीरस विषय होने पर भी “विभु” जी ने इस वैज्ञानिक अध्ययन को 
रोचक बनाने का प्रयत्न किया हे। डा० सुनीतिकुमार चेटर्जी तथा डा० सिद्धेश्वर वर्मा 
जैसे विद्वान परीक्षकों ने इस प्रंथ की भ्‌रि-भूरि प्रशंसा की है । 

हिन्दुस्तानी एकेडेसी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से इस महत्त्वपूर्ण प्रंथ का प्रकाशन 
संस्था के गोरव को बढ़ाता है। आशा है हिन्दी के विद्वान एवं भाषा-सम्बंधी खोज कार्य 
करनेवाले विद्यार्थी इसे उपयोगी ओर रोचक पावेंगे । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पीरेन्द्र वर्मा 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


विषयानुक्रमणिका 


प्रबन्ध-परिचय (एक-चौबीस) 

विषय प्रवेश--एक, हिन्दी नामों का ज्षेत्र-एक, नाम भी शब्द ही हैँ--दो, नाम का 
व्याकरण से सम्बन्ध--तीन, साइति-निराकृति-नाम--तीन, पाश्चात्य विचारधारा तीन रूपाभिधान का 
महत्व--चार, नाम एक कोमल कल्पना है--पांच, त्रिधाजिज्ञास--पांच, नाम-निर्माण के मूलतत्व-- 
प्रकृत्यादि--पांच, वैधानिक तथा प्रवृत्तिमूलक नाम--छुः, विशिष्ट से सामान्य --खात, यौनविपर्यय 
और लिंगमेद--सात, नामों में ऐतिहासिक उपादान--श्राठ, नामों में बहुरूपता--दस, नामों का 
कायाकल्प - दस, विश्वेह्वण का सार--दश, संकलन के मूलोद्ूगम--तेरह, नाम चयन के कुछ 
सिद्धात--चोदह, अनुशीलन-शैली--सोलह, प्रबंध की रूपरेखा--सत्रह, भ्रांतिपूर्ण धारणा--बीस, 
निबंध और उसकी कुछ मौलिक विशेषताएं --बोस, शोध में अ्रवरोध -इकीस, ग्रंथ के दोष-गुण-- 
तेईंस, कृतश्ञतामार--तेईस, । 

भाग १ 
नाम-निरूपण (१-६३) 

पूवौद्ध --नाम और रूप १, नाना कोटि के नाम १, नाम की विद्वति ३, नाम और शब्द 
३, नामों में अनुकृति ३, अनुकृत नामों में दोष ४, नामों में नवीनता ४, नामों के दो प्रकार १, 
अनुकृति तथा आवृत्ति ५, अनुकृत नामों के भेद ७, नाम और नम्बर ७, नाम का स्वरूप ६, नाम 
का उद्देश्य १०, नाम का महत्व १०, नाम की सार्थकता ११, नामों में वैधर्म्य १३, वैधर्म्य के हेतु १४, 
पुरुषों के नाम १५, नामों की कुछ विशेषताएं १७, स्त्रियों के नाम श्णट, सखी सम्प्रदाय के नाम 
१६, साहित्य के नाम २०, उपनाम २०, उपाधिनाम २१, छुझ नाम २१, जाति नाम २२, नाम का 
शास्त्रीय रूप २३, नामोच्चारण-निषेघ २३४, नाम लेखन तथा सम्बोधन की विधि २६, नाम-परिव्तन 
२७, नामो के पर्याय ३०, नामों की आयु ३०, नामों का विकास ३१, साकृति-निराकृति नामों में 
अतिव्याप्ति ३२, नाम-स्थानांतरण देर, नाम और इतिहास ३३, नामों का अर्थ ३४, नामों में 
प्रवृत्तियोँ ३६, प्रवृत्तियों के दो भेद ३६, नामों में संस्कृति तथा सभ्यता ३६, नामकरण-संस्कार शे८ | 

उत्तराद्ध -अनुशीलन-पद्धतियाँ ४१, हिन्दी नामो पर आम्यंतर एवं बाह्य प्रभाव ४२, 
भाषा और व्याकरण ४३, साहित्य-सोंदर्य ४४, (शब्द शक्ति, रख, गुण, अलंकार, छुंद, काव्यकला), 
विकास के सिद्धांत ४८, अर्थ-परिवर्तन ५०, मूल प्रवृत्तियों के भेदोपमेद ५१, गौण प्रवृत्तियों की 
शाखा-प्रशाखाएं ६१, संस्कृति के अंग ६३ । 


भाग २ 
नामों का विश्लेषणात्मक विवेचन (६७-३५६)७ 
पहला प्रकरण--ईश्वर ६७-८२ 
दूसरा प्रकरण--त्रिदेव ८३-११३ ब्रह्मा ८रे, विष्णु ८८, शिव ६७, 
तीसरा प्रकरण--न्रिदेववंश ११४-१२७--सरस्वती तथा ब्रह्मा के मानस पुत्र ११४, लक्ष्मी 
११७, पार्वती ११६, स्कंद १९५, गणेश १२७ 


9 गणना--विश्लेषण--विशेष नामों की व्याख्या--समीक्षण--हन मुख्य शीषेकों को 
झनेक उपशीष॑कों में विभाजित किया गया है । प्रत्ये. प्रकरण में अध्ययन का अधिकांश यही क्रम 
रखा गया है | 

फा० 3 


चौथा प्रकरणं--लोकपाल १२६-१३६ [इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण, वाथु, कुषेर १२६-१३४], 
सूर्य १३४, चंद्र १३७ 

पाँचवाँ प्रकरण--विष्णु के अवतार १४०-१७१, [ मत्स्य, कूर्म, बराह, दृसिंह, वामन, 
परशुराम, बुद्ध, कल्कि १४०-१४४॥|, राम १४४, कृष्ण १५५ 

छुठा प्रकरण--अन्‍्य देव-देवियाँ १७२-१८६--इतरदेव (अश्विनी, आकाश, ख्वा, श्र भु, 
कलि, कल्पद् म, किन्नर, गंधव, गरुड, चक्रसुद्शन, चिंत्रशुप्त, जयंत, यक्ष, दिकपाल, दिग्गज नाँदी, 
पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, मेथ, यक्ष, राहु, वछु, विश्वकर्मा, शुक्र, शेष, संपाति) १७२, इतर देवियों 
१७६; राम-सम्बंधी-अवतार १७८, कृष्ण-सम्बंधी-अवतार १८१, नदियाँ १८५ 

सातवाँ प्रकरण--तीर्थ कर १६०-१६१ 

आठवाँ प्रकरण--महात्मा--१६१-२०८ ऋषि-ग्रुनि आदि १६२, मत-वरतंक १६७, 
साधु-संत, गुरु, भक्त आदि २०२ 

नवाँ प्रकरण--तीर्थ २०६-२१४ 

दसवाँ प्रकरण--धर्म-यंथ २१६-२१८ 

ग्यारहवाँ प्रकरण--मंगल-अनुष्ठान २१६-२३२--धामिककृत्य २१९, ब्रत, पर्व तथा उत्सव 
२२१, षोडशोपचार शर८ 

बारहवाँ प्रकरण--ज्योतिष २३२-२३७--राशि-नक्षत्रादि २३३, सिद्ध योग २३५ 

तेरहवाँ प्रकरण--सम्प्रदाय २इ८-२४४ 

चौद॒हवाँ प्रकरण--अंधविश्वास २४५-२५५ 

पंद्रहवाँ प्रकरण--दाशं निक प्रवृत्ति २४६-२७८ अध्यात्मविद्या २४७, मनोविज्ञान २६४, 
नैतिक तथा नागरिक गुण २७३, सौंदर्यभावात्मक गुण २७८ 

सोलहवाँ प्रकरण--राजनीति २८१, (बीरपूजा, नायक-निष्ठा, साहित्यकारादि), 
इतिहास २६४, 

सत्रहवों अकरण--सामाजिक प्रवृत्ति ३०४-३२२-संस्थाएं ३०६-३२९२, श्रमिवादन- 
श्राशीवादादि शिष्ट प्रयोग २०७, आजीबिकाबत्ति ३०६, स्मारक (देश, काल) ३११, भोग पदार्थ- 
मिठाई श्रादि ३१४, कलात्मक ३१५, (र्नाभषण ३१६), समाज सुधार ३१६ 

अठारहवों प्रकरण--दुलार ३२५-३ २८ 

उन्नीसवाँ अकरण--उपाधियाँ ३२६-३३८ (वीरता ३२८, धन ३३०, विद्या ३३०, सम्मान- 
विशेष ३३०, राजपद ३३१), श्लाघाव्मक विशेषण ३३६ 


बीसवाँ प्रकरण--व्य॑ग्य ३४१--३५४६, (तत्सम शब्द तथा उनके अर्थ ३४४; विकसित 
शब्दों के तत्सम रूप तथा श्र्थ ३४४, विजातीब शुब्द तथा उनके अर्थ ३४०) 
भर ३ 
विष | 
हिन्दी नामों में भारतीय संस्कृति (३६३-१६८) 

संस्कृति के मुख्य अंग--घर्म २६३, नामों के अनुसार हिन्दुओं के कुछ अत-पर्वोत्सव की _ 
सारणी, ३६८ दर्शन ३७३, सामाजिक व्यवस्था ३७५, आर्थिक स्थिति ३७७, भौतिक जीवन ३७८, 
राजनीतिक प्रगति ३८०, इतिहास श८१, सूर्य-चंद्र-वंश-बृच्च ३८२-८४, शासनतंत्र ३८५, साहित्य 


३२८६, ललितकलाएं इन८, विज्ञान ३६०, प्रकृति-प्रेम २६२, भौगोंलिक परिशान शे६४, भारतवर्ष 
का सानचित्र ३६६, भारतीय संस्कृति की विशेषता ३२६८। 


( ३२) 


भाग ४ 
परिशिष्ठ 


शोध सम्बन्धी अन्य तथ्य (2०१-७६०) 

(ये) नामों का ग्रवत्तियूलक वर्गीकरण--धार्मिक-प्रवृत्ति ४० १-४४५४, (ईश्वर ४०१, ब्रश्मा 
४०२, विष्णु ४०२, शिव ४०६, सरस्वती ४११, ब्रह्मा के मानस पुत्र ४४१, कामदेव ४१२, 
लच््मी ४१९, पाकती ४१२, स्वामि कार्तिकेय ४१४, गणेश ४१४, लोकपाल-इन्द्र ४९४, अगिनि 
४१४, यम ४१४, वरुण ४१४, वायु ४१४, कुवेर ४१४, सूर्य ४१६, चन्द्र ४१६, विष्तु के अबतार- 
मत्प्य-कूर्म-वाराइ-दसिंह-वामन-परशुराम-बुद्ध-कल्कि ४१७-४१८ राम ४१८, कृष्ण ४२१, अन्य देव- 
देवियाँ ४२७-४२६, सीता ४२६, लक्ष्मण ४२६, भरत ४२६, शत्रुध्तन ४२६, हनुमान ४२६, राधा 
४३०, बलराम ४३०, प्रद्य म्न-अनिरुद्ध-रेवती-रोहिणी-देवकी-वसुदेव-यशोदा-नंद्‌ ४३०, नदियाँ ४३०, 
तीर्थ कर ४३१, मद्दात्मा--ऋषि-मुनि ४३२, मत-प्रवर्तंक ४३३, साघु-सन्‍्त, गुरु-भक्तआदि ४३४, 
तीर्थ ४३५, धर्म-अंथ ४३७, मंगल-अ्रनष्ठान-धार्मिककृत्य ४३७, पव॑ तथा उत्सव ४३७, षोडशोपचार 
४३६, ज्योतिष-राशिनक्षत्र ४४०, सिद्धयोग--धर्म ४८४१, काम ४४१, लोकैषणा ४४१, चार पदार्थ 
४४१, सम्प्रदाय ४४१, श्रेष-विश्वास ४४२ । 

दाशेनिक प्रवृत्ति-- 

आध्यात्मिक--बअरह्म ४४५, श्रात्मा ४४५, माया ४४६. लोक ४४६, जीवन ४४६, कर्म तथा 
फूल ४४६, स्वर्ग ४४६, मुक्ति ४४६, मनोवैशानिक--अतःकरण-चतुष्टय ४४६, पंचतन्मात्रा ४४६, 
ज्ञानइंद्रियां ४४६, मनोयोग-योग, ध्यान, सम ति ४४६, विचार तथा अनुमव ४४७, मनोबेग ४४७; 
रस ४४८, नैतिकधर्म ४४८, नागरिक गुण ४४८ | 

राजनीति-- 

वीरपूजा ४४६, साहित्यकार ४५०, राष्ट्रीय आन्दोलन ४५०, (देशभक्ति, स्वदेशी, क्राति, 
अमन, संघ, स्वतन्त्रता, स्वराज्य) | 

इतिहास--४५ १ 

सामाजिक प्रवृत्ति--ठंस्थाएँ ४५२ (वर्ण तथा जाति, कुल तथा वंश, प्रथा तथा संस्कार, 
उत्सव-मेला) | शिष्ट-प्रयोग ४५३ (श्रभिवादन, आशीवाद तथा बधाई, शिष्ट सम्बोधन)। आजीविका 
वृत्ति ४५१३ (बुद्धिजीवी, व्यवसायी तथा अमजीवी, राजकर्मचारी ४४४) | स्मारक ४४४ (देश, काल) 
भोग पदार्थ ४४४ (फल-मेवा, मिठाई आदि, औषध, द्रव्य विशेष) । कलात्मक ४५५ (वस्त्र, रत्ना- 
भूषण ४४६, फूल, आयुध, वाययंत्र ४३७) | ललितकला ४५७ (वास्तुकला, तत्नणकला, चित्रकला, 
संगीत या रागरागिनी) | समान सुधार ४५६७ (अछत, गोरच्ा, शुद्धि) | 

दुलार ४५७-४४५८ । उपाधियाँ ४५८-४६१ (वीरता, धन, विद्या, सम्मान-विशेष, राजपद) 
व्यंग्य ४६१०४६५४ । 

(र) कुछ आवश्यक तालिकाएं ४६६-४७० (१) प्रदृत्तियों के नामों की संख्या, प्रसंख्या तथा 
प्रतिशत ४६६, (२) चार गौण प्रवृत्तियों की तुलना ४६७ (३) शब्दों के अनुसार नाम गणना 
४६८ (४) अकारादि क्रमानुसार वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से प्रारम्भ होने वाले नामो की संख्या 
४६८, (५.) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से नामों के प्रथमाक्षर का क्रम तथा प्रतिशत ४६६, प्रमुख 
प्रवृत्तियों का चित्रांकन (आफ) ४७१ (ल) नामों के संबंध में कुछ स्मरणीय बातें ४७२, (व) लम्बे 
नामों के स्पष्यीकरण के कुछ नमूने ४७४, (श) अतिरिक्त नामों की सूची ४७८ (ष) संदर्भ ग्रंथ 
तथा अंथकार | 


प्रबन्ध-परिचय 

विषय-प्रवेश--अमिधवान-अनुशीलन एक नूतन, जटिल एवं विस्तृत विषय है | श्रमी तक 
किसी भारतीय वाडमय में इसकी कोई शास्त्रीय मीमांसा नहीं हुईं है। गह्यसूत्र केवल नामकरण-संस्कार 
का विधान बताकर हीं मौन साथ लेते हैं। देश के आधुनिक विद्वानों ने भी श्रमी तक इस विषय पर 
कोई गवेषणात्मक प्रकाश नहीं डाला है। अतः कोई भी प्राचीन एवम्‌ अर्वाचीन, परिष्कृत तथा 
प्रशस्त पथ न होने से वर्ण्य विषय की दुरूहता अत्यधिक गहन एवं दुबोंध हो जाती हैं। दूसरी 
बाधा है अवकीर्ण श्रमिधानों की संकलन सम्बन्धी असुविधाएंँ | एक अन्य श्रंतराय विषय की 
प्रतीयमान नीरसता भी है | साहित्य की सी सरसता अथवा काव्यानंद का सा कोई आकर्षण यहाँ 
प्रतीत नहीं होता । इस अभिनव विषय से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ व्यक्ति इसकी उपादेयता पर 
भी आशंका करने लगते हैं। किसी भी प्रकार के तत्त्वान्वेषण में अनुसन्धानक को पग-पण पर प्रत्यहों 
से संघर्ष करना पड़ता है। विविध अनिः्टो-अरिष्यों के घात-प्रतिधात सहने पड़ते हैं| शारीरिक श्रम एव 
मानसिक विक्रम तो इसके आनुषंगिक अंग हैं ही, आथिक आपत्तियों का आक्रमण भी प्रायः आरंभ 
हो जाया करता है | इस अन्वेषक के साथ भी इस शाश्वत नियम का कोई अपवाद नहीं बरता गया | 
अथ से इति तक इसे भी नाना प्रकार के विज्ों-प्रतिबंधों से दूंद् करना पड़ा है। विकट संकटों 
और कंटकों में से आना-जाना पड़ा है। अ्रसमंजस, निराशा, विवशता, निरुत्साह आदि अनेक उपसर्ग 
आस-पास ही सवंदा चक्कर लगाते रहे हैं| परन्तु यह सोचकर कि खनिक परुषप्रस्तराच्छादित भूगर्मस्थ 
महार्ष्य मणियों को कठोर परिश्रम करने पर ही निकाल सकता है, बहुमूल्य दुलेभ मोतियों को प्राप्त 
करने के लिए. मरजीवा प्राणापहारी भष-नक्र-घड़ियाल पूरित दुरत्यय समुद्र में डुबकी लगाता 
है तथा अगोष्पद दुल व्य कान्तार में प्रवेश करने पर हीं उसकी उपादेव डपज का उपयोग किया 
जा सकता हे--प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी एक साधन-साघना-विहीन व्यक्ति यह भर्गीरथ- 
प्रयास करने के लिए. इसलिए, उद्यत हो गया कि कदाचित्‌ वह भी कुछ मौलिक तथ्य संसार के समक्ष 
प्रस्तुत कर सके | आरम्म में जो दुरवेश्य विषय शुष्क तथा रुक्ष दिखलाई देता था, प्रवेश करने पर 
शने:-शने: वह सरस प्रतीत होने लगा। इसमें आनंदोल्लास के साथ-साथ क्रीडाविलास भी पर्याप्त मिलने 
लगा । कौतूहलोतादक कथाएँ, अद्भुत प्रथाएं, विनोंदपूर्ण वार्ताएँ, विस्मयकारी घटनाएँ, रहस्य 
गर्मित उद्भावनाएं, एवं आश्चर्यजनक निष्कर्ष उत्तरोत्तर उद्भासित होने लगे। देश के बृहत्‌ भूभाग 
में बिखरे हुए, इन नामों को क्रमबद्ध कर, उनमें सुरक्षित भारतीय सम्यता तथा संस्कृति को रम्य रूप 

देकर प्रकाश में लाना ही इस शोध का चरम लक्ष्य है। 
हिन्दी नामों का क्षेत्र-प्रस्तुत अध्ययन का विषय हिन्दी प्रदेशीय पुरुषों के व्तमानकाल 
में प्रचलित हिन्दी नाम ही हैं | इस संग्रह में र्रियों तथा मराठी-द्राविड़ आदि अन्य भाषा-भाषियों के 
नाम सम्मिलित नहीं किये गये हैं | यदि ऐसा न किया जाता तो विषय अत्यन्त विस्तृत एवं जय्लि 
हो जाता | हिन्दी के ज्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत विन्ध्यप्रदेश, राजस्थान, 
विहार, दिल्‍ली तथा पूर्वी पंजाब सम्मिलित हैं । सामान्यतः जैसलमीर से भागलपुर और अम्बाला से 
रायपुर का प्रदेश हिन्दी सीमान्त्गंत समझा जाता है।” काल के विचार से भी यह संग्रह एक 
व्यापक युग को समाच्छादित कर रहा है। सहसों वर्ष की इस परम्परा में अनेक पुरातन नाम तिरोहित 
एवं अनेक नूतन नाम आविभत छुए। धार्मिक उत्क्रान्तियों, सामाजिक विप्लवों एवं राजनीतिक 


" हिंदी के राष्ट्रभाषा हों जाने से इसका चेन्न अब उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है | 


उपद्रवों से सुरक्षित पृूवंकाल के कतिपय नाम आज भी उसी रूप में दिखलाई दे रहे हैं। कुछ नामों 
ने अपना चोला बदल दिया है और अब वे विचित्रालय के निर्जोंव पशुपत्बी एवं वनस्पति के शिला- 
जात रूप (77059) के सहश भाषाविदों के श्रनुसन्धान की सामग्रीमात्र रह गये हैं | थोड़े से नामो के 
अर्थो' में भी अंतर आ गया है। समय के प्रभाव से कुछ नये नाम जन्म ले रहे हैं& | इस प्रकार 
भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह संकलन अत्यन्त व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण है । 

नाम भी शब्द ही हैं--नाम वह सांकेतिक एवं सार्थक शब्द अथवा शब्द समूह है जिससे 
किसी सत्ता का परिचयात्मक बोध होता हो | सत्ता के मूर्तामू्त दो रूप होते हैं| प्रत्यक्ष पदार्थ के नाम 
के सहश विचार, भाव, गुणादि अमूर्त एवं अद्ृष्ट रूपों के भी नाम हो सकते हैं। सार्थक ध्वनि-संकेत ' 
को ही शब्द माना गया है | जिस प्रकार मिन्न-मिन्न अ्र्थों के लिए. भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ होती हैं, 
उसी प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के अवबोधन के लिए भी भिन्न-भिन्न ध्वनि-संकेत होते हैं जिन्हें नाम 
कहते हैं। ये नाम-ध्वनियों मी शब्द (या शब्द-समूह) ही हैं अर्थात्‌ नाम शब्दों से ही बनाये जाते हैं। 
शब्द और नाम में कोई अंतर नहीं है । लिखित या लिपिबद्ध ध्वनि श्रर्थात्‌ भाषा परम्परागत, स्थायी 
एवं नित्य होती है । माषण अर्थात्‌ उच्चरित या कथित ध्वनि पदे-पढे, पत्ते-पत्ले परिवर्तित होती रहती 
है| शब्द और नाम दोनों ही ध्वनि-संक्रेत हं। दोनों की रचना वर्णों से होती है। रूप तथा अर्थ में 
भी दोनों में बहुत कुछ समानता रहती है। भाषा की दृष्टि से दोनों के तत्सम, अद्ध तत्सम, तद्भव, 
देश्य (देशज) तथा विदेशी रूप होते हैं| नाम इन रूपो के मिश्रण भी हो सकते हैं। ऐसे मिश्रित 
नामों को वर्णशशंकरी नाम कह सकते हैं। नामों मे भी शब्दों के सहश समाहार तथा निषत्ति--दोनों 
विधियो से विकास होता रहता है। दोनों की प्रक्ति विक्ृतिशीला है। देश श्रथवा समाज के 
उत्थान-पतन के सदश शब्दों में भी उत्कष-अपकर्ष होता रहता है। यही दशा नामों की भी हैं। नामों 
में मी दो प्रकार के विकार पाये जाते हैं। ध्वनि-परिवर्तन के कारण उनके रूप बदलते रहते हैं । 
दूसरा परिवर्तन उनके अर्थों में देखा जाता है । श्रर्थ भी प्रायः स्थायी नहीं रहते हैं | पर्यावरण तथा 
परिस्थिति के अनुसार वे उच्चावच पद को ग्राप्त होते रहते हैं | दोनों में भेद केवल यह है कि शब्द 
नित्य माना गया है* और किसी-न-किसी अर्थ से सम्बद्ध रहता है। परन्तु यह अर्थ-सम्बंध नित्य 
नहीं, उसके अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। नाम अनित्य है और श्रर्थ के स्थान पर सत्ता या सत्व 
का व्यंजक होता है | 


) देश-काल, स्थिति-परिस्थिति, पर्यावरण-वातावरण, वक्ता-ओता, मनोभाव आदि अनेक 
कारणों से एक ही भाषाध्दनि की कई- कई विक्ृत भाषण-ध्वनि्याँ श्रवणगोचर होती रहती हैं। 
सुखयंत्र में दोष आ जाने से भी मनुष्य हकलाने, तुतल्ाने, मिनमिनाने, नकियाने या गुंग्रियाने 
लगता है । ऐसी सदोष भाषण-ध्वनियों को शब्द शाख ने कोई मान्यता नहीं दी है। अहिंदियों के 
दूषित उच्चारण सी ध्वनि विज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं रखते | पागल का अस्पष्ट प्रत्ञाप और 
नशेवाज को निरथेक बड़बडाहट का भी कोई मूल्य नहीं है । बेल (3727]]0) तथा संकेत (सूच्षम) 
लिपियों की त्िल्लावट में मिन्नता होते हुए भी उनके उच्चारण में कोई अन्तर नहीं होता । 

२ शब्द को मीमांसा; नित्य और न्याय अनित्य मानता है । 

नित्यस्तु स्थाइशनस्य पराथत्वात्‌ू --पू० सी० ११८ 
आदिमत्वादेन्द्रियकत्वात्‌ कृतकवदुपचाराच्च--न्‍्याय० २।१३ 
भारतेतर एक अन्य मत का उल्लेख अन्यन्न किया गया है | 
(देखिए भूमिका के पृष्ठ ३ से नाम और शब्द) 
# झमेय नाम का जन्म अभी द्वाज्न सें ही हुआ है [१३ अगस्त १६४८] 


नाम का व्याकरण से सम्बंन्ध--पाणिनि आदि प्राचीन व्याकंरणाचार्यो' ने शब्द के नाम 
आख्यात तथा निपात--ये तीन प्रकार माने हैं। नाम यहाँ पर बहुत व्यापक श्रर्थ में लिया गया 
है। इसके अन्तर्गत क्रिया विवर्ज्य, संशा, सर्वनाम, विशेषणादि सभी कुछ आ जाते हैं। निपात भो 
विकजञांग संज्ञा ही हैं। यत्किचित्‌ विभिन्नत्व होते हुए. भी व्यवहार में नाम तथा संज्ञा पर्याय से हो 
गये हैं | व्याकरण में नाम को संज्ञा कहा गया है| मूलतः संज्ञा (सम्‌ + ज्ञा) शब्द में अर्थ के अति- 
रिक्त नाम-संकेत, व्यक्ति -ज्ञानादि अनेक बातें सम्पृक्त रहती हैं। श्रतः व्यक्तिवाचक संजशा नाम-संकेत 
के साथ-साथ ब्यक्ति का परिचय भी देती है। कझद॑त, तद्धितात, समा, एकशेष तथा नामधातु- शब्द 
की इन पंच वृत्तियों में से नाम-रचना में केवल प्रथम तीन बृत्तियों का ही समावेश पाया जाता है। 
एकशेष का मिथ्याभाव भावात्रिक के कारण लब्बीकृत ढुलार आदि के नामो में मल सकता है। 
परन्तु यह वृत्ति के एकशेष से भिन्न हैं। नामधातु-वृत्ति का कोई उदाहरण नामों में अभी तक देखने 
में नहीं आया है | शब्दो तथा नामों के अध्ययन से अनेक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक तत्वों एवं सांस्क- 
तिक तथ्यों की तिद्धि होती है। अ्रधीत तत्वों से भाषाविज्ञान, नामशासतत्र, मनोविज्ञानादि श्रनेक 
विद्याओ्र की सृष्टि, सम्पुष्टि एवं संवर्द्धन में सहायता मिलती है और सम्प्राप्त तथ्यों से सामाजिक एवं 
साध्कृतिक इतिहास का सर्जन होता है। 
साक्ृति-निराकृति-नाम-- नाम किसी सत्ता के अस्तित्व को व्यक्त करता है। सत्ता किसी व्यक्ति, 
वस्तु, स्थान, जाति (वर्ग) अथवा धर्म (गुण, भाव, दशा, व्यापार) की होती है। सता की इकाई की 
वैयक्तिकता के बोधक शब्द व्यक्तिवाचक, इकाई के वर्ग की ओर संकेत करनेवाले शब्द जातिवाचक और 
इकाई के धर्म व्यंजक शब्द माववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये क्रमशः इकाई के व्यक्तित्व, जाति तथा 
गुणों की ग्रमिव्यंजना करते हैं। जातिवाचक तथा भाववाचक ९शाए भीव्यक्तिवाचक नाम बनाने में 
सद्दायक होती हैं। नाम अनेकार्थी शब्द है जो परिचय, प्रसिद्धि, ठंजश्ञा, सुन्दर नाम आदि श्रथों में 
प्रयुक्त होता है | कहीं कह्दीं नाम ईश्वरवाची भी होता है। नाम वह माध्यम है जो नामी तथा नाम- 
प्रयोक्‍्ता या प्रवक्‍ता के बीच सम्बंध स्थापित करता है। इसलिए नामाश्रयी अथवा नाम जप करने- 
वाले भक्त भगवान के नाम को शब्दब्रह्म कहते हैं | वे नाम का यह निर्वचन करते हैं--बलान्नमय- 
तीति नाम | प्रभु का नाम भक्त के चित्त को नामी के चरणों में बलपूर्वक्क नमन करा देता है-- 
नाम नामाश्रयी (संबोधक) को नामी तक पहुँचा देता है। यह्दी नहीं, भक्त तो नामी तथा उसके 
नाम में कोई भेद नहीं समझता ।' नाम जब किसी सत्ता या सत्व से संबद्ध रहता है तो उसे 
सास्कृति (/॥7703॥20) ऋहते हैं और जब उसका रुम्बन्ध किसी संशी से नहीं र्ृता--केवल 
ध्वनिमात्र होता है--तो उसे निराकृति ((078277700॥20) कहते हैं।* ये शब्द-ध्वनियाँ अथवा 
शब्दरूप (निराकृति-माम) केवल शब्दशास्त्रियों (वैयाकरणों तथा भाषावैज्ञानिकों) के परिशीलन के 
साधन मात्र होते हैं। नामशास्त्र या इतिहास से उनका कोई सम्बन्ध नहों रहता । 
पाश्चात्य विचारधारा --यूनानी भाषा में व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए. (07०४७ (प०४००) 
((070०778 ०७०7) व्यवह्यत होता हैं जिउका लैटिन रूपान्तर 'ए०७7०७ ?70.07प77 यथार्थ 
नाम के श्रर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। सामान्य नाम या जातिवाचक संज्ञा कै लिए औस निवासी 
ग[000790.74 (3 976!!409) का प्रयोग करते हैं। जर्मन भाषा में संज्ञा के लिए ०0० 


१ ज्ञाम चिंतामणिः कृष्णश्चेतन्य रसविग्रहः । 
पूर्ण: शुद्वो नित्यमुक्तोडमिन्नत्मा नामनामिनोः ॥ 
२ साकृति--निराकृति--नामों के विशेष विवरण के लिए नाम निरूपण (पू० इ३२) 
एु। 
3 संकलित ( एपा& 7९७०० ० ?270967 'ए७॥68) 


[ तीन 


(९०४४) और नाम के लिए '०४॥८७ ()07०॥7०) दो प्रथक्‌-ध्थक्‌ शब्द व्यवहार में आते हैं। 
यूनान का प्रसिद्ध विद्वान डायोनीसियस थे कूस ([207ए&ंप५ “॥7०5ो संजशा या नाम से पत्थर 
जेसी सत्ता (व्तु) या शिक्षा जैसी क्रिया, व्यापार अ्रथवा शक्ति का अमिप्राय ग्रहण करता है | ये संजञाएँ 
(नाम) जातिगत तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकती हैं। वह मनुष्य, अश्वादि को जातिगत 
और सुकरात (800८:०/८७) आदि कों व्यक्तिगत संज्ञा मानता है। यूरोप के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 
व्यक्तिवाचक नाम की मिन्न-मिन्न परिभाषाएँ की हैं | सामान्यतः व्यक्तिवाचक नाम वह सांकेतिक शब्द 
अथवा शब्द समूह है जो किसी व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व तथा डसकी वैयक्तिकता का अवबोधन कराता 
है और जिसका प्रयोग उससे सम्बद्ध समस्त व्यापारों-व्यवहारों में किया जाता है | व्यक्ति के स्वरूप का 
दिग्दशन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन तथा वैयक्तिकता की मुद्रा--इन तीनों का अ्रमिन्न सम्मिश्रण नाम 
में सम्पक्त रहता है | स्वरूप से व्यक्ति की बाह्यरूपाकति का चित्र भलकता है। आंतरिक गुण उसके 
व्यक्तित्व की व्यंजना करते ईं--डसकी अंतः प्रशा का डद्थावन करते हैं और वैयक्तिकता उसके 
अंतः करण के सहज रुचि-वैचित््य की विशेषता व्यक्त करती है। जे० एस० मिल मनुष्य की वैय- 
क्विकता ([76ए70प४7/9) पर अधिक बल देता है तो बट्रेंड र्सेल उसकी विशिष्टता 
(?९८८४१४४४ए) को अ्रधिक महत्त्वपूण समझता है ।" 

रूपासिधान का महत्त्व--“्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' में श्रद्धा रखनेवाले ब्क्मवादियों के लिए 
तो नामरूप मिथ्या ही होंगे। परंतु व्यावहारिक रूप से न तो यह व्यक्त, विस्तृतविश्व ही कोरी कल्पना 
है ओर न उसके पदार्थ दी स्वप्नवत हैं। सारगर्भित संसार के रूप-नाम कैसे असार या मिथ्या हो 
सकते हैं | दोनों का अध्तित्व नित्यप्रति अनुभव करते हैं | एक दृष्गिगोचर है, दूसरा भ्ुतिगोचर । 
यथार्थ रूप-सृष्टि के लिए. कल्पित नामसृष्टि परमावश्यक है । नाम के बिना रूप का कोई महत्त्व 
नहीं--कुछ मूल्य नहीं | यदि नाम न होता तो ब्रह्म का ब्रह्मत्व ही विलय के निलय में शाश्वत 
अंतर्हिंत रहता । रूपामिधान के सम्बन्ध के बिना किसी का साज्षात ज्ञान नहीं हो सकता।* यह सत्य है 
कि कज्पना-प्रसूत नाम का सम्बंध शरीर से है न क्लि आत्मा से कर वह भौतिक देह के सहश दी 

नश्वर है--नाशवान है।* 


* सामान्यतः व्यक्तित्व (2८75009]09) एवं वेयक्तिकता ([70ए007949) में स्थुल 
रूप से यह विविक्ति है--व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सौन्दर्यात्मक, नेतिक तथा सामा 
जिक गुणों, क्षमताओं एवं शक्तियों का पुञ्लीकरण है जो उसके स्वास्थ्य, ज्ञान, सौन्दर्य, सदाचार 
तथा आदशों से अदशित होता है| भाव-भावनाओं, आशा-अभिल्ाषाशों, संवेगों, अभिरुचियों, 
स्वभावजनित क्रियाओं आदि से सम्बन्ध रखनेवाली व्यक्तिगत विशिष्टताओं का सामूहिक रूप 
वेषक्तिकता है| व्यक्तित्व तथा वेयक्तिकृता के समन्वय से चरिच्न-निर्माण होता है--संकलित (8. 
7/20707287ए ० ?8ए7९70702ए-- ६ 707९ए९८) 

२ देखिशहिं रूप नाम आधीना, 


रूप ग्यान नहि नांम विहीना, 
रूप विशेष नाम बिन्नु जाने, 


करतलगत न परहि पहचाने | 
3 अपने बालक के प्रति मदांलसा की उक्ति-- 
शुद्धेडसि रे तात न तेउस्ति नाम, 
कृत हि. से कल्पनयाघुनेव, 
पंचात्मक देहमिंद न तेएईस्ति, 
नैवास्प स्वं रोदिषि क#स्थद्देतोः (मारकंढेय पु० २३--११) 


चार ] 


लाभ एक कोमल कल्पना हे--नाम प्रवृत्तियों का प्यांर पुतला है। वह भांवनाश्रों की 
कोमल शय्या पर पल्ता है और संस्कृति के संदर पालने में खेलता है। भाषा उसका रूप सँवारती है। 
प्रतिभा उसे जीवनतत्व देती है तो कल्पना कमनीयता । नया नाप्र, नया संदेश | जो हष सूच्रकार 
को केवल अर्द्धमात्रा की न्यूनता से होता है वही आनंद श्रन्वेषक को बूतन प्रवृत्तिमूलक नाम के 
दशन से मिलता है ।* 

त्रिधा जिज्ञासा--किछी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रायः तीन प्रकार की जिज्ञासा हुआ करती 
हे । (१) वह कौन है ! (२) कहाँ रहता हे और (३) क्‍या करता है! इन प्रश्नों के उत्तर बिज्ञासु को 
उस मनुष्य के नाम, धाम तथा काम का परिचय दे देते हैं। कल्पनाजन्य पदार्थों एवं भावों के 
व्यक्तीकरण के लिए भी यह त्रिधा ज्ञान आवश्यक समभा जाता है। व्यक्ति समाज का एक अंग 
है। समाज ही उसके स्वत्व, अधिकार तथा कत्त॑व्य निर्धारित करता है। इसलिए, उसके पूर्ण परिचय 
में ही समाज का हित निहित रहता है| नामकरण एक सामाजिक कृत्य है। नाम की स्वीकृति समाज 
के सम्मुख ही होती है | इसीलिए सप्राचार-पत्नों में नाम-परिवर्तन-सुचना देना मीं विधानतः अनिवार्य 
समझा जाता है। राजनीति के अन्तर्गत उसके धाम अथवा ग्राम की गणना की जा सकती है। उसके 
व्यवसाय या व्यापार से उसकी आ्थिक स्थिति अवगत होती है। मानव जीवन के ये तीन पक्ष 
सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। नाम उस व्यक्तित्व का प्रस्फुटन 
करता है। धाम में वह व्यक्तित्व केन्द्रीमत होकर पलता-फलता रहता है तथा उसे विकसित करने 
के लिए काम आवश्यक होता है। क्मी-कभी काम या धाम प्रथकू-प्थक अथवा द्वोनों संयक्त रूप से 
नाम के ही अंग बन जाते हैं | बहुत से मदरासी, पारसी, मारवाड़ी और महाराष्ट्र नामों में पूवजों के 
मूल निवास का नाम संयुक्त रहता है। एतद्देशीय नामों में भी स्थान सम्बन्धी श्रनेक जातिनाम 
संयुक्त रहते हैं । कुछ मनुष्य अपने नाम के बाद अपने खेरे लिखने लगे हैं। खेड़े वस्तुतः उनके 
पूर्वजों के आदिम निवास ही होते हैं । उददूं कवि अयने नाम के साथ अपने गाँव या नगर का नाम 
सबंदा लिखा करे हैं। मूंफवूतरा ता, पन्नोकर, श्रोवास्तव, कनोजिप्रा, तांज्योर, तारापुरवाला, माथुर 
आदि स्थान सम्बन्धी डपनाम (9077&776) पूर्वपुरुषों के मूल निवास स्थान की ओर ही संकेत करते 
हं। बजाज, विश्वकमों, खादीवाल, दीवान, मुंशी, रेबड़ीवाला, * गांधी, मोदी आदि उपनाम (जाति 
नाम) पूर्वजों के व्यवसाय के कारण द्वी प्रचलित हुए हैं। उपय क्त तीनों बातों में से व्यक्ति के नाम 
की ही अधिक महत्ता मानी गई है। मनुष्यों में सबसे प्रथण नाम जानने की उत्कंठा हीं प्रबल 
दिखाई देती हैं। व्यक्तिवाचक नाम में पिता पितामह आदि किसी पू्वेज के नाम के अतिरिक्त धाम 
ओर काम का भी उल्लेख हो तभी उसमें पूर्णता आ सकती है| परन्तु इस प्रकार का पूर्ण नाम खोजने 
पर भी कदाचित्‌ ही कहीं मिल सकेगा । उच्चारण की सुगमता के कारण लोक में यथासम्भव लघ 
नाम ही अधिक प्रिय रहा है। इतीलिए, दीघनामघारी अभिजात रईसों के घरेलू नाम प्रायः 
अत्यन्त लधु द्वी हुआ करते हैं। 

नाम-निर्मोण के मूलतत्व --अ्रकृत्यादि--तृष्टि का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो नाम-निर्माण 
में काप न आता हो। प्राकृतिक, कृत्रिम तथा कल्पित तीनों ही प्रकार की वस्तुएं इन नामों के 
आधार हैं। प्राकृतिक पदार्थों में पंचतत्व, ग्रहनक्षत्र, वनस्पति, पशुपक्ती, फल-फूल आदि सम्मिलित 
हैँ। स्वतन्त्र एवं संयुक्त दोनों रूपों से इन नामों में प्रकृति का प्रयोग हुआ है। कमल और कमलकष्ण 
क्रमशः दोनों के उदाहरण हैं। विशाल बयबृक्तु से लेकर तुच्छु तृ्ों तक नामों में दिखलाई देते 

अद्द मात्रात्नाघवेनापि पुत्रोत्सव' मन्यन्ते वेयाकरणा: | 


* पारखियों में सखोडावाटरबाटक्कार्यओपनरवाला |! (500द्नक्न४८० - 72066 ८०८४ 
00०४6: ज़आ9) भी सुना गया हे । 


| पाँच 
फा० ९) 


हैं। अलेवर (अक्षय बट) के साथ घासी, तिनकू ओर कुश भो खड़े हुए हैं। नाता प्रकार के खिलें 
हुए. फूलों की फुलवारी में माँति-भाँति के सुन्दर पक्षी अपनी अनोखी छुथ दिखला रहे हैं । 

प्रकृति का अनेक प्रहार से ओर अनेक रूपों में इन नामों में प्रयोग किया गया है। प्रकृति 
का शुद्ध वर्णन फूल गेंदासिंइ, श्रर्ध्य कुसुम, प्रत्यूषप्रसून, चंद्रोदय, फूलगंघ, गुलहजारीलाल, फूलरेण 
श्रादि नामों में पाया जाता है। अलंकार के रूप में भी प्रकृति का उपयोग प्रचुर मात्रा में दिखलाई 
दे रहा है। नलिन विलोचन, चद्रानन, फूलबदन, रामबृक्ष, चद्रहंस आदि नामों में प्रकृति के 
अलंकारिक प्रयोग हैं | गुणों के सर्वोत्तम प्रतीक प्रकृति से दह्वी लिये जाते हैं। #न प्रतीकों पर भी 
बहुसंख्या में नाम पाये जाते हैं। मंजुल मयंक, गुलाब, सरोज, चारुचंद्र, घनश्यामादि, प्रतीकात्मक 
नाम हैं। प्रकृति उद्धीपन का काम भी करती है। एक शोभासम्पन्न आधारपात्र में रखा हुआ हीरा 
अत्यधिक कातियुक्त हो चमकता है। प्रकृति की भूमिका या पोठिका से नाम में निरालापन आरा 
जाता है। कुंजीलाल, पुलिनविहारी, पद्महंस, वेनीशंकर, अरविंदमोहन, गगन चन्द्रादि ऐसे ही नाम है | 
काव्य के सहश नामों में सौन्दर्य को व्यक्त करने के लिए. भी प्रकृति का ही सहारा लिया जाता है। 
घनसुन्दरलाल, चारुचन्द्र आदि नाम सोदयोंन्मेषण के नमूने हैं । हिन्दू संस्कृति की यह्द विशेषता है 
कि उसने निसर्ग के साथ शब्रात्मीयता एवं तादात्म्य स्थापित कर, न केवल उसका मानवीकरण ही 
किया है, श्रपितु देवीकरण भी कर डाला है। प्रकृति के अंग-श्रंग में चेतना का आगेप कर उसे संचेतन 
बना दिया है। नदियों का आवाहन, निर्जाव पदार्थों को सम्बोधन, वृत्नों से वार्तोल्ञाप आदि अनेक 
विधानों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकृति भी मानव के साथ-साथ सुल-दुख का श्रनुभव करती 
है | उदाहरणुस्वरूप पुलकचंद, रजनी रंजन श्रादि अ्रनेक नाम प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 

कृत्रिम वस्तुओं में र्नाभषण, मिठाइयाँ और खिलौने मुख्य मालूम पड़ते हैं। कल्पित द्रब्यों 


की संख्या इनो-गिनो हाने से उन पर नाम भो निदशन मात्र हो दृष्थ्गोचर होते हैं । अमत तथा 
कल्पवत्ष कल्यित हो तपककना चाहिए | हे 
इन वक्तु या जाति सम्बन्धों व्यक्तिवाचक नामों के श्रतिरिक्‍त बहुत से नामों के आधार 


भाव, विचार या गुण होते हैं। कुछ नाम क्रिया या व्यापार से सम्बन्ध रखते हैं । 
वैधानिक तथा प्रवृत्तिमूलक नाम--नाम या तो वैधानिक होता है या प्रवृत्तिमलक । राशि 

के निर्दिष्ट ब॒ण अथवा धर्म ग्रंथ के किसी प्रष्ठ के आय्क्षर से विधिपूर्वक विनिर्मित नाम वैधानिक नाम 
हैं और मानवीय मनोभावाश्रित नाम प्रवृत्तिमूलक नाम होता है। वैधानिक नामों के संकीरण क्षेत्र में 
प्रवृक्तियों के पनपने का बहुत कम श्रवकाश रहता है। एक ही निर्दिष्ट वर्ण से बनने के कारण वैधानिक 
नाम कभी-कभी अ्रयथार्थ नाम (१(॥570772:) भी हो जाता है। श्रतः उसमें यथा नाम तथागुण न 
होने से “नाम बड़े दर्शन थोड़े” वाली कहावत चरितार्थ होने लगती दै। वैधानिक नामों में भी 
प्रवृत्तियों का प्रवेश हो सकता है | एक नाम में दोनों का समन्वय भो सम्भव है। नाम में प्रवृत्ति 
प्रत्यक्ष रहती है, वैधानिकता प्रच्छुन्न एवं संदिग्ध रूप से रहती है । राशि नाम से जातक की जन्म-लग्न 
सम्बन्धी अनेक बातें ज्ञात हो जाती हैं। धर्म ग्रंथ से निकाले हुए नाम में ऐवी कोई विशेषता नहीं 
पाई जाती | नाम के अध्ययन में प्रवत्तियों का विशेष मुल्य माना गया है। अनुप्रासित नामों की 
रचना भा वैधानिक नामो के सहरा किसी एक ही निर्रिष्य वर्ण से होती है। नाम-निर्माण का एक 

प्रकार यह भो है कि कित! प्रचलित नाम में हो उपतर्ग, प्रत्यय या कोई अन्य शब्द जोड़ देते हैं । 
जैसे एक ही प्रकृति अथवा प्रातिपदिक में प्रत्ययादि लगाने से विबिध शब्द बना लिये जाते है। 
अजशातवास के समय पंच पांडवों ने आपस में पुकारने के लिए. अपने नाम जय, विजय, जयंत, 
जयत्सेन, जयत्वल रखे थे । इन नामों में “जय” सर्वनिष्ठ है। सत्यमामा और कृष्ण के दश थधुन्नों के 
नाम भानु' शब्द से ही बनाये गये हैं । 
* भाजु, सुभानु, स्वभोनू, प्रभानु, भानुमाव, चन्द्रभानु, दृददूधान, झतिभांन, श्रोभान, 


प्रतिसान । 


विशिष्ट से २२,६- नाम व्ह $मिन्न अ्रडि शानाप्क शब्द प्रतीक है जिसका विनिमभय- 
मूल्य न्धीरित वरना स्शल नही है; एक नाम से एक ही व्यत्ति या वस्तु का बोष्होता है, परन्तु जब॑ 

वह नाम केवल शब्द ध्वनि मात्र होता है--किसी एक ही द्रव्य का नाम-निर्देश नहीं करता अर्थात्‌ 
किसी व्यक्ति-्वि शेष की ओर नाम-संकेत न करने के कारण उसका संकेत-ग्रहण सामान्य रुप धारण 
कर लेता है तब वह व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाता है। ऐसे लाक्षणिक प्रयोग ६ प्रकार के 
देखने में आते हैं-- 

१--जब कोई नाम व्यक्ति का व्यंजक न होकर उसके असाधारण धर्म या गुण का बोधक होता 
है अर्थात्‌ गुण के स्थान में व्यक्ति के नाम से काम लिया जाता है, यथा--वह पक्का चाणक्य है, 
तुलसी को हिन्दी का वाल्मीकि कहा गया है। भामाशाह कलियुगी कण है, इन उदाहसरणों में 
चाणक्य, वाल्मीकि तथा कण जातिवाचक की तरह प्रयुक्त हुए हैं | 

२--जब कोई नाम भाषण द्वारा सामान्य प्रयोग में आकर अपने व्यक्तित्व की विशेषता या 
निजत्व खो बैठता है तो उसके व्याकरण तथा शब्दार्थ-विज्ञान में परिवतेन हो जाया करता है। उत 
घर से एक गंगासागर (टोंटीदार लोग) लाओ | यहाँ गंगासागर जातिवाचक है। इससे बंगाल की 
खाड़ी के गंगा और सागर के संगम की ओर संकेत नहीं होता। यहाँ अर्थ-विशेष के स्थान में 
सामान्य अर्थ ही ग्रहण किया गया है। 

३--मूल सत्ता के एकत्व के स्थान में जब बहुरूपत्व की घारणा की गई हो तो उस बस्तु की 
जाति-वाचक संज्ञा हो जायगी | इस मन्दिर में कितने शालग्राम रखे हैं। यहाँ शालग्राम की बटियों 
से तात्पर्य है | मायावी युद्ध में रावण ही रावण लड़ रहे थे। अंगद रावण से पूछता है--ठम कौन से 
रावण हो। यहाँ रावण के अनेकत्व की कल्पना की गई है। श्रह्दिरावण, महिरावण, महारावण 
आदि नामों के कारण भी रावण के नाम में बहुरूपता आ सकती है । 

४--जब एक ही नाम से कई व्यक्तियों की अ्रभिव्यक्ति होती द्वो--यथा तीनों राम अपने-अपने 
व्यक्तित्व में अनोखे थे। यहों राम जातिवाचक है क्‍योंकि वह रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम का 
वाचक है | 

४--एक ही स्थान या वस्तु के विभिन्न खंडों को जब मूल नाम से ही श्रमिद्वित करते हं तो 
वह नाम सामान्य संज्ञा की श्रेणी में स्थान पा ल्लेता है-पजाब (पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय 
पंजाब); बंगाल (पूर्वी बंगाल्ल और पश्चिमी बंगाल) आदि इसके उदाहरण हैं। राहु और केठ, एक 
ही दैत्य के दों खंड होते हुए भी नामों की विभिन्नता के कारण इ कोटि में नहीं आ सकते | 


६--जब कोई द्रव्य सम्बंध या संसग के कारण किसी व्यक्ति या ध्थान विशेष के नाम से ही 
प्रसिद्ध हो जाता है तब वह नाम सामान्य संज्ञा के अन्तर्गत ञत्रा जाता है। वह फोर्ड में बैठकर आया, 
आज मालदा बहुत सस्ता है, कुछ लोगों को महोबा रुचिकर होता है। यहाँ फोर्ड (फो्ड मोटर), मालदा 
(आम), मद्दोबा (पान) जातिवाचक संज्ञा हैं। अनेक श्राविष्कार अपने अ्नुसंघानकों के नाम से 
ही प्रसिद्ध हो गये हैं। कुछ वस्तुएँ अपने निर्माण-स्थान के नाम से भी प्रचलित हो जाती हैं । 
जातिवाचक होने पर व्यक्तिवाचक नाम बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकते हैं । 


यौन-विपयेय ओर लिक्ग-सेद--साइंस के प्रगतिशील युग में यौन परिवर्तन भी जीवविज्ञान 
का एक अद्भुत चमत्कार है। अनेक व्यक्ति इसके द्वारा पुरुष से स्री और स्त्री से पुरुष बन गये हैं । 
विधि-विधान के ठुल्य विज्ञान का यह जादू भी कैधा विचित्र एवं आश्चर्यजनक है। इस लेंगिक 
परिवर्तन का प्रभाव नामों पर मी प्रत्यक्ष हो रहा है। नाम-परिवर्तन अब केवल रुचि, श्राश्रम तथाधर्म 
पर ही निर्भर नहीं रद्द, अपितु यौन-विपर्यय के साथ नाम-परिवर्तन भी अनिवार्य सा हो रद्दा है। कल 
जो भीमान्‌ ये आज वे विज्ञान के बल से श्रीमती हो रहे हैं। पुराणों में मी कह्दींकहीं लिंग परिवर्तन 


| सात 


के उदाहरण मिलते हैं। राजा सुदय ग्न पहले इला नामक स्त्री था।' शिरडी के यौन परिवत्न की 
कथा से अधिकांश मनुष्य परिचित होंगे ।* लिग-बिपय्य न वेवल व्यवित्यों में ही श्रणित नामों में 
भी कभी-कभी हो जाया करता है। विशेषत: रत्नीलिग शब्दों से बने पुरुषों के आधे नामों में और 
पुंह्लिग शब्दों से बने रित्रियों के आधे नामों में लिग का गोलमाल हो जाया करता है। पाव॑तीप्रसाद 
का पावती स्त्रीलिग शब्द होते हुए. भी पुंहिलग ही माना जायगा। इसी प्रकार मिथिल्तेश कुमारी का 
आधा नाम मियिल्लेश पुंहिलेंग होते हुए भी स्त्रीलिग ही मानना पढ़ेगा। रुरोज (एुं०) जैसे नाम 
उभमयलिंग के सहश र्री-पुरुष दोनों में प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे नामों पर लिग-परिवर्तन का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
नामों में ऐतिहासिक उपादान-- नाम का सम्बंध भाषा और इतिहास दोनों से ही रहता 
है। व्यक्तियों तथा स्थानों के सदश नामों का इतिहास भी हो सकता है; परन्तु पर्यास उपकरण न 
मिलने के कारण यह इतिहास अ्रपूर्ण ही रहेगा। श्रवतारी राम या कृष्ण से पहले कितने रामया 
कृष्णनामधारी अज्ञात व्यक्ति हुए होंगे । इस बात का निर्णय करना असम्भव ही होगा कि सबसे 
पहले किस व्यक्ति ने राम नाम अपनाया होगा। न तो उस मूल पुरुष का पता ही लग सकता है 
और न बाद के उन नामघारियों का कोई लेखा जोखा ही मिलता है। गीता के कृष्ण से पहले भी 
कितने श्रन्य ऋष्ण हो चुके हैं जिनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं । पू4परम्परागत ज्ञान के श्रमाव में 
किसी प्रयास के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं दिखलाई देती | 
नामों का ऐतिहासिक अध्ययन कई प्रकार से हो सकता है (१) नाम की दृष्टि से (२) शब्द 
की दृष्टि से तथा (३) भाव या श्रर्थ की दृष्टि से। देश, स्माज तथा काल के विचार छे प्रथम के भी 
तीन भेद हो सकते हैं। किस किस स्थान पर कौन-कौन से नाम अधिक पाये जाते हैं। किस प्रभाव 
के कारण वे नाम अपनाये गये हैं। भूमिका में यह बतलाया गया है कि बज में कृष्ण के नामों की 
प्रचुरता हो सकती है। उन नामों में भी कौन सा नाम अधिक आकर्षक है और क्‍्यों। इसी प्रकार 
अवध के आसपास रामनाम का बाहुलय सम्भव है। राजस्थान में राजपूतों के नाम शौर्य-सम्बंधी 
अधिक होंगे और मारवाड़ियों में घन सम्बन्धी नामों की प्रचुरता हो सकती है। दक्षिण में मोरोप॑त 
(स्कंद), धोंधू (दढि-गणेश) पंत, कुमारप्पा (पाद), सुब्रक्षण्य (स्कंद,) गणेश विनायक, शिव सुन्दरम 
जैसे नामों का प्रचलन हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसी प्रकार समाज या सम्प्रदाय-विशेष के नामों 
में भी कोई न कोई विलक्षणता रहती है । सिक्‍खों के नाम प्राय: गुरुओश्ों या धर्म से सम्बंध रखते 
हैं। अशिक्धित देहातियों में अन्धरूढियों के कारण भंगड़, ओरी, घूरे जैसे नाम अधिक प्रचलित 
दिखलाई देते हैं। नन्‍्हू नाठे, बौना, ननकू आदि आकृतिमूलक नामों को सभ्य समाज वामन, 
अल्प आदि साधु शब्दों से व्यक्त करता है | पहाड़ियों में बंबबहादुर दलबहादुर, हस्तबहादुर, पान- 
सिंह आदि प्रिय नाम हैं। इसी प्रकार युग-युग के नामों में यतूकिचित्‌ विशेषता रहती है। नामी के 
इतिद्ास के सदश नाम का भी इतिहास हो सकता है अमुक नाम का आरम्भ किस काल में हुआ। 
किस गुण या विशेषता के कारण नामी ने उसे अपनाया, वह नाम जनता में प्रिय हुआ या नहीं | 
यदि वह नाम लोकप्रिय हुआ तो उसने कितने व्यक्तियों को प्रभावित किया और उसकी परम्परा में 
उस नाम के कितने प्रसिद्ध पुरुष हुए.। उसने नामी तथा उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र का पूण रूप 
से प्रतिनिधित्व किया या नहीं, आदि अनेक बातों का अ्रध्ययन किया जा सकता है। अ्रंगद नाम 


) पृष्ठ ४८६ पर सुथुस्त की आख्यायिका देखिए | 
/ एक यक्ष के अनुभह से शिखंडिनी को सावधि पुंसत्व प्राप्त. हुआ, वही शंकर के वरदान से 


चिरकाल्ीन हो गया । शिखंडिनी का नाम शिखंडी हो गया। 


आठ | 


के उदाहरण से यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी। अंगद नाम का अश्लत मूलेझ्धघ शिविद्धीचि 
के सहश कोई आत्मयाजी [अंग (देह)+दा] श्रथवा देहावतंस (अंग +दै-- अंग को विभूषित 
करनेबाला बाजूबन्द, केयूर) रहा होगा । तदुपरांत अनेक श्रप्रस्द्ि अंगद नामधारी हुए होगे | इस 
नाम के निरन्‍तर प्रचलित रहने से यह शात होता है कि वह अभी अप्रयोगावस्था को नहीं पहुँचा | 
त्रेतायुग में प्रसिद्ध अंगर नामक बालि और तारा का पुत्र हुआ। वह राम हनुमान आदि का सम- 
कालीन तथा सहयोगी था। उसने रामदूत बन कर रावण की समा में अ्ंंगद नाम का आतंक जमा 
दिया । राम-रावण-युद्ध में भी उसने पर्यास पराक्रम दिखलाया। उस नाम से प्रमावित होकर उसके 
अनुकरण पर अनेक छोटे-छोटे अन्य श्रंगद भी हुए होगे जिनका कोई इतिबृत्त विदित नहीं है | 
इसके पश्चात्‌ उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र अंगद का नाम मिलता है । द्वापर में भी अंगद नाम का 
उल्लेख मिलता है। चित्रांगद और रुक्ष्मांगद (स्वर्ण केयूर) नाम से कुछ व्यक्ति अवश्य परिचित 
होंगे । बीच की कड़ियों का कुछ पता नहीं चलता । एक दीथ युग के बाद सिकखो के दूसरे गुरू 
लददना अंगदनाम से इतिहासप्रसिद्ध हुए। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नानक की सेवा में अपने अंग 
(देह) की कुछ चिन्ता नहीं की | गुरु ने भी उनको अपना अंग ही समझा और प्रसन्न होकर उनका 
सार्थक नाम अंगद रखा। स्वामी दयानन्द से शास्त्रार्थ करने के कारण ईपह्लब्धकीर्ति अंगदराम 
शास्त्री हुए | स्वनामधन्य अंगद गुरु के श्रनुकरण पर सिक्‍खों में श्राजकल सेकडों अ्ंगढसिंह दिखलाई 
दे रहे हैं| हिन्दुओं में मी अंगदों की कमी नहीं है | सिंह* और राम गौण शब्द समाज के प्रभाव के 
कारण संलग्न हैं। प्रयोगावस्था से अ्रप्रयोगावस्था तक नाम अ्रपने सुदीर्ध जीवन में कभी तो महान 
व्यक्तियों के सम्पर्क से प्रकाश में आरा जाता है और कमी पांडवों के सहश अज्ञातवास में रहता है । 
इस जीवन में देश, काल तथा समाज के विभिन्नत्व के कारण वह नाना व्यक्तियों के साथ नये नये 
खेल खेलता है। कभी चोला बदलता है तो कमी आत्मा (अर्थ) और कभी-कभी दोनों ही। 
श्रप्रयोगावस्था तक पहुँचने में न जाने कितना समय लगे | इसलिए अपूण जीवन का 'इतिहास भी 
अभी अपूण ही है। उपकरणों का अभाव, नाम के जीवन की अपूर्णता एवं ऐतिहासिक अनुपादेयता 
के कारण इस प्रकार का अ्रध्ययन कोई विशेषता नहीं रखता | 
शाब्दी इतिहास के भी दो रूप हो सकते हैं--(ञ्र। व्याकरण सम्बंधी--इसमें नाम के प्रकृति, 
प्रत्यय, संज्ञा, किंग, बचन आदि का परिचय दिया जाता है। इसका वर्तमान विषय से कोई विशेष 
सम्बंध नहीं है । इसलिए. भूमिका में उस पर बहुत थोड़ा ही विचार किया गया हैं। (आ) ध्वनि- 
विज्ञान सम्बंधी--इसमें नामों की ध्वनियों के क्रमिक विकास की भ्रुख्य-मुख्य विक्वतावस्थाओं का 
उल्लेख रहता है। अंगद नाम में कोई रूपान्तर नहीं हुआ, अ्रमी वह अविकसिताबस्था में ही है । 
इसलिए इस प्रकार का उसका कोई अपना इतिहास नहीं हो सकता | चोंड़ा चामुंडराय का विकसिंस 


ताक नाताण तप 77४ ४57 





) देखिए सिंह शब्द का इतिहास (घछू० ४७६) 

२ सामान्यतः विकार तथा विकास को एक दूसरे के पर्याय रूप में अयुक्त किया गया 
है| अंतर केवल इतना ही है कि मूल शब्द का विकसित रूप (तदमव) किसी भाषा का स्थायी रूप 
होता है | यह एक प्रकार का रुपान्तर हे। विकृृति में भाषण भेद के छारण अनेक स्थानिक, 
अस्थायी परिवर्तन होते रहते हैं । भाषा सम्बन्धी विकार को विकास कह सकते हैं जो कुछ सिद्धान्तों 
के अनसार स्थायी होता है| भाषण सम्बन्धी उच्चारण भेद केवल विकार ही कहलायेंगे | जब कोई 
यरुप निवासी शतानंदु कों सटानंडा (98४797092 ), आत त्राण को आटट्रान (870 (787) या 
लुष्फुल्ला को बुटपुरला (],प0 70]8) कहता है तो ये भापण-ध्वनि के विकार हैं न कि भाषा के 


विकसित रूप । 
[नौ 


रूप है। उसका श्रपना प्थक्‌ इतिवृत्त है। देवकर्ण को ढेवा बनते-बनते कितना कालयापन हुआ! 
होगा | कितने स्थानों में श्रमण करना पड़ा होगा | किस-किस वर्ग से संसर्ग हुआ होगा। इन बातों 
का पता भाषाशासत्रीय इतिहास से ही चल सकता है। देश-देश की बोलियों में रमते-विर्मते हुए 
ढेवा शब्द ने अपना इतिहास स्वतः बना लिया है। 

पुरातत्व वस्तुश्नों के सदश नाम मी अपने समय की अवस्था की व्यवस्था देते हैं। नामों 
में इतिहास से अभिप्राय उन सास्क्ृतिक तथ्यों का प्रत्यक्षीकरण करना है जो उनमें सन्निहित रहते 
हैं | यह अर्थातिशय्य के अंतर्गत है जिसमें अर्थ मूलक व्यवस्था का निरूपण रहता है। 

नामों में बहुरूपता--प्रस्तुत संकलन में अत्यंत लघु नाम से लेकर समाससमन्वित लंबे-लंबे 
नाम तक पाये जाते हैं। कुछ अलंकृत एवं कलात्मक भद्र नामों में सुरुचि भलकतीं है तो कुछ 
बेदंगे, फूहड़, घणित तथा भद्दे नामों से कुरुचि वपकती है। एक ओर प्रसादगुणी सरल नाम हैं तो 
दूसरी ओर कूटार्थी गूढ़, अबूक तथा निरर्थक नाम | लाड़ प्यार के अठपटे सरस घरेलू नामों के साथ- 
साथ हंसाने चिहानेवाले चटपटे और अलबेले नाम भी हैं। ठेढ़े-मेढ़े ठेठ ओर शिलाजात विकृत 
नामों की भी कमी नहीं है। देश-विदेश के पूर्ब॑ प्रचलित लोकप्रिय नामों के अतिरिक्त अश्रुतपूर्ब 
सर्वथा नूतन निराले नाम भी सन्निविष्ट हैं। कहीं लोलालोडन कर्णकढु नाम हैं? तो कहीं भ्रुतिमधुर 
कोमलकांतवर्णी | कहने का तात्पर्य यह है कि नामों के इस अजायबघर में शुभाशुभ, ऋजु-कुटिल 
एवं प्रियाप्रिय सभी प्रकार के नमुने देखने को मिलेंगे । 

नामों का कायाकल्प--सुन्दर नाम बिखरे-निखरे निराले मोती हैं | इन सच्चे मोतियों की 
महार््य माला में संस्कृति की मुक्ताभा--देश की गौरव-गरिमा निरंतर कल्कती रहती है। अंधविश्वास, 
दुलार तथा व्यंग्य के नामों में बहुत ही कम नाम ऐसे हैं जिनसे अमिभावक या वत्सपाल की कला- 
त्मक कल्पना, रुचिर रुचि एवं बुद्धि-वैदग्ध्य का परिचय मिलता हो | पुत्र का सुन्दर नाम पिता के 
पांडित्य का सूचक है* । आधुनिक काल के असंगत, निरर्थक श्रयथार्थ, अशुभ तथा अ्रप्रिय नामों 
में आमूल क्रांति करनेवाले युगप्रवतंक ऋषि दयानंद को कौन मूल सकता है। स्वामी जी में यह 
विशेषता थी कि वह वर्तमान काल की प्रत्येक बात को प्राचीन युग की वैदिक कसौटी पर परखते 
थे। उन्होंने अपनी स्वतोमुखी प्रतिमा, अप्रतिहत कल्पना, प्रखर प्रज्ञा एवं दिव्य दृष्टि से न केवल 
धर्म में ही सुधार किया प्रत्युत मानव-जीवन के सामाजिक, नैतिक, आर्थिक आदि सभी न्षेन्नों में देश 


का कायाकल्प किया ।। संस्कार विधि में नामकरण संस्कार का बहुत ही शुद्ध, शुचि तथा सुन्दर रूप 
प्रस्तुत किया है । 


विश्वेक्षण का सार*--नामों का वैज्ञानिक श्रध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से युरुप के 
उन्नतिशील देशों में विशेष महत्त्व का माना गया है | किसी नाम के मूलखोत को खोजते-खोजते अंततो- 
गत्वा अतीत के एक ऐसे दुलभ, अमुल्य तथ्य तक पहुँच जाते हैं जिसके विषय में लोगों को श्रब 
तक कुछ भी पता न था और उससे अ्रवगत होने का न कोई श्रन्य साधन ही था । अशिक्षित आदि- 
वासियों की प्रागैतिहातिक प्रथाओं, रहन-सहन, आचार-विचार आदि का अविच्छिन्न विकास किसी 
लिखित साधन के अभाव में भी, उनके व्यक्तिगत तथा जातिगत नामों की व्याकृति से जाना जा 


* कल्हण, विल्हण आदि नामों में जीभ रपटने लगती है तो जैयट, कैयट, मस्मट, उच्चट, 
वच्धठ, रुद्ट, धमेंट, कल्लट, भल्लट नामों सें वह तालु से टकराकर लौटने लगती है। जैसे कोई 
वस्तु चट्टान से क्‍क्कर खाकर ज्ञोट आती है। इस प्रकार के प्राचीन नाम कश्मीर में अब प्रचलित 
नहीं दिखलाई देते । 

* ज्ञायते पितृ-पांडित्थनामधारणकारणात्‌ | 

$ संकलित (870०७५ 00 787१65 37 87०४००७४०१७७ छितां4फ्गां०१, ०४०7४ छपटएलु- 
०02८पां६ & पि०च ?०फुणोाए छित्रएए्लं०988 ६8). 


दस | 


उंकता है। एशिया, अफ्रीका, आस लिया और अभरोका महाद्वीगों हो छुदुर बसनेवाली तथा विभिन्न 
भाषा-भाषी अति प्राचीनतम जातियों के युग-युग के नाम तथा रहन-सहन के समान दंग से सिद्ध होता 
है कि उन सबका आदिम पैतृक अमभिज्ञान ("०(८७ गेटम) एक ही था। वृक (५००!॥), सूर्य, 
नरकट (]२८८१), सारत (४४०7०) आदि जड़ और जंगम दोनों ही प्रकार के परंपरागत पैतृक 
अभिज्ञान (थेव्म) पाये जाते हैं। असभ्य आदिम जातियों के गेट्म-नाम बहुधा सूरज, चांद, बादल, 
पबनादि प्राकृतिक पदार्थों पर रखे जाते देखे गये हैं। अंधविश्वासी जूलू लोग अनिष्ट की आशंका 
से अपना अपछली नाम लेने से भय खाते हैं। जंगली टोरकोई बादल? (असली नाम) को सबेरे का 
बादल ओर 'भूखा भेड़िया' (असली नाम) को श्वेतांग-कपाल-मंजक' (९ (08 ४६9९७ (९ श९ 
(८!॥0ए*'5 5००)७) कहेंगे। सम्य समाज में टोव्म नामों का स्थान जेंठाइल ((७९४४]९--(४8४ 
गोत्र) नामों ने ले लिया जो सम्भवतः अपत्यवाचक होते थे। तदुपरांत स्थानिक नाम प्रयुक्त होने लगे । 
हित्र, मिखी, असीरी, बेवीलोनी, ईरानी और यूनानी लोगों में उपनाम ($प779776) रखने 
की रीति न थी | शुरू-शुरू में रोमनों के मी उपनाम नहीं होते थे । आगे चलकर एक व्यक्ति के नाम 
में तीन-तीन और चार-चार नामों का समुच्चय होने लगा ।" प्राचीन यूनानी नाम किसी महत्वपूर्ण 
गुण के द्योतक होते थे | यथा --कैलीमेकस ((09]]98८ाप्र४--मैड०2(2४६ 827/८7) । रोमन 
नाम अधिक गौरवास्पर न थे | सिसरो ((४८०७7०--४०८८० 27०ए०८४--तृणरोपक, घसियारा) 
पोरकस (?9:०४७ शूकरपाल, मंगो)आदि। नैते ()ए ७७७--!०४४ 7'ऐं०५०१--बड़ नक ), क्रेसस 
((7855प5--%४(--मोथ) आदि नाम भ्रंव-वैकल्य के व्यंजक हैं। कैल्यिक तथा झूठेनिक नाम 
महत्वपूर्ण होते हैं | यथा--(४०४780 (3०06 [७ ००परयली समाशूर), ईथेल (/॥४0९]-)४०७०।९ 
सभ्य) आदि | ईसाइयों के प्राचीन धर्मग्रंथ के नाम जन्म-परिस्थिति अथवा धार्मिक भावना से 
सम्बंध रखते हैं। जैकब (]2८००० याकूब--507947: याचक)। इसाइया ([880-- 
89]ए8/07 ० ]४४०एथ जेहोबा का निर्वाण), हेन्ना (8470४०॥ --०ए०पराअनुप्रह, दया) । 
आधुनिक यूरप में बपतिस्मा के नाम के साथ कोई न कोई उपनाम (87077%॥76) अवश्य 
संलग्न रहता है। प्राचीनकाल में ए ग्लो सैक्तन परिवारों में उपनाम न थे। नारमन लोग इनको अ्रपने 
साथ इगलेड ले गये। शताब्दियों तक उपनाम केवल उच्च जातियों में ही प्रचलित रहा। श्रवीं 
शती के लगभग इसका प्रचार स्काटलेंड में हुआ । वेल्स के दुर्गम प्रांतों में आजकल भी उपनाम नहीँ 
पाये जाते। श्रैंग्रेजी बपतिस्माजन्य नाम जातक की जन्म-परिस्थिति, पिता के पद या धर्म के व्यंजक 
होते थे। तदनन्तर व्यक्षित के रूप-चरितादिपरक नाम रखे जाने लगे | बाद के नाम कायिक विशे- 
घताओं, गुणो, पशु-पह्षी, पेड़ पौधो, देवताओं ओर धार्मिक विश्वाणों या मान्यताओं पर होने लगे | 
आयरिश, वेल्स तथा स्कागिश मार्गों से केल्टिक नामों का प्रवेश हुआ जिनका मूल ख्ोत लातीन 
([,३४४) भाषा थी। श्रँग्रेजों के पूर्वज समक्षपदी नाम रखते थे, यथा इथिलबुल्फ ((06| छ०।-- 
707 ज्ञर्णा 07 ए़र्ण। छत छा4४ श्रेष्ठ ब्क या रणव्याप्र) | तदुपरात आमीण व्य॑ग्याव्मक तथा 
रूपाकृति परक नामों का जन्म हुआ । व्यवसाय धंघों और स्थानों पर भी नाम रखे जाने लगे । 
मुख्य-मुख्य आंदोलनां का प्रभाव भी नाम-निर्माण पर पड़ा है। ईसाई धर्म ने बाइबिल के नामों 
का प्रचार किया। मेरी (((५:०ए)तथा एलिबाबेय भी मूलतः धर्मम्रंथ से लिये गये नाम हैं। रिफार्मेशन 


) दे० घृ० १७ अनुच्छेद ३ । 

२ उपनाम को जब सामान्य अर्थ में अहण करते हैं तो उसके अन्त्गंत मृूलनाम को छोड़ 
कर जाति नाम, साहित्यिक नाम, पदुवी नाम आंदि अन्य सब नाम सम्मिलित समझे जाते हैं । 

3 व्यक्तिगत व्यस्थ नाम के सदश जातिगत व्यंग्य नाम भी होते हैं। जान बुल्न (]०0 
3॥7]) झंगरेजों का जातीय व्यंग्य नाम है । 


| ग्यारह 


के पश्चात्‌ प्यूरोट्न और स्कराटिश कवेंठरोंने श्रद्धा, आशा, सदयता, बुद्धि,, दया जैसे संवेग तथा गुण 
संबंधी नामों का प्रचलन किया। संतों (397(69) के नामों के प्रति प्रतिक्रिया के कारण भी बाइबिल 
के नामो का विशेष्र प्रोत्ताहन मिन्ना | फ्रोच क्रातिकाल में यूनान तथा रोम के स्वनामख्यात राष्ट्रवीरों 
के नाम अयनाये जाने लो | विलियत, चाल्स, जाज, श्रार्थर आदि प्रतिद्द राजाओं और वीरों के नाम 
लोकप्रिय हो गये | व्यक्तिवाचक नाम आरंभ में सार्थक होते थे और जीवन की किसी घटना 
विशेत्॒ पर बदले भी जा सकते थे । जेकब (]०००० याकूब) का नाम इसराहइल हो गया । भ्रेट ब्रिटेन 
में आजकल नाम तथा उपनाम दोनों ही परिवर्तित हो सकते हैं |" 

आरम्म में अंग्रेजी उपनाम (89779776) व्यक्तिगत विशेषता--घर, पिता का नाम, ब्यव- 
साय या रुवाकृति अ्रथवा चरित्र की विज्नज्ञणता--से सम्बंध रखता था। ११वीं शती में इंगलेड में 
ऐसे नाम पूर्व परम्परा से प्रयुक्त होते श्राये हैं। ये उपनाम (5ध77%7765) निम्नलिखित ,प्रमुख 
उद्गमों से प्राप्त हुए हैं-- 

(क) स्वालक्षण्य सम्बंधी--हन नामों से व्यक्ति की रूपाकृति, वस्त्राभूषण, स्वभावादि का 
अनोखापन व्यक्त हंता है। इनमें व्यंग्य नाम भी सम्मिलित हैं।ये नाम विशेषण या विशेष्य- 
विशेषण से बनाये गये हैं -ब्लेक ( 3]8८८ काला ), शा (880% नाथ), स्ोंग ( 8:7072 
बलिष्ठ), वाइन (५०४5९८ चतुर), लाइट फुट ([/2876 400( तीब्रपद), ट्रमेन (7:प७॥१०॥ सज्जन) 
आदि । जर्मनी तथा फ्रांस में भी ऐसे नाम पाये जाते हैं :--- 


अंगरेजी 89८८ (काला) * ५०४७ए०६९ (ए7/6 सफेद) 87०97 (भूरा) 
जरमन 8इलाफ़था2ट 'ए८55 १! हद य् 
फ्र्च [€ा०0ं+ [ ,९०0]87८ डा [,७€०४प७ 7? 


(ख) सोगोलिफ य। स्थात सम्बं॑वी न|म--हित्ञ (६7॥|] पहाड़ी), फारेस्ट ((07८७६ जंगल) 
आंब ((>:07४ कुंज), लंशन ([,0994 39), केठट (०४४), फ्लेमिंग (४8०।४72) । कुछ नामों में 
स्थान से पहले 6०, ४८९; ४६ या & प्रत्यय रहते हैं-- 

ऐय्वेल (8. फ८] ०४ 3,००३), डावेज्ञेर (02५94]०:७) । रईसों ओर जमींदारों के 
नामों में उपयुक्त प्रत्ययो के स्थान में 'अआव' (०, आया ५०४१, ए:८४०॥ “॥7) का प्रयोग 
पाया जाता है | 

(ग) पद-पद्‌वी या व्यवसाय सम्बंधी नाम--राजा, राजकुभार, पोप, पाररी, कारपेंटर 
((४79८०८० बढ़ई), टेलर (7289]07 दर्बी), बेकर (896४ पाचक), मरचेंड (](९४/टाब्रपा 
सोदागर), बय्लर (8प ७४ मुख्य पाचक), फुल्र (867) 

(घ) पशु-पक्ती तथा प्राकृतिक पदाथ |सम्बंधी नाम*--बुल (87!| बृषभ), बर्ड (876 
पक्षो)) फाइ३ (४०5५ लोमड़ी), हाग ( घर ०४४ सुअर), स्थेन (9:076 पत्थर), ट्री ([४८०० बूत्षो, 
फिज्ट (7६ चकम $#)। संभव है ये पदार्थ पूर्वजों के थेग्म रहे हों । 


3 ज्ञास पर धर्म का बढ़ा गहरा प्रधाव पड़ता है। अन्य घमम प्रदण करने के कारण परि- 
वर्तित नाम में सांस्कृतिक विभिन्नता भी हो जाया करती है। 

* यह एक विलक्षण बात है कि निरामिष गुजराती नागरों के नाम मनकड़ (खटमल), सन- 
कोडी (कालीचींटी), मच्छुर आदि जीव जन्तुओं पर मिलते हैं और आमिषभोजी काश्मीरियों के 
“हक” (साथ) आदि नास वनस्पतियों पर पाये जाते हैं। (05. 7, ॥,, “3,.--0. 8, 
एडाला29, एघ९ 29,598) 

२ हुराशय को छिपाने के लिए बहुधा शब्द को वर्तती (89०॥72) बदल देते हैं। 
9०2 (सूचर) में एक ओर 2 बढ़ा कर 3022 बना किया गया है । 


(डे) अपत्यवाचऋ-- बपंतिस्मा के नामों में धन (807 सूनु) या उसके पर्याय अथवा उसका 
सृद्टम रूप एस (3 सं० ज) जोड़कर ये नाम बनाये गये हैं--] ०४800, ०४5००, ]०॥९४, 
४0४ा७॥5 | वपतिस्मा के नामों और उनके संक्तिप्त रूपों में लध॒वाचक प्रत्यय (77[7 + ००८८, 
९६, 77 लगा ऋर भी डपनाम (9प778776) बना लिये गये हैं यथा--२ ०९८४४, २००, 7२०077, 
गिभाता ४४॥००८८, | 

अनेक सरनेम पिता के व्यवसाय में 800 लगाकर बन गये हैं यथा 8/॥ (लुद्दार) से 
जेणांध507 | अन्य भाषाओं के कुछ अपत्यवाच क प्रत्यय नीचे दिये जाते हैं -- 

सूनु (संस्कृत), 807 (802.), ए॥०॥ (रे प्रडडंश्ा बत्स), 569 (808॥078978), 
30प्र 60 507 ( (६४7०7 ), 7८ (प०ल्‍घ7--४7स्पटा), 0! ([859), ॥(४८ 
((००३८॥९०), 867 (प्र००7९८४)--$००घाद्ष्यम 9८० ])8ए70 दाऊदात्मज सुलेमान, 90 
(3+200---4 974॥874 97 8578); 3 9०(५०८]४४--४ए०४ 89 +९0०४०70--]०॥४॥, 
907 ० राटा270) | 

3770![6, (059०]0 श्रादि कुछ नाम ही 8प772&776 हो गये हैं | स्पेन मे विवाहित स्त्री 
अपना 5077977८ प्रयुक्त करती है। इसलिए उसका पुत्र ननसाल या ददसाल में से किसी 
उपनाम का प्रयोग कर सकता है । 
संकलन के मूलोद्‌गम--यह नाम-संकलन निम्नलिखित पॉच प्रमुख डद्गमो से किया 
गया है :--- ४ 

(१) शिक्षा संस्थाएँ--(अ) प्रयाग, आगरा, काशी, दिल्‍ली तथा लखनऊ विश्वविद्यालयो के 
पञ्चाड़ ((०/८०१97७) तथा परीक्षाफल; नागपुर तथा सागर विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल (दैनिक 
पत्रों द्वारा); (आ) सरकारी गजयों में प्रकाशित इंटर, हाईस्कूल, काशी की संस्कृत तथा हिन्दी मिडिल 
परीक्षाओं के फल | 

(६) अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन-परीक्षा फल (सम्मेलन पत्रिका द्वारा) | 

(ई) हिन्दी विश्वविद्यालय पंचाड़ | 

(उ) स्थानीय स्कूलों की पत्रिक/ग्रों में प्रकाशित परोक्षाफन्न । 

(ऊं) अनेक स्कूलो, कालिजो, पाठशालाओं एबं गुरुकुलों से प्रातत नामावली । 

(ऋ) यू० पी० एस० टी० ए.० द्वारा प्रकाशित यू० पी० सेकेण्डरी एजुकेशन डायरेक्टरी | 

(२) राजकीय विभाग -(अश्र) विविल् सूची ((४ए॥ ]9), (आरा) गजटों में प्रकाशित 
अफधरों की नाम-सूची, (६) कुछ रंगरूटों तथा पट्वारियों के रजिस्टरों से प्राप्त आमीण नाम, (ई) कुछ 
सरकारी दफ्तगोे के कर्मचारिया को नाम-पंजि काएँ, (5) दैनिक पत्रों में प्रकाशित हाईकोट के अभि- 
योगों, विश्त्तियों तथा सम्मनों से प्राप्त नाम-सूची (दैनिक पत्रों द्वारा) । 

(३) काग्रेत, हिन्दूमह[तमा, आर्यववाज, सेवातमिति, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा, हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन, किसान-समभा आदि समा-समितियों के सभासदों के नामों की सूचियाँ । 

(४) निवोचन नामावल्ी--म्यूनिसपलबोर्ड, जिलाबोडे तथा राजसमा के मतदाताश्रों की 
नामावली । 

(४) प्रकी णेंक--(अ) घुल्लेकर का मातृभूमि अव्द कोष (भाँसी) (आ) हृइज हु आफ इंडिया 
(५५४०५ ५४० ० एश्ठा७) (३) ट्रेंड डाइरेक्टरी, यैकर्स डाइरेक्टरी (ई) पुस्तकालयों के 


) पहले मिडिल परीक्षाथियों के नाम के साथ उनके संरक्षकों के नाम भी गजट में प्रकाशित 
होते थे । 


[ तेरह 
फा० ।) 


पाठकों, अ्जायबघरों के दर्शाकों, पत्रपत्रिक्ताश्रों के आहकों, वैद्यों तथा अनाथालयों के रजिध्र (उ) 
रेल, प्रेस, मिल तथा फैक्टरियों के कर्मचारियों, कुलियों तथा मजदुरों की नाम-सूचियों (ऊ) वकीलो 
की डायरियोाँ (ऋ) पत्र पत्रिकाश्रों में प्रकाशित दान दाताओं तथा अ्रन्य व्यक्तियों की नामावलियों 
(ऋ) पुश्तकों के सूची पत्र (ए) मित्रों से प्राप्त तथा यात्राओ्रो में संशहीत् नामावली, (ऐ) उत्तर प्रदेश 
के जिलों के कुछ डिप्टी इंस्पेक्ट्रो से प्राप्त श्रति प्रचलित तथा विचित्र नाम। (ओ) साप्ताहिक 
श्रार्यमित् (लखनऊ) की उंस्कार-सूचनाएँ (ओऔ) शिशु (प्रयाग) के नये ग्राहक | (अर) अंग्रेजी के 
दैनिक पत्र [,९४१८०, 3. 3. 28729 आदि में प्रकाशित नाम। (अ्रः) साप्ताहिक अम्रत 
पत्रिका, भारत तथा हिन्दुस्तान आदि पन्नों से प्राप्त नाम | 

इस सर्वतोमुखी प्रयत्न में कोई क्षेत्र ऐसा अ्रवशिष्ट नहीं दिखलाई देता जिसके प्रतिनिधि नाम 
इध संग्रह में न आ गये हों । इस 8कलन में समस्त नामों की संख्या १६२६३ है।”* 

नाम-चयन के कुछ सिद्धांत-नामों के चयन तथा संकलन में निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखा गया है :-- 

(क/ जिन नामों के तत्सम तथा प्राकृत दोनों रूप मिलते हैं | उनमें से प्राकृत रूपों के निदर्शन 
मात्र कुछु नाम लेकर शेष नाप्र यथासंभव तत्सम रूपों में ही लिखे गये हैँ, क्योंकि दोनों रूप लिखने 
से एक ही नाम की पुनरावृत्ति के कारण स्थान का दुरुपयोग होता | देश की परिस्थिति, कुछ 
आन्तरिक प्रभाव तथा अ्रन्य कारणों से आजकल मनुष्यों में प्रायः शुद्ध तत्सन रूपों का प्रयोग ही 
विशेष रचिकर तथा प्रिय हो रहा दिखलाई देता है । 

(ख) सरलता को ध्येय मे रखते हुए संयुक्त वर्णो में वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार 
से ही काम लिया गया है श्रर्थात्‌ चन्द्र के स्थान में चंद्र लिखा गया है। हिन्दी के वत्तमान कोशों में 
भी इसी प्रणाल्रो का श्रतुसरण क्रिया जाता है। शिक्षित सपुदाय दोनों प्रकार से अपना नाम 
लिखता है । 

(ग) उच्चारण की सुगमता के कारण क॒तिपय व्यक्ति हृष्व इ, उ के स्थान में दीघ हे, ऊ 
बोलते तथा लिक्षते हैं | इस अन्य में हरी के स्थान में तत्सम रूप हरि का ही प्रयोग किया गया है । 

(घ) दो या दो से अधिक खंड वाले नामों में से प्रायः पूर्वा श समस्त नाम का द्योतक माना 
जाता हैं,* रामप्रसाद के प्रथमांशं 'राम' से पूरे नाम (रामप्रखसाद) का बोध होता है। अंग्रेजी में 
उत्तरांश (प्रसाद) से यह आशय प्रकट किया जाता है। सारतीय नामों में भी यह प्रवृत्ति यदा-कदा 
दिखलाई देती है। दोनों माइयो के अर्थ में राम-कृष्ण में राम बलराम का उत्तराद है। इसी प्रकार 
“रामोरामश्च क्ृष्णुश्च” सें प्रथम राम! परशुराम का उत्तराद और हितीय राम दाशरथि रामचंद्र 
का पूर्वा«" है। भावातिरेक-प्यार, तिरकार, क्रोधादि में बहुधा नाम का आधा प्रथमांश ही बोला 
जाता है। निग्न तथा निर्धन श्रेणी के श्रशिक्षित व्यक्तियों हो प्रायः आधे नाम से ही | पुकारते हैं। 
इस आधे नाम से अनेक अपभ्रंश नामो की सृष्टि की जाती है । राम से रामू, रम॒आ, रम्मी, रमोला, 
रम्मन, रम्मू आदि अ्रनेक नाम प्रचलित हो गये हैं | शिक्षा-शून्य ग्रामीण जनता प्रायः इसी प्रकार नाम 
के प्रथमांश को विकृत कर एक ही नाम के कई रूप बना लेते है। ऐसे नामों में से निरर्शन स्वरूप 
कुछ नाम ही लिये गये हैं । अर नाम में देव, नारायण, प्रसाद, लाल आदि पूरक शब्दों से युक्त ' 
नामों को स्थान अवश्य दिया गया है| इस प्रकार निर्वाचन करने से दो ज्ञाम दिवलाई देते हैं। 


(१) एक ही प्रकार के नामों की श्रनावश्यक्ष आवृत्तियाँ न होंगी तथा (२) नूतन नामों के लिए कुछ 
अधिक स्थान बंच रहेगा । हु 


| अंथ के समस्त नामों का योग ८१७ ८९७ (१६२६३ + ११६३ + १) 
* ज्ञामेक देश अदणे नाममात्र अहणम्‌ | 


(ड/ सिंह शब्द के योग से बने हुए केवल वे ही नाम लिये गये हैं (अ) जो किसी उपाधि 
के बोधक हँं--यथा समरसिंह, (श्रा) जिनमें वह सार्थक रूप में प्रयुक्त हुआ है यथा--देवसिंह (देवो 
में श्रेष्ठ) (इ) जो पत्नी के नाम से निर्मित पति के वाचक हैं यथा--भवानीसिंह (शिव), (ई) जो 
श्रृंलाबद्ध कम के अंग हैं, (3) जिनका मूल रूप पहले नहीं आया है और (ऊ) जो व्यक्ति-विशेष के 
लिए प्रयुक्त हुए. हैं। उपर्युक्त छे श्रवस्थाओ के श्रतिरिक्त सिंह वाले शेष नाम छोड़ दिये गये हैं 
क्योंकि उनके रखने से व्यर्थ संख्या-बृद्धि होती है । 

(च) ब व के प्रयोग मे अत्यंत उच्छूं खलता दिखलाई देती है। शिक्षित समाज में मी अन- 
भिज्ञता अथवा प्रमाद के कारण “वकार बकास्योर्भेदोनास्ति” वार्तिक का अनुसरण प्रचुर रूप से हो 
रहा है। प्रस्तुत अंथ में संस्कृत तत्सम रूपों का ही व्यवहार किया गया है। कुछ अति प्रचलित 
अपभ्रश॒ नाम उदाहस्णुस्बब्प विकत रूप में भी रखे गये है| अतः विहारी दोनों रूपो में लिखा 
गया है । 

(छ) इसी प्रकार श्‌ तथा स के प्रयोगमें भी शिथित्रता दिखाई देती है | 'प्रसाद' के स्थान 
में प्रशाद! लिखते हुए. कुछ सज्जनों को देखा है| शीतल तथा सीतत्न दोनो रूप प्रचलित है। इन 
नामों में देवी के अर्थ में अति प्रचलित प्राकृत रूप सीतला ही रखा गया है, श्रन्यत्र तत्सम शब्द 
शीतल दिया गया है | 

(ज) अ््वंशिक्षित तथा उददू पठित व्यक्टि अर्ढ रेफ को पूरा लिखते हैं। चंद्र तथा कर्ता को 
उनके तदूभव रूप में चंदर और करता लिखते हुए देखा जाता है। इस अंथ में दो एक नमूनों के अति- 
रिक्त तत्सम रूप ही लिखे गये हैं। ब्रज के विरज, ब्रिज या ब्रज रूप जनता में प्रचलित हैं | उदाहरण 
स्वरूप ही कुछ नाम इस प्रकार लिखे गये हैं | अधिकाश नामो में संस्कृत तत्सम शब्दों का ही प्रयोग 
किया गया है। परकाश, परसाद आदि स्वरभक्ति के केवल दो-चार नमूने ही दिये गये हैं । 

(क) छ भी प्रायः मनुष्यों को भ्रम में डाल देती है। कोई-कोई ऋत्षपाल के स्थान पर रिच्छ- 
पाल लिखते हैं। इस प्रकार के दो-चार नाम ही पाये जाते हैं। इश्लिए उन्हें दोनो रूपों में लिखा 
गया है । 

(व्य) तत्सम शब्दों के 'क्ष! को अपश्रश में छ! छ श्रथवा ख लिखते हैं। यथा--अक्षय के 
अच्छुय, अछुय तथा अखय तीन विकसित रूप मिलते हैं। 

(5) ण के स्थान में उच्चारण की सुविधा के कारण न विशेष प्रचलित रहा है। गणेश को 
गनेश लिखने की प्रवृत्ति रही है, किन्तु आजकल तत्सम रूप का अधिक प्रयोग हो रद्दा है। इसलिए 
अधिकाश में शुद्ध रूप ह्वी लिखे गये हैं। थोड़े से विकसित रूप भी नमूने के लिए दे दिये गये हैं | 

(5) नारायण के कई रूप मिलते है--नारायन, नरायन, नराइन, नरेना। अंतिम नाम के 
अतिरिक्त शेष नाम तत्सम रूप में ही लिखे गये हैं । 

(ड) ग्रामीण जनता तथा प्राचीन पंडित-मंडली मूर्धन्य 'घ? के स्थान में 'ख' और य के 
स्‍थान में ज बोलने एवं लिखने में अभ्यस्त हैं। प्रथम प्रकार के नाम शअ्त्यल्प हैं। अतः उनको तत्सम 
रूप में बदलना उचित नहीं समझा गया | पुखई, पोखपालादि नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया है | द्वितीय प्रकार के नाम लोक रुचि के अनुसार 'य! से ही अधिकतर लिखे गये हैं। निदर्शन 
के लिए. कुछ ज के नाम भी रखे गये हैं। यम्रुना-जमुना दोनों रूप लिये गये हैं । 

(ढ) खान, घौकल आदि शिलाजात नामो को उनके विकसित रूप में ही लिखा गया है। 
क्योंकि उनको मूल रूप में रखने से विकास के इतिहास का ही सत्यानाश हो जाता है | 


(णु) मैकू जैसे ठेठ नामो के भी प्रचलित रूप ही दिये गये हैं । 


[ पन्द्रह्‌ 


(त) मिथ्या साइश्य (उपमान) पर गढ़े हुए सैकू, विष्णानंद, किसंवर आदि कुछ ऐसे नाम 
हैं) जिनमें कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है | उनको यथारूप में ही लिखा गया है । 
इनके अतिरिक्त नामों के रूपो में अन्य कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया | 
अन्य नामों को उनके अन्जुश्ण रूप में ही लिखा गया है। उत्तरा्ट् में नामो के विकास पर भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस चयन-पद्धति की यह विशेषता है कि समस्त संग्रह में 
किसी नाम की पुनरावृत्ति नहीं होने पाई है।न कोई आवश्यक नाम छुझ् है और न किसी 
अनावश्यक नाम की भरती हुई है । 
अनुशीलन-शेल्ी --अमिघान-अशुशीलन शैली की सामान्य रूपरेखा निम्नलिखित है :--- 
प्रवृत्ति का नाम-- 
१--गणुना 
क--क्रमिक गणना 
(१) नामों की संख्या 
(२) वूल शब्दों की संख्या 
(३) गौण शब्दों की संख्या 
ख--स्वनातव्मक गणना । 
२--विश्लेपण 
कू--मूल प्रद्नत्तिद्ोतक शुब्द 
(१) एकपदी 
(२) समस्तपदी 
ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 
ग--मूल शब्दों की निरक्ति 
घ- गौण प्रवृत्ति द्रोतक शब्द 
(१) वर्गाव्मक 
(अर) जातीय 
(आ) साम्प्रदायिक 
(२) सम्मानार्थक 
(अर) आदर सूचक 
(आ) उपाधि सूचक 
(३) भक्तिपरक- नवघा भक्ति अथवा एकादश आसक्तियो के आधार पर भक्ति के भी 
अनेक भेद हो सकते हैं । 
इ--गौण शब्दों की विशृति 
रे से का की व्याख्या-- इसमें वे ही नाम चुने गये हैं जो मूल शब्दों की निरुक्ति 
अथवा जिनके सम्बंध में कोई विशेष बात कहनी है। 





"न। व «५4.७ ननसामंशकनन-»>माआ+०3 वन 





* मिध्या डप्सान पर निम्ित नाओं के कुछ नमूने--सतोवन (तपोवन), सुल्हड (विल्हड़), 
उन्‍्हैया (कन्हैया), क्िसंभर (विसंभर), विश्नानंद (कृष्णानंद), सहंगू (महंगू), सैकू (मैकू), 
सुजन (दुजंन), सुद, (बुढ़, )+ 


सोलह ] 


४-- समीक्षुण-- इस शीषक में निरूपित नामो से उपलब्ध विविध महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर 
प्रकाश डाला गया है | 

इस परिशीलन-पद्धति में यत्र तत्र यथावसर कुछ परिवतंन भी करना पड़ा है जिसका उल्लेश्ल 
यथास्थान कर दिया गया है। किन्तु इससे उसके सामान्धच रूप में कोई विकार उपस्थित नहीं 
होने पाया है | 

प्रबन्ध की रूपरेखा--प्रस्तुत प्रबंध मूल शोघ-निबंध (6९७73) का संशोधित, परिवर्तित 
एवं परिवद्धित रूप है। इस संस्करण में नाम सम्बंधी अनेक नवीन समस्याओं को सुलभाने की चेष्टा 
की गई है। विद्वान्‌ परीक्षक-प्रवरों के महत्वपूर्ण निर्देशों से मी यथासम्भव लाभ उठाया गया 
है। इस अध्ययन मे घ्वाध्याय-सत्संगमूलक अनुभव, अनुमान एवं उद्भावना-तीनों का ही आश्रय 
लिया गया है। समस्त ग्रंथ चार भागों में विभाजित हुआ है। १--नाम-निरूपण--यह मूल 
विषय की प्रष्ठभूमि है जिस पर प्रकाश डालने से उसके समभने में विशेष सहायता मिलने की 
संभावना है। इस अंश को आमल परिवर्तित ऋर अ्रनेक नवीन शंकाओं का समाधान करने के लिए 
कुछ नूतन शीषक भी सन्निविष्ट किये गये हैँ। इसलिए इसका कल्लेवर पहले से कई गुना अधिक 
बढ़ गया है। इस भूमिका के 

(अ) पूर्वार्ू में नाम सम्बंधी सामान्य समध्ष्याओं पर विचार-विमश हुआ है । और 

(आ) उत्तराढ्ध में प्रस्तुत अध्ययन की प्रमुख विशेष्ताओं का उल्लेख है। 


इस प्रकार नाम सम्बंधी विविध विचारों, नाना मतों (वादों), विभिन्न मंतब्शो, अनेक सिद्धातो 
एवं तथ्यों से यह भूमिका प्रायः श्रोत-प्रोत हो गई है । 
२--नामों का विश्लेषणात्मक विवेचन--यह शोध का मुख्य अ्रग है जो २० प्रकरणों में 
समाप्त हुआ है। इसमें प्रत्येक प्रवृत्ति के नामों का विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक 
दृष्टिकोणों से परिशीलन किया गया है। श्लाधात्मक विशेषण तथा नायक-निष्ठा नाम की दो नई 
प्रवृत्तियाँ और बढ़ा दी गई हैं | विषय को विशेष रोचक तथा सजीव बनाने के लिए पाद-टिप्पणियों में 
पहले की अपेक्षा अधिक बृद्धि कर दी गई है। भाषा विज्ञान में शब्दों के विकास को अध्ययन का एक 
महत्वपूर्ण अग माना गया है | इसलिए, विकसित रूपो के--विशेषतः, अंधविश्वास, दुलार तथा व्यंग्य 
के नामों में--मूल शब्द भी देने की चेष्य की गई है। नामों के अ्रंतर्गत संस्कृत तथा अन्य विदेशी 
भाषाश्रों के क्लिष्ट शब्दों तथा निगूढ़ तदूभव एवं देशन नामों को ही बोधगम्य बनाने का विशेष 
प्रयास किया गया है| अतहिंत कथाओं, संदर्भगभित घटनाओं तथा अन्य अपेक्षित वृत्तों को प्रकाश 
में लाया गया है | कोश, इतिहास, भूगोल आदि परिचयात्मक ग्रंथों में सहज प्राप्य घिवरणो को संक्षिस 
कर दिया गया है या नितांत छोड़ दिया गया है । ब्रतों की तिथियो तथा फलों की ओर ही संकेत 
किया गया है। उनके पूजा-विधानो, दीर्घ उपाख्यानों, प्रभावपूर्ण माहात्म्यों तथा स्तवनों का उल्लेख 
करना यहाँ डचित नहीं समझा गया, क्योंकि ब्रत सम्बंधी अनेक सुंदर ग्रंथ सुगमता से मिल सकते 
हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय में कुछ पारिमाषिक शब्द व्यवद्वार में लाये जाते हैं) | ऐसे शब्द-विशिष्ट 
भी स्पष्ट किये गये हैं । परम्परागत कुछ अंधरूढ़ियों का दिगृदर्शन मीं आवश्यकतानुसार यथास्थान 
कर दिया गया है। अधिकांश स्थलों पर अर्थ की अपेक्षा भाव पर ही विशेष बल दिया गया है । 
अर्थ से भाव को सबल कहा गया है इसका तात्पर्य यह नहीं कि श्रर्थ हेय है--उसका कोई 
मूल्य ही नहीं है । अर्थ भी उतना ही आवश्यक है जितना भाव | अगली अर्थ से अनभिज्ञ व्यक्ति 


) लदाहरणांर्थ--आदेश, आज्ञा, उपदेश, नियम, बोल, वचन, वानी, शब्द, हुक्म आदि 
शब्द गुरूमुख से उच्चरित या धमअंथ के मूल वचनों के लिए युक्त किये जाते हैं । 


[ सन्नह 


गुजराती के हाथी भाई! नाम को सुनकर खिलखिला उठेंगे।" हाथी भाई से वे लोग किसी बड़े डील 
वाले हाथी के समान मोय मनुष्य सममेंगे | वस्तुतः हाथी गजानन के लिए है और गणेश का भाई 
हुआ पडानन । यह अर्थ सुनते ही विहँसित मुख की मुद्रा गंभीर हो जायगी | इसी प्रकार सिंधी-पंज्ञाबी 
नाम खोताहिंह है | अर्थ न जानकर जो उसे अ्पनायेगा अंत में उसको अपने नाम से ग्लानि ही 
होगी | खोतासिंह हमारे विचारे वैसाखनंदन ही है। खोठो 'गदहों) में सिह (्रेष्ठ अर्थात्‌ बड़ा 
गदह्वा) श्र में कैसा गहरा व्यंग्य है। क्या आप जानते हैं कि कुक्‍्कुट जी महाराज अरुण॒ध्वज्ञ महो- 
दय का भव्य भेष धारण कर आ गये हैं। खियामल एक सम्पन्न मारवाड़ी का नाप्त है| कोई सामान्य 
व्यक्ति सेठ के बेभव से प्रभावित हो अपना नाम खियामल इस आशा से रख ले कि वह भी इसी 
तरह घनी हो जायगा | यदि वह यह जान ले कि लिया (छिंया) मल और विष्ठा-मल् में कोई श्रन्तर 
नहीं हे तो उसे अपने नाम से बड़ी घृणा हों जायगी और संगी साथी भी छी: छी: करके दूर भाग 
जायेगे | इन उदाहसणों से स्पष्ट है कि श्रर्थ के न जानने से भी कितना अनर्थ हो सकता है। 


नाम को सम्यक्रीत्या समझने के लिए न तो कोरे अर्थ से ही काम चलता है और न केवल 
भाव से ही | उससे सम्बद्ध घटना, इतिहास, प्रसिद्धि-हेतु अ्रथवा कथा-प्रसंग का जानना भी परमाव- 
श्यक है। पताली' कुएं का, तूफानी! ऋतु का और उडुआ सुप्तावस्था के प्रसव का स्मरण 
दिला रहे हैं? | 

यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि टिप्पणियों में दिये डुए घटनापरक नामों के हेतु- 
विशेष अपवादमात्र ही हैं। एक ही नाम के सब नामघारियों के जीवन में वही घटना घटित न हुई 
होगी । अन्य व्यक्तियों ने या तो मूल नाम का अनुकरण कर लिया हैया वे नाम किसी प्रवृत्ति के 
कारण रखे गये हैं | 

मीमांसा एवं समीक्षा की दृष्टि से यह परीक्षण कितना लाभप्रद सिद्ध, होगा, इप्का निर्णय 
विज्ञ पाठक ही कर सकते हैं । 





) कहते हैं कि एक बार श्री ढेबर ने राजकोट से भावनगर को तार दिया कि हाथी को शीघ्र 
भेज दो | भावनगर के महाराज ने तुरन्त ही एक हाथी र 'जकोट की ओर भेजा | ४० मील जाने 
पर पता चल्ना कि हाथी पशु नहीं मनुष्य चाहिए । (यह घटना डस समय की है जब का ग्रेस-सभा 
पति श्री ढेबर सौराप्ट्र के मुख्य मंद्री थे और श्री हाथीजी उनके निजी सचिव थे ) 


* नाम रखने में परम्परागत रूढियों का नियंत्रण मी बहुधा देखा जाता है। ऋतः अर्थ 
लगाने में रूढ़ियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। क्षमा एक बंगाली लड़की का 
नाम है। इस नाम का सम्बन्ध धर्म के दूसरे अंग क्षमा या काली देवी से नहीं है | यह गुण का 
व्यंजक नहीं वरन्‌ समाज की एक परर्परा या रूढ़ि का द्योतक है | भगवान अथवा इष्ठ देव के प्रति 
त्मायाचना है | भगवान क्षमा कीजिए और पुत्रियों की आवश्यकता नहीं | यह नाम संतति-निरोध 
की अंतिस मुदा समझती जाती है। यह आशा की जाती है कि आगे और संतान न होगी । तृप्ति 
नाम से भी यही भावना है। भववान अब हम तृप्त हो गये और संतति न चाहिए। संपूर्ण नाम 
से भी कुछ-कछ ऐसी ही अभिव्यक्ति होती है। सब आशा पूण हो गई अब औौ! संतान की इच्छा 
नहीं | ये नाम अंध विश्वास के नामों से मिन्न होते हैं। अंधविश्वास में संतान के होने के लिए 
मनौती मांनी जाती है। इसमें संतति-प्रवाह-निरोध के लिए याचना की जाती है। पहले में भ्रपेत्ष 
है, दूसरे में उपेज्ा । कमा, ठृसि, आदि नामों के पीछे दो बातें छिपी हुईं है। (१) परिवार की 
निर्धनत और (२) समाज की दहेज डुमभा । इन्हीं बातों से डरकर माता-पिता झधि 
को अनिच्छा प्रकट करते हैं । 


१--हिन्दी नामों में भारतीय संस्कृति--प्रागैतिहाधिकता ही इस प्रकार के शोघ का 
नाश माना गया है। सूगर्भ प्रवेरित गुप्तथन के सहश सम्यता-सम्पत्ति इन अभिषानों में समाकीर्ण एवं 
सन्निहित रहती है | अमिषान देश के दीपक एवं समाज के दर्पण हैं | इनके द्वारा देश दर्शन अत्यन्त 
घुलभ हो जाता है। किसी परिवार के नामों से उसकी णह-दशा प्रतिबिंबित होती है। किसी प्रदेश 
के नामों से उस स्थान की जनता की जीवनचर्या व्यक्ष्त होती है। किपती जाति के भौतिक उत्कर्ष 
तथा मानसिक विकास के बीजाकुर उसके अभिधानों में सुरक्षित रहते हैं | इस भाग में नामों के अध्ययन 
से उपलब्ध थंस्कृति के मुख्य अगों पर विचार किया है। संस्कृति के ये श्रंग भारतीयों की धर्मपरायण॒ता, 
आध्यात्मिकवाड्मयता, एवं समाज की अवस्था व्यवस्था, शासन-प्रबंध की नीतिपडुता तथा ज्ञान- 
विज्ञान एवं कलाओं की प्रगति को व्यक्त रूप देनेवाले अमिज्ञानस्वरूप हैं। आशा है यह परिवद्धित 
रूपरेखा आर्य-सभ्यता के प्राजल, मनोमोहक तथा महत्वपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करेगी। पहले यह अंश 
भी अत्यंत सूक्म था । अब इसकी पृष्ठ-संख्या लगभग ढुगुनी हो गई है। विचार तो यह्द था कि 
इसको और बृहत्‌ रूप दिया जाय, किंतु कई कारणों से यह साथ अभी सिद्धावश्था को न पहुँच सकी | 


४--परिशिष्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित हैं :-- 


(य) नामों का प्रवृत्तिमूलक वर्गीकरण--२० प्रकरणों में श्रघीत नामों को प्रत्येक प्रवृत्ति 
के अंतर्गत अकारादि क्रम से दिया गया है | कहों-कहीं नामी के साथ टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं । 
प्रत्येक प्रवृत्ति पर स्वतंत्र लेख भी लिखे जा सकते हैं ' । 


(२) कुछ आवश्यक तालिकाएं तथा आफ (चित्रांकन)--ठुलनाव्मक अध्ययन के लिए यह 
अंश अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 

(ल) नाम के सम्बन्ध में कुछ स्मरणीय बारतें--इसको नाम सर्वेक्षण का सार ही समझना 
चाहिए | 


(व) लम्बे नामों के स्पष्टीकरण के कुछ नमूने--इन उदाहरणों से श्रन्य नामों के श्रर्थ 
लगाने में सुगमता होगी ! 

(श) अतिरिक्त नाम सूची -ये नाम बाद में सम्रह किये गये हैं। कहीं-कहीं विकसित 
शब्दा के मूलरूप, अर्थ तथा टिप्पणी देकर उनको स्पष्ट भी किया गया है। इनके अतिरिक्त नये नाम 
अब बहुत कम दिखलाई देते हैं। तथाकथित नूतन नाम अधिकाशतः पुराने नामों के केवल मिश्रित 
नये रूप हो होते हैं । इस सूची में ११६३ नाम हैं । 

(घ) संदर्भ-अन्थ तथा प्न्थकार--इस चूची में केवल्ल उन्हीं ग्रंथों को स्थान दिया गया है 
जिनसे इस प्रबन्ध के लिखने में सहायता मिली है । 

स्थानाभाव के कारण अमिधान संग्रह को इस निबंध से प्रथकू करना पड़ा है जिसमें सप्रश्त 
नामघेय अ्रकारादि क्रम से लिखे गये हैं। 


जो बातें मूल ग्रंथ में लिखने से छूट गई थीं उनका उल्लेख इस परिचय में कर दिया गया है। 
श्रपूण एवं संदिख्ध स्थलों को भी पूर्ण तया स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। अनेकार्थी शब्दों 





) देखिए हिन्दी अनुशीलन (प्रयाग) में लेखक के दो निबंध--- 
भारतीय अभियान क्षेत्र में आभूषणों का महदत्र (हिं० अचु० वर्ष ७ अंक १) 
अभिवादन-आशीर्वाद- अभिधान (वही, वर्ष ८ आ० १-२) 


[ उन्नीस 


से रचित नामों के अर्थ भी कभी-कभी अनेक हो सकते हैं।" भाषा के लचीलैपन के कारण अथवो 
सम के फेर से कुछ बातें विवादास्पद भी हो सकती हैं | अतः अनेक स्थलों पर अथो-भावों में विद्या 
बुद्धि-विशारदों के सूक्षम दृष्टिकोण से मतभेद का होना भी स्वाभाविक ही है, परन्तु इस अकैतवगोरण 
में अपनी समझ, सूक तथा सहज धारणा से ही काम लिया गया है । 

देवो से सम्बंबित कुश, दीप, घंटा घटादि छोटी-छोटी वस्तुओ का प्रभाव भी नामों पर दिख- 
लाई दे रहा है। इसलिए उनका माहात्म्य प्रदर्शित करनेवाले मंत्र, स्तोत्रादि आवश्यक जानकर 
टिप्पणियों में दे दिये गये हैं| कह्दी-कहों विशेष स्थलों पर नाम सूची में मी आवश्यक टिप्पणियाँ 
दे दी गई हैं । 


इस प्रकार समस्त विषय को टिप्पणियों, तालिकाओ्ं, चार्ट, वंश-बृक्ष, ग्राफ, मानचित्र आदि 
से हृदयंगम कराने की यथाशक्षित चेष्टा की गईं है। सखलित शृंखला की विलुप्त कड़ियों को संवलित 
करने की दृष्टि से अथवा उपयुक्त नाम न मिलने के कारण या नवीनता लाने के लिए. या सुविधा 
के विचार से कहीं-कही उदाहरण इस संग्रह के बाहर से भी दिये गये हैं। विषय-पूर्ति अथवा स्पष्टता 
लाने के लिए दो-चार ध्थलों पर उदाहरणस्वरूप स्त्रियो के नामों से भी काम लिया गया है। 

क्लिष्ट विषय को सरल, सुबोध एवं सरस बनाने की दृष्टि से बहुत सी बातों की आवृत्तियाँ 
हो जाया करती हैं। विशेषतः शोध सम्बंधी लेखों में पुनरक्ति अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रबंध में 
प्रवृत्तियों का वर्गीकरण, समीक्षण तथा भारतीय संस्कृति--इन तीन स्थलों पर पुनरुक्ति का कुछ-कुछ 
आभास होता हे । बस्तुतः इन तीनों का विषय बहुत कुछ मिलता-जुलतासा है | ऐसी दशा में आवृत्तियाँ 
अवश्यम्भावी होती हैं । पर्तु विवरस्ण-साम्य होते हुए भी उनमें बहुत कुछ अन्तर है--प्रत्येक की 
अपनी-अपनी विशेषता है । प्रवृत्ति-वर्गीकरण में भक्ति पक्ष के महत्व पर विशेष बल दिया गया है 
जिसके कारण साधक किसी साध्य के प्रति श्राक्ृष्ट होता है । समीक्षण में अ्रध्ययन से समाह्नत तत्वों 
एवं सिद्धांतों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है और उन्हीं उपलब्ध तथ्यों की क्रमबद्द श्ृंखला- 
माला से संस्कृति का सर्जन हुआ है। अ्न्यत्र पुनरक्तिदोष-परिहार का पर्थाप्त प्रयत्न किया गया है| 
व आशा हे प्रस्तुत प्रबंध का यह वैज्ञानिक ऋजचु रूप अ्तिशथ उपादेय, रुचि कर अथच संग्राह्म 
होंगा । 

आंतिपूणं धारणा--अनुसंधान के सम्बंध में कुछ लोगों में यह अ्रांति फैली हुईं है कि अनु- 
संघानक कोई नई चीज प्रस्तुत नहीं करता । वे बहुधा यह उपालंभ दिया करते हैं कि आजकल की 
शोध-कझतियो में पुरानी बातों का-ही पिष्टपेषण रहता है। न कोई नई खोज, न कोई नई ईजाद, न 
कोई नई वस्तु और न कोई नई बात। अतः ऐसी कृतियों का कोई मूल्य नहीं। उनको यह स्मरण 
रखना चाहिए कि प्रत्येक गवेषणा का उद्देश्य प्रथक्‌ प्रथक हुआ करता है। वैज्ञानिकों का कार्य 
किसी बूतन यंत्र अथवा द्रव्य का आविष्कार करना है। ज्योतिर्विदों या अन्वेषकों की खोज किश्ली 
नवीन नक्षत्र, देश, तत्वादि का पता लगाना है। अधिकांशत: शोध का परम साध्य--चरमलक्ष्य 
इतना ही होता है कि वह किसी व्यापक सत्य को अत्यक्ष करा दे जो सामान्यतः लोकदृष्टि से निगृढ़ 


+ घुणयश्खोक निम्नलिखित अथों में आता है--- 
'पुण्यश्लोकों नलो राजा पुण्यश्लोको युधि७ष्ठिरः । 
पुण्यश्लोका च वेदेही पुण्यर्लोको जनाद॑न: । 
जिस विकसित शब्द के अनेक निकास (स्रोत) संभव हैं उसका अर्थ करना दुःसाध्य हो 
जाता है । लुचई (स्राय पदार्थ), जुच्चा (दुष्ट), लोच (कोमल्ता) और लोचन लुचई के संभाव्य 
उद्गम हैं। इसलिए छुचई का कोई भो पृक अर्थ संतोवजवक न हवा । केउ हद पक पद का प्रदर्शन 
करेगा । 


बीच | 


रहता है। तत्व, द्रव्य के उपकरण, नक्षत्र, देशादि तथाकथित अमिनव पदार्थ पहले से ही विद्यमान 
थे, अन्वेषक उन्हें केवल प्रकाश में ले आया । वतेमान प्रवन्ध का प्रयोजन इस रहस्यपूर्ण तथ्य का 
केवल उद्घाटन करना है कि अभिषानों में देश की संस्कृति संनिहित रहती है | उसका प्रत्यक्षीकरण 
दी इस शोध की नवीनता है । 

निबंध ओर उसकी मौलिक विशेषताएँ--श्रनुसंधान के नियमों के अनुसार निबंध की 
मौलिकता के सम्बन्ध में भी कुछ संकेत करना आवश्यक समझा जाता है। संसार में वास्तविक मौलिक 
विचारों अथवा भावों की देन बहुत ही कम होंती हैं। यथार्थ एवं सूक्तम दृष्टि से देखा जाय तो बहुत 
सी तथाकथित मौलिकताएं अतीत के किसी न किसी प्रच्छुन्न तथ्य के उच्छिष्ट अंश के व्यक्त रूप में 
स्पष्टीकरणमात्र हैं। वेदों में सब ज्ञान बीज रूप से बतलाया जाता है; पुराणों में अनेक विद्याएं. भरी 
पड़ी हैं| महाभारत का दावा है कि दुनियां में जो कुछ ज्ञान है सब उसमें सन्निविष्ट है ओर जो उसमें 
नहीं है वह कहीं भी नहीं है! । अन्य मनीषी भी ज्ञान-विज्ञान के नवीनतम रहस्यों का उद्घाव्न करते 
रहे हैं| ज्ञान फिर भी अनंत है। अ्न्वेषक श्रपनी सूक-बूक के अनुसार कुछ न कुछ पा ही जाता है-- 
“जिन खोजा तिन पाइयोँ गहरे पानी पेठि |! भिन्न-भिन्न प्रकार के शोधों की मौलिकता भी भिन्न-भिन्न 
होती हैं। और कुछ नहीं तो पुराने परिधान में ही चित्रकलाका प्रदर्शन कर कुछ विचित्रता दिखलाई 
जा सकती है । प्रस्तुत शोध-कार्य के सम्पूर्ण अवलोकन से विवेकशील विद्वानों को इसमें अनेक प्रकार 
की मौलिक विशेषताएं मिलेंगी | विस्तृत भूभाग से सोलह सहख से अधिक नामो का संकलन, चयन 
तथा क्रमबद् करना श्रत्यंत श्रमताध्य कार्य है। उतर विशाल अभिधानमाला का प्रवृत्तियों के अनुसार 
वर्गीकरण करना इसको अन्यतम मौलिकता है। अनुकृत नामों का विभाजन, वर्गीकृत प्रबृत्तियों का 
विश्लेषणात्मक विवेचन आदि अनेक नई चीजे हैं। इसका साहित्यिक सौंदर्य भी चमत्कार से शूल्य 
नहों है | भूमिका में अनेक नवीन सप्रध्याश्रो का नये रंग-ढंग से सधाधान किया गया है। द्वितीय 
भाग मोलिकता से ओतप्रोत है-गणना, विश्लेषण, विजातोय प्रभाव, बोजकूथा, टिप्पिणियों तथा 
समीक्षण के रोचक निष्कर्षों से स्रष्य ह जाता है कि अधिकाश सामग्री अछूतों है और उसे नूतन 
एवं निरात्ते रूप में ही प्रश्ुत किया गया है | शेलों की अमिव्यंजना तथा परिणामों के परीक्षण की 
नवोनता में तो किसी को संदेह नहा हो सकृता। इस अनुशीलन से प्रात महत्वपूर्ण निष्कर्षों का 
उल्लेख तृतीय भाग में किया गया है । यह भारतीय संस्कृति भी अभिनव रूप में ही प्रदर्शित की गई 
है | इस ग्न्थ का परिशिष्ट भाग अनेक अपूर्व प्रसंगों से परिपूर्ण है । 

नामों का यह सागोपाग निरूपण लेखक की संकी् दृष्टि से सबंथा मौलिक ही मौलिक 
दिखलाई दे रहा है । कदाचित्‌ इसका कारण उसकी अनतिदूरान्वीक्षणक्षमा प्रश्ा हो अथवा स्वार्थ- 
दृष्टि-दोष--आत्मश्लाघा नहीं । 

शोध में अवरोध--परिचय के प्रारंभ में ही संकेत किया गया है कि शोधकार्य में पग-पग 
पर अवरोध रहता है । आदि के आदि से लेकर अंत के अंत पर्यन्त अन्वेषक को नाना प्रकार 
की आधिव्याधियों के मध्य काम करना पड़ता है। विषय को खोज, निर्देशक की खोज, सामग्री की 
खोज, साधनों की खोज, सहायक ग्रन्थों की खोज आदि अनेक खोजों को खोजते-खोजते खोजक स्वाय॑ 
अपने को खो बेठता है | “हेरत हेरत हे सली हेरनहार हिरान” की सी अवस्था हो जाती है। शोध 
समाप्ति तथा उपाधि ग्राप्ति के उपरान्त भी एक अन्य उपाधि आरम्भ हो जाती है, वह है प्रकाशकों 
की खोज । भाग्य ने साथ दिया तो सफलता शीघ्र मिल गई, नहीं तो लखचौरासी का चक्कर काव्ते 
फिरिए.। किसी ग्रन्थ का परिचय उसके प्रत्यूहों का उल्लेख किये बिना अधूरा ही रहता है। नाना 
प्रकार के प्रतिबन्ध भी उसके अ्रनुष॑ग ही होते हैं| उनके कारण ही सफलता या सिद्धि का रूपलावश्य 


3 यदिदास्ति तदन्यत्र यन्वेहास्ति च ततक्वचित्‌ू--(सदहा भा०३-४६-३३) 


३ 


फा० 8 | इक्कीस 


अतिशय मधुर एवम्‌ आनन्दप्रिय हो जाता है। सम्भव है कुछ पाठकों को उनका उल्लेख रुचिकर 
तथा छुखद न हो या भारस्वरूप प्रतीत हो । इसलिए कुछ थोड़ी सी अप्रिय घटनाओं का दिग्दशंन ही 
कराया गया है। उनसे किसी का मनोर॑जन होगा तो किसी को अनुभव-लाभ | किसी-किसी को 
प्रोत्ताहन या उद्बोधन मिलने की भी सम्मावना है । व्यस्त या व्यग्न व्यक्ति चाहे तो उनकी उपेक्षा 
भी कर सकता है। उनका पाठ अनिवार्य नहीं है । 

यह दुनिया निराली है। नित्य नवीनता की खोज में तो रहती हैं; परतु प्रारम्भ में प्रत्येक नई 
बात से भड़कती है। इस थांसिस की भी यहो दशा हुई | बहुत से लोग तो इस विचित्र विषय का 
नाम सुनकर हो चोंक पड़ते थे। कुछ इसके मूल्य कों संदेह की दृष्टि से श्रॉकते थे। यह भी कोई 
शोध का विषय है यह आशंका अनेक मनस्वी मध्तिष्कों को मंथन करने लगती थीं। कतिपय 
: महारथियों ने इसे व्योल कर द्वी अंतिम नमस्कार कर दिया था। कुछ मिन्र हँसी में “नाम के डाक्टर' 
कहकर आनंद लूटते थे | इस प्रकार यह शोध कार्य मनुष्यों के विनोद का--कौतुक-क्रीड़्ा का विषय 
बन गया था | इन बातो से मन इतना आविष्ट हो गया कि एक रात को स्वप्न में पूज्य महामना 
मालवीय जी भी विषय को सुनकर आश्चर्य से हँसने लगे । यह सब होते हुए भी देश के विशाल भूज्षेन्न 
से उज्छ के दाने के सहश एक-एक नाम को संकलित किया गया और उन्हें चियोें पर लिख-लिखकर 
अकारादि क्रम से अलमारियों में सर्व दिया गया। देवयोग से अ्रनुपस्थिति में एक दिन एक चोर 
ताला तोड़कर घर में घुस आया और उन खोज को बिग्रे को जला-जलाकर ट्र्डों में दपयों की खोज करने 
लगा | विलम्ब होते देख वह कपड़ो साहित ट्रड् ही लेकर चलता बना | पुलिस भी अपनी परंपरागत 
परिपादी के अनुसार अवफत्त अभिनय करती रही। शौर्य न ठु चौर्य” का पक्ष ही प्रबल रहा । कुछ 
दिन इन जले ओर अषजले नामों की क्षति-पूर्ति होती रही । 


पहले अ्रगरेजी का बोलबाला था, इतलिए इसे ऑगरेनी में ही लिखना प्रारम्म कित्रा था । 
किन्तु कुछ काल बाद देश ने करवट बदला स्वतन्त्र भारत ने हिन्दी को हो राष्ट्रभाषा घोषित कर 
दिया | लेखक को भी अगने प्रबन्ध का चोला बदलना पड़ा | 
कार्य की मंथर प्रगति देखकर ६० वर्ष से अधिक के एक वयोबृद्ध पड़ोसी प्रतिदिन आकर 
बार-बार यही पूछा करते ये--माष्टर साहब आपका यह मद्ाभारत कब समाप्त होगा । कितने राज्य 
परिवर्तन हो गये | पंचम जाज का स्वर्गारोहण हो गया । आठवें एडवर्ड ने चक्रवर्ती राज्य को एक 
देवी पर बलिदान कर दिया | छुठे जाज इगलेंड में सिहासनारूढ़ हो गये । गांधीजी, मालवीयजी श्रादि 
न जाने कितने देश के देवता यहाँ से उठ गये । परंठु आपके काम का कोई अंत नहीं। देश- 
विदेश में क्रान्तियाँ हो गई, इतिहास का पन्ना उलट गया, भूगोल का भेष पलट गया । बापू के बरदान 
से भारत को स्व॒राज्य मिल गया । अखंड भरत्खंड के खंड-जंड हो गये | दुनियाँ बदल गई । आपके 
काम की भी कोई सोमा है ! नाम-वाम “नाम, रातदिन नाम, जब देखो तब नाम । कितने लिपिक 
विचारे इन नामों से ऊर्कर चले गये | कितने दर्जन नि्बे और पेंसिले घित्र गई । सेरों स्याही खर्च 
हो गई । मनों कागज लाल काले हो गये । सै ऋड़ो पुध्तकों के पन्ने उल्नठे गये | सहल्लां मीलों की यात्रा 
की गई । लाखों मनुष्यों से मेट करनी पड़ी | सेकड़ों रुपये स्वाह्य हो गये । फिर भी इन नासों से 
पीछा न छू | कितने युग यह ओर लेगा। मैं भी हंसकऋर कह देता--मुंशी जी, यह महावह खनामा 
तैयार हो रहा है। इस बातचीत से कुछ-कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुसन्धानक का 
जीवन कितने संकट एवं संध्षे का होता है । 
सम्पूर्ण पांडुलिपि को एक दाइपिश्ट निर्दिष्ट समय से न दे सका, तो दूसरा ठाइपिश्ट नियुक्त 
करना पड़ा । येन किन प्रकारेणश थाइप कार्य समाप्त हुआ तो शीघ्र ही परीक्षकों के पास कृति की एंक- 
एक प्रति मेज दी गई, परन्तु भाग्य का फेर, प्रति के पहुँचने से दो एक दिन पहले ही डा० 


बाईस ] ह 


चादज्यां महोदय अमरीका के विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने चन्न दिये | कई मासपर्यन्त वे भारत 
लौट कर आये । उनकी निरीक्षण-रिपोर्ट समय पर न आने से उपाधि एक वर्ष के लिए और व्ल 
गईं । इतना दीर्घकाल परीक्षार्थी के लिए, कितनी व्यग्रता का होता है इसका अनुमान बे ही लगा 
सकते हैं जिनके साथ कभी इस प्रकार की दुर्घटना घटित हुई हो । इसके प्रकाशन में भी कुछ कम 


कठिनाइयाँ नहीं पड़ी हैं । है 
चेतना के सजग रहते हुए, भी प्रेस सम्बंधी अनेक अशुद्धियाँ छुक-छिपकर मौनवृत्ति से प्रविष्ट 


हो जाया करती हैं। ये आदिमृकअञ्नंतबाचाल दूतियाँ पुस्तक प्रकाशन के बाद स्वतः उफकने, भाँकने, 
फुदकने, चिल्लाने ओर चुगलीं खाने लगती हैं । उनके लिए लाचारी है; विवशता है। इस प्रेस बाघा 
से कोई विरला दी ग्रंथ मुक्त होगा | प्रेष्ठ (प्रेत) ग्रब्त पुक्तकपिंड में भी आगम, लोप विपर्यय श्रादि 
अनेक विकार हो जाया करते हैं। कभी-कभी तो विचारा अक्षर शीर्षासन करने लगता है| ये वर्शुव्यायाम 
भाषा के विकसित रूप नहीं हैं । अर्थ को ब्यर्थ करनेवाले कम पढ़े कम्पोजीयरों की कारीगरी के कला- 
पूर्ण कौतुक हैं | दोष-शान्ति की तो कोई आश। नही, अ्रतः उनके लिए क्षमा-याचना के लोकाचार 


से ही क्‍या लाभ ! है 
खेद है कि प्रवास में समुचित साथन न होने के कारण कई स्थानों पर अपने कथन की 


सम्पुष्टि तथा सप्तर्थन में मूल ग्रन्थां का सदर्भ न दिया जा सका | दो एक स्थलों पर मूल अन्थ के 
तथा विषयानुक्रमणिका के शीषको में विभिन्नता दिखलाई देती है। पाठकों से प्रार्थना है कि अनु- 
क्रमणिका के अनुसार ही उक्त शी्षकों को सुध रने का कष्ट करें। 

ग्रंथ के दोष-गुण--अल्पश्ञ मानव त्रुटियो, दोषो एवं दुबंलताओं का केन्द्र है। अतः किसी 
कार्य में भी उत्तसे पूण ता को आशा रखना विडम्बनामात्र है। भूल भोलेपन की निशानी है जो 
कभी प्रमाद से ओर कभी अज्ञान से हो जाया करती है। असमर्थता भी भूल की जननी है । प्रस्तुत 
पुक्तक में भी दोषों क। कुछ कमी नहीं है और छिद्रान्वेधी के लिए, तो पर्योप्त सामग्री उसकी भनस्तुष्टि 
के लिए. मिल पकेगी--सच्चे आलोचक को इसमें गुशदोष--दोनों का ह्वी समन्वय दृष्टिगोचर होगा । 
जन-ताधारण के मनोरंजन की भी कुछ-कुछ आशा है। अनुसंधान का पड विद्यार्थी इस शिलान्यास 
पर अपना एक नूतन प्रासाद निर्मोण कर सकता है। स्थानादि के नामों पर अनुसंघान कार्य 
करनेवाले विद्यार्थी के लिए तो यह ग्रंथ एक सच्चा निर्देशक या परम मित्र ही सिद्ध होगा । इसके 
पन्ने पलटने पर विद्या- व्यसनी यदि कुछ पायेगा नहीं, तो कुछ खोयेगा भी नहीं, ओर कुछ नहीं तो 
जातक के नामनिर्वाचन में तो इससे अवश्य ह्वी कुछ न कुछ उदायता मिल सकती है। किसी प्रवीण 
पारखी को यदि कोई मनोवाछित महार्थ्य मणि मिल जाय तो यह उसका ही श्रमकौशल है। लेखक 
का तो यह स्वांतःसुखाय अध्यवसाय है | जो कुछ लिखा गया है उस अ्रनन्त संवितस्वरूप प्रश्न॒ की 


प्रेरणा का ही फल हे | ; 
साक की मंजुछ बोलत से वाणी 


बोलविता घणी वेगढ़ाची 
कायम्यां पामरें बोलवीं उत्तरे 
परित्या विश्वंभरें बोलविले" ॥ . (संत तुकाराम) 
कृतज्ञताभार--अंत में प्रतिपाद्य विषय के अनुसंधान करने में जिन प्रतिमावान मनीषियों 
की सहकारिता प्रत्यक्ष अथवा परोक्षु रूप में प्रात होने का सौभाग्य मिला है उन सब का लेखक 
अत्यत आमारी है। श्रपने पूवंबर्तों तथा ठमकालीन अनेक विद्वानों के अंथ-रनों से इसे अ्रमूल्य 


१ झैला बहुत मीठा गाती है, परन्तु उसके सुँह से गवानेवाला तो कोई और ही दे । में 
विचारा बोलना क्या जानेँ | डस प्रभु ने मुझसे यह सब बुलवाया हे । 


[ तेईस 


सहायता प्रात हुई है जिससे उकर होना इसके सामर्थ्य से परे है। विद्वदर्थ श्री डा० धीरेन्द्र बर्मा को 
जिनके तत्वाभिधान में यह शोध-कार्य सम्पन्न हुआ है, किन शब्दों में धन्यवाद दिया जाय | सच 
तो यह है कि उनके सौजन्य, स्नेह एवं सौहाद् यदि न मिले होते तो लेखक इस गंभीर एवं गूहु 
गवेषणा में कभी भी कृतकार्य न हुआ होता । विषय-निर्वाचन से लेकर अंथ-प्रकाशन तक, समस्त 
कार्य उनके ही अनुग्रह से सफल हो सका है। इस प्रबन्ध के विद्वान परीक्षक “डा[० सुनीतिकुमार 
चाहज्यों, डा० सिद्वेश्वर वर्मा तथा डा० घीरेन्द्र बर्मा--तीनो ही आचार्य भाषा-विज्ञान 
के प्रकाड पंडित हैं। उनके अमूल्य निर्देशों, गुणग्राहकता एवं पोत्साहन के लिए यह 
अन्वेषक उनके प्रति हृदय से क्ृतज्ञ है। प्रयाग विश्वविद्यालय मे इस थींसिस के प्रकाशन 
की आशा देकर जो उदारता दिखलाई हैं उसके लिए. यह निबन्धकार विशेष आभारी है। 
महामान्य श्री प॑० गंगाप्रसाद उपाध्याय के पुस्तकालय तथा उनके स्वरचित दर्शन अंथों से 
विशेष सहायता मिली है। अंधविश्वासमूलक बुढ़िया पुराण के सुलभाने में पूजनीया बहन 
श्रीमती कलादेवी ने यथार्थ प्रथस्त किया है । इन युगल मूर्तियों के शाश्वत आशीर्वाद का ही यह 
फल है। कुछ दिवंगत आत्माश्रों का शुभाशिस तथा मंगल कामनाएँ लेखक के सर्वदा साथ रही 
हैं। उनके प्रति यह इसकी स्वल्प भ्रह्मांजलि है । खेद है कि ज्ञात न होने के कारण कई उद्धरणों में 
कुछ मेधावी रचनाकारो के नाम नहीं दिये जा सके हैं, यह लेखक उनका भी सदा आभारी रहेगा | 
प्रयाग की प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था हिन्दुस्तानी एकेडेमी का श्रेय भी चिर्मरण रहेगा, जिसने इसके 
धकाशन का गुरुतर भार अपने ऊपर लेकर यह स्तुत्य साहस किया है। इसके लिए. न केवल यह 
लेखक ही, अपितु सम्रश्त हिन्दी संसार चिरऋणी रहेगा । इतके सुचारु मुद्रण में न्यू ईरा प्रेस (प्रयाग) 
के अध्यक्ष और कर्मचारियों ने यथा-साध्य श्रम किया है, लेखक उन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करता है | डी० ए.० बी० कालेज प्रयाग के जिम पुक्तकालय से लगभग १३५४ वर्ष तक 
श्रविच्छिन् सम्बन्ध रहा है उसे कैसे विस्मरण किया जा सकता है। पत्र-पत्रिकाओ्ं के श्रमल्य ज्ञान- 
कोष से सभी क्षेत्र लाभ उठाते रहते हैं | इध दिशा में भो उी मार्ग का अनुधरण हुश्रा है । अतः 
उनके सर्वतोमुश्वीप्रतिभावम्पन्न सुधो उस्रादकों का ऊतराताभार स्वीकार करने में यह ग्रन्थकार अपना 
अहोभाग्य समभता है। किसी अंथ के-गुण-दोष-निरूपण का गुरुतम भार क्षीर-नीर-विवेकी, विषय- 
मर्मश आलोचकों पर ही रहता है, इसलिए उनके मदद उपकार का आभार पहले से ही अंगीकार 
है। सबसे अधिक ऋण ता उन विज्ञ पाठकों का होता रहता है जो पुस्तक को उपयोग में लाकर 
उसकी उपादेयता सिद्ध करते रहते हैं। छात्रो, मित्रों, हिलैधियों एवं श्रात्मीय जनों को न आ्राशीर्वाद 
की अपेद्दा हे, न धन्यवाद की आकांक्षा | यह कृति ही उनके परम स्नेह की चिरस्मृति रहेगी | 


9. ९०३ 
नाम-निरूपण 


पे » ० (६ 4 
पूवाद्ध--नाम संबंधी सामान्य समस्याएँ 
उत्तराद्ध-अस्तुत अध्ययन की प्रमुख विशेषताएँ 


इज्जत ीिकमााका/४भ ५७०७५ 
की (४ है को गे 
८६७०, र ॒ | 99 ५ 


५५५० न्‍ 
० 





नाम-निरूपण 


नाम और रूप--ये दो इस विश्व की विचित्र विभूतियाँ हैं | प्रथण कल्पित एवं ऋत्रिम है 
तो द्वितीय पक्ृति प्रदत्त | एक अदृश्य है तो दूसरा यत्यक्ष। दोनों में कला-कौशल है | एक में चात॒र्य है, 
दूक्तरे में सौंदर्य | वाणी नाम का अनुष्ठान करती है, श्रवण उसका अभिनंदन करते हैं। रूप से नेत्रों 
का र॑जन होता है | दोनों अंतःकरण के आकर्षण-विकर्षण के कारण होते हैं । दोनो में पारस्परिक 
सम्बन्ध है, दोनों किसी पदार्थ का परिचय देते हैं | नाम से किसी सत्ता के व्यक्तित्व का बोध होता है, 
तो रूप से उसके घर्म अथवा गुण का | दोनों अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं | एक के बिना दूसरे का 
अस्तित्व चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सकता | अनामी रूप या अरूपी नाम कहीं न मिलेगा | परन्तु 
नाम में एक विशेषता यह है कि वह गतिवान है। अपने आधार से दूर भी जा सकता है, परोक्ष मे 
भी काम आ सकता हैं। देशकाल का उसके प्रति कोई प्रतिबंध नही रहता | 


नाना कोटि के नाम--अत्येक पदार्थ का कोई न कोई नाम होता है । कुछ नाम जातिगत होते 
हैं, कुछ व्यक्तिगत । जातिगत नाम या संज्ञा से जातिमात्र का बोध होता है और व्यक्तिगत नाम से केवल 
एक व्यक्ति का | कुछ वस्तुएँ जातिवाचक नामों से अमिहित होती हैं ओर कुछ व्यत्ति गत नामों से । 
व्यक्तिगत नाम बहुत थोड़े से द्वव्यों के ही पाये जाते हैं। अधिकांश संख्या जातिगत नामों ही की होती है । 
मत्स्यादि जलचर, पशु आदि थलचर, पत्ती आदि खेचर तथा कृमि कीट पतंगादि संख्यातीत जीवो का 
कोई अपना निजी नाम नहीं होता | ये जातिगत नामों से ही पुकारे जाते हैं। जड पदार्थों की एक 
अपरिमित संख्या भी इसी के अंतर्गत आती है। व्यक्तिवाचक नामों का वर्गीकरण निम्नलिखित कोटियों 
में हो सकता है :--- 

(क) मनुष्यों के नाम--व्यक्तिगत नामों में सबसे बड़ी संख्या मनुष्यों के नामो की है, क्योंकि 
उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नही होता जिसका कोई अपना निजी नाम न हो । 

(ख) स्थानों के नामों की गणना उसके उपरांत आती है। महाद्वीपों से लेकर छोटे से अंतरीप 
तक का अपना नाम होता है |* देश, द्वीप, नगर अथवा ग्राम कोई भी बिना नाम के नहीं पाया जाता । 
इसी प्रकार बड़े-बड़े महासागरों से लेकर छोटे-छोटे जलाशय, झरनों तक के नाम मिलते हैं।* प्रत्येक पर्बत 
और नदी का नाम होता है। स्थानों के नाम प्रायः अन्वेषकों, यात्रियो, अथवा राज-पुरुषो के नाम पर 
रख लिये जाते हैं। कुछ नाम आइति अथवा परिस्थिति-विशेष पर भी पड़ जाते हैं | किसी नूतन स्थान 

का पता लगते ही उसका नाम रख लिया जाता है। 


3 चपुफ6 [0885६ 7]808-98706 49 0768६ उल्त(वए 998 58 [8:(878-77./6/४[48/7/970" 
प्&७३४४87808४#'%:%७$7:वें।'०9 छ/द#/958708०0 €०08000--६ सक्याज़ए. ऑद्ा०प._ 0 |4०] 
प्रणए४०६१-४८5४४09 ॥76., (,७०७०७८०, #]979020.) 

यह विलायत के एक छोटे से स्टेशन का ८ अक्तरों का सबसे लम्बा नाम है । 

२ ए्रकावाणगाकद्ाफदाँडाफदट27:४ट८ 247 67%८00"77795 798 0०0 28 प्योध्छाएए, 
[६48 80 5प5ए०४४8७ 20078[|एढ,] ए0घ6.,. 70 8 8 श्वा8 0 8 8६6 797.. 06 /र0:फ6४४7 
॥'6777707, 8४0 ३६ 77899 का 880870 57998 ०४७ (४७ क्ञव/6:४७ ० (96 8:6 ? 

पए2]65 2004 'पिछजछ 2:685970 ४६०९४ ७एछ७७क 00867 ए9808-7877085;:. 0०ए 6 
घा76 ० (6 3प05097809 [8426 इ0जछ9 78६ 8 850 घ0श208) 980965 0०0 25प्रछ४/79]9--- 
घा0०पट्टठा। 727 ्म00 ४255 ६0 728 2707008 ६6 ण॑ै१६७ एलगब्वांगंएड (००७ ०० एाएंद्टांणछो 
9070 520695---छ 876 9700 7थ्ाए्रकाबा3 9 49फए6७7ए०8 0705 709, >6€७१65 ४४एापड्ट 


| अभिधान-अनुशीलन 


(गं) प्रत्येक पुस्तक का नाम होता है, इसके नाम में यह विशेषता होती है कि वह उसके 
प्रकाशन से पहले ही रखना पड़ता है। इसके विपरीत मनुष्य का नाम कुछ दिनों बाद रखा 
जाता है। पुस्तकों के नाम प्रायः लेखक, नायक, पात्र-विशेष, विषय, भाव, घटना, परिस्थिति आदि से 
संबंध रखते हैं । 

(घ) व्यापार में विशेष महत्व के होने के कारण जलयानों के स्वामी अपने पोतों के नाम 
रख लेते हैं ।* ये नाम किसी व्यक्ति-विशेष के नाम पर अथवा जल-संबंधी होते हैं। विमानों के 
नाम रखने में भी विशेष अभिरुचि दिखलाई देती है। 


()) मुख्य-मुख्य चमकीले तारों, १२ राशियों, २७ नक्षत्रों एवं तारा-मंडलों, तथा नवप्रहों के नाम 
भी रखे गये हैं। ये प्रायः गुण, आकृति, देवों के नाम आदि पर होते हैं। 


(व) दिन, मास, ऋतु, पर्व तथा त्योहार के नाम ग्रायः अहों, नक्षत्रों, देवों की जयंतियों अथवा 
पौराणिक कथाओं-घटनाओं के आधार पर रखे जाते हैं । 


(छ) स्वायत्तमावना एवं भावातिरेक के कारण कभी-कभी पालतू पशुओं को भी दुलारसूचक, 
व्यंग्य अथवा शुणात्मक नाम दे दिये जाते हैं। घरों के नामों में भी यही भावना काम करती है। ये 
माम शहपति अथवा किसी प्रिय व्यक्ति के नाम पर होते हैं । कभी-कभी कोई पौराणिक नाम भी रख 
लिया जाता है | संदर दृश्यो पर भी कुछ नाम पाये जाते हैं । 


(ज) व्यापारिक कंपनियों, कारखानों, गोष्ठियों, समासमितियों, संसदों तथा अन्य संस्थाश्रों के 
भामों को कुछ विद्वान्‌ समुच्चयात्मक व्यक्तिवाचक नाम मानते हैं. और दि्नि-मासादि के नामों को 
जात्यर्थक व्यक्तिवाचक में गिनते हैं । 


(से) औषधियों तथा अन्य परण्य-द्रव्यों के नाम भी जात्यर्थक व्यक्तिताचक ही समभना 
चाहिए । 


(ज) पुराणों में देवों तथा उनके अस्त्र-शत्मों, आभूषणे और वाहनों के नामों का उल्लेख 
आता है। किसी-किसी देव के एक-एक सहस्य नाम तक पाये जाते हैं। विष्णु सहखनाम, शिव 
सहखनाम आदि अनेक सहखनाम इस कथन की पुष्टि करते हैं| ये नाम उनके रूप, शुण, लीला 
एवं धाम पर रखे गये हैं। श्रुतियों ने ईश्वर के अनन्त नामो का स्तवन किया है। 


उल्लिखित नामों की कोटियों में से यहाँ केवल प्रथम कोटि अर्थात्‌ मनुष्यों के नामो का 
विवेचन ही अमभिप्रेत है। 


2 90606 ऊच्वपा।एं 7र6४४४॥४8४, ०००७ (ज्ञांडा [96 ॥007स्‍8४०७ 00 ६6७  परांपा(9650 (950 
४08, 

7486 थी 4078 ?2808-)६788 88 छठ्पत 0760, 06 दैप्रश/क्षांधत 07स्‍8-0808708 
0768 878 ९०0779097769, 77808 प 0६ 9 7्रण०७४ ० 5४07:6४ ज़005, 86फ९४ 06 क्ञ0॥ 86 
शात०0 6586967.. 79४6 7657९, 890४6७ ४927 808 30789] 'जा0 0755 [76 809]6९ ० 
896 एड70प7 तट, 38 8 50वें ए]7एढ7208 9827७ : 8४896एक्रडावदा, 06४8 8०700; 
टददा0कर4छा/:८दह/ढद,..(,९७१6:) 


यह आस्ट्रेलिया के आदिनिवासियों की भाषा में एक झील का नाम है, जो कई शब्द 
समृहों से बनाया गया है; सुन्दर अर्थवाले होते हुए भी उनके उच्चारण में जीभ को बहुत तोड़ना- 
मोढ़ना पढ़ता है । 


* जल मयूर, जल मोती, जल मंजरी आदि ! 


माम-निरूपणु ३ 


नाम को विवृत्ति--किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान-विशेष का परिचय नाम निर्देश के द्वारा ही दिया 
जा सकता है। नाम वह विशेष शब्द अथवा,शब्द-समूह है जो किसी पदार्थ विशेष की ओर संकेत करता 
है । यह शब्द-विशिष्ट उसकी निजी सम्पत्ति समझी जाती है | वह उसका स्थायी स्वामी होता है। इस 
प्रकार नाम-नामी का शाश्वत संबंध हो जाता है। नामी जब तक चाहे उसे अपने पास रख सकता है। 
अन्य मनुष्य उसका प्रयोग नामी के साहचर्य्य अथवा सम्बन्ध में ही कर सकते हैं। इस प्रकार के शब्द 
को व्याकरण में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यक्तीकरण करती 
है। नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--“म्ायते अभ्यस्यते नम्यते अमिधीयते अर्थो्नेनवा”” 
अर्थात्‌ जिससे अर्थ का ग्रहण अथवा बोध होता है उसे नाम कहते हैं। “ज्ञा” धाठ अभ्यास अर्थात्‌ 
आहइत्ति करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। जो शब्द किसी एक को पुकारने के अर्थ में मनुष्यों द्वारा 
बार-बार दुहराया जाता है---उसी एक ही शब्द से सम्बोधित करने का पुनः पुनः अभ्यास किया जाता 
है, उसी आइत्यर्थक शब्द को नाम कहते हैं। नम्‌ धाठु से भी नाम सिद्ध होता है जो पुकारने या 
बुलाने के श्रर्थ में व्यवह्वुत होती है। अमरकोश" में नाम के यह छुः पर्यायशब्द दिये गये हैं-- 
आहय, आख्या, आह, अमिधान, नामघेय, नाम--जो अमिधेय को पुकारने, सम्बोधित करने, आम॑- 
ब्रित करने आदि अथों में प्रयुक्त होते हैं। नाम एकपदी, समस्तपदी अथवा समुच्चयपदी होते हैं। 
जैसे राम एकपदी नाम है। राम सेवक समस्तपदी है। वह राम का सेवक इन शब्दों का समस्त रूप है । 
श्रीरामजी यह तीन शब्द-समूह का नाम समुच्चयपदी है। इनमें कोई समास नहीं है। कभी- 
कमी समास तथा समुच्चय के मिश्रित रूप भी देखने में आते हैं । 

नाम और शब्द--शब्द और नाम वस्ठुतः एक ही हैं । दोनों ही ध्वनि संकेत हैं। मिन्न-मिन्न 
अर्थों के लिए मिन्न-मित्र ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें शब्द कहते हैं । नाम इन शब्दों से बनाये जाते हैं | 
शब्दों के सहश नामों के भी तत्सम, अर्द्धतत्सम , तद्भव तथा देस्य रूप होते हैं | अतर केवल इतना ही है 
कि प्रथम का ध्वनि-संकेत मन को अ्रर्थ की ओर ले जाता है और द्वितीय का ध्वनि-संकेत उस संज्ञी की ओर 
आकर्षित करता है जो उसका आदि लोत है--उसका मूलाघार है। नाम का जन्म शब्द से पहले 
हुआ है। भाषा और उसका व्याकरण बाद को बने हैं। घोर बनों के मध्य में रहरनेवाली अशिक्तित 
जंगली जातियों के यहाँ भी नाम का प्रयोग पाया जाता है। सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य 
तथा अंगिरस नाम के ऋषि पहले प्रादुर्मत हुए, फिर उन्हीं से श्ञनोद्य हुआ | मुसलिम और ईसाइयो 
के आदि पुरुष आदम ने सबसे पहले प्रत्येक जीव का प्रथक्‌पथक्‌ नाम खखा। इन बातों से यही 
निष्कष निकलता है कि नाम की उत्पत्ति शब्द से पहले हुई । 

नामों में अनुकृति--मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण-प्रिय होता है। भोजन-वस्न में ही नहीं, 
नामों में भी वह अन्य की अनुकृति करने लगता है। अनुकरण-प्रियता से एक ही प्रकार के नामों की 
अभिवृद्धि होती है। एक ही नाम सैकड़ों मनुष्यों के पाये गये हैं |इससे उस नाम की लोकृप्रियता सिद्ध 
होती है। यही कारण है कि आज सहखो राम दिखलाई दे रहे हैं, किन्तु राम के गु्ों का नितांत अभाव 
है। मौलिक नामों में जो शुण या प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं उनका अनुकृत अमिषानों में प्राय: अभाव ही 
रहता है। मौलिक नाम से अभिप्राय उस आदि नाम से है जो राम को आदश मानकर अपनाया 
गया था। अनुकृत नाम केवल शब्द-सौंदर्य, माधुर्य अथवा श्रद्धा के कारण ही प्रायः रख लिये जाते 
हैं। गुरुकुलों ने ऋषि-कालीन वैदिक नामो को आश्रय दिया है, तो विहार आदि संस्थाओं ने बौद्ध 
नामों को पुनर्जीवित किया है। सिनेमा के कारण भी कुछ नाम जनता में प्रचलित हो गये हैं । अनु- 
करण की प्रवृति महिलाओं में विशेष पाई जाती है। किसी के यहाँ नये प्रकार के वस्त्राभूषण देखकर 


हे स्यादर्थाह्ययः । 


झारयाक्क॑ अभिधानं च नामघेयं चनाम व (३२३६-२६ पथम कांडे शब्दादिवर्ग:) 


हा अभिधान-अ्रनुशीलन 


उनके हृदय में उन्हें प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा जाग्रत हो जाती है। नामों में भी यही भावना काम 
करती है। कोई नाम उन्हें रुचिकर लगा तो संतान के अभाव में भी वे भावी संतति का वही नाम 
रखने का संकल्प मनमें कर लेती हैं | कल्पना-विहीन मनुष्य भी इसी प्रकार अनुकरण-प्रिय होते हैं । 


अनुकृत नामों में दोष--प्रशत्ति-प्रलय के अतिरिक्त श्ननुक्ृत नामों में एक दोष यह भी है कि 
उनसे नाम-साहश्य के कारण लोगों को भ्रम हो जाने की आशंका रहती है। “अश्वत्थामा हतो (नरो वा कुंजरो 
वा ),” इस संकेत से द्रोण ने अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु समकी । अजामिल ने अपने पुत्र 
नारायण को पुकारा तो यमदूतो को भगवन्नारायण का भ्रम हुआ |" नाम साहश्य से ही “जूलियस सीज़र 
के “सिन्ना? की बडी दुर्गति हुईं।* यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में तो बेचारे एक उपन्यास-लेखक 
को हर्जाना तक देना पड़ा क्योंकि उसके एक पात्र का नाम एक व्यापारी के नाम से मिलता था।३ 
“हाय हमारी 'मुसलिम लीग” मर गई*”-..-इस वाक्य से तो न जाने कितने श्रोताओं को मति-विश्रम हो 
गया। दशकों ने समझा कि मृतक के प्रति शोक प्रदर्शित करने के स्थान में ये लोग 'मुसलिम लीग! 
नामक राजनीतिक संस्था के लिए, नारे लगा रहे हैं । वास्तविक बात यह थी कि एक बंजारा शेख ने 
पाकिस्तान बनने के दिनों में आवेश के कारण अपने लड़के का नाम पाकिस्तान! तथा लड़की का नाम 
भुसलिम लीग” रखा था। चेचक से लड़की की मृत्यु हो गई | यह उसी की अर्थी थी जिसके साथ 
उपयुक्त वाक्य दुहराते हुए लोग जा रहे थे।ज़ारद नाम के ७ व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। नारद कहनेमात्र से 
सातों में से किसी का भ्रम हो सकता है। ऐसी अ्रवस्था में श्रभीष्ट नारंद का निर्णय कठिन होगा | 


नामों में नवीनता--इसके विपरीत दूसरी ओर मानव-प्रवृत्ति विचित्रता की खोज में सतत 
प्रयत्नशील रहती है। इसी प्रवृत्ति के कारण नामों में अनेकरूपता आती है। अभिनव द्वारों तथा 
मार्गों का अनुसरण करती हुईं वह नूतन भाव-लोक में प्रवेश करती है--कह्पना से नवीन नामों का 
सजन करती है। इसी वैचित्य-मावना से नाम-शाज्त में नयी प्रइृत्तियों का समावेश हुआ जिससे नूतन 





१ “पापी अजामिल पार कियो जिन नाम लियो खुत ही को नरायन ।' 


२ उतच्व एधाइघा-- ४१ 0०घ7 7876 37, एप्प, 
(ए5०--7+पए, 77ए ४६078 45 (778 
9 (0269--7'४४४८ 00 ६0 976088, 79/8!5 & 2075972007. 
(.॥908-7 दा0 (ग्ण4 6 906७... 9 70 (70०8 6 छ06. 4 7 70 (ग72& 
६8 ०0759770707.. (589/7890 88768 [पप9 (96587, 80०: [[!, 5067७ व) 


ई 9 38287 ?87778, 459-55, 
ड. 6७४४ ०06 “[प्रशाफ ।,०28५७/ 


ए8२8०0प्ल, [89 5, व्ाशह5 ६78 6६ धाजश्३ए8 छी80 ६69 58९७70. 07 709४9706, 
9०0०7०76 छटशाएड 8 पिश्नों 9700855079 व फै6 छाती ?फ्रांगे ज्ञा|9886 ० फ्राएजब7६& 
छा576 5प्700280 ६0 96७४४ (976 पर0प्शधय5 टाजंतड 00: 00 १एशाय ॥,6७४७8७ 5 06६0 : 
28068 007 शप्रशाफ ,8880९-? 8७0 570८:60 (0 पार पाता 77680 00 ०८४९ [0 778 
32०९०४४१ (7697 ध्ा0प्रौतव तां5०प्र55 प्र 5द6८॥56 ७" 2 छणाएंव्यों 9.77 09०06 & 9०फ़्०रपिं 
7 78259. 


घण०्णरएछा, 00 ॥70प्रांएफए 8 कफद्बारंड80० ५06४7 76007667 ]6&77760 (04६. शघ४॥77 
,88208' छा88 06 7478 0० ६96 द890 हांए, गि६ ?॥767७ 0 >000708 (0० 8 707790स्‍:2 
४798 6 50:05, 78 776 एणाएएथ &॥र7प्रशंश्शा ० (08 775: ॥706987067006९ 8०2ए४ ८६)]९० 
पीलंए ताीवाबण जिला 4,638प०७ 6067 फ6 हाए। 8णत  एब्वाटा5(8797. 607 ६98 9209. "७ 
ही तारते ० छाती] एठड रैपा फिब्वांद्राओकाय! छत तकजछ३--((, 7. ,--8. 7, 7.) 87079 
छेग्दथा 2807789. 


नाम-निरूपण घू्‌ 


नामो की संख्या में विशेष अमिवृद्धि हुईं। आश्वलायन, शुनःशेप, जरत्कारु, मौदूगल्य, मांडव्य, 
अपमर्षण, विभाड, कैय्यट, मम्मट, लोल्लट, कल्हण, कणप्पा, रुद्रट, दोखंधिया, धर्वरिया, भल्लृहण, 
मित्रावरुण, पुरूरवा, यास्क, सायण, श्यावाश्व, शाकटायन, ऐठरेय, कझृशाश्व, आपस्तम्ब, अचेनाना, 
अप्पय, दध्यडमञ्राथव॑ण ( दधीचि ) आदि प्राचीन भारतीय नामो के आजकल दशन दुलंभ हो गये हैं। 

नामों के दो प्रकार--उपयुक्त विवेचना के अनुसार नाम दो अकार के होते हैं---(१) अनुकृत 
तथा (२) अ्रमिनव । अनुकृत नाम वह है जो किसी प्राचीन अथवा प्रचलित नाम के अनुकरण पर 
रखा गया है। कल्पना के द्वारा सोच-विचारकर नूतन निर्मित नाम जिसका भूत तथा वर्तमान काल में 
अस्तित्व न हो अमिनव नाम कहलाता है। कुछ मनुष्यो का सहज स्नेह अनुकृत नामों से रहता है तो 
कुछ अमिनव नामों पर मुग्ध रहते हैं, क्योंकि वे मानवीय उत्सुकता को शांत करते हैं | उनसे नवीनता 
अथवा विलकछुणता की पिपासा परितृत्त होती है। इसी वैचित्र्य-विधान के अन्वेषण से मिथ्या-साहश्य 
के द्वारा अद्ध अमिनव नामों की सृष्टि हुईं। सहँगू और सैकू, महँगू और मैकू के मिथ्या-साहश्य से 
रखे हुए अर अमिनव नाम हैं | अमिनव तथा अनुकृत नामो का यह मिश्रित रूप ठर्सिह अथवा 
किन्नरों के सहश कल्पना की एक अदभुत सूझ है। 

अनकति तथा आदवृत्ति--अनुकरण तथा आवृत्ति में आनुपातिक संबंध है। जितना ही 
अधिक अनुकरण किया जाता है उतनी ही आदत्ति में वृद्धि होती जाती है। अनुकरण से एक ही 
नाम की कभी-कभी सैकडो आइत्तियाँ हो जाती हैं। अनुकृति नामों की संख्या नहीं वरन्‌ आ दत्तियों 
की संख्या बढ़ाती है। इससे प्रद्ृत्तियो की हत्या होती है। अनुकरण से एक बड़ी हानि यह होती है कि 
उससे नये नामों की संख्या-बृद्धि में बाधा पड़ती है। आवृत्तियाँ क्‍यों होती हैं ? इस प्रश्न का समाधान 
करने से पहले अनुकरण के हेतुओं पर विचार कर लेना उचित होगा | शब्द-सौष्ठव एवं माधुर्य के 
अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो अनुकरण करने को बाध्य करते हैं | सबसे बढ़ा नियत्रण राशियों 
का रहता है जो शिक्षिताशिक्षित सबको अपने सीमित क्षेत्र से बाहर नंहीं जाने देती । कुछ साहित्य 
प्रेमियों को अनुप्रास का मोह भी बहुत सताता है। वे अपने परिवार में अनुप्रासित नाम रखना ही 
अधिक पसंद करते हैं ।* इससे प्रवृत्ति के प्रतिकूल अनुकृत नाम रखने को विवश हो जाते हैं | किसी 
नाम की लोकप्रियता भी अनुकरण का हेतु बन जाती है, जो व्यक्ति जितना ही लोकसंग्रही होगा 
उसके नाम में उतनी ही साधारणीकरण की शक्ति होगी, वही नाम सर्वप्रिय बन सकेगा। उसी से 
सत्य, शिव एवं सुन्दर की मद्जलमयी त्रिधारा प्रवाहित हो सकेगी। यही आइत्तियों की आइत्ति के 
कारण है। अनुकरण के सबंध में यह न भूलना चाहिए कि जब अनुकृत नाम किसी देवता के नाम 
पर श्रद्धा-मक्ति तथा निष्ठा के कारण रख लिया जाता है तो वह इस कोटि में नहीं आता | जब 
किसी मनुष्य का कोई सुंदर और रोचक नाम अपना लिया जाता है वही अनुकृव नाम कहलाता है। 
कभी-कभी एक ही कक्षा में पॉच-पाँच ओमग्रकाश नाम देखे गये हैं | किसी-किसी के विचार से नामों 
की ये पुनरुक्तियाँ एथक्‌ एथक्‌ नाम हैं जो एक ही समध्वनि से पुकारे जाते हैं। उनके मत से 
जितने भी ओमग्रकाश हैं वे सब मिन्न-मिन्न अर्थवाले प्रथक्‌-प्थक शब्द हैं, केवल सबोधित करने 
की शब्द ध्वनि ही एक है। आउइृत्यक नाम को वे वही नाम नहीं मानते | जिस प्रकार यमकालंकार 
में एक ही ध्वनिवाले शब्दों की आइत्तियाँ होती हैं, कितु प्रत्येक शब्द का अर्थ मिन्न-मिन्न होता है 
उसी प्रकार जितने नाम उतने शअ्र्थ। हरि नाम के जितने व्यक्ति होंगे उतने ही एथक-प्रथ क 


) मिश्र के पदुच्युत राजा फारुख की बेगम (फरीदा) और बच्चों के नाम 'फः से 
ही आरंभ होते हैं। पुरुषंशीय राजा रौद्ाश्व के दश पुत्रों के नामों में अंत्याजुप्राख का कैसा अपर्य 
आनंद सिलता है । ऋतेषु, कत्षेषु, स्थरिडल्लेषु, कृतेष, जलेषु, घर्मेषु, धतेषु, स्थललेषु, सच्नतेषु, 
वनेषु । (विष्णू, पु०) 


६ अभिधान-अनुशीलन 


अर्थ लिये जायंगे | यद्यपि उन सब नामों की ध्वनि समान ही है । इसलिए हरि संबंधी जितने नाम है 
सब भिन्न-भिन्न हैं| एक ही ध्वन्यात्मक हरि* सॉप, मेढक, ताल, पानी आदि अनेक अथों में प्रयुक्त होता 
है | यदि हरि का श्लेषात्मक प्रयोग मान लिया जाय तो एक ही ध्वनि से अनेक अर्थ निकल श्ायेंगे | 
शब्द एक ही है, ध्वनि एक ही है, अर्थ अनेक हैं | वैशम्पायन नाम के तीन व्यक्ति हैं | तीनों नाम के 
तीन मिन्न-मिन्न नि्व॑चन किये जा सकते हैं |९ अतः ध्वनि साम्य होते हुए भी तीनो वैशम्पायन ध्रथक्‌. 
धथक्‌ तीन शब्द हैं, एक नहीं । इस तक॑ से वे अपने इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि नामों की 
आइत्ति नहीं होती । समान ध्वनि-सूचक होते हुए भी वे भिन्न-मिन्न नाम हैं। इन युक्तियों से 
आइत्यक नामों की विभिन्नता सिद्ध नहीं होती 


(१) यमक तथा श्लेषालंकार वाक्य में ही आ सकते हैं, क्योंकि उनका वाक्य के अन्य शब्दों से 
संबंध रहता है। सफुट तथा विकीर्ण नामो का अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता | इसलिए उनको 
यमक तथा श्लेष समझना उचित नहीं । 


(२) वैशम्पायन की तीन व्युलत्तियाँ हो गई" किंतु जब सैकड़ों वैशम्पायन हों तो क्या किया 
जायगा, एक सीमा के बाद तो आवृत्ति मानी ही जायगी | 


(३) निर्वाचक नाम की व्युत्पत्ति पर इतना सूक्म बिच र नहीं करते, उन्हे तो किसी अभीष्ट 
नाम का अनुकरण करना होता है। 


(४) यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नाम रखने में अर्थ से भाव प्रबल होता है | 
उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुकरण से नामों की आजृत्ति होती है। एक नाम 
की समस्त आदइत्तियाँ एक ही होती हैं और उनका अर्थ भी एक ही होता है। वे प्रथक्‌-प्रथक्‌ शब्द 
नहीं होते । अब प्रश्न यह होता है कि जब एक ही नाम की शअ्रनेक आजृत्तियाँ हैं तो उनको जातिवाचक 
मानना उचित होगा न कि व्यक्तिवाचक | उनको जातिवाचक मानना युक्तिसंगति नहीं, क्योंकि एक 
ही नाम के समस्त पुरुषों में कोई ऐसा सामान्य जेछण नहीं जो उस वर्ग के सब व्यक्तियों में पाया 
जाता हो जिस प्रकार सब पशुओं में एक पामान्य पशुत्व या सब्न शुकों में एक सामान्य शुकत्व पाया 
जाता है । सब मनुष्य में जातीयता प्रकट करने के लिए जिस प्रकार एक चिह्न-विशेष होता है जिसे 
मनुष्यत्व॑ कहते हैं उस प्रकार का सब्र रामों या कणों में रामत्व या कृष्ण्व धर्म का समरूपेण कोई 
सम्बन्ध नहीं दिखलाई देता | एक गौर वर्ण बालक भी अंधविश्वासजन्य रुढ़ियों के कारण कृष्ण संशक 
हो सकता है। कुछ विद्वान्‌ ऐसे नामों को सामान्य व्यक्तिवाचक कहना अधिक उचित सममतते हैं। 
१. हरि झाये हरि लेन को, हरि बैठे हरि पास । 
हरि हरि खुत हरि में चल्ले, तब हरि भये उदास ।। 
रे. (अ) ब्िशं मनुर्ज पातीति विशम्प:। त्रिशाम्पतिरित्यर्थ: । आतोअ<नुपसरगें कः 
. [३।२।३] इति कतोरि कः | 


बाहुलक।द्‌ विभक्वेरत्ुक । विशस्पशब्दश्चा यमश्वादिषु पत्यते । झतएवं विशस्पस्थ गोत्नापत्यं 
पुमान्‌ इत्यये अश्वादिम्य: फल [9$११ ०] इति फजि वैशस्पायन इति पद निष्पन्नस । 
(आ) शस्पाशब्दो विद्युदर्थे सुप्रसिद्ः विगता शस्पा यस्मात्‌ स इति वा, यस्यथ स इति वा 


विशर्पः। वच्ुच्छुठदो उत्नो पचारात्‌ प्रज्ञाया वा प्रतिभाया वा शारीरकान्ते्वाबोधक । अतएव निष्णज्ञो 
वा निष्प्रतिमो वा निष्प्रभो वा विशम्पशब्दस्याथ: तस्य ग्रोन्नापत्यं वैशस्पायन. । 


(३) वैयाकरणप्रवरेण वर्धमानेनोक्तस्‌-विविधशं सुस्त पातीति विशम्प: । तस्थ वैशम्पायन 
इति । मजूषा, अष्ठम वर्षे, द्वितीया संख्या अवदूबर, १६९३) | 





नाम-निरूपण ५ 


किसी आविष्कारक अथवा स्थान-विशेष के नाम से कोई वस्तु बाजार में बिंकने लगती हैं। ऐसे नामों 
को कोई व्यक्तिवाचक और कोई जातिवाचक कहता है। में दुकान से कुछ पनामा (9]406) लाया 
हूं। यहाँ पनामा जात्यर्थक व्यक्तिवाचक मानना अच्छा है। कम्पनी, पुस्तकालय, समा-समिति आदि 
के नामों को कुछ विद्वान्‌ सामूहिक व्यक्तिवाचक कहते हैं | नरनारायण, दत्तात्रेय, जिमूति आदि नाम 
अनेक देववाची होते हुए भी समस्त पद होने के कारण एकवचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे। 
किसी-किसी नाम की सैकड़ों ही नहीं, हजारों आवृत्तियाँ श्रुतिगोचर होती हैं। यह उसकी लोकप्रियता 
का कारण है। इस सर्वप्रियता का अन्वेषण करने के लिए किसी सीमित क्षेत्र के नामों का अध्ययन 
करना उचित होगा | प्रत्येक नाम की कितनी आउृत्तियाँ हुईं हैं ? किस नाम का सबसे अधिक मनुष्यों 
ने अनुकरण किया है ! इस गणना से यह पता चल सकता है कि अमुक नाम वहाँ पर जनता में अधिक 
प्रचलित है। अवध के नामों की गयना में संभव है वहाँ राम का नाम अधिक प्रचलित हो । बज में 
कृष्ण का कौन-सा पर्यायवाचक नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध होगा, यह वहाँ की नाम-गणना से ही सिद्ध हो 
सकता है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि किसी नाम की अनुकृति एवं आइत्ति उसकी लोक- 
प्रियता के कारण होती है जो स्वतः श्ुतिमाधुर्य, रचना-सौष्ठव, अर्थ-गौरव, भव्य-भावना तथा 
व्यविति-विशेष आदि बातों पर निर्भर रहती हैं । 


अनुकृत नामों के भेद--नवीन नाम रखने की प्रवृत्ति कतिपय मनुष्यों में ही पाई जाती है। 
अधिकांश में पूर्व प्रचलित नाम ही रख लिये जाते हैं | अनुकृत नामों के अविकारी तथा विकारी 
ये दो रूप पाये जाते हैं| अविकारी अपने यथार्थ रूप में रहता है | हरिश्चंद्र अविकारी नाम है, उसमें 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विकारी के कई प्रकार मिलते है 3 [ 

(१) धनात्मक विकारी नाम--इनमें यथार्थ नाम के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द आगे या पीछें 
जोड़ दिये जाते हैं | हरिश्चंद्र सिंह, वेदव्यास नामों में सिंह तथा वेद अतिरिक्त शब्द हैं । 

(२) ऋणात्मक विकारी नाम--इसमें यथार्थ नाम में से कुछ शब्द घटा दिये जाते हैं यथा- 
प्रतापसिह में सिंह प्रथक्‌ कर देने से प्रताप नाम बन गया | 


(३) आंशिक विकारी नाम--नाम के पूर्व अ्रथवा उत्तर अंश को लेकर नाम बना लेते हैं। 
मों ७ 0 ० < 
हिन्दी नामों में प्रायः पूर्व अंश ही लिया जाता है । कहीं-कहीं दोनो अंशों पर भी नाम पाये जाते 
हैं | बलराम के पूर्वाश से बलदेव, बलबिहारी और उत्तरांश से रामकृष्ण, रामब्रज आदि नामों का 
सृजन हुआ | 


(४) अपभ्रंश विकारी नाम--संपूर्ण नाम अथवा उसके किसी अंश को बिकृत कर ये नाम 
बनाये जाते हैं---रमचंदा रामचंद्र से और रमुआ राम से बने हैं। 


(५) संक्षित विकारी नाम--इसमें लम्बे नाम का हस्वरूप कर दिया जाता है, यथा-त्रज नारायण 
का विजनू , नारायण का नरेना, श्रुव कर्ण का धौकल । जिन बालकों का घरेलू (लाड़-प्यार का) नाम 
नहीं होता उन्हें ऐसे ही नामों से पुकास्ते हैं--रमला (रामलाल), हन्नू (हरनारायण, हनुमान)/बिसिया 


(विश्वम्भरनाथ) ये केवल पुकारने के नाम हैं, लिखने में इनका प्रयोग बहुत कम देखा गया है।] 


हैँ ! इसमें यह आपत्ति हो सकती है कि संख्यावाचक नाम निरर्थक तथा (भावना-रहित होंगे किंतु 
उपयुक्त दोनों नाम उस देशब्यापी क्रांति की ज्वलंत चिनगारियाँ हैं जिन्होंने विदेशी दासता के बंधन 
को भस्म कर दिया है | वे दोनों सार्थक हैं, उनसे हृदय में भावोदय होता है। इसके विपरीत संख्या 


छ अभिधान-अ्रनुशीलन 


जाचक नाप उत्त शुष्क स्थाणु के सहर होंगे जो, | कित्ती के अंगःकरण में किसी प्रकार का राग-विराग 
उत्पन्न नहीं कर सकता | उनमें अमिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का अभाव रहता है। इसलिए 
उनसे किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकल सकता। कुछ लोग उसका विद्योत्तमा तथा कालिदास के 
शास्त्रा्थ का सा मनमाना अर्थ लगाने की चेष्टा करेगे | सेना में नम्बरों से विशेष काम लिया 
जाता है । कोई सैनिक बिना नम्बर के नहीं होता | किसी पैनिक के नम्बर से केवल दो बातेँ व्यंजित 
होती हैं---(१) क्रमांक (२) उसका व्यवसाय | नं० ५५५ का यह तात्पर्य है कि सिपाही का क्रमांक ५५४ 
और ५४६ के मध्य में है और वह किसी सेना विभाग में काम करता है | इस प्रकार कोई भी संख्या 
उपयुक्त दो बातें ही किसी व्यक्ति के विषय में व्यक्त कर सकेंगी | इससे स्पष्ट हो जाता है कि संख्या- 
वाचक नामों से व्यक्तियों के व्यक्तित्व विनष्ट हो जाते हैं | किसी-किसी को यह आजक्तेप भी हो सकता 
है कि जब मुख्य-मुख्य तारों और नक्षत्र-मंडलों के अतिरिक्त अधिकांश तारों के नाम के स्थान 
पर संख्या से ही काम लिया गया है तो यह नियम मनुष्यों में क्यों लागू नहीं हो सकता ! इंसक 
निराकरण यह है कि छायापथ में असंख्य तारे हैं | फिर न जाने इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी गगन- 
गंगा और चमचमाती होंगी । नाम से काम चलना वहाँ सम्भव नही है। एक ही नाम के अनेक तारों 
में से किसी एक तारे को पहचानने में बड़ी कठिनाई होगी | दूसरी बात यह है कि साधारण जनता 
को तारों के नाम की कोई चिता नहीं, क्योंकि उनमें उसकी आसक्ति की कुछ सामग्री नहीं पाई जाती। 
उनके नाम को आकांछ्या तो केवल थोड़े से ज्योतिषियों को ही रहती है। इसलिए नाम के संबंध में 
मनुष्य और तारों की तुलना का कुछ मूल्य नहीं है । 
संख्यावाचक नामों से अव्यवस्था की भी बड़ी आशंका रहती है। प्रत्येक शहर अंपेर- 

नगरी बन जायगा। मनुष्य कितने नम्बर याद रख सकेगा ! यदि घर-घर के अलग-अलग नम्बर 
होंगे तो एक ही मुहल्ले में एक नम्बर के अनेक व्यक्ति हो जायँगे | एक ही कक्षा में एक-एक 
नम्बर के इतने विद्यार्थी हो जायेंगे कि उनकी हाजिरी लेना कठिन हो जायगा । यदि मुहल्लेवार 
नम्बर दिये जायें तो एक ही नगर में एक नम्बर के बहुत से मनुष्य हो जायँगे | मुहल्ला बदलने 
पर बड़ी गड़बड़ी रहेगी | यदि कुल शहर का एक ही क्रम से नम्बर हो तो जो व्यक्ति शहर छोड़कर चला 
जायगा तो उसका नस्बर ही लुप्त हो जायगा | इस प्रकार न तो उनके विभाजन का कोई आधार हो 
सकता है और न कोई क्रम। लंबे-लंबे नम्बरों को याद रखना भी सम्भव नहीं होगा । इसमें नामी से स्वय 
भी भूल हो सकती है। १७४६८६ नम्बर का छोटा विद्यार्थी हाजिरी के समय अवश्य भूल कर देगा। 

उपन्यासादि साहित्य में भी संख्या-वाचक नाम कथानकों के आनन्द को किरकिरा कर देँगे | श्री ८३६ 

अपनी श्रीमती ५७४ और दो बच्चे ४५ तथा ४६ के साथ बाग नं०२ में सड़क नं० ३ पर टहल 

रहे थे। यह वाक्य किसको अच्छा लगेगा | कचेहरी का मुंशी लिखेगा १७५ सुत ५२५ आदि | अदालत 

का चपरासी जब ५३६ नम्बर को पुकारेगा तो असली व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसी संख्या का कोई 

अन्य अभियोगी या कमचारी भ्रम से वहाँ उपस्थित हो जायगा | सहखनामों तथा स्तोत्नों का लिखना 

तो बंद ही हो जायगा | नामों के स्थान पर अंक लिखकर विषतु-सहखननाम का पाठ कीजिए | यदि 

4७३ ६८६ राम या कृष्ण का नाम होता तो भक्तों को नाम जपने में कितना कष्ट होता । जपते जपते न' 

जाने कितनी भूलें करते | पुलिस को भी अंघेर नगरी की सी मनमानी करने की सुविधा हो जायगी | 

अन्य असुविधा लिंग मेद की होगी, क्योंकि अंक सब पंन्निग हैं। स्त्रियों के नामों का लिंग 

ही बदल जायगा। नाम सेच्नी पुरुष की पहचान न हो सकेगी । इससे यह लाभ अवश्य होगा कि 

अहिंदियों को लिंगानुशासन वचन-मेद तथा वर्तनी के उठ जाने से भाषा सीखने में बड़ी सरलता हो - 
जायगी । सुमद्रा आता है सुनकर तो सब्र हँसते है । परंतु ३६७ आता है इस वाक्य में हँसने का 
कोई अवसर नहीं रहेगा | कुछ अंक अशुभ समझे जातें हैं और कुछ विशेष कारणों से बदनाम हो 


नाम निरूपण है 


गये हैं | मृत्यु के साथ सम्बंध होने से १३ अशुभ समझा जाता है उसे कोई व्यक्ति स्वीकार न करेगा | 
ह॒व॑“स्पैंसर* ने इसके अ्रमांगल्य के विषय में एक रोचक घटना का उल्लेख किया है | १० नं० पुलिस 
में कुख्यात है। ७४ का सम्बंध एक हत्याकांड से है। मुसलमानों में ७८६ संख्या अ्रत्यंत शुभ मानी 
जाती है। जिसको ४२० कहा जायगा वह लड़ने को उद्यत हो जायगा | प्रायः सम संख्या शुभ और 
विषम अशुभ मानी जाती है। इसके विरुद्ध परीक्षार्थी वर्ग विषम को शुभ मानता है | ऐसी परिस्थिति 
में संख्यावाचक नामो का प्रचार असम्भव है | सबसे बड़ी बाधा यह है कि भावना की एृष्ठभूमि न 
होने के कारण उनमें प्रदत्तियों का भी अभाव रहता है, इससे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का व्यक्तीकरण नहीं 
होने पाता । यदी व्यक्तीकरण नाम की विशेषता है | 
एक घर में १, २, ३,४ नाम के चारभाई हैं| नं० ३ के चार पुत्र पहले हुए, उनके नाम रखे 
गये ४, ६, ७, ८ | इसके बाद सबसे बड़े के चार पुत्र हुए, उनके नाम ६, १०, ११, १२। इस प्रकार 
संख्या में जो क्रम कौ विशेषता थी वह भी भंग हो गई। चारो माइयो के चार चार पुत्र हुए, उन सबके नाम 
क्रमश; १, २, ३, ४ रखे गये । सब|भाई खेल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उन माइयो में से नं० ३ को बुलाना 
चाहे तो ब ब ब बए की भाँति ३ ३ ३ ३ पर कौन-सा बलाथात किया जाय कि उन चारों भाइयो में 
मेद स्पष्ट हो जाय | प्रजापति के द द द के से मनमाने अर्थ लगाने से मनोरथ सिद्ध न होगा ।३ 
सड़क, मकान आदि अचल स्थानों या रेलादि चलयानो के लिए तो नम्बर से काम चल संकता है | 
संयुक्त राज्य (अमरीका) में प्राय: पूर्व-पश्चिम सड़के सम संख्यावाची होती हैं और उत्तर-दक्षिण विषम 
संख्यावाची । मनुष्यों में तो संख्या का प्रयोग केवल आपत्ति का मूल ही होगा । 
इससे यह परिणाम निकलता है कि ऐसे अर्थ शल्य, भावना विहीन एबं अनेक दोषपूर्ण नामो 
का प्रयोग असुविधा-जनक, अशोमनीय एवं असंगत होगा । कितने आश्चर्य एवं उपहास की बात 
होगी कि मनुष्य अपने मकानों, यानो आदि के तो सुन्दर तथा सार्थक नाम रखे और अपने लिए 
निरथथंक, अनुपयुक्त तथा अग्रिय नाम स्वीकार करे | 
नाम का स्वरूप--यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि नाम व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यक्तीकरण 
करता है | प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति एवं उसके व्यक्तित्व का परिचय देती है | समष्टि से व्यष्टि 
को प्थक्‌ करती है । अव्यक्त को व्यक्त करने, उसको प्रकाश में लाने का केवल नाम ही एक साधन है | 
_निराकार नाम साकार की सीमा निर्धारित करता है। नाम से जिस व्यक्तित्व की व्यंजना होती है उसके 


) एक बार किसी भोज में कुछ व्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया। संयोग से १३ 
व्यक्तियों के लिए १३ कुसियाँ एक मेज के चारों ओर लगी हुई थीं । कुछ लोग आकर अपने-अपने 
स्थान पर बैठ गये । एक व्यक्ति देर से आया । उसने देखा कि १२ कुसियों पर १२ मनुष्य बैठे 
हुए हैं, केवल ११वीं कुर्सी खाली है। इस अशुम नम्बर १३ से उसे कुछ भय-सा अतीत 
हुआ । उसे घबराया हुआ देखकर एक मलुष्य ने एक देंवीं जी की ओर संकेत करते हुए हँस 
कर कहा, “आप बच्चे से हैं, इसलिये श्रीमान्‌ जी का नम्बर १३ नहीं, १४ है” । यह सुनकर 
उसे कुछ सांत्वना हुईं | अन्य ओरता भी हँस पड़े । 

* क्षेवल “ब! चत्तुष्टय से बनाया हुआ विदेशी भाषा का यह एक वाक्य है, चारों 
बकारों पर भिन्न-मिन्न बलाघात देने से इसका अर्थ होता है -पत्नी ने पति के कान उसेंठे । 

3 एक दिन देव, दानव तथा मलुष्य प्रजापति से उपदेश लेने गये । प्रजापति ने डन तीनों 
वर्गों को 'द' की ही शिक्षा दी। इस द' से विल्ासी देवों ने 'दुमन', दिसक असुरों ने दया, 
तथा लोभी मलुब्यों ने दान! झर्थ समझा (बृहदारणयक उपनिषद्‌ु, अध्याय *, आंक्षण २, 
मंत्र १-३) । 

54 


१० अमिधान अनुशौलन 


दो अंग हैं | एक से रूपाकृति का बोध होता है ओर द्वितीय से चरित्र का। आकृति से यह अमिप्राय 
होता है कि वह मनुष्य विशालकाय है अथवा वामनाकृति किम्बा मध्यमाकार | रूप से तात्पर्य उसके 
सितासित वर्ण तथा सौंदर्य से है, यही नहीं अन्य काह्म बातें भी रूपाकृति के अंतर्गत सम्मिलित हैं। 
उसके वस्त्राभूषण, चालढाल, सजधज आदि अनेक व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। किसी 
को लम्बे केश रुचिकर हैं तो किसी को छोटे और किसी को काकुल रखना प्रिय होता है। कोई टेढ़ी 
टोपी पहनता है तो किसी को जूने की विलक्षणता आकर्षित करती है। वल्नों में नाना प्रकार के फैशन 
प्रचलित हैं | वार्तालाप का प्रत्येक का अपना निराला ही ठल्ग होता है । ये सब वहिचिह्न प्रत्येक व्यक्ति 
में एथक्‌ध्थक्‌ होते हैं। चरित्र में शुणों के अतिरिक्त विचार भावनाएँ. ए॑ क्रिया व्यापार भी 
समाविष्ट रहते हैं | इन दोनों वाह्य तथा आमभ्यंतर कारणों के द्वारा ही प्राणियों में नाम के स्वरूप की 
अभिव्यक्ति होती है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि नाम व्यक्तित्व का प्रतीक एवं व्यक्ति का 
प्रतिनिधि होता है । 

नाम का उद्देश्य--नाम एक अत्यंत सुंदर कल्पना है जिसके बिना समाज में बड़ी अव्यवस्था- " 
दुरूहता, एवं जठिलता उत्न्न होने की आशंका रहती है | सहखों मनुष्यों के समूह में से हमें एक 
व्यक्ति विशेष से मिलना है। उसे हम किस प्रकार संबोधित करें कि वह उस भीड़ से निकल कर हम 
तक पहुँच जाय । कलकत्ता में किसी को अपने मित्र के लिए एक पत्र भेजना है, बिना नाम के वह 
उस तक किस प्रकार पहुँचे | पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए भी नाम की आवश्यकता होती 
हैं | कंदारी बिहारी का पुत्र, बलई का भाई, सुमेरा का पिता ओर सुखिया का स्वामी है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि बिना नाम के मनुष्य के संपूर्ण कार्य स्थगित हो जाते, सारा जीवन-ब्यापार अस्त-व्यस्त 
हो जाता । जीवन की इन जटिल समस्याओं को सुलमाने के लिए--समाज की दुरूहताश्रों को दूर करने 
के लिए--नाम का आविर्माव हुआ | 

नाम केवल संबोधित करने के लिए ही नहीं होता | उसके अन्य उद्देश्य भी होते हैं। जब 
समान वस्तुओं की एक इहत्‌ राशि से प्रत्येक वस्तु को पहचान कर छॉटना या उसको थोड़े से शब्दों 
में वशुन करना अत्यंत कठिन होता है, तब नाम की आवश्यकता पड़ती है अथवा किसी जाति या 
समाज का कोई वर्ग किसी पदार्थ में इतनी तीज्र आसक्ति रखता है कि उसको एक छोटा सा नाम देना 
अबश्यंभावी हो जाता है। किसी एक का रूप निश्चित हो जाने पर अन्‍्यों के पहचानने में अ्रथवा 
उन अन्‍्यों के समुदाय या वर्ग का लक्षण करने में नाम से सहायता मिलती है। प्रत्यक्ष लाभ एक 
यह भी है कि वह नाम द्रव्य को पूर्ण रूप से व्याप्त कर लेता है तथा उसके संबंध एय़॑ स्वरूप को व्यक्त 
करने में मस्तिष्क को अनावश्यक तथा व्यर्थ बाते नहीं सोचनी पड़तीं। एक लघु शब्द से ही काम 
चल जाता है । रुक्षेप में नाम रखने के ये ही चार मुख्य अभिप्राय हो सकते हैं। एक पत्रवाहक अथवा 
पर्यटक नाम का मूल्य अच्छी प्रकार जानता है | 

नाम का महत्त्व--संसार में नाम का बड़ा महत्त्व दिखलाई देता है। प्रत्येक मानव की यह 
महदाकांज्षा रहती है कि उसका नाम प्रथ्वी पर प्रसिद्धि प्रात करे और उसके विनश्वर कलेवर के विनष्ट 
होने के उपरात भी वह अच्षुएण एवं अमर रहे । एतदर्थ वह अनेक उपाय तथा उपचार करता है। 
भयडूर संग्राम में प्राणों की अवहेलना कर प्रबल विपक्तियों पर विजय प्राप्त करता है। कीर्ति स्तम्भ इसी 
भाव-व्यज्ञना के प्रतीक होते हैं। प्राचीन दिग्विजय, अश्वमेध-यज्ञादि इसी अमूल्य लालसा के क्रियात्मक 
स्वरूप ये। नाम की यही भव्य भावना इशपूर्तादे शुभ कर्मों में भी साकार हो जाती है। अच्छुन्न 
एवं प्रत्यक्षु रूप में यही अमिधान-अमरत्व की प्रेरणा मनुष्य को अतिमानवता के कार्य करने को 
प्रेरित एबं प्रोत्साहित करती रहती है। 

नाम की सबसे अधिक महत्ता एवं सार्थकता उस अवस्था में प्रदशित होती है जब वह अधिक 
से अधिक जन मन को अपनो ओर आृष्ट कर सकता है। जो बहुसंख्यक व्यक्तियों के अंतःकरणों 


माम निरूपण ११ 


में रसानंद के सहश अनुभूति उत्पन्न करता है, उसी नाम की व्यापकता अधिक होती है अर्थात्‌ जिस 
नाम में जितनी अधिक साधारणीकरण की शक्ति होगी वह उतना ही मानव-मानस को प्रभावित कर 
सकेगा। इसी शक्ति पर नाम की श्रेष्ठता तथा लोक-प्रियता अवलम्बित रहती है। राम का नाम 
सबसे अधिक प्राणियों के हृदय में समान भावना जाग्रत करता है । इसीलिए वह सब का प्रिय शब्द 
बन गया है। सब्र कोई इसे अपनाने में प्रयत्शील रहते हैं, कोई नाम के आदि में, कोई अंद में, एवं 
कोई मध्य में | हिंदी प्रदेश के नामों की गणना में राम सबसे अधिक व्यापक नाम है। पूर्वी प्रदेश- 
वासियों में तो वह इतना प्रिय हो गया है कि वे उसे आद्रवसान एबं मध्य तीनों स्थानों में व्यवह्गुत 
करते हैं। रामलगन राम, रामम्गन राम, पतिराम राम आदि अनेक नाम इसके उदाहरणस्वरूप 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं । राम प्रवृत्ति के अतर्गत ८४८ नामों की रचना केवल राम के ही योग से 
हुई है । कृष्ण, शिव, विष्णु आदि अन्य किसी देव का कोई एक नाम इतना व्यापक न हो सका । 
विष्णु के नामों में हरि (१०३), महेश के नामों में शिव (२१५) तथा गोपाल के नामों में कृष्ण 
(२६२) अधिक प्रचलित प्रतीत होते हैं। 

संत महात्माओं ने नाम की महिमा का मुहुमह: स्तवन किया है। तुलसीदास ने राम के 
नाम को राम से भी अधिक महत््व दिया है। राम का दर्शन सब के लिए छुलभ नहीं है, 
कोई विरला योगो ही पा सकता है। परन्तु नाम-स्मरण जपादि से अष्टसिद्धि एवं नवनिधि स्वतः 
चली आती हैं | जब नाम किसी शुण का प्रतीक हो जाता है तो उसका मूल्यांकन करना सरल 
नहीं होता। दानवीर कर्ण, सत्यवीर मोरध्वज, प्रणवीर भीष्मादि वीरपंंगव अपने अविनाशी 
नाम के द्वारा अमर हो गये हैं। गांधी के नाम पर आज भी मनुष्य स्वस्व अपण करने को 
उद्यत रहते हैं। रुस्तम के नाम के आतंक से ही शत्र भयभीत हो जाते थे | हरीसिंह नलवा का नाम 
सुनकर ही रोते हुए अफगानी बच्चे चुप हो जाते थे | नाम से न केवल अमरत्व ही प्राप्त होता है, वरन्‌ 
यश-अपयश कमाने का भी वही एक साधन है। मनुष्य बहुधा कहा करते हैं--मेरे नाम को कलंकित 
न करना, धब्बा न लगाना, अपने नाम को उसने ऊँचा कर दिया इत्यादि, इत्यादि | ऐसे वाक्यों से 
स्पष्ट होता है कि मनुष्य को नाम की कितनी चिता रहती है । उसकी पवित्रता को अक्ुण्ण रखने के 
लिए वह अत्यंत आतुर रहता है क्योंकि वह उसका मूल्य पहचानता है । इस प्रकार आस्तिक शुणों का 
स्थायी प्रतीक खडा करने, क्षुणमंशुर शरीर को अम्ृृतत्व देने एवं अविनश्वर, अबीर्ण यशोपाजन 
करने के लिए नाम ही सर्वोत्तम उपकरण हो सकता है। 

जीवन के समस्त प्रसंग वाणिज्य-व्यापार, आचार-विचार, आमोद-प्रमोद, खेल-कूद, बातचीत, 
मेल-जोल, पत्र-व्यवहार, शुभाशुभ इृत्य नाम पर ही नि्र रहते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन वशी- 
करण आदि तांत्रिक उयचारों में मी नाम के बिना काम नहीं चल सकता। १६ संस्कारों में से ७ 
संस्कारों में नाम का प्रयोग आवश्यक होता है | हिन्दुओं का संकल्प मंत्र भी नाम के बिना पूर्ण नहीं 
हो सकता | संपक-विच्छेद, किसी भी दशा में मनुष्य नाम के बिना नहीं रह सकता । पालने से श्मशान 
तक तो नाम मनुष्य के साथ रहता ही है, मरणोपरांत भी वह अपने मुक्त रूप से उस दिवंगत आत्मा 
का पुनः-पुनः स्मरण दिलाया करता है। नाम का सबसे अधिक महत्व इसी से व्यक्त होता है कि 
मनुष्य जिसे अनामी कहता है उस ईश्वर के अनंत नाम पाये जाते हैं। “'नेति-नेति! कहने से भी उसके 
नामों की इति नहीं होती | सिक्‍्ख शुरुओं ने नाम को भी ईश्वर की एक संजशा माना है। “हारे नातो 
नाम को रे और न नातो कोय” मीरा के ये मनोज, मधुर हृदयोद्गार नाम की महिमा को सर्वोच्च शिखर 
पर पहुँचा रहे हैं | सच तो यह है कि यदि नाम का आश्रय न होता वो मनुष्य की तो बात ही क्या, 
देव भी न जाने किस कोने।में पड़े रहते, कोई उन्हें जानता भी न। नाम का ऐसा ही विश्वव्यापी 
प्रभाव है। वस्तुतः नाम मनुष्य|की एक अमूल्य निधि है। 

नाम की सार्थकता--नाम कल्पित बथा इत्रिम दोते हुए भी समाज के लिए. अनिवार्य है। 


श्२ अमभिधान अनुशीलन 


उसके बिना मानव समाज का न तो संगठन ही सम्मुख है, न कोई अन्य कार्य ही चल सकता है। 
असमभ्य तथा अशिक्षित बन्य जातियों में भी कोई नामवर्जित व्यक्ति न मिलेगा। व्यक्तित्व का बोधक होने 
से नाम मनुष्य के शुण, कम, स्वभाव अथवा स्वरूप का चित्रण करता है। उसके अंतःकरण-चतुष्टय के 
प्रस्कुटन में सहायक होता है और शीघ्र ही उसका चित्र नेत्रों के संमुल उपस्थित कर देता है जिसके द्वारा 
न केवल उसकी वाह्माक्ृति, वर्ण-स्वरूपादि का ही उद्बोधन होता है, अपितु उसकी आम्यतर प्रवृत्तियाँ, 
हृदय भावनाएँ एवं मानसिक कल्पनाएँ: समूर्त अभिव्यंजित हो जाती हैँ । शब्दों के सहश नामों में भी 
शक्तित्रय के कारण तीनो अ्रथों की अभिव्यक्ति हो सकती है। राम का वाच्यार्थ सुन्दर, प्रिय अथवा 
स्मण करनेवाला होता है। रामराज्य में राम का लाक्षणिक अर्थ राम के सदश सात्विक गुणोंवाला 
हुआ | यदि किसी खल के लिए; “आप तो साक्षात्‌ राम हैं” यह वाक्य प्रयोग किया जाय तो काकु या 
ध्वनि से राम का विपरीत अर्थ लिया जायगा । उससे वक्ता का अभिप्राय यह है कि आप दुष्ट रावण 
हैं। सत्य, शिव एवं सुन्दर नाम लोक-संग्रही होता है। राम के मन में सत्य, वाणी में शिव-संकल्प 
एवं कर्मों में सौंदर्य था। उनके नाम में भी सत्यता, ग्रियता तथा घुन्द्रता का समन्वय पाया जाता है। 
अतः उनका शील, उनकी शक्ति, उनका स्वरूप सभी कुछ लोकेतर एवं लोकोत्तर है | इसी हेतु राम 
कृष्णादि अनेक नाम पतितपावन तथा जगतारक माने जाते हैं । 

इतने शक्ति-सम्पन्न नाम को भी कुछ व्यक्ति निरर्थक अथवा साकेतिक शब्द" ही समभते हैं। 
यह उनकी श्रान्तिमयी धारणा है। अमिधान-कोश का नाम निर्जीव अथवा निष्किय हो सकता है किन्तु 
नाम शास्त्र के अनुसार जब उसका सम्बंध किसी व्यक्ति-विशेष से हो जाता है तब उसमें उस मनुष्य के 
व्यक्तित्व की छाप लग जाती है | नाम-नामी के सम्पर्क से सजीव हो जाता है, उसमें चेतना प्रविष्ट हो 
जाती है, वह व्यक्ति की भ्राभ्यन्तरिक वृत्तियों, शुणों, भाव-मावनाओं एवं रूप-रंग को धारण कर लेता 
है | नाम के बिना नामी का अस्तित्व ही मिट जाता है। नामी की मृत्यु के पश्चात्‌ भी नाम चिरकाल 
तक जीवित रहता है । कोई-कोई नाम तो अपने यशस्काय के रूप में चिर॑ंजीव हो जाते हैं | वाल्मीकि, 
व्यास, कालिदासादि ऐसे ही अमर नामों में हैं। अल्प से अल्प नाम में भी भूगोल-इतिहासादि सम्बंधी 
अनेक ज्ञातव्य ज्ञान सब्निहित रहते हैं जिसके स्मरण से ही सम्पूर्ण जीवन-इत्त का चित्र सम्मुख आ जाता 
है। राम का नाम लेते ही अयोध्या, रघुकुल, वनवास, रावणवध, राम-राज्यादि पूर्ण कथानक चित्रपट 
के चलचित्र के सहश दृष्टिगोचर होने लगता है। कृष्ण नाम में ब्रज के वन, उपबन, यमुना केलि, 
गोप-गोपियों के संग बाल-लीला, कंसादि अनेक दुष्ट राजाओं का दमन, महामारत के विवरण एवं 
चित्रण प्रत्यक्ष हो जाते है। कुंमकर्ण का नाम सुनते ही विपुलभक्ती, एथुलकाय तथा आलस्य की 
भीषण मूर्ति नेत्रों के सम्मुख कूमने लगती है। गांधी कहते ही कृशकाय, नम्मग्राय:, सत्य तथा अहिंसा 
के प्रतीक महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का चित्र मानस-पटल पर अनाबृत्त हो जाता है। यही 
नाम की सार्थकता* है। अभिधेय में जब किसी शुण अथवा प्रचृत्ति का ग्राबल्‍य हो जाता है तब अभि- 
धान उस शुण का प्रतीक बन जाता है। हरिश्चंद्र सत्य का प्रतीक है, तो शिवि, दधीचि त्याग के । बस्त॒तः 
नाम मनुष्य की आइति-प्रकृति की प्रतिकृृति होता है। 


) इंगलेंड के असिद्ध दाशंनिक जेम्स मिल के जीवन-काल में एक मनोरंजक विवाद इस 
विषय पर उठ खड़ा हुआ कि नाम साथंक है या निरथंक । यह संघर्ष बहुत दिनों तक चलता रहा । 
सिल्व तथा उसके अनुयायी नाम की निररथंकता के पोषक थे और उसके विरोधी उसकी सार्थकता के 
पत्त में अपने प्रसाण अस्तुत करते थे । 

* सामिप्राय नाम की निम्नलिखित सनोर॑जक आख्यायिका स्कंद पुराण में वर्णन की गईं है :--- 
याचमानस्य विप्रस्य लिखत्येष धरा तले ।१ 


नोत्तंयच्छुते किब्वित्तेनासौल्लेखक: स्मृतः ॥३२।॥॥ 


नाम निरूपण 5१३ 








नामों में वैधम्ये--कुछ लोगों!का यह उपालम्म किसी सीमा तक समुचित है कि नाम 

नामी में प्रायः विषमता रहती है। व्यक्तिवाचक नामो में असंगति दिखलाई देती है। नाम से जो 
शुण प्रकट होता है उसका आश्रय में प्रायः अभाव रहता है। मेंगतूराम महलो में सुख चेन से जीवन 
बिता रहा है किंतु भूपाल घर-घर भोख माँग रहा है | इस अंतर से--इस प्रत्यक्ष भेद से वे इस नि 
पर पहुँचते है कि नाम में क्या रखा है", उसका कुछ महत्त्व नहीं, नाम तो प्राणी को संबोधित करने का 
प्रतीकमात्र है। यदि ध्यानपू्वक मनन किया जाय तो उनका यह उद्म्रांव विचार निमूल ही सिद्ध 
होता है। आलोचना से प्रथम यह देखना चाहिए. कि यह असामझस्य क्यो है । यदि रामसेवक राम 
का भक्त नहीं बन सका तो किसका दोष है। करुणानिधान में यद्‌ दयाभाव का उद्रेक नहीं हुआ 
तो क्या हेतु है । हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र के सदश सत्यवादी तथा त्यागी क्यों नहीं हैं ! ऋषि कुमार 
के ऋषि कुमार न बनने का क्‍या कारण है। दलथम्मन सिंह, जंगजीत या शेर सिंह में भीरुता कैसे 
आ गई | चिरंजीलाल की अर्थी इतनी लघु आयु में क्‍यों सजाई जा रही है। करोड़ीमल के पास फूटी 
कौड़ी भी नहीं और कंगलिया की कोठी चल रही है। क्यो ! सुखिया संकट में है और दुक्खी 
सब प्रकार का आनंद ले रहा है? इस विरोधामास का क्‍या कारण है? इन वजैषस्यो पर 
मनुष्य गम्भीर विचार न करके नामों की निस्सारता पर अगत्या पहुँच जते हैं। नामों की 


द्वितीयों बराह्मणभयात्‌. प्रासादमघिरोहति ॥ 
ततो5सौरोहकाख्यो भूच्छुणु विप्रततीयकः ॥३१३॥ 
सूचितावहवोनेन ब्राह्मणा वित्तसंयुत्ताः ।। 
राशे पापेनतेनासों सूचको भुविविश्र तः |,३४ ॥। 
आद्यणः प्रार्थ्यमानस्तुशीघ्रधावतिनित्यशः ॥ 
न कस्मैचिहददा तिस्मतेनासोशीघ्रग. स्छुत ॥१७५ा॥। 
सयाकदननंदत्तद्वपर्य षितन्दिजोत्तम ।। 
ब्राह्मणेभ्य: सदात्मानं मिष्टाज्ञ रप्यपोषयस्र्‌ ॥ ३६ ॥ 
( स्क॑० पु०, अभास अ० २१६, घू० ६६४) 
एक बार पाँच ग्रेत देवदशन के लिए प्रभास क्षेत्र को चल्ले। पाप तथा निंद्ययोनि के कारण देवदूतों 
ने उन्हें पुण्य क्षेत्र की सीमा पर ही रोक दिया | इस आपत्ति में भटकते-भटकते उन्हें बहुत दिन हो 
गये फिर भी अंदर जाकर दर्शन करने सें सफल न हुए । साग्यवश एक दिन उनको सेंट गौतम मुनि 
से हो गई । प्रेतों ने मुनि को अपना-अपना परिचय इस प्रकार दिया--विग्रों के मांगने पर मैं धरती 
पर लिखता ही रहता था इससे लोग मुम्दे लेखक कहने लगे । दूसरे ने कहा, सेरा नाम रोहक इस- 
लिए पढ़ा कि में उन्हें देखकर महत्व पर चढ़ जाया करता था। तीसरे ने कहा, राजा को उनकी सम्पत्ति 
की सूचना देने से मेरा नाम सूचक हो गया। चौथा बोला, मेरा नाम शीघ्रग है क्योंकि मैं विप-याचना 
सुनते ही शीघ्र ही भाग जाया करता था। पाँचदें ने बतलाया कि में स्वयं तो अच्छी-भच्छी 
मिठाइयाँ उड़ाता था परंतु याचकों को सढ़ा-यल्ला बासी भोजन देता था । इसलिए मैं पर्यषित नाम 


से प्रसिद्ध हो गया। 
उनकी यह कष्ट-कथा सुनकर गौतम को दया आ गई और तीर्थ में उनका आयशरिचत करा 


दिया जिससे वे पांचों प्रेतयोनि से मुक्त हो गये । 
सार्थक नाम की एक दूसरी कथा दृशकुमार चरित में आती है । एक पात्र कहता है कि में 
कुरूप होने से विरूपक कहलाया तथा मेरा भाई रूपवान होने से सुन्दरक । 


वैरूप्यान्समम विरूपक इंति असिद्धिरासीत्‌ । अन्यश्चान्न सुन्दरक इति यथाथैनामा । 
| (दशकुमार चरित उत्तर पीठिकायां द्वितीयोच्छूवासः, २२अजु०) 


६४४४६ ४ $79 8 78776 | 


१४ अभिधान अ्रनुशीलन 


सारहीनता के संबंध में एक ग्रामीण कहानी है--सेठ ठंठंपाल की ज्त्री प्रतिदिन सेठजी के कान खाती 
थी कि तुमने यह कैसा भद्दा नाम रखा है। पंडित से किसी शुभ मुहूर्त में कोई सुंदर नाम क्‍यों नहीं 
रखा लेते, लाखों की संपत्ति और नाम ठठंपाल (ठंठ - निर्धन)। सेठजी यह सुनते-सुनते तंग आ 
गये तो एक दिन सेठानी को लेकर बाहर निकले । घर से थोड़ी दूर ही पहुँचे थे कि एक मुर्दे की 
अर्थी को जाते देखा। सेठ ने एक से पूछा, “कौन मर गया १” उत्तर मिला---“अमरसिंह |” 
आगे जाने पर एक आदमी पेड से लकडियाँ तोड़ रहा था। सेठ ने उससे पूछा, “भाई ! तेरा क्‍या 
नाम है !?” उसने कहा--“धनपाल |” कुछ दूर चलने पर एक खेत में कुछ ख्रियाँ सिला (उंछ) 
बीन रही थीं। ठंठंपाल ने एक से उसका नाम पूछा तो उत्तर मिला--“लक्ष्मी |? सेठजी बोले, 
“सेठानी अब लौट चलो, देखा, नाम में क्या रखा है” :-. 
अम्मर को मैं मरत देख्यो, लकड़ी तुडत धनपाल | 
साँ३ बीनत लछ्िमी देखी, मलौ नाम ठेंठंपाल ॥* 
उस दिन से सेठानी चुप हो गई। सेठ के समान अन्य मनुष्य भी उपयुक्त प्रश्नों पर भली- 
भाँति विचार न कर इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि नाम का कोई महत्त्व नहीं, वस्तुतः इस 
असमानता की भूल-सुलैयों में पड़कर ही मनुष्य तथ्य को विस्पृत कर देते हैं। नाम रखने में अमेक 
बातों का ध्यान रखना पड़ता है | देश, काल, घटना, राशि, शुण तथा इत्ति--इन घड्चकं में भ्रमण 
कर अ्रमिमावक का मन बालक का नाम निर्वाचन करता है। इनमें से कभी एक, कभी अनेक का 
संबंध नाम से रहता है। प्रथम तीन से संबंधित नामों में प्रतिकूलता इसलिए प्रकट नहीं होती कि 
जन-समाज उनकी वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित नहीं है। कितने मनुष्य जानते होंगे कि 
काश्मीरी लाल कहाँ पैदा हुए हैं । देश, काल तथा घटना आँख से ओमल रहते हैं | इसलिए उनका 
मेद भी स्पष्ट नहीं होता | सिद्ध-योग वर्ज्य राशि के अन्य नामों में भी विभिन्नता शुप्त रहती है। 
केवल शुण तथा इत्तिपरक नामों में ही अधिक अ्रव्यवस्था इृष्टिगोचर होती है| इसका मुख्य हेतु 
यह है कि नामी के नित्य व्यवहार एवं दिनचर्या से उसके वैधर्म्य शुण तथा प्रतिकूल भ्रकृति स्वतः 
अमभिव्यज्ञित होते रहते हैं। 
वैधम्ये के हेतु--अमिधान तथा श्रमिघेय में विषमता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :--.. 
(१) अधिकांश नाम अनुकरणात्मक होते हैं--प्रयाग में उत्पन्न हुए बच्चे का नाम भी उसका पिता 
बिना बिचारे लाहौरीलाल रख लेता है क्योकि। यह नाम उसे अत्यंत प्रिय है । इसी प्रकार अनुकरण- 
प्रियता के कारण मध्याह में उत्पत्ति होते हुए, मी “चंद्रोदय सिंह” नाम रख लिया जाता है; गहजात पुत्र 
भी विदेशी अथवा परदेशी-संशक होता है। अमुक व्यक्ति को अमुक-नाम बहुत रुचिकर है अतः देश, 
काल अथवा घटनादि के आनुषंगिक न होते हुए. भी अविवेकी,संरक्षुक ऐसे असंगत नाम दे देते हैं। 
यद्यपि आदिम नामघेय निश्चय ही यथार्थता पर अवलम्बित रहा होगा । (२) राशिपरक नामों के 


) यह कथा इस प्रकार.भी कही जाती है :--- 
लकरी बेचत लाखन देखे, घास खोदतन धनधनराय । 
अमर हते ते मरतनप्रेदेखे, तुमई भत्ने मेरे उनठन राय ॥ 
पाली भाषा की नाम-सिद्धि जातक गाथा (संख्या ६७) भी इसी प्रकार है :--. 
जीवकब् सं दिस्वा, धनपालिश्न दुग्गतं । 
हे पन्‍्थकन्च बने सूढ पापको पुनरागतों ॥ 
“जीवक को सरते, धनपाली को विटते तथा पंथक को बन में भटकते देख पापक नाम का 
पुक व्यक्ति सुंदर नाम की खोज स्रे विरक्त हो अपने घर लौट आया ” । 


नाम निरूपण श्पू 


लिए, मार्ग अत्यंत संकुचित रहता है । कुछ सीमित बर्णों पर।ही नाम रखना पड़ता है। इससे कमी-कभी 
नाम बड़े असम्बद्ध तथा|ऊँटपयंग हो जाया करते हैं। मेष राशि के बच्चे का नाम चू, चे, चो, ला, 
ली, लू, ले, लो, आ वर्ण से ही आरम्म हो सकता है। ६ अच्चरों में।प्रत्येक राशि सीमाबद्ध होने से रुचि- 
वेचित्र्य को स्थान नहीं रहता । (३) राशि|का।सम्बंध सिद्धयोग से भी रहता है। गणनादि में त्र्‌टि के 
कारण भी सिद्ध योग का फल प्रतिकूल हो जाया करता है। इससे नाम नामी के सम्बंध में अंतर 
पड़ जाता है। (४) नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म से ग्रायः १० दिन पश्चात्‌ होता है। इतने थोड़े 
समय में उपके शुणों का सम्यक्‌ प्रस्फुटन नहीं होने पाता | एक बात यह भी है कि इन दिनों बच्चा 
प्रायः सूतिकाणह में ही रहता है, अतणव नाम देने के पूर्व परिजन उसकी प्रकृति से पूर्णतया परिचित 
नहीं होने पाते और उसके गुणों से इतर नाम दे दिया जाता है | (५) प्रत्येक संरक्षक यह चाहता है 
कि उसका पुत्र बल, विद्या तथा वित्त में विशेष उत्कर प्राप्त करे, दिन-दिन उसकी कीर्ति का अस्तार 
हो | संसार में सब प्रकार से उत्तरोत्तर उसकी इड्धि हो । इसीलिए, शुरुजनों का यह श्राशीवचन होता 
है-“आयुष्मान्‌ तेजस्वी व्च॑स्वी श्रीमान्‌ भूयाः !” महत््वाकाक्षी भिक्नुक के मन में भी यह लालसा 
रहती है कि मेरा पुत्र भी धनी राजा या कोई सम्ृद्धिशाली व्यक्ति बने जिससे वह सुखपूर्वक रह सके | 
यह उसकी कामना है--आशीर्वाद है । सफल हो या विफल यह उसकी शक्ति से परे है। ऐसे आशीर्वादा- 
त्मक नाम भी प्रायः नामी की आकृति-प्रकृति के विरुद होते हैं। उनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं 
होता। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इन नामों में आशीर्वाद है न कि वरदान जिसकी सिद्धि अुव 
सत्य हो सकती है। (६) अंध-विश्वास तथा व्यंग्य के कारण अनेक निरर्थक, असम्बद्ध तथा 
अवांछित नाम प्रचलित हो गये हैं जो नाम तथा नामी में विभिन्नता प्रकट करते हैं। छुदामीलाल 
के पास हजारों की सपत्ति है, अंधरू़ि के कारण श्वेतवर्णी मनुष्य भी कलुआ नाम से पुकारा जाता 
है| इस विमर्श को ध्यान में रखने से नाम और नामधारी में अन्वय के विरोध की संभावना मिट 
सकती है। नाम रखने में श्रत्यंत सावधानी की आवश्यकता है | मूख् को शानेन्द्र या दुबल को पहलवान 
सिंह कहना नितांत अन्याय होगा। सुंदर नाम श्रुति मधुर, अर्थ गभित एवं नामी के रूप रक्ष प्रकृति- 
प्रवृत्ति आदि से समन्वित केवल कृत्रिम संकेतमात्र न रहकर मानवता का सजीव ग्रक्ृत प्रतीक बन 
जाता है। यूरप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वालज़क ने भी नामौचित्य के सम्बन्ध में यही माव व्यक्त किये हैं |* 

पुरुषों के नाम--पस्त॒त प्रबंध का ध्येय-केवल।पुरुषों के नामों का अध्ययन करना है | प्रदत्तों 
को प्रचुरता, प्रद्ृत्तियों की व्यापकता, अ्र्थों की महत्ता, सार्थकता एवं विचित्रता आदि दृष्टियों से ये नाम 
विशेष महत्व के हैं। पुत्रों के नाम रखने में उनके अमिभावक अधिक प्रयास तथा धन व्यय करने में 
अतिशय अभमिरुचि दिखलाते है | कुछ नाम तो अत्यंत कलात्मक होते हैं। देश, काल तथा धर्म का इन 
नामों पर बड़ा प्रभाव देखा जाता है। काशीग्रसाद, परागी, अंगनू , बस्तीराम आदि नामों में स्थान की ओर 
निर्देश किया गया है। इतवारी, प्रभाव, मंगरू, नौ अगस्त आदि नाम समय के सूचक हैं | वैष्णव 
अपने पुत्र का नाम रामकृष्ण या विष्णु के नामों पर रखता,है और शैव के बालक का नाम शिव के 





१ "एक पार एछएलंएडशी काह्ाइ०७7 !ं घराप४ 7296 8 प्रथ००. 7 [६8 6एए8४ जश्ञाां। पा 
06587009, 8. गरक्ना78 ज़गठए 65एॉ%05 ध्यवे छॉल॑पा65७ ब्यते ए70टांक्रांएा8 ग्राएा, 2790 56६४ 
90957099 (76 00४0070693 ०णऋ छाए 606, 9278 एंए60 6ए७८०ए ४02८8 ०077४2(0095 
क्ा07: 5प2९७55.,. * गत ग्रछ: 0289058 77ए ६५96 ज्ञात 8 5पछाॉ0 ए्ब7०, ए७ पाप #घत 
0०78 980 आशा] 4६ 08 ए7&9 88 ६06 8५०7 0 6 ६00६6, 804 (88 700६, (96 97. एव कक्षा, 
8१6 76599, 39ं द0 500 6 06णम9 0098 जशा0 7>0॥8४ए९७ 9 ४76 प्यट०एपौ0घ5 ००7्राष्याटाांठप 
0६ 8 7047 ज्षाए ५ 7873 ज़यांदा 88 9३809 89 & दाएंप8 07 86950 बगदता 00० 87 
छा जस्89 00 6६:४४,” (4220) 


१८ गमभिधान अनुशीलन॑ 


नामो पर होता है। वेद-प्रकाश, रामायनजी, गीतमलाल आदि ग्रंथ सम्बंधी नामों का आधार धर्म ही 
है। नामी और नाम का संम्बंध आधार-आधेय का होता है। नामोच्चारण करते ही सहसा व्यक्ति 
की ओर ध्यान आकर्षित हो जाता है | व्यक्तिवाची नाम के साथ व्यक्ति, व्यक्तित्व, शब्द, ध्वनि 
(स्वर), अर्थ, भावादि अनेक बातें सम्बद्ध रहती हैं । 


नामों का सबंध स्थूलतः गणना, घटना अथवा भावना से रहता है | कभी-कभी. इन तीनों में 
से दो का योग भी हो सकता है | गया में जन्म होने से गयादीन नाम में घटना तथा भावना का योग 
है क्योंकि गया तीर्थ भी है। मिथुनी नाम में गणना तथा घटना दोनो सम्मिलित हैं क्योंकि राशि के 
अतिस्कि मिथुन एक साथ उसन्न दो बच्चो का भी व्यंजक होता है। इसी प्रकार तुलाराम में गणना 
तथा भावना का सम्मिश्रण है । ग्रह, नक्षत्र, राशि, समय और फलयोगसूचक ज्योतिष के नाम गणना 
के अंतर्गत आ सकते हैं | घटना में स्थान, परिस्थिति, ऐतिहासिक अथवा आकस्मिक घटना, व्यापार, 
व्यवसाय पद तथा उपाधिपरक नाम आ सकते हैं | मावना के दो पक्ष हैं (१) रागात्मक--इसके भी 
दो रूप हैं: (अ) ऐहिक आसक्ति में दुलार के नाम आते--हैं, (आ) भक्ति-मावना से ईश्वर, देवता, 
तीर्थ, धर्म-प्रंथ, पव॑, धार्मिक कृत्य, महात्मा, शुरुवर्ग अथवा सद्शुणो के प्रति निष्ठा, श्रद्धा तथा विश्वास 
के कारण रखे गये नामो का संबंध रहता है। आशीर्वाद एवं अमभिवादन के नाम भी इसी में 
सम्मिलित हैं | स्थूल रूप से यह कह सकते हैं कि धारमिक, दाशनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा 
अधिकांश राजनीतिक नाम इसके अंतर्गत आते हैं | (२) विरागात्मक पक्त में व्यंग्य नाम आते हैं । 


नाम के विषय में मनुष्यों की विभिन्न धारणाएँ हैं | कोई छोटा नाम पसंद करता है तो कोई 
लम्बा नाम रखने का प्रेमी है| प्राचीन काल में मारतीय प्रब्ृत्ति नाम की लघुता की ओर विशेष भुक्की 
हुईं प्रतीत होती है, किंतु वत्तमान काल में कुछ मनुष्यों में बडे लग्बे-लग्बे नाम रखना बड़प्पन का 
लक्षण समका जाता है। कदाचित्‌ इसीलिए यहाँ के राजा-महाराजाओं और बड़े-बड़े जमींदारों के 
लम्बे नाम पाये जाते हैं। बिहार में कुछ मनुष्य अत्यन्त लम्बे नाम रखते देखे गये हैं । कुछ विदेशी 
बृहत्तम नाम भी बड़े अनोखे देखने में आये हैं? । ऐसे विलक्षण नाम कोरी कल्पना के कोतूहलमात्र 


* तिब्बत के दलाई-लामा का वहत्तर नाम--जेसम जम्पेज्ञ नया वांग यीशे तेनाजिंग 


ग्यात्सो । 


हकीम आबीसेना का असली अरबी नाम--अबू-अली-हुसेन-इब्न-अब्द-अल्लाह-इईडन- 
सीना । 


इज़लेंड की एक प्यूरोट्य लड़को का नाम--7:00४४-४ ए८०४-7परपाद्रांणा फ़ 6-४४र/श- 
पछद ह98४3070-0- न 6६ए७४- 


एक अन्य लड़की का नाम--8&७४०-853४708-0४०।४-०[४०० -«एए-एछएए-0परा(7प१6- 
पछर््थ(ं४ग702-]908"7९०६०- ,0०ए०४७०- ५/०9घ७०0- ०४8- (9७9-7?75८॥॥५- (2प770७५ 7२67०९९८००७० 
#थ:6ए-]8:७४४६०॥६६४०७-५ 6४०० ए।आ।7०१-४ ००००-००-४०]४४-००४५७ यहँ वहत्तर नाम २४६ 
सामूहिक नासों का समुदाय है जिसमे' “ए” से “जेड” तक संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला 
सन्निविष्ट है 


बक8 थी! आद्घा08 ० 907. ]. 5, १०707, ैटपिंट०0 |,०७१०७7 45 [005 80796४ए०४॥४४५- 
०8४०४8००० ४76 (०7:28, प्राधथपांएड (] ॥4ए७ ०076 8६ 850, फब्साड 96७0. टंत्रंगथीर 
धाह8ए०त 2580 0997०5530, फैप जी! ०0०8४ 7०09 0६ 93806 छा [7886००. (0 0४ 
96096.” 


श्फ्पः 


नाम-निरूपणु १७ 


हैं । इन लम्बे-लम्बे नामों में विचित्रता के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता | एक डाक्टर महोदय 
अपनी संतान के अनुप्रासित युग्म नाम रखने के अत्यंत प्रेमी हैं। चिन्मवानंद चमनजी, सब्चिदानद 
शिवाजी आदि इंद्वात्मक नाम उनके परिवार में पाये जाते हैं । 

उच्चारण की सुविधा भी नाम रखने में अपना महत््व रखती है। टेढ़े-मेढ़े नाम, जिनमें जीम 
को तोड़ना-मोड़ना बहुत पड़ता है, कोई नहीं रखना चाहता | मुख-सुख के पश्चात्‌ शब्द-माधुर्य ध्यान 
देने योग्य है। जिस नाम के सुनते ही कानों को धक्का-सा प्रतीत हो, ऐसे कर्ण-कट्ठ नाम को विरला ही 
अपनाता है। अर्थ-सौंदर्य भी नाम का एक विशेष विधान है। कोमलकांत अछरो का नाम भी यदि 
निरर्थक हो तो शोभा नहीं पाता | शिष्ट-समाज में अशिष्ट, अटपण नाम केवल हास्वास्पद ही होता 
है | एक पुरानी उक्ति है कि एक मनुष्य अपने पिता के पांडित्य की बड़ी प्रशंसा कर रहा था। लोगों ने 
उसका नाम पूछा तो उसने “टंडई” बतलाया | इसपर सब हँसकर कहने लगे “श्ायते पितृपांडित्य॑ 
“धटंडई” नाम धारणात्‌ ।” वास्तव में उपयंक्त तीनों ही दोष इस नाम में पाये जाते हैं। कहने का 
प्रयोजन यह है कि नाम सरल, सरस, सुब्ोध, सार्थक और लघु हो जिससे उसके उच्चारण तथा 
समभने में अल्पकाल ही अपेक्तित हो । 

नाम नामी का प्रतिनिधि होता है, इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए, कि जिससे नामी के 
आंतरिक एवं बाह्य परिचय का कुछ आमास प्राप्त हो जाय, तभी तो उसकी सार्थकता है | इस विषय में 
महाराष्ट्र तथा शुजरात के नाम विशेष ग्रौढ़ एवं समुन्नत अवस्था में पाये जाते हैं। कुछ जातियाँ अपने 
नामों के साथ अपने जन्म-स्थान या अपने पूव॑जों के मूल स्थान का नाम भी रखती हैं। स्थान का 
नाम मद्रास में अपने नाम से पहले लगाते हैं? और महाराष्ट्र में नाम के अंत में लगाया जाता है* | 
पारसियों के नाम तो चार-चार नामों के समुदाय होते हैं जिनमें पहले व्यक्ति का नाम तत्यश्चात्‌ पिता 
का नाम फिर पितामाह का, तदनंतर जन्म-स्थान का नाम रहता है | इस प्रकार नाम से ही उस व्यक्ति 
का पूरा पता मिल जाता है। प्रारम्भ में रोम में भी एक-एक व्यक्ति के नाम में (१) ?£8८॥700767 
अर्थात्‌ व्यक्तिगत नाम (२) ३०४7८॥ अर्थात्‌ “गोत्र, आस्पद अथवा ग्रवर (३) (302 70४८४ 
अर्थात्‌ वंश का नाम तथा (४) 8.8707767 अर्थात्‌ उपाधिसूचक नाम मिश्रित रहते थे, जिससे 
उस व्यक्ति के विषय में अनेक बातें ज्ञात हो जाती थीं। नाम की सबसे मुख्य विशेषता प्रवृत्ति- 
परिचायकता है | मौलिक नामों में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु अनुकृत नामो में उत्तरोत्तर 
उसका ह्ास होता जात है। 

नामों की कुछ विशेषताएँ--मिन्न-मिन्न जाति के नामों में पहले कुछ समानता रहती थी 
जिससे संज्ञी के वण का कुछ संकेत हो जाया करता था। मनुस्मृति आदि धर्म-प्रंथों में ब्राह्मण को अपने 
नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय को वर्मा, वैश्य को शुप्त तथा शूद्ध को दास लिखने का आदेश और अधि- 
कार था। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के नाम में शन तथा मंगलवाची, क्षत्रिय के नाम में प्रताप एवं 
शोर्वव्यज्षक और वैश्य के नाम में धन-सम्बन्धी वथा शूद्र के नाम में सेवा-शश्रषा भाववाले शब्द 
होते थे । इस स्वालक्षुण्य के कारण संजशी अपने नाम को गव॑ और गौरव की दृष्टि से देखता था | 
कितु आजकल वर्णाश्रम-व्यवस्था के लोप होने से नामों में भी बड़ी अव्यवस्था हो गई है | संप्रति 
भारत में अनेक जातियाँ-उपजातियाँ हैं और उनके भेद-प्रमेद, शाखा-प्रशाखा गणनातीत हैं । 





नूरणी (स्थान) वेधनाथन भास्करन । * गणेश ह्यंबक केतकर । 
॥&8०७ ]०४87०87 5078 0] ]४४०७0078 ए०8 (एरच जहाँगीर सोराबजो तारापुरी) 
शप्रणांप9 (०7४थ४प८५ 8090 &/0%075 


डे 


श्ध्य अमभिधान-अनुशीलन 


इस आधुनिक परिस्थिति में भी कुछ नामों में समानता दिखलाई देती है। क्षत्रिय और सिक्खों 
के नाम के अंत में सिंह का प्रयोंग अनिवार्य-सा हो गया है। विहार के कायस्थों में सिनहा लिखने का 
प्रचलन है । “मल? मारबाड़ियों के नामों में बहुधा पाया जाता है। पावत्य-प्रदेश के वैश्यों का शाह शब्द 
मैदान के निम्नस्तर के वैश्यों में साहु हो गया है | गोरखपुर के मल्ल ठाकुरों में शाही लिखते हैं। संस्कृतशों 
में तत्सम रूप व्यवहृत होते हैं। अशिक्षित प्रायः तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण अशिक्तित 
जनता तद्भव और देशी शब्दों से काम चलाती है । उदूं पोषित परिवारों में बिक्ृत हिन्दी-उदूं के मिश्रित 
या उर्दू के शब्द प्रयुक्त होते हैं। सन्‍्यासियों के नाम बहुधा आनन्द से अन्त होते हैं। जैनाचार्यों के 
अन्त में “सूरि” शब्द पाया जाता है। बौद्ध-साधु मिक्नु का प्रयोग करते हैं। कुछ मनुष्य शर्मा, 
वर्मा, आदि प्राचीन प्रयोग भी व्यवहार में लाते हैं। नाथ और राय क्रभशः जोगियों और भादों के 
नामों के अंग बन गये है |” पुरुषों के नामों का विशद्‌ विवरण विविध रूप से बीस प्रकरणों में आगे 
दिया गया है । 


स्त्रियों के नाम--स्त्रियो के नामों में न तो विशेष कलात्मकता प्रदर्शित होती है और न 
प्रवृत्तियों की अधिकता | इसका हेतु यह हैं कि कुछु समय पहले कन्याओं को कई कारणों से उपेक्षा की 
दृष्टि से देखा जाता था | पुत्रियों को पुत्रों के समान प्यार नहीं करते थे । राजपूतों के यहाँ तो उनका 
मार डालना ही उत्तम समझा जाता था| जिनके जीवन ही का कुछ मूल्य नही, उनके नाम की ही 
क्या चिंता ! यही कारण है कि उनके अंधविश्वास और दुलार के नाम निदशन-मात्र ही मिलतेहैं । 
उच्च कोटि के तत्सम नाम भी चहुत ही कम पाये जाते हैं । किंतु आजकल यह मनोबृत्ति दूर होती जा 
रही है श्रोर उनके सुन्दर शुणात्मक नाम ही अधिकतर रखे जा रहे हैं। स्त्रियों के नाम प्रायः 
आकारांत अथवा ईकाररांत होते हैं जो बहुधा निम्नलिखित आधार पर रखे जाते हैं ;-- 

(क) देवियों के नाम--पाबंती, लक्ष्मी, सरस्वती, रमा, राधा, सीता आदि | 

(ख) फूलों के नाम--चंपा, चमेली, बेला, शुलाब आदि । 

(ग) पशु पक्षियों के नाम--कोकिला, हंँसा । 

(घ) आभूषणों के नाम--कंठी, लोंगा, टिकी, माला, फुलवा आदि | 

(छ) प्राचीन स्त्रियों के नाम--गार्गी, मैत्रे यी, मदालसा, सुलभा, मीरा आदि । 

(व) पौराणिक आख्यानों में आये हुए. नाम--कलावती, ल्लीलावती, यशोदा, चित्रलेखा, 

सावित्री आदि । 


(छ) मणियों के नाम --मूँगा, मनियाँ, नीलम, आदि । 

(ज) बहुमूल्य वस्तुओं के नाम--कस्तूरी, कपूरा, केसर, चंदनिया आदि 
(रू) ख्पात्मक नाम--शोमा, सुन्दरिया, रूपा, चंद्रकला, सुलोचना । 

(ज) सौभाग्यसूचक नाम--सुखिया, भगवती, धनवंती | 

(5) शुणबोधक नाम--ज्ञानो, शीला । 

(5) समयसूचक नाम--उषा, रजनी, पुनियाँ, मंगलिया | 

(ड) स्थान-सस्बंधी नाम--अंगनियाँ | 

(ढ) अंधविश्वास के नाम--पाला, चुनिया | 

(यू) व्यंग्य नाम--भोरी, खिल्लो, छुबीली । 

(त) दुलार के नाम--लाड़ो, मुनिया | 

(थ) पुल्लिंग नामों के स्त्रीलिंग रूप--रानी, भवानी, कल्याणी, बीरा, मोहनी । 





) झयोध्या के गुरुकुल में बह्मचारियों के नाम मित्रांत ही होते हैं। 


नाम-निरूपण श्ह्‌ 


(द) किशोर, कुमार, दास, देव आदि गौण प्रवृत्तियों के स्त्रीलिंगों की सहायता से मी नाम 
बनाये जाते हैं--राजकिशोरी, फूलकुवेरि (कुमारी) सेवादासी, सुखदेई (देवी), जैदेवी । 

(ध) नदियों के नाम--गगा, जम्ुना, निवेणी | 

(न) मिठाई के नाम--इमरती, बतासो | 

(प) शह-पदार्थों के नाम--कटोरी | ; 

(फ) बाला, कला, रानी, ढुलारी, प्यारी, प्रभादि के योग से भी कुछ नाम बनाये जाते हैं--- 

शशिवाला। 

(ब) नक्षत्र-तारों के नाम--वारा, रोहिनी, विशाखा | 

(भ) रागिनियो के नाम--रामकली | 

प्रायः ये ही मुख्य प्रदत्तियाँ महिलाओं के नामों में मिलती हैं | इन नामों की यह विशेषता है 
कि इनमें अधिकांश नाम गौण प्रवृत्ति के बिना ही पाये जाते हैं | अशिक्षित आमीण जनता में तद्भव 
रूप ही अधिक प्रचलित हैं, किंतु नगरों में शिक्षित पुरुष अपनी कन्याओं के सुन्दर तत्सम नाम अधिकतर 
रखते हैं। महिलाओ के वर्तमान नामों में अयने पति के नाम का उत्तर पद अपने नाम के अंत में जोड़ने 
की मनोइत्ति दिखलाई दे रही है। रामशरण की पत्ञी विमला अपने नाम के अंत में “शरण” का 
प्रयोग करेगी अर्थात्‌ वह अपना नाम विमला शरण लिखेगी | ' कोई-कोई माता-पिता अपनी पुत्रियों को 
न केवल पुत्रों के से वस्त्र ही धारण कराते हैं, अपितु उनके नाम भी बालकों के से रखते हैं ।* उपयुक्त 
दोनों दशाओं में लिग-भेद लुप्त हो जाता है | ऐसे भ्रमोत्यादक नामो से यह पता लगाना कठिन होगा 
कि नामी “नर है कि नारी है ।! 

सखी सम्प्रदाय के नाम--टट्टी या सखी सम्प्रदाय के नामों ने एक विचित्र समस्या प्रस्तुत 
कर दी | उनका समावेश इस सड्जुलन में उचित है या नहीं ! वस्तुत: विचार किया जाय तो ये नाम 
अवसर विशेष के लिए ही अपनाये गये हैं। उस समय न केवल नाम तथा वेश-भूषा ही, अपितु हाव- 
भाव भी भक्ति के आवेश के कारण स्त्रियो के से ही होते है जिससे वे भक्तत प्रेयसी के रूप में अपने 
मियतम (भगवान्‌) को रिम्ला सकें | उस समय वे अपने को भगवान्‌ की गोपियाँ ही समभते हैं । 
उन र्लौसंशक पुरुषों के लोक-व्यवहार के लिए अन्य नाम भी होते हैं| उनके स्री नामों से सामान्य 
जनता परिचित नहीं होती, केवल उस सम्प्रदाववाले ही अवस्था-विशेष में उन नामों का प्रयोग करते 
हैं, अन्यथा वे शुत्त ही रक्खे जाते हैं । अतः उनको उपनाम भी नहीं कह सकते और न वे वास्तविक 
नाम ही हैं। वे गोत्र प्रवरादि सूचक शब्द मी नहीं हैं जिनका प्रयोग प्रत्येक समय एवं प्रत्येक अवस्था 
में हो सकता है । पुरुषों के स्री नाम की विकट पहेली न सुलभनेवाली एक उलमन है। ललित 
किशोरी के मेष में कोई पुरुष अपने दफ्तर में काम करने के लिए जाते हुए नहीं देखा गया है और न 
वह कचहरी में उस नाम से सम्बोधित होना ही पसन्द करेगा | डद्‌ं की तरह उनको उफ लगाकर भी 
अयोग करते नहीं देखा गया है । हरिक्रष्ण उप ललित किशोरी कहते कभी नहीं सुना गया। अभिनय 
के नाटक-पाओे के सहश भी ये नाम नहीं हैं । नाटक में किचित्‌ काल के लिए ही पात्र अपनी वेश- 
भूप्ता एवं नाम परिवर्तन करता है। अन्य अभिनय में वह अन्य नाम रख लेता है। कमी-कभी एक ही 
खेल में उसको कई नामों से कई पार्ट खेलने पड़ते हैं | ये नाम ललित किशोरी की मॉति जीवन में 
अयुक्त नहीं होते। माधु्ब॑भाव, कोमल भावना, अवस्था विशेष, भक्तित का आवेश आदि बातों के 
कारण ये नाम रखे गये हैं। ऐसे स्लीसंशक नामों को पुरुषवाची नामों में स्थान न देना ही डचित 





* मल्ाबार में कहीं-कहीं कन्या के नाम के हाथ साथ साता-पिता के नाम भी संयुक्त 
रहते हैं। विवाहोपरांत पिता के नाम का स्थान पति का नाम ले लेता है। 


* सरोज, मिथिलेश । 


२० अमिधान -अनुशीलन 


समझा गया। कोई-कोई यहाँ यह शंका उपस्थित कर सकते हैं कि राधा, रीता, पावंती आदि छी- 
लिज़् नाम इस संग्रह में क्‍यों सम्मिलित हैं ? इसका समाधान यह है कि ये नाम पुरुषबाचक नामों के 
प्रथमांश अथवा सूछ्मरूप हैं--राधाचरुण, सीताशरण, पावब॑तीग्रसाद आदि पूरे नामों के अवशिष्ट 
अश हैं जो प्रयत्न-लाधव के कारण व्यवह्ृत होते हैं । संक्षेप में यह कह सकते हैं कि टट्टी सम्प्रदाय के 
ये नाम केवल ठट्टी की ओट में ही व्यवह्वत किये जाते हैं। वनितावेशी क्लीव समुदाय के नामों पर यह 
आक्तेप नहीं हो सकता, क्योंकि उनके नाम अन्य पुरुषों के से ही होते हैं। 


साहित्य के नाम--नाम के आधार पर साहित्य,चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। 
प्रथम श्रेणी में वह साहित्य है जिसमें वास्तविक व्यक्तियों के वही तथ्य नाम होते हैं जिनसे वे इस 
संसार में प्रसिद्ध हैं। ऐसे नाम इतिहास, जीवनचरित, कोश, विश्वकोश और परिचियात्मक गंथों में 
आते हैं | नाटक संबंधी ग्रंथ द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत हैँ जिनमें वास्तविक तथा कल्पित दोनों ही प्रकार 
के नाम होते हैं | उपन्यास, आख्यान, कथा, कहानी, गल्पादि में प्रायः कल्पित नाम ही होते हैं। निरा- 
कृत नाम सम्बन्धी अमिधान-संग्रह के साहित्य को चतुर्थ श्रेणी में रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त 
अन्य साहित्य का नामों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

साहित्य के नाम तथा साहित्यिक नाम में जो अंतर है उसे स्मरण रखना चाहिए | साहित्य में 
प्रयुक्त होनेवाले व्यक्तियों के नाम साहित्य के नाम हैं। लेखक के नाम से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता, 
ओर साहित्यिक नाम वे हैं जो कवि, लेखक तथा साहित्य-प्रेमी नाम के अतिरिक्त अपना एक अन्य 
नाम (उपनाम) भी रख लेते हैं | 

उपनाम--उपनाम अधिकांश में साहित्यिकों में ही पाये जाते हैं | कवि का पूरा नाम कविता 
में रखना प्रायः असम्भव होता है । इसलिए, कुछ कवि अपने नाम के प्रथमांश का प्रयोग अपनी 
कविता में करते हैं। तुलसी, सूर, केशवादि ने प्रथम शब्द से ही काम लिया है। कुछ कवि अपना 
एक अन्य अतिरिक्त नाम भी रख लेते हैं। यह प्रायः सरल, कोमल, मधुर और छोटा सा शब्द होता 
है| यही उपनाम कहलाता है। इसे साहित्यिक नाम भी कह सकते हैं। 


उपनाम से कई लाभ हैं--(१) उससे साहित्य-प्रे५ प्रकट होता है । (२) वह कविता में सरलता 
से प्रयुक्त हो सकता है। (३) उसके प्रयोग से कबिता की चोरी नहीं हो सकती । (४) बह्द कवि के नाम 
को दीध॑जीवी बनाता है। (५) जहाँ दो लेखक एक ही नाम के हों वहाँ उपनाम से ही उन दोनों की 
विभिन्नता व्यक्त हो सकती है। कोई कोई साहित्यकार अपने नाम के उत्तर पद से ही उपनाम का काम 
चलाते हैं। जयशंकर प्रसाद का उपनाम “प्रसाद? ही प्रसिद्ध है। दीन दयाल ने अपने पूरे नाम का 
ही प्रयोग किया है | कविराज, कविरत्ञादि कुछ उपाधियाँ भी उपनाम का काम देती हैं। कुछ उपनाम 
इतने प्रबल हो जाते हैं कि असली नाम को लुप्तप्राय कर देते हैं। प्माकर और प्रेमचंद के वास्त- 
विक नामी को बहुत ही कम मनुष्य जानते होंगे। भूषण के नाम का तो आजतक किसी को पता ही 
न चला। अब्दुरंहीम ने अपने दोहों में रहीम या रहिमन का प्रयोग किया है। सैयद इब्राहीम का 
हिन्दी उपनाम 'रसखान” बहुत लोक-प्रिय है । जायसी जायस स्थान से प्रसिद्ध हो गये | 


उपनाम के खोजने में पर्यात् परिश्रम करना पड़ता है, दीधकाल तक माथा पत्ची करनी पड़ती 
है तब कहीं अच्छा और उपयुक्त उपनाम सुझाई देता है। नाम को दूसरे मनुष्य रखते हैं और वह 
बदला भी जा सकता है । परन्तु उपनाम स्वयं कवि की अपनी कल्पना होती है जिसका बदलना प्रायः 
सम्भव नहीं होता । उपनाम भी व्यक्तिवाचक के सद्दश प्रयुक्त होते हैं। कवियों को प्रायः उपनाम से 
ही सम्बोधित करते हैं, क्योंकि उनका रूप प्रायः छोटा और सरल होता है। कुछ उपनाम बढ़े रहस्य 
पूर्ण होते हैं। अयोध्यासिह उपाध्याय के उपनाम हरिऔध” का परीक्षण कीजिए. | पहले उन्हें कवि 
सुम्मेलनों में अपने कवित्त-सबैये सुनाने का झ्वसर मिलता था| इन छूंदों में उनके नाम्‌ का समाबेश्‌ 


नाम-निरूपण 


न फिलललत-- फू 


होना असम्भव था| कवि की सूक निराली ही होती है। दोनो पदों का विपर्यय कर उनके पर्याय रैल _ 
उर्दू समास बना लिया । इस प्रकार “हरिओ्ौध”! उपनाम बन गया, नाम और उपनाम दोनों का 
अर्थ एक ही है। विद्याभूषण के (वि! और “भू? से “विश्व” बनाया गया है। परमेश्वर नाम में दो 
रेफ होने से भ्रमर के साहश्य पर कवि ने अपना उपनाम हिरेफ रख लिया, अनेक उपनाम इसी 
प्रकार बन गये हैं, जिनका इतिहास अज्ञात है। रचना तथा उपादेयता के विचार से इन उपनामों में 
बहुत थोड़ी प्रवृत्तियाँ ही काम करती हैं ; संस्कृत साहित्य में उपनामों का अभाव है। हिन्दी में यह 
प्रवृत्ति उ्दू से आई हुई प्रतीत होती है। नाम के प्रथमांश के अतिरिक्त युष्प सम्बन्धी सुमन, कमलादि 
पक्की सम्बधी कोकिलादि, व्यंग्य के वेद्वादि, भाव सम्बन्धी व्याकुलादि, प्रकृति सम्बन्धी चंद्रादि, शुण 
संबंधी ज्ञानी, माधुरी आदि अनेक प्रकार के उपनाम स्त्री पुरुषो के पाये जाते हैं| एक ही जाति-नाम 
अनेक व्यक्तियों का होता है, इसलिए, ऐसा नाम उपनाम के लिए उपयुक्त नहीं है। उपनामों को भी 
व्यक्तिवाचक ही समझना उचित होगा क्योंकि उनसे भी व्यक्ति विशेष का ही बोध होता है। कभी- 
कभी यह देखने में आया है कि जो शब्द एक व्यक्ति का नाम है, वही दूसरे का उपनाम है। ऐसे 
स्थानों में व्याप्ति होने की सम्भावना रहती है | 


उपाधिनाम--कुछ उपाधियाँ भी जाति नाम के सहृश नाम के अन्त में लिखी जाती हैं। देश 
काल, जाति, भेद से उपाधियों मिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं । हिन्दू काल में नवरक्ञादि उपाधियाँ 
थीं, मुसलिम शासन में अ्रमीर, दीवान, मुंशी आदि तथा अंग्रेजों के समय रायसाहब, रायबहादुर आदि 
उपाधियाँ प्रचलित रहीं | अंतिम दो उपाधियों के दो खंड कर नाम के आदि और अंत में एक एक 
खंड रख देते हैं। कभी नाम से पहले ही पूरी उपाधि लिखते हैं। अधिकांश उपाधियाँ व्यक्तिगत होती 
हैं| वंश परम्परागत उपाधियाँ जाति नाम का रूप धारण कर लेती हैं। राजकीय उपाधियो के अतिरिक्त 
विद्या, धन, वीरता, त्याग, दान तथा शुण, लोकसेवा, समाज सेवा, परोपकारिता आदि सम्बन्धी अनेक 
प्रकार के उपाधि-नाम पाये जाते हैं । उपाधि प्रवृति के नाम मनुष्यों के नाम होते हैं और उपाधि-नाम 
उपनाम के सहश अधिकतर नाम के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये नाम इतने प्रबल होते हैं. कि असली 
नाम ओट में पड़ जाते हैं | व्यवहार में प्रायः इन्हीं से काम चल जाता है। मनुष्य इन्हें उपनाम तथा 
जाति नाम के सददश काम में लाते हैं। उपाधि के सम्बन्ध में विशेष चर्चा अभिवष्यंजनात्मक प्रबृत्ति 


में की गई है । 

छुद्य नाम--उपनामों से मिलते-जुलते कुछ अन्य नाम भी होते हैं जिनका उद्देश्य लेखक तथा 
उसके व्यक्तित्व को शुत्त रखना होता है। ऐसे छुद्न नामों को प्रच्छुन्ननाम भी कह सकते हैं। नकली 
और प्रच्छुन्न दोनों ही कृत्रिम तथा कालापेक्चित नाम होते हैं परन्त उनमें थोड़ा-सा भेद भी होता है । 
बहुरूपिया किसी की नकल उतारने के समय रूप और नाम तद्रूप ही रखता है | उसका बदला हुआ 
यह नाम वास्तविक नाम का अनुकरण ही होता है। वह रूप और नाम के साथ-साथ उसका रा 
व्यवहार मी करता है। यह बहुरूपिया का नकली नाम हुआ वस्तुतः नाटक के पात्रों के नाम नकली ही 
होते हैं | जब एक राजद्रोही या डाकू अपना मेष और नाम बदलता है तो उसका उद्देश्य अपने को छिपा- 
कर शत्र्‌ से बचना होता है न कि किसी की नकल उतारना । यह अ्रच्छुन्न नाम हुआ। वह इसकी 
ओट अपने असली नाम को छिपाकर अपनी तथा अपने व्यक्तित्व की रक्षा करता है। यदि यह विद्रोही 
या डाकू किसी व्यक्ति विशेष का रूप और नाम धारण कर तदूरूप व्यवहार द्वारा राजा के शुप्तचरों और 
सिपाहियों को धोखा देता है तो उसका यह नाम भी नकली होगा। प्रच्छुन्न नामी को रूप बदलकर 
धोखा देने की आवश्यकता नहीं | वह स्वयं भी इस नये नाम की ओड में शुप्त रहूता है और अपने 
असली नाम को भी छिपाना चाहता है। यह नया अज्ञात नाम दोनो को शरण देकर शुप्त रूप से 
उनकी रक्षा करता है। अनुकुत नाम न नकली है. न्‌॒प्रच्छुत्न, क्योंकि उसका उद्देश्य भिन्न होता है | 


श्र अमभिधान-अनुशीलन 


हास्यरस तथा समालोचना के लेखक अपनी वचत के लिए कभी-कभी प्रच्छुन्न नाम का आश्रय लेते 
हैं | ये नाम एक अच्र से लेकर शब्द समूह तक के होते हैं । कोई कोई लेखक अंक से भी काम 
चला लेता है । पत्र पत्रिकाओं में प्रायः लेखक के नाम के स्थान में क्ञ, ज्, तर, अज्ञात आदि प्रच्छन्न 
नाम छुपते रहते हैं | रामदास गौड़ अब्दुल्ला के नाम से भी कभी-कभी लिखा करते थे | वस्तुत: प्रेम 
चन्द धनपतराय का कहानियों के लिए प्रच्छुन्न नाम ही था। 
जाति नाम--जातियों की इतनी इह॒त्‌ संख्या भारत के अ्रतिरिक्त अन्यत्र मिलना सम्भव प्रतीत 

नहीं होती। एक-एक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त है और प्रत्येक उपजाति की अनेक शाखा, 
प्रशाखाएँ विशाल वट वृक्ष के सदश फैली हुई हैं। मनुष्य प्रायः इन जाति-सूचक शब्दों को अपने 
नाम के अन्त में लिखते हैं। यही जातिसूचक शब्द जाति नाम हैं | जाति नाम वह अतिरिक्त शब्द 
है.जिसे किसी देश, जाति, समुदाय, वर्ग या राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए; प्रयोग कर सकता हो। 
मिन्न-मिन्न जातियों का आधार भिन्न-मिन्न होता है। ब्राह्मण आदि कुछ जातियाँ अपना आदि उद्भव 
ऋषियों से मानती हैं। ऋषिनमुनियों के नाम से ही डनके अनेक गोत्र-प्रवर प्रसिद्ध हो 
गये हैं। कुछ जातियों ने अपनी उत्पत्ति अपने पूर्वजों से मानी है। उनके बंश के पूर्वज ही मूल पुरुष 
समझे जाते हैं |* बहुत से राजकुल अपने को सूर्य अथवा चन्द्रवंश की संतति मानते हैं | अपने 
आदि स्थान को ही कुछ जातियों ने अपनालिया है। कुछ जातियाँ उपाधियों से निर्मित हुई 
हैं। अनेक के नाम उनके व्यवसाय के कारण पड़ गये। कुछ जातियाँ कम-कांड और कुछ दन्त 
कथाओ के आधार पर भी बन गई हैं। इस प्रकार इन मुख्य धाराओं से अनेक प्रकार के जाति 
नाम प्रादुर्भत हुए हैं :-- 

(१) गोत्र--प्रवर सम्बन्धी जाति नाम--भारद्वाज, भाग॑व, आ्नेय | 

(२) पूर्बंज सम्बन्धी जाति नाम--यादव, अग्रवाल, सक्सेना | 

(३) स्थान सन्बन्धी जाति नाम--मालवीय, कनवजिया, सरजूपारी, श्रीवास्तव, माथुर | 

(४) उपाधि सम्बन्धी जाति नाम--हविबेदी, चतुवेंदी, त्रिपाठी, आचार्य, शाज्जी । 

(४) व्यवसाय सम्बन्धी जाति नाम--नाई, धोबी, चमार, भंगी, काछी, कलवार, अहीर, बढ़ई, 
मछुआ, छुद्दार, आदि । 

(६) कर्म-कांड सम्बन्धी जाति नाम--बाजपेई, निगम, ओजिय | 

(७) दन्त कथा सम्बन्धी जाति नाम--राजपूततों की उत्पत्ति | 

कुछ जातियों ने अपने नामों के नवीन संस्करण कर लिये हैं। नाई से न्यायी, चमार से 
जाटव, काछी से कुशवाहा, कलवार से जायसवाल, धोबी से प्रजापति, भंगी से वाल्मीकि, अहीर से 
यादव, बढ़ई से मैथिल, लुह्ार से विश्वकर्मा बन गये हैं| इनके अतिरिक्त अन्य जाति नामों का 
उल्लेख करना भी आवश्यक है, क्योंकि नामों में उनका प्रयोग भी बहुधा देखा जाता है ;--- 

(क) चार प्रकार के साधु (१) परमहंस (२) निर्मला, (३) उदासी । (४) वैरागी | 

() चार प्रकार के बैरागी (१) श्री गौडीय (२) निम्बाक (३) वैष्णव (४) ओर 
बैरागी । 

(ग) दशनामी संन्यासी-तीर्थ, आश्रम, बन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती 
भारती, पुरी। ; 

(घ) नाना पंथी--कबीरपं थी, नानक पंथी, दादू पंथी, लाल पंथी आदि | 





* स्पेन देश में पिता के वंश-नाम के स्थान में माता के वंश-नाम का अ्रयोंग भी कर सकते 
हैं, भाजावार की कुछ जातियों से मातू-पत् अबल होने के कारण साता का गोस्न ही सान्‍य है । 


नाम-निरूपण रैरै 


(ड) वर्णाश्रम सम्बन्धी नाम--वैश्य, शर्मा, वर्मा, शुप्त, दास, सिंह, अलह्चारी, वानप्रस्थी, 
संन्यासी आदि । 

देश तथा काल के भेद से इनके अतिरिक्त कुछ अन्य जाति नाम भी हो सकते हैं। ये नाम 
व्यक्ति वाचक नहीं हैं, इन्हें जाति-वाचक अथवा जात्यर्थक व्यक्ति-वाचक कह सकते है। कोई-कोई जाति 
नाम किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता के कारण व्यक्तिवाचक की कोटि में पहुँच जाता है। मालवीय 
कहने से मदनमोहन मालवीय ही समकका जायगा। विद्यार्थी, स्नातक, पंडा, पुजारी महंत आदि 
शब्द भी जाति नाम का काम देते हैं। जाति नामों को गोत्र नाम या अल्ल भी कह सकते हैं । 

नाम का शास्त्रीय रूप--बैदिक युग में नामो का निर्वाचन श्रुतियों के शब्दों में से ही किया 
जाता था | शनैः शनैः यह प्रवृत्ति लुप होती गई । मनुष्यों ने यथेप्सित नाम रखना प्रारम्भ कर दिया | 
गद्य सूत्रों ने इस अव्यवस्था को नियंत्रित कर नाम रखने के कुछ नियम निर्धारित किये | आश्वलायन 
तथा पारस्कर गद्य सूत्रों) ने यह व्यवस्था कर दी कि धोषाक्षरों के संग अन्त:स्थ अथवा ऊष्म बर्णो के 
मेल से नाम की रचना होनी चाहिए | पुरुषों के नाम दो या चार अक्षरों के समवर्णी तथा स्त्रियों के 
एक, तीन या पाँच वर्ण के विषमाक्वर हों | पुरुषों के नाम कृत्‌ और स्त्रियों के नाम तद्धित प्रत्यय वाले 
हों | ब्राह्मणों के नाम में शर्मा, क्षत्रियों के वर्मा और वैश्यो के गुप्त प्रयुक्त करना चाहिए । दो अक्षरों 
का नाम प्रतिष्ठा देता है तथा चार अक्षरों का अह्ययचत ।मानव, आपस्तम्बीय, गोमिलीय, शौनकादि 
गह्म-सूत्रों में भी इसी प्रकार का विधान पाया जाता है | पातजलि ने नाम-निर्वाचन के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया है;-- 

(१) पुत्र के नाम का आदि अक्षर घोष (वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचमाक्षर) हो । 

(२) नाम के मध्य में अन्तःस्थ (य, र, ल, व) में से कोई अक्षर हो | 

(३) नाम वृद्धि संज्ञक अर्थात्‌ आ, ऐ, ओ, स्वस्युक्त वर्ण से प्रारम्भ न॑ हो। 

(४) नाम जिपुरुषानूक हो अर्थात्‌ नाम रखने वाले पिता की तीन पीढ़ी ( पिता, पिंतामह, 
प्रपितामह) का अनुसरण करता हो । 


) थत्‌ मेरत नामधेय दुधघानाः । (ऋू० १०-७१-१) | 
जो (वेद्वाणी) नाम धारण कराने में सहायक होती है, उससे ही दृष्टि के पदार्थों की 
संज्ञा तथा कर्मो का निर्धारण होता है । 
सर्वेषां तु स नामानि कर्मांणि च पुथक्‌-शथक्‌ । 
वेद्शब्देम्प एवादौ थक संस्थाश्च निर्ममे ॥ 
(महु० १।२१) 
१ तास चास्में दुद्च: ॥३॥ घोषवदाधन्तरन्तःस्थममिनिष्ठानान्त हुयक्षरख ॥२॥ 
घतुरत्तरंवा ॥३॥ हुयक्षरं अतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मदचंस कामः ॥४॥ 
युग्मानिस्वेव पुंसाम्‌ !।€॥। अयुजानि सीयाम्‌ ।६॥ आश्वलायन गृद्य-सूत्र (१।१९।३-६) 
इयतर॑ चतुरत्षरं वा घोषवदाबन्तरन्तःरथ दीर्घासिनिष्ठान करत कुर्यात्न तद्धितम्‌ ॥ 
झयुजातजरमाकारान्ताँ ख्रिये तद्धितस्‌ शर्म ब्राह्मणस्य वर्मे ऋत्रियस्य गुप्तेतिवैश्यस्य ।। 
पार० १॥१७|२४।॥। 
ईं याज्षिका; पठन्ति--“दशस्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदृध्याद 
घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमवद्ध त्रिपुरुषानूकमनरिश्रतिष्ठितस्‌ | 
तद्धि प्रतिष्ठिततमं भव॒ति । हयक्तरं चतुरक्षरं वा नाम कृतंकु्यान्न तेद्धितम” 
(म० साष्य $ अ $ पा १--आहिके शब्दानुशासव प्रयोजननिरूपणम्‌ ) 
* बच्च पितामदमातामदाद्सिंबद्द कुलदेवता संबद्ध वा | (मिंताक्षरा २-१२) 


३२ अभिधान-अनुशीलन 


(५) वह नाम शज्रुओं में प्रसिद्ध न हो अर्थात्‌ किसी प्रभावशाली शत्र के प्रसिद्ध नाम की 
अ्नुकृति न हो । देव अथवा मित्र के नाम का अनुकरण हो सकता है। 

(६) दो या चार अक्नरों का नाम हो | 

(७) नाम छत ग्रत्ययात हो अर्थात्‌ किसी क्रिया से बनाया गया हो | तद्धित प्रत्ययांत न हो 
अर्थात्‌ संज्ञा से न बनाया गया हो | ऐसा नाम ही अत्यन्त प्रतिष्ठा प्रात्त करता है। 

इस विषय में विष्णु पुराण” ने अपना अमिमत इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है;:-- 

पुरुष का नाम देववाचक शब्द" से प्रारम्भ होता हो। उसके अन्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शुद्र के लिए क्रमश: शर्मा, वर्मा, शुत्त, तथा दास शब्द प्रयुक्त हो |3 अर्थहीन, अविहित, अपशब्द 
युक्त, अमाज्नलिक, जुशुप्सित, असमाक्षर, अति दी्घ, अति लघु एवं कठु वर्णिक नाम न रखना चाहिए | 
जिसके अन्त में लघु वर्ण हो और जिसका उच्चारण सुख पूर्वक हो सके, वही नाम अभीष्ट होता है । 

मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण के नाम में मद्शल बोधक, क्षत्रिय के नाम में बलव्यंजक, 
वैश्य के नाम में अर्थभूलक तथा शूद्र के नाम में सेवा-सूचक शब्द व्यवह्वत हों। महिलाओं के 
नक्षत्र, वक्ष, नदी, अंत्य, पव॑त, पत्ती, सप॑, ग्रेश्य पर रखे गये तथा भीषण नाम दूषित तथा अग्राह्म 
हैं।५ द्लियों के नाम सुखपू्वक उच्चारण योग्य, कोपल, स्पष्टार्थथ, मनोहर, मज्जलवाची, दीघस्वरांत 
एवं आशीर्वादात्मक शब्दों से युक्त हों |* 

कक 23 में संक्तेपतः इन तीन आवश्यक विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित 
किया गया है :-- 


) ततश्च नाम कुर्वीत पितैव दुशमे5ह॒नि । देव पूर्व नरास्य हि शर्मवर्मादिसंयुतम्‌ ॥८॥ 
शर्मेंति आक्मणस्योक्त वर्मेति च्त्रसंश्रयस््‌ । युप्तदासात्मक॑ नाम प्रशस्तं वैश्यशूदयों: ॥&॥। 
नाथ्थंहीन न चाशस्तं नापशब्दयुत तथा । नामाड्लयं जुगुप्स्यं वा नाम कुर्यात्समात्तरम ।।१०॥ 
नातिदीर्ष नातिहस्व॑ नाति गुवेक्षरान्वितम्‌ । सुखोच्चार्य' तु तन्नाम कुर्यायस्प्रवणात्तरम्‌ ॥११॥ 
(विष्णु पु०, हे औं० १० झ० ८-११ श्लोक) 
* कुलदेवता संबद्ध पिता नाम कुर्याव्‌ इति शझ्ड | 
3 शर्मेवद्‌ ब्राह्मणस्थ स्याद्राशो रक्षासमन्वितम | । 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्त शूद्स्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥ (मनु० २-३२) 
४ माहल्यं आक्रणस्य स्पात्वनत्रियस्य बलान्वितम्‌ । $ 
वेश्यसय्यथ धन-संयुक्त शूद्स्थ जुगुप्सितम्‌ ।|३१॥  मनु० (३१, ३३ श्लोक) 
५ नक्ष॑वत्त नदी नासनी नान्त्यपर्वतनामिकाम। 
न पत्रयहिप्रेष्यनाग्नी नच सीषणनामिकाम्‌ ।। (मनु० ३॥$ |) 
दुयान॑द सरस्वती ने इसकी व्याख्या अपनी संस्कार विधि के नाम प्रकरण में इस प्रकार की 
है;--(ऋष) रोदियी, रेवती, इत्यादि, (बच) आज्ञा, अश्वस्था, बद्री इत्यादि, (नदी) गंगा, यमुना 
इत्यादि, (अन्त्य) चायदाली इत्यादि, (पर्वत) विन्ध्याचला, हिमालया इत्यादि (पत्ती) श्येनी, काकी 
इत्यादि, (अदि) सपिणी, नागी इत्यादि (प्रेश्य) दासी, किट्टरी इत्यादि (सयंकर) भीमा, भर्यंकरी, 
चबिडिका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं। (संस्कार विधि ४० ६५ की पाद टिप्पणी ।) 
* स्त्रीणां सुखोच्यमक्र॑ विस्पष्टाथंथनोहरम्‌ । 
साहस दीघेदर्यान्तमाशीवांदाभिघानवत्‌ ॥३३॥ (मथु० २ झ०) 


नामि-निरूपश[ शेश, 


(१) सुखोच्चार्य, कोमलवर्णी, श्रुति-मधुर, रुचिकर एवं सरल शब्दों का नाम ही सहज रीत्या 
उच्चारण किया जा सकता है | मुख-सुख पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है| 

(२) नाम की दूसरी विशेषता है सुन्दर अर्थ जो बालक को सवंथा उत्कर्प की ओर प्रेरित करता 
रहे | उसके जीवन का उदात्त एवं शभ ध्येय--प्रतिष्ठा, विद्याधम शुणादि की प्राति--सक्ी के नाम 
से ही अभिव्यक्त होता हो | उत्तम, सार्थक नाम ही मन पर मंगलमय संस्कार डाल सकता है। 
जिस नाम से संज्ञी के व्यक्तित्व अथवा विशेषत्व की कल्पना न हो या उसके संरक्षक की अभ्युदय- 
निश्रेयलमूलकआकांक्षाएँसंवलित न कीगई हो, वह केवल अशुद्ध या अयथार्थ नाम (१(१57077९7) 
है| ऐसे नामाभास सार्थक नहीं कहलाते | 

(३) नाम से ही स्ली-पुरुष का भेद व्यक्त होता हो। यह नाम की तीसरी विशेषता है| नामों 
का ऐसा सुन्दर एवं समुज्ज्वल रूप अन्यत्र सुलभ नहीं है । 

नामोच्रण-निषेघ--नामोच्चारण के सम्बन्ध में भी एक विचित्र वित्राद किसी समय उठ 
खड़ा हुआ प्रतीत होता है | एक पक्ष का कहना है कि किसी शुभाकाक्षी व्यक्ति को अपना, गुरु का 
कृपण का, ज्येष्ठ पुत्र तथा स्री का नाम न लेना चाहिए" | प्रतिपक्षी उपहास करता हुआ कहता है कि 
फिर नाम रखने का प्रयोजन ही क्या ! किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना नाम लिये अपना परिचय 
किस प्रकार दिया जा सकता है। अंगद रावण को अपना परिचय नाम लेकर ही देता है--“अगद नाम 
बालि कर वेट” | मनु ने अपना नामोच्चारण सहित अमिवादन करने का आदेश दिया है * | बोधायन 5 
आखलायन * प्रमति ऋषि, गोमिल" तथा आपस्तम्बध्शह्यसूत्र और वेदाग-ज्योतिष० नामोच्चारण का 
प्रतिपादन करते हैं। अनेक यज्ञ-संस्कारों में स्री-पुरुप दोनो का नाम उच्चारण किया जाता है< | 
वाल्मीकि-रामायण का प्रत्येक व्यक्ति अपना तथा अन्य का नाम लेने में कुछु संकोच नहीं करता | स्त्री 
पुरुष का नाम लेती हैं और पुरुष सत्री का; पति-पत्नी आपस में एक दूसरे का नामोच्चारण करते हैं । 
जाला अपने पुत्र-से कहती है “तू सत्यकाम है, ओर मैं जाबाला | अतः तू अपने को सत्य काम जाबाल * 
ही कह” | इन उद्धरणों से यह विदित हो जाता है कि पहले नामोच्चारण में किसी प्रकार की 
बाधान थी | 


| आत्मनाम गुरो्नाॉम नामातिकृपणस्थ च। 
भेयरकामोी न गुहीयाज्ज्येष्ठापत्यकलन्नयो: ।। 
* अभिवादात्पं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 
असोनामाहमस्मीति स्‍्व॑ नास परिकोतयेत्‌ ।। (सनु० २ अ. १२२ श्ल्तो) 
र पुत्रस्य नास गुह्ति रौहिणाय तिष्यायेति । (बौधायन) 
४ निरद्शिद्यममान: स्व नाम सांव्यवहारिकम्‌ | 
नाक्षत्नं च यथा कृष्णशर्मा रोहिण इत्यपि ॥ 
५ अभिवादनीय नामधेय॑ कल्पयित्वा । 
देवताश्रयं वा नक्षत्राअर्य वा गोन्नाश्रयमप्येके ॥ 
नाक्षत्र नाम च निरदिशति। तद्गहर्यं भवति | 
3 नत्त्र देवता एता पुतामियेज्नकर्मणि । 
यजमानस्य. शाख्छ्नाम नक्षन्नज॑ स्छृतम 
८ पुम्तानयं जनिध्यते-असौनामेति नामधेय ग्रह्माति । 
यत्तहुद्ममेव भवति- अमुष्यासाविति पति नास युद्दीयादात्मनश्र । 
* जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नास त्वमसि । 
स॒सत्यकाम एवं जावालोी ब्रवीथा॥ 


श््द अमिधान अनुशीलन 


आजकल हिन्दू परिवारों में बहुओं के लिए ससुर, पति अथवा अन्य वयोबृद्ध मान्य संबंधियों 
का नाम लेना लोकरीति एवं शिष्टाचार के विरुद्ध समझा जाता है । अतः नाम रखते समय इस बात 
का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे के नाम में कुल किसी के वयोइद्ध के नाम की आवृत्ति न हो। 
हरिप्रसाद के लड़के का नाम हरि से आरम्भ नहीं हो सकता | यह बन्धन इतना जटिल होता है कि 
निश्रीलाल के परिवार की बहुएँ मिश्री शब्द का उच्चारण तक नहीं कर सकतीं । उन्हें मिश्री को मीठा 
ममक कहते सुना गया है। इस लोक-मर्यादा के सम्बन्ध में एक रोचक कहानी प्रसिद्ध है। एक दिन 
एक ख््री ने गुरुदीक्षा लेने के लिए एक पंडित को आमंत्रित किया | पंडित ने पूजा के पश्चात्‌ उसे 
यह शुस्मन्त्र उच्चारण करने को कहा--अछुर निकन्दन सुर-ठर चंदन देवकीनंदन तव शरणम! | 
वह स्त्री “असुर निकन्दन सुर उर चंदन” कहकर चुप हो जाती थी। शुरु जी ने कई बार इस मन्त्र को 
कहलाने का प्रयत्न किया | किन्तु वह सुर उर्चन्दन के आगे ही न बढ़ती थी, क्योकि देवकीनंदन 
उसके पति का नाम था | शुरु-शिष्य में यह संघर्ष देर तक होता रहा | अंत में उस स्री को एक उपाय 
सूझा और वह भट इस प्रकार गुरुमंत्र पढ़ने लगी--“असुर निकदन सुर-उर-चन्दन लल्लू के चच्चा 
तव शरणम्‌ |” 


जिस प्रकार नामोच्चारण में सत्रियो को अनेक बन्धन हैं उसी प्रकार उनफे नामों के उच्चारण 
| में भी स्वतन्त्रता नहीं पाई जाती। कुलीन परिवार में स्त्रियों का नाम भी शुत रखा जाता है। कोई 
उनको अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं पुकार सकता क्योंकि ऐसा करना एक अ्रशिष्टता का चिह्न समझा 
जाता है। सास ससुर तथा अन्य व्यक्ति उसको बहू अथवा अ्रमुक की बहू कहकर ही बुलाते है | राजकीय 
कार्यों में नाम के स्थान पर प्रायः अमुक व्यक्ति की ल्ली या धर्मपत्नी ही लिखा जीता है। गावो में 
बहुधा उसे उसके जन्म-स्थान के नाम से- कासगंज वाली, खुर्जावाली आदि कहने लगते हैं । पंजाब 
में नव विवाहिता अजातपुत्रा बधू को उसके पिता के आस्पद गोत्रादि से अमिहित करते हैं । सनन्‍्तान 
होने पर उसे अमुक की माँ कहकर मी सम्बोधित करते हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि ससुराल को प्रस्थान 
करते समय वह अपने बचपन का नाम अपने मायके में ही छोड़ चली हो | अंगरेजी पद्धति के अनु- 
करण पर कुछ शिक्षित वर्ग में पति के नाम के पहले मिसेज ()/:8.) अथवा श्रीमती लगाकर उसकी 
पत्नी को सम्बोधन करने की प्रथा चल पड़ी है। रामप्रसाद की ज्री को मिसेज (श्रीमती) रामप्रसाद या 
मिसेज (श्रीमती) प्रसाद कह सकते हैं। किन्तु स्री-शिक्षा-प्रसार के साथ-साथ महिलाओं में व्यक्तिगत 
नाम से सम्बोधन करने की प्रवृत्ति फिर जाग्रत हो रही है। शनैः शनैः नामोच्चारण की यह समस्या 
स्वतः ही समाधान हो जायगी | 


नाम लेखन तथा सम्बोधन विधि--पूरवकाल में पूरा नाम लिखने की पद्धति रही प्रतीत 

होती है । ताप्रयत्रों, शिलालेखों ओर भोजप्त्रों पर लिखित ग्रंथों में दी हुई पुष्पिकाओं में पूरे नाम 
ही पाये जाते हैं। यत्र-तत्र इसका अपवाद भी मिलता है, किन्तु बहुत थोड़ा । पहले लेखक हस्ताक्षर 
पूरा ही करते थे। साहित्य में नाम के कमी पूर्वाश और कभी उत्तराश से काम लिया गया है| राम 
कमर: परशुराम, रामचन्द्र तथा बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। सत्यमामा का उत्तरा्र लेकर 
भामाशाह नाम को सृष्ठि हुई है। अगरेजी प्रभाव के कारण नाम लिखने की एक नई प्रथा चल पड़ी 
है। दोनों अंशों के अँगरेजी के प्रारम्भिक अक्षर हिन्दी में लिखने के बाद जाति, उपजाति सूचक 
शब्द अथवा उपनाम जोड़ देते हैं। राम लखन पाण्डेय आर० यल० पाण्डेय लिखा जायगा | अब 

यह हिन्दी रूपान्तर होकर रा० ल० पाण्डेय लिखा जाने लगा है। बलदेव सिंह, ब० दे० सिंह लिखा 

जाता है। आजकल हस्ताक्षर में दोनों पद्धतियों का प्रयोग होता है। इससे समय तथा स्थान की 


नाम निरूपण २७ 


कुछ बचत तो अवश्य हो जाती है परन्तु व्यक्तित्व में सर्वग्रासी नहीं ,तो आंशिक ग्रहण अवश्य 
लग जाता है।* 

सम्बोधन के भी आजकल अनेक ढंग प्रचलित हैं | संभ्रान्व तथा सम्पन्न पुरुष को मिस्टर 
बलदेव सिंह, श्री बलदेव सिंह जी, वलदेव बाबू , सिनहा साहब आदि कहते हैं | यदि वही अशिक्षित 
ग्रामीण अथवा निम्नस्तर का व्यक्ति है तो बलदेवा, बलदुआ, बलुआ, बलला, बल्ली, बल्ल, नामों से 
पुकारा जाता है ।* धीरे-धीरे शिक्षा के प्रचार से तथा स्तर के उच्च होने से यह ऊंच-नीच की भावना 
उठती जा रही है। ओर शिष्ट सम्बोधन का प्रयोग बढ़ रहा है। संक्षेप में, रामप्रसाद नामक व्यक्ति 
को निम्नलिखित प्रह्नार से सम्बोधित कर सकते हैं :--- 

मुन्ना ( प्यार का नाम ), रम्मू ( सूहम नाम ), रामप्रसाद ( पूरा नाम ), पं० रामप्रसाद शर्मा, 
आरभ०पी० शर्मा (सकेत नाम--यह अँगरेजी का प्रमाव है इसका हिन्दी रूप रा० प्र० होगा ।), चन्दन 
( उपनाम ), शर्मा जी ( जाति नाम ), वैद्य महोदय ( व्यवसाय सूचक शब्द ), भाई जी ( सम्बन्ध 
सूचक शब्द ), महाशय जी ( आदर सूचक शब्द ), राय साहब ( पद या पदवी सूचक शब्द ), राम 
बाबू ( अड नाम ) स्त्रियों के नामो के विषय में उनके नामो के साथ उल्लेख किया गया है | 

नाम परिवर्तेन--कुछ मनुष्यों को अपने नाम से बड़ा मोह होता है। किसी दशा में भी ने 
उससे विछोह नहीं करना चाहते | इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उसे पुराने वस्त्र की भाँति 
सबदा उतार फेंकने को उद्यत रहते हैं। कुछ मनुष्यों के लिए तो नया नाम नये जन्म के सहदश होता 


१ संकेत नामों से भ्रम होने की सम्भावना अधिक रह्दती है। म््योंकि एक ही वण संकेत 
कई-कई नामों के लिए मयुक्त हो सकते हैं। रा० नां० से रामनाथ, रामनारायण, राजनाथ, राज- 
नारायण, राजेन्द्रनाथ, रामेश्वरनाथ, आदि अनेक नाम व्यक्त होते हैं । एक कवि ने संकेत नामों को 
कैसी मीठी चुटकी ली है । 

हिन्दी के पढ़ेयन के बहुते विचिन्न हालु, 

जाइके कचेहरी मां काल्हि हम जाना है। 
चूहत की चहँकि ते घुसत रजाई माँ पे, 

'रामनाथ' अपना क लिखें लागि रा० ना» है ॥| 
आँधर हैं “सूरज रतन” सो तो 'सू० र० खिखें, 

इनका कहा तौ भला सही सही साना है। 
बड़ी बड़ी आँखी तो हे लिहिने अंग्रारा सी पे, 

कासीनाथ अपना क लिखें लागि का० ना० है ॥ 
यही तना नावेन माँ तुमतें बताई सबे 

दीन्हेनि मचाय खूब गड़-बड़ झाला है। 
जीजा के चलावे को ना जी जी का ठिकाना मुला, 

साधौो छात्न साँच कही लिखें लागि सा०ला० है ॥ 
सुंह मटका समान पेट लटका है सुला, 

प्यारेलाल अपना का लिखें लागि प्या० ला० है। 
ज्यादा का बताई अरे मरद्‌ का रूप पाइ, 

बाबूताल” अपना क कहत कि बा० ल्ला० हैं | 

२ निम्नलिखित वक़ोक्ति के मूल में यही भावना काम कर रही प्रतीत होती है-- 

माया तेरे तीन नाम 
परसा; परसी; परशुराम । 


श्टः अमिधान अनुशीलन 


है । वे नाम परिवर्तन को आवागमन अथवा पुनजन्म समभते हे | जिस प्रकार जीव पूव काया तथा 
तत्सम्बन्धी कर्मों से मुक्त हो नवजात शरीर से नवीन कार्य-कलाप प्रारम्भ करता है, उसी प्रकार नाम 
परिवर्तन कर लेने से पूर्व नाम के संसर्गोंद्भूत सब्र दूषण तथा दुगुंण धुल जाते हैं। नूतन नाम से नवीन 
कृत्यों-का  श्रीगणेश होता है। उसके पूर्व के राग, दवेष, यश-अपयश, शुण-दोषादि सब कुछ परिवर्तन 
की।जवनिका के पीछे तिरोभूत हो जाते हैं और नये नाम से नया जीवन आरम्म हो जाता है । वाल्मी- 
कि. में रक़्ाकर का लाछुन न रहा | 
प्राय: एक ही नाम मनुष्य की आयुपर्यत रहता है किन्तु कभी-कभी अवस्था विशेष में अनेक 
नामों को परिवर्तित होते हुए भी देखा गया है। नाम में परिवर्तन और नाम का परिवर्तन इन दोनों 
में भेद है। नाम में परिवतेन से आशय उन विकारों से है जो देशकाल तथा परिस्थिति के कारण 
नाम में स्वतः होते रहते हैं। उनका नामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। नाम के वर्णों ( ध्वनियों ) 
में परिबर्तव होता रहता है। नाम का परिवर्तन पहले नाम के स्थान में दूसरा नाम रख लेने से होता 
है | इससे पहला नाम लोप हो जाता है। कभी-कभी दोनों नाम साथ-साथ चलते रहते हैं | यह 
परिवतन नामी स्वयं करता है | 
नाम एक घटना है, एक आख्यान है, एक रूपक है, एक संदर्भ है। नाम में अनेक समस्याएँ 
सब्निहित रहती हैं | परिस्थितियों की अमभिव्यंजना, गाह॑स्थ्य जीवन की फॉकियाँ अथवा मानव भाव- 
नाओों का प्रस्फुटन नाम के द्वारा ही होता है। नाम प्रच्छुन्न को प्रत्यक्ष करता है। वस्तुतः नाम एक 
ऐसा अदृश्य परिधान है जिसका निर्माण विचित्र तन्तुश्रों से होता है। उसके किसी ताना-बाना के 
विच्छिन्न होते ही मनुष्य की ह्मबद्ध जीवनचर्या में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कुछ विचारों 
का मत है कि नाम परिवततन श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि इससे उसके पूर्व व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। 
उसके अब तक के कार्य-कलापों पर पानी फिर जाता है। निस्संदेह इस उक्ति में कुछ तथ्य अवश्य है । 
मुंशीराम नाम के साथ वकालत, 'सद्धर-प्रचारक' का सम्पादकत्व, शुरुकुल का अधिष्ठातृत्वादि अमेक 
कार्य सम्बन्धित हैं जिनका भ्रद्धानन्द नाम से कोई सम्बन्ध नहीं है | मुंशीराम का व्यत्ति त्व भ्रद्धानन्द 
नाम रखते ही तिरोहित हो जाता है। यह सब होते हुए. भी कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपना नाम- 
परिवर्तन करने को विवश हो जाता है। नामों में कई प्रकार का परिवर्तन देखा गया है, (१) बचपन 
के अंध-विश्वास, व्यंग्य अथवा दुलार के भद्दे तथा लज्ञाजनक नामों से मनुष्यों को प्रौढ़ावस्था में प्रायः 
अरुचि होने लगती है। रगड़, दमडी, घूरे आदि नाम मित्र-मण्डली, सभा-समिति तथा जनता में उप- 
हास-भाजन बन जाते हैं। इसीलिए बडे होने पर मनुष्य उनके स्थान में कोई सुन्दर, सार्थक एवं प्रिय 
नाम रख लेते हैं । छुदामीलाल चंद्रशेखर बन गये। समाचार-पत्रों में कमी-कमी ऐसी विज्ञप्तियाँ प्रकाशित 
होती रहती हैं कि अमुक व्यक्ति ने अपना पहला नाम बदल कर अमुक नाम रख लिया है। उदाहरण स्व- 
रूप खचेरूमल ऋष्ण मुरारी, घुरपत्री प्रेमनारायण और लोटीराम बलदेवसिंह हो गये ।* आभूषण सम्बन्धी 
। इलाहाबाद के अ्रग्रेजी दैनिक पत्र लीडर (,०४१०:) में निम्नलिखित विज्ञप्तियाँ निकबह्नी 


-[६9 परःककए डएध्त धर्द ।, ह४६००ाए्णात] 50008 ४- 8., ., 7", 809 ० 500 ?६. 
छांद्रा 0087079, ए6४०९०६ 0६ ए!886 ((४०४०7० दवा (उ््ा६9050%77) ६0 0789800  8९८एए02 85 
शिंप्रश्ड 8 500 रिछ७ माहव60 56009087ए 50000), >8प789 (४६७४प) ४४०6 ०४४9828प 


प्राइ् 7876 (० डिएाधा02 'चिपाधए। 5098009  (,०७06८ --50) 
88 १६ 'दरघ्रठज्ए7 ६0 थी एव ], ठए7एवॉ7 एै80ए8 70]॥ 70. 0923 ज70 छ98580 ॥78 


छं, ए, [7६४ छ028४१5 छाएप 3०0०० छडछामांप्रध07 0 95 343, फ़रथत7: (0 08788 70ए ४0६73 
६० छाशए फेश्ाइ्एथा पै20ए०, (!.6७४१०४ 7-9-54) 

88 $६ हए0च्रा 0 को फा&६ !, ॥.,08 एड्का॥ र87ए०७ एरिणीा 70, 335 $, 0 (85580 ६8 
छू छए. फाडण छ5णवी5 लाडइा। 55५०० छरवामांधया0व ० ]9 50, रव्ापा 0 एऐ8788 पाए 
परद्काग्र8 ६० छेक्षदे5ए 5ापड्डत, (६,०७१2६ 27.--53] 


जे नाम निरूपण ; २६ 


नाम भी बड़ी आयु में विशेष प्रिय नहीं होते। चन्द्रहरि का नया चोला पहनने के कारण अब भकूमक 
लाल को कौन पहचान सकता है ? (२) संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय संन्‍्यासी संसार की माया- 
ममता के साथ-साथ अपने पुराने नाम का मोह भी त्याग देता है और अपनी भावना के अनुसार एक 
नया नाम रख लेता है। मंशीराम ने संन्यासी बनने पर अपना नाम श्रद्धानन्द रखा था। कभी-कभी 
वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी मी अपने नाम परिवर्तन करते देखे गये है, (३) धर्म परिवर्तन के 
साथ नाम-परिवतन भी प्रायः कर लिया जाता है। बौद्ध-धर्म की दीक्षा लेते ही केदास्नाथ राहुल 
सांकृत्यायन बन गये | धर्म पाल अब्बुल गफूर और निवेदिता (४४४/2५7८६ 7 ४०००) के 
नाम सभी जानते हैं । 

(४) कभी-कभी यह भी देखा गया है कि अपने नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम होने 
से बच्चे का नाम बदल दिया जाता है। इसी कारण गोपालचन्ध का नया नाम जगनन्दनलाल हो 
गया । नाम परिवतन के साथ-साथ प्रायः प्रवृत्ति परिवर्तन भी हो जाया करता है किन्तु यहाँ ऐसा 
नहीं हुआ | बहुरुपिया, राजद्रोही ओर डाक भी धोखा देने के लिए कुछ काल के लिए अपना नाम 
बदल लेते हैं परन्तु यह नाम परिवर्तन नहीं कहलायेगा क्योकि वह अस्थायी तथा प्रबचनापूर्ण नाम 
अवस्था-विशेष में विशेष अवसर पर ही अपनाया गया है। स्त्रियाँ मी कभी-कभी बालकों को शिशचार 
से विवश हो दूसरे नामों से पुकारने लगती हैं | ऐसे नाम भी नाम परिव्रतन के अ्रन्तर्गत नही आते, 
क्योंकि इन नामों से नामी का व्यक्तीकरण नहीं होने पाता | नाम परिवतन की एक विचित्र प्रथा 
दक्षिणी अमरीका के रेड इंडियन में प्रचलित है | प्रतिश्याय पीडित रेड इंडियन स्वस्थ होने पर अपना 
नाम परिवर्तन कर लेता है ताकि रोग का देव उसको पहचान कर फिर आक्रमण न कर दे |" जंग- 
लिया का विपिन विहारी पर्यायमूलक परिवर्तन का एक अद्भुत उदाहरण देखने में आया है। एक 
अन्य प्रकार का परिवर्तन भी देखा जाता है जिसे नाम संस्कार या सुधार भी कह सकते हैं | आर्यसमाज 
के सम्पक से मनुष्यों में एक नूतन जाशति उत्पन्न हो गई है| नामों में एक अमिनव चेतना-युग का 
आविर्भाव दिखलाई दे रहा है। इसके फलस्वरूप प्रायः अरुचिकर और अग्रिय नामों में यत्किंचित्‌ 
परिवतन कर उन्हें सुव्यवस्थित रूप दे दिया जाता है। शुरुदत्त विद्यार्थी का पहला नाम शुरुद्त्तामल 
था। मदारीलाल से मदारि (मद--अरि) लाल, सूबेदार सिंह से सुवेदार्य सिह, बुद्धलाल से बुधलाल बन 
गये हैं | इस थोडे से परिष्कार से प्रथम दो नामों में से विजातीयता की मुद्रा विलय हो गई है। अब 
उन्होंने आर संस्कृति का परिधान धारण कर लिया है। बुद्धलाल का बुद्धपन दूर होने से अब वह बुद्धिमान 
बन गयेहैं | बाग में उत्पन्न बरागेसर अब वागेश्वरी देवी के भक्तों में दिखलाई देते हैं तो आँगन 
में जन्मे हुए श्रेंगनेलाल अ्रग्नेलाल आग्नेय होते-होते अन्ततोगत्वा अग्नि शर्मा के रूप में प्रकट 
हुए | महेश्वर बक्स सिंह का ईंबत्‌ परिवर्तित भारतीय संस्करंण महेश्वर वत्स सिंह कैसा सुन्दर 
लगता है | यह स्पष्ट है कि एताहश परिष्कृत रूप प्रथम नामों के न तो तत्सम या पर्याय हैं, न 
विकसित रूप और न नाम परिवतन ही इनको कहा जा सकता है। इन्हें उनके परिमा्जित रूप 
कह सकते हैं |* 


१ एडला 2 रि8्त चितांगा 2800765 ॥ बात इप्रीष्5 070 8॥88६ट/08 78 0९॥6९०९5 
वि गरं5 संरीर९६७ 48 008 (0 ७एा 8णाॉएा8,. ४४४४७ ४७ ए४०0ए675 ॥6  टाध्088७ 9 ७६११९, 


४055 078 98 680707 ज्ञ70 शांति लि) (0 28०028726 77, 
((४६5027 छा€:६॥०) 


२ ज्ञाम-परिवर्तत के सम्बन्ध में तामिल-लोक-कथाओं में एक अत्यन्त विनोदपूण चुटकुला 
प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख राजाजी (राजगोपालाचार्य) ने साप्ताहिक पत्र स्व॒राज्य में अभी हाल में 
इस प्रकार किया हैं । 





३० अभिधान अनुशीलन 


स्व॒राज्य के पश्चात भारतीय ईसाइयों के नामो में विशेष परिबतन दिखलाई दे रहा है | कुछ 
ईसाइयों ने अपने अगरेजी नामों के साथ हिन्दू आस्पद लगाने प्रारम्भ कर दिये हैं। कुछ अँगरेजी 
नाप्र के स्थान में हिन्दी तत्सम नाम रखने लगे हैं। श्रद्धानन्द प्रभु, विजयानन्द तथा धीरानन्द 
भइ--ये तीन परिवर्तित नाम तीन पादरियों ने अभी हाल में अपनाये हैं ।। कुछ अपने बच्चों के 
हिन्दी नाम ही रखते हैं। मुसलमानों में हिंदी नाम रखने की प्रवृत्ति अभी तक दिखलाई नहीं देती । 

नाम के पर्यांय--पुराण, रामायण और महामारत काल के कवियो ने नामो के पर्यायों का 
प्रयोग पर्यात रूप से किया है। कविता में किसी नाम के समावेश करने में कठिनाई प्रतीत हुईं तो 
उसका पर्याय रखकर काम चला लिया करते थे | तीन प्रकार के पर्याय नामों में पाये जाते हैं :-.- 

(क) सहखनाम अथवा स्वोन्न पद्धति के पर्याय--विभिन्न प्रद्धत्तियो पर रखे गये तदर्थवाची 
नाम इसके अंतर्गत आते हैं--अजुन के पर्याय--धनंजय, शक्रनदन, जिष्णु, गाडीवी, बृषसेन, 
फाल्शुन, मध्यमपाडवादि | 

(ख) नाम के किसी अंश के पर्याय--दश के पश्चात्‌ मुख के पर्याय रखने से रावण के पर्याय 
बन जाते हैं, यथा--दशमुख, दशानन, दशकंठ, दशग्रीवादि | 

(ग) प्रहेलिकात्मक पर्याय--यथा--रथ पूर्वद्श अर्थात्‌ दशरथ | नररूप हरि अर्थात्‌ नरहरि' 
इसको पर्याय न कहकर प्रहेलिकात्मक प्रयोग कहना अच्छा होगा | 

आजकल नामों के पर्याय का प्रचलन इृष्टिगोचर नहीं होता। गद्ाशरण व्यक्ति को जाहवी 
शरण नहीं कह सकते | अतिम नाम से किसी अन्य व्यक्ति का ही बोध होगा। इसी प्रकार कृष्ण, 
श्याम, कलुआ, साँवलिया, असितादि नामों से समानार्थी होते हुए भी धथक्‌ धथक्‌ व्यक्ति ही सममे 
जायेंगे । नामों में इनको पर्याय नहीं माना जायगा क्योंकि ऐसे प्रयोगों से आजकल बहुत अव्यवस्था 
फैलने की सम्भावना रहती है। 

नामों की आयु--श्थ्वी के पदार्थों में नाम ही दीर्घतम आयु वाला देखा गया है। जीवों में 


अन्‍ननन-ििलिच्मत, 


एक बार किसी गाँव में एक अछूत चौकीदार रखवाली के लिए नियुक्त किया गया। उसका 
नाम था पेरूमाल (इश्वर), उस गाँव के मुखिया को यह बहुत बुरा लगता था कि एक नीच जाति 
के व्यक्ति को भगवान (पेरमाल) के नाम से बुलाया जाय | मुखिया ने पेरूमाल्न से कहा, “तुम 
अपना नास बदल डालो |” पेरमाल बोला, “बहुत अच्छा महाराज, लेकिन हमारी जाति में नाम 
बदलने में बढ़ खर्च होता है ।” मुखिया ने पूछा, “कितना ?? पेरूमाल् ने एक बड़ी धन-राशि 
नाम-परिवर्तन-संस्कार के लिए बतत्! दी और मुखिया से उक्त घन लेकर वह अपने घर चला 
राया। एक सप्ताह बाद जब वह लौटकर आया तो सुखिया ने उससे पूछा, “तू ने झपना नाम 
बदला ।” पेरूसाल ने उत्तर दिया, “हाँ सरकार।” मुखिया बोलना, 'क़्या नाम रखा है (”' 
चौकीदार ने कद्दा, “पेरिय पेरमाल (महेश्वर) ।” नास-परिवतंच का यह निरांला नमूना है । 

१ एए6, 56088087 260एथप5 ४0995, प!ग्र०8४६ 78008 फ&677979 0९8, 870 ((9765 
(६080 3&09५ 07689 0 08 रिए्ता80 ०६0०९ 000886 06 &!47027020, :€शं078 8६ 
32, ॥॥5णांती 7२००4, 38099090, 9०७:७०ए 009 486 एफ्र6 फध क्राकि ६8९ 07 
३3-3ल्‍-55 छूछ ४35०० 09070979808 ०फऋ 280767577076त0_ एछ७7768 06 23009060 ६78 702877765 
507250957 एव २7०४५, प]६ए४980०० 2004 0ा78928०0 3090, ४६59०8०८४ए७।४ए, 8700 8ए8 
्रितिचयालते बरति॥०ा७ 0० धाद्वा, छीं४2६, 8०त 60 (प्रछ्य जतराँणि दा6 3909 ० ४॥6 58७70 
)00652. (& ? 57--8) 8. 9. ?, 4-4-55 

२ बंदुउ गुरु-पदु-कंज, कृपासिन्चु-नररूप हरि । 
( रामचरित मानस, बालकाण्ड सो० ९ ) 


नाम निरूपंण ३१ 


हाथी १०० वर्ष, मगर ३०० वर्ष, कछुआ। २५४० वर्ष जीवित रहते है | हेल मछुली आदि बुछ जान- 
वरों की आयु अधिक लम्बी पाई जाती है। किन्तु यह आयु ५०० वर्ष से अधिक नही होती | उद्मिजो 
मं उत्तरी अमरीका के सकूकिया तरु की आयु लगभग ४००० वर्ष तक बतलाई जाती है | कनारी द्वीप 
के कुछ बृत्ष ८, १० हजार वर्ष तक रहते हैं। भारत का वट वृक्ष भी सुदीर्बतम आयु का होता है| 
आजकल मनुष्य की आयु १४० वर्ष से अधिक नहीं देखी जाती। किन्तु नाम इनसे भी अधिक आयु 
के देखे गये है। ये नाम मनुष्य की मृत्यु के साथ लोप नहीं होते, अपितु दीर्घ काल तक विचरण करते 
रहते हैं | साधारणतः विवाह मे गोत्रोच्चार के समय तथा श्राद्ध में तर्पण के समय मनुष्य की तीन-तीन 
पीढ़ियो के पूजा के नाम उच्चारण किये जाते हैं | गया में पिडदान के समय ७ पीढ़ियो के नाम तक 
स्मरण करते है। आयुके विचार से नामों को पॉच कालों में विभक्त कर सकते हैं---(१)कल्प जीवी नाम 
सृष्टि की प्रलय तक रहते है। ये अमर नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरस आदि जीवन्मुक्त आत्माओं 
के हैं। (२) पड्चिरंजीवियो के सच्श कुछ मृत्यु जबी महात्माओं के नाम भी चिरजीबी होते है। 

(३) युगजीवी नामो में धर्मप्रवतको के नाम सम्मिलित हैं । (४) लेखक, कलाकार, राजा, महाराजा, 

देशभक्त नेता, परोपकारी महापुरुषो के नाम दीघजीवी की श्रेणी मे आ सकते हैं| (५) अल्पजीवी वे 

नाम हैं जो नामी के साथ-साथ अथवा उससे भी पहले समाप्त हो जाते हैं | कुछ नाम तो कीड़े-मकोड़े 

के जीवन के समान पड़ी-दो घड़ी के ही अतिथि होते हैं | यह स्मरण रखना चाहिए कि यह विभाजन 

सर्वथा चिरस्थायी नहीं है। कहीं-कहीं इसमे कुछ परिवर्तन भी हो सकता है| जिस प्रकार ब्रह्मचर्य से 

मनुष्य की आयु बढ़ती है उसी प्रकार लोकसंग्रही कार्यों से नाम का जीवन भी बढ़ता जाता है। जो नाम 

जितना ही सर्वप्रिय बनेगा उतना ही वह आयुष्मान होगा | 


नामों का विकास--शब्दो (नामो) में दो प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है--(१) पहला 
रूप-परिवर्तन जिसे विकास कहते हैं | (२) दूसरा अर्थ-परिवर्तत | नामो मे आगम, लोप, विपर्यय तथा 
विकार? ये चार प्रकार के रूप-परिततन होते हैं | कभी-कभी सस्कृत भाषा का कोई मूल नाम प्राह्ृत, 
अपभंशादि भाषात्रों में होता हुआ अपनी चिरकालीन दीघ यात्रा मे “जैसा देश वैसा भेष” के अनु- 
सार अपना रूप यत्‌ किचित्‌ परिवर्तित कर स्थिति के अनुकूल बना लेता है| एक उदाहरण से यह 
विषय अधिक स्पष्ट हो जायगा | खान शब्द का मूल रूप कृष्ण है जो कृष्‌ (खींचना, आकर्षित करना) 
धातु से निकला है और जो समय-समय पर विभिन्न बोलियों में ध्वनि परिवर्तन होते-होते आज अनेक 
विकसित रूपो में दिखलाई दे रहा है | यथा-कष्ण--किशन, किछुन, कर्षण, कन्वैया, कन्हैया, कहन, कान्ह, 
कान, कहान, खान आदि | इस विक्षति के मूल में प्रायः चुख सुख, जलवायु, भावातिरेक, बलाधातादि 
हेत॒ होते हैं। व्याकरण संबंधी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं | कुछ नामों में बहुत ही कम 
परिवतन होता है और कुछ में अधिक। कुछ नामों में इतना अधिक परिवतन हो जाता है कि उनका 
मूल रूप पहचानना असाध्य अथवा दुःसाध्य हो जाता है। जिनमें स्वस्भक्ति आदि के कारण बहुत 
ही कम विकार हुआ है तथा जिनके रूग्ंंतर को अमी थोड़ा ही समय हुआ है वे अर्द्ध॑वत्सम नाम है। 
वे नाम जो दी्काल की यात्रा करते-करते अपने रूप में अधिक परिवर्तन कर लेते हैं तद्भव कहलाते 
हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको अत्यधिक रूपांतर के कारण पहचानना सरल नहीं होता अथवा जो 
किसी आमीण बोली के स्थानिक रूप होते है वे देशन या देश्य कहलाते हैं । जो सर्बंदा अपने मूल 
रुप में ही रहते हैं वें तत्सम नाम हैं | हरी अर्द्ध॑तत्सम, साँवलिया तद्भव, छुन्न देशन तथा विष्णुस्वरूप 
तत्सम नाम हैं| संधि, समास ग्त्ययादि के कारण बिक्ृत होनेवाले रूप तत्सम ही होगे | इस ग्रकार 


) वर्णागमों गवेन्द्रादों सिह्दे वण' विपयेयः । 
पोडशादौ विकारस्तु वर्णनाश: पषोदरे | शा० सू० २।२।३७२ 





३२ अमिधान अनुशीलन 


तत्सम नामों का विकास अर्द्ध॑तत्सम, वद्भव तथा देशज के रूप में होता है। ये विकसित नाम ही हिन्दी 
के अ्रतीत की अपनी अमूल्य निधि हैं । 

नामों में व्याप्ि--संबंध की दृष्टि से नाम के दो अन्य रूप और हो सकते हैं--(१) साइझत 
अथवा शरीरी रूप वह है जो किसी संजशी के सम्पक में विद्यमान रहकर उसके व्यक्तित्व का बोधक होता 
है । कोश, विश्वकोश, जीवन चरित, परिचियात्मक अन्य, पुराण, इतिहास, भूगोल आदि में कथित नाम 
साक्ृत नाम हैं क्योकि इनका व्यक्ति-विशेष से संबंध रहता है । 


(२) निराक्ृषत नाम वे शब्द--ध्वनियाँ हैं जिनका संबंध व्यक्तियों से नहीं होता । वे सामन्य 
शब्दों के सदश ही व्यवहृत होते हैं| व्याकरण के उदाहरणों ओर श्रंकगणित के प्रश्नों में इसी प्रकार 
के नाम मिलते हैं | मोहन ने आम खाया। मोहन कर्ता कारक है। यहाँ मोहन से किसी व्यक्ति-विशेष 
का तात्पर्य नहीं । मोहन के स्थान पर सोहन कहने से भी वही काम निकल सकता है। इसी प्रकार 
मुत््‌ ओर छुम्नू एक काम को १० दिन में करते हैं आदि वाक्‍्यो में मुन्‍्नू और छुन्नू कोई पुरुष-विशेष 
नहीं हैं | उनकी जगह दूधतरे नाम भी रख सकते हैं| इसलिए ये मी सामान्य नाम ही हैं। ये व्यक्तियो 
की ओर संकेत नहीं करते | इन दोनों उदाहरणो में मोहन, मुन्नू और छुन्‍्नू निराकृत या अशरीरी नाम 
हैं। इस देश में अनेक गौतम तथा कणाद उत्पन्न होते रहते हैं--इस वाक्य में गौतम तथा कणाद 
सामान्य नाम की माँति प्रयुक्त हुए हैं | उपन्यास और कहानियों के नाम भी इसी कोटि में आते हैं। 
ऐसे मृत, अग्रयुक्त नामों का अध्ययन केवल वैयाकरण अथवा भाषा विज्ञान के विद्यार्थी उनकी व्युतत्ति, 
आइत्ति तथा वितरण की दृष्टि से करते हैं। अभिवान संग्रह, नाम माला, निघंठु-निरुक्त आदि में इसी 
प्रकार के नाम मिलते हैं । फ्रांस, डेनमाक आदि कुछ देशों में निराकृत नामो के रजिस्टर रखे जाते हैं 
जिनसे मनुष्यों के नाम तथा उपनाम चुन लिये जाते हैं। ये अशरीरी नाम साकारता धारण करने को 
सबदा उद्यत रहते हैं, किन्तु कुछ अभागे।नामों की बारी तो कभी आती ही नहीं । 

कभी-कभी साकृत और निराकृत नाम आपस में एक दूसरे को व्याप्त कर लेते हैं. अर्थात्‌ नाम 
की एक ही शब्द-ध्वनि शरीरी और अशरीरी दोनों प्रकार के नामो की ओर संकेत करती है। जब 
कोई भाषाविद्‌ 'गौरीशकर! शब्द का विवेचन करने बैंठेगा तो उस नाम का पर्वत शिखर उस समय 
लोप नहीं हो जाप्गा। यद्यपि भाषाविज्ञानी का ध्यान गौरीशंकर शिखर की ओर नहीं है। सब से 
अधिक कठिनाई उत् सनय दिखलाई देती है | जत्र एक ही नाम के वास्तबिक तथा कल्पित व्यक्ति 
सैकड़ों की स्पा! में होते हैं। सहल्लों राजाराम होंगे। इधका कारण यह है कि व्यक्तियों की संख्या 
इतनी अधिक है कि प्रत्येक को नया नाम देना असम्भव हो जाता है। यही दशा कभी-कभी स्थानों 
के नामों की मी होती है। एक ही नाम के अनेक स्थान पाये जाते हैं। जब निरुक्तकार राजाराम की 
व्युथत्ति करने में संलम होगा तो वह साक्ृत राजारामों में से।निराकृत राजाराम पर ध्यान लगायेगा । 
उनकी "ख्या से उसे कोई प्रयोजन नहों । वह उस नाम को निराकृत बना लेता है। इस प्रकार शरीरी 
नाम अशरीरी और अशरीरी नाम शरीरी बनते रहते हैं । यह बात स्मरण रखा चाहिए कि साकृत 
नाम निराक्ृत नामों के अग्रज एवं जन्मदाता होते हैं । 


नाम-स्थानांतरण--मनुष्यों के सदश नाम भी भ्रमणशील होते हैं। अच्छे नाम देश के 
एक कोने से दूसरे कोने में व्यास हो अपना स्थायी स्थान बना लेते हैं। परदेश प्रवास करते हुए भी 
अनेक नाम पाये जाते हैं। कुछ मारतीय प्राचीन नाम सुद्रवर्ती मलय प्रदेश में अद्यावधि प्रचलित 
देखे जाते है। इतना ही नहीं, अनेक नाम लंबी-लंबी विदेश यात्रा भी करते देखे गये हैं। उनके 
मार्ग सें कोई बंधन, कोई नियंत्रण बाधा डालते नहीं देखे गये हैं । इस प्रवास में कमी-कभी जलवायु 
अथवा परिस्थिति के कारण उनके रूप तथा ध्वनि में कुछ विकार भी हो जाते हैं । यूनान, ईरान 
आदि देशों के कतिपय नाम भारत में आज भी बसे हुए मिलते हैं । यह आवश्यक नहीं कि नाम 


श्र 


नाम निरूपरँ ३३ 
नामी के साथ ही देशातरों का भ्रमण करे । अनेक नाम स्वतः उन दूरस्थ देशों में बसे हुए. पाये जाते 
हैं जिनको देखने का नामी को कभी सौमाग्य भी ग्राप्त नहीं हुआ था । 

किसी देश-विशेष में प्रचलित नाम जब किसी दूरवर्ती देश में अपनालिया जाता है तो उसे 
नाम का स्थानांतरण या स्थानांतरीकरण कहते हैं। यह स्थानांतरण न केवल विदेशों में ही अपितु 
विजातियों, विभिन्न सप्रदायों अथवा विभिन्न भाषाओं में भी हो सकता है। इस अवस्था में उसे प्रभाव 
कहा जाता है | 


इस स्थानातरण के कई कारण होते हैं (१) किसी व्यक्ति के शुण-विशिष्ट के हेतु उसके 
नाम की महिमा भी विस्तृत होती जाती है | अयोध्या के राम के अलौकिक जीवन के साथ डनके नाम 
की महत्ता भी बढ़ती गई और वह देश के कोने-कोने में विविध रूपों में अपनालिया गया है। ब्रज 
के कृष्ण का नाम भी इसी कारण देशव्यापी हो गया है। ईरान के हातिम और रुस्तम के नाम 
उनकी दानशीलता तथा वीरता के कारण ही मारतवर्ष में प्रचलित हुए। छुकमान का नाम उसके 
वाकू-वैदग्ध्य के साथ-साथ दूरस्थ यूनान से यहाँ आ गया। (२) कभी-कभी जलवायु की उम्रवा अथवा 
धार्मिक अत्याचारों से जातियाँ विस्थापित हो स्वदेश त्यागकर अन्य देश में बस जाती हैं। घामिक क्रांति 
के कारण ही अग्रिपूजक पारसी ईरान से मारत को भाग आये | बहराम, जमसेद आदि नाम इसी की 
ओर संकेत करते हैं | पंजाबियो के विस्थापन में मी राजनीति के साथ-साथ धर्म को ही मूल हेठ 
समभना चाहिए | कुछ काल पर्यत इनके नामों में भी विनिमय होने लगेगा। (३) जब कोई 
बलवान राजा दूसरे देशों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर लेता है तो बिजित जातियाँ विजयी के 
आतंक में आकर उसका नाम अपना लेती हैं | सिकदर, नादिर आदि नाम इसी के अवशिष्ट चिह्न 
हैं। (४) वाशिज्य-उ्यवसाथ के कारण भी विभिन्न देशो के मनुष्य एक दूसरे के सम्पक में आते हैं । 
क्रय-विक्रम के साथ विचार-विनिमय मी होता रहता है। इती आदान-प्रदान में नामों पर भी कुछ न 
कुछ प्रभाव पढ़ता ही है। (५) देशाटन, कन्नाप्रशिज्षण, विद्या-प्राति आदि के लि य विदेश यात्रा करने 
से भी नामों पर यत्‌्किचित्‌ प्रभाव पड़ने की सम्मावना रहती है | मीरावेन, निवेदिता आदि कुछ नाम 
इसकी पुष्टि करते हैं। (६) विजातीय धर्म दीक्षा के कारण सैकडो विदेशी नाम ईसाई और मुसल- 
मानों ने अपना लिये हैं यथा--डेविड लाल । (७) विजातीय शासन के कारण सबसे अधिक विदेशी 
भाषा के नाम प्रचलित हो जाते हैं। मुसद्ीलाल, खुरशेद बहादुर, कलक्टर आदि मनुष्यों के नाम 
और विक्टोरिया स्टेशन, अलफ्रेडपार्क, सुलतानपुर, सिकद॒रा आदि स्थानों के नाम विदेशी प्रभुत्व 
के द्योतक हैं। 

इस प्रकार स्थानांतरित होकर नाम एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाता है । 

नामों का इतिहास--नामों के इतिहास का अध्ययन भी एक रोचक एवं महत्वपूर्ण विषय 
है| प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में होते हुए अनेक मूल शब्द विकाध को प्रात्त होते रहते हैं । 
इस प्रकार के विकसित रूप अतीत की सम्पत्ति समझे जाते हैं । तत्सम नाम प्रायः आशुनिक काल के 
ही होते हैं | जिस प्रकार मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अनेक अवस्थाओं से शुजरता है और प्रत्येक अवस्था 
में उसके अनेक कार्य-कलाप होते रहते हैं। उसी प्रकार नाम भी उत्पत्ति से लेकर अनेक रूपो में 
विकसित होता हुआ अंततोगत्वा अग्रयोगात्मकता को पहुँच जाता है--ताकृत से निराक्ृत बन जाता है । 
आत्मा की भाँति नाम कभी मरता नहीं | मुक्त होता रहता है। अधिकांश नाम व्यक्ति का आमरण 
साथ नहीं छोड़ते । कुछ नाम मारकण्डेयादि सप्त चिरंजीवी ऋषियों के सहश सुदीर्धायु याते है। कोई 
कोई नाम अमरता को भी प्राप्त कर लेता है। मृत नाम भी समय पाकर पुनर्जीबित हो सकता है। कभी 
एक ही नाम कई व्यक्तियों के साथ रहकर अपनी लोक-प्रियता का संदेश देता है। व्युतत्ति से लेकर 
विकास तक अनुशीलन करना ही नाम के इतिहास का परिचय है। इतसे नाम का निर्वंचन, विकास, 


 । 


८ अमभिधान अ्रनुशीलन॑ 


ध्वनि परिवर्तन, अर्थव्रोध, संस्कृति का स्वरूप आदि अनेक तत्वों पर प्रकाश पड़ता है । संक्षेप में भांषा 
शास्रीय विवेचन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं सांस्कृतिक मीमांसा का अध्ययन ही नाम का इतिहास 
है । यह ऐतिहासिक परिशीलन केवल प्राकृत या तद्भव नामों में ही सम्भव होता है । 


नामों का अर्थ--व्याकरण सम्मत शब्द होने से नामों का वाच्यार्थ तो होता ही है। इनमें 
भावार्थ एवं वात्पर्यार्थ भी पाये जाते हैं | अर्थ की संगति लगाने के लिए संकेत ग्रहण की अपेज्ञा होती 
है क्योंकि संकेत भेद से एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। देश, काल, परिस्थिति, प्रसंग, 
साहचर्य, किसी प्रसिद्ध शब्द का साब्रिष्यादि अनेक उपाय संकेत-ग्रहण अथवा शक्ति-प्रह के होते हैं | 
मोर मुकुठ का मुख्यार्थ है मोरपंखी किरीट, कितु लक्षणा से यह कृष्ण का बोधक है क्योंकि वह सदा 
मोरस॒ुकुट धारण करते थे | कृष्ण और मोर मुकुट का सदैव साहचर्य रहा है। इसी प्रकार साहचर्य 
से बनमाली भी कृष्ण का वाचक होता है | घनश्याम (काले बादलों के समान कृष्ण), मेधसिह (मेघ 
सहश असित वर्णी ऋृष्ण), मेघवरण, अहिवरण, कोवरण, सुनील, असित कुमार आदि अनेक नाम 
कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं| मर्यादा पुरुषोत्तम नाम का अर्थ मर्यादा-शब्द-सान्निध्य से राम ही 
समझना उचित होगा । यद्यपि पुरुषोत्तम विष्णु, शिव, कृष्ण, अर्जुन, राम, मलमास, एक पुर्य क्षेत्र 


बिक] 


आदि अर्थों में भी आता है। 


जालिमसिंह ने न तो कोई हत्या की और न किसी पर कभी अत्याचार ही किया । बहुत भला 
आदमी है | इसका अर्थ करने से अनर्थ हो जायगा | जब मुख्याथ में बाधा हो तो भावार्थ या तात्पर्यार्थ 
बतलाना भी अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि नामों में मुख्यार्थ से भावार्थ सबल होता है। यह 
उपेक्षित बुरा नाम माता-पिता ने बच्चे की दीर्घायु की शुभकामना से रखा है | मकंट बिहारीलाल में 
वाचक धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। इसका अर्थ होगा मकंठ (बंदर) के समान नड्खठ बिहारीलाल 
(कृष्ण) । यह कृष्ण की बाल चपलता का द्योतक है। हनुमानादि बंदरों के साहचर्य से कोई-कोई 
व्यक्ति इसे बंदरों के साथ घूमनेवाले बनवासी राम के अर्थ में लेंगे | हनुमान के अर्थ में भी आ 
सकृता है। विपिन बिहारीलाल का सम्बंध कृष्ण से है। क्योकि उन्होंने बचपन से ही अनेक 
लीलाएँ वन में की थीं। नीलांबर का अर्थ है नीला वस्त्र | यह बलदेव के लिए. योग रूढ़ हो गया है 
जैसा कि पीतांबर कृष्ण के लिए, | दूल्हा सिंह विचित्र नाम लगता है। १२ दिनों के दुधमुहे बच्चे का 
दूल्हा से क्या संबंध हो सकता है। दूल्हा का अथ है बर जो सिर पर मौर बाँधकर बारात के संग 
व्याह करने जाता है।इस नाम में इस अर्थ की कोई संगति नहीं | बस्तुतः यह रहस्यवाद का 
प्रतीकात्मक शब्द है जो ईश्वर के लिए. प्रयुक्त हुआ है। संत मत में आत्मा को ईश्वर की पत्नी था 
दुलहिन माना है और परमात्मा को उसका प्रियतम दूल्हा । 


शन्नोदेवी एक महिला का नाम है जो संध्या के आचमन मंत्र के प्रथम चार अक्षरों से बना 
है। इसमें शम्‌+नः+देवी ये तीन शब्द हैं और क्रिया लुप्त है इसका अर्थ है दिव्य शुणी ईश्वर 
(देवी) हमको (नः) शांति (शम््‌) हो या दे | प्रकट रूप में यह पार्वती, लक्ष्मी आदि के सहश 
किसी शक्ति (देवी) का ही न म प्रतीत होता है। बहुत से अनभिश्ञ व्यक्ति भ्रम से इसे कोई देवी ही 
समझेंगे | इंद्र, विष्णु, वरुणादि वेद के शब्द पहले भी नामों के लिए प्रयुक्त होते थे । परन्तु किसी 
ऋचा के प्रतीक को इस प्रकार नाम के लिए. अपनाना--एक निराला ही निदर्शन है । 


। अनेक ख्याति प्राप्त नाम रूढ़ हो जाया करते हैं। इतिहास के नामों को रूढ़ ही समझना 
चाहिए,। ये नाम व्यक्ति-विशेष की ओर संकेत करते हैं | विक्रमादित्य, संग्रामलिंह का नाम छुनते ही 
उज्धयिनी के महाराज विक्रमादित्य एवं चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की ओर ही सहसा ध्यान 
जाता है। ये दोनों नरेंद्र अपने शुणातिरेक के कारण इतिहास प्रसिद्ध हो गये हैं। अत: ये नाम 


नाम निरूपण हू 


उनके लिए रूढ हो गये हैं | सामान्य जनता ऐसे नामों के अर्थों पर विचार नहीं करती | उसकी 
दृष्टि भाव पर ही विशेष रहती है। भावावेश के कारण ही इन नामों का अनुकरण हुआ है | इसी 
प्रकार देवता, ऋषिमनि, साधु-संत आदि के नामों का अर्थ न लिखकर उनका इति-दब्त्त ही दे दिया 
गया है। कुछ नामों का संबंध किसी कथा लोकवार्ता, किम्बदंती अथवा घटना से रहता है । प्रवृत्ति 
लिखते समय उसका उल्लेख कर दिया गया है| अ्रन्य नामों का साधारणतया वाच्यार्थ ही लिखा 
गया है। किंतु उसके अभाव में आवश्यकतानुसार लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्या्थ भी दिये गये हैं। अत्यंत 
सरल नामों का अर्थ व्यर्थ समककर नहीं लिखा गया है। जहाँ तक हो सका संदिग्ध नामो को स्पष्ट 
करने का यथाशक्ति प्रयज्ञ किया गया है। अनेकार्थी नामों को विभिन्न प्रवृत्तियों में रखकर सममझाया 
गया है | जिन नामों का समास-विग्रह कई प्रकार से हो सकता है उनका अर्थ भी विग्रह के अनु- 
सार बदल जाता है । ऐसे नाम श्रर्थानुसार कई प्रवृत्तियों में रखे जा सकते हैं, यथा--भालचंद्र का 
समास भाल का चंद्रमा षष्ठी तत्पुरुष मानने से यह नाम चंद्र अदश्नत्ति के अंतर्गत आना चाहिए । 
चंद्र है जिसके भाल पर अर्थात्‌ शिव इस बहुब्रीहि समास के अनुसार शिव ग्रवृत्ति में आता है। 
इन विशेषताओं की ओर यत्न-तत्र केवल इंगित-मात्र कर दिया है। अधिकाश में प्रचलित तथा 
प्रसिद्ध अर्थ ही लिखे गये हैं | नाम में शब्द-सौदर्य तथा अर्थ गौरव के अतिरिक्त भाव का भी 
विशेष महत्व है | कोई-कोई साधक शब्दार्थ की अपेक्षा भाव पर अधिक वल देते है। सच तो यह है 
कि सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का अवलम्बन भाव ही होता है | जिज्ञासुओ के लिए इनकी अभिव्यञ्ञना भी 
प्रायः सर्वत्र ही मिलेगी । देशज तथा कुछ वद्मव नामों के अर्थ क्लिष्ट्साध्य हैं | कुछ नामों की 
व्याख्या प्रद्त्तिवों के अंतर्गत की गई है। थोड़े से दीघ तथा क्लिष्ट नामों को परिशिष्ट में 
विशद तथा विस्तृत रूप से समझाया गया है। भूमिका के उत्तराद् में यह दिखलाया गया है कि देश- 
काल आदि के विचार से कभी-कभी नामों में अर्थ परिवर्तन भी हो जाया करता है। 


नांमों में प्रवृत्तियाँ--“मिन्नरचिहिं लोकः' संसार में जितने व्यक्ति उतना ही अमिरुचियों में 
विभिन्नत्व | फलतः मनुष्य के भोजन, भजन, आचार-विचार, वस्त्राभूषण आदि समस्त जीबननच्वर्या में 
असमानता दिखलाई देती है। किसी की पूजा में आासक्ति होती है वो कोई दाशंनिकता में आस्था 
रखता है | कोई सामाजिक त्रिचार का होता है तो कोई राजनीति का पोषक; कोई इतिहास-प्रेमी है तो 
किसी की प्रवण॒ता किसी अन्य विषय की ओर होती है | इस प्रकार लोक में चित्त की विविध वृत्तियों 
की अभिव्यंजना होती रहती है। यह नानात्व इन भारतीय नामों में भी दृष्टिगोचर होता है जिसका 
मूल कारण मानव मनोवृत्तियाँ हैं ।' अर्थ के विचार से प्रवृत्तियों को सरल, संयुक्त तथा संश्लिष्द-- 

इन तन भेदों में विभक्त कर सकते हैं | 


* मिन्न-भिन्न मनुष्य एक ही बात, वस्तु या घटना को मिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। 
उनके विचारों में, उनकी मनोजृत्तियों में कुछ न कुछ भ्रन्तर रहता ही है । इसकी पुष्टि में बुद्ध- 
परिवार का दृष्टांत देना उपयुक्त होगा । बुद्ध जन्म पर मंगलोत्सव मनाया जाता है। राजा शुद्धोदन 
पुत्र-जन्म से अपनी सब कामना पूर्ण हो गई समझकर अपने उत्तराधिकारी का नाम खिद्धार्थ 
रखता है । यद्यपि बुद्ध का जन्म उसकी माता माया देवी के लिये अनिष्रर ही हुआ, क्योंकि 
जातक के जन्म के एक सप्ताह भीतर ही मा की रूप्यु हो गई | उसके विपरीत राहुल के जन्म पश 
सिद्धार्थ सोच-विचार में पढ़ गया । उसके विरक्त अंतःकरण को बड़ा आध'त पहुँचा। उसने पुत्र- 
जन्म को अपने लिए भव-पाश, माया का बंधन एवं कर राहु समझा । इसलिए डसने अपने 
आस्मज का नाम राहुल रखा एक ही परिवार के दो पिताओं पर अपने अपने पुत्र के जन्म का 
पुृथक्‌ू-पुथक्‌ प्रभाव पड़ा । 


३६ अमिधान अनुशीलन 


५७ 


(१) जिसमें एक ही अर्थ विद्यमान हो वह सरल अवुत्ति है, 'रामप्रसाद! में रामपरक 
धार्मिक प्रवत्ति है । 

(२) जिस नाम में एक से अधिक अर्थों का योग हो वह संयुक्त प्रवृत्ति है। यथा--रामझष्ण, 
गंगा विष्णु, गौरीशंकर में दो-दो प्रवुत्तियों का योग है। घूरेराम में भी अन्ध विश्वास तथा राम- 
परक दो प्रवृत्तियाँ सम्मिलित है । 

(३) संश्लिष्ट प्रवृत्ति से हमारा तातर्य उस प्रवृत्ति से है जिसमें नाम के अनेकार्थ मूलक 
अनेक भाव मिश्रित हों | यह अनेकता समास विग्रह अथवा संघि-विच्छेद के कारण भी हो सकती 
है | हंसनाथ में ब्रह्म, ब्रह्मा, हंसावतार परक प्रवृत्तियाँ मिश्रित हैं । लोकनाथ को षष्ठी तत्पुरुष मानने 
से ईश्वर, शिव, विष्णु, राजा परक प्रवृत्ति हुईं, किन्तु लोक है नाथ जिसका--इस प्रकार विशग्रह 
करने से बहुब्रीहि समास से उसका अर्थ हुआ एक मिक्तुक जो उसकी दीन-हीन परिस्थिति का 
परिचायक है | इस प्रकार लोकनाथ में संश्लिष्ट प्रवृत्ति हुई। प्रवृत्तियों का एक अन्य सुंदर एवं 
मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण भावना की दृष्ठि से भी हो सकता है । 


प्रवृत्तियों के दो भेद--भाव-भावना की दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्द वाले नाम के दो 
अंग हो सकते हैं-पहला मूल प्रब्ृत्तिपरक तथा दूसरा गौण पग्रश्ृत्तिपरक । मूल प्रवृत्ति को प्रकृति और 
गौर प्रवृत्ति को प्रत्यय कह सकते हैं। नाम का जो अंश मुख्य विषय की ओर संकेत करता है उसको 
मूलप्रबृत्ति द्योतत अथवा मुख्य (मूल) शब्द कह सकते हैं| मूल प्रइ्डत्ति के अतिरिक्त अवशिष्ट अंश 
को जो नाम की पूर्ति में सहायता करता है या जो इष्टदेव के प्रति मनुष्य की अतर्भावनाएँ, भाव एवं 
आसक्तियाँ प्रकट करता है गौण प्रवृत्ति द्रोतत अथवा सहायक (पूरक) शब्द कह सकते हैं । कभी-कभी 
ऐसे सहायक शब्द जाति या सम्प्रदाय सूचक भी होते हैं | ये कई प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के 
दो या दो से अधिक शब्दवाले नाम मूल तथा गौण प्रवृत्तियों के योग से बने होते हैं। एकपदी 
नाम मुख्य विषय के ही व्यंजक होने से मूल प्रवृत्ति की श्रेणी में ही आ जाते हैं। कभी-कभी मूल प्रइृत्ति 
समस्त पद से भी प्रकट होती है--उदाहरणस्वरूप परमात्मा शरण में परमात्मा समस्त पद दो शब्दों के 
वोग से बना है और ईश्वर का वाचक होने से मूल प्रदृत्तिके अंतर्गत आता है । शरण आत्मनिवेदना- 
सक्ति मूलक गौण प्रवृत्ति है। नाम के आधारभूत मूल तथा गौण प्रवृत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं| 
इनके अनेक भेदोपभेदों का विशद विवरण उत्तरा्ध में दिया गया है । 
देश काल तथा धर्म के प्रभाव से कभी-कभी अ्रर्थों में परिवर्तेन होने से एक ही नाम विभिन्न 
प्रवत्तियों में स्थान पा सकता है । राजा पहले डपाधिबोधक शब्द था। कालान्तर में डसमे वात्सल्य 
भावना प्रबल हो जाने से वह दुलार प्रवृत्ति में प्रयुक्त होने लगा और आजकल आवारा प्रकृति के 
व्यक्ति उसे व्यंग्य में मी व्यवहार कर लेते हैं। अरब का व्यंग्यात्मक हिन्दू नाम स्थानांतरित होकर भारत 
में जातीयता का बोधक बन गया । ऐसे नामों को प्रायः भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों में न रखकर उनका स्पष्टी- 
करण मुख्यार्थ के साथ एक ही स्थान पर कर दिया गया है। एक ही शब्द विभिन्न नामो में मूल 
तथा गौण दोनों प्रदनत्तियों में प्रयुक्त हो सकता है। देवदत्त और नारायण देव इन दोनों नामो की 
अदृत्तियों में पहले में देव मूल है और दूसरे में गौण । मूल से गौण में जाने से शब्द के मूल्य में भी 
कमी आ जाती है । 
नामों में संस्क्ृति तथ। सभ्यता--भाषा विज्ञान का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है किसी 
जाति के सांस्कृतिक इतिहास का अन्वेषण करना | इससे उसके प्रागूइतिहास पर प्रकाश पड़ता है | अतीत 
तथा वत॑मान मूर्तिमन्त हो सम्मुख खड़े हो जाते हैं | जीवन की अतीत रूढ़ियों का प्रत्यक्ष अनुभव हो 
जाता है। शब्दशास्त्री नामों का विन्यास कर उनमें अंतहिंत संस्कृति के अंकुरों को बाहर निकाल 
. शैवा है | नाम संस्कृति के बीजो के सदश हैं जो यत्न-तन फैले हुए हैं| जिस प्रकार एक निपुण कृपक 


नाम निरूपणु ३७ 


अन्न के अच्छे-अच्छे दानों को संचय कर अपने सुव्यवस्थित क्षेत्र में बोता है तो थोड़े दिनो में एक 
हरा-भरा खेत उसकी आँखों के सामने लहलहाने लगता है, उसी प्रकार एक भाषा-तत्वविद्‌ नामों का 
संकलन एवं वर्गीकरण कर नियमित रूप से उनका अध्ययन करता है तो उसके फलस्वरूप एक सुंदर 
चित्र का प्रत्यक्षीकरण होने लगता है । यही संस्कृति का उज्ज्वल रूप है, यही उस जाति का ऐदटिच्य 
है जो शब्दो या नामो से प्राप्त हुआ है। भाषा विज्ञान का विद्यार्थी न केवल शब्दों की उत्पत्ति, उनके 
रूप विकास अथवा अर्थ पर ही ध्यान देता है अपितु वह इस सास्कृतिक अनुशीलन में अत्यधिक 
संलम रहना अपना परम कत्तंव्य समझता है | 

संस्कृति किसी मानव जाति की अंतःप्रज्ञा का वाह्य प्रदर्शन है जो उसके राष्ट्रीय जीवन के 
विभिन्न अंगों में धरम, दर्शान, साहित्य, कला एवं संस्थाओं में अभिव्यंजित होता है | संर:तियों का 
विकसित सामूहिक रूप ही सम्यता है। किसी देश की सम्यता का दिग्दशन संस्कृतियों के द्वारा ही 
सम्भव होता है | सामान्यतः सभ्यता का तात्पर्य मानवीय कृतियों, उनसे आविष्कृत विविध कला- 
कौशल, यातायात के साधन तथा उन सर्व प्रयज्ञो एव चेष्टाओं से है जो जीवन को सुसम्पन्न अथच 
सम्पूर्ण बनाने में सहायक होते हैं । 

भाषाविद्‌ से शब्द स्वतः बोलने लगता है। वह नाम और नामी दोनों के इतिहास का परिचय 
देता है । यही उसका मुख्य कार्य है। वेश्ंतर्सिह! रंगून में कई सौ मील की दूरी पर बैठा हुआ है और 
उसका नाम यहाँ पर उसका जीवन-चरित इस प्रकार सुना रहा हैः-- 

बेअंतसिह एक पञ्ञाबी सिकख है । (बंगाल, मद्रास तथा महाराष्ट्र में सिहों का अभाव है, 
काठियावाड़ के असली सिंह अपने बनो को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते और हिन्दी प्रांत के सिह 
प्रायः धर के सिंह ही होते हैं, विदेश में बलना उनके लिए कठिन हो जाता है।) बचपन में उसने 
गुरुद्वारे में अमृत छुका था। इससे वह सिंह कहलाया । उसके घर के लोग बहुत पढ़े-लिखे न थे । 
केवल थोड़ी सी उर्दू जानते थे (अधिक उढ़ूँ जानते होते वो नाम में कठिन उ्ूँ शब्द प्रयोग करते 
और संस्कृत या हिन्दी पढ़े होते तो बेञंत के स्थान पर अनंत का प्रयोग करते)। जन्म का तो था 
जाट, परन्तु लड़ने-मिड़ने में उसकी अधिक रुचि न थी इसलिए वह सेना में भरती न हुआ। घर 
का न तो मालदार ही था कि जो वहीं कुछ व्यापार करता और न खेती-बारी ही पास थी जिसमें वह 
लगा रहता | पंजाबी स्वभाव से ही पुरुषार्थी होता है। उसने परदेश कमाने की ठान ली। जैसे-तैसे 
वह ब्रह्मा पहुँचा । वहाँ पर अब वह खाता कमाता है। यह है बेञ्रंत सिंह का बेअंत इतिहास जो 
उसके नाम ने बतलाया है । इसी प्रकार के इति-बृत्त अन्य नामों से भी व्यक्त होते हैं। शशिशेखर 
का वाच्यार्थ है। 'शिव” | इससे यह संकेत है कि नामी का कुल शिव का उपासक है। यह संस्कृति 
का धार्मिक अंग है | कंगलिया नाम से उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगता है घिनऊ उसकी अविद्या 
का द्योतक है। खुन्नीलाल नाम से अंधविश्वास टपकता है। परोपकारीसिह से शु(ों का आमास 
मिलता है। शिक्षाप्रेम 'विद्या-विनोद? से व्यक्त होता है। आत्माराम का संबंध एक गहन दाशनिक 


१ (या प्राः8 48 (76 0ज06४ 85०7658707 07 (76 प्रघढा 8०079 062 980976 77877688- 
(08 470 ६78 ग्रव079 000०६ ०॥ ॥8--778 ए९॥8 07, 9790507979, व(6घ/पा8, 809 छत 
[9970000789- 

(फ७ 0570फ09 ० (४चा।2980707 7ए ४४. 3, एबच्शए ९१. 8,, 7. 80, 78४6 4]--44 
78॥2८87 300):5) 

ह अज़श2व07 90249 50९2व78 020070069 ६96 8्प्ाग्रठगदां 00 ६86 8९एएए४५ ० 
ए6ा, (78 प्रधांएपछ दा5 #्णपे. 05 ऐड 6ए 78५8 $ग्रए००६60, 08 ॥7068798 ० [प्र/ध- 
09म्रागप्रएए077 #प0 # 960 8009 ६0 7889 9 पएंगथ 870 #9/65, (0|0) 


श्८ अभिधान अ्रनुशीलन 


विषय आत्मा तथा परमात्मां से है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक नाम में सस्कृति का कोई कोई न 
तत्व रहता है। ये ही तत्व मिलकर संस्कृति के विभिन्न अ्रगों का सूजन करते हैं। भारतीय 
संस्कृति अ्रत्यंत प्राचीन है। नामों में अम्रि, सूर्य, इंद्रादि उसके सनातनत्व के बोधक हैं | 
नित्य नूतन नामों की अमिदृद्धि होती रहती है। अतः उसके विनाश की कभी आशंका नहीं 
रहती | वह इतनी लचीली है कि उसमें आवश्यकतानुसार सरलता से सामजस्य हो सकता है। इकबाल 
(नरायन), नूरसिंह, आदि अनेक विजातीय नामों को अपने साँचे में ढाल कर उसने अपना बना 
लिया है । इतना ही नहीं, खुरशेदबहादुर, आदि उद शब्दों के पूरे नामों को ग्रहण कर उसने अपनी 
सहज गआह्यशक्ति तथा सहन-शीलता का परिचय दिया है। इससे इन नामों में अनेक संस्क्तियों घुल 
मिल कर एक हो गई हैं । 

इस प्रकार नामों के सम्यक्‌ अ्रध्ययन से संस्कृति की एक मनोमोहक रूप-रेखा प्रस्तुत हो जाती 
है। उत्तराद्य में संस्कृति के विविध अंगों पर विचार किया जायगा | 


नाम करण संस्कार--नाम रखने की मनोदत्ति मनुष्यों में प्रायः स्वाभाविक होती है। जंगली 
जातियों में भी नाम पाये जाते हैं। पुराणों में देवों के नाम मिलते हैं। विश्व के इतिहास में चार 
अश्वों के नाम भी प्रसिद्ध हैं | रुस्तम का रुक्ष, सिकंदर का वेसीफेलस, ऊदल का बेंदुला और प्रताप 
का चेतक। भिन्न भिन्न जातियों में नाम रखने की मिन्न-मिन्न प्रथाएँ हैं। देशकाल तथा धर्म का इस 
संस्कार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है | वैदिक कालीन भारत में अग्नि, इन्द्रादि प्राकृतिक शक्तियो पर सूक्म 
नाम रखे जाते थे। शनेः शनेः ये शक्तियाँ देवताओं के रूप में परिणत हो गई' | तेतीस कोटि देवों 
की कल्पना के सूत्रपात के साथ फलित ज्योतिष का प्रभुत्व देश में छा गया जिसके फलस्वरूप नाम 
रखने की प्रथा में विचित्र परिवर्तन हो गया । फलित ज्योतिष के अनुसार पुत्र का जन्म-समय जिसे 
इष्ट काल कहते हैं---लिखा जाता है | इसी इष्ट से उसका जन्म-पत्र बनाया जाता है, क्‍योंकि इष्ट के 
द्वारा राशि, नक्षत्र, चंद्र और फलाफल सब कुछ ज्ञात हो जाता है । एक राशि में सवा दो नक्षत्र और 
एक नक्षत्र म॑ चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण एक विशेष अक्षर से पुकारा जाता है |& यथा-इष्ठ से 


४4 आया आन 









































#& राशि-नक्ष॒त्र-देवता-बोध-चक्र 
न रा 
चर नत्तत्र । देवता चरण नज्ञत्र देवता 
है ३ | ४ ९ २ ३ | ४ 
| 
चू | चे | चो| ला |अश्विनी अश्विनीकुमार| के | को [हरे |ही | पुनर्वसु | अदिति 
ली लू लो | भरणी । अम |ह |हे हो | डा | पुष्य बृहस्पति 
झा |[इ | ऊाए | कृत्तिक | अग्नि | डी हू | डे डो5| श्लेषा सप॑ 
झा ।|बि बु। रोहिणी |प्रजापतिबह्य। भ | मो | म्‌ | से | मधा पितृ 
वे बोर | $ (को |सगशिरा| सोम [मो |टा | थी हू | पू० फा० | भग 
। । *| टो |प पी | उ० फा० | अयेसन्‌ 
कु च रू छू आदो | रुद्द यू |(ष | ण| ढ | हस्त | सबितृ(सूर्य) 
पो'| रा री | चित्रा त्व्ध्द्ा 


भीम निरूपण द्ह 


यह अवगत हुआ कि उस समय अशि्विनी नक्षत्र का द्वितीय चरण और मेष राशि का चढद्रमा था। 
इस चरण का अक्षर 'चे! है। यह नाम इसी अबद्वर से आरम्म होना चाहिए--चेता, चेतू, चेतराम, 
चैनसुख, चना, चेला, चेतकर उसके राशि नाम हो सकते हैं | नाम के देखते ही राशि नक्ष॒त्रादि सब 
ज्ञात हो जाते हैं। इसी प्रकार बुद्ध या बुद्धि प्रकाश की राशि नक्तत्रादि जानना हो तो 'बु! अच्चर 
रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है जो बृष राशि के अंतर्गत है। इस प्रकार राशि के नाम निकाले 
जाते हैं। इसमें रुचि-वैचिभ्य को अत्यंत संकुचित स्थान रहता है, अतएव मनुष्य बहुधा इनके साथ- 
साथ अपनी अभिरुचि का कोई अन्य नाम भी रख लेते हैं। कुछ भी हो हिन्दुओं में राशि नाम की 
कल्पना अत्यंत महत्व की है। जीवन के अनेक कार्य-कलाप इस पर निर्भर रहते हैं । 

ज्योतिष-सबंसंग्रह* में लिखा है कि जातकर्म के ११,१२ दिन* उपरांत पुनर्वसु, पृष्य, हस्त, 
चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, मगशिरा, उत्तराफाल्शुनी, उत्तराषाद, उत्तराभाद्रपद न्ञत्रों में 

बुधवार, चंद्रबार, रबिवार, शुरुवार के दिन बालक का नाम रखना शुभ है। 


























चरण नक्षत्र देवता चरण । नक्षत्र देवता 
| से भो ,ज | जो | उत्तराषाद | विश्वेदेव 
| | | जू | जे 'ज्ञो, खा अभिजित विवि 
रु रे | रो | वा | स्वाति | बायु | ' । | 
5 म (खो |खी खू खे | श्रवण , विष्यु 
ति, तू ते? तो | विशाखा | चद्वाग्नि । 
| जाग | चनिष्ठा | बसु 
न | नी |नू | ने | अजुराधा | मित्र पक आओ 
गो शा शि|शू, तन । अब 
तो या |यी | यू: ज्येष्ठा | इन्द्र | | | 
से सो द" दी पू० भाद्षपद अजैरूपाद 
ये यो |भभी| मूल | नित्रदति | | [| 
। (राच्स) |दू ! कर |उ० भाद्गपद॒ अद्विव्‌ छुन्‍्य 
भू | ध फाडा पूर्वाधाढ | अप (जल) | ! । 
दे । ची!', रेवती / पूषन्‌ 


नोट :--नो अक्षरों की एक राशि होती है। इस चक्र में राशियाँ अंको से दिखलाई है-- 
र--मेष २--चष्र ३--मिथुन ४--कर्क ४--सिंह ६--कन्या ७--ठुला ८--इश्चिक 
६--धनु १०--मकर ११--कऊुम्म १२--मीन | 
) पुनवंसुहय दस्तन्नयं मैन्नहय॑ झगः | 
मूलोत्तरानविष्टास्यु द्ादशेकादशेदिने । 
अन्यत्रापि शुभे योगे वारे बुधे शशांकयो: । 
भानो गुरो स्थिरे खगने बालनाम कृत शु भस | 
ज्योतिष सब सम्रह मुहूर्त प्रकरण भाग दे पू० $२२) 
है दृशभ्यासुत्थाष्य पिता चास करोति ।१। (पार० ३ ॥१७॥ 4१) 
“अहन्येकादशे नास! (याशवरुक्‍य स्मृति, २--१२) 
नामधेयं दुशम्यां तु दादुश्यांवापस्य कारयेव । 
पुण्ये तिथो सुहू्ते वा नक्नन्ने वा गुणान्विते ॥३०॥ (सबु० २ झ०) 
संस्कार विधि नाम प्रकरण 


९० अमिधान अ्रनुशौलरन 


हिन्दुओं के सोलह संस्कार प्रसिद्ध हैं जो आत्ममंदिर की सम्पन्नता के लिए किये जाते हैं । 
संस्कारों का सम्यक विधान हिन्दुओं के संस्कार संबंधी मंथों में वर्णन किया गया है, आर्य समाज में 
स्वामी दयानंद कृत संस्कार विधि प्रचलित तथा मान्य है। मिखारी दास ने जाति, यदच्छा, गुण तथा 
क्रिया को नाम का आधार माना है। जाति परक नामो का प्रचार केवल नाम मात्र ही पाया जाता है 
दुलार, व्य॑ंग्यादि नाम यहच्छा के अंतर्गत आ सकते है । आधुनिक अमिरुचि उत्तरोत्तर शुणों की ओर 
जा रही है | क्रियात्मक नाम दीर्घायु में ही सम्भव हो सकते हैं । 

नाम-करण संस्कार किसी न किसी रूप में सब धर्मों में तथा सत्र जातियों में होता है। जैन 
तथा बौड़ों में नामकरण का कोई विशेष विधान प्रचलित नहीं है । उनमें हिन्दुओं के सदश ही नाम 
रख लिये जाते हैं। सिक्ख आदि पंथो और मुसलमानों में किसी शुभ दिन अपने ध्म प्रंथ को खोला 
जाता है और खुले पृष्ठ के प्रथम अक्षर पर नाम रख लिया जाता है। ईसाइयों में प्रायः वपतिस्मा के 
साथ ही बाइबिल के प्रथमाक्षों पर नाम रखने की रीति है। पारसियों में अर ।ने धम अंथ के अनुसार 
राशि परक नाम रखे जाते हैं। ह 


ए० टी० स्टील साहब तिब्बत में नाम की प्रथा का उल्लेख अपने लेख में इस प्रकार करते 
है*--इनके नाम बहुधा सप्ताह के दिनों पर रख लिये जाते हैं अर्थात्‌ जो बच्चा जिस दिन जन्म लेता 
है उसी दिन के नाम पर उसका नाम रख लिया जाता है। मेरे साथी का नाम 'पा-संग! (शुक्र) था 
तथा रसोइये का नाम 'नारभू! (आभूषण) । दिनों के नाम पर नाम रखने की परिपाटी जंगली जातियों 
में अधिक प्रचलित है | संथाल परगना की बन्य प्रजा जाति के नाम रखने के विषय में एक डा० महा- 
शय लिखते हैं जिसका सारांश यह है3--ये प्रजा लोग सोमवार को उत्पन्न बच्चे का नाम सोम तथा 
कन्या का सोमी रखते हैं | इतवार को एता या एती, मगल का बच्चा मंगला या मंगली अथवा अंगिरा 
या अंगिरी (अंगारको कुंजोमौमो), बुधवार का लड़का या लड़की बुद्धा, शुरुवार से शुरु तथा कन्या गुरी 
या शुरवारी । इस दिन को बृहस्पति भी कहते हैं, इससे विइसा, शनिव्रार का पुत्र सोनिया आर पुत्री 
सोनी कहलाते हैं । 

नामकरण एक विश्वव्यापी विचित्र संस्कार है जो अतिशय विनोद पूर्ण, अत्यंत कौतृहल 
जनक एवं बहु-विवेक मूलक है | यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है जब कि एक ब्रिना नाम 
के व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्त की छाप लग जाती है। उसके जीवन की यह अभूतपूर्व घटना है| 
आज से एक अज्ञात तथा अबोध बालक का अपना पथक्‌ अस्तित्व हो गया | यदि वह बोल सकता 
तो अपने नाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अवश्य ही अपार आनंद प्रदर्शित करता। यह 
पितृ-प्रदत्त नाम उसकी अपनी अतुल सम्पत्ति है। 


ब्ग 


जाति जदिच्छा गुन क्रिया, नाम ज्ञ चारि प्रमान | 
सब की संज्ञा जाति गनि, वाचक कहें सुजान।। 
जाति नाम जदुनाथ अरु, कान्‍्ह जदिच्छा धारि। 
गुनते कहिए. श्याम अरु, क्रिया नाम कंसारि ॥ 
रूप रंग रस गंधगनि, औरहु निश्चल धरम | 
इन सब को ग्रुन कहत हैं, गुनि राखो यह भर्म ॥ 

( काव्य निर्णय ) 


९ “दलाई ल्ामा के राज्य में ---लज्लौडर १५ अप्रैल सन्‌ १६४४ ईं० 


है. हे 
“साइने रिव्यू!--माचे सन्‌ १६४४ इँ० 


नाम निरूपए--उत्तराद्धे 
अनुशीलन-पद्ध तियाँ 

नामों का अध्ययन अनेक दृष्ठियों से हो सकता है। वैयाकरण उनकी व्युत्पत्तिं 
की ओर ध्यान देते हैं। शब्द, ध्वनि तथा अर्थ की परीक्षा भाषाविद्‌ करते हैं, मनोवैज्ञानिकों 
के विचार उनकी पग्रवृत्तियों पर जाते हैं; दाशनिक उनमें आध्यात्मिक रहस्य खोजते हैं; 
समाजवादी उनसे जातीय संगठन की रूपरेखा पाते हैं, नीतिज्ञ उनमें नैतिक जीवन की ज्योति देखते 
हैं, धार्मिक भक्तजनो के लिए वे भक्ति रस के उद्गम होते हैं| तात्पर्य यह है कि जो जिस भावना 
से उनका परिशीजन करता है उसको वैसी ही सामग्री उनसे उपलब्ध हो जाती है। अनुशीलन को 
स्वोगीण एवं महच्तपूर्ण बनाने के लिए मुख्य मुख्य कई शैलियो का सम्मिश्रण कर दिया गया है। 
निम्नलिखित पद्धतियाँ विशेष महत्त्व रखती हैं :-- 

(क) कोश पद्धति --इसमें शब्दों को अकारादि क्रम से रखकर उनके वाच्यार्थ दे दिये 
जाते हैं | शब्दों के लिंग भी उनके साथ रहते हैं। कोई-कोई कोषकार शब्द का मूल रूप अर्थात्‌ 
धातु भी लिख देते हैं । 

(ख) शांकर-पद्धति--शंकर ने विष्णु सहल्ल नाम का भाष्य लिखने |में यह पद्धति अपनाई है। 
इसमें विष्णु के नामों की व्युत्पत्ति देकर उनका स्पष्टीकरण |किया गया है। कहीं-कहीं अपनी 
पुष्टि में धर्मग्रथो के वाक्य भी उद्धुत किये हैं। यत्र-तत्र शब्द-बिशेष का व्याकरण भी दिया गया है | 

(ग) भाषाविज्ञान पद्धति--इसमें शब्द, ध्वनि तथा अर्थ पर विचार किया जाता है। पहले 
समस्त नामों को तत्सम, अर्धंतत्सम, वद्भव तथा देशज श्रेणियों में विभाजित कर उनकी रचना, विकास 
आदि का अध्ययन करते हैं। श्र्थों के साथ-साथ उनसे उपलब्ध सांस्कृतिक तत्वों का भी दिग्दर्शन 
कराते जाते हैं । 

(घ) मनोविज्ञान पद्धति--इसमें समस्त नामों को मनोद्ृत्तियों में विभक्त कर उनके भावना- 
नुकूल अर्थों की मीमासा की जाती है | इस प्रकार ग्राप्त नाना प्रद्त्तियों से संस्कृति के अंगों की उपलब्धि 
होती है | 

इनके अतिरिक्त निरुक्त तथा मल्लिनाथ की पर्याय पद्धतियाँ भी प्रसिद्ध हैं | प्रथम वेदों के 
लिए और द्वितीय काव्यों के लिए विशेष उपयुक्त हैं। 

इन पद्धतियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी एक ही शैली का अनुसरण करने से अध्ययन 
में पूर्णता नहीं आ सकती । प्रत्येक पद्धति की अपनी-अपनी विशेषता होती है। (क) और (ख) पद्धतियों 
इस प्रकार के अध्ययन के लिए अपूर्ण ही सिद्ध होगी--(ग) पद्धति में सांस्कृतिक तत्त्व इतने बिकीर्ण रहते 
है कि उनसे संस्कृति का समवेत रूपेण कोई सुन्दर चित्रण प्रस्तुत नहीं हो सकता ! (घ) पद्धति में शब्दों 
की रचना, विकासादि अनेक श्ञातव्य बातें नितांत छूट जाती हैं | इस अपूर्ण अध्ययन से कोई परिणाम 
न निकलता । अतएब यह उचित समझा गया कि इस अनुशीलन में विविध पद्धतियो के मिश्रित रूप से 
काम लिया जाय । पहले कोश-पद्धति के सदश सब नामों को अ्रकारादि क्रम से संकलित किया गया है। 
इसके पश्चात्‌ मनोविज्ञान-पद्धति से उनका ग्रवृत्तियों में वर्गीकरण हुआ है| पुनः भाषाविजश्ञन के अनु- 
सार नामों की स्वना, बिकासादि पर प्रकाश डाला गया है | संस्कृति के तत्त्व मी इससे प्राप्त हो जाते 
हैं। अर्थों में कहीं-कहीं शांकर-पद्धति का अनुकरण किया गया है। व्याकरण की विशेषता तथा वाह्म 
प्रभाव का परिचय भी दिया गया है | इस पद्धति-समन्वय से विषय अधिकाधिक सरल, सुबोध, उपादेय 
एवं रोचक हो गया है। 

दर 


४२ अ्मिधान अनुशीलन॑ 


इस प्रकार के अनुशीलन से नामों की प्रदृत्तियों। शब्दों की रचनाओं, गणनात्मक प्रत्ययों, 

हु ३७ ह भावों ५ रो गर्भि प्रसंगों । हिप्रभावों ५ 
_आाषाध्बनि के विकारों एवं:अथ्थों, दाशनिक भावों, अंतकथाओं, घटना गर्मित असंगों, व तथा 
देश अथवा जाति,.के तत्कालीन सांस्कृतिक, सामाजिक तथा गजनीतिक जीवन पर विशेष प्रकाश 
पड़ता है | 


हिन्दी नामों पर आश्यंतर एवं वाह्य प्रभाव 


आश्यंतर प्रभाव--हिन्दू समाज में शनैः शनैः अनेक दुर्बलताओं ने घर कर लिया था। अतः 
उसके नामों में भी बहुत से दोष आकर बस गये थे | नामों की यह आविल धारा अनियंत्रित रूप से 
दलदल की ओर प्रवाहित हो रही थी। उसमें कलकती थी अ्रविद्या, अज्ञानता तथा अशिष्टता । उसको 
तलहटी में कुछ सुंदर सुचिकण ।शिलाखंड भी थे, परंतु थे नगण्य ही | इसलिए, धरातल पर केबल 
संस्कृति का विक्ृत रूप ही दृष्टिगोचर होता रहा । जैन धर्म प्राचीन होते हुए भी बहुत ही पंरिमित क्षेत्र में 
प्रचार तथा प्रसार पा सका | एक कारण यह भी था कि वह भी हिन्दुओं के नामों को ही अपनाने लगा | 
कुछ तीर्थंकरों और कुछ जैनाचायों के नाम ही हिन्दी की सम्पत्ति बन सके हैं | बौद्ध-धम भारत से 
विदा हो चुका था। पाली भाषा का प्रचार भी न रहा। ऐसी अवस्था में कुछ गिनती के नामों के 
अतिरिक्त बौद्ध-धम का नामों पर कोई प्रमाव नहीं दिखलाई देता । संतों का ग्रमाव निम्नस्तर के अशि- 
ज्षित मनुष्यों तक ही सीमित रहा | उनके अनुयायी अपने मतप्रव्तेक के नाम को ही सब कुछ जानकर 
उसे प्रायः अपनाने लगे । उनमें से कुछ गुरुओं के नाम पर भी अपने बालकों के नाम रखने लगे। 
विशेष ग्रवृत्ति के कुछ मनुष्यों ने निगुंण ईश्वर सम्बन्धी निराले नामो को स्वीकार कर लिया। इन नामों 
में प्रायः सुरुचि, ऊर्जस्विता, मोहकता, सार्थकता एवं विशुद्ध संस्कृति का अभाव प्रतीत होने लगा | 

सबसे प्रबल अंतरंग कारण यह हो सकता है कि स्वामी दयानन्द की धार्मिक क्रांति ने नाम- 
करण-संस्कार की धारा को नितांत पुरातन आदर्श की ओर मोड़ दिया । उसके फलस्वरूप दो लाभ 
हुए (१) जनता वैदिक नामों का अनुकरण और अनुसरण करने लगी। (२) ईश्वर के गुण, कम, 
स्वभाव एवं स्वरूप, सच्छात्न तथा नैतिक गुणों पर नूतन नाम रखे जाने लगे । देववाणी के इन नामों 
में है शब्द-सौंदय॑, ध्वनि माधु्य॑, अर्थ-गौरव एवं भावोत्कर्ष | दाशनिकता का समावेश रहने से अमि- 
धानों में र्मण्ीयता एवं सजीवता व्यंजित होने लगी | आधुनिक बंग समाज ने भी संस्कृत गर्मित नामों 
को प्रविष्ट कर तथा इंद्रादि शब्दों का पुट देकर उन्हें ललित, रोचक एबं स्फूर्तिमय बना दिया है। ऐसे 
परिमाजित तथा परिष्कृत नाम आजकल अधिक प्रिय हो रहे है। 


हिन्दी नामों पर बाह्य प्रभाव--हिन्दी नामों पर बाह्य अथवा विजातीय प्रभाव भी नगण्य 
ही समझना चाहिए, भारतवर्ष में क्रमशः दो विसिस्क्ृतियों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। प्रथम मुसलिम 
संस्कृति थी जिसमें अरबी, ईरानी तथा तुकीं संस्कृतियों का सम्मिश्रण था | सहख वर्ष के दीघकाल में 
भी इसने शासित जाति के नामों पर कोई उल्लेखनीय चिह्न नहीं छोड़ा। कारण यह कि इसने 
देश में बसकर भी यहाँ की संस्कृति एवं सम्यता से अनुराग उत्पन्न नहीं किया | 
मुसलिस प्रभाव--इस ओर अकबर आदि मुगल सम्रायें ने कुछ प्रयक्ष अवश्य किया, किन्तु 
मुसलिम जनता के असहयोग के कारण वे अधिक कंतकाय न हुए। मुसलमानों की भाषा, वेश-भूषा, 
आचार-विचार एवं प्रथाएँ हिन्दुओं से नितांत मिन्न थीं। अतएव इन दोनों की संस्कृततियों में समन्वय 
सर्वथा असस्मव था। यही कारण है कि कुछ मुगल बादशाहों के नामों के अतिरिक्त अन्य मुसलिम 
नाम हिन्दुओं की नामावली में नहीं पाये जाते | अन्ध-विश्वास के कारण कुछ मुसलमान पीर-फकीरों 
तथा उनकी समाधि से सम्बन्धित नाम यत्र-तत्र अवश्य दिखलाई दे जाते हैं। इकबाल, इज्जत, 
उलफत, खुशी, खूब, खुशवख्त, हुस्मत आदि राब्दों से बने हुए कुछ नाम उ्द-पोषित परिवारों में 


माम-निरूपण (२) ४३ 


पाये जाते हैं | पद तथा पदची सूचक दीवान, मुंशी, दरोगा, मुसद्दी आदि कुछ नाम भी मुसलिम 
सभ्यता के अवशिष्ट चिह्न स्वरूप मिलते हैं । 

ऑगरेजी प्रभाव--मुसलमानी राज्य के अ्रधःपतन के पश्चात्‌ अँगरेजों का देश में आधि- 
पत्व स्थापित हो गया | उन्होंने न वो विजित जाति से अपना सम्पक ही बढ़ाया और न यहाँ पर 
बसने का प्रयत्ञ ही किया | विजेता एवं विजित में कोई साहश्य न था। भाषा मिन्न, वेश-भूषा मिन्न | 
यूरुप की भौतिकवाद प्रधान-संस्क्ृति यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति से मेल न खा सकी। अँगरेजी 
भाषा का प्रचार करने पर भी उनकी प्रगति मंद रही। न तो उन्होंने भारतीय नाम अपनाये और न 
हिन्दुओं ने उनके | इसका कारण यही प्रतीत होता है कि उमय संस्कृतियाँ विभिन्न थीं। कलक्टर, 
इंस्पेक्टर आदि कुछ पद-सूचक नाम अवश्य पाये जाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश हिन्दू 
तथा अँगरेजों का घनिष्ट मेल-जोल न था। इसलिए अपरिचित भाषा के नाम उनके लिए कुछ 
आकर्षक न बन सके | दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अँगरेज अधिकारियों के प्रायः पिंग 
(सूअर), फाक्स (लोमडी), वाइल्ड (जंगली) आदि नाम वर्तनी बदलने पर भी उन्हें विशेष रुचिकर 
न हुए. | हाँ जिन परिवारों का ऑगरेजों से घनिष्ठ संबंध रहा उनके घरो में पापा (पिता), बेबी (बच्चा), 
डारलिज्ञ (प्रिय), रूवी (लाल), लिली (कुई) आदि दुलार के नाम कमी-कमी अब भी सुनाई पड़ जाते 
है | ईसाइयों में आजकल नाम की एक अद्भुत परिषाटी चल पडी है। अंगरेजी नामो में हिन्दी गौण 
प्रवृत्तियोँ (विशेषतः जाति सूचक) लगाना आरम्भ कर दिया है। इसके परिणाम-स्वरूप, एलन सिंह 
आदि मिश्रित नाम सुनाई पड़ते हैं। ऐसे नामो को हमने दो कारणो से यहाँ स्थान नहीं दिया है-- 
(१) इनका मूल श्रथत्रा आधार हिन्दी नहीं, प्रत्युत विदेशी है। (२) ये हिन्दुओं के नाम नहीं हैं। 

ईरानी या पारसी प्रभाव--अग्निपूजक पारसी धामिक विप्लव के कारण ईरान छोड़कर 
भारतवर्ष के पश्चिमी-तट पर आकर बस गये। वे व्यवसायी मात्र थे। उनका व्यापार वाखिज्य 
अंताराष्ट्रीय रूप में होता रहा । देश के अन्तर्भाग से उनका कोई विशेष सम्पक तथा संसर्ग न हो 
सका। इसलिए उनके नामों का ग्रभाव भी हिन्दी नामों पर नहीं के ठुल्य ही दिखलाई देता है। 
बहराम, सुहराब, रुस्तम, खुरशेद, मेहर, आसमान आदि नाम अंगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं । 
विजय का फरिस्ता बहराम के नाम पर इनका बीसवॉँ दिन असखिद्ध है। अंतिम तीन देवताओं का 
संबंध क्रमश: ग्यारहवें, सोलहवें ओर सत्ताइसवें दिन से बतलाया जाता है | 

अन्य प्रभाव--पुर्तंगाली, डच ओर फ्रांसीसियों का संबंध इस देश के कुछ अहिन्दी भूभाग 
से ही रहा है। इसलिए हिन्दी नामों पर उनके प्रभाव का कोई चिह्न नहीं पाया जाता। अँगरेजी, 
फिरंगी आदि दो-चार नाम अवश्य इन भाषाश्रों द्वारा हिन्दी में व्यवहुत हुए, हैं । 


भाषा और व्याकरण 

भाषा तथा व्याकरण की दृष्टि से भी प्रस्तुत नामों पर विचार कर लेना अग्रासंगिक तथा 
अनुचित न होगा। इस नाम संग्रह का ज्षेत्र अत्यंत विस्तृत होने से इसमें अनेक भाषाओं, उपभाषाओं, 
विभाषाओं एवं बोलियों का|समावेश पाया जाता है। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, 
अँगरेजी, अज, अवधी, कनौजी, बुन्देलखंडी, बघेलखंडी, भोजपुरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, पंजाबी, 
शुजराती, मराठी, बंगाली, बिहारी आदि अनेक देशी एवं विदेशी भाषाओं के शब्द इन नामों के 
आधार है। इनमें प्राय; हिन्दी व्याकरण के नियम ही व्यवह्यत हुए हैं । बहुसंख्यक नाम संशाह्रों से 
ही बने हैं | ये व्यक्ति वाचक नाम बहुथा पदार्थों, भावों या शुणों और व्यक्तियों के नामों से बनाये 
गये हैं। कांकन लाल में जाति वाचक, शांतिस्वरूप में माव वाचक और रामकृष्ण में व्यक्ति 
वाचक संज्ञा हैं | विशेषण तथा विशेष्य के योग से बने हुए नाम भी पर्यातर हैं। श्रीमज्ञारायण 
सविशेषण नाम है “तुही राम” स्वयंभू सर्बनाम के उदाहरण हैं। क्रिया के रूप भी /मिलों नारायण” 


है 87 अभिधान अनुशांलन 


तथा भजामिशंकर' में पाये जाते हैं। “बमोनारायण और सदा बिहारीलाल” नामों में नमो और सदा 
अव्यय हैं | हो राम तथा हरे कृष्ण में हो और हरे ।विस्मयादि-बोधक अव्यय हैं । मिलो नारायण यह 
एक वाक्य है परंतु आज मिलो नारायण घर पर नहीं है। इस वाक्य में मिलो नारायण संज्ञा शब्द है 
क्योंकि वह एक मनुष्य का नाम है। शब्द की भाँति ही उसके रूप सब कारकों और वचनों में 
चल सकते हैं । 
पुरुषो के नाम कृदतों से और स्त्रियों के तद्धितों से बनाने का आदेश रहा है। इसलिए इन 
दोनों ग्रत्ययों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। काश्यप अपत्य वाचक है। अवतार सिंह, उपदेश 
नारायण, प्रमोद कुमार, अभिननन्‍्दन आदि अनेक नामों में बहुत से उपसर्ग मिलते हैं । घूरे रूढ, 
नीलावर योग रूढ़ और रणवीर यौगिक शब्द हैं। पुरुषों के सब नाम पुल्लिज्ग ही होते हैं. और 
स्त्रियों के स्त्रीलिंग | लाधव-प्रयत्न के कारण अवशिष्ट अंश ख्लरीलिंग होते हुए भी पुंह्लिग ही माना 
जायगा क्योकि वह पुरुष का नाम है। शारदा प्रसाद का सूक्ष्म शारदा पल्लिज्ञ है। इसी प्रकार गौरी, 
लक्ष्मी, देवी आदि सूदम नाम पुरुषो के नाम होने से पुल्लिंग ही कहलायेगे । यद्यपि वे स्त्रियों के नाम 
हैं । लिंग-भ्रम के कारण चमेलासिह और मोता दो अनोखे नाम बन गये हैं। पहला नाम वस्तुतः चमेली 
सिंह था ।परल्तु सूह्म नाम करने से चमेली भ्रम से सत्रीलिंग समझा जाने लगा। इसलिए थैली का 
पुंहिलिग थैला के मिथ्या सादश्य से चमेली से चमेला बना लिया गया है । नामी ने यह न सोचा कि 
चमेली का कही पुल्लिग भी होंता है या चमेला का कथा अर्थ है। यह ज्लील्लिंग से पुलिंग बनाने का 
उपहासजनक प्रयत्न हुआ | पूर्व में हाथी, दही के सहश मोती को भी ज्लीलिंग बोलते हैं । ईका- 
रात होने से भी उसके खत्रीलिग होने का श्रम हो जाता है। इसलिए, मोती का पुल्लिंग मोता बना 
लिया | पंजाबी भी बीजी का पुल्लिंग बीजा बोलते हैं। बीबासिंह नाम इसी भ्रममूलक आधार पर 
बनाया गया है। स्त्रियों के नाम होने से रामश्री तथा राजश्री ज्लीलिंग होंगे। परन्तु श्री नाथ, श्री 
प्रकाश, श्री पति आदि नामों का प्रथम अवशिष्ट पद श्री पुल्लिग ही माना जायगा क्योकि वहाँ श्री 
पुरुषों का द्योतक है। 
सब नाम एक वचन ही होते हैं चाहे उनके नाम में कितनी ही संजाएँ हों | हरिहर में दो 
नाम हरि-हर है। परन्तु समस्त पद होने से एक बचन ही होगा | इसी प्रकार गोपीकृष्ण, शिवशंकर, 
नर नारायण आदि नाम एक वचन ही हैं। बड़े से बड़ा नाम भी एक ही बचन होगा क्योंकि वह 
एक ही व्यक्ति का नाम है। त्रिमूर्ति तीनों देवों का व्यजक है ऐसे नाम भी एक वचन ही माने 
जाते है। एक नाम के चाहे कितने ही व्यक्ति हो वह नाम एक वचन ही रहेगा | परन्तु यदि एक 
नाम के कर व्यक्ति सामूहिक रूप से किसी .कार्य में संलग्न हो तो उस दशा में वह नाम बहुवचन 
के रूप में होगा | यदि कहा जाय कि आज सब नारायणों की टोली संगम जायगी | यहाँ नारायण 
बहुवचन है | गंगा तीन हैं--आकाश गंगा, पाताल गंगा और भू गंगा | यहाँ गंगा भी बहुबचन है। 
स्वर, विसर्ग तथा व्यंजन तीनों प्रकार की संधियाँ नामों में पाई जाती हैं। यशोविमलानंद के संधि 
विच्छेद यश: + विमल + आनन्द में बिसर्ग तथा स्वर संधियाँ हैं । शरच्न्द्र में शरत्‌ + चंद्र व्यंजन 
संधि है। न, म, ल के महाग्राण रूप न, म्ह, ल्ह भी नन्‍्हू, त्रह्मा तथा आला में पाये जाते हैं । 
अकार का अवग्रह रूप सो5हं के मध्य में बैठा हुआ अवग्रह डाल रहा है। सन्धि में भी विच्छेद | 
नामों में प्रायः समस्त प्रमुख समासों का प्रयोग हुआ है। माताप्रसाद तत्युरुष, महासिंह तथा 
रामरतन कर्मधारब, चंद्मौलि बहुब्रीहि रामगोपाल इंढ, तिभुवन द्विग और दलेसिह अलुक समास हैं । 
अनेक नाम उदूँ समास के ढंग से मी बनाये गये हैं, यथा--इकबाल शंकर (शंकर का इकवाल) | श्राम- 
भाषा के कुछ ऐसे शब्द भी पाये जाते «हैं जिनका अर्थ समझना असम्भव सा प्रतीत होता है। कुछ 


विद्वान इनकी ग्रणना आय दोषों में करेंगे | किन्तु जो हमारे लिए झपरिचित है--आगंतुक हैं.वह उनके 
हम 


माम-निरूपण (२) ४५. 


घर की वस्तु है। तत्सम, तद्भव तथा देशज तीनो रूपों का प्रयोग नामो में मिलता है। कुछ नामों 
ने ऐसा चोला बदल दिया है कि उनका पहचानना श्रत्यंत कष्टसाध्य है। ऐसे नाम बहुरूपियों के 
सहश हैं। आगाओ के देश में पहुँचकर खाँ लोगो के संसर्ग से हमारे कृष्ण कान्ह होकर खान? बन 
गये | प्रच्छुन्न रूप के कारण धोकल व्यंग के रंग में रंग गये | इसी प्रकार सिंह पूर्वामिमुखी हो विहार 
में अंगरेजी प्रभाव से 'सिनहा? तथा पश्चिमामिमुखी हो राजस्थान वथा शुजरात में सी? हो गया है । 
गुजरात के नरसी (उसिंह) मगत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के रहस्य पूर्ण नाम भाषा की एक अनुपम 
देन है। 
आर वी 
साहित्य-सॉंदय 

(१) शब्द शक्ति--नाम माला साहित्य का दपंण है| काव्य के अनेक अंगो का आनन्द उसमें 
मभलकता रहता है | उस आनंदर॒स का अनुभव कराना ही इस अनुच्छेद का उद्देश्य है | शव्द की तीन 
शक्तियाँ मानी जाती है--अश्रभिधा, लक्षणा तथा व्यजना। नाम भी शब्दों से बनता है। अतः 
इसका अर्थ करने में भी इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है | एक ही नाम में शक्ति-त्रय का 
समावेश बहुत ही कम पाया जाता है। अभिधा शक्ति से जो अर्थ जाना जाता है उसे मुख्यार्थ या 
वाच्यार्थ कहते हैं | यह अर्थ कोश में दिये हुए शब्दार्थ पर निर्भर रहता है | सुन्दरलाल का वाच्यार्थ 
होगा रूपवान पुत्र | अभिषधार्थ के सहस्नो उदाहरण इस अध्ययन में पाये जाते हैं | लक्षणा के कई 
उदाहरण पूर्वाद्ध के नामों का श्रर्थ वाले अनुच्छेद में दिये गये है | जिस प्रकार लाल पगड़ी से पुलिस 
का सिपाही ही लक्षित होता है उसी प्रकार मोरमुकुट का लंक्ष्यार्थ है कृष्ण | व्यंग्यार्थ के उदाहरण में 
राम और राजा नाम अन्यत्र दिये हैं। जब किसी कुरूप पुरुष के लिए कहा जाय आप तो सचमुच मदन 
मोहन ही हैं। आपके आगे कामदेव भी लजित हो जायगा। यहाँ मदनमोहन का विपसरीतार्थ ही 
व्यंजित होगा | इसी प्रकार सजन, सूरदास आदि अनेक नाम ब्यंग्यार्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं। 
अहोरूपमहोध्वनि' में लोमड़ी की व्यजना न समझने के कारण ही काले कौए को अपने मुँह की रोटी 
के टुकड़े से भी वंचित होना पड़ा था | 

(२) रस--मनोभावों को उद्वेलित करने के लिए अनेक रसों की निष्पत्ति इन नामों से 
उपलब्ध होती है | शंगार, वीर तथा शांत रस के नाम स्पष्ट रूपेण सम्मिलित हैं | हास्य का हास 
(हासानंद), करुणा का शोक (खेदू), भयानक का मय (भयदेव) और अद्मुत का आश्चर्य स्थायी 
भाव उपस्थित हैं | रसराज का स्थायी भाव प्रेम अपने अनेक रूपो में मिलता है| इसके अतिरिक्त 
अन्य नामों से भी रसो की सिद्धि हो जाती है। व्यंग्यों में हास्यरस का प्रचुर पुट रहता है। फुटबाल 
सिंह या बिल्हड़ नाम सुनते ही किस ही बत्तीसी दिखलाई न देगी ।* वीमत्स रस की पूर्ति अंधविश्वास 


१) इस संबंध में प्रयाग के अहियापुर मुहल्ले का एक मनोरंजक दृश्य उल्लेखनीय है--- 
जब जब मियां अजबउल्लू अपनी लम्बी दाढ़ो हिलाते हुए अहियापुर की गत्तियों में होकर निकत्न 
जाते बच्चे तालियाँ पीटते और आनन्द से उछुछते हुए पीछे पीछे चिल्लाते चलते-अजव-उल्लू किधर 
चत्ने ? अजव उल्लू किधर चलने ? यह तमाशा देख पथिक स्वय तो रुक जाते, परन्तु उनकी हंसी न 
रुकती । स्लियां ऊपर से रांक-साँझ मन ही मन सुसकराती, नवयुवक हहहा कर अट्ृहास करने 
लगते, बुड़ढे द्वार पर खड़े-खड़े अपने पोपले मुंह से खोखली हँसी हँसते। मियाँ अजव उल्लू 
भी अपनी लम्बी दाढ़ी को हिल्ाते हुएं खुश-खुश चले जाते | सन में आया तो कुछ जवाब दे 
दिया । उसे खुन कोई तो हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाता, कोई खिल खिलाने लगता । चारों 
ओर हँसी ही हँसी । उस समय ऐसा प्रतीत द्ोता मानो छे भ्रकार का हास्य उस पतली गली में 


बह रहा हे ! 


४ अमिधान अ्रनुशीलन 


के अनेक नामों से हो जाती है। यदि हृदय में जुशुप्सोदय न हो तो बिचारे “कूड़े मल” का क्‍या 
दोष ! बात्सल्य रस का सा मीठा घूँट लाड़-प्यार के नामों से ले सकते हैं। मिट्ठू, म॒न्ना आदि नामो 
में वात्सल्य रस की सी ही मिठास है। उज्ज्वल रस अर्थात्‌ भक्ति रस का तो यहाँ सागर ही उमड़ रहा 
है। अधिकांश धार्मिक प्रद्कत्ति इसी रस से आज्ञावित है | 

(३) गुण--रस के उपरांत तीन प्रकार।के शुण--ओज, माधुर्य तथा प्रसाद भी साहित्य के 
आवश्यक अग है | ओज में टवर्ग, संयुक्ताक्षर तथा दीर्घ समास रहते हैं यथा--टंडा, ढोडई, पब्बर, 
एडबिड-सू | माधुरय में कोमलकांत वर्णावली का प्रयोग होता है । यथा--नंद-नंदन, ललित मोहन, 
संंद्री कांत | जिसका अर्थ सुनते ही समझ में आ जाय उसे प्रसाद शुण कहते हैं यथा--सीताराम | 
निश्नलिखित अ्रमिधान विवर्ज्य अधिकाश नाम इसी प्रसाद शुण के अंतर्गत आते हैं । 

(अ) विक्षत नाम--टीकमजी, धौकलसिह, खानचंद । (आ) क्लिष्ठ तत्सम नाम--पुश्यश्लोक, 
एडबविड-भू । (३) स्थानिक ठेठ नाम--भरिग, चौहरजा प्रसाद | (ई) कथापेक्षित अथवा घटना- 
मूलक नाम--जयहिन्द, पव्यर्धन, गोकर्ण नाथ, कोकिला | [(उ) अप्रयुक्त तथा अप्रचलित 
शब्दान्वित नाम--कोलाहल, गोला । (ऊ) अ्रन्धविश्वास मूलक, दुलार संबंधी तथा व्यंग्यात्मक कुछ 
नाम--छीवरिया, पटे, टीमल। (ए) कुछ अ्रव्पटे तुकबंदी के नाम विश्वानन्द (कृष्णानन्द 
की तुक ), किसम्बर (बिसम्बर का अनु०), सन्हैया (कन्हैया की मिथ्या प्रतीति)। अमिधानों का यह 
त्रिशुणात्मक संग्रह विविध रसों एवं अलंकारों का आधार है। 

(४) अलंकार--जिस प्रकार अलंकार काव्य को शोभा-बृद्धि करते हैं उसी प्रकार वे नामो 
को भी विभूषित करते हैं। मुख्य-मुख्य अलंकार उदाहरण सहित नीचे दिये जाते हैं :-. 

अनुप्रास--चारुचंद्र, ललिता लाल, सिद्धि सदन शरण, भुजंग भूषण, लल्लूलाल। रजनी रंजन 

यसक--राम राम (स्मण करनेवाला राम), नन्‍्दनंदन, धरनीधर | 
पुनरुक्तबदाभास--पवित्र पावन (पावन » विष्णु ) 

पुनरुक्ति प्रकाश--भजु राम राम, जय-जय राम (राम तथा जय की आइत्ति से नाम में 
सौंदय आ गया है।) 


वीप्सा--कष्ण कन्हैया, शिवशंकर, राघव राम (एक ही अ्र्थवाले मिन्न शब्दों की आइत्ति 
से आराधक की प्रगाढ़ भक्ति प्रकट होती है ।) 

श्तेष--कुमार (कृष्ण,कार्तिकेय, बालक, आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है।) जीवन 
चन्द्र में जीवन”! जल तथा जीवन का द्योतक है | जैसे चन्द्रोदय से समुद्र में ज्वार-भाठ उठते हैं 
वैसे ही पुत्र-दशन से माता-पिता के हृदय में आनन्द की उमंगें उठती हैं । 

वक्रोक्ति--(अंध-विश्वास अ्रथवा व्यंग्य से इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं। पशुपति 
(शिव का अर्थ न लेकर श्लेष से सिंह का अर्थ लिया जाने पर यह अलंकार होता है) । 

भाषा समक-शुलशन विहारी लाल, एलवर्ट कृष्ण अली।| 

अर्थालंकार--उपसा--राम कुबेर | (राम की उपमा धन के स्वामी कुबेर से दी गई हैं 
जिसमें राम उपमेय, कुबेर उपमान, धर्म तथा वाचक (धनी, सहश) लुम हैं । 

रूपक--ऋष्ण चन्द्र, शिवगोविन्द | इसमें उपमेय तथा उपमान में कोई अन्तर नहीं रहता है। 

कृष्ण ही चन्द्र हैं। 

) एक दिन कोई व्यक्ति स्वामी दयानंद से मिलने आया । स्वामीजी के पूछुने पर उसने 


अपना नाम कूडेमल बतल्लाया । स्वासीदयानंद ने हँसते हुए कहा--कूड़े में क्या कमी थी जो 
मत्ष और लाद लिया | 


नाम-निरूपण (२) ह ४७ 


रूपकाविशयोक्ति--रूपचन्द्र | केवल उपमानों द्वारा रूप का वर्णन किया जाता है। 

अत्युक्ति--(मिखारी का नाम) भूपाल । 

परिकर--धनुर्धर राम | इसमें सामिप्राव विशेषण द्वारा अस्तुत विषय का वर्णन किया 
जाता है। 

परिकरांकुर-हरक | इसमें विशेष्य सामिग्राय होता।है। संहार करने से शिव का नाम 
हरक पड़ा | 

व्याजस्तुति--निठुर्रम ॥निठ्ठर शब्द से यहाँ राम की निंदा प्रतीव होती है किन्तु यह वस्त॒तः 
उनकी मर्यादा का व्यज्ञक है। 

पिरोधाभास--भानु चन्ध । यहाँ भानु तथा चन्द्र में विरोध सा प्रतीत होता है। वास्तव में 
चन्द्र श्रेष्ठत्व का वोधक है। 

विषम--धघूरे राम | इसमें विभिन्न पदा्थों' का अनुचित सम्बन्ध दिखलाया जाता है। घूरे 
घुणित तथा गहिंत और राम प्रिय, इन दोना का सम्बन्ध अनुचित है | 

असंगति--(अंधविश्वास में अधिकांश नाम इसके उदाहरण हैं) कलुआ (गोरा)--जहाँ कार्य 
एवं कारण का स्वाभाविक सम्बन्ध से उलटा वर्णन हो। यहाँ पर कलुआ गौरवरण को कहा गया है। 
यही असंगति है। दु्जंन (सज्जन), मोहन (मोहन -- मोह नही, मोहने वाला)। 
8 मुद्रा--सोबरन सिंह, छुप्पन लाल | मुख्य अर्थ के अतिरिक्त इन नामों में छुवर्ण मुद्रा तथा 
छुप्पन (५६) की ओर भी संकेत पाया जाता है| 

निरुक्ति--मोह न राख्यो माठु में 'मोहन” नाम-प्रभाव | 

कहा चली अपनी अली ! अब समुझी यह भाव |” 


देहरी-दीपक--गोपाल चन्द्र नाथ | इस नाम में चन्द्र दोनों ओर काम दे रहा है । गोपाल 
चन्द्र कृष्ण तथा चन्द्र नाथ शिव के अर्थ में हैं.। 

(५) छुंद--अआदि काल से ही भारतवर्ष काव्य-प्रधान देश रहा है। इसके साहित्य में पद्म का 
प्राबल्‍्य मिलता है । कविता तंरगिणी संतत प्रवाहित होती रहती है | इसमें उसे जन्म-जात सिद्धि है। 
अतः पिड्जल शालत्र का स्मरण दिलाना भी अनुचित न होगा। प्रत्येक नाम स्वच्छुन्द है--मुक्तक है | 
प्रस्तार भेद से अनेक नाम छुंदों के किसी न किसी चरण के अंश ही सिद्ध होगे । 

शब्द भाषा तथा साहित्य में सम्बन्ध स्थापित करते हैं | भाषा-विचारों तथा भावों को व्यक्त 
करने का साधन है तो साहित्य उनको संचित एवं सुरक्षित रखता है । कोमलकांत पदावली भाषा को 
ललित वथा मधुर बना देती है जिससे साहित्य में सुन्दरता, सरसता एवं भावुकता आ जाती है। ऐसी 
भाषा के नामों में भी ये शुण अपरिहार्य रूप से आ जाते हैं। इनमें से बहुत से नामों में ध्वनि, रस, 
गति आदि अनेक बातें पिंगल शाल्र की पाई जाती हैं। वस्तुत: अनेक नाम छुदों के अंश से ही प्रतीत 
होते हैं, नहीं तो उनसे छुंद बनाना संभव न होता । नामों से रचे गये चार अति प्रसिद्ध छंदों का एक 
एक चरण नीचे दिया जाता है :--- 

चौपाई--राम लखन बलदेव कन्हैया | 

दोहा--जंग बहादुर जानकी जगन जवाहर लाल । 

कृवित्त--केशरी किशोर, इंद्र, चन्द्रभाल, भगवन्त, 

प्रबल ग्रताप सिंह, कन्‍्त लाल, राम जी। 
स्वेया--राम प्रताप, हरी, मन मोहन, सोहन, रोहन, नन्द दुलारे। 





) भारती-भूषण प्रृष्ठ ३९०, छंद * 


स्ट अभिधान अंनुशीलर्न 


उपर्युक्त पंक्तियों में स्वर, लंय, गति, यति आदि के पद्म सम्बन्धी सभी नियम मिलते हैं। 
धृष्ट्युम्न, एडविड-भू आदि कुछ नाम ऐसे अवश्य हैं जिनका प्रत्येक अक्षर जीम को डुकराता हुआ 
निकलता है। इनको कड़खा छुंद या शिवतांडव स्तोत्र के खण्ड सा समझ लेना चाहिए। मनुष्यों 
के नामों में छुंइ-अलंकार के नाम दूँढुना भारी मूल होगी। वे नतो जनता में प्रसिद्ध ही हैं 
और न नाम रखने के उपयुक्त तथा अनुकूल ही होते हैं। नामों से जिस प्रकार विविध अलंकार प्राप्त 
होते हैं उसी प्रकार अनेक छुंदो के अवयव भी मिल सकते हैं। प्रयास करने पर सम्भव है छुंदों के कुछ 
नाम भी मिल सकें | परन्तु वे नाम छुंदो पर नहीं रखे गये हैं | यह समानता संयोग का ही फल है । 

(६) काम कल्ा--महाकाव्यों के सदश' अनेक चमत्कारपूर्ण चित्र भी इन नामों में विद्यमान हैं 
जिनकी ओर केवल संकेत ही किया जा सकता है | पंचवर्णात्मक नाम लल्लू लाल केवल एक ही व्यंजन 
लकार पर लटका हुआ है। अनुलोम-प्रतिलोम नन्‍्दनन्दन, रमाकुमार, नवीन, करता (तारक) ऊदा 
(दाऊ) आदि नामों में कलक रहे हैं | एक वर्गीय नाम दातादीन केवल तवर्ग के ही अश्रित है। चरण- 
शरण अमात्रिक नाम है। निरोष्ठय का उदाहरण नथुनीनारायण में मिलता है। कोवरनशाह (रंगों का 
राजा कौन १--कुबर्ण श्र्थात्‌ श्याम रंग) में अ्रतर्लापिका प्रहेलिका है। चंदन(चंद-न, चन्दन अर्थात्‌ 
चंद्रमा नहीं, चंदन है), नंदन (नंद-न, नंदन अथात्‌ नन्‍्द बाबा नहीं, कृष्ण) आदि में खुशरों की 
५कहमुकरी?” का साआनन्दु है तो बलरमेंद्रकांत (रमेंद्र-राम, बलराम के कांत कृष्ण) में सूरदास के 
४इृष्टिकूट” की सी अर्थ-ग्रन्थि लगी हुई है | सुयोधन, धर्मराज तथा सूरदास मं गलभाषित के उदाहरण हैं | 

यह साहित्य विमर्श का निदशन मात्र है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए प्रचुर स्थान तथा 
दी काल अपेक्षित होते हैं, किन्तु यहाँ दोनों का अभाव है| इसके अतिरिक्त यह विषय प्रस्तुत प्रसंग 
से परे भी है । सम्भव है इस प्रकार का अनुशीलन कुछ सज्जनों को कोौतृहल जनक एवं विध्मयकारी 
प्रतीत होता हो, किन्तु श्ञानपूर्ण होने से यह हेय एव त्याज्य नही है और रोचकता से शृत्य भी नहीं 
है। नाम में मानव हृदय की पूर्ण अभिव्यक्ति रहती है | माता-पिता के लिए वात्सल्य रस का खोत है, 
दम्पती के माधुर्य रस का मूल है, आत्मीय बन्धु वर्ग एवं मित्रों के आनन्द का हेतु है, श्रद्धालुओं के 
लिए. भक्ति का भाजन है | एक नाम अनेक रुपो में अध्यन्तरित हो जाता है। उल्लेखालड्लार का 
कैसा सुन्दर दृष्यन्त है। स्मरण का स्मरण तो प्रतिक्षण होता रहता है। इस प्रकार साहित्य समीक्षा की 
कसौ्ी पर कसने से भी अमभिधानों का स्वरूप अतिशय समुज्ज्वल, भव्य तथा मनोमोहक ही रहता है । 


विकास के सिद्धांत 
यह पहले बतलाया गया हैं कि आगम, लोप, विपर्यय और विकार--ये चार प्रकार 


के परिवतेन प्रयत्न-लाघब के कारण भाषा में होते रहते हैं। यह शाब्दी विकासवाद भाषा 
विज्ञान के कुछ ध्वनि नियमों पर ही अवलंबित रहता है। कभी-कभी एक ही तत्सम नाम विभिन्न 
स्थानों, विभिन्न समयों, विभिन्न परिस्थितियों में मिन्न-मिन्न रूप धारण कर लेता है। कृष्ण को खान 
तक पहुँचते-पहुँचते अनेक नियम-चक्रों को पार करना पड़ा है। इन विक्ृतियों के मूल में उच्चारण की 
धुगमता ही अपना कार्य कर रही है। प्रस्तुत नामों में विकास के निम्नलिखित सिद्धान्त विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं | 

(१) स्वर भक्ति--रहो संयुक्ताक्षरों के मध्य उच्चारण की सुगमता के लिए एक स्वर का प्रयोग 
कर देते हैं---यथा--कर्ण 7 करन, इंद्र 7 इंद्र, पूर्ण 7 पूरन, मिश्री 7 मिसरी, स्नेही 7 सनेही आदि । 

(२) संस्क्रत का आदि “य! प्राकृतों में (मागघी विवर्ज्य) ज हो जाता है--यमुना 7 जमुना 
यशोदा 7 जसोदा, यदु-7 जदु, यशवंत फ जसवंत । 

(३) स और थ संयुक्त होने पर विकसित शब्द में स का लोप हो जाता है--स्थान 7 थान, 
स्थविर 7 थविर | 


नाम निरूपण ४६ 


(४) क्षके स्थान में &छ, छ,प और ख, भिन्न-भिन्न बोलियों से आये प्रतीत होते हैं---लक्ष्मण 
>लच्छुमन, लछिमन, लषन>लखन; अ्क्षयवट >अच्छैवर-अछैवर, अखैबर; लक्ष्मी लब्छिमी-लखमी; 
क्षेत्रगाल, खेतपाल; क्षत्रपति>छत्रपति आदि । 

(४) ऋ के उच्चारण में कुछ कठिनाई प्रतीत होती है इसलिए उसका स्थान “रे? ले लेती 
है---ऋछपाल >रिच्छुपाल; ऋषम >रिप्रम आदि । 

(६) समीकरण के कारण दो प्रकार के परिवतेन पाये जाते हैं । 

(क) पुरोगामी--मस्तिष्क जब पहली ध्वनि पर केन्द्रित हो जाता है तो आगे की मिन्न 
ध्वनि भी पहला ही रूप धारण कर लेती है--पत्म>पद, कृष्ण >किस्सू , युग्म>जुग्गी । 

(ख) पश्चगामी मस्तिष्क पहली ध्वनि पर आते ही आगे बढ़ जाता है । इसमें पूर्ववर्ती ध्वनि 
परवर्ती ध्वनि के समान हो जाती है | अनुसूधा में असूथा>उसूया, सरनाम>सन्नाम, मुरली>मुल्ली । 
समीकरण सान्निव्य की दो भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ प्रयत्न लाघव से सम हो जाती हैं | 

(७) विषर्मीकरण--इसमें समीकरण के विपरीत ध्वनि-परिवर्तन होता है अर्थात्‌ पाश्व॑वर्ती 
दो समथ्वनियाँ विपम कर ली जाती है। मुकुट>मउठड >मौर 

(८) आगम--उच्चारण को सुविधा के लिए किसी अक्षर का आगम हो जाता है--हरि> 
हरिया, लोपी >अलोपी | 

(६) लोप--इसमें ध्वनिया अक्षर लोप हो जाते हैं | विष्णु + आनन्द >विश्नानंद, नरसिंह> 
नरसी, पाश्व॑>पारस । घरेलू संज्षित नामो में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखलाई देती है | 

(१०) वर्ण विपर्यय या विनिमय--इसमें वरणों या ध्वनियों का स्थान परिवत॑न हो जाता 
है | पश्यक >ऋश्यप, तपंजलि>पतंजलि, हिंस>सिंह | 

(११) बलाघात और भावातिरेक के कारण भी नामों में विकार हो जाया करता है। बलाघाव 
के समय किसी अज्ञर पर प्राण शक्ति विशेष व्यय हो जाने से समीपस्थ अक्षर दुर्बल हो जाते हैं और 
कोई-कोई उनमें बहुधा लोप भी हो जाता है | बलाधात के ही कारण नाम का अंतिम लघु॒वर्ण प्रायः 
गुरु कर लिया जाता है इससे उच्चारण में सुविधा हो जाती है--भजन भजना, हरि हरी, परम>परमा । 
पूर्व का कलवा और पश्चिम का कलुआ भी बलाघात के ही उदाहरण हैं। दीघ करने की यह 
प्रवृत्ति ग्रामों में तथा अशिक्षितो में अधिक प्रचलित दिखलाई देती है | स्वराघात से वाह गुरु (धूर्त) 
के अर्थ का कैसा अनर्थ हो जाता है। मावातिरेक से भी ध्वनियो में परिवर्तन हो जाते हैं--बच्चा> 
बचुल्ली, हीरा>हिरिया मन्ना>मनिषा, मिट >मिड्श्ना, शुक>घुआ>सुअना, फुल्ला>फुल्लू , 
श्याम>साँवलिया आदि अनेक उदाहरख प्रेमातिरेक के हैं | यह प्रवृत्ति दुलार के नामो में अधिक 
व्यापक है। क्रोध के कारण भी ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं--रामचन्द्र >रमचन्दा, नल>नल्वा, 
शंकर>शंकरिया, बलवंत >बलवंताआदि | 

(१२) सुगमता के लिए पूरे नाम के स्थान पर कुछ अक्षरों अथवा प्रथम पद से ही काम चला 
लेते हैं--कालीचरण>काली" महेशप्रसाद >महेश, हरि नारायण>हर्रू हनुमान >हन्नू, कृष्ण 
बहादुर>कृष्णा, शिवशंकर सिह>सिंह | 

(१३) र, ड और लग्राय: परस्पर परिवर्तित हो जाया करते हैं। इस प्रकार की छूट का 
अनुमोदन व्याकए्ण भी करता है।* दुलार>दुलाल, तुत़्सी>ठुरसी, इंदर>इईंदल, जड्मरत> 
जलभरत | 





3 नामैकदेश अहणे नाममान्र अहणस्‌ । 
* रतयोरसेदः, डलयोरसेद्‌ः । 


पूछ अमभिधान अनुशीलन 


(१४) कभी-कभी तालव्य श का दंत्य स और दंत्य स का तालव्य रूप पाया जाता है--गरौश 
>गनेस, प्रसाद >परशाद । मूधन्य ष का ख या क हो जाता है--भीष्स>भोषम, भीखम>भीकम | 

(१४) नामों का अंत्य व मुख सुख के कारण ओ हो जाता है--माघव>माधो, राघव> 
राघो, केशव>केसो, भेरव>मैरो । 

(१६) सुविधा के लिए ण भी न में परिवर्तित हो जाता है---गणपति>गनपति, प्रवीण > 
प्रवीन । 

(१७) अंतःस्थ व और पवर्गीय अभिन्न रुपों।से अयुक्त होते रहते हैं--बसुदेव--बसंदेव, 
बिहारी--बिहारी, बल--वल । व्याकरण भी इस भेद को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है |* यही कारण 
है कि बशिष्ट--वसिष्ठ, बाल्मीकि--वाल्मीकि, वहुक--बहुक आदि अनेक नामों के दोनों रूप 
कोशों में पाये जाते हैं । 

(१८) अग्रागम--किसी शब्द के उच्चारण में जब असुबिधा प्रतीत होती है तो कोई स्वर 
उसके पूर्व आ जाता है--लोपी>अलोपी । 

(१६) उभय सम्मिश्रण--उच्चारण के समय मिलते-जुलते दो भावनावाले शब्द एक साथ ही 
मस्तिष्क में उठते हैं तो उन दोनों के मेल से एक तीसरा नया शब्द बन जाता है--सहता-|- मेंहगा-- 
सेहगा, सहगू, सासुरा--मायका (मैकू)>सैकू | सहता का 'स! और महेँ: का “हँगा” मिश्रित 
होकर सेहयू बन गया | 

(२०) प्रषोदर के सहश कुछ स्वतंत्र परिवर्तन भी हो जाया करते हैं--केशी + बध>केशव | 

इनके अतिरिक्त अन्य वर्ण-विकार भी होते हैं जिनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया 
है| ध्वनि विकास के नियम कहीं अधिक व्यापक हैं, कहीं कम | विकसित रूपों का प्रयोग दुलार, 
व्यंग्य तथा अंधविश्वास प्रदतियों में विशेषतः मिलता है।। नामों का अ्रध्ययन करते हुए उन प्रवृत्तियों 
में उन पर पर्यात प्रकाश डाला गया है । 


अथै-परिवतेन 
ध्वनियों के सदहश शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन या विकास होते रहते हैं। जो शब्द 
पहले किसी विशेष् अर्थ में प्रयुक्त होता था कालांतर में वह सामान्य अर्थ में व्यवहृत होने लगा 
ओर जो शब्द पहले सामान्य अर्थ का द्योतक था वह अब विशेष अर्थ में सीमित हो गया | 
कभी-कभी कोई शब्द अपने पहले अर्थ को सबंथा त्यागकर किसी भिन्न अर्थ का बोधक हो जाता है । 
भाषा-विज्ञान में ये तीन प्रकार के अर्थ-विकास बतलाये गये हैं । 

(१) श्रर्थ-विस्तार--इसका यह तातर्य है कि कोई शब्द-विशिष्ट अपने विशेषज्रर्थ के 
अपिरिक्त अन्य अर्थों का बोधक भी हो जाता है यथा--नारायण पहले निराकार ईश्वर के लिए 
प्रयुक्त हुआ | पौराणिक का ल में यह विष्णु का वाचक बन गया | तदनन्तर भक्तिके कारण 
इसका उपयोग अन्य देवताओं के नाम के साथ होने लगा किन्तु आजकल यह प्रभुत्व-सूचक 
शब्द सा बन गया है। महाराज शब्द केवल राजाओं का ही द्योतक नहीं अपितु ब्राह्मण, 
रसोइया तथा स्टेशनों पर पानी पिलानेवालों के लिए मी व्यवहृत होने लगा | सिंह शब्द 
हिंसक के अर्थ से विस्तृत होते-होते बनपशु, श्रेष्ठत्व, श्रबीरता, क्षत्रियत्व, प्रभुत्व, सिंह, राशि, 
चसिंह अवतारादि अर्थों में व्यापक हो गया और “घर के सिंह” का अर्थ यदि वनराज समझ पाता तो 
मन में अत्यन्त लज्जित होता । इसी प्रकार मैया शब्द न केवल भाई के लिए ही अपितु संस्कृत के 
तात शब्द के सहश भाई, पुत्र, मित्र, परिचितापरिचित आदि किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने 


3 बकारो बकारो सेदो नास्ति । 





नाम निरूपण (२) ५१ 


लगा है और अत्र यह स्नेह एवं आत्मीयता का व्यंजक बन गया है| राजा और शुरु शब्द अशिष्ट 


समुदाय में व्यंग्य रूप को भी पहुँच गये हैं । गा 
(२) अर्थ संकोच में अर्थ अपने व्यापक रूप को त्याग एक सीमित रूप धारण कर लेता 


है| पीताम्बर का अर्थ पहले पीला वस्र धारण करनेवाला रहा होगा | किन्ठ अब यह कृष्ण के संकु- 
चित अर्थ में ग्रहण किया जाता है | इसी प्रकार वनमाली, भारतेंदु, विद्यासागर आदि नाम संकुचित 
अर्थ में प्रयुक्त होने लगे | 

(३) अथदिश में एक शब्द अपने वास्तविक अ्रर्थ के स्थान में कोई अन्य अर्थ प्रकट करता 
है---श्रर्थ-विकार प्रायः देश-काल, भौगोलिक-सामाजिक तथा अन्य परिस्थितियों, श्रम तथा अज्ञान, 
भावातिरेक, प्रेमातिशय्य, शिष्टाचार, मंगलभाषित, आलंकारिक एवं औपचारिक ग्रयोगादि के कारण 
होता है। व्यंग्य, दुलार, उपाधि, आभूषण तथा अंधविश्वास प्रबृत्तियों में इसके अधिकांश उदाहरण 
मिलेंगे | सूरदास अंधे के अर्थ में प्रयोग होने लगा। विचारा अघोरी घृण्त श्रर्थ का वाचक बन 
गया। यमराज के अर्थ में धर्मराज अ्रथदिश ही है| स्नेहातिशय्य के कारण ही दुर्जनसिंह, घूरे नाम 
रखे गये | असली अ्र्थों से इनका कोई सम्बन्ध न रहा। अर्थ-विकार एवं ध्वनिविकार मनोविज्ञान 
के आश्रित रहते हैं क्योकि दोनों प्रकार के परिवर्तनों का मूल हेतु मन हो होता है । 

मूल प्रवृत्तियों के भेदोपभेद्‌ 

इस बृहत्‌ नाम माला के मनोवैज्ञनिक विश्लेषण से निम्नलिखित मुख्य प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती 
हैं :--१--धार्मिक प्रवृत्ति २--दाशंनिक प्रवृत्ति, ३--राजनीतिक प्रवृत्ति, ४--सामाजिक प्रवृत्ति 
आओऔर &--अ्रभिव्यंजनात्मक प्रवत्ति | १--धार्मिक प्रवृत्ति से तात्पर्य उस मनोद्त्ति से है जो मनुष्य को 
अभ्युदय एवं निःश्रेयल की ओर ले जाती है प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी इष्टदेव का भक्त होता है, 
महात्माओ में श्रद्धा रखता है, घर्म-म्ंथ का पाठ करता है, त्रत रखता है और अपने सम्प्रदाय की 
अनेक परम्परागत रूढ़ियो को मानता है | उसका तीथों में अटल विश्वास होता है। धर्मानुराग उसके 
नामो में भी परिलक्षित होता है। पूजा-पाठ, त्रतोपचार, यशयाग दि मानव-जीवन की दिनचर्या के 
अंग बन गये हैं | इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं :-- 

(क) ईश्वर--निगुंण तथा निराकार ब्रह्म के अनन्त शुण, अनन्त व्यापार एवं अनंत नाम 
माने गये हैं वह सच्चिदानन्द-स्वरूप है। ईश्वर वस्तुत: सब॑ सद्शुणोपेव एक दिव्य शक्ति है, उसकी 
सवज्ञता, सबव्यापकता एवं सवशक्तिमत्ता से प्रभावित हो न केवल मनुष्य ही अपितु देवता भी उसकी 
महत्ता स्वीकार करते हैं| उसके आश्रय में शान्ति है, आनंद है, मुक्ति है और है स्वगं-सुख । उस 
परमानन्द की प्राप्ति के लिए. भक्ति भावना की प्रवृत्ति के मनुष्य आनन्द के मूलोद्गम परमात्मा की 
मानसी परापूजा में तल्लीन रहते हैं | 


(ख) देववर्ग--इस शीर्षक के अंतर्गत आते हैं | (१) त्रिदेव (२), लोकपाल (३) त्रिदेव वंश, 
(४) विष्णु के दशावतार (४५), इतर देव देवियाँ, (६) राम-कृष्ण सम्बन्धी देवयोनियाँ, (७) नदियाँ, 
(८) वीर्थकर ।|देत्रों को शक्ति का अक्षय भंडार माना गया है। उनकी प्रसन्नता से अ्रमीष्ट की सिद्धि 
होती है | उनके वरदान से मनोवांछित फल मिलता है, उनके क्रोध में अमिशाप एवं मृत्यु का आवा- 
हन समझा जाता है। इसलिए मनुष्य उन्हें नाना उपायों के द्वारा संतुष्ट करना चाहते हैं। किसी की 
त्रिदेवों में आस्था है, तो कोई पंच देवों का पुजारी है। श्रद्धालु भक्तों में विष्णु, शिव, पावती, गणेश, 
सूर्य, राम-कष्णादि देवों की मूर्तियाँ भी अत्यधिक पूजी जाती हैं | उनकी अचेना के अनेक विधान--- 
नाना उपचार प्रचलित हैं | देव विविध आइतियाँ-प्रकृतियों के माने गये हैं। संकट पड़ने पर भक्तों की 
सहायता करते हैं | देवाराधना का बड़ा माहात्य बतलाया गया है। उनकी महिमा स्तवन के लिए 
अनेक स्तोत्रे की रचना की गई है | ह 


पूर अमभिधान अनुशीलन 


प्रायः प्रत्येक परिवार का एक दृष्टदेव अथवा कुलदेव होता है जिसकी उस परिवार के व्यक्ति 
प्रार्थना, स्तुति तथा उपासना करते हैं, संकट में उससे रक्षा की आशा रखते हैं। आवश्यकता पूर्ति के 
लिए, उससे याचना करते हैं, निष्काम आराधना तो विरले ही कर सकते हैं, स्बंसाधारण तो उनको 
प्राय; निज स्वार्थ सिद्धि के साधन ही समझता हैं। भागवत" में यह बतलाया गया है कि अमुकदेव 
की पूजा से अमुक फल मिलता है। निष्काम और सकाम पूजन दोनों ही भक्त के लिए. आवश्यक हो 
जाते हैं| वह अपने बालकों के नाम, अपने इष्टदेव के रूप, शुण, लीला, धामादि पर रखता है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि देवों से सम्बन्धित सब नाम उनके प्रति केवल श्रद्धा भक्ति के 
कारण ही नही रखे जाते हैं | कभी-कमी उन देवों का सम्बन्ध जातक की जन्म-लग्न के नक्षत्र, राशि, 
ग्रह, दिन, पव॑, तिथि, आदि से होने के कारण भी ऐसे नाम रख लिये जाते हैं | उस दशा में भी 
ऐसे नाम पड़ चाते हैं जब दोनों का सम्बंध किसी एक ही स्थान, जलाशय या जयंतो से ही | विशेषत: 
निम्न कोटि के अप्रसिद्ध देवों के नाम तो कदाचित्‌ इसी लिये अपना लिये जाते हैं। राग रागिनियों 
के भी देवता माने गये हैं । 

(१) त्रिदेव--महत्व के विचार से ईश्वर के पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देबो 
के नाम आते हैं | ब्रह्मा सष्टिकर्ता, विष्णु पालक तथा शिव संहारक माने जाते हैं। अद्वैतवादियो 
ने उनको ईश्वर का सगुण एवं साकार रूप माना है। किन्तु अपने निराकार-निर्गुण रूप सें बे 
साक्षात्‌ ईश्वर ही माने जाते हैं। अपरिमेय शक्तिशाली होने से उनकी प्रभविष्णुता अतुलनीय है। संकट | 
के समय देवों की भी सहायता करते हैं। प्रसन्न होने पर अपने भमक्तो को वरदान देते हैं। तीनों देवों की 
सरस्वती, लक्ष्मी तथा पाव॑ती तीन शक्तियों हैं जो आदि शक्ति महामाया के ही रुपान्तर हैं | शिव के 
दो पुत्र स्वामिकातिंकेय तथा गणेश श्रत्यंत प्रभावशाली हैं । 

(२) लोकपाल--दश दिशाओं के दश रक्षक दिकपाल या लोकपाल कहलाते हैं, उनकी 





१ देवाराधना-फल सिद्धि 


किस -किस देवता की आराधना से क्या-क्या फल मिल्नता है। यह नीचे की तालिका से 
स्पष्ट ही जायगा । 


देव फल दुव॒ फल 

ब्रह्मा बह्म तेज, संसार-शासन विष्खु यश, धर्म 
रुद्व पराक्रम शंकर विद्या 
दुर्गा सन्पत्ति पावती पति-पत्नी-प्रेम 
इंद् इंद्रियों की अष्ठता दक्षादि प्रजापति संतान 

अशि तेज व्सु धन 
देवमाता अदिति अन्नादि अदिति-पुत्र स्व 
विश्वेदेवा राज्य अश्विनीकुमार आयुधष्य वृद्धि 
पृथ्वी पुष्टि स्व॒र्ग-पृथ्वी प्रतिष्ठा 
ग्ंधव सौंदर्य उर्व॑सी रूपवती ख्री 
चरुण कोष बृद्धि पिततर वंश बद्धि 
यक्ष बाधाओं से संरक्षण. मरुत बल 

चंद्रमा विषय कामना पूर्ति परमेश्चर वेराग्य 

परम पुरुष मुक्ति, सर्वांथंसिद्धि 


[ भीमद्‌ भागवत महाघुराण से संकलित ] 


नाम निपरूण (२) ' पूई 


उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगो से बतलाई जाती है। उनकी संख्या तथा नामो में कहीं-कहीं मतभेद पाया 
जाता है। नैऋ त्य कोण के नैज्न त के स्थान पर सूर्य लिया गया है क्‍योंकि नैऋत न॑ तो प्रसिद्ध ही 
है और न उसके नाम पर कोई नाम मिलता है । ईशान कोण के शिव के स्थान में चन्द्र का नाम 
रख लिया गया है क्योंकि शिव त्रिदेव में आ चुके हैं। ब्रह्मा का नाम भी त्रिदेव में आ गया है, इस- 
लिए यहाँ तत्संबंधी नामों का पुनसल्लेख करना भी अपेक्षित न रहा । 

(३) विष्णु के अवतार--विष्णु के चौब्रीस अवतारो में से मत्स्य, कम, वराह, इसिंह, 
वामन, परशुराम, रामझष्ण, बुद्ध और कल्कि प्रसिद्ध है ।* इन दशाबतारों में भी राम और कृष्ण 
विशेष महत्व के हैं | कुछ नाम हंस तथा हयग्रीव अवतारो पर भी पाये जाते हैं, किन्तु ये दोनों लोक 
में प्रसिद्ध नहीं हैं | इसलिए इनसे सम्बन्धित नाम विष्णु तथा अन्य ग्रद्ृतियों में सम्मिलित कर दिये 
गये हैं | अवतार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होते हैं |९ गीता में कृष्ण ने कहा है कि 
जब-जब धर्म का लोप होने लगेगा तब-तब मे गौ की रक्षा करने, विप्रों का संकट हरने तथा धथ्वी का 
उद्धार करने के लिए संसार में अवतार लूँगा ।* 

अवतार पॉँच प्रकार के बतलाये गये हैं (य) अर्चा (भगवान्‌ की चलाचल मूतियाँ), (र) 
विभव (मत्स्य-कृर्मांदि अंशावतार), (ल) व्यूह (रामादि आआतृचतुष्टय अथवा कृष्ण, बलदेव, अ्रद्युम्न, 
अनिरुंद्ध), (व) पर (रामकइष्ण पूर्णावतार), (श) अंतर्यामी (निराकार ईश्वर)-। 

राम-क्ृष्णु--इन दोनों की विष्णु के पूर्णावतारों में गणना की जाती है। निराकार रूप में 
साज्षात्‌ ईश्वर, सुराकार रूप में विष्णु तथा नराकार रूप में अवतार मानकर भक्त जन इनकी पूजा 
करते हैं। अपने दिव्य रूप लावण्य, लोक संग्रही गुणों एवं अलौकिक लीलाओं के कारण ये अत्यन्त 


तिथि देवता 
(१) बहान्‌, (२) त्वष्ट, (३) विष्णु, (४) यम, (१) सोम, (६) कुमार, (७) मुनि, (८) वसु 
(६) शिव, (१०) धर्म, (११) रुद्ठ, (१२) वायु, (१३) काम, (१४) अनन्त, (१९) विश्वेदेव, 
(१६) पितर । 
वाचस्पत्य अभिधान के अनुसार तिथि देवता :--वह्ि, रवि, विश्वेदेवा, सल्रिल्लाधिप, 
वषट्कार, वासवः ऋषि, अजएकपात्‌ , यम, वायु, उम्रा, पितर, कुवेर, पशुपति और अजापति । 


3 मत्स्य: कृर्मों वराहश्च नरसिहोड्थवामनः । 
रामो रामश्च क्ृष्णश्च बुद्ध: कल्कीः चते दुश ॥ 
--वराह पुराण अध्याय ४ 
२ वेदानुदरते जगन्निवहते भूगोलमुद्धित्रते 
देत्यान्‌ दारयते बलि छुलयते क्षन्नक्यं कुबेते। 
पौलस्त्यं जयते हल॑ कश्चथते कारुण्यमांतन्वते 
सलेच्छान्मूच्छुयते दुशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
(गीत गोविन्द काव्य, सगे १, श्लोक १२) 
3 यथदां यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्थ तदात्मा्न सुजाम्यहम्‌ ॥ ७ श्लो 
परिन्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
घर्मसंस्थापनार्थाय. संभवामि युगे थुगे॥ श्लो ८ 
(भीमकवगवद्‌ गीता अध्याय ४) 


पड अभिधान श्रनुशीलन 


ही लोकप्रिय बन गये हैं। अपने पावन- चरितों से लोककल्याण करते हैं। निगणी संतों तथा 
महात्मा गांधी ने राम को निराकार ईश्वर के अर्थ में ही स्वीकार किया है |" भागवत में लिखा है--.. 
कृष्ण॒स्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 

- बुद्ध--बौद्धधर्म के प्रवतेक भगवान बुद्ध की गणना विष्णु के अबतारों में की जाती है। 
उन्होंने अपना समस्त जीवन अहिंसा, तप तथा त्याग के उपदेश में बिताया। 

धुद्धंशरणं गच्छामि! बौद्ध मिन्ुओं का अमूल्य वचन है । 

(४) अन्य देव-देवियाँ--इन देवताओं के नामों से संबंध चार प्रकार से हो सकता है 
(अ) दिनों से--यथा--शुकरु, इहस्पति, मंगलसेन, शनि लाल (आर) गुणों से गंधवसेन (गाने में 
प्रवीण) (३) किसी मंदिर या मूर्ति के स्थानीय प्रभाव से (६) मनौती के कारण | 

(४५) राम कृष्ण सम्बन्धी व्यक्ति--राम की पत्नी सीता लक्ष्मी का अवतार और लक्ष्मण 
भरत और शन्रुध्न राम के भाई विष्णु के आंशिक अवतार माने जाते हैं ।९ 

बलराम ग्रयुम्न अनिरुद्ध व्यूहावतारों में गिने जाते हैं। वसुदेव और देवकी पूर्व॑जन्म के 
उश्नि तथा सुतपा प्रजापति थे । नन्द॒ और यशोदा पूर्व जन्म के द्रौण और धरा (उनकी भार्या) 
बसु माने जाते हैं।३ गोप गोपियाँ स्वर्ग की अन्य देवयोनियोँ हैं जो इस लोक में भगवान्‌ कृष्ण की 
लीलाओं को अवलोकन करने के लिए अवतरित हुई हैं। राधा आदि-शक्ति है। 

हनुमान--पंच देवों के सदश पवन के अवतार हनुमान की पूजा भी देश में सबंत्र ही 
प्रचलित है। अ्रतिमानवता के कार्य करने के कारण महावीर का जनता में बड़ा मान है। नित्य ही 
सहलों भक्त 'को नहिं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो” की दुह्ाई देते हैं। 

(६) नदियाँ--प्रत्येक नदी का संबंध किसी न किसी देवता से रहता है। साधारणतः महादेव 
से सब नदियों का संबंध बतलाया जाता है | नदियों में गंगा अपनी दिव्य उत्पत्ति और अपने तट के 
तीथों के कारण पतित-पावनी मानी जाती है। ऋष्ण के सम्पर्क से यमुना, रामसंसर्ग से सरयू और 
महेश के प्रभाव से नवंदा का महत्त्व है। अन्य नदियाँ भी अ्रपनी स्थानिक विशेषता रखती हैं । 





१ मेरा रास, हमारी प्रार्थवा के समय का राम, वह ऐतिहासिक राम नहीं है जो 
दशरथ का पुत्र और अयोध्या का राजा था । यद्द तो सनातन, अजन्मा राम है। 
ओर अद्वितीय भी है । में उसकी पूजा करता हूँ, उसी की मद॒द चाहता हूँ । आपको 
भी यही करना चाहिए | (हरिजन सेवक *-£-3६ ६०) 

२ जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर ते ब्रेलोक सुयासी ॥ 
सों सुख धाम राम अप नामा । अखिल लोकदायक विश्रामा ॥ 
विश्य भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होईं ॥ 
जाके सुमिरन ते रिपु नासा | नाम शज्जुहन वेद प्रकासा ॥ 

लच्छुन-चाम राम प्रिय, सकल जगत-आधार, 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लल्िमन 'नाम उद्घार ॥ १६७ 
राम चरित मानस बाल कॉड 

बसिष्ठ राम भरतादि चारों भाइयों के देवत्त की ओर संकेत करते हुए कैसे सार्थक तथा 

सुन्दर नाम रखते हैं । 

3 बस्नि सती सुतपा सु प्रजापति दुपति श्रीपति तें बर पांइ के | 
देवकी ओ वसुदेव भये तिनके मथुरा प्रगटे प्रभु आई के || 
स्यों बर दे बसु दोण घराहि भए;सुत नंद जसोमति माइ के। 
दासी हू मुक्ति रदी इज मैं रकौ योकुल तें गऊ-लोक ल्जाई के ॥ 


भाम निरूपण (२) पूपू 


नदियों पर नाम मान्यता के कारण रखे जाते हैं । स्नियाँ उन पर जाकर पुत्र जन्म या उसकी दीर्घायु 
के लिये मनौती मनाती हैं। उनके तट पर मुंडन कराती हैं, पार या मेंढ बँधाती हैं आदि अनेक 
क्रियाएँ वत्सकामा-स्लियाँ उनको प्रसन्न करने के लिए करती हैं | कभी-कभी उनके तीर पर जन्म 
होने से भी तत्सम्बंधी नाम पड़ जाता है | 

गंगा--त्रिदेवों से संबंध होने के कारण गंगा पंचदेवों के सदश ही लोकप्रिय है। उसके 
नामोचारण, दर्शन तथा स्नान से मक्त अपने पापों, अ्मितापों एवं अभिशापों से मुक्त हो मोक्ष के 
अधिकारी बन जाते हैं | उसके पुण्य पुलिन पर चिरनिवास करने में साधक अपना अहोभाग्य 
समभते हैं ।"* “भागीरथी हम दोष भरे पै भरोस यही कि परोस तिहारो |” 

(७) तीर्थ कर--जैनियो के २४ महापुरुष प्रत्येक कह्य-काल में जन्म लेते हैं । वे घमम तीथ 
की स्थापना करने से तीर्थंकर, परम पूज्य होने से अहंत, षड्रिपुओं को जीतने से जिन या जिनेन्द्र, 
निपरिग्रही तथा निरस्संग होने से निग्रेथ और अत्यंत समभावी एवं संयमशील होने से श्रमण कहलाते 
हैं। इन्हीं नामो के कारण उनके धर्म को क्रमशः तीर्थक, आहत, जैन, निग्रेथ और श्रमण नाम से 
पुकारते हैं | ये जैनियों के देवता माने जाते हैं| २४ गत उत्सर्षिणी और २४ वर्तमान अ्रवसर्पिणी 
के तीर्थंकर माने गये हैं। निम्नलिखित विशेषताएँ प्रायः सबच्च तीर्थकरो में सामान्य रूप से समान 
पाई जाती हैं । 

(१) तीथ्थंकर के गर्भ में आने से पहले उसकी माता को १६ शुभ स्पप्न दिखाई देते हैं । 

(२) तीर्थंकरों के गर्भावतरण, जन्मामिषेक, जिनदीछा, केवल-ज्ञान-प्राप्ति और निर्वाण-प्रासि 
यह महाकल्याणोत्सव मनाये जाते हैं। जिनमें इन्द्रादिक देव भी सम्मिलित होते हैं| इन पंच महा- 
कल्याणक रूप पूजा के कारण तीर्थंकर को अहंत भी कहते हैं । 

(३) वे मति, श्रुति, अवधि ज्ञान तथा दस अतिशयो सहित जन्म लेते हैं । 

(४) उनको तप और संयम के प्रभाव से मनः पर्यज्ञान ग्रात्त होता है। उस समय तप कल्याण 
(जिनदीका) मनाया जाता है। 

(५४.) तदनंतर उनको केवल-ज्ञान की ग्राप्ति होती है और वे सत्र बिहार कर उपदेश देते हैं 
जिसके सुनने के लिए, पशु-पक्ी तक उनकी समवशरण (समा) में उपस्थित होते हैं । 

(३) निर्वाण ग्राप्त हो जाने पर उनका शरीर कप्रवत्‌ हो जाता,है। केवल नख-केश रह 

जाते हैं। तब इन्द्रादि चार प्रकार के देव आकर उन नख-केशों को लेकर मायामयी शरीर की रचना 
करते हैं । फिर अग्निकुमार देवों के मुकुट की अग्नि से निर्वाण संस्कार करते हैं | 

तीर्थंकर अनंत दर्शन, अनंत श्ञान, अनंत सुख और अनंत वीरय॑वान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ या ईश्वर 
होते हैं । जन्म से ही उनका शरीर अपूर्व कांतिमान्‌ होता है। उनके निःश्वास में अपूर्ब॑ सुगंधि रहती 
है | उनके शरीर का रक्त और मांस श्वेत होता है। उनके संसार में आते ही देश में सब॑त्र शांति छा 
जाती है। कैवल्य-लाभ करने के पश्चात्‌ वे अपना शेष जीवन संसार के प्राणियों का उद्धार करने में 
ही व्यतीत करते हैं। इसी से जैनों के परम पवित्र पंच नमस्कार मंत्र में अहतों को प्रथम स्थान दिया. 
गया है । ण॒मो अरिहंताणं--अरहंतों को नमस्कार है । 


१ विधत्तां निःशकंनिरवधि समाधिविधिरददो । 
सु शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः ॥ 
कृत म्रायर्चित्तेलमथ  तपोदानग्रजनेः । 
सविन्री कामानाँ यद्जिगति जागति भवती ॥ 
(जगन्नाथ कृद गंगा लट्टरी श्लोंक २३) 


थू६ अमिधान अनुशौलन 

















(4 
तीथकर परिचायक सारिणी 
कया तीस) 'माता-पिता| जन्य | जन्म ञ्रायु पट वर्ण ।.. निर्वाण स्थान चिह 
| का नाम | स्थान | तिथि ऊँचाई तथा तिथि हे 
अली द मल कक, अमर .:4. ! लक अधिक अमल कक 
































चैत वदी८४ ४०० । सुवर्ण | कैलाश, माघ सुदी १ वृषभ 


१ऋषभदेव ' मरुदेवी- अयोध्या 
& पूृञं | धनुष 


(आदि- नामिराय 
नाथ) 
२ अजित - अयोध्या माघ सुदी७०२ लाख 
| नाथ | जितशत्रु १० | पूर्व 
३ जाके सिद्गवार्था- अयोध्या माघ सुदी१० लाख|३५० 





















सम्मेद शिखर सिद्धवर 
कूट चैतसुदी ५ 

सम्मेद शिखर बैशाख सुदी| कपि 

२(उ) अन्नकूट वै० सुदी ५ 

सम्मेंद शिखर अविचल| चातक 


४४० | सुबर्ण गज 












संवर १२ | पृव धनुष 
सुमतिनाथ! मंगला- क्‍ चैत सुदी|४० लाख|३०० | खुबर्ण 


ढ़ 6 
मेघरथ ११ (उ)| पूर्व 


६ शीतल | छुनन्दा- मद्रपुर माघ १ लाख| ६० | सुबर्ण 
नाथ | इृढ्स्थ १२ पूर्व | धनुष | (ह) 


नाथ वदी ११| पूर्व भ्ावण सुदी १५ 


फट / कक 
सम्मेद शिखर सुवीर कूट 
अषाढ वदी ८ 
सम्मेद शिखर स्वयं प्रभ- 
कूट चैत बदी १५ 
सम्मेद शिखर सुदत्त वर-| बच्र 


८।विमलनाथजैश्यामा- कम्पिलामाध सुदी६० लाख ६० | सुवर्स 
हे वरमी १ | वध | धनुष 

£| अनन्त- सुरजा-सिंह अ्रयोध्याजिठ वदी२० लाख '५० | खुबर्श 
नाथ | सेन १२ | वष | धनुष 

१०विर्म नाथ | सुब्रता- रितनपुर माघ सुदी|(१० लाख| ४५ | सुबर्ण 
.... सुप्रभामानु १३ | वध | धनुष 

११शांतिनाथ | ऐरादेबी- हस्तिना-जेठ वदी| १ लाख १८० | सुवर्स 
विश्वसेन | पुर | १४ वष | हाथ 

१२| नेमिनाथ शिवादेवी- ः आवश-$ हजार | धनुष नीलकंठ |गिरिनार अषाढ़ सुदी ७| शंख 

समुद्र- था सूर्य-वदी ६ | वष | ४० | समान ((उ) अषाढ़ सदी ६ (ह) 


विजय | पुर | (ड) हाथ | श्याम 
वैशाख १० 
५ सुदी १३ 

१३पाश्वनाथ ः काशी पौष वदी१००वष मेघ के |सम्मेद शिखर सुवर्ण भद्ग| सर्प 

अश्वसन ११ समान श्रावण सदी ७ 

। «६ हाथ नीले द् 

१४ महावीर | प्रिय |कुंडल- चैत सुदी|७२ वष सुबर्ण पावापुरी पद्म सरोवर तट सिंह 
ह कारिणी | पुर | श३ कार्तिक बदी १४ 
४ त्रिशला- ७ हाथ 

सिद्वा रथ 





नाम निरूपण (२) २७ 


(६) महात्मा (अ) ऋषि-मुनि--इस वर्ग में अनेक धर्मात्माओं के नाम आये हैं. जिनमें कुछ 
पौराणिक कालीन महात्मा हैं और कुछ महाभारत तथा रामायण के समय के महापुरुष हैं। थोड़े से 
वैदिक युग के ऋषि-मुनियों के नाम भी सम्मिलित हैं। इन पुण्यात्माओ के पवित्र जीवन, लोक 
हितैषिता एवं त्याग-तरयस्वा ने मानव हृदय में उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति की प्रबल धारा प्रवा- 
हित कर दी है । इसी कतज्ञता प्रकाशन के लिए---उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए ये नाम 

है आ 


रखे गये हैं । कमी-क्रभी ऋषि पंचमी आदि पद के दिन उत्पन्न होने से या पुत्र कामना से उस दिन 
ब्रत रखने अथवा मनौती मानने से मी इस ग्रकार के नाम पड़ सकते हैं । 

(आ) मत-अवत्तेक--पौराखिक काल में निगृंय तथा निराकार एक ईश्वर के स्थान में अनेक 
सशुण तथा साकार देवो की पूजा आरम्म हो गईं। फलतः नाना पंथ इस उबरा भारतभूमि पर ग्रादु- 
भत, पल्लबित एवं परिवद्धित हुए | इन सम्प्रदायों के तीन मुख्य वर्ग यहाँ प्रत्यक्ष हो रहे हैं । 

(१) वैदिक वर्ग में आर्यलमाज के प्रवत्तंक स्वामी दयानंद तथा ब्रह्म समाज के जन्मदाता 
राजा राममोहन राय मुख्य हैं। इनके अनुयायी श्राचीन वैदिक आदशों के उपासक है तथा एक निर्गण 


७, “०७ 


इंश्वर के अतिरिक्त किसी देवता को नहीं मानते हैं । 


(२) पौराणिक तथा सनातनी वर्ग में शंकरादि संस्कृत के प्रका पडित एवं आचार्य 
सम्मिलित हैं। इन्होंने प्रचलित हिन्दू धर्म में हीं कुछ परिवर्तन कर नये-नये सम्प्रदायो की सृष्टि की । 

(३) संत या साधक समाज में कबीरादि निगुंणी संत हैं |* 

(३) साधु-सन्तगुरु आदि--ऋषिमुनि प्रवृत्ति वाली भावना ही इन नामो में भी काम कर 
रही है| इन महापुरुषों के उदात्त चरित, परमार्थ प्रद्तत्तियों ने इन्हें विशेष श्रद्धास्पद बना दिया है, 
भगवान्‌ के इन भक्तो ने लोक-कल्याण की कामना से मानव जीवन को उच्च बनाने का प्रयत्ञ किया । 
निम्नक्रोटि के साधुओ्रो के नाम प्राय: अंधविश्वास के कारण ही अपनाये जाते हैं | भक्त पुत्र का जन्म 
आशीर्वाद से मानते है। शुरुपरक नाम श्रद्धा, विश्वास के अतिरिक्त शुरु पूर्णिमा आदि पर्व या शुरु- 
वार से भी हो सकते हैं । 


(१०) वीर्थ--भारतवर्ष में तीथों का बृहत्‌ जाल सा बिछा हुआ है | तीर्थाटन करने से संपूर्ण 


१ कुछ मुख्य पंथ-प्रवतेक-तालिका 


पंथया सम्प्रदाय का नाम प्रवतंक अनुमानित समय मुख्य केन्द्र 
कबीरपंथी कबीर १४७० बनारस 
सिक्स नानक १६०० पंजाब 
दादू पंथी दाद्‌ १२७२९ राजस्थान 
जालदासी लखालदास १६०० अलवर 
सतनामी १६०० नारनौत (दिल्ली के दक्षिण में) 
बायालाली बाबालाल १६२९ देहनपुर (सरहिन्द के पास) 
साथ वीरभान १६५८ देदली के पांस 
रनदासी चरनदास १७३० देहली 
शिवनरायनी शिवनरायन_ १७३४ चन्द्रवार (गाजीपुर) 
गरीबदासी गरीबदास॒ १७४० चुरानी (रोहतक) 
रामसनेही रामचरन. १७९० शाहपुरा (राजस्थान) 

एछड्घत्वृपब्रापव7 | हा । 

छै ७० एरथाशइ0प5 (पघ65८ ठ [502 ?, 334. 
(छा॑ं5ज्ा00 : 


ष्ः 


पट अमिधान अनुशीलने 


देश का भ्रमण अनायास ही हो जाता है। हिन्दू शात्रों में तीथ-यात्रा का बढ़ा माहात्म्य माना गया 
है।' वे ऐहिंक अभ्युदय तथा स्वर्गिक निःश्रेयस के देनेवाले बतलाये गये हैं। किन्तु देवों के सहश 
उनका आवाहन नहीं हो सकता। उनके पुण्य दर्शनों के लिए प्रय्ष करना पड़ता है। प्रत्येक तीर्थ 
की अपनी निराली विशेषता है। चारों दिशाओं में अवस्थित बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर तथा 
द्वारिका चार धाम हैं। इनके मध्य में सप्त पावन पुरियाँ बसी हुई हैं ।* तीर्थ-यात्रा से देव दशन करने 
का सौमाग्य प्राप्त होता है और साथ ही साधु महात्माओं का सत्सज्ञ भी हो जाता है जिनके सुन्दर 
उपदेश से आत्मा शद्ध तथा मुक्ति की अधिकारी हो जाती है। अधिकांश तीर्थ नदियों के तट पर 
अथवा पव॑तों के मध्य स्थित हैं | कुछ तीर्थ समुद्र के किनारे भी बसे हुए हैं। सुन्दर भौगोलिक परि- 
स्थिति के कारण यात्री को प्रकृति-पर्यवेज्ञण का सुअ्रवसर भी प्राप्त होता है। ऐतिहासिक तथा व्यापारिक 
दृष्टि से भी वे बड़े मूल्यवान्‌ होते हैं । शञन अनुभव की बृद्धि, अर्थ प्राप्ति, काया-मन, आत्मा की शुद्धि 
आदि अनेक प्रकार के लाभ ती्थों से बतलाये जाते हैं। नदियों के सदश यहाँ पर भी वही तीन मनो- 
वृत्तियाँ कार्य कर रही हैं । तीर्थ की पुण्य भावना से, उनकी मनौती मनाने से अथवा वहाँ पर उत्पन्न 
होने से ये नाम रखे गये हैं । 

(११) धर्म-पंथ--कुछ गन्थ जनता में अत्यंत प्रिय हो गये हैं । कोई गीता का पाठ करता है 
तो कोई रामायण का | जो जिस ग्रन्थ में अठल अद्धा रखता है वह उसी पर नाम रख लेता है। इन 
नामों में केवल धरम भावना पाई जाती है। कभी कभी पुत्र के लिए इनका पारायण भी कराया जाता है। 

(१२) मद्गल अनुष्ठान-- 

(अ) धार्मिक कृत्य--यज्ञ-यागादि धर्म के अंग माने जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा मनुष्य 
अम्युद्य तथा नि:श्रेयस की सिद्धि प्राप्त करता है। 

(आ) पते तथा उत्सव--पर्ब, व्रत, त्यौहार--ये शब्द विभिन्न श्र्थी होते हुए भी प्रायः 
समानार्थक ही सममे जाते हैं | पुए्य तिथियाँ पर्व कहलाती हैं जिनमें मनुष्य प्रायः सरिता-स्नान करते 
और त्रत रखते हैं। इसमें पूजन, पासयण, दान आदि अनेक विधान किये जाते हैं | चंद्रकला के 
विचार से अष्टमी, चतुदंशी, अमावस्था वथा पूर्णिमा पर्व तिथियाँ समझी जाती हैं । सूर्य तथा चंद्र- 
अहरण भी पद माने जाते हैं। महापुरुषों की जयंतियाँ उनके जन्म-दिवस पर मनाई जाती हैं। अवबतारों 
की भी जयंतियों उनके जन्म-द्विस पर मनाई जाती हैं। “मैं चर्खा कैसे कातूँ” यह गीत बहुधा आमीण 
ज्त्ियों के मुख से सुनाई देता है। इसमें एक कामचोर, आलसी स्री अपने पति को १५ तिथियों के 
१५ पवों के नाम गिना देती है। “आज यह पर्व॑ है, कल अमुक व्रत होगा, परसों वह त्यौहार मनाया 
जायगा। इन घुर्य तिथियों में में कोई काम कैसे कर सकती हैँ !?” इस दृष्टांत से यह परिणाम निक- 
_शता है कि हिन्दू धम में प्रत्येक दिन कोई न कोई पुण्यतिथि मानी जाती है। इस अमिधान संग्रह 

१ तीथमाहात्म्य 
एक दिये जहूँ कोटिक द्ोत हैं सो कुरुखेत में जाह अन्दह्ाइय । 
तीरथ-राज अयाग बड़े मनवांछित के फल पाह अघाइय ॥ 
श्री मधुरा बसि 'केशवदासजू' दे भ्रुज तें सुज चार हो जाइय । 
काशी पुरी की कुरीति बुरी जहँ देद् दिये पुनि देह न पाइय ।। 
“-केशवदास (द्वितीय) 
* विष्णो: पादमवन्तिकां गुणवततीं मध्ये च कांचीपुरीम 
नामि द्वारवतीं तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदामर्‌ । 
ओवामूलसुदाहरन्ति सधुरां नासाअवाराणसीस्‌ 
एतद्‌ बह्मविदों वदन्ति मुनयो<्योध्यापुर्ी मस्तकम । 


नाम निरूपण (२) ग्रे 


में १२ महीनों के मुख्य-मुख्य सभी पववों का उल्लेख मिलता है। ये पर्व किसी निश्चित तिथि को ही 
मनाये जाते हैं। इन्द्र-दमन, ग्रहण आदि कुछ ऐसे पवव हैं जिनकी कोई एक तिथि निश्चित नहीं है। 
कुम्म मेला स्थान परिवतेन करता रहता है, वह बारह वर्ष उपरांत फिर उसी स्थान पर मनाया जाता 
है । कुछ त्यौहार स्थानिक भी होते हैं | त्रत सामान्य रूप से किसी शुम कार्य के करने या अशुभ कार्य 
के न करने का दृढ़ संकल्प करने के अर्थ में आता है। सुख, सन्‍्तति, सौभाग्य, सम्पत्ति, सुयश, सुक्ृत 
तथा स्वर्ग-तिद्धि के उद्देश्य से त्रत का अनुष्ठान किया जाता है | ब्रती में ब्रह्मचर्य, सत्यवादिता, अहिसा 
एवं आमिष्र का त्याग--ये चार बातें अवश्य होनी चाहिए।। उपवास करने से स्वास्थ्य तथा आयुष्य में 
वृद्धि होती है । 


(इ) षोडशोपचार --हिन्दुओं में अतिथि-सत्कार एक विशेष स्थान रखता है। अतएक जब 
किसी देवता का आवाहन किया जाता है तो अतिथि के सहश ही सम्पूर्ण आतिथ्य सामग्री उसके 
अचन में प्रयुक्त की जाती है। आमंत्रित देव को सर्वप्रथम आसन देकर पद-प्रक्ञालन, आचमन तथा 
स्नान के लिए जल दिया जाता है| इससे मार्ग का श्रम दूर हो जाता है तथा शारीरिक शुद्धि हो 
जाती है। इसके पश्चात्‌ वस्त्राभूषण तथा मंगलसूज्रादि धारण कराये जाते हैं। सुगंघित बस्तुओ्नों के 
प्रयोग के बाद पुष्पो की सुन्दर माला दी जाती है और दूषित वायु को पवित्र करने के लिए अगर अथवा 
धूपबत्ती जलाई जाती है | नौबत, घंटा, शंखादि वाद्य बजाकर दीपक से आरती उतारते हैं। नीरा- 
जना के पश्चात्‌ फल, मेवे तथा मिष्ठान्न का भोग लगाया जाता है। प्रसाद के पश्चात्‌ ताग्बूल देकर 
प्रदक्षिणा “करते हुए वंदना के साथ अतिथि बिंदा किया जाता है | देव-पूजा से सम्बन्धित होने के 
कारण षोड शोपचार के उरकरण--कलश, दीप, घंटा और शंख का पूजन भी पहले आवश्यक होता है। 
पंचांग-पूजन सूक्म रूप से होता है, उसमें केवल गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य ही प्रयोग में आते 
हैं। देवाप॑ण करने से फूलों से सौमाग्य, गंध से सुगंधित द्रव्य, धुप से राज्य, दीपक से दीसि, ध्वज-दान 
से पाप नाश का फल मिलता है। लौग, कपूर, ताम्बूल, फल-फूल से अनायास दी चन्द्रलोक की प्रासि 
बतलाई जाती है। उपचार के प्रत्येक साधन का प्रथक्‌ इथक्‌ मंत्र से पूजन किया जाता है। 


(१३) ज्योतिष-- 


(अ) राशि नक्षत्र--मेषादि १२ राशियों तथा अश्विनी आदि २७ नक्तत्रों का मनुष्य के 
भाग्यफल पर विशेष प्रभाव माना गया है। 


(आ) सिद्धियोग--प्रत्येक प्राणी सुख, घुयश, सम्पत्ति, संतति, सौभाग्य, स्वास्थ्य आ्रादि 
का अमिलाषी है तथा अंत में स्वर्ग का आनंद अनुभव करना चाहता है। दो शब्दों में इन्हें अभ्युदय 
तथा नि:भ्रेयस अथवा प्रेय तथा श्रेय कह सकते हैं । अ्रम्युदय में सब पूर्वोक्त शुण सम्मिलित हैं और 
निःश्रेयस मुक्ति के आनंद को कहते हैं। इनका एक अन्य वर्गीकरण भी धर्मशास्तरियों ने चार पदार्थ 
या चतुष्फल्न नाम से किया है। धरम, अर्थ, काम, मोक्ष यही जीवन के चार फल है जिनकी ग्राति के 
लिए प्रत्येक मनुप्य प्रयत्नशील रहता है | धम सदाचारमूलक सात्विक मनोवृत्तियों का आधार है। 
धर्म की सहायता से अर्जित अर्थ सांसारिक कामनाओं की सिद्धि का साधक बन जाता है एवं धर्माथ- 
काम के सोपान द्वारा भक्त को मोक्ष का परम पद प्राप्त हो जाता है--मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त 
हो जाता है | किसी-किसी ने इनके एपणा के अनुसार वित्तैषणा पुत्रेषणा तथा लोकैषणा, नामक तीन 
विभाजन किये हैं। लोकैषणा में दो मावनाएँ सन्निहित हैं। इस लोक में यश ए॑ परलोक में परमानंद । 


इस सिद्धियोग प्रवृत्ति में नामो को धम, अर्थ, काम (भोग-विलासादि सुख) तथा मुक्ति इन 





१ घोडशोपचार :--आवाहन, आसन, अर्ध्य पाथ, आचमन, मधुपक स्नान, वस्तमरण, 
पशोपवीत, गंध, पुष्प, घुप, दीप, नेवेथ, तांबूल, परिक्रमा; वन्दुना । 


६३० अभिधान अनुशीलन 


चार भागों में विभक्त किया है| जन्म-पत्रिका बनाते समय इस बात का विचार रखा जाता है कि 
बालक की कुंडली में राशि के अनुसार किस शुभ नक्षत्र का योग हुआ है तथा उसका कया फल- 
होगा । किसी के भाग्य में एक, किसी के दो, किसी के तीन एवं किसी-किसी भाग्यशाली का ऐसा फल 
योग होता है कि “चार पदारथ करतल जाके” हो जाते हैं । 


(१४) संप्रदाय--विविध धर्मों, सम्प्रदायों तथा पथों में कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द पाये 


जाते हैं जिनकी उनके अनुयायियो में बडी मान्यता होती है। इस निष्ठा के कारण अनेक नाम उन 
शब्द-विशेष पर रख लिये जाते हैं । 


अंधविश्वास--अंधविश्वास के कारण कुछ नाम ऐसे रख लिये जाते हैं जिनसे बालकों 
के प्रति अवज्ञा, उपेक्षा अथवा तिरस्कार के भाव व्यक्त हों | इस प्रकार के दूषित नाम बच्चों के लिए 
रक्षा कवच सममे जाते हैं । कुछ मनुष्यों की यह धारणा है कि इससे बालक दीर्घायु तथा चिरंजीबी 
होते हैं । 


२--दाशेनिक प्रद्ृत्ति 


इसके अंतर्गत वे गहन विषय आते हैं जिनका सम्बन्ध ब्रह्म, आत्मा, प्रकृति (माया), सृष्टि- 
रचना, प्रलय, स्वगं, मुक्ति आदि आध्यात्मिक; अंतःकरण चतुष्टय, पचतन्मात्राएँ, मनोभाव आदि 
मनोवैज्ञानिक; यम, नियम, धर्म के अंगादि नैतिक; शिष्टाचार आदि नागरिक तथा सौन्दर्यात्मक 
तथ्यों से रहता है । 


३---राजनीतिक प्रइत्ति 


राजनीतिक प्रद्वत्ति के दो अंग दिखलाई देते हैं। पहला राष्ट्रीय आऑदोलन जिसके अंतर्गत 
स्वदेशभक्ति, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वतंत्रता तथा वीर पूजा की भावना जाग्रेत होती है एवं जिससे जाती- 
यता तथा राष्ट्रीयता का विकास, उत्थान तथा पतन का परिचय प्राप्त होता है। ऐतिहासिक प्रवृत्ति 
इसका दूसरा अंग है जिसके अन्तर्गत असिद्ध शासक वर्ग के नाम हैं जो अपने शासन-प्रबंध, 
रणु-कौशल, प्रजारंजन, लोक संग्रहादि शुणों के लिए विख्यात हैं । 


४--सामाजिक प्रवृत्ति 


इससे समाज की व्यवस्था एवं मनुष्य के भौतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है | समाज के विकास 
से संस्कृति एवं सम्यता की अभिवृद्धि होती है। देश सम्रद्धिशाली होता है। वर्णाश्रम, उत्सव, मेले 
आदि संस्थाएँ; उद्योग-धंघे, कला-कौशल, दिक्‌काल; एवं जीवन-सम्बन्धी कलात्मक सामग्री आदि 
विषय इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत आते हैं । 


५--अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति 

यह प्रवृत्ति शुणातिरेक तथा भावावेश की विशेष व्यंजना करती है। इसलिए इसे अभिव्य॑जना- 
त्मक कहा गया है। अभिव्यंजना के द्वारा सामान्य अर्थ के स्थान भें किसी विशेष अर्थ का बोध होता 
है। इन नामों से आत्मीयता, विशिष्ठता अथवा विलक्षणता व्यंजित होती है। दुलार के नाम, 
उपाधियाँ तथा व्यंग्य इसके अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं | 

उपाधि सम्बन्धी नाम शुणों से बनाए जाते हैं। कुछ शुणों की विवेचना दार्शनिक प्रवृत्ति 
में भी की|गई है । वहाँ वे केवल गुणबोधक शब्द हैं उनसे शुणों का आतिशय्य प्रकट नहीं होता । शुण- 
निर्मित उपाधि नाम की यह विशेषता है कि उससे शुण/ नाम तथा नामी तीनों की महत्ता चस्मोत्कर्ष 


नाम निरूपण (२) ६१ 


कि 


को पहुँच जाती है। जिस प्रकार मणि-मंडित मुकुट के धारण करने से मणि, मुकुट तथा मुकुद- 
धारी तीनों का मूल्य बढ़ जाता है। धर्म, शुण, धन, परोपकार, स्वदेशभक्ति, समाज सेवा आदि से 
सम्बन्धित कई प्रकार की उपाधियाँ होती हैं । 

भाव के दो पक्ष होते हैं (१) रागात्मक तथा (१) विरागात्मक । राग से किसी वस्तु के प्रति 
स्नेह प्रकट होता है, विराग से विद्वेप | प्रथम पक्ष में दुलार के नाम आते हैं ओर द्वितीय में व्यंग्य 
के | बच्चों की प्यारी वस्तुओं, शिशुओ के सददश प्रिय तथा आह्वादक पदार्थों तथा प्यार के सरस, 
सुन्दर, सरल निरीह एवं प्रिय शब्दों से लाड़-प्यार के नामो का सम्बन्ध रहता है। जिन शब्दों में 
वात्सल्यरसाज्लावित ममता की स्निग्धता रहती है वे ऐसे नामों के लिए. अत्यंत उपयुक्त होते हैं | इन 
नामों में बच्चे के पर्याय, खेल-खिलोने, मिठाई, फल-फूल, मनोहर पशु-पक्ती, चंद्रादि कुछ दिव्य तथा 
भव्य नैसमगिंक रूप, आभूषण, दुर्लभ, सुन्दर, प्रिय तथा बहुमूल्य द्रव्य; राजा आदि कुछ महत्त्वपूर्ण 
तथा भैया, मुन्ना आदि कुछ प्यार के शब्दों से इन नामो की रचना होती है। 


व्यंग्य दुलार के विपरीत होता है। इसमें चिढ़ाने की मनोबत्ति सन्निहित रहती है। विद्देघात्मक 
भावना होने से अच्छे से अच्छा शब्द भी विरोधी अर्थ का व्यंजक बन जाता है दिवानां प्रिय! तथा 
वैसाखनन्दन” के निर्वंचन परक अर्थ बुरे न ये। किन्तु कालातर की परिस्थित विशेष में उनका 
भाव परिवतन हो जाने से वे अब मूर्ख तथा गर्दभ के अर्थ में रूढ़ होकर व्यंग्य बन गये | अन्ध- 
विश्वास का कुत्सित तथा गहिंत नाम ओछेलाल शिव-संकल्प मूलक समझता जाता है परन्ठु व्यंग्य 
का अच्छेलाल अच्छा नहीं। अंगवैकल्व्य, रूपाकृति--स्वभाव-गुण-कृति की विलक्षणता तथा घटना- 
परिस्थित की असाधारणता के कारण व्यंग्य के अनेक रूप हो गये हैं । 

उल्लिखित समस्त प्रवत्तियों में कमी-कमी साहित्यिक तथा अन्य अंतर्घाराएँ भी सन्निहिंत 
रहती हैं । वस्त॒त: ये प्रवृत्तियों गस्तुत प्रबन्ध के मेरुदंडस्वरूप हैं | इनके सम्यक्‌ शान से वर्य॑ बिषय 
तथा उसकी पृष्ठभूमि के समभने में विशेष सहायता मिलती है। 


गोण ग्रह्ृत्तियों की शाखा-प्रशाखाएँ 


इस अध्ययन के फलस्वरूप ग्राप्त गौण प्रवृत्तियो को निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। 
(१) व्गोत्मक गौण प्रवृत्तियाँ--इनका सम्बन्ध जाति या सम्प्रदाय से रहता है और ये परम्परागत 
विशिष्ट शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती हैं | समस्त जाति अथवा सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति इनको 
अपने नाम के अंत में प्रयुक्त कर सकता है। मूल शब्द के साथ ये शब्द समस्त पद न बनाकर शब्द 
समुच्चय बनाते हैं | इनसे मनुष्य की भौगोलिक अथवा ऐतिहासिक परिस्थिति का परिचय प्राप्त होता 
है। परन्तु जब ऐसे शब्द वाच्यार्थ द्वारा समस्त पद बनाते हैं अथवा मूलपद की विशेषता बतलाते हैं 
तो वे इसके अंतर्गत नहीं आते । रामपुरी समस्त पद है, इसका अर्थ है राम की पुरी अर्थात्‌ अयोध्या | 
यहाँ पुरी वर्गात्मक गौण प्रवृत्ति नहीं है। जब पुरी शब्द दशनामी संन्यासियों के एक भेद-विशेष की 
ओर संकेत करेगा तो वह इस गौण प्रवृत्ति के अन्तगंत समझा जायगा | इनके दो मेद हो सकते हैं 
(अ) जातीय--सिंह, राय, सिनहा, वर्मा, शर्मादि। (आ) साम्प्रदायिक--पुरी, नाथ, शाह आदि | 

(२) सम्मानाथेंक गौण अ्रवृत्तियाँ--ये प्रद्ृत्तियाँ मान-मर्यादा, पूजनीय भावना 
अथवा किसो पद या पदवी विशेष के परिचायक शब्दों से प्रकट की जाती हैं। ये सम्मानार्थक 
शब्द भी समस्त पद न होकर शब्द समुच्चय की श्रेणी में ही आते हैं। इनकी दो 
प्रशाखाएँ हैं :-.- 

(अ) आदरसूचक शब्दू--ये आदर या शिष्टाचार के लिए नाम के आदि या अंत में 
उपसे या प्रत्यय की भाँति अयुक्त किये जाते हैं यथा--श्री, जी, जू, देव | 


२ गअ्भिधान अनुशीलन 


(आ) उपाधिसूचक शब्द--ये उपाधियाँ किसी राजा, संस्था या संश्रांत पुरुष द्वारा प्राचीन 
काल में वितरित हुई और अरब वे पैतृक संपत्ति के सहश वंशपरम्परा से चली आ रही हैं, कुल का 
कोई भी मनुष्य अपने नाम के साथ इनका प्रयोग कर सकता है । इससे प्रयोग करनेवाला अपना बहुत 
गौरव सममता है यथा--दीवान, राय, लाल, शात्री, बक्सी आदि । आधुनिक उपाधियाँ प्रायः व्यक्तिगत 


होती हैं । हा 
(३) भक्तिपरक गौंण प्रवृत्तियाँ--(अ)--अ्रद्धा भक्तिमूलक--इनसे भक्त की भावनाएँ 


व्यंजित होती हैं | ये कई तरह से प्रकट की जा सकती हैं | मनुष्य प्रार्थना करते हैं, मन्दिर में जाते हैं, 
शंख बजाते हैं, भजन गाते हैं, आरती उतारते हैं, नैवेद्य श्रप॑ण करते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार से 
अपने इष्टंदेव को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। मिन्न-मिन्न मनुष्यों के मिन्न-मिन्न आचार-विचार होते 
हैं । अतएव उनके पूजा करने के दक् में भी विभिन्नता अ्रनिवार्य रूप में रहती है। मागवत में नवधा 
भक्ति) कही गई है। नारद के कथानानुसार भक्ति की ग्यारह प्रकार की आसक्तियाँ * मानी गई हैं | कुछ 
भक्त अपने भगवान्‌ को रिकाने के लिए षोडशोपचार करते हैं, और भी बहुत सी अंतर्भावनाएँ हैं 
जिनसे आराधक अपने आराध्यदेव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, नामों में भक्ति भावना 
प्रायः इन शब्दों से सूचित की जाती है :--आनंद, किशोर, कुमार, चंद्र, चरण, दत्त, दयाल, दास, 
दीन, देव, नंदन, नाथ, नारायण, प्रसाद, बक्स, बहादुर, भगवान्‌, भूषण, मल, राय, लाल, बिहारी, 
शरण, सरूप, सहाय, सुमिरन, सेन, सेवक, स्वरूप आदि आदि । 

(आ) गुणबोधक गौण प्रवृत्तियाँ--कमी-कमी नाम में कुछ विशेषण अथवा विशेष्य मूल 
पद की विशिष्ठता बतलाते हैँ उनको गुणबोधक शब्द कह सकते हैं। वे अधिकांश शुणासक्ति भक्ति 
के ही व्यंजक होते हैं। अतः उनको भक्तिपरक शब्दों के अंतर्गत ही रखा है। जहाँ कहीं अन्यथा 
प्रयोग हुआ है वहाँ उसका निर्देश कर दिया गया है। 

अधोलि खत सास-बक्ष से समस्त प्रद्त्तियों के विश्लेषण का निष्कर्ष अधिक सरल एवं बोध 
गम्य हो जाता है :--- 








नाम 
| 
। | 
मूल प्रवृति द्योतक शब्द (मुख्य या मूल शब्द) गौण प्रवृत्ति ओतक शब्द 
(पूरक सहायक शब्द) 
| | | | 
ए.कपदी समस्तपदीं वर्गात्मक सम्मानार्थकथ भअक्तिपरक 


। 


जातींव साथ्प्रदायिक 


े | 
आदर सूचक उपाधि सूचक 


| | 

श्रद्धाभक्तिमूलक गुणबोघक 

१ श्रवर्ण कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनस । 

अचेन बन्द दास्यं सत्यमात्मनिवेदुनम्‌ ॥ 

कि (श्रीमद्भधागवत ७।<।२३) 
हर 0 ११ यह ) 420. कि डक 2 केले! (३) ० कक 
सर दार सख्यास्रक्त (७) वात्सल्यासक्ति (८) काँतास &) झआात्साववेदना 
सक्ति (३९) ठल्मभासक्ति (११) परमविरह्यासक्ति । कर 


नाम निरूपण (२) ६३ 
संस्कृति के अंग 

मानव विलक्षणता का केन्द्र है। उसका सम्पूर्ण जीवन विषमताओ से परिपूर्ण है, इसीलिए 
कोई भी दो मनुष्य पूर््रीत्या एक से नहीं दिखलाई देते | आकतियों में असमानता, प्रक्ृतियों में 
विचित्रवा तथा प्रवृत्तियो में विभिन्नता। किन्तु इस अनेकता में भी एकता है--. सामंजस्य है। 
यही एकरूपता सौदर्य एवं आनंद की जननी है। वह जीवन को प्राणदान देती है। विषमता भी 
मनोरम संस्कृतियों के प्रिय रूपों से जीवन को जीने योग्य बनाती है | दोनो के समन्वय से ही मनुष्य 
मनुष्य कहलाता है | नामों की विभिन्नता में भी यही रहस्य कार्य कर रहा है। उसके गर्म में अनेक 
संस्कृतियों का पोषण होता रहता है। 

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि अमिधानों का अनुशीलन न केवल रोचक अथवा 
कौतूहलजनक ही है, अपितु उससे अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। नाम देश की सभ्यता 
एवं संस्कृति का सुन्दर चित्र उपसत्यित करते हैं। सहखो शतान्दियों की सभ्यता तथा संस्कृति 
का गौरव किस प्रकार प्रच्छुन्न रूप से विखरा पड़ा है इस बात का परिचय नामों के निरूपण से ही 
मिल सकता है। नामों के द्वारा ही तत्कालीन सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का परिचय 
प्राप्त हो जाता है। मानवीय जीवन के विविध अंगो पर ग्रकाश पड़ता है। साहित्य तथा कला के 
स्तररूप का उदबोधन होता है। देश के इतिहास तथा भूगोल का दिग्दर्शन हो जाता है। आथि कक 
परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण तथा अनेक श्ञातव्य तथ्यों के जानने में सहायता मिलती है। साराश यह कि 
नाम शात्र के वेशानिक परिशीलन से देश के तत्कालीन सांस्कृतिक इतिहास का चारु-चित्रण उपलब्ध 
हो जाता है। संक्षेप में प्रस्तुत नाम-संग्रह भारतीय संस्कृति के निम्नलिखित अंगों पर प्रकाश डालता 
है। (१) धरम (२) दर्शन (३) साहित्य (४) ललितकलाएँ (५) विज्ञान (६) सामाजिक व्यवस्था तथा 
भौतिक जीवन (७) राजनीतिक प्रगति (८) इतिहास (६) भूगोल । 

उपसंहार--प्रस्तुत नाममाला में वाज्ञमय का सुन्दर स्वरूप डद्भासित होता है। काव्य का 
कोई अंग, साहित्य की कोई विशेषता छूटने नहीं पाई है। इसका शब्द-माण्डार अपूर्व है। सहस्रों 
नूतन शब्द इसके गौरव की भ्रीवृद्धि कर रहे हैं। संस्कृत जननी अपने विशाल वंश के साथ विराजमान 
है जिसमें हिन्दी, त्रज, अवधी आदि प्रांतीय भाषाएँ तथा अनेक ग्रामीण बोलियाँ अपने-अपने निराले 
वेश में सुशोमित हैं। तत्सम, तदूभव, अपश्रंश तथा ठेठ रूपों का विचित्र समन्वय यहाँ देखने को 
मिलता है। अलंकारों का चमत्कार तथा रसों का आनंद पर्यात रूप से इनमें विद्यमान है। चरित्र- 
चित्रण का आभास भी अनेक नामों से प्रस्फुटित होता है। अंतक थाओं का श्ञान भी यत्र-तत्र हो जाता 
है। इन नामों में भावों की एक अद्भुत उद्मावना अपना कौशल प्रदर्शित करती है, कल्पना भी 
अपने नाना रूपों में कौतुक क्रीडा कर रही है। 

यही नहीं, इनमें निगमागम के निष्कर्ष, पुराण, रामायण, महामारतादि के तथ्य एवं अनेक 
ज्ञान-विज्ञान के तत्व सन्निविष्ट हैं। इन नामों में भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि बिखरी, मिली 
और छिपी हुईं है । 


नामों का विवेचनात्मक अध्ययन 
( प्रकरण १--२० ) 


पहला अकरण 


हेश्वर 
१--गणना-- 
क--क्रमिक गणना--- 


१--इस धार्मिक प्रवृत्ति के अंतर्गत ईश्वर सम्बन्धी नामों की संख्या ४२९८ है । 

२---मूल शब्दों की संख्या १८४ 

३--गौ ण शब्दों की संख्या ६४ 

इस प्रश्वति में गौण शब्दों की अपेक्षा मूल शब्दों की संड्या अधिक है। इसके दो कारण 
है, कुछ नामो में गौण शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है और कुछ में गौण शब्दों की आउजृत्तियाँ हुई 
हैं। लगभग तीन मूल शब्दों के साथ एक गौण शब्द का अनुपात है। भिन्न-भिन्न प्रदतत्तियों में यह 
ग्रनुपात मिन्न-मिन्न देखा गया है। राम प्रवृत्ति में यह उलठदा हो गया है। उसमें मूल शब्दों की 
ग्रपेत्ञा गौण शब्दों की संख्या अत्यधिक है क्योंकि वहाँ अकेले राम शब्द से ही विविध प्रकार के गौण 
शब्दों के योग से बहुसंख्यक नूतन नामो का निर्माण हुआ है । 


ब--रचनात्मक गणना 
एक पदी नाम, द्िंपदी नाम, त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, पंचपदी नाम योग 
३४ श्प्स्ल प्स्व्य १६ २ डर्प 


इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत पाँच से अधिक शब्दों के नाम नहीं पाये जाते | सबसे अधिक संख्या 
ते शब्द वाले नामों की है। 
7--ठुलनात्मक गणना 

नीचे एक तालिका दी जाती है जिसमें इस प्रवृत्ति के नामों के साथ त्रिदेव, पंचदेव तथा राम- 
४ सम्बन्धी नामों पर तुलनात्मक विचार किया गया है। 


देवों के नाम नामों की संख्या समस्त नामों में प्रतिशत विवर्यणु 

ईश्वर डर८ २६३ नामों की संख्या कें 
ब्र्ह्म १०१ “६२ अनुसार इन देवों की 
विष्णु ८११७ ३३१ लोकप्रियता का 

शिव १७१३ १०५ क्रम इस प्रकार होगा 
पावती परद ३.२ . १. शिव, २. कृष्ण, 
गणेश ११५, है. २, राम, ४. विष्णु, 
सूर्य ३०० १२ ५. पावंती, ६. ईश्वर, 
राम १०५२ ६४ ७. सूर्व, ८. गणेश, 


कृष्णु १६४२ १०१ ६, बच्चा 


ध्ष् खमिणान अनुशीलन 


इस तुलना से यह स्पष्ट दिखलाई देता है कि शनेः शनेः ब्रह्मा की सत्ता तथा महत्ता जनता 
के जीवन से उठ सी रही है। नामो की इतनी अल्प संख्या ही इसकी साह्ली है। यही कारण है कि 
उसको पंचदेवों में स्थान न मिल सका | विष्णु के बहुत से नाम उनके अवतार राम कृष्ण के लिए भी 
प्रयुक्त हो रहे हैं। उनको प्रथक्‌ करना असम्मव ही है। अवतारों की सर्वप्रिय लीलाओं ने उन्हे 
मानव जीवन के सन्निकट कर दिया है। वे जनता की दिनचर्या के अंग बन गए हैं। जन साधारण 
उन्हें साज्ञात्‌ भगवान्‌ ही मानते हैं। उनसे सम्बन्धित नामों की संख्या इसीलिए अधिक है। निगुंण 
ब्रह्म सामान्य मनुष्यों के लिए. क्लिष्ट कल्पना है। अनेकरूपता तथा प्रबल परिवार के कारण शिव 
सम्बन्धी नामों की संख्या सबसे अधिक है। पाती आदिशक्ति तथा दया की मूर्ती जगदम्बा मानी 
जाती है इससे वह अधिक प्रिय हो रही है। गणेश को लोग भय के कारण पूजते हैं क्योंकि बह विध्नों 
के देवता हैं | सूर्य प्रकाश एवं ताप का मूल खोत एक प्रत्यक्ष प्राकृतिक शक्ति है जिसके नित्य दर्शन 
होते रहते हैं । 

२--विश्लेषण 
क्‌--मूल शब्द 

(१) एकपदी एकाकी--अकलंक, अकलू, अक्षर, अखंड, अखिल, अगम, अचित्य, अच्युत, 
अजात, अठ॒ल, अद्वित, अनंत, अनध, अनादि, अनुपम, अनूप, अपूर्व, अमय, अमेद, अ्रमर, अमल, 
अरूप, अलख, अलेष, अविनाश, श्रव्यक्त, अशेष, असीम, आनंद, ईश, ईश्वर, ऑंक्ार, ओज, 
ओम , कंतू, करिमन, कर्ता, कर्त्तार, झगाल, केवल, केवला, जीवधर, दयाल, दयालु, दाता, नित्य, 
निरंजन, निकार, निराकार, निर्गण, निर्दोष, निमय, निर्मल, निर्विकार, नूर, पति, पतिपाल, 
पतिराखन, परम, परमा, परिपूर्ण, पीतम, पूर्ण, प्यारे, प्रण॒व, प्रभु, प्रिय, प्रियतम, प्रीतम, बंधु, बालम, ब्रह्म, 
मलिक, महबूब्र मालिक, मौला, विभु, विमल, विरज, विशुद्ध, संपूरन, संपूर्ण, सकल, सांई', साहब, 
साहिब, सृष्टिधर, स्वयभू, स्वामी, हजूर, हाकिम, । 

(२) समस्त पदी --अगम सुख, अनाथ नाथ, अशरण शरण, आत्माराम, आनंदरूप, 
आनंदसागर, आनन्द स्वरूप, करुणाकर, करुणानिधान, करुणानिधि, करुणापति, करुणाभूषण, 
करुणा सागर, करुणा सिंघु, कृपा सिंधु, चिदानद, जी राज, जीव नंदन, जीव नाथ, जीव प्रकाश, 
जीव बोध, जीव राखन, जीव हर्षण, जीवानन्द, जीवाराम, जीवेंद्र, जीवेश्वर, जीसुख, शान 
स्वरूप, दिलेश, दिलेश्वर, दीन दयाल, दीन बंधु, दीना नाथ, दीनेश्वर, दुनियापति, दुनिया राय, 
पतित पावन, पति राज, परम कीर्ति, परम शुरु, परम जीव, परम दयाल, परम सुख, परम हंस, 
परमात्मा, परमानन्द, परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप, प्रजापति, प्राण जीवन, प्राणपति, प्राण वल्लभ, 
प्राण सुख, प्राणेश्वर, माया कांत, बर नाम, विश्वपति, विश्व पाल, वेद कात, बेद नाथ, वेद निधि, 
वेद पाल, वेद मूर्ति, वेद राज, श्रुति कात, सब्चिदानन्द, सज्जन, सत शुरु, सत नाम, सत्य नाम, सत्य 
स्वरूप, सदानन्द, स्वंधुण, स्वदानन्द, सवंशक्तिमान्‌, सर्व सुख, सर्वश्वर, सृष्टि नारायण, स्वयं 
प्रकाश, हंस नाथ, हृदयनन्दन, हृदय नाथ, ।हृदय नारायण, हृदय प्रकाश, हृदय मोहन, छृदय राय, 

दुृदय स्वरूप, हृदयानन्द, हृदयेश, हृदेश, हृदेश्वर। 
* ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 

(१) रचनात्मके टिप्पणियाँ--ईश्वर के अधिकांश नाम शुण अथवा तज्जन्य उपाधियों से 
सम्बन्ध रखते हैं यथा :-- 

अगम, अजात, अनादि, अनुपम, अमय, अरूप, दयाछु, निर्मुण नाम शुरों पर रखे गये है 
झौर अनाथ नाथ, अशरणु शरण, करुणाकर, करुणासागर, जीवनाथ, जीवेंद्र, दीनदयाल; दीनबंघु, 


ईश्वर ६ 
दीनानाथ, दुनियापति, दुनियाराय, पतित पावन आदि उपाधि सूचक नाम हैं। प्रिय तथा हृदव 
शब्दों से निर्मित नाम माधुर्व भाव की व्यंजना करते है | 

शब्द रचना के विचार से इन नामों में तीन विशेषताएँ पाई जाती हैं :-- 
(अ) निषेधात्मक नाम--यह नाम शुण का निषेध करके बना दिये जाते हैं जैसे अनादि, 
अमर, निरंजन, निराकार, निर्दोप, निविकार, विरज । 
(आ) कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनमे शुण का नित्वत्व पाया जाता है जैसे नित्यानन्द, 
सदानन्द, स्वेदानन्द | 
(३) कुछ नामों में गुणों का आधिक्य रहता है जैसे परमानन्द, परमेश्वर, स्वंसुख, स्वशक्ति- 
मान्‌ इत्यादि | 
(२) पर्यायवाचक शब्द--इन नामो में केवल तीन ही झुख्य शब्दों के पर्याय व्यवह्नत- 
किये गये है जिनके योग से ईश्वर के नाम बने हैं :-- 
जीव--शात्मा, जीव, प्रजा, हस । 
संसार--दुनिया, विश्व, सृष्टि ! 
बेद--बेद, श्रति । 
(३) विकृृत शब्दों के शुद्ध रूप :-- 





विकसित रूप तत्सम रूप विकसित रूप तत्सम रूप 

अनूप अनुपम बालम वल्लभ 

कर्तार रक््त्ता सम्पूरन सम्पूर्ण 

कृपाल कृपालु सांई स्वामी 

दयाल द्यालु 

पीतम, प्रीतम प्रियवम 

(४) विजातीय प्रभाव :--इन अरबी शब्दों से मुसलिम संस्कृति का प्रभाव प्रकट 

होता है | 

शब्द ञ्र्थ शब्द अर्थ 

करिमन (करीम) दयालु मौला इेश्वर 

नूर ज्योति साहब स्वामी 

मलिक अधीश्वर हज्र उच्चपदाधिकारी 
के लिए शिष्ट 

महबूब प्यारा, प्रिय शुब्द 

मालिक स्वामी हाकिम मालिक 


ग--मूल शब्दों की निरुक्ति 
भक्त ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव अथवा स्वरूप से आकर्षित होकर उसकी आराधना में 
तत्पर होता है। इन्हीं चार बातों का ध्यान रखकर 'वह अपने आराध्य देव का नाम रखता है। उपयुक्त 
मूल शब्दों में अनन्त, अनादि, अनुपम, निराकार, सर्व शक्तिमान्‌ आदि नाम उसके शुर्सों को प्रकट 
करते हैं | कर्ता, दीनबंधु, प्रजापति, विश्वपाल, सृष्टि नारायण आदि नाम उसके कम की ओर संकेत 
करते हैं तथा अजात, अविनाशी, चिंदानंद, दयाछु, विशुद्ध, सब्च्रिदानंद, सर्वेसुख आदि नाम 


७० अभिधान अनुशीलन 


उसके स्वभाव एयं स्वरूप को बतलाते हैं । अनेकार्थ वाची होने के कारण “झम” शुण कर्म, स्वभाव 
तथा स्वरूप सब्र में घटित हो सकता है। अतः इसको ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत नाम माना गया 
है । कभी-कभी अंतकंथा, तत्कालीन घटना अथवा सम्प्रदाय-विशेष की भावना से नामों में दुरूहता 
आ जाती है, ऐसे नामों पर प्रकाश डालना भी उचित होगा | 

अकलंक, अनघ, केवल, निरंजन, निर्विकार, निर्दोष, विरत् विशुद्ध--ईश्वर के ये नाम 
उसके शुद्ध स्वरूप तथा स्वभाव का परिचय देते हैं। वह स्वयं पाप रहित है तथा दूसरो को भी 
पवित्र बनाता है। निरंजन की व्याख्या आगे लिखी जायगी | 

अकलू--यह शब्द अकल का अपश्रंश है जिसका श्रर्थ अ्वयव रहित, निगुण तथा अखंड 
होता है | कोई माप न होने के कारण भी ईश्वर को अकल * कहा गया है । 

अक्षर, अमर, अविनाश--यह नाम परमात्मा की अमरता के सूचक हैं | वह सदा से है 
आर सदा रहेगा । उसका कभी नाश नहीं होता | 

अखंड, अखिल, अच्युत, ' अभेद, अलेष, अशेष, परिपूर्ण, पूर्ण, सम्पूर्ण, सकल---यह 
नाम ईश्वर के शुण के द्योतक हैं। परमात्मा पूर्ण॑ं3 है। वह किसी पदार्थ के समान खंडों में 
विभक्त नहीं किया जा सकता | 

अगम छुल, परमझछुख, परमानन्द, सदानन्द, सर्वदानन्द, सर्व सुख--ईश्वर को 
आनंद स्वरूप कहा गया है। वह संधार के जन्म मरणादि बंधनों से मुक्त है। त्रिताप तथा पश्च क्लेश 
उसको कभी नहीं सताते । वह वास्तविक आनंद का खोत है। 

अचित्य--कल्पनातीत होने से ईश्वर अचिंत्य कहलाता है। 

अजात--जन्म के बंधन से मुक्त होने के कारण ईश्वर को अजात या अजन्मा कहते हें | 

अतुल---ठुलना रहित अनुपम । 

अद्वेत--अह ईश्वर के एकत्व शुण का बोधक है | वह अद्वितीय है | शंकरादि कुछ दाशनिक 
ब्रह्म के अतिरिक्त किसी जीव या प्रकृति का अस्तित्व नहीं मानते हैं | उनकी धारणा है कि व्यक्ताव्यक्त 
जगत्‌ ईश्वर ही है जो मायाविष्ट होकर अनेकरूपता धारण कर लेता है। “एको5हं बहुस्याम” 
सिद्धान्त में वे आस्था रखते हैं । 

अपूर्व--विलक्षण, अनुपम ईश्वर के शुण का सूचक है | ु 

अरूप--निराकार, सर्व व्यापक होने से ईश्वर की कोई आकृति विशेष नहीं है । इसीलिए, 
उसे अरूप या निराकार कहते हैं । 


अलख--अललिया सम्प्रदाय का विष्णु-गर्म॑ पुराण नामक एक ग्रंथ उड़िया भाषा में है 
जिसमें अलख की महिमा का वर्णन किया गया है। अलखिया साधु अपने को बड़ा रहस्यदर्शी, योगी 
और अलख को लखनेवाला मानते हैं | एक दिन ऐसा ही एक साधु गोस्वामी तुलसीदास जी के 
पास आकर “अलख-अलख” चिल्लाने लगा । इस पर उन्होंने उसे इस प्रकार फटकारा :-- 
हम लखि, लखहि हमार लखि, हम हमार के बीच | 
तुलसी अलखहि का लखे, राम नाम जपु नीच [९ 





* अवरण अकत एक अबिनाशी घट-घट आप रहै । कबीर गंथावल्ली पू० १०२--४२ 
+ त्वमच्युतमसि” (द्ांदोग्यउप) 
* पूणमदः पूण सिद पूर्णात्पूण सुदच्यते । 
पूण स्य पूण मादाय पूण सेवावशिष्यते ॥ &-१-१ 
* रामचन्द्र शुक्ल कूत गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ १२-१३ 


ईश्वर ७४६ 


अव्यक्त--व्यक्त संसार में व्याप्त होने पर भी वह अप्रत्यक्ष है, अत: अह्म को अव्यक्त कहा है। 

असीम---सीमा रहित, अनंत अपार ईश्वर के शुण का द्योतक है । 

आत्माराम--श्रात्मा में रमण करनेवाला अर्थात्‌ ईश्वर | 

ईश्वर--पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है :-- 

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर : 
योगसूज्र (समाधि पाद सू० २४) 

अर्थात्‌ जिसको क्लेश कर्म, विपाक तथा आशय स्पर्श नहीं कर सकते, जो आत्मा से स्वतंत्र 
रहता है और जो त्रिकाल से प्रथक्‌ है उसे ईश्वर कहते हैं | 

ईश एवाहमित्यर्थ न च नामीशते परे | ददामि सदैश्वर्यमीश्वरस्तेन कीर्तितः | 

ओम--यह ईश्वर का व्यक्तिगत नाम बतलाया गया है। शब्द व्युपतत्ति के अनुसार यह 
“अवरबकरो” अ्रर्थात्‌ बचाने के श्रर्थ में प्रयोग किया जाता है। मनुस्म॒ृति), ऐतरेय ब्राह्मण* तथा 
मांडक्योपनिषद्‌3 में ओम को अ, उ तथा म के योग से बना हुआ कहा गया है। भूः (जीवन), भव: 
(ज्ञान), स्व: (आनन्द) इन तीन व्याह्ृतियों से रचित ओम ईश्वर के सब्चिदानंद स्वरूप की अभिव्यंजना 
करता है। उपनिषदो का यह गूढ़ रहस्यमय ओम्‌ त्रिकालातीत, सवज्, सर्वव्यापक, अशेय, नित्य एवं 
अनिवंचनीय है। इसको प्रणव या एकाक्षर भी कहते हैं | कुछ काल पश्चात्‌ यह “अर” से विष्णु, 
“धउ” से शिव तथा “म” से ब्रह्मा हो त्रिदेव* का प्रतीक बन गया | 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश" में ओम्‌ की विशेष व्याख्या की है। मंत्रो के 
शआद्यंत में ओम का उच्चारण अनिवार्य बतलाया गया है। कुणक बच्चे, के जन्म लेते ही इसकी जीम 
पर सोने की शलाका द्वारा शहद से ओम शब्द लिखा जाता है। मरणासन्न मनुष्य को “ओम कृतोस्मर?? 
का स्मरण दिलाया जाता है | जन्म से मरणपर्य॑त हिन्दुओं का जीवन ओम्मय हो गया है। मंत्र, यंत्र 
तथा तंत्र सब में ओम्‌ शब्द व्यवह्नत होता है। हिन्दुओं*, बौद्धो* तथा जैनियो* के शुरु मंत्र ओम ही 
से आरम्म होते हैं। कठोपनिषद्‌* में लिखा है कि इसी अक्वषर की उपासना करके मनुष्य सब कुछ 





" झकारज्ाप्युकारश्व मकारअ् प्रजापति: । (मनुस्टति २।७६) 

२ छेतरेय बा० ९ पंचिका, खण्ड ३२ । 

३ आंड्क्योपनिषद्‌ । मंत्र १-६ 

४ झकारो किष्णु रुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । 
मकारेणोच्यते ब्रह्म प्रणवेण त्रयोमत: । 

५ ओम-यह झंकार शब्द परमेश्वर का सर्वीत्तम नाम है क्योंकि इससे ञझ, उ और म 
तीन अत्तर मिलकर एक समुदाय हुआ है| इस एक शब्द्‌ से ईश्वर के बहुत से नाम 
प्रकट होते हैं । जैसे अकार से विराट, झ्ग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु 
ओर तेजसादि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि । 

(सत्याथे प्रकाश प्रथम समुक्लाख) 

$ झोस्‌ नमो सगवते वासुदेवाय । * 

* शोम मणिपभने हुस्‌ । 

८ जैनियों का णमोकार मंत्र-- । 
णमो अरहंताण णमो सिद्धाण' णमो आइरीयाण 
णमो उवज्कायाण णमो लोए सब्ब साहुणस 
3 पंच परमेष्ठी का वाचक हे--अरहंत का ञझ, सिद्ध (अशरीरी) का अझ, आचार्य का 
झा, उपाध्याय का उ, साधु (सुनि) का म्‌ । इन प्रथमाक्तरों के योग से ओम, (3“) बना है । 

* एतडयेवात्तरं ब्रह्म एतद्धयेवातरं परम । 
एतडयेवात्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छुति तस्यतत्‌ ॥ (कठोपनिषद्‌ १।२।३ ६) 


७३ अभिधान श्रनुशीलर्न 


प्रात कर सकता है। मुसलमानों का आ्आरमीन” तथा ईसाइयों का अमेन ओम ्‌ के ही रूपान्तर बतलाये 
जाते हैं । 

कर्ता, प्रजापति, सृष्टि नारायण--ईश्वर के यह नाम कम के अनुमार रखे गये हैं। 
जगत कानिमित्त कारण होने सेकर्ता, जीवों का पालन करने से प्रजा (जीव) पति तथा सृष्टि रचने 
से सृष्टि नारायण नाम पड़ा । 


जीवधर, जीवेश्वर --जीवों का पालन-पोषण करने के कारण ईश्वर के ये नाम पड़े । 
निरंकार यह संस्कृत निराकार का अपम्रंश है जिसका प्रयोग अशिक्षित साधु निराकार परमेश्वर 
के लिए करते हैं। रावलपिंडी के जिले में बाबा रत्ता नाम के एक सिक्‍ख साधु के भक्त निरंकारी 
कहलाते हैं । 

निरंजन--शुद्ध स्वरूप ब्रह्म को निरंजन” कहते हैं। निरंकारी की तरह सिक्‍खों का एक 
सम्प्रदाय निरंजनी कहलाता है । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निरंजन, ईश्वर का ही दूसरा नाम है | गोरखपंथियो में ब्रह्म 
की बह स्थिति जिसमें नाद और विन्दु दोनो का लय हो जाता है? :--- 

निगु ए--सत्‌ , चित्‌, आनन्द आदि शुणणों से युक्त होने के कारण ब्रह्म को सशुण तथा 
अनन्त, अनादि, निराकार, निर्विकार आदि नजात्मक शुणों के कारण तिगुण कहा गया है। प्रकृति के 
सत्‌, रज, तम्‌ तीन शुणणों के प्रभाव से परे होने के कारण भी ईश्वर को निगुण कहा जा सकता है। 

पीतम, प्रिय, प्रियतम, प्रीवम,--ये शब्द प्यारे के श्रर्थ में व्यवद्यत होते हैं जिसका 
लक्ष्य पति की ओर है। सूफी मत तथा सजञ्जी सम्प्रदाय से प्रभावित होकर सम्त सम्प्रदाय में ये नाम 


ईश्वर के लिए प्रचलित हो गये प्रतीत होते हैं। मक अयने को ईश्वर (प्रियतम) की प्रेयसी 
समझता हैं। 


प्रजापति--देखिए कर्ता । 

प्रणव *-यह शब्द ओम के ही अर्थ में आता है। 

ब्रह्म --उसे कहते हैं जो नित्य, शुद्द स्वरूप, शानी, मुक्त, स्व तथा स्वशक्ति मांन्‌ हैड | 
(देखिए ,दशन प्रवृत्ति में ब्रह्म) 

मलिक, मालिक--यह दोनों विजातीय शब्द स्वामी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 

मायाकांत--प्रकृति का नाम माया है जिसे सांख्य दशोन में प्रधान कहा गया है। अतः 
ईश्वर (पुरुष) का नाम मायाकांत हुआ । (देखिए दर्शन अंतर्गत माया) 

वरनाम--वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। ईश्वर का ही सर्वश्रेष्ठ नाम है । 

विभु--शाश्वत तथा स्व व्यापक होने से परमात्मा का नाम विश्रु है । 

सच्चिदानंद--यह तीन शब्दों से बना है सत्‌+-चित--आनन्द | सत्‌ से अस्तित्व, चित्‌ 
से चैतन्य ओर आनद्‌ से सुख स्वरूप ग्राह्म हुआ | इत शब्द में एक बात और भी दार्शनिक मालूम 
होती है। इसी शब्द से प्रकृति, जीव और ईश्वर का भेद ज्ञात हो जाता है। सत्‌ प्रकृति का बोधक 


) ते तौ आाहि निरंजना आदि अनादि न आन | 
कहन सुननकों कोन्द्र जग आपे आप भुत्रान ॥ (कबीर झ्थावली घु० २२७) 
* “लाद कोटि सहस्लाणि विल्‍ु कोटि शतानि च | सर्वे तन्नत्नय यान्ति यत्रदैवों निरंजन :” 
3 य डद्पीयः स प्रणव: यः प्रणव: स उद्गीथ (छां० १-९-१) 
* झस्ति तावब्रित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव सर्वेज्ञ॒ सर्वेशक्तिघ॒म्न्वितं बह्म (श।० भा०) 





ईश्वर ७३ 


है | जीव में सत्‌ तथा चित (चेतनता) रहते हैं | ईश्वर में सत्‌, चित्‌ एवं आनंद तीनों गुण हैं। 
इस प्रकार तीनों शुणों से युक्त ईश्वर का नाम एक शब्द सल्चिदानंद से ही विदित हो गया | 

सतगुरू--संत सम्प्रदाय में शुरु की महिमा बहुत गाई गई है| ईश्वर शुरु का भी शुरु 
है । उसके लिए सतशुरु' शब्द आया है। यथा ;--- 

सतनामर सत्यनाम--संतमतवालों ने इस शब्द का प्रयोग ईश्वर के अर्थ में किया है। 
दिल्‍ली के दक्षिण नारनोल में सतनामी सम्प्रदाय से यह नाम प्रचलित हो गया है | 

सर्वंगुश--ईैश्वर सर्व श्रेष्ठ शुों का आगार है इसलिए उसका नाम सवंगुण पड़ा । 

सर्व शक्तिमान--कत्‌ त्व, सर्वश्त्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व आदि शक्तियों के कारण 
ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ कहा गया है। 

साहब ३---मालिक के समान यह विजातीय शब्द भी स्वामी अर्थात्‌ ईश्वर के अर्थ में संत 
मत द्वारा प्रचारित हुआ ।| इसके दो विकृत रूप साहिब तथा साहेब भी पाये जाते हैं | 

सृष्टि नारायण--देखिए कर्त्ता । 

स्वयं प्रकाश, स्वयंभू--स्वयं प्रकाशित होने से ईश्वर का नाम स्वयं प्रकाश तथा स्वर्य 
अस्तित्व में होने से स्वयंभू है । 

स्वामी--स्वामी का अर्थ प्रभ्भु अथवा ईश्वर होता है। यह राधा स्वामी सम्प्रदाय में 
अधिक प्रसिद्ध है। उस मत के अनुसार यह राधा स्वामी का आंशिक रूप है । राधा स्वामी मत के अनु- 
यायी ईश्वर के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं ।* 

इनकी प्रार्थना से भी राधा स्वामी * ईश्वर का वाचक प्रतीत होता है :--- 

साईं शब्द भी स्वामी का अपभ्रंश है। इसको निगुंणी साधुओं ने ईश्वर के श्रर्थ में प्रयुक्त 
किया है । जैनियो की गत उत्सपिंणी के ग्यारहवें तीथंकर का नाम मी स्वामी था। संन्यासियों के लिए 
भी हिन्दुओं में उनके सम्मान के लिए स्वामी शब्द जोड़ दिया जाता है। इससे ये नाम अन्य 
प्रबृत्तियों में जा सकते हैं । 

हँस नाथ--हंस शब्द पाँच श्रथों में प्रयुक्त होता है :-- 

(१) रैश्वर (२) जीव (३) सूर्य (४) पत्नी विशेष (४) हंसावतार । 

(१) ईश्वर--श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में हंस* शब्द ईश्वर के श्र्थ में प्रयुक्त हुआ है । 


) सतगुरु सत्य पुरुष है अकेला, पिंड ब्रह्म ड से बाहर मेला । 
दूरि ते दूरि, ऊँच से ऊँचा, बाट न घाट गली नहि कूँचा (म० बा० ए० ७३) 
* 3 सतिनामु करता पुरुख निरभौ निरवैर अकाल मूरति अजूनि 
सैम॑ गुरु अलादि (ना० स० प० १८) ससम्भवतः सन्‌ १६०० के लगभग 
३ जहँ देखों तहाँ एक ही साहिब का दीदार । े 
(संतवाणी संगद अथम भाग ० हे३) 
ड [)80007585 07 छे5060998 5ज्5777 ए०77 पृ० ३६२ 


७५ कृपा सिधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार । 
राधास्वामी परम पितु, में तुम सदा अधार । 
६ शको हँसो भुवनस्यास्य मध्ये, सएवाग्नि! सलिले संनिविश्टः । 
तमेव विदित्वातिसृत्यु मेति नान्‍य: पंथा विद्यवेड्यनाय ॥ श्वेत।० ६-१९ 
इसकी व्याख्या शंकर स्वामी इस प्रकार लिखते हैं :--- 
एकः परमात्मा हन्त्यविद्यादिबन्धकारणमिति हंसो | 
अर्थात्‌ अविद्या से उत्पन्न बंधन के कारणों को विनष्ट करने से ईश्वर का नाम 


इँस हुआ | 


७४ अमिधान अनुशीलन 


(२) जीव--आत्मा हंस इसलिए कहलाता है क्योंकि यह हंस तुल्य एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाता है और ब्रह्म को माया से |ध्रथक्‌ करता है। कठोपनिषद्‌ में आत्मा को हंस'* 
कहा है :--- 

संत सम्प्रदाय में भी जीव को हंस माना है क्योंकि वह नव द्वार के पिंजड़े में बन्द रहता है ।र 

प्रायः सिद्ध साधु परमहंस के नाम से पुकारे जाते हैं । 

(३) सूर्य--ठलसीदास ने रामायण में यह शब्द सूर्य के अर्थ में लिया है। यथा-हंस वंश 
अवतंत इश्त्यादि | 

(४) पक्ती-विशेष--यह सुन्दर पच्दी अपनी कई विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं :-.... 

(क) वर्षा में यह मानसरोवर कील चला जाता है। 

(ख) इस में छ्लीर नीर प्रथक्‌ करने की शक्ति बतलाई जाती है । 

(ग) अह्मा इस पर सवारी करते हैं | इसी कारण अल्मा को हंसनाथ कहते हैं | 

(घ) प्राचीन काल में यह संदेशवाहक का काम देता था। दमयंती ने हंस के द्वारा ही नल 
को संदेश भेजा था | 

(५) हंसाबतार--विष्णु के २४ अवतारों में से एक हंसावतार& भी है : - 

(हंस शब्द की विशेष व्याख्या इसलिए की है क्योंकि इसका प्रयोग कई प्रवृत्तियों में 
हुआ है ।) 

हजूर--(हुजूर) यह एक अत्यंत आदरसूचक विजातीय सम्बोधन है जिसका प्रयोग मुसलिम 
संस्कृति में पल्ने हुए मनुष्य शासक, अधिकारी तथा अन्य संगत पुरुषों के लिए करते हैं । ईश्वर को 
संसार का अधिपति तथा अपने को उसका हजूरी (सेवक) मानकर संत सम्प्रदाय वाले इसका व्यवहार 
ईश्वर के लिए करते हैं ।४ इससे उपासक का अपने उपास्य देव के साथ सामीष्य प्रकट होता है| 

हाकिम--संसार का शासन करने के कारण ईश्वर को हाकिम कहा गया है । 


घ--गौण प्रवृत्ति द्योवक शब्द 
(१) वर्गोत्मक --(अ) जावीय--राय, शाह, सिंह, सिनहा | (आ) साम्पदायिक --पुरी, सागर | 
(२) सम्मानार्थक--(अ) आदरसूचक--जी, श्री | 
(३) भक्ति परक--श्रानन्द, इंद्र, ईश्वर, ओंकार, कांत, किशोर, कुमार, चंद, चन्द्र, चरण, 
जाहिर, ऋलक, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नंदन, नाथ, नारायण, निधि, निरंजन, परम, पाल, 
नराश, थताप, साद, प्रिय, प्रेस, बक्स, बल, बहादुर, बक्ष, भक्त, भगवान्‌, भूषण, मणि, मल, मित्र, 


* इंस शुचिषद्सुरन्तरिच्स द्ोता बेद्िषद्तियिदु'रोणसत्‌ 
जप इरस इत सदब्योमसदुब्जा शोजा ऋतजा अद्विजा ऋतस्बृहत्‌ (कठो पनिषद्‌ ३-२) 
* डड़ जायगा हंस झकेला यह थोड़े दिन का मेला । 
* यः सहस्तसमे सन्े जज्े विश्वचजासृधिः । 
दिरिययपक्षः शकुनिस्तस्मै इंसात्मने नमः | 
सहाभारत--शांति पे अध्याय ४७, श्लोक ४९ 
* रूप नास गुन सूँ रहित, पाँच तत्त सूं दूर । 
चरन दास गुरु ने कही, सहजो छिपा इजूर ॥ (सहज प्रकाश पृष्ठ ४१) 





ईश्वर ७५ 


रंजन, रत्न, राज, राम, लाल, वल्लभ, बिहारी, त्रत, शरण, शिव, सरूप, सहाय, सुख, सुमिरन, सेन, 
सेवक, स्वरूप, हुकुम । 

हिन्दू समाज में मूर्ति पूजा की प्रधानता होने के कारण अमूते मूल ग्रब्ृत्ति के साथ मूत गौण 
प्रवृत्तियों का समावेश भी इन नामों में पाया जाता है। षोडशोपचार मूर्त सशुण देव पूजा में ही संभव 
है। चरण, प्रसाद आदि शब्द मूर्ति-पूजा के ही ब्ोतक हैं | परा-पूजा के कल्पित प्रतीक भी उपासको ने 
प्रचलित किये हैं । इसके लिए ईश्वर के विराट रूप की कल्पना की गई है। शंकर ने भी परापूजा 
स्तोत्र की रचना की है | 


छ--गौड़ शब्दों की विवृत्ति 

आनन्द--भक्त ईश्बर के आनंद खरूप से आकृष्ट हुआ है | और स्वयं भी आनंद की प्राप्ति 
का अमिलाषी है। 

इद्र--यह शब्द श्रेष्ठ के अर्थ में मूल प्रवृत्ति की विशेषता बतलाता है अथवा उपाधि सूचक 
होता है और जब स्वामी के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो समस्त पद मूल (प्रद्त्ति) का अंश बन जाता है | 

ओआंकार--यबह परत्क्ष वाचक शब्द प्रणव है। पुनदक्ति से आराधक की प्रगाढ़ भक्ति 
व्यज्ञित होती है | 

कांत--यह शब्द प्रिय तथा स्वामी के अर्थ में इष्टदेव की विशेषता बतलाता है ओर भक्त 
की कांतासक्ति का भी सूचक है | 

किशोर---.(कुमार, नंदन, लाल) भक्त ईश्वर के प्रति अपना वात्सल्य प्रेम दिखलाता है। 
पिता तुल्य परमात्मा में अपने संरक्षण की भावना रखता है। 

कुमार--देखिए किशोर । 

चद या चंद्र--चंद्रमा अपने प्रकाश, शीतलता तथा सौंदर्य' से सब के मन को प्रसन्न करता 
है | यहाँ पर भक्त अपने भगवान में चंद्र के खरू्प का आरोप करता है और उसकी यह कामना है 
कि ईश्वर भी उसी प्रकार उसके हृदय को आह्वादित करे | चंद्र, श्रेष्ठ्व के अर्थ में भी आता है। 
वह अपने पूज्य देव को सबसे उत्तम सममभता है। खंद्र और चंद दोनों शब्द प्रचलित हैं। तत्सम 
शब्दों के साथ प्रायः चंद्र का प्रयोग किया जाता है। 

चरणु--भक्त ईश्वर के चरणों की अ्रचेना कर अपनी मंगल-कामना:नाहते हैं। आत्म निवे- 
दनासक्ति का बोधक है | 

जाहिर--बह शब्द उद्‌ भाषा का है जो विख्यात-के अ्रर्थ में प्रयुक्त होता है । ईश्वर का 
विशेषण है । 

जी--यह शब्द जीव का अ्रवशिष्ट है और आदर के लिए प्रयुक्त होता है। ताल्लुकेदारों 
तथा राजाओ के लिए, जी के स्थान में जू का प्रयोग देखा जाता है। 

झलक--(प्रकाश) इससे इष्टदेव का गुण प्रकट होता है । उपासक अपने उपास्‍्य देव की 
झांकी का आकांछी है| 

दत्त--प्राचीन काल में यह शब्द वैश्यों की उपाधि" का व्यंजक था। |किन्तु आजकल दत्त 
का प्रयोग दिया गया के अर्थ में वब साधारण में प्रचलित हो गया है। केवल शर्मा तथा वर्मा 
शब्द ही जातियो के सूचक रह गये हैं, दास शब्द भी सब्र जातियों -में प्रयुक्त होने लगा है और 
अपने इष्टदेव के प्रति सेवा भाव प्रदर्शित करता है। दत्त शब्द से ईश्वर की दानशीलता प्रकढ 


) शर्मा देवश्च विप्रस्प वर्मा ऋाता च भूझुजा। 
भूतिद्त्तश्च वैश्यस्य दास: शुद्धस्य कारगेत ॥ 


७द्‌ ग्रभिधान अनुशीलन * 


होती है | उर्दू का वक्‍स शब्द भी इसी अर्थ का बोधक हैं। दीन से भी दत्त का अभिप्राय सिर 
होता है । 

दूयाल (दयालु)--भक्त अपने देवता की दयालुता पर विशेष आस्था रखता है। 

दास (सेवक)--मनुस्मृति"' के अनुसार दास शब्द पहले शूद्रों की उपाधि समभा जाता था 
परन्तु आजकल गत्येक जाति के मनुष्य इसे दास्य भाव के श्र्थ में प्रयोग करते हैं । 

दीन--यह शब्द भक्त के दैन्य भाव की व्यञ्ञना करता है, परन्तु अधिकतर दत्त के अर्थ में 
ही लिया जाता है। 


देव--यह शब्द दिव्‌ धातु से निकला है। इसका अर्थ है चमकना । यह ईश्वर के गुणों को 
प्रकट करता है। मनुस्मति" के अनुसार यह पहले ब्राह्मणों के नाम के साथ लगाया जाता था परन्तु 
आजकल इस नियम का पालन नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के साथ इसे प्रयोग करता 
है | यह प्राय: सम्मानार्थ देवता, राजा, महाराजा वथा संमश्रांत पुरषो के नाम के आगे प्रयुक्त 
किया जाता है। 


नन्‍्दन--यह शब्द नन्द (प्रसन्न करना) से बना है और पुत्र का बोधक है (देखिए किशोर) 
नाथ--यह शब्द स्वामी के अर्थ में आता है और सम्मानार्थ देवता, राजा-महाराजा तथा 
सं भ्रांत पुरुषों के नाम के आगे प्रयुक्त होता है। गोरखपंथी साधुओं की उपाधि-विशेष है । 


नारायण - नारा शब्द जल तथा जीव के अर्थ में आता है और अयन स्थान के अर्थ में? | 
ईश्वर को नारायण इसलिए, कहते हैं कि यह सब जीवों में व्याप्त है। पुराणों में नारायण विष्णु का नाम 
है क्योंकि वे क्वीर-सागर में शेषशय्या पर शयन करते हैं। परन्तु आजकल नारायण देव शब्द की भाँति 
आदर-सम्मान के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अशिक्षित मनुष्य इस शब्द को कई प्रकार से लिखते हैं 
यथा--नरायन, नारायन, नराइन, नरेना | 

निधि--भक्त अपने इष्टदेव को अमूल्य निधि के रूप में मानता है | 

निरख्लन--यह शब्द ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करता है । 

परम--इससे इष्टदेव की महत्ता सूचित होती है । 

पाल--यह शब्द ईश्वर के संरक्षण शुण को प्रकट करता है | 

पुरी--यह सम्प्रदाय सूचक शब्द दशनामी" साथुओ के एक वर्ग के लिए: प्रयुक्त होता है | 

प्रकाश-- यह इष्टदेव के तेज की ओर संकेत करता है । 

प्रताप--भगवान्‌ के शुण॒ का बोधक है । 


प्रसाद--यह शब्द इष्टदेव के अनुग्रह का द्योतक है। पोराणिक नवधा भक्ति में इष्टदेव 
के सम्मुख कुछ नैवेद्य (प्रसाद) रखा जाता है और देवता पर चढ़ाने के पश्चात्‌ भक्तों को वितरण 
कर दिया जाता है| 


प्रिय--भक्त तथा भगवान्‌ दोनों के प्रेम की व्यज्ञना करता है । 


प्रेम--यह शब्द भी प्रिय शब्द के समान पारस्परिक स्नेह का सूचक है। भक्त अपने इष्टदेव 
के प्रति चार प्रकार से प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं । 


) आपो नारा इति ओक्ता आपो वें नरसूनवः । 
ताषद्स्थायन पूर्व तेव नारायण स्खृतः ॥ मन्ुु० १, १० 

२ तीर्थ, आश्रम, गिरि, पंत, बन, अरण्य, पुरी सानर, भारती तथा सरस्वती--ये दस 
भकार के संन्यासी हैं जिनका ,वर्शोकरण शंकराचार्य के एक शिष्य ने किया था । 


ईश्वर ७७ 


१--दास्थासक्ति--सेवक-स्वामी का प्रेम, 

२--वात्सल्यसक्ति--पुत्र-पिता का प्रेम, 

३--सख्यासक्ति--मिन्र-मित्र का प्रेम, 

४--कान्तासक्ति--पत्नी-पति का प्रेम, 

बक्स--(देखिए दत्त) 

बहादुर--यह उदूं शब्द इष्टदेव का गुण बतलाता है | 

भगवान--यह शब्द इष्टदेव के ऐश्वर्य का द्योतक है। आजकल यह देव शब्द की तरह 
देवताओं तथा अन्य आदरणीय व्यक्तियो के नाम के साथ प्रयुक्त होता है| 

भूषण--निधि के समान आराधक अपने आराध्यदेव को अमूल्य अलंकार की तरह प्रेम 
करता है अथवा वह स्वयं मगवान्‌ का आभूषण है। 

मशणि--रत्ञ--(देखिए भूषण) 

मल--यह शब्द कई अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है | 

(१) मल--(कूड़ा, करकट) इससे भक्त का अंधविश्वास प्रकट होता है। भक्त अपने को 
अत्यंत क्तुद्र मानता है । 

(२) मल--यह मल्ल का अपभ्रंश रूप प्रतीत होता है जो श्रेश्त्व के अर्थ में प्रयुक्त होता है 
ओर मूल प्रवृत्ति की विशेषता बतलाता है । 

(३) मल--बह गोरखपुर की ओर ठाकुरों की एक जाति-विशेष है। इस अवस्था में यह 
जातिसूचक गौण प्रवृत्ति होगा | संभव है यह लोग मल्ल देश के रहनेवाले हों। इस जाति के लोग 
शाही भी कहलाते हैं । 

(४) मत्न से मलमास का अमभिप्राय भी इंगित होता है। यह शब्द प्रायः बैश्यों के नाम 
के साथ लगाया जाता है। 

सित्र--यह शब्द सख्य भाव प्रदर्शित करता है। वेद मंत्र में आत्मा को परमात्मा का मित्र" 
कहा गया है। 

रंजन--यह शब्द भगवान्‌ के आनद गुण का द्योतक है अथवा इष्टदेव को प्रसन्न करने के 
ऋअथ में प्रयुक्त कर सकते हैं | 

र्ञ--यह महाघंता, दृढ़ता, विरलता तथा सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और निधि के समान 
भक्तों को संचनीय है। चंद्र के समान यह भी श्रेष्ठत्व का सूचक है। 

राज--यह राजा का रूप है और ईश्वर का महत्व बतलाता है। 

राम--सववव्यापी होने से ईश्वर को राम? कहा गया है| किन्तु पुराणों में विष्णु के अवतार 
राम का महत्व विशेष होने के कारण जनता में अवतारी राम की आराधना अधिक प्रचलित हो गईं 
है| इसलिए मनुष्य प्रायः अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए राम शब्द अपने नाम के साथ 
लगा देते हैं । 

राय--यह शब्द राजा का अपम्रंश है। कुछ कायस्थ तथा वैश्यों की उपाधि भी है। ब्रह्म भट्ट 

जाति के मनुष्य अपने नाम के आगे राय शब्द का प्रयोग करते हैं । 


) हासुपर्णा सथुजा सखाया समान बृत्तं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाइत्यनश्रन्नन्यो अभि चाकशीति ४ 
ऋण सं० १ सू० १६४ | मं० २० ॥ 
+ रमन्‍्ते योगिनो5स्मिन्‌ अथवा रमन्ते सवव भूतेघु । 


ध्ट अमिधान अनशीलन 


लाल--यह वात्सल्य भाव का द्योतक है (देखिये किशोर)। बघेलखंड के कुछ राजपत उपाधि 
के रूप में लाल शब्द अपने नाम के पहले लगाते हैं। कुछ मनुष्यों का कहना है कि राजा का पहला 
लड़का युवराज कहलाता है और दूसरा लड़का तथा उसकी संतति लाल की उपाधि से प्रसिद्ध हो 


जाती है। 
बलल्‍्लभ--कांतासक्ति का सूचक है और प्रिय के अर्थ में आता है | 


विहारी--तन्मयासक्ति का द्योतक है। 

ब्रत--भक्त की ईश्वर आराधना की प्रतिज्ञा का सूचक है। 

शंकर--यह शब्द इशष्टदेव के कल्याणु-स्वरूप का बोधक है और उपासक की शुणासक्ति 
प्रदर्शित करता है | 

शरण--इससे भक्त की आत्मनिवेदनासक्ति का बोध होता है । 

शाह--यह फारसी शब्द राजा के अ्थ में प्रयुक्त होता है। मुस्लिम फकीरों के नाम के साथ 
भी आदर के लिए प्राय; जोड़ दिया जाता है। कुछ मैदान के क्षत्रिय तथा कुछ पर्वतीय वैश्य अपने 
नामों के साथ इस शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्न श्रेणी के वैश्य इसका अपश्रंश रूप साहु अपने 
नाम के आगे लिखते हैं । गोरखपुर के मल्ल ठाकुर अपने नामों के श्रागे शाही प्रयुक्त करते हैं। जब 
यह शब्द किसी अर्थ का सूचक नहीं होता तब वह जाति के अर्थ में समझा जाता है। साहु को कुछ 
व्यक्ति साधु का विकसित रूप मानते हैं । 

श्री--यह शब्द नाम के पहले सम्मानाथ प्रयुक्त होता है। पहले श्री प्रयोग करने का 
विधान अनेक प्रकार से था।" 

ग्राय: संन्यासियों के नाम के पहले १०८८ भ्री प्रयोग करते देखा गया है । 

सरूप--सरूप तथा स्वरूप शब्दों से आराधक की इष्टदेव के प्रति रूपासक्ति प्रकट होती है । 

सहाय--यह शब्द ईश्बर का महत्त्व तथा भक्त की गुणासक्ति प्रकट करता है। 

सागर-- देखिए पूर्वोल्लिखित पुरी | 

सिंह, सिनहा--भिंह शब्द हिंसू धाठ का विपर्यय रूप है |* सिंह अपनी वीरता, बिकरालता 
तथा शौर्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए क्षत्रियों ने अपने नाम के साथ सिंह लगाना प्रारम्भ कर 
दिया । इस प्रकार यह जाति सूचक शब्द हो गया। इसके बाद छसिक्‍खों ने इस शब्द को अपमे 
नाम के साथ प्रयोग किया। अमृत पान के बाद सिक्ख बालक सिंह कहलाता है तथा लडकी कौर 
(कुमारी) । धीरे-धीरे इस शब्द का प्रचार कुछ कायस्थों में मी आरम्भ हो गया। पूर्वी प्रान्त के 
कायस्थ अग्रेजी प्रभाव के कारण सिंह के स्थान पर सिनहा लिखने लगे | इसका विक्ृत रूप सिंध 
अब प्रयोग में नहीं आता | उपयक्त प्रकार के जाति या धर्म सूचक. नाम शब्द-समुच्चय कहलाये जा 
सकते हैं, क्योंकि उनमें सिह का कोई विशेष अर्थ न होकर जातिपरक भाव का ही बोध होता है | 
किन्तु समस्त पद नाम सें सिंह श्रेष्ठत्व का श्रर्थ देता है। कुर्मी, अहीर आदि जातियाँ भी जो 
अपनी गणना क्षत्रिय वर्ण में करती हैं अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करती हैं। पश्चिम 
की ओर राजस्थान पहुँचते-पहुँचते इसका रूप “सी” हो गया । शुजरात के नरसी भगत में यही सिंह का 
रूपान्तर है जो दर्सिह से बिगड़ कर बन गया है। पंचानन की हिसात्मक प्रवृत्ति के पाँच रूपों में से सिंह 
सिनहा तथा सी अभी प्रचलित हैं । सिंघ केवल अंग्रेजी वर्तनी में ही दिखलाई देता है, सींग रूप इस 
प्रकार लोप हो गया जैसे गदहे के सिर से सींग | 


* श्री लिखिए घट गुरुन को, पाँच स्वासि रिपु चारि । 
तीन मित्र दो आत को, एक पुत्र अरु बारि॥ 
* भ्रव इर्णांगमादू सः सिंहो वर्ण विपयेयाव ॥ 





ईश्वर छह 


सुमिरन--ईश्वर का स्मरण करना या ध्यान घरना | नवधा भक्ति? का एक भेद | 

सेन--यह पूरक शब्द आश्रित के अर्थ में आता है | 

सेवक --इस शब्द से दाश्यासक्ति का बोध होता है| 

स्वरूप--(देखिए, सरूप) 

हुकुम या हुक्म --यह विजातीय भाषा का शब्द भक्त की भगवान के प्रति दाम्यासक्ति 
प्रदर्शित करता है| कभो-कमी धर्म-ग्रंथ के उपदेश अथवा शब्द भी उनके अनुयायियों द्वारा इसी 
नाम से अमभिहित होते हैं । 


३--विशेष नामों की व्याख्या 


अखंडानन्द---अखंड तथा आनंद प्थक्‌-प्रथक्‌ दोनों शब्द ईश्वर वाचक हैं और दोनो के 
योग से बना हुआ अखंडानंद नाम भी उसी का अर्थ देता है | इसका विग्रह अखंड हैं आनंद जिसका 
अर्थात्‌ ईश्वर | इसी प्रकार आनंद के योग से विशेषणो द्वारा बने हुए योगिक शब्द भी ईश्वर के अर्थ 
में आ सकते हैं जेसे अखिलानंद, नित्यानंद, परमानंद, पूर्यानंद, विरजानंदादि | 

अगम स्वरूप--यह समस्त पद ईश्वरवाची हैं क्योकि ईश्वर के अ्ज्ञेय होने से उसका स्वरूप 
भी अवगत नहीं है। 
अलख निरंजन--ये दोनों शब्द ईश्वरवाची हैं। आइत्ति से भक्त का ग्रगाढ़ अनुराग प्रकट होता 
है। इसमें वीप्सालंकार है । 

आत्माराम--ईरश्वर प्रत्येक आत्मा में रमण करता है| इससे उसके सर्व व्यापकत्व का बोध 
होता है। आत्मा भी ईश्वर का वाचक होता है। 

आनन्द ब्रह्म शाह--आनंदमय ब्रह्म जो समस्त संसार का स्वामी है। 

आनंद सागर--इस सप्रस्त पद से ईश्वर का बोध होता है। यदि सागर को दशनामी 
संन्यासियों का एक वर्ग माना जाय तो आनंद शब्द अकेला ही ईश्वर का वाचक होगा | 

ओजो मित्र--ओज से ईश्वर का अहण होता है। आराधक ओजः सखरूप परमात्मा से ओज 
(तेज, बल, प्रताप) की याद्ञा करता है ।* 

ओमेश्वर दयाल---इस नाम में परमात्मा के दो नाम ओम्‌ तथा ईश्वर संकलित हैं| इस 
वीप्सालंकार से मक्त की भावना का प्रतल आवेश प्रकट होता है| दयाल गौण प्रवृत्ति से ईश्वर के 
शुण की व्यंजना होती है । 

जी राज मज्न--जी शब्द जीव का अवशिष्ट अंश है, जीवों का राजा ईश्वर है क्योंकि वही 
उन पर अनुशासन करता है। 

मलक निरंजन सखवहप--भक्त ईश्वर के निमेल खरूप के प्रकाश (कल्क) की काँकी 
चाहता है। 

नूर दयाल--मुसलमानों में नूर३ नाम अल्लाह (ईश्वर) का है। प्रकाश खरूप होने से 
ईश्वर को नूर कहा गया है । 





) श्रवण' कीर्तन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम । 

झचेन बंद दास्य॑ सख्यमा:मर्तनेवेदूनम्‌ ॥ भागवत ७-४-२३ 
२ ओजो5सि ओजोमवि धेहि । 
उ ज्यों रवि एक अकाश है ऐस सकत् भरपूर । 

दादू तेज अनंत हे अल्ला आले नूर ॥ (दादू) 


&७ अभिधांन अनशौलन 


पतिपाज्द--इस नाम से कई भावनाएँ. उद्बोधित होती है (१) यह प्रतिपाल का अपश्नंश है 
ओर रक्क के अथ में प्रयुक्त होता है। (२) पति-लज्जा अथवा प्रतिष्ठा के अर्थ में भी व्यवह्वत होता है 
अतणएव पतियाल का आशय लज्जा का रक्तुक अर्थात्‌ ईश्वर हुआ | पति राखन नाम से भी यही भाव 
प्रदर्शित होता है । (३) पति का अर्थ स्त्रामी मी होता है। इससे माधुर्य भाव भी प्रकट होता है। संत 
तथा सूफी सम्प्रदाय में भक्त ईश्वर को अपना पति तथा अपने को उसकी पत्नी मानता है। पविराज 
तथा पतिराम नाम भी इसी अंतिम भाव के द्योतक हैं । 

परमहंस भक्तसिंह--हंस जीव को कहते है अत: परमहंस परमात्मा का वाचक है | समस्त 
नाम का आशय परमात्मा के भक्तों में श्रेष्ठ हुआ । सिंह यहाँ सार्थक है और समस्त पद बनाता है। 
सिद्ध साधु-सन्‍्तों को भी परम हँस कहते हैं। कदाचित्‌ संशी किसी परम हंस के आशीरवाद का फल हो | 

बंधुदास--ईश्वर को बंधु माना गया है ।" 

बालमसिंह---बालम शब्द वल्लम का विक्ृत रूप है जो ग्रिय पति या स्वामी के श्रथ में 
आता है। जीव ईश्वर को अपना ग्रियवम सममता है | संत सम्प्रदाय से इस प्रकार के शब्दों की 
सृष्टि हुई। 

ब्रह्म ऑंकार--इस नाम में निगृंण ब्रह्म तथा सशुण ओंकार (शिव) के सम्मिश्रण का आभास 
पाया जाता है। यहाँ पर मूर्तामूतो का सम्मिश्रण है। अथवा दोनों पर्याय शब्द ईश्वर वाचक हैं 
(वीप्सालंकार) 

ब्रह्म भूषण प्रसाद--ब्रह्म भूषण का अमिप्राय ब्रह्म है। भूषण जिसका अर्थात्‌ साधु-संन्‍्यासी 
या भक्त | उसका प्रसाद (अनुप्रह) अर्थात्‌ साधु महात्माओं की कृपा से प्राप्त पुत्र । ब्रह्म-रत्न का भी 
यही आशय है | दूसरा आशय यह है कि भक्त ब्रह्म को ही अमूल्य आभूषण समझता है अथवा वह 
स्ववं ब्रह्म का अलंकार है । 

ब्रह्म बल्तलभ--इसके दो अर्थ हो सकते हैं (१) ब्रह्म का प्यारा (२) बह्म है प्रिय जिसको । 

ब्रह्मानन्द---इसका विच्छेद दो प्रकार से हो सकता है (१) ब्रह्मा+-आनंद इस दशा में 
ब्रह्मा के अंवर्गत जायगा (२) ब्रह्म--आनंद जिसका अर्थ है ब्रह्म का आनंद अथवा ब्रह्म ही आनंद 
है जिसका | 


विरजानन्द -यह नाम विरज--आनंद से बना है। विरज का अर्थ निर्मल होता है। 

वेदकान्त--वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो सृष्टि के आदि में चार ऋषियो द्वारा प्रकट होता है । 

श्री ओम भगवान्‌ चंद्र--यह विचित्र नाम अमिभावक की विलक्षण बुद्धि का परिचिय देता 
है। भी आदर सूचक है, ओम मूल प्रवृत्ति, भगवान्‌ तथा चन्द्र गौण प्रवृत्ति के बोधक हैं । इसमें भक्त 
चार देवताओं को प्रसन्न करने का अमिलाषी है । 

(१) श्री--लक्ष्मी 

(२) ओमू--सर्वव्यापक सवंज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ अक्म का वाचक है। 

(३) भगवान्‌--इंससे तात्पर्य विश्व के पालन करनेवाले विष्णु से है। 

(४) चंद्र देव--यह चारों देवता चतु्बंग के देनेवाले हैं। श्री से अर्थ, ओम से धर्म, 
भगवान्‌ से सांसारिक सुख समृद्धि और चंद्र से मुक्ति | इस प्रकार भक्त अभ्युद्य तथा निःश्रेयस दोनों 
सिद्धियाँ चाहता है | चंद्र तथा भगवान सौंदर्य तथा ऐ्वर्य के भी बोधक हैं । इससे प्रवृत्ति की विचित्रता 
अथवा कौतूहल प्रियता की अमिव्यञ्ञना भी होती है। 

श्रुतिकांत--श्रुति का श्रर्थ वेद होता है देखिए वेदकांत । 


?७७॥७७७७॥७॥७४७७७७/ए७७/७७७७७ एेएाणए"ए"'"'"ण"णणण००णणाणा 


१ स्वमेव बंघुश्च संस्ता स्वमेव । स नो बंधुजनिता स विधाता'''थजु० झं० देर सं० १०। 


इश्वर ध्र्रै 


संकलानन्दू--पह नाम सकल + आनन्द दो शब्दों से बना है। सकल का अर्थ सत्र, सम्पूर्ण 
होता है। इसका आशय हुआ सम्पूर्ण (ईश्वर) का आनन्द अथवा विशेषण विशेष्य मान कर सम्पूर्ण 
आनन्दमय ईश्वर के अर्थ में ले सकते हैं । 
सब्चिदानन्द--देखिए मूल प्रवृत्ति में । 
सज्जन सिह--सज्जन प्रियतम के अर्थ में आता है| साजन तथा सजन इसी के विक्ृत रूप 
3 भाव) । पति के अर्थ में अमीर खुसरों ने अपनी कहमुकरियों में इसका अधिक प्रयोग 
॥ 
सदानन्द--इसके दो विच्छेद हैं (१) सदा--आननन्‍्द (२) सत्‌-+-आनन्द। ये दोनों श्र्थ 
ईश्वर के वाचक है | 
सर्वेश्वर दयात्न --सब का स्वामी होने से ईश्वर का नाम सर्वेश्वर है । 
हंसनाथ--देखिए, मूल अदृत्ति में । 
हजूर सिह--ब्दि यह समस्त पद माना जाय तो सिंह शब्द जातिसूचक न होकर श्रेष्ठत्व 
का बोधक होगा । इस दशा में इस नाम का श्रर्थ होगा श्रेष्ठ स्वामी (देखिए मूल में हजूर) । 
हे हृदयनन्दन--हृदय तथा द्वत्‌ शब्दों से निर्मित शिष्ट सम्बोधन कान्तासक्ति की अभिव्यञ्ञना 
करत है । 
४--प्रमीक्षण 
नामों के इस संकलन में ब्रह्म के दो रूप व्यक्त हो रहे हैं। अनादि लाल, निराकार आदि 
नाम उसके निग्गंण स्वरूप को प्रदर्शित करते हैँ तथा स्वंशक्षितमान लाल, दयातु आदि नामों से 
उसके सशुण रूप का बोध होता है। प्रथम उसकी निषेधात्मक विशेषताओं को प्रकट करता 
है एवं द्वितीय से उसके विधेयात्मक शुणों का ग्रहण होता है। सशुण से तालर्य पौराणिक देवता 
से नहीं, अपिठ आनन्द, शद्ध, नित्यादि शुणों पे युक्त अमूत ईश्वर के अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग 
यहाँ पर किया गया है। अमू्त ईश्वर, अगम, अजन्मा, अनन्त, अनादि, अनुपम, अभय, अमर, ज्ञानी, 
दयालु, नित्य, निरंजन, निराकार, निर्विकार, पवित्र, विभु, सब्चिदानन्द स्वरूप, स्वशक्तिमान, सर्वे- 
श्वर, सष्टिकर्ता, आदि लक्षण युक्त है ।* ईश्वर के ये नाम उसके शुण, कर्म, स्वभाव, तथा स्वरूप पर 
अवलंबित हैं । यही प्रवृत्ति नामों में भी व्याप्त है। दयासागर प्रजापति, अविनाश चंद, सब्चिदानन्द 
तिनहा आदि नाम इसो प्रकार के उदाहरण हैं। परमात्मा को इन्हीं चार बातों से आकृष्ट होकर 
आराधक अपने नाम रखते है । 
भारत की धामिक परिस्थिति के अनेक स्तर प्रस्तुत नामों में स्पष्ट दिखलाई पड़ते है जिन्हें तीन 
कालों में विभाजित किया जा सकता है :--- 
(क) वेदान्त काल (ख) निगंणी सन्त काल तथा (ग) आधुनिक काल | 
(क) वेदान्त काल--शंकर स्वामी का वेदान्त सामान्य जनता के लिए(गूृढ़ तथा नीरस था। 
अतरव वह शिक्षित समुदाय में ही सीमित रहा। इस काल के नामों में ये विशेषताएँ पाई जाती हैं। 
(१) नज्‌ समासान्वित नाम अद्वेतानन्द, अभेदानन्द, अव्यक्तानन्द | 


१ जब मोरे मंदिर में आवे। सोते सुकको झाव जयावे॥ 
पढ़्त फिरत वह विरह के अच्तर | ए सखि सज्जन ! ना सखि मच्छुर ॥ 

२ ईश्वर सच्चिदानंदस्वह॒प, निधकार, संवेशक्तिमांन, न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा; 
झनंत, निविकार, अनादि, अजुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, स्वृष्यापक, सर्वान्तर्यांमी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पंविनत्न ओर स॒ष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। 
(झार्य समाज का दूसरा नियस) 

£$ 


२ अमिधान अनुशीलर्न 


(२) ब्रह्म, आत्मा, मायादि शब्दों से निर्मित नाम-अञ्ददेव, आउमानन्द, मायाकान्त | े 

(३) शंकराचार्य स्वयं शैव ये अतः कुछ नाम मूर्तामूतं दोनों श्रेणियों में आ सकते हैं। जैसे 
अविनाशचन्द्र, अच्युतानन्द, सचिदानन्द | 

(४) ये नाम प्रायः शुद्ध तत्सम शब्दों से बने हैं ! 

(ख) निगु णी संत काल--तानक, कबीर, दादू आदि, मत प्रवर्तक संत प्रायः अशिक्षित, 
अल्प शिक्षित तथा निम्नभ्रेणी के व्यक्ति थे | अतः उच्चकोटि की जनता पर इनका कोई प्रभाव न 
पड़ा । इनके नामों में निम्नलिखित बातें विशेष उल्लेखनीय हैं । 

(१) निषेधात्मक नाम--अकलू, निरंकार देव, अनूप चंद्र, अलखनिरंजन | 

(२) मुपलमानों के संसर्ग में रहने के कारण कुछ विजातीय शब्द इनके नामों में पाये जाते 
हैं | मालिक, साहब, हजूर, हाकिम आदि | 

(३) सूफी तथा सखी सम्प्रदाय से प्रभावित होने से इस प्रकार के नाम प्रचलित हो गये | यथा 
दूल्हारिंह पीवम दास, प्रियतम चन्द्र, बालम सिंह, सजनतिह,.सांईदास हृदयेश | 

(४) इस काल के नामों में विक्ृत शब्द अधिक मिलते हैं । 

(ग) आधुनिक काल 

(अ) इस युग के नामों में छुधार करने का श्रेय आर्यतमाज को सबसे अधिक है। इन 
नामों में मुख्यतः ये लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। 

(१) निगुंणात्मक नाम--निर्विकार शरण, विरजानन्द | 

(२) वेद, विश्व तथा शुण विशिष्ट शब्दों से विनिर्मिंत नाम--विश्वपति, श्रुति कांत, 
विभ्ुकुमार स्ंगुणप्रसाद । 

(३) ओम या प्रणव के सहयोग से निर्मित नाम ओमप्रकाश, ओमानन्द प्रणवकुमार आदि | 

(४) विष्णु, इन्द्रादि वैदिक नाम ईश्वर के अर्थ में पुनः प्रयुक्त होने लगे हैं। किंतु मूर्तिपूजा 
के युग में ऐसे नाम भ्रमोत्यादक ही हैं क्योंकि उनको प्रायः मू्त देवता वाचक ही समझा जाता है। 
अतः उनको इस प्रशनत्ति में सम्मिलित नहीं किया गया है । 

(४) ये नाम लघु, शुद्ध तत्सम तथा प्रायः बिना गौण प्रवृत्ति सूचक शब्द के होते हैं। इन नामों 
में चरण, प्रसाद आदि घोडशोपचार या नवथा भक्ति सूचक शब्दों के स्थान में प्रताप, प्रकाश आदि 
शुण निर्देशक शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं | 

(आग) स्व्रामी शब्द से बने नाम राधास्वामी सम्प्रदाय की देन प्रतीत होती है, क्योंकि इस मत 
के अनुयायी राधास्वामी या स्वामी को निशु ण अमूर्त ईश्वर के अर्थ में लेते हैं । 

निगु णोपासना में मानस-आराधना ही -सम्मव हो सकती है। उसमें ध्यान, धारणा तथा 
समाधि द्वारा ही ब्रह्मकी प्राप्ति मानी गई है। भक्त उसके शुण तथा क्रिया कलाप का ही वर्णन कर 
सकता है। किंत यहाँ बहुत से नामों में पोडशोपचार तथा मवधाभक्िति सम्बन्धी गोण प्रवृत्तियाँ 
विद्यमान हैं | इससे यह स्पष्ट है कि सशुण देव पूजा का हिन्दू समाज में प्रावल्य है । देवाच॑ना में ही 
“डगार तथा लीलाओं को स्थान मिलस कता है। चरण सेवा, नैवेद्य अर्पण, नीराजनादि निगुंण बह्म 
की सम्भव नहीं। ऐसे नामों में निगृंण बक्माराधना तथा सगुण देव पूजा--इन दो विभिन्न प्रजनत्तियों 
का सम्मिश्रण पाया जाता है। जन साधारण में प्रचलित न होने से उनमें विक्षत या अपश्रंश 
रूप भी नगर ही हैं। करीम, मौला, हाकिम आदि केबल थोड़े से नामों में ही इसलाम धर्म का 
प्रभाव दिखलाईदे रहा है। सामान्य जनता की बुद्धि से परे होते हुए भी मूर्तिपूजा के इस युग में 
निगुण ब्म प्रवृत्ति में इतने नामों।का होना कुछ कम गौरव की बात नहीं है । 


जा 0 0 आकर अल 


दूसरा प्रकरण 
जिदेव#--१ ब्रह्मा 


(१) गणना :-- 

(क) क्रमिक गणना :-- 

(१) नामो की सख्या १०१ 

(२) मूल शब्दों की संख्या ७० 

(३) गौण शब्दों की संख्या २४ 

(ख) रचनात्मक गणना :-- 

एकपदी नाम द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, पंचपदी नाम--योग 


डे ६० ३० द्द्‌ 4 २१०६ 
इसमें दो शब्द वाले नामों की संख्या अधिक है | 
२--विश्लेषण 
(क) मूल शब्द :-- 


(१) एकाकी--कर्त्ता, कर्ततार, धातृ, परमेष्ठी, बरमा, विस्म, विरमन, विधि, बीधा, अहम, 
ब्रह्म, विरचि, विरंची, श्रुतिधर । 

(२) समस्त-पदी--अंबुज कुमार, अब्ज नारायण, कमल अयन, कमल किशोर, कमल 
कुमार, कमलदेव, कमल नाथ, कमल नारायण, कमल वास, कमलासन, कम्मल लाल, गिराराम, 
मिरेंद्र, चतुरानन, चिंतामणिष, नलिनीकुमार, नियति देव, पंकज लाल, पदुम लाल, पद्म किशोर, 
पद्मगर्भ, पद्म देव, पत्ननारायण, पद्म प्रसाद, पद्माधार, प्रजापति, बागेश्वर, बानी राम, बानीसुर, 
भारतीराम, मेघापति, राजिव नारायण, वागीश, वागीश्वर, वाणीश, विद्याकांत, विद्यानिवास, विद्या- 
' मोहन, विद्याराम, विद्या साहत्र, बिमलेंद्र, विमलेश, विश्वकर्मा, शारदाकांत, शारदाराम, श्रुतिदेव, 
सरस्वती नारायण, सरस्वती मणि, सरोज कुमार, सारस पाल, सृष्टि नारायण, हंसदेव, हंसध्वज, 
हंसनाथ, हंस नारायण, हंसराज | 
(ख) मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 
(१) रचनात्मक :-- 
मूल प्रवृत्ति द्ोततक समस्त पदों की रचना इस प्रकार हुई हैं :-- 

(अ) कमल या उसके पर्यायवाची शब्दों के योग से--यथा :--- अंबुज कुमार । 
(आ) सरस्वती या उसके पर्यायवाचक शब्दों के योग से--यथा :--शारदा कांत | 
(इ) हंसादि शब्दों के योग से--यथा--हंस नाथ | 

(ई) कुछ समस्त पद ब्रह्मा के कार्य का बरणणन करते हैं-यथा :--प्रजापति | 


# ब्रिदेवों का सुन्दर, सूचम परिचय इस आशीर्वाद में मिलता है । 
गवहा वाहनयेषोंन्रिकवा कर भूषणम । 
लपसा पत्नयेग्रेषां ते देवा: पान्तु वः सदा ॥ 
गरुढ-बषभ-हंसारोही, त्रिशुल्-कर्मडल-चक्रधारी तथा रच्मी-पावंती-सरस्वती-पति-- 
अिदेव तुम्हारी रत्तां खरें । 


च्ट्ड अमभिधान अनुशीलन 


(उ) कुछ शब्द उसकी आकृति का परिचय देते हैं--यथा :--चतुरानन | 

(२) पर्यायवाचक शब्द्‌ :-- 

बह्म। के अधिकतर नाम कमल तथा सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों के योग से बने हैं । इन 
नामों में आये हुए दोनों शब्दों के पर्यायवाची इस प्रकार हैं :-..- 

कमल--अंबुज, श्रन्‍्ज, नलिनी, पंकज, पत्म, राजीव, सरोज, सारस | 

सरस्वती--गिरा, भारती, मेधा, वाक, वाणी, विद्या, विमला, शारदा | 


(३) विकसित रूपों के तत्सम रूप :-- 
विकसित तत्सम विकसित तत्सम 
कर्तार कर्ता पदुमलाल प्मलाल 
बर्मा ब्रह्मा बागेश्वर बागीश्वर 
बिर्म ब्रह्मा बानीराम ._वाणीराम 
बिस्मन ब्रह्मा बानीसुर वाणीश्वर 
बीधा बिधि विरञ्नी विरश्नि 
(४) विजातीय प्रभाव :--केवल साहब शब्द ही मुसलिम संस्कृति का द्योतक है | 
(४) बीज कथा :-- 
इन नामों से ब्रह्मा का यह परिचय प्राप्त होता है :--. 
जन्मस्थान कमल (पद्मगर्म) 
आऊइति चारमुख (चतुरानन) 
पत्नी सरस्वती (वाणीश) 
वाहन हंस (हँसदेव) 
अवस्था ज्येष्ठ (परमेष्ठी) 
कार्य सृष्टिसुजन (विश्वकर्मा) 
प्रजा पालन (प्रजापति) 


(ग) मूल शब्दों को निरुक्ति :-- 

कत्तार--यह कर्त्ता का विक्षत रूप है | संसार को रचने के कारण ब्रह्मा को कर्त्ता कहा गया है | 

गिराराम--गिरा अर्थात्‌ सरस्वती में रमण करनेवाले ब्रह्मा | 

गिरेंद्र--यह नाम गिरा + इन्द्र से बना है, गिरा (सरस्वती) के इन्द्र (स्वामी) अर्थात्‌ ब्रह्मा । 

चतुरानन--सरस्वती की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा उसको प्रेम की दृष्टि से देखने लगे। उस 
कुददष्टि से बचने के लिए सरस्वती कभी दाहिनी ओर, कभी बायें ओर कभी पीछे छिपने लगी | जिधर 
जिधर वह छिपती थी उधर उघर ही एक नये मुख का आविर्भाव हो जाता था। अंत में सरस्वती 
आकाश की ओर उड़ी तो अह्मा के सिर पर एक और सिर प्रकट हो गया उसको शिव ने काट दिया | 
भ्रीमद्भागवत्‌ में ब्रह्मा के चार सिरों की उत्पत्ति का हेतु इससे अधिक सुन्दर है।!' ..]। 


चितासरणि--यह एक काल्पनिक मणि है जो अपने स्वाप्ती की सब कामनाओ्रों को पूर्ण करती 
है। |अक्षा भी सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाला है। अतएव उसे चितामणि कहते हैं। अथवा 


* तस्याँ च अम्भोरूदकरणिकायामवस्थितो लोकमपश्यसान्‌ । 
परिश्षमन्‌ व्योज्वि विवृत्तनेन्नरचत्वारि ल्ेसेप्नुदिशं सुखानि ॥१६ ॥ 
(तृतीय स्कंध अध्याय झ) 





त्रिदेव-- १ ब्रह्मा व्प्प्‌ 


अमूल्य मणि के सहश वह (अह्मा) चितनीय है। तुलसीदास इस शब्द से राम की ओर संकेत करते 
है यथा ;-- 
तुलसी चित चिता न मिटे बिनु चिंतामणि” पहिचाने। 

धात्‌, प्रज्ापति--प्राणियों की सृष्टि करने तथा पालने के कारण ब्रह्मा को धातृ तथा 
प्रजापति कहते हैं । 

नलिनी कुमार--त्रह्मा की उत्पत्ति नलिनी अर्थात्‌ कमल से हुई है। 

नियति देव--बरह्मा को भाग्यविधाता माना गया है| इसलिए उनका यह नाम हुआ | 

पदुसल्ाज--पदुम पद्म का अपभ्रंश रूप है। हिन्दी के ग्सिद्ध विद्वान लेखक श्री 
पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी का कहना है किजो भावना मेरे पूज्य पिता जी की पदुमलाल 
नाम में पाई जाती है वह उसके परिवर्तित शुद्ध रूप पद्मलाल में नहीं दिखलाई पड़ती | अतएव वह 
आपने नाम में कोई परिवर्तन नहीं चाहते ।* इसके विपरीत मेरे मित्र श्री वागेश्वरद्याल एम० ए० 
अपने नाम की कथा इस प्रकार बतलाते हैं | “महामारी के दिन थे, मेरा परिवार एक बाग में डेरा डाले 
हुए. था । मैं उसी बाग में पैदा हुआ । मेरे मा बाप ने मेरा नाम बायेसर रक्खा | जब मैं पढ़-लिखकर 
बड़ा हुआ तो मैंने अपना नाम बागीश्वरद्याल कर लिया |? इस अवस्था में बागेश्वर वाले नाम 
स्थान द्योतक प्रवृत्ति में जाने चाहिए | संस्कृत से अनमिज्ञ होने के कारण बागीश्वर के स्थान में 
मनुष्य बागेश्वर प्रयोग करने लगते हैं। यदि बाघेश्वर रूप माना जाय तो ये नाम शिव के साथ 
लिखे जायेंगे । 

पद्म गर्मे--यह नाम ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में प्रकाश डालता है | ब्रह्मा विष की नामि 
से उत्पन्न कमल में पैदा हुए ।* 

पर्मेष्ठी--त्रिदेव में ज्येष्ठ होने के कारण बह्मा को परमेष्ठी कहते हैं। 

बागेश्वर--देखिए पदुमलाल | 

बागीश, वागीश्वर, वाणीश, विद्याकांत--वाकू, वाणी, विद्या, यह सरस्वती के पर्यायी 
शब्द हैं | इसलिए, इन नामों का अर्थ ब्रह्मा है। 

विश्वकर्मा--विश्व का निर्माण करने से ब्रह्मा का यह नाम पड़ा । 

श्रुतिधर--प्रलय के अंत में ब्रह्मा वेदो की रक्षा करता है । 

सारसपाल--सारस कमल तथा हंस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है| एक से उत्पत्ति दूसरे से 
वाहन का संकेत है। एक ही नाम से दो काम सिद्ध होते हैं । 

सृष्टिनारायण--दृष्टि रचना करने से यह नाम हुआ | 

हंसनाथ--हंस ब्रह्मा का वाहन है| 

हंसध्वज--ब्रह्मा की पताका पर हंस का चित्र होने से यह नाम पड़ा । 

घ--गौण शब्द :-- 

(१) वर्गात्मक :-- 





१ निगंणी संतों ने इसका अयोग बलह्न के लिए किया है-- 
“नानक कहत चेत चितासणि अंतहु होदि सहाई । 
२ “कुछ” नामक पुस्तक का नाम प्रकरण देखिए ! 
3 सर पञ्म कोशः सहसो5वतिष्टत्‌ कालेन कम प्रतिबोधितेन । _ 
स्वरोचिषा तत्सलिलं विशाल विद्योतयन्नक हृवात्मयोनिः ॥१४॥ 
श्रीमह्रागवत्‌ महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय ||र। 


्मिः 
न्‍ँ 


८६ अभिधान अनुशीलन 


“अ) जातीय - शाह, सिंह, सिनहा । 

(२) भक्तिपरक--आनन्द, इंद्र, कुमार, चंद्र, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नाथ, नारायण, 
प्रताप, प्रसाद, बहादुर, राम, लाल, शरण, सहाय, स्वरूप | 

(३) सम्मिश्रण :-- 

ब्रह्म--इस सम्मिश्रण में भक्त की तीन भावनाएँ पाई जाती हैं :--- 

(अ) ब्रह्म ही हंस नारायण (बह्मा) है। इस रूपकालकार से दोनों देवों में अ्रभिन्नत्व पाया जाता है। 

(आ) श्रन्य देव के द्वारा इष्ट देव की आराधना की जाती है | ब्रह्म के हँस नारायण इस तत्पुरुष 
समास से यह भावना प्रकट होती है कि भक्त ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मा के समीप पहुँचना चाहता है। 

(३) दोनों देवों में से एक को विशेषण दूसरे को विशेष्य माना जाय । यहाँ पर ब्रह्म विशेषण 
और हंस नारायण विशेष्य है ब्रह्मा में निर्गृण ब्रह्म के शुणों का आरोपण किया गया है | देखिए विशेष 
नामो की व्याख्या में ब्रह्म हंस नारायण | 

शं+र२--इस सम्मिश्रण में भी उपयुक्त तीनों भावनाएँ हैं | देखिए. विशेष नामो की व्याख्या 
में ब्रह्मा शंकर । 

ड--- गौण शब्दों की विद्वत्ति 

देखिए ईश्वर प्रवृत्ति के अंतर्गत गौणु शब्दों की विवृत्ति । 

(३) विशेष नामों की व्याख्या :-- 

अंबुज कुमार, अब्ज नारायण, कमल किशोर--कमल शब्द स्वतः ब्रह्मा का बोधक दे 
किंतु जन साधारण में यह इस ञ्रर्थ में प्रचलित नहीं है । इससे इसका वाचक श्र॒र्थ सुन्दर, कोमल 
कमल का फूल ही समझता जाता है। अतः कमल सम्बन्धी समस्त पद कमल किशोर ब्रह्मा के अर्थ में 
लेना उपयुक्त होगा क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से हुई है। 

कम॒ल|सन सिंह --कमल + आसन से कमलासन बना है। कमल में बास होने से यह ब्रह्मा 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है | 

पद्माघार सिनहा--प्माधार का विग्रह दो प्रकार से हो सकता है। (१) पद्म + आधार 
अर्थात्‌ पद्म है आधार जिसका (अक्या) (२) पद्मा + आधार, पद्मा (लक्ष्मी) के आधार अर्थात्‌ विष्णु 
इस अवस्था में यह नाम विष्णु के अन्तगंत रहेगा | सिनहा शब्द सिंह का विकृत रूप है जिसका 


प्रयोग पूर्वप्रांववासी विशेषतः बिहारी करते हैं | 


बागेश्वर दयाल--बागेश्वर का शुद्ध रूप बागीश्वर है जो वाक्‌-+-ईश्वर से बना है। वाणी का 
स्वामी होने से यह ब्रह्मा का नाम हुआ | प्रायः बाग में उत्न्न होने से मी वागेस या बागेश्वर नाम पड़ 
जाता है । देखिए सरस्वती के अंतर्गत विशेष नामों की व्याख्या में वागीश्वरी | 

ब्रह्मदेव--ब्ह्म शब्द भी ब्रह्मा के अर्थ में प्रयोग होता है | 

ब्रह्महंसनारायणु--हिंदू समाज अपने इष्टदेव की मूर्तामूते अथवा सशुणश निरगंण इन दो 
रूपों में आराधना करता है। सशुण देव के रूप में ब्रह्मा हंस नारायण है क्योंकि हँस उनका वाहन है 
किंतु निगुंण ब्रह्म के रूप में वह स्वृव्यापक, सर्वक्ष तथा सवंशक्तिमान्‌ है। इन दो मूर्तामूर्त अंतर्भाव- 
नाओं का इस नाम में सम्मिश्रण पाया जाता है | हंस जीव के श्रर्थ में लेने से समस्त पद ब्रह्म का 
वाचक होगा (वीप्सालंकार) | 


ब्रह्मा शंकर--इससे भक्त की दो मिन्न देवों के प्रति समनिष्ठा प्रतिभासित होती है। आरा- 


घक चाहता है कि ब्रह्मा तथा शंकर दोनो देव एक साथ ही प्रसन्न हो। अन्य भावना यह हो सकती 
दे कि त्रद्म हमारे लिए, कल्याणकारी (शकर) हो | तीयरी बात यह है कि उपासक सीधा शंकर तक न॑ 


त्रिदेव--१ ब्रह्मा ८७ 


जांकर ब्रह्मा के द्वारा शंकर तक पहुँचकर अपनी साधना-सिद्धि का अमिलाषी है। ऐसी दशा में उत्तर 
पद (शंकर) प्रधान होगा और यह नाम (अक्या शंकर) शिव प्रद्ृत्ति के अंतर्गत 'स्थान पायेगा । इस 
समस्त पद का विग्रह कई प्रकार से हो सकता है--एतदर्थ इनमें सम्बन्ध भी विभिन्न होंगे--(१) 
ब्रह्मा और शंकर---(ढंद्ध समास)--मभक्त दोनों देवों के प्रति समान श्रद्धा रखता है। अतः इससे सम 
सम्बन्ध प्रकट होता है | 

(२) अह्मा ही शंकर है (कर्मचारय समास)--परह उपमेय उपमान सम्बन्ध दोनों के अभिन्नत्व 
का बोधक है (रूपकालंकार) | 

(३) ब्रह्मा के शंकर (पष्टी तत्युरूप समास) इस साधन-साध्य सम्बन्ध से भक्त ब्रह्मा के द्वारा 
शंकर तक पहुँचना चाहता है। 

(४) ब्रह्मा-शंकर (कर्मघारय समास)--यहाँ विशेष विशेष्य सम्बन्ध होने से शक विशेषण का 
कार्य करता है दूसरा विशेष्य का | इस प्रकार वे पारस्परिक विशेषता बतलाते हैं। 

ब्रह्मेंद्र प्रताप सिंह--इसमें धार्मिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त ऐश्वर्य, तेज आदि शुणो का भी 
बोध होता है। इससे यह नाम क्षत्रियों का प्रतीत होता है । 
४--समीक्षण : 

इस अल्पसंख्यक नाम संग्रह से विद्त होता है कि ब्रह्मा की अचना जन साधारण से उठती 
जा रही है। इस हास के कतिपय कारण हैं । 

ब्रह्म के न तो विष्णु के से अवतार ही थे और न शिव के सदश उनके कुल में कोई पराक्रमी 
व्यक्ति ही हुए. जो भक्तो की संख्याभिवृद्धि में सहायक होते और न उनमें कोई विशेष आकर्षक गुण 
ही था। उनकी पत्नी सरस्वती ने केवल थोड़े से पठित समाज में ही आदर पाया और उनके मानस 
पुत्र प्रायः संसार से विरक्त ही रहे । ब्रह्मा की पूजा उठने के कई कारण पुराणों में बतलाये गये हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। जिससे उनके भक्तों का प्रभुत्व देश से उठ 
रहा प्रतीत होता है| ऐसा मालूम होता है कि उनके अनुयायी न जन समूह में और न शिष्ट समुदाय 
में अपना लिका जमा सके | उपासको की संख्या घठने से पंचदेवो भी में उनको स्थान न मिला, देश 
के अन्य स्थानों से उनकी महत्ता एवं सत्ता तिरोहित होती हुईं दिखलाई देती है क्योंकि अब केवल 
पुष्कर में ही ब्रह्मा का एक मंदिर पाया जाता है। इस नाममाला से अह्मा की पौराणिक कथा अति 
सूछ्म रूप से ही प्रात हो रही है । 


त्रिदेव--२ विष्णु 


१--गणना 


क--क्रमिक गणना :-- 
(१) नामों की संख्या--८१७ 
(२) मूल शब्दों की संख्या--२६१ 
(३) गोौण शब्दों की संख्या--१३४ 
ख--रचनाव्मक गणना :-- 
एकपदी नाम हिपदी नाम त्रिपदी नाम चुष्पदी नाम पंचपदी नाम घटपदी नाम 
३४ ३४६ ३३४ ७४ श्र 4 
योग ८१७ 
दो शब्दों के नामों की संख्या सबसे अधिक है | 
विष्णु के प्रात्त मुख्य अभिधानों में न्यूनाधिक संख्या के विचार से यह क्रम दृष्टिगोचर होता 
है :--.हरि १०३; भगवान्‌ ४६; विष्णु ३८; मुकुंद २२; माधव १७। 


२--विश्लेषण 

क--मूल शब्द्‌ :--- 

(१) एकाकी :--अ्रच्युत, अज॒ुग, अनन्त, उपेंद्र, कबलधारी, कमलाकर, कुमुद, गजाधर, 
गदाघर, शुप्तार, चक्की, चक्रधर, चक्रधारी, जगतार, जगधारी, जनाद॑न, ज्योतिष, तारन, तुलसीघर, 
जिजुगी, त्रिलोकी, धनंजय, पद्मधर, पावन, प्रभु, बद्रीधर, बिशंवर, ब्िशंभर, बिशन, बिशुन, बिश्न, 
मगवन्त, भगवत, मगवज्ना, भगवान्‌ , भगेलू , मगोले, भगौने, भग्गन, भग्गू , भागवत, मधुसूदन, 
मनधारी, मुकुंद, म॒कुंदी, म॒रहू, मुराहू, विद्वल, विशुन, विश्वंभर, विश्वघर, विष, बैक्ुंठ, शंखधर, 
शाज्नंघर, भ्रीधर, सत्य, सशुन, सदातन, सलिका, सलेकू, सारंगधर, सालिक, सुदर्शन, हरि, हरिया । 

(२) समस्तपदी :--अरविंदेज्ञण, आदिपुरुष, इंद्रार्मण, कमलनयन, कमलनेत्र, 
कमलमोहन, कमलाकांत, कमलाचन्द्र, कमलानाथ, कमलापति, कमलामोहन, कमलासुख, कमलेंद्र, 
कमलेश, कमलेश्वर, कोस्तुमचंद्र, कौस्तुमानन्द, गजराम, गजेंद्र, गयेंद्र, गरुड़ध्वज, चक्रपाणि 
चक्रपाल, चक्रेश्वर, चतुभुज, जगतपाल, जगदीश, जगदीश्वर, जगदेव, जगनायक, जगन्नाथ, जगपति, 
जगपाल, जगबंधु, जगमूरत, जगराज, जगरूप, जगेश्वर, जनेश्वर, जयकांत, जयनाथ, जयपति, 
जयपाल, जयरत्न, जयेंद्र, जागेश्वर, जैरक्लन, जैरालन, तुलसीनाथ, तुलसीरमण, ठुलसीवल्लम, 
त्रिथुवनसुख, देवलोक सिंह, भुवनाथ श्रुवपति, श्रुवराज, नरवर, नरायन, नरैना, नरोत्तम, नलिनविलोचन, 
नागेंद्रनाथ, नारायण, पद्चकांत, पद्मननाभ, पम्मपाणि, पद्माकांत, पद्माधार, पद्मापति, पुंडरीकाक्ष, पुण्यदेव, 
पुण्यश्लोक, पुरुषोत्तम, बदरीराम, बद्रीनाथ,बद्रीनारायण, बद्गीराज, बद्रीविशाल, बैंकठेश, भक्तवत्सल, 
भक्तोश, मखदेव, माधव, माधो, मायाराम, मुनिप्राण, मुनीश, मुनीश्वर, मुनेश्वर, यश्षदेव, यशराम, 
यशेश, यश श्वर, यागेंद्र, यागेश्वर, रमाकांत, र्माननद, स्मानाथ, स्मानिवास, रमापति, रमाराम, 
रमेंद्र, स्मेश, राजिवलोचन, लक्ष्मीकांत,, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीनिधि, लक्ष्मीनिवास, लक्ष्मीपति, 
लक्ष्मीप्रकाश, लक्ष्मीराज, लद्मीराम, लद्मीविलास, लक्ष्मीविहारी, लक्मीसहाय, लक्ष्मेंद्र, लच्मेश्वर, 
लखीचंद, लखीराम, लद्धीराम, लच्छीराम, लच्छुराम, लोकराज, लोकेंद्र, लोलापति, लोलासिंह, 


विष्णु दर 


लोलीराम, विजयकांत, विजयदेव, विजपनरेश, विजययाल, विजपराज, विजयराम, विजयवल्लभ, 
विजयेँद्र, विजेंद्र, विमलदेव, विश्वकात, विश्वदेव, विश्वपति, विश्वपाल, विश्वरूप, वेंकटरमण, 
वेंकटेश, वेकठेश्वर वैकुंठंद्र, वैकुंठनाथ, वैकुंठराम, वेकुंठविहारी, ब्यंकटेश, शावराम, शांताकार, 
शांतिस्वरूप, शालिग्राम, शिववल्लभ, शेषनारायण, शेषराज, शेषराम,, श्रीईंद्र, श्रीकरण, श्रीकांत, 
औरीदेव, श्रीनंद, श्रीनन्दन, श्रीनाथ, श्रीनायक्, श्रीनिकेत, श्रीनिधि, श्रीनिवास, श्रीनेति, श्रीपति, 
श्रीपाल, श्रोभावन, श्रोभूषण, श्ीमणि, श्रीमगोहर, श्रीमोहन, श्रीरंग, श्रीरंजन, भ्रीरत्न, श्रीराज, 
श्रीवल्लम, श्रीविलास, श्रीविहारी, श्रीश, श्रीसहाय, श्रीसिंह, श्रुतिनाथ, श्वेत वैकुंठ, सत्यदेव, 
सत्यनारायण, सदारंग, सालिगराम, सिरपत (श्रीयति), स्वर्गवीर, हंसनारायण हयवर | 

टिप्पणी--(१) रचनात्मक--उपर्युक्त विष्णु के नामों का संगठन इस ग्रकार हुआ है। 

(श्र) कुछ नाम उनकी स्त्री लक्ष्मी तथा उसके पर्यायवची शब्दों के योग से बने हैं। यथा-- 


लक्ष्मीनिधि, श्रीनाथ । 
लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द--इंदिरा, कमला पद्मा, मा, माया, रमा, लोला, श्री। भी के 


योग से ८० नामों की रचना हुई है । 

(आ) कुछ नाम उनके प्रिय पदार्थों के आधार पर रखे गये हैं यथा--गदाधर, चक्रधर, 
पत्नधर, शंखघर, शाज्जंधर, कौस्तुमानन्द | 

(३) कुछ नाम उनके सेवक जय-विजय से सम्बन्ध रखते हैं. यथा :--जयेंद्र, विजयकांत । 

(ई) कुछ नाम विष्णु की अचल मूर्तियाँ--जगन्नाथ, तथा बद्रीनाथ और चलमूर्ति 


शालग्राम परक हैं । 
(उ) कुछ नाम उनके रूप तथा आकृति के परिचायक हैं यथा--पुंडरीकाक्ष, चठ॒मुज। 


(ऊ) कुछ घुणीभूत नाम हैं--सत्यदेव, पुए्यदेव, अच्युत । 

(ए) कुछ नाम सावभौम अधिकारसूचक हैं--विश्वपति, त्रिलोकराम, जगतपाल | 
(ऐ) कुछ नाम उनकी अलौकिक लीलाओ पर अवलम्बित हैं--मधु सूहन 

(ओ) कुछ नाम उनके स्वरगंघाम की ओर संकेत करते हैं :--वैकुंठनारायण | 
(ओऔ) कुछ नामों से उनका अनुपम क्रिया-कलाप प्रकठ होता है :--मुकूंद । 
विकृत या विकसित शब्दों के तत्सम रूप :-- 


विक्ृत शुद्ध विक्कत शुद्ध विकृृत शुद्ध 
अजुग अयुग 
केवलधारी कमलधारी_तवारन तारण माधों माधव 
मुकंदी मुकुंद 
गजाधर गदाधर त्रिजुगी त्रियुयी मुनेश्वर मुनीश्वर 
मुरहू,मुराहू मुरहा 
गयेद्र गजेंद्र नराइन, नरेना नारायण लक्षमेंद्र लक्ष्मींद्र 
लक्ष्मेवर *. लक्ष्मीसवर 
शुप्तार गोप्तू. बद्रीराम बदरीराम लखी, लछी, लच्छू लक्ध्मी 
लोलीराम लोलाराम 
चकी चक्री. विशंवर, विशंभर विश्वम्भर सशुन सशुण्‌ 
सलिका, सलेक, _शालग्राम 
जगमूरत जगमूर्ति विशन, विशुन, विश्न विष्णु सालिक, सालिगराम 
भगवन्ना, मगेलू , भगोले सिरपत श्रीपति 
जागेश्वर यगेश्वर भग्गन, भग्यू भगवान 
जैखखन, जैराखन जय रक्षक मनधारी मणिथारी हरिया हरि 


दु२ 


8० श्रभिधांन अनुशौर्लन 


ख--बीज कथा--इन नामों से विष्णु की यह वीज कथा संकलित मिलती है जिसका पुराणों 
में विशद वर्णन पाया जाता है। 

नाम--विष्णु 

रूपाकृति--चतुभंज, नलिनविलोचन 

स्वभाव---सोम्य, शांत 

अलंकार--कौस्तुममणि 

सत्री--लक्ष्मी 

आयुध--शंख, चक्रुदशन, गदा, पद्म, शाज्नधनु 

निवास--बैकुंठ 

सेवक--जय-बिजय 

वाहन---गरुड 

शुण--सत्य, पविन्नादि 

कर्म--पालक, मुक्तिदाता 

अचल मभूतियाँ--जगन्नाथ, बद्रीनाथ 

चलमूर्ति--शालग्राम 

लीला--गज-उद्धारणादि 

ग--मभूल शब्दों की निरुक्ति :-- ु 

अच्युत---अविनाशी, अखंड तथा एक रस होने के कारण विष्णु का नाम अच्युत हुआ। 

अरविंदेच्षण--कमलनयन विष्णु | 

आदिपुरुष *--यह विष्णु की उपाधि है | 

उपेंद्र--इंद्र के छोटे भाई होने के कारण विष्णु को उपेंद्र कहते हैं | 

कुमुद--यह विष्णु का बोधक है | 

गजराम, ग्जेंद्रनाथ --एक बार पानी पीते हुए एक हाथी की सूँड़ को एक मगर ने पकड़ 
लिया। बड़ी देर तक दोनों में खींचातानी होती रही, किन्तु हाथी अपनी सूँड़ को न छुड़ा सका और 
मगर उसको गहरे पानी की ओर खींचकर ले जाने लगा, तब हाथी ने विवश होकर शआार्तनाद से 
भगवान्‌ को पुकारा, विभूएु गरुड़ पर सवार होकर आये और उसका उद्धार किया। 


गजाधर--गदाधर का विक्ृत रूप है। गदा विष्णु का एक आयुध है । 

गदाधर--विषु का गदाधर नाम पड़ने का कारण सनतकुमार ने नारद को इस प्रकार 
बतलाया, विश्वकर्मा ने ब्रह्मा की आशय से गद नामक अछुर की हड्डी की गदा बनाई |जो स्वर्ग में 
रखी गई । हेती राक्षस से इंद्रादिक देव पराजित हो विष्णु के पास सहायता माँगने के लिए गये | 
विष्यु ने उस गदा से असुर का विध्वंस किया | इसी से विष्णु को गदाधर कहते हैं। 

गरुड़ध्वज--विष्णु की पताका पर उनके वाहन गरुड़ की मूर्ति है | 

गुप्तार----स्क्षक 

चक्की--देखिए सुदर्शन । 

जगमूरत, जगरूप, विश्वरूप--इन शब्दों से विषुएु के विराट्‌ रूप का बोध होता है। 

जैर्खन--(जयरत्षक) जय नाम 5 द्वारपाल की “ज्या करनेवाले अथवा जय प्रदान करने- 
वाले विष्णु । 


पा 
* ते च प्रापुरुदन्त॑तं बुबुधे चादिपूरुषः | (रघु० ३०- ९) 


विष्णु 8१ 


ज्योतिष--अत्यंत तेजमय होने से विष्णु को ज्योति: कहा गया है । 

तुलसीरमण--जलंधर दैत्य ने अपने प्रबल पराक्रम से देवताओं को परास्त किया । तब 
देवताओं ने विष्णु मगवान्‌ से प्रार्थना की कि यदि आप जलंघर की पत्नी इन्दा का सतीत्व मंग कर 
दें तो वह राक्षस मारा जाय | जनत्र देत्यराज देवताओं से लड रहा था, तब विष्णु उसका रूप धारण कर 
उसके घर गये और उसकी स्री का सतीत्व नष्ट कर दिया। ज्लंधर मारा गया। व॒ दा को जब यह 
घड़यंत्र बिंदित हुआ तो उसने विष्णु को अभिशाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। विष्णु ने इन्दा को 
शाप दिया जिससे वह जलकर भस्म हो गई और उसकी भस्म से तुलसी, मालती, आँवला उत्पन्न हुए । 
तभी से तुलसी को विष्णुवल्लभा या हरिप्रिया कहते हैं। कार्तिक के महीने में भक्त लोग ठुलसी का 
विवाह शालग्राम से करते हैं | 

देवलोक सिंह--देवलोक श्रर्थात्‌ बैकुंठ उसके सिंह विष्णु । 

नरबर---पुरुषोत्तम । 

नारायण--देखिए नारायण ईश्वर ग्रद्ृत्ति में गौण प्रदृत्ति के अतर्गत । 

पद्मनाभ--पत्म (कमल) है नाभि में जिसके अर्थात्‌ विष्णु । 

पावन--पाप रहित होने से विष्णु का नाम पावन पड़ा | 

पुणडरीकाकज्ष--कमलनयन विष्णु | 

पुण्यश्लीक--पवित्र कीरतिवाले विष्यणु | 

बकटेश्वर--वेंकट पव॑त मद्रास प्रान्त में त्रिपती स्टेशन के पास है | यहाँ पर विष्णु का 


मंदिर है । 
भक्तवत्सल--भक्तों के प्रिय अथवा भक्त जिन्हे प्रिय हैं अर्थात्‌ विष्णु । 


मखदेव, यज्ञदेव, यागेंद्र--विष्णु को यज्ञ का स्वामी माना गया है। 

मधुसूदन--मधु दैत्य को मारने के कारण विष्णु का नाम मधुसूदन छुआ । 

मनधारी, कोस्तुमानन्द--कौस्तुम मणिधारी विष्णु । समुद्र से प्राप्त इस मणि को विष्णु 
अपने वक्षुस्थल पर धारण करते हैं । 

मुकुंदी--मक्ति देने के कारण विष्णु को मुकुंद कहा गया है । 

मुनीश, मुनीश्वर--मुनियों के स्वामी अर्थात्‌ विष्णु । 

मुरह, मुराहू, मुरारी--झुर नामक दैत्य को मारने के कारण विष्णु के ये नाम पड़े | 

यज्ञेश, यज्ञेश्वर, यागेंद्र, यागेश्वर--यज्ञ शब्द विष्णु के श्रर्थ में भी आता है और विष्यु 
यज्ञ के देवता भी माने गये हैं । 

रमाराम--स्मा (लक्ष्मी) में र्मण करनेवाले विष्णु । 

लक्ष्मीनारायण! --विष्णु की एक मूर्ति 

लक्ष्मीविज्लांस--लक्ष्मी के आनन्द अर्थात्‌ विष्णु । 

लच्मेंद्र, लब्छूराम, लखीराम, लछीराम--लक्ष्मी के स्वामी अथवा लक्ष्मी में रमण 

वाले विष्णु । 

लोलीराम--लोला श्रर्थात्‌ लक्ष्मी, चंचता में रमण करने वाले विष्यु | 





) डा० लक्षमीनारायण (कटरा, अयाग) ने अपने नाम की यद्द घटना बतल्ाई। 
मेरे घर पर एक प्रीतिभोज था | अतिथियों के सामने सब प्रकार का भोजन परोसा जा चुका था | 
मेरे पिता ने जैसे ही “लच्मीनारायण कीजिए?” कहकर धारम्भ करने का संकेत किया | उसी क्षण 
उनको पुत्र-जन्म की शुम सूचना मिली । पित्ताजी ह्ष अक्ट करते हुए बोले--लच्सीनारायण झा 
गये । इस अकार मेरा नाम लष््मीनारायण रखा गया | 


६२ गभिधान अनुशीलन 


विट्ठल या बिठोबा--विष्णु की एक-मूर्ति चन्द्रभागा नदी के किनारे पंठरपुर में स्थित है जो 
बम्बई प्रान्त के शोलापुर जिले में है। एक रोचक” कहानी इसकी उत्पत्ति के विषय में प्रचलित है | 

विश्वम्भर---विश्व का भरण-पोषण करनेवाला । 

विश्वदेव--विश्व विष्णु का नाम है। 

विष्णु--यह शब्द विश्‌* धातु से प्रवेश करने या व्याप्त होने के अर्थ में लिया गया है । 

वेंकटेश, व्यंकटेश--देखिए बेंकटेश्वर । 

बैकुंठ, बेकुठनाथ--यह अपत्यवाचक शब्द है | विकुंठा के पुत्र होने से विष्णु का नाम 
वैकूंठ पड़ा किंतु बैकुंठ उनके लोक का भी नाम है | इस विचार से उनके बैकुंठनाथ आदि नाम हुए । 

शंखधर--शंख को धारण करने से विष्णु को शंखधर कहते हैं । 

शांताकार--शांत है आकृति जिसकी अर्थात्‌ विष्णु । 

शाहु धर--शाह विष्णु के धनुष का नाम है जिससे उन्होंने दैत्यों का संहार किया था | 

शिववल्लभ--शिव के प्यारे अर्थात्‌ विष्णु । 

शेष नारायण--विष्णु भगवान्‌ क्षीरसागर में शेष-शय्या पर शयन करते हैं। 

श्वेत वाराह, श्वेत वैकुंठ--विष्णु की मूर्तियाँ । 

श्री इंद्र--लक्ष्मी के स्वामी । 

श्रीकरण--लक्ष्मी के आभूषण अर्थात्‌ विष्णु । 

सदातन--इससे विष्णु का नित्यत्व प्रकट होता है । 

सलिका, सलेकू, सालिगराम--यह तीनों शब्द शा्षग्राम३ के विक्वत रूप है जो अशिक्षित 


१ बिठोवा की पूजा चौद॒हवीं शताब्दी में आरम्भ हुईं | इसका सम्बन्ध संत पुणडलीक से 
बताया जाता है । यद्द संत अपने प्रारम्मिक जीवन सें अपने माता-पिता की सेवा से बहुत विमुख 
रहा करते थे । जब कुछ बड़े हुए तो यह जानकर कि इस कत्तंब्य के बिना मुक्ति पाना असम्भष है, 
उन्होंने अपने माता-पिता को कामर में बिठाकर तीथं-यात्रा प्रारम्भ की। उनकी पितृअक्ति देखकर 
विष्णु भगवान्‌ अत्यंत असन्न हुए ओर उन्हें दर्शन दिया। पितृभक्त पंडल्लीक ने एक ईंट (बिट) 
फेंककरर हरि को उस पर बैठने के स्विए कहा और स्वयं पितृसेवा में लग गये । सेवा समाप्त 
कर विष्णु के पास आराधना करने उपस्थित हुए। यह प्गाढ़ भक्ति देखकर विप्शु उसी ई'ट पर 
खड़े होकर प्रति एकादशी को अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उस समय से उनका विद्वल या 
बिठोवा नाम पड़ा क्‍योंकि मराठी में विट ईंट के अर्थ में और बिठोवा ईंट पर खड़े होनेवाले के 
अर्थ में आता है। आषाढ़ और कातिक की एकादशी के दिन देश के विभिन्न भागों के यात्री 
बिठोवा की आराधना करने आते हैं | एक बार एक हरिजन कवि सत चोकामेला को बिठोवा 
के मंदिर में पुजारियों ने दर्शनाथ न जाने दिया । चोकामेला ने मराठी में बहुत अक्तिरसमयाी 
कविता में भगवान्‌ की ग्राथेना की । १० मईं सन्‌ १६४७ में इस देवालय के फाटक अंत्यज तथा 
अछुतों के लिए साने गुरु के प्रथल से खुल्च गये । (माडन रिव्यू दिसम्बर सन्‌ १६४७) 

२ अस्मादिश्वमिदं सर्द तस्य शकत्या महात्मनः । 

तस्मादेवोच्यते विष्णुविशधातोः प्रवेशनात्‌ ॥ 

१ यह कहा जाता है कि बृ'दा के शाप से विष्णु गोल पत्थर के शालग्राम हो गये। वास्तव में 
ये ए०5७॥ 970770०8७ हैं जो प्रायः कृष्ण वर्ण तथा गोल होते हैं । वैष्णव उनकी पूजा करते हैं । 
(षाफ्ण०३४५ ए 8 ४0०7५ ए० प्र] 7909 ०29 ६४४५४) दूसरी कया इस प्रकार है---एक बार 
विष्खु सुकदरी भ्रभर बनकर विंचरण कर रहे थे तो अन्य देवता सी वह्दी रूप घारण कर उनके 
पीछे-रीछे उड़ने लगे । इस पर विष्णु ने पत्थर का रूप घारण कर लिया । तब दूसरे देवों ने भी 
उससे छेद बनाकर अपना निवास बना लिया। सबसे बड़े (सवा सन के) शालूप्राम का मंद्रि कोई 
बाज़ार (अज) में है । शालम्राम गंडक नदी में पाये जाते हैं | 


विष्णु धरे 


जनता में प्रचलित हैं | यह विष्णु की चल मूर्ति है जिसको वैष्णव लोग अपने घर पूजा के लिए 
रखते हैं । 


सुदर्शन, चक्की--यह च# सुदर्शन महादेव ने प्रसन्न होकर विष्यु को दिया था तब से यह 
उन्हीं के पास रहता है। 
घ--गौण शब्द : 

(१) बर्गात्मक--(अ) जातीय--राय, शर्मा, सिंह, सिनहा । 

(आ) साम्प्रदायिक--पुरी । 

(२) सम्मानार्थक-- 

(अ) आदरसूचक--जी, जू , श्री, भ्रीमंत, भीीमत्‌ | 

(आ) उपाधिसूचक--आचार्य | 

(३) भक्तिपरक--अ्रजुग, अनुग्रह, अनुभव, श्रनूप, अपूर्व, अमर, अवतार, अशोक, 
आधार, आनन्द, ओतार, इंद्र, इकबाल, इष्ट, उत्तम, ऐ.थर्य, करण, कांत, किशोर, कुमार, केवल, 
कृपाल, शुन, चंद्र, चरण, जीत, ज्ञान, त्रिजुगी, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, धन, नंदन, नाथ, 
नाम, नारायण, नित्य, निर्भय, निवास, पति, पवित्र, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रपन्न, प्रसाद, प्रसिद्ध, 
बवस, बली, बहादुर, भगवत, भगवान्‌, भजन, भूषण, मंगल, मणि, मनोहर, मल, महा, महाजीत, 
मित्र, मुक्त, मूर्ति, मोहन, यज्ञ , यम, रत्न, रमण, राज, राम, रूप, लाल, वल्‍्लम विजय, विमल, 
विलास, विशेष, विहारी, वीर, व्रत, शरण, शुद्ध, शुम, श्रति, श्लोक, सत, सहाय, सुदिष्ट, सुदृष्ठि, 
छसुध, सुमिरन, सुरति, सेवक, स्मृति, स्वरूप | 

(४) सम्सिश्रण :-- 

(ञअ) मूर्तामूतें--ओम--देखिए ब्रह्मा के सम्मिश्रण में ब्रह्म, सुराकार:विधणु को निराकार 

ईश्वर के रूप में माना है । 

(आ) मृत -+मूत-- 

स्व पर्यायवाची शब्दों के साथ--माधव, मुकुंद, मुरारी, विष्णु, हरि, नामों की आवृत्ति से 
भक्त की विशेष निष्ठा प्रकठ होती है । 


अपने अवतारों के साथ--किशन, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, मोहन, राम । अबतारों के द्वारा 
भक्त अपने इष्टदेव विष्णु तक पहुँचने का प्रयत्ञ करते हैं, नराकार से सुराकार की ओर जाते हैं | 

स्व॒ सम्बन्धियों के साथ--गगा, जय-विजय, लक्ष्मी । 

गंगा--विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने के कारण दोनो में उत्पादक-उत्पाद्य का सम्बन्ध है । 

जय-विजय--यह दोनों विष्णु के द्वारपाल हैं। यहाँ पर स्वामि-सेवक सम्बन्ध है। 

लक्ष्मी--विष्णु की प्रिया हैं | दोनों में पति-पत्नी का सम्बन्ध है । 

अन्य देवों के साथ--महेश, शिव | देखिए ब्रह्मा के सम्मिश्रण में शंकर | 

(इ) व्यक्ति सम्बन्धी -गयेंद्र, ठुलसी, श्रुव | इनमें आराध्य आराधक सम्बन्ध है । देखिए, 
गयेद्रनाथ, ठुलसीरमण, मूल प्रवृत्ति की व्याख्या में और भुवनाथ विशेष नामों की 
व्याख्या में | 

(ई) स्थान सम्बन्धी--जग, जगत, त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिलोकी, विश्व--यहः विष्णु का 
व्यापक रूप बतलाते हैं । बद्री, बैकूंठ, समुद्र यह विष्णु भगवान्‌ के निवासस्थान की 
और संकेत करते हैं । 


8४ अभिधान अनुशीलन 


छ--गोण शब्दों की विवृत्ति : 

अजुग--अकेले के अर्थ में प्रयुक्त होता है। * 

अनूप--अनोखा | 

आचार्य--मनु के अनुसार शिष्य का उपनयन करानेवाला तथा वेदों की शिक्षा देनेवाला 
आचार्य कहलाता है | 

यह उपाधि कुछ कुलों में परम्परा से भी चली आ रही है। आजकल विश्वविद्यालय के 
अध्यापक, उपदेशक तथां डाक्टर आचार्य कहलाते हैं ! सरकार को ओर से आचार्य उपाधि के लिए 
संस्क्षत परीक्षा भी होती है | 


आधार, प्रपन्न--यह दोनों शब्द भक्त की आत्म-निवेदनासक्ति प्रकट करते हैं, अ्पन्न 
शरणागत के अथ में आता है | (देखिए ईशवर-प्रवृत्ति अंतर्गत शरण) 

इकबाल --(अताप)--इष्ट (प्रिय), केवल (शुद्ध), श्लोक (यशस्वी), सुदिष्ट (सुंदर), सहृष्टि 
(सुंदर ऑखवाला), इनसे शुणासक्ति प्रगट होती है | 

करणु--यह आशूबण के अर्थ में आता है | (देखिए ईश्वर प्रवृत्ति में आभूषण) 

कांत--कांत का अर्थ प्रिय तथा स्वामी होता है | यह कांतासक्ति का बोधक है | 

शान--धन, मंगल--भक्ति के लिए भगवान्‌ ज्ञान और धन के देने वाले तथा मगल के 
करनेवाले हैं | (मंगलायतम॑ हरि: ) 

. ,भे, भेजन--भगवान्‌ के नाप्र कीर्तन और भजन से भक्त की सब आशाएँ पूर्ण होती हैं । 

(देखिए, ईश्वर प्रवृत्ति अंतर्गत सुमिरण) | 

त्रिजुगी--तीनों कालों में रहनेवाला | 

निवास--भक्त बैंकुंठ में रहकर सालोक्य मुक्ति का अमिलाषी है | 


यज्ञ--बज्ञ के द्वारा देवताओं का शजन किया जाता है। विष्णु को यक्ष का देवता 
माना गया है | 


वलल्‍्लभ--प्रिय, स्वामी | 

विज्नास--इसका अ्रर्थ लीला है। भगवान्‌ की अनेक लीलाश्रों की ओर संकेत करता है । 
श्रीमत्‌, श्रीमनू--यह सम्मानार्थक शब्द हैं और विष्णु के भी बोधक हैं । 
श्लोक--यश, कीर्ति | 

सत--उच्तम, श्रेष्ठ, नित्य, सत्य | 


टिप्पणी--शेष शब्दों का स्पष्यैकरण ईश्वर प्रवृत्ति के अन्तर्गत गौण शब्दो की विवृत्ति 
में देखिए | 


रे--विशेष नामों की व्याख्या :-.._ 


अनन्तनारायण--अनन्त शब्द विष्णु का तथा शेष नाय का बोधक है। नारायण क्षीर- 
सागर में शेष-शय्या पर शयन करते हैं । इसलिए विष्णु का नाम अनन्तनारायण हुआ | अनन्त 
नियुण ब्रह्म के श्र्थ में भी आता है। यह शब्द अनन्त चतुदंशी पव॑ की ओर भी संकेत करता है 
(देखिए, पव) | 
- शक अमल विस, 
* एक, मेव द्वितीयो नास्तिः | 
* उपनीयं तु थः शिष्य वेद्मध्यापयेत द्विजः । 
सकहपं सरइस्यं च तम्राचार्य प्रचचते | सु २१२ 





विषय "है, 

ओमूश्रीधर, ओम हरि--यह दोनो नाम मूर्तामू्त भावनाएँ प्रकट करते है । विप्णु में ओम 
के निगृणत्व निराकार रूप का आरोपण किया है । 

कोस्तुभ चन्द्र, कोस्तुभाननद--हौस्तुभ मणि समुद्रमंथन के समय चतुदंश रत्नों के साथ 
प्राप्त हुई थी जिसे विष्णु धारण करते हैं । इसलिए, यह दोनों नाम विष्णु के हैं । 

घ्रुवनाथ--राजा उत्तानपाद के सुरुचि तथा सुनीति दो रानियाँ थी। सुरुचि को वह 
अधिक प्यार करता था | एक दिन सुनीति का पुत्र श्रुव राजा की गोद में जा बैठा, जहाँ कि सुरुचि 
का पुत्र उत्तम बैठा करता था । राजा तथा सुरुचि ने श्रुव की बड़ी अवहेलना की । वह रोता हुआ 
अपनी मा के पास गया । माता के आदेशानुसार उसने बढ़ी कठिन तपस्था की | तब विध्शु भगवान्‌ 
ने प्रसन्न होकर उसे देवत्व पद प्रदान किया । वह आजकल अुव नक्षत्र के नाम से पठिद्ध है । 

जय विजय नारायण सिंह---जय विजय विष्णु के दो सेवक हैं जो सर्वदा उनके द्वार 
पर प्रहरी का कार्य करते हैं । 

पुरुषोत्तम--यह विष्णु या कृष्ण का नाम है किन्तु प्रायःमलमास में जन्म लेने वाले बालको 
का नाम पुरुषोत्तम रखा जाता है। (देखिए पुरुषोत्तम पर में) 

बक्सनारायण सिंह--बरक्सनारायण का समास उर्दू की पद्धति पर बना है। इसका अर्थ 
हुआ नारायणदत्त | 

बद्री विशालराम--- बदरिका आश्रम में विष्णु की भव्य मूर्ति पर यह नाम रखा गया है । 

बिश्नानन्‍्द--विश्न विष्णु का अपभ्रंश है और यह नाम कृष्णानन्द की ठुक पर गढ़ 
लिया अतीत होता है | 

महानारायण--विषएु का त्रिविक्रम विराट रूप जो उन्होने वामन रूप के पश्चात्‌ आकाश- 
पाताल नापते समय राजा बलि के यहाँ धारण किया था । 

माधव मुकुंद--यह दोनो नाम विष्णु के हैं, आइत्ति से भक्त की प्रगाढ़ निश्ठा ग्रतीत होती 
है। प्रथम का अर्थ लक्ष्मीपति तथा द्वितीय मुक्तिदाता के अर्थ में आता है। 

राजिवज्ञोचन--कमल नथन अर्थात्‌ तिश्छु । तुतसीदा ने इसे राम के लिए. विशेषण 
की भाँति प्रयोग किया है ।' 

विष्णु चरण--फल्गु नदी पर गया के सत्र मं दिरो में विष्णु पद का मंदिर प्रधान है। मंदिर 
के मध्य में अठकीनी वेदी पर एक शिला पर विध्यु का १३ इच लम्बा काले पत्थर का एक चरण- 
चिह्न बना हुआ है। 

श्रीरज्ञ जी--श्रीरज्ञ-विष्णु | भिचिनापल्‍ली के पास श्रीरज्ञम्‌ में विष्णु का एक विशाल 
मन्दिर है। 

सत्यकांत--सत्य - विष्णु, कात - प्रिय या स्वामी । 

सत्यदेव, सत्यनारायण--पत्यनारायण* | की कथा लोक में बहुत प्रचलित है। साधू 


33७७५+++++-मक की त-न+ी33_ सतत >-+3+++त+ततकनननकननकन कक + नी 3 कान +--- -नानमक 3-७ ++-नननम-नननमम-मम+ “+नान- ८-० का कानमम-मंमककन+ ५५ कक -८+-+कननानकननय नियनननननक परम लनक, 


) राजिवलोचवराम चले तजि बाप को राज बठाऊ की नाई । 

* कलावती का ब्याह एक उच्च कुल में हो गया | साधू और उसके दामाद दोनों व्यापार 
में इतने संलग्न रहे कि वे अपनी प्रतिज्ञा को नितांत भूत्व गये । इसका फल यह हुआ कि वे दोनों 
विदेश में चोरी के अपराध में कारागार भेज दिये गये | घर पर क्लोलावती और उसकी कन्या बड़े 
संकट में पढ़ीं। लीलावती ने संयोग से अपने पड़ोसी के यहाँ सत्यदेव की कथा सुनी । उसने इस 
कथा को कराने का संकल्प कियां। उसका परिणाम यह हुआ कि साथू ओर उसका दामाद कारा- 
गार से मुक्त हो गये । घर आते हुए मार्ग में बनिये के झूठ बोलने पर उसकी सारी नौका का 
अमूल्य सामान आहण के शाप से लतापन्न हो गया । बनिये के बहुत गिड़गिड़ाने पर ब्राह्मण रूपी 

भगवान्‌ शान्त हुए और उसकी नोका फिर धन-घान्य से परिपूर्ण हो गईं। कल्लावती से अपने 
पति ओर पिता के स्वागत में दृत्तचित्त होने के कारण भगवान्‌ के प्रसाद की अवदेलना दो गई। 
इस कारण उसका पति जल्लमग्न हो गया; किन्तु असाद को लेते ही फिर वे दोनों मिद्च गये । 
सत्यनारायण की पूजा से सब मनकामना पूर्ण हो जातो हे। इस कथा से मजुध्यों को सत्य से 
प्रेम तथा मिथ्या साषण से घ्रणा करने का उपदेश मित्षता हे । 


हद अ्रभिघान अनुशीलंन 
नाम के बनिये ने सनन्‍्तति के लिए सत्यनारायण की पूजा का ब्रत लिया। कुछ काल उपरांत कलावती 
नाम की कन्या उततन्न हुई, किन्तु उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की । इससे उसे बहुत दुख भोगना 
पड़ा | व्रत पूरा करने पर ही उसे कष्ठों से छुटकारा मिला | 

सद॒हरी लाल--सत ८ श्रेष, हरी (हरि) -- विष्णु | 

समुद्र नारायश--विष्णु क्लीरसागर में शेष शब्या पर सोते हैं । 

स्वगंवीरप्रसाद--ल्वर्ग के बीर अर्थात्‌ विष्णु । 

हयचर भ्ताप, हयवर प्रसादू--हय हयग्रीव का प्रथम अ्र्द्धांश है । हयग्रीव का अर्थ विष्णु 
है तथा उनका एक अवतार भी माना जाता है जो अश्व के सहश होने से हयग्रीव कहलाता है। 

हरिभूषण--विष्णु का आभूषण समुद्र से प्राप्त कौस्तम मणि है। 

हरे राज--हरे हरि का सम्पोधनकारक रुप है | हे प्रभु विष्णु | 


४--समी क्षण 


इस विवेचन के फलखरूप हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि आराधक अपने आराध्यदेव 
के प्रति गुण, रूप, लीला तथा धाम द्वारा आइृष्ट होता है और अपने इश्टदेव के ध्यान के लिए वह 
एक मानस चित्र अथवा मूर्ति की कल्पना कर लेता है | विष्णुसहखनाम में वरशित ध्यान" की प्रायः 
सम्पूर्ण सामग्री इस संकलन से प्राप्त हो जाती है। यही नहीं अपितु यत्र तन्न अवकीर्ण विष्णु 
को पौराणिक कथा का भी दिग्शन हो जाता है। विष्णु की पूजा अनेक रूपों में होती है, शानी 
पुरुष उत्तको अमूर्त निगगुंण ब्रह्म .की भावना से जपते हैं । हरि ओम नाम इसी भाव काबोध कराता 
है। ध्यानी मनुष्य उसके विराट रूप कीधारणा करते हैं। इस बात का संकेत हमको “जगरूप”, 
“विश्वरूप”? आदि नामों से परिलक्षित होता है। (१) जगदीशपुरी या पुरुषोत्तमपुरी की जगन्नाथ 
की मूर्ति तथा बदरिकाश्रम की बद्रीनाथ की मूर्ति--ये दोनों श्रचल मूर्तिया--है। (२) वैष्णवों के घर 
तातः शालग्राम को एक चल मूर्ति भी रहती है जिसकी वह पूजा किया करते हैं । किंतु सबसे अधिक 
प्रिय एवं रुचिकर उसके मानव रूप अर्थात्‌ रामकृष्ण अवतार हो गये हैं जिनके कारण वेष्णव धर्म की 
महत्ता जनता में विशेष रूप से गहरी तथा दृढ़ हो गई है | 


पणुकुटी में पले हुए भग्गू के तथा प्रासाद में पोषित भगवानबक्स सिंह के नामों में एक 
ही मनोइत्ति की धारा प्रवाहित हो रही है| विकृतत रूपों का समावेश पर्याप्त पाया जाता है, विशेषत: 
नारायण, भगवान्‌, विश्वम्पर, विष्णु, शालग्राम के अनेक तद्भव रूप मिलते हैं जो अनेक नामों के 
आ्रधार हैं । इससे शत होता है कि विष्णु न केवल शिक्षित शिष्ट समाज में ही समाहत है, अपित वह 
श्रशिक्धित आमीण-जनता का भी महामान्य इष्टदेव है | यही कारण है कि सत्यनारायण की कथा श्राज 
हिन्दुओं के घर-घर में प्रचलित हो रही है । 

विध्णु का सबसे अधिक प्यारा नाम हरि प्रतीत होता है | 





। शाॉताकारं॑ झुजगशयर् पश्चनाभं सुरेशम । 
विश्वाधारं गगनसइशं मेघवर्ण शुभांगस॥ 
छऊषमीकान्त कम्तलनयन योगिसिध्यांनगम्यम्‌ । 
वन्‍्दे चिंप्लु. सवभयहरं सर्वेल्लोकेकनाथम्‌ ॥ 


शिव 
१--गणना-- 
(क) (१) क्रमिक गणना--नामों की संख्या--१७१३ 
(२) मूल शब्दों की संख्या--६6३ 
(३) गोण शब्दों की संख्या--५११ 
(ख) रचनात्मक गणना :-- 








एकपदी नाम | द्विपदी नाम ' त्रिपदी नाम | चतुध्यदी नाम | पंचपदी नाम | पदपदी नाम । सप्तपदी नाम 
डुंघदू .!. ७६७ ७७७ १०१ श्द्य मे | 4 
योग | 
१७१३ 


इस प्रवत्ति में त्रिशान्दिक नामों की संख्या सबसे अधिक है | दूसरी विशेषता यह है कि मूल 
तथा गौण शब्दों की संख्पा में अन्य प्रवृत्तियों की अपेक्षा अंतर भी कम है। 

महेश के मुख्य मुख्य नामों की प्रसिद्धि का यह क्रम है-- 

शिव २१३१, शकर १५१, हर ६४, भोला इ८, महेश २०, शंभु १६, महादेव १०। 

२--विश्लेषण 
कफ--मूंल शब्द्‌-.- 

(१) एकाकी--अंवधर, अक्षर, अखंड, अभयंकर, अभय, अमृत, अविनाश, ईश, ईशन, 
ईशान, ईश्वर, उग्र, उम्रड, ओंकार, कपदी, केदारधर, कैलाशी, क्षमाधर, गगाधर, गंगाधारी, चंद्रधर, 
ज॑बू, जटाधर, तीरी, त्िशूलधारी, द्वीपधर, धूज्जटी, निरंजन, निर्भय, बढुक, बढुकी, बालेंदुधर, बीजधर, 
भगवतीधर, भद्र, भद्र, भव, भुलई, भुलुआ, भुल्लन, भुल्ल, भूल, भूला, भूली, भैरव, मैरौ, भोला, 
भोज्ी, मोलू , भोले, मंगज्ाधर, मं यन, मृत्युंजय, मेरी, रूट, रूदल, रूदा, रेबाघर, वढुक, शंकर, शंभु, 
शंभुत्रा, शंभू, शक्तिधघर, शशिधर, शिब्बन, शिव, शूली, शेत्रधर, शोरूहरण, श्यो, सर्व, सहाय, 
स्मरहर, हर, हरुआ, हरू, हीराधर | 

(२) समस्त पदी--अंविकाकान्त, अंविकेश, अंविकेश्वर, अखिलेश, अखिलेश्वर, अघोरनाथ, 
अचलनाथ, अत्रचलेबर, अदेशर, अद्भुतनाथ, अद्विनारायण, अमरनाथ, अमरेश, अमरेश्वर, अडद्धेंदु- 
भूषण, अलोपीनारायण, आरिज्योति, आदित्येश्वर, आद्यानाथ, आनंदकरण, आनंदकात, आनंदीकात, 
आनंदीश्वर, आनंदेश्वर, आयेंद्र, आशकरण, आशाकात, आशापाल, आशाराम, आशुतोष, आशेश्वर, 
आ्रातातिह, इंदुकात, इंदुभूषण, इदुशेखर, इंदेश्वर, इंद्रेश, इंद्रेश्वर, इलाचन्द्र, इष्टनाथ, ईश्वरनारायण, 
उम्ताकांत, उमानंद, उमानाथ, उम्रानायक, उम्रापति, उम्रापाल उमाराम, उसेंद्र, उमेश, उमेश्वर, 
ऋषीश्वर, ऋषेश्वर, एकनाथ, एकराज, एकराम, ओमेश्वर, औसानसिह, औसानेसर, कटेश्वर, कपिले- 
श्वर, कमलेश्वर, कमलेश्वरीनारायण, कलेसर, कलेश्वर, कल्पेश्वर, कल्याणकान्त, कल्याणदेव, 
कल्याणपति, कविल्ाससिह, कातानाथ, कांताराम, कांतिनारायण, कांतिमोहन, कातिवल्लम, कातेश्वर, 
कामतानाथ, कामताराय, कामतातिह, कामदनाथ, कामाख्यानारायण, कामेश्वर, कालीकात, कालीनाथ, 

१३ 


हिट भभिधांन श्रेनुशीलंन 


कालीराम, कालीसहाय, कालीसिंह, कालीसुंद्र, कालेंद्र, कालेश्यर, काशीनरेश, काशीनाथ, काशी- 
नारायण, काशीराम, काशीविश्वम्मर, कुठेश्वर, कुलेश्वर, कुशलेंद्र, कुशेश्वर, कूरेश्वर, कृपलेश्वर, 
कष्णेश्वर, केन्रपाल, केदारनाथ, केदारनारायण, केदारराम केदाराविहारी, केदारेश्वर, कैलाशचंद्र, 
कैलाशनाथ, कैलाशनारायण, कैलाशपति, कैलाशपब॑त नारायण, केलाशबहादुर, कैलाशबिहारी, कैलाश- 
भानु, कैलाशभूषण, कैलाशमूर्ति, कैलाशराय, कैलाससिह, कोतवालेश्वर, कौलेश, कौलेश्वर, क्षमा- 
नारायण, क्षमापति, ऋमापाल, क्षेत्रनाथ, क्षेत्रपाल, क्षेमकरण, क्षेमनाथ, क्ञेमपाल, खेतपाल, खेदहरण, 
खेमकरण, खेमचन्द्र, खेमनारायण, खेमपाल, खेमराज, खेमसिंह, खेमसंद्रनारायण, खेमेश्वर, खेरे- 
श्वर, गंगादेव, गंगानाथ, गंगानारायण, गंगाराम, गंगावल्लम, गंगेश्वर, गनपतेश्वर, गनेशपाल, 
गिरिजानारायण, गिरिजापति, गिरिजाभूषण, गिरिजेश, गिरींद्र, गिरीश, गुटेश्वर, गुणेश्वर, 
शुप्ननाथ, गुप्तेश्व,, गेवीनाथ, गैवीराम, गोकरण, गोदाबरीश, गोपेश्वर, गोरखेंद्र गोलीराम, 
गौरसिंह, गौरीकांव, गौरीनाथ, गौरीराम, गौरीश्वर, चंडीनाथ, चंडीपाल, चंडीराम, चंद्रराखन, 
चंद्रकरणु, चंद्रकांत, चद्र केश, चन्द्रकेश्वर, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ामणि, चंद्रचूर, चंद्रपाल, चंद्रभाल, 
चन्द्रभावन, चंद्रभूषरण, चंद्रमणि, चंद्रमुकुट, चंद्रमौलि, चंद्रबल्लम, चंद्रशेखर, चंद्रेद्र, चद्रेश, 
चंद्र श्वर, चक्रेश्व,, चाँदकरण, चितेश्वर, चिर्मौलि, छितेश्बर, जगतेश्वरीसहाय, जगदंबानारायण, 
जगदबापति, जगनेश्वर, जगबंधन, जगेश्वर, जतींद्र, जतेंद्र, जयंतीमोहन, जलेश्वर, जाग्रतेश्वर, 
जिरतेंद्रनाथ, जीवेश्वर, जोगदेव, जोगींद्र, जोगेंद्र, जोगेश, जोगेश्वर, टप्पेनाथ, टिकेश्बर, 
टीलेश्बर, डेलेश्वर, तपेश, तपेश्वर, तपेश्वरीनारायण, तरुणँँदेशेखर, तामेश्बर, तारकेश्बर, 
ताराकांत, वाराचंद्र, तारानाय, तारापति, वाराराम, ताराधिह, तिलेश्वर, तुंगनाथ, तेजेश्वर, त्रिबंक, 
त्रिजुगीनाथ, त्रिनाथ, तिनेत्र, त्रिपुरारी, त्रिथुवननाथ, जिलोकनाथ, जिलोकीनाथ, त्रिलोचन, 
त्रेलोक्पनाथ, ज्यंत्रक, अंत्रकेश्वर, दछ्रणिमूर्ति, दक्षिणारं जन, दिगंवर, दिव्यानन्द, दीने श्वर, दुग्घराम, 
दुर्गाकांत, दुर्गाचंद्र, दुर्गानारायण, दुर्गाभाधव, दुर्गाविनायक, दुर्गाशाह, दुर्गेश, दूधनाथ, दूधराज, 
दूधेश्वर, देवउतीश, देवमणि, देवसिह, देवीनाथ, देवीनारायण, देवीराम, देवीसहाय, देवीसिंह,| देवेश्वर, 
, दोदराज, धारेश्वर, धुरकंडीराम, | नंदकेश्वर, नंदावल्‍लभ, नंदीनाथ, नंदेश्वर, नगनारायण नगेंद्र, 
नर्मदेश्वर, नवदेश्वर, नवनाथ, नागनाथ, नागभूषण, नागमणि, नागेंद्रभूषण, नित्यानंद, नित्यारंजन, 
निर्मयनाथ, निष्कामेश्वर, निहालकरण, निहालनाथ, नीतीश्वर, नीलकंठ, पचानन, पंचमुखी, पंचवदन, 
पटेश्वरीभूषण, पंडेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वरी नारायण, परमेश्वरीवल्लभ, पर्व॑तेश्वर, पशुपति, पाटेश्वर, 
पावलेश्वर पार्थिवेश्वर, पाव॑तीनाथ, पाब॑तीराम, पिनाकी, प्रपन्ननाथ, ग्रभाचंद्र, प्रमेश, प्रमेश, 
प्रसन्नदेव, प्राणपतेश्वरीनारायण, फूलेश्वर, बंबेश्वर, बंभोली, चंभोले, बरखडेश्वर, बरमेश्वर, बलकेश्वर, 
बलरमेंद्रनाथ, बलेश, बलेश्वर, बालकेश, बालानन्द, बालाराम, बालेंदुभूषण, बालेंद्र, बालेद्रघर, बालेश्वर, 
बीजासिह, बुंदेश्वर, बेजनाथ, अह्येश्वर, भंगमोला, मंजूराम, मंबूल, भगवतीपति, भगवतीसहाय, भदेश्वर, 
भद्रपाल, भद्वसेन, भद्नेश्वर, भव, भवनाथ, भवानीवल्‍्लम, मवानीशाह, भार््यनाथ, भालचाद्र, भीलचंद्र, 
भीलेश्वर, भुजंगभूषण, भुवनेश, भुवनेश्वर, भूतेंद्र, भूमेश्वर, भूलेश्बर, भोगेश्वर, भोला, भोलानाथ, 
भोलेश्वर, मंगलामोहन, मंगलेश्वर, मखसूदन, मरणींद्र, मदनदहम, मदनसूदन, मदनेश्वर, मनकामेश्वर, 
मनसाराम, मनिराम, मनीराम, मनेश्वर, मयंकमोहन, मर्यकरंजन, मल्लिकार्जन, मसानीराम, महादेव, 
भहारूप, महेश, महेश्वर, महेश्वरीनारायण, माताराम, मावावर, माठुराय, मायाकांत, मायापति, 
परित्रेश, मुक्तिनाथ, मुक्तेद्र, मुक्तेश, मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वरीमोहन, मुनींद्र, मुनींद्रनाथ, मूकेश्वर, मलेश्वर, 
मुरगेंद्रगाथ, मेधापति, मौलिचंद्र, य्तींद्र, यतीश, युगेश्वर, योगपाल, योगराज, योगांवर, योगींद्र, 
योगीश्वर, योगेंद्र, योगेश, योगेश्वर, रत्नेश्बर, रमेश, रविकरण, रामेश, रामेश्वर, रेवानन्द, 
रेवाराम, लज्जानाथ, लज्जाराम, ललितारमण, ललिताराय, ललितेश्वर, लालेश्वर, लोकनाथ, लोकेंद्र , 
लोकेश, लोकेश्वर, वंगेश्वर, वटेश्वर, वनेश्वर, वामदेब, विजयेंद्र, विधुभूषण, विधुशेखर, विभूतिनाथ, 


शिव ६8 


विभूतिनारायण , विभूतिप्रसाद, विभूतिभूषण, विभूतिमणि, विभूतिराय, विभूतिलाल, विभूतिरसिंह, 
विमलनाथ, विमलेश्वर, विशालेश्वर, विशेश्वर, विश्वनाथ, विश्वविमदन, विश्वेश्वर, वीरवाहन, 
वीरमढ़, वीरेश, वीरेश्वर, इपकेतु, वेद्यनाथ, वैद्यपाल, व्योमकेश, शक्तिदेव, शक्तिनाथ, शक्तिनारावर, 
शक्तिपाल, शक्तिमोहन, शशिमाल, शशिभूषण, शशिमोहन, शशिमौलि, शशिशेखर, शांताराम, 
शांतिचंद्र, शांतिवीर, शांतिशेखर, शांत्यानंद, शिवाधार, शिवान द, शिवेंद्र, शिवेश, शिवेश्वर, 
शुद्वेश्वर, शुभनाथ, शुम्रेंदुभूषण, शुश्रेश्वर, शल्लीनारायण, शेपनाथ, शेपमणि, शैलनाथ, शैलेंद्र, 
शैलेश, शोमाकांत, शोभानंद, शोमानाथ, शोभाषति, शोभाराय, श्रीकंठ, श्रीवर्धन, श्रुतिनाथ, 
छोकनाथ, सतेश्वर, सतींद्र, सतीश, सत्यानन्द, सत्येंद्र, सत्येश, सत्येश्वर, सदादयाल, सदानन्द, 
सदापति, सदाबली, सदारंग, सदाशिव, सदासहाय, सदासुख, सर्वाचन्द्र, सर्वजीत, सर्वेश, सर्वेश्वर, 
सर्वोत्तम, सिंहेश्वर, सितेश्वर, विडनाथ, सिद्धराज, सिद्धेश्वर, सुन्दरीकात, संदरीराम, संद्रेश्वर, सुधांशु- 
शेखर, सुधाकरनाथ, सुरेश्तर, सुरोत्तन, सूरजकरण, सूरयक्रात, सेतुवंघनाथ, सोनेश्वर, सोमनाथ, 
सोमयति, सोमपाल, सोमराखन, सोमेंद्र, सोमेश, सोमेश्वर; सोमेश्वरीनाराबण, स्थानेश्वर, स्मरहर, 
स्वयं4काश, स्वयंभू, स्वामीश्वर, हरक, हरकेश, हरकेशवर, हसणेंद्र, हरप्यारी देव, हरिहरनाथ, 
हरीश्वर, हितेंद्र, हितेश, हिमाशुघर, हिमांशुराय, दीराचंद्र, हीरानन्द, हीरानाथ, हीराबल, हीराननहादुर, 
ही ँमणि, हीराराम, हीरावल्‍लभ, हीरासिंह, हेमनाथ, हेमराज, हेमेंद्र । 

ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ :-- 

(१) रचनात्मक :-- 

शिव के नामों की रचना अत्यंत विचित्र है। सरल तथा सूक्ष्म नाम से लेकर बहुत विकट, 
अटयदटे तथा अस्पष्ट नाम तक इसमें सम्मिलित हैं । गुण, रूप, लीला और धाम--भक्तों की यह चार 
भावनाएँ इन नामों में भी उद्धासित हो रही हैं । शिव के नामों की रचना के आधार निम्नलिखित हैं :-+- 

(अ) पार्वती के पर्यायवाची शब्द--अंबा, अंबिका, अलोपी, आद्या, आनन्दी, आर्या, 
आशा, इला, ईश्वरी, उमा, कमला, कमलेश्वरी, कांता, कांति, कामाख्या, काली, क्षमा, खेमा 
(क्षेमा), गिरिजा, गोली (गोला), गौरी, चंडी, चंद्रिका, जगतेश्वरी, जगदम्बा, जयंती, तपेश्वरी, तारा, 
दक्षिणा, दुर्गा, देवी, नन्दा, नित्या, पटेश्वरी, परमेश्वरी, पाबंती, ग्रभा,. प्रमा, प्राणपतेश्वरी, बाला, 
भजू (भंजा - अन्नपूर्णी), भगवती, भवानी, मामा (पाती), भीमा, मंगला, मनसा, मसानी, महेश्वरी, 
माता, माया, मुक्तेशवरी, मेधा, रमा, रेवती, लक्ष्मी, लज्जा, ललिता, लालता (ललिता), विद्या, शिवा, 
श्यामा, सती, सत्या, सुन्द्री, सोमेश्वरी, हीरा | 

(आ) शंकर के आश्रित तीनो प्रक्लार की ज्योतियाँ पाई जाती हैं | उनका वीरुरा नेत्र संसार 
को भस्मीभूत कर सकता है | चद्रम्ता उनके मस्तक पर विराजमान है। सूर्य उनका प्रतीक समझता 
जाता है। अनेक नाम सूर्य, चंद्र और नेत्र के आधार पर बने हैं । 

चंद्रमा के पर्य्यायवाची शब्दू--इन्दु, चंद्र, चाँद, मयंक, विधु, शशि, सुधांशु, 
सुधाकर, सोम । 

सूर्य के पय्योयवाची शब्द---आदित्य, रवि, सूरज, सूर्य । 

नेत्र--अंबक, नेत्र, लोचन । 

(इ) शंकर का मूल निवासस्थान कैलास है जो हिमालय पर्बत की एक [चोटी है। किन्तु 
भवतो ने अपनी सुविधा के लिए अन्य स्थानों पर भी शिव की स्थापना कर ली है और वे उसी स्थान 
के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं | ऐसे स्थान, पर्व॑त, तीर्थ आदि हैं। 

पर्वत के पय्योयवार्ची शब्द--अ्रद्वि, मिरि, तुंग, नग, पंत, शैल | 


१०० अभिधान अनुशीलन 


तीर्थ तथा अन्य स्थान सम्बन्धी शब्द--कामता, काशी, केदार, कैलाश, ज्षेत्र, खेत, खेरा, 
टप्पा, टीला, तारकेश्वर, तुंगनाथ घुरकंडी, पाताल, बरखडी, बैजनाथ, भूमा, वंग, वटेश्वर, बने । 
वेंकट, वेद्यनाथ, सेतुवध, सोमनाथ, स्थानेश्वर , हरिहर | 

नदियों के नाम--गंगा, गोदावरी, यमुना, न्व॑दा (नर्मदा) । 

(ई) भक्त जन भगवान्‌ शंकर की मूर्ति रचना नाना उपकरणों से करते हैं | प्रायः मिट्टी से 
लेकर स्वर्णादि की अमूल्य रन जटित मूर्ति याँ देखी गईं हैं | गोबर (गौर), मिट्टी (यूमा) विल, फूल, 
मणि-सुवर्णादि द्रव्यों से बनी हुई मूर्तियों के नाम इस संकलन में पाये जाते हैं । 

(3) कुछ नाम शिव की विविध परिस्थितियाँ तथा अवस्थाएँ बतलाते हैं जैसे--आशुतोष, 
कोतवालेश्वर, गुप्तनाथ, गैवीराम, गोकरण, टिकेश्वर, नीलकठ, भुलई, भोला, मूकेश्वर, योगेश्वर, 
रंगेश, वढुक, विश्वविमर्द॑न, वैद्यनाथ, श्रुतिनाथ आदि नाम शिव की विविध परिस्थितियों, घटनाओं 
अथवा अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं। 

(ऊ) शिव के कुछ नाम द्वादश ज्योतिर्लिंग" तथा उनकी श्रष्टमूतियो से सम्बन्ध रखते हैं ;-.. 

(१) ओंकारेश्वर--(अमलेश्बर, अमश्रव, ओकारनाथ) (२) केदारनाथ (३) धुश्मेश्वर 

(इृष्णेश्वर, घृसुणेश्वर) एलोरा की शुफाओ के पास | (४) वअ्यंबकेश्वर (गोदावरी के 

उद्गम के पास) पंचवर्टी के पास | 

(४) नागेश्वर (६) भीम शकर (७) मल्लिकाजुन (८) महाकालेश्वर (६) रामेश्वर, 

(१०) विश्वेश्वर (११) वैद्यनाथ (१२) सोमनाथ | 

(ए) शिव की अध्टमूर्तियों ? पर भी अनेक नाम मिलते हैं ;..... 

(१) सर्व--ज्षितिमूति--एकाग्रेश्वर--चमेली तेल स्नान--कांजीवरम्‌ में । 

(२) भव--जलमूति, जंबुकेश्वर--भरने पर जलहरी-त्रिचिनापल्‍ली । 

(२) उग्र--वायुमू ति--श्रीकाल हस्तीश्वर (औ--मकड़ी + काल - सर्प -+- हस्ती « हाथी) 

चौकोर मूर्ति--स्वर्णमुखी नदी पर | 

(४) रूद्र--अग्निमूर्ति--तेजोलिंग-उत्सव में मनों कपूर दो दिन रात जलता है-तिरुवन्नमलय में । 

(४) भीम--श्राकाश मूर्ति--नटराज चिदंवरम शिव-- स्व मालाएँ चिदंवरम्‌ में | 

(९) पशुपति--जीवात्मामूर्ति । (नैपाल में) 

(७) महादेव - सोममूर्ति (काठियावाड़ का सोमनाथ या चट्याँव का चद्रशेखर तीर्थ) 

(८) रैशान---सर्वलिंग--पुरी के पा कोणार् में तथा प्रभास में सूर्व-मंदिर हैं । 

| विकसित शब्दों के तत्सम रूप 

विकाधित तेत्सम विकसित तत्सम 

अदेखर आद्ें श्वर, श्रद्रीश्वर जोगदेव योगदेव 


) सौराष्ट्रे सोमनाथन् श्रीशैल्े मल्लिकार्जुनम्‌, 
उज्जपिन्यां महाकालमोंकारपरमेश्वस्स्‌ 
केदार द्िमवत प्ृृष्ठे डाकिन्यां भीसशंकरम्‌ 
वाराणस्यान्व विश्वेशं व्यंबर्क गौतमीतरे 
वैद्यनार्थ चिताभूमौ नागेशंदारुकावने 
सेतुवंधे च रामेश घुश्मेशज् शिवालये । शिव० पु०। 
+ शर्वों भवस्तथा उन रुद्रोमीम: पशु पतिः । 
इंशानरच सहादेवः मूतंयश्चाष्ट विभ ताः ॥ 


शिव १०१ 


इंदेश्वर इंद्र श्वर तीरी तीरू 
ईशम ईशान तिंवक ब्यंबक 
ऋषेश्वर ऋषीश्वर दोदराज दूधराज 
ओमेश्वर ओमीश्वर पतेश्वरी नारावण पतीश्वरी नारायण 
ओरछानेसर अवसानेश्वर बंभूल, बंभोली, बंभोले.. बंबंभोला 
उग्रह उग्र बढुकी बुक 
कलेसर कलेश्वर वरमेंश्वर ब्रह्मेश्वर 
कविला[स केलास भद्दर भद्र 
खेमकरण चक्ञेमकरण्‌ मुलई, भुलुआ, भल्लन, झल्लू 

भूल, भूला, भूले, भोली, भोलू , भोले भोला 
गनपतेश्वर गणपतीश्वर 
गनेसपाल गणेशपाल मने श्वर मणीश्वर 
गोलीराम गोलाराम मातुराम मातृराम 
चंदचुर चंद्रचूड मेखरी मेग्बली 
लक्चमे श्वर लक्ष्मीश्वर सतेश्वर सतीश्वर 
लखेश्वर लक्षेश्वर हरुआ, हरू हर 
विशेश्वर विश्वेश्वर हीं हर जी 
सिव्वन, श्यो शिव 


(४) विजातीय प्रभाव--निहाल तथा शाह ये दो शब्द बिजातीव भाषा के हैं। इनसे 
मुसलिम संस्कृति का प्रभाव प्रगठ होता है | 

इन अभिधानो में ब्राह्म प्रभाव केवल नाम मात्र है। इतने बृहत्‌ संग्रह में ख्याल, शुलाम, 
तवक्कुल, निहाल, बक्स, त्हादुर, शाह विदेशी शब्द हैं | 

(५) बीजकथा--इन नामों से निम्नलिखित शिव-कथा प्राप्त होती है :-- 

नाम--शिव 

रूपाइृति--पंचमुख, तीन नेत्र, दिगंबर, भस्मघारी, जठायुक्त, नीलकंठ 

स्वभाव--सरल, आशुतोषी, क्रुद्ध होने पर उम्र तथा रुद्र 

सत्री--पावंती 

पुत्न--स्कंद तथा गणेश 

आयुध--पिनाक, त्रिशूल 

वाद--डमरू 

मूलनिवास--कैलास 

सेवक---वीर भद्र 

वाहन--नांदी 

आभूषय--मस्तक पर चंद्रमा, गले में शेषनाग 

शुण--अविनाशी, स्वयंभू, लोक कल्याणकारी 

कर्म--सृष्टि-संहार 

अचल मूतियाँ--एकादश ज्योतिर्लिंग तथा अष्टमूर्तियाँ 

चलमूर्ति--नव॑देश्वर 


१०२ अभिषधान अ्रनुशीलन 


लीला-- मदनदहन, यशनाशन, त्रिपुर-बिध्यंसन 

ग--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

अंवधर--अंबा अथवा अंबिका पाव॑ती के लिए अयुक्त होता है क्योंकि वह विश्व का पालन 
करनेवाली माता है जो शिव की श्रद्धांगिनी है| 

अज्ञर--अ्रबंड अविनाशी होने से शंकर को अक्षर कहा गया है। 

अखिलेश--अखिल सम्पूर्ण के अर्थ में आता है | । 

अचल, अचलेश्वर--अलीगढ़ के अचल ताल पर अचलेश्बर महादेव का मंदिर है। यह 
कैलास की ओर भी संकेत करता है | 


अदेसर, अद्विनारायण--शिव कैलाश पर रहने के कारण सम्पूर्ण हिमालय पर शासन 
करते हैं | यह विस्तृत पव॑तमाला स्वर्ण, रन आदि अमूल्य पदार्थों का कोष है। इन्हीं कारणों से शिव 
के ये नाम रखे गये हैं | अदेसर--अद्ठि + ईश्वर श्रथवा आदर (पाव॑ती) + ईश्वर से बना है | 

अभयंकर, अभय--आ्रपत्ति से बचाने के लिए अभयदान देनेवाले अर्थात्‌ शंकर | 

अम्ृत--अविनाशी । 

अरधेदुभूषण--शिव के मस्तिष्क पर द्वितीया का चंद्रमा है। इसलिए उनको अरवेदुभूषण 
कहा गया है। 

आशुतोष--शिव बड़ी आसानी से शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं । किसी कवि ने कहा है ;-- 
“चार फन्न पैये फूल एक दे घतूरे को” यह शंकर का व्य॑ंग्यात्मक नाम प्रतीत होता है | 

ईंदुकांत---चंद्रमा के स्वामी, चंद्रमा शिवजी के भाल पर सुशोमित है | 

इंदुशेखर--चन्द्रभूषण (शिव) | 

ईशन--ईशान का विकृत रूप है। शिव अष्ट दिगपालों में से एक है जो ईशान दिशा के 
स्वामी हैं| (ईशन रुक नदी का नाम भी है) 

उम्र--(जुद्ध) दुष्टों को दरड देने के लिए कमी-कभी शिव को उग्र रूप धारण करना पड़ता है। 

ओसानेश्वर--ओऔसान का शुद्ध रू अवसान > शेष, म्रत्यु, मरघट । 

कटेश्वर--(कट + ईश्वर) कट - शव, रमशान, खंडित, समय | इससे मूर्ति के खंडित होने 
का संकेत मिलता है । 

कपदी--जटा (कपद॑) धारी होने के कारण शिव को कपर्दी कहते हैं। जटिल जटाजूट होने 
से इनको धू्ंटी कहते हैं । 

कालेंद्र, कालेश्वर--शिव काल के भी काल हैं इसलिए, उन्हें कालेश्वर या महाकाल कहा है। 

काशीनरेश--विश्वनाथ काशी के राजा माने जाते हैं | 

कुटेश्वर--गंगोत्री जानेवाले मार्ग से देव प्रयाग के आगे खोबा गाँव से गंगा के किनारे 
कुठेश्वर महादेव को जाने का रास्ता है, कुठ पर्वत को कहते हैं । 

कुशे श्वर--(१) दरभंगा से ३० मील पूर्व कुश मुनि के आश्रम के पास कुशेश्वरनाथ महादेव 
का मंदिर है। (२) नासिक की यात्रा में ब्ह्मगिरि परिक्रमा में कुशेश्वर महादेव का मंदिर है। 

कूरेश्वर--प्रयाग से लगभग ४ मील पश्चिम की ओर गंगा के तट पर क्रेश्वर महादेव का 
मंदिर है | यह कौरवों द्वारा स्थापित बतलाया जाता है । 

केंद्रपाल--केंद्र (क--रद् या सूर्य, इन्द्र - स्वामी) शिव के अर्थ में अयुक्त हुआ है जो सूर्य 
के स्वामी है | (केन्द्र - राजधानी, प्रशिक्षण कला केन्द्र, नामिकेन्द्र, लग्न के १, ४, ७) १० केन्द्र है) 


शिव १० है 


केदार्धर--केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय की श्रेणी में स्थित है। 

कोतवालेश्वर--काशी के काल भैरव कोतवाल के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योकि वह वाराणसी 
की सवंदा रक्षा करते हैं और विश्वनाथ शंकर काशी के राजा हैं | इसलिए उनका नाम कोतवालेश्वर 
प्रचलित हुआ | 

कौलेश--शेवों में कौल सम्प्रदाय है । 

क्षेत्रनाथ, च्षेत्रपाल--प्रत्येक क्षेत्र या गॉव या नगर का रक्षक एक इष्टदेव होता है जिसको 
भूमियों या भुइयाँ कहते हैं। क्षेत्रपाल झासी के पास एक तीर्थ स्थान | 

क्षेमकरणु--यह दो श्रथों में लिया जा सकता है | (१) ज्षेम (कुशल) करने के कारण शिव 
को क्षेमकरण कहा गया है। (२) ज्षेमा -पावंती के करण ८ आभूषण | 

खेमसिंह--खेमा (क्षेमा) का विकृवत रूप है जो पावंती के अर्थ मे आता है। यहाँ सिंह जाति- 
सूचक अर्थ में नहीं लिया गया है अपितु अपने वाच्यार्थ का सूचक है। 

खेरेश्वर--देखिए ज्षेत्रनाथ । 

गंगेश्वर--गंगेश्वर महादेव विमलेश्वर के मंद्रि से ७, ८ मील दूर नवंदा के बीच एक पक्के 
चबूतरे पर स्थापित है। पश्चिमवाहिनी नवंदा इस चबूतरे के दोनों तरफ बड़े वेग से पूर्व दिशा 
में बहतो है। इस चमत्कार के विषय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि यहाँ मातग ऋषि का निवास है । 
किसी समय कुछ ऋषि उनके यहाँ पधारे और उन्होंने इच्छा प्रगट की कि गयगा जी में स्नान करने 
के बाद ही आतिथ्य ग्रहण करेंगे | मातंग ऋषि ने अपने तपोबर॒ल से नवंदा के प्रवाह को पश्चिम से 
पूर्व की ओर बदल दिया | इस प्रकार नव॑दा वहाँ गंगा रूप हो गई। ऋषियों ने बड़े प्रेम से स्नान 
कर मातग ऋषि का आतिथ्य स्वीकार किया | उस समय से यह स्थान गगेश्वर नाम से प्रसिद्ध है । 

गुटेश्वर-- (१) शुट्ट - समूह, दल (२) गोट -गॉँव । 

गोकरण--गोकरण का अर्थ गाय के कान | एक समय रुष्ट पार्वती को संतुष्ट करने के 
लिए शिव ने यह रूप धारण किया था। गोकरण दक्तिण में एक तीर्थ है। उत्तर में गोला गोकरण- 
नाथ का मंदिर है| 

गोदावरीश--शंकर को सब नदियों का स्वामी माना गया है। 

गोपेश्वर--(१) एक बार शिव ब्रज का भ्रमण करते हुए कृष्ण से मिले जिन्होंने शंकर को 
गोपेश्वर के नाम से सम्बोधित किया। वास्तव में गोपेश्वर कृष्ण को कहते हैं। (२) तुंगनाथ से दों 
मील पर गोपेश्वर चट्टी पर गोपेश्वरनाथ का मंदिर है | 

गोरखेंद्र--यह समस्त पद |गोरखा + इंद्र दो शब्दों ,से बना है। गोरखा नैपाल के अंतर्गत 
एक प्रदेश है, |अतः इस प्रदेश में स्थापित शिव को गोरखेंद्र कहा गया है। (गोरख नाथ के 
स्वामी -- शिव) 

गोलीराम--गोला--गोकरण नाम से यह स्पष्ट हो जाता है। गोली गोला (पार्बती) का 
विहृत रूप है । 

गौरसिंह--गौर, शुत्र, सिंत ये शब्द शिव के उज्ज्वल वर्ण की ओर संकेत करते हैं। 
गोबर के शिवलिंग को भी गौर कहते हैं । 

चन्द्रकरण--चंद्र है आभूषण (करण) जिसका अर्थात्‌ शिव | 


चन्द्र चूड़ामणि--चूड़ामणि -- आभूषण । 
चक्रेश्वर--शिव चक्र सुदशन के स्वामी हैं। इन्होंने प्रसन्न होकर इसे विष्यपु को दिया था | 


१०४ अमिधान अ्रनुशीलन 


चितेश्वर--चिता + ईश्वर शिव श्मशान के स्वामी हैं | 
जगवंधन--यह जगवंधु का विक्ृत रूप है, इसलिए शिव की उपाधि समभना चाहिए | 
(बंधन--विनाश, शिव) 
जतींद्र--यतियों में श्रेष्ठ, यह भी शिव की एक उपाधि है। 
टप्पेनाथ--टप्पा मैदान को कहते हैं। टप्पेनाथ क्षेत्रपाल के समान है | 
डेलेश्वर--महादेव की मूर्तियाँ जिन-जिन उपकरणों से बनाई गई उन्हीं के नाम पर उनका 
नाम पड़ा। यथा--नो मूर्तियाँ मिद्ठी की बनीं वे पार्थिवेश्वर, भूमेश्वर कहलाईं | जिनमें तिल का प्रयोग 
किया गया वह तिलेश्बर और फूलवाले फूलेश्वर कहलाये । बुंदेश्वर सम्भवतः अमरनाथ ज्योतिरलिंग के 
सहश्य हो जो पानी की बूँदों के उपकने से हिम के रूप में लिंग की आकृति का सा हो जाता है। 
अदेतर कद्ाचित्‌ पत्थर का बना हो। वाम्ननिर्मित लिंग तामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ । 
तामेश्वर--देखिए डेलेश्वर । 
तारकेश्बर--हावड़ा से १२ मील की दूरी पर महादे4 का विशाल मंदिर है। शिवरात्रि और 
चैत्र संक्रांति पर वहाँ बडा मेला होता है । 
तिलेश्वर--देखिए डेलेश्बर । 
तीरी--तीरू का विक्ृत रूप है जो शिव के श्रर्थ में आता है । (तीर-नदी का तट, जन्म-समय 
तीर छोड़ने की प्रथा) 
तुज्ञनाथ--हिमालय पर एक शिवलिंग और तीर्थ-स्थान | अखीमठ से १६ मील है। इसके 
पास आकाश-गंगा नामक एक धारा पहाड़ से निकलकर श्रम्नत कुंड में गिरती है । 
त्रिनाथ -(१) त्रि> त्रिकाल, जिर्गुण तथा त्रिलोक का सूचक है। तीनों काल, तीनों शुण, 
तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं, (२) त्रिवर्ग के दाता (३) त्रिदेवों में मुख्य (४) सम्भव है नबनाथ के तुल्य 
यह भी कोई त्रिक्समुदाय हो अथवा (९) जेता के नाथ राम (६) त्रिदेव । 
त्रिपुरारी--मय दानव द्वारा रचित तीन नगरों का समूह त्रिपुर के नाम से प्रसिद्ध था। 
आकाश, अंतरिक्ष और (एरथ्वी पर स्थित वे नगर क्रमशः सोने, चाँदी और लोहे के बने हुए थे | 
देवों की प्रार्थना पर शिव ने इन तीनों अजेय नगरों का विध्वंस किया था। 
ज्यंबक--ज्रि + अंबक--ज्रिनेत्रवाले शिव जी अ्यंबक नाम से प्रसिद्ध हैं। इस नाम का एक 
पबत भी है । 
दृक्षिणामूर्ति--तंत्र के अनुसार शिव की एक मूर्ति है। 
दिगंबर--सर्वदा नंगा रहने के कारण शिव को दिगंबर कहते हैं । 
दिव्यानंद--स्वर्गीय तथा अलौकिक आनंदवाले शिव । 
दूधनाथ--मिर्जापुर के पास दूधनाथ महादेव का मंदिर है। भक्त लोग जाकर वहाँ दूध 
चढ़ाते हैं । 
देवमणि, देवसिंह--देवताओं में श्रेष्ठ शिव | मणि तथा सिह श्रेष्ठत्व के बोधक हैं। 
द्ीपघर--द्वीप - व्याप्त चम धारण करनेवाले शिव | 
धारेधर--यह शिव की स्थिति बतलाता है। किसी नदी की धारा के समीप होने के कारण 
महादेव का नाम धारेश्वर हो। सम्भव है असिद्ध राजा भोज की राजधानी धारानगरी की ओर 
संकेत हो । 
घुरकंडी--यह भी बरखंडी की तरह शिव के स्थान का बोधक है। 
धूजेंटी---जयजूटवाले शिव | 


शिर्व १०५ 


नंदकेश्वर--अपने वाहन नादी के कारण शिव का नाम नंदकेश्वर हुआ | 

नगनारायण--तग > पवव अ्रत: यह नाम शिव का द्योतक है । 

नर्वेदेश्वर--पह शिव की चलमूर्ति जो नवंदा नदी से प्रात होती है, अमरकंटक में, जहाँ से 
नव॑दा नदी निकलती है, महादेव का एक बड़ा मंदिर है। शिवरात्रि में सहखो रुपये पूजा में आते 
हैं, इस नदी के तठों पर अनेक महादेव के मंदिर हैं। नवंदा से प्रात होनेवाले नव॑देश्वर की मूर्तियों 
के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है “नवंदा के कंकर सब शंकर समान हैं” । 

नागनाथ --इन नामों के सम्बन्ध में यह पौराणिक कथा प्रसिद्ध है--दारुका राक्षसी सोलह 
योजन चौड़े वन में रहती थी। उसने पात्रती की तपस्या से यह वरदान मॉग लिया कि जहाँ में जाऊं 
मेरे साथ मेरा वव॒ भी जाय। इसलिए प्रथ्वी, इज, भवन आदि सब्र उसके साथ-साथ चलते थे। 
उसके उपद्रव से मनुष्य बड़े तंग आ गये ये । जब औरुष नामक ऋषि ने उसको शाप दिया तत्र 
उसने अपने वन को पश्चिम के समुद्र में स्थित किया, जहाँ देवता भी नहीं आ सकते थे | राक्षस 
ऋषि के अभिशाप से पृथ्वी पर तो नहीं आते थे परन्ठु नाव में बैठनेवाले मनुष्यों पर बड़ा अत्या- 
चार करते थे | एक दिन शिव के परम भक्त सुप्रिय वेश्य को उसके परिजनों के साथ बंदी 'बना लिया, 
तब नागनाथ शंकर ने सत्र राह्षसों को मार डाला ओर वे नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से दारुक 
वन में निवास करने लगे। 

नागभूषण--महेश अपने गले में एक सर्प धारण करते हैं। 

नागेंद्र “-सर्पों के स्वामी शिव । 

नागेश्वर--देखिए नागेंद्र । 

निष्कामेश्वर--निष्काम ८ इच्छा रहित | 

निहालकरणं--निहाल फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णकाम अर्थात्‌ जो सत्र प्रकार से 
प्रसन्न और संतुष्ट हो । अतः निहालकरण शिव का द्योतक हुआ | 

नीलकंठ--समुद्रमं थन के समय एक घड़ा विष का निकला था, उसको महादेव जी ने पान कर 
लिया तब से उनका गला श्याम वर्ण का हो गया। बेताब की यह पंक्ति--मिलेगी किससे शंकर के 
सिवा गरमी हलाहल की--इसी ओर संकेत करती है। 

पंच[नन--पॉच सुख होने के कारण शंकर को पंचानन कहते हैं। 

पशुपति--पशु म्ग या जीव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिनके स्वामी शिव हैं। नैपाल 
राज्य में पशुपतिनाथ का मदिर है जहाँ शिवरात्रि को बड़ा मेला होता है | 

पार्थिवेश्वर--परार्थिव - मिट्टी का (शिवलिग) । 

पिनाकी--शिव का धनुष पिनाक कहलाता है, इसलिए उनका नाम पिनाकी पड़ा। 

प्रपन्ननाथ--प्रपन्न +- शरणागत | 

फर्णीद्र भूषण--देखिए नागथूपण । 

फूलेश्वर--देखिए डेलेश्वर । 

बंबेशवर--बम्बा मुस्बा देवी का रुर्पातर प्रतीत होता है जिसके नाम पर बच्चई शहर बताया 
गया है| अथवा बं ब॑ से सम्बन्ध हो | बंचा (छोटी नहर) पर व्थित शिवमूति । 

बंभोली--जत्र मक्त लोग बं व॑ शब्द का उच्चारण करते हैं तो मोज्ा भगवान्‌ अल प्रसन्न 
होते है । 

बढुक, बटुकी --शिव से ब्याह करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की | उम्त समय्र शित्र ने 
बढुक अर्थात्‌ विद्यार्थी का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली। काशी में बटुकनाथ महादेव का 
मंदिर है। 


६३ 


दुए्द्‌ आामखनानव अगरश।तन 


बलकेश्वर--बंबई में बालकेश्वर महादेव का मंदिर है। बलका (वलीक--ओऔलती) + ईश्वर | 

बीजधर--तंत्रों में कुछ देवताओं के बीज (मूल) मंत्र दिए हुए हैं जिनके कर्त्ता शिव 
माने बाते हैं । 

बु देश्वर--देखिए डेलेश्वर । 

ब्रह्मेश्वर--कांची से ३० मील के लगभग पत्षितीर्थ के पास अक्येश्वर महादेव का मंदिर है । 
भंबूल--देखिए बंभोली । 

भद्रपाल, भद्रसेन--भद्र - शिव या वीरभद्र । 

'. भवनाथ--भव - शिव या संसार 

भाग्यनाथ--मभार्ग्य - भुगुवंशी परशुराम । 

भीलचंद, भीलेश्वर--एकदा अजुन को दिव्यात्न लेने के लिए. इंद्र के पास जाना पड़ा | 
शिव ने उसकी परीक्षा के लिए किरात (भील) का रूप धारण किया । एक वाराह के ऊपर शंकर और 
अजुन में युद्ध आरम्भ हो गया। अन्त में अजुन से प्रसन्न होकर उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट 
किया । इसी कथानक को भारवि ने किराताजुनीय महाकाव्य में वर्णन किया है। इसी प्रसंग हे 
कारण यह दोनों नाम शिव के हुए। 

कक भुवनेश्वर--उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर महादेव का मंदिर है जो सदा जल से 
भरा रहता है । 


भूमेश्वर--देखिए, डेलेश्वर । 

भैरव" 

भोलानाथ--(१) भोले स्वभाववाले होने से शिव शीष् प्रसन्न हो जाते हैं । (२) भोल 
मनुष्यों के स्वामी । यह शिव का व्यंग्यात्मक नाम है। 

मंधन--मथनेवाले, नाश करनेवाले शिव । 


भखसूदन--जब दक्ष प्रजापति ने यश्ञ किया तो पार्वती बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के 
यहाँ चली गईं। वहाँ पर उनको तथा उनके पति को अपमानसूचक शब्द कहे गये जिनको वह 
सहन न कर सकी और यज्ञ में कूदकर प्राण विसर्जन कर दिये | शिव को जब यह सूचना मिली तो 
उन्होंने सम्पूर्ण यज्ञ को विध्य॑स कर दिया | 

सरणीन्द्रभूषण--मणियों के स्वामी शअ्रर्थात्‌ शेष नाग जो शिव जी का भूषण है । 


सदन दहन--देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव ने अपने वाण शंकर पर छोड़े । शंभु ने 
अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा जिससे वह जलकर भस्म हो गया | 


मयंकमोहन, मयंकरंजन---मर्यंक का श्रर्थ चंद्रमा है जो सर्वदा शंकर के मस्तक को सुशोमित 
करता है। 


* महाराष्ट्र में यह खंडेराव या खंडोबा के नाम से असिद्ध हैं। महादेव ने यह भयंकर 
रूप उभय देश्यबंधु मणि तथा सरत्त को विध्वंस करने के लिए धारण किया था। इन देत्यबंधुओं ने 
सणिचूड़ पवृत पर सप्त॒ ऋषियों के आश्रमों को नष्ट-अष्ट कर उाला | ऋषियों की आर्थना पर शिव 
ने एक विकट कटक लेकर मणि को युद्ध में मार डाला और महल को भी परास्त कर दिया | सत्त 
ऋषियों के आमरद से शंकर स्वयंभू रूप से उसी पर्दंत पर रहने लगे। भैरव के साथ एक कुत्ता रहता 


है। खंडेराव का वाहन पीला धोड़ा और पीला दी भंंढा था तथा जिन राक्सों को मारा वे भी 
पीछे रंग के थे । है 


शिव १०७ 


मल्लिकाजुन--यह श्री कैलास पर एक ज्योतिर्लिंग है। 

महारूप--शिव का एक नाम | 

माताबर--माता पाबंती और उनके वर (पति) शिव । 

मूकेश्वर--इलाहाबाद स्टेशन के समीप मूकेश्वर महादेव का मंदिर है। सम्भवतः शिव 
की मूक प्रार्थना होंती हो इसलिए यह नाम पड़ा । 

मृर्गेंद्र--देखिए, पशुपति । 

मेखरी--यह मेखलिन का विकृत रूप है जो शिव के अर्थ में आता है। क्योंकि शिव 
मेखला (पटका) धारण करते हैं। 

रंगनाथ--वांडव आदि उत्य करने के कारण शड्डर को नटराज या रंगनाथ कहते हैं । 

रविकरण---सर्य पहले शिव का प्रतीक समझता जाता था, करण - भूषण । 

रा जराजेश्वर--राजराज चन्द्रमा अथवा कुबेर को कहते हैं | 

रेवानन्द--रेवा * नमंदा जिसके उद्गम पर नवदेश्वर महादेव का मंदिर है| 

रुद्र--दुष्टो को रलाने से शिव का नाम रुद्र पड़ा । 

वटुक--देखिए बढुक । 

बटेश्वर--उत्तर प्रदेश में वटेश्वर तीर्थ में बठेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ पर 
पशुओं का बड़ा भारी मेला लगता है । 

विभूतिभूषण--शिव विभूति (अ्रष्ट सिद्धियों) के दाता हैं | अथवा विभूति (भस्म) है भूषण 
जिसका अर्थात्‌ शिव | 

विशालेश्बर--शिव की दीघकाय मूर्ति की ओर संकेत करता है। 

विश्वनाथ, विश्वेश्वर--काशी में विश्वनाथ महादेव का असिद्ध ज्योतिर्लिंग है जिसे 
विश्वेश्वर भी कहते हैं । 

विश्वविमदेन--संसार को नाश करनेवाले महादेव । 

वीरभद्र--महादेव के अधीन एक गण सेवक है। यह नाम शिव के लिए भी आता है। 

वृषकेतु--शिव की पताका पर उनके वाहन नांदी की मूर्ति है । 

शुश्नेंदुभूषण--निर्मल चंद्रमा जिनका आभूषण है अर्थात्‌ शिव । 

शूली--तिशूल धारण करने से शिव को शूली कहते हैं । 

शेषधर--शेषनाग धारण करनेवाले शिव | 

शेषमणि--शेषनाग शिव का भूषण है | 

शैलेंद्र, रोलेश--कैलासपति शंकर | 

श्रीकंठ--शिव | 

श्रीवर्धेन--शिव । 

श्रुतिनाथ--वेदों की रक्षा करना विष्णु का काम हैं । ब्रह्मा प्रलय काल में उनको सुरक्षित 
रखता है ओर शिव इस ज्ञान का स्वामी हैं। 

श्लोकनाथ--श्लोक -- यश, कीतिं | 

सर्तीद्र--सती दक्ष प्रजापति की कन्या थी जो शिव को ब्याही गईं थी। शिव की निंदा छुनते 
ही अपने पिता के यज्ञ में कूदकर उसने अपने प्राण विसर्जन कर दिये | इस प्रकार अपने पातिक्त धर्म 
का परिचय दिया। वह संसार में सती के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसीलिए जो ल्ियाँ अपने मृत पति 
के साथ चिता पर जल जाती हैं वे सती कहलाती हैं। 


१०८३ अभिषधान अ्नुशीलन 


सदापति--सदा रहनेवाले अर्थात्‌ अमर, पावंती का ब्याह प्रत्येक जन्म में अविनाशी 
शिव के साथ होता है। सदा पालन करने से भी यह नाम हो सकता है | 


सदारंग--सदा प्रसन्न रहनेवाला | 
सर्ब--सर्व - देवता अथवा शर्व - शिव | 
सर्वोत्तम--देखिए देवमणि | 
सिंहेश्वर--सिंह शिव का वाहन है | 
सितेश्वर--शुक्ष वर्ण शिव । 
सिद्धनाथ--सिद्ध--योगियों के स्वामी | ८४ सिद्ध प्रसिद्ध हैं | 
सुन्दरेश्वर--सुन्दर कृष्ण तथा कामदेव का नाम है, यह शिव के सुन्दर रूप की ओर 
संकेत करता है | 
सुधांशशेखर--सुधांशु 5 चन्रमा, शेखर -- आभूषण | 
सुरोत्तम--पुरों (देवताओं) में उत्तम । 
सूरजकरण--सूर्य है आभूषण जिसका अर्थात्‌ शिव | पहले सूर्य शिव का प्रतीक मानकर 
पूजा जाता था | 
सूर्यकांत--सूर्य के स्वामी शिव | 
सेतुबन्धनाथ--सेतुबन्ध रामेश्बर में शिव की मूर्ति जिसको रामचन्ध ने स्थापित किया था | 
सोनेश्वर--हेमशंकर, शंकर की-स्वर्ण मूर्ति | 
सोमनाथ--प्रभास क्षेत्र में शिव की मूर्ति है। सोमनाथ के पास सोमेश्वर । 
स्थानेश्वर--दिल्ली के पास थानेश्वर में शिव की मूर्ति 
स्मरहर--सर्मर (कामदेव) ,को नाश करनेवाला । देखिए, मदन दहन | 
स्वय॑प्रकाश, स्वयंभू--जो स्वयं प्रकाशित या उत्पन्न हो | 
हितेंद्र, हितेश--कल्याणकारी शिव । - 
हेमनाथ, हेमेंद्र--शंकर की स्वर्ण मूर्ति । 
घ--गौंण शब्द 
(१) वगत्मिक-- 
(अ) जातीय--राय, शाह, सिंह, सिनहा 
(आ) साम्प्रदायिक--सागर 
(२) सम्मानार्थक-- 
(अ) आदरसूचक--श्री, जी, बाबा, बाबू 
(आ) उपाधिसूचक--श्राचार्य, लाल, राजा, राय 
(३) भक्तिपरक--अंबर, अजय, अधीन, अनंत, अडुग्ह, अम्त, अवतार, आगम, आनंद, 
आनन, आधार, आराध्य, इंद्र, इकबाल, इष्ट, ईश्वर, उत्तम, औतार, कंठ, करण, करुणा, कांत, 
किरण, किशोर, कुमार, कृपा, इझपाल, कोटि, ख्याल, गायन, शुन, शुरु, शुलाम, गौर, चंद 
चंदन, चंद्र, चंद्रपभा, चयन, चरण, चेतन, 2, जतन, जन्म, जस, जादिक, जित, जीत, जीवन, 
जूठन, जोर, ज्योति, ज्ञान, भलक, “हल, तवकुल, दत्त, दमन, दया, दयाल, दर्शन, दान, दाम, 
दास, दीन, दीनू, दीप, दुलारे, देनी, देव, घन, धनी, धारी, ध्यान, ध्यानी, नंद, नंदन, नरेश, नाथ, 
नाम, नायक, नारायण, निधि, निरंजन, निरीह, निहाल, पति, पहुम, पन्ना, परब्रह्म, पलटन, 
- लि, पूजन, पूरण, प्यारे, प्रकाश, प्रताप, प्रपत्न, प्रमु, प्रमोद, प्रवेश, प्रसन्न, असाद, मेम, प्रेमहनदय, प्रेमी, 


शिव १०९ 


फल, फूल, फेर, बक्स, बच्चन, बच्चा, बंधन, बंधु, बदल, बल, बली, बहादुर, बाल, बालक, बोध, 
बोधन, भंग, मक्तीश, भगत, भगवान्‌, मज, भजन, भरोसे, मवन, मान, भावन, भीख, भीम, भृषण, 
भोला, मंगल, मणि, मन, मनमोहन, मनोग, मनोज्ञ, मल, महा, मित्र, मीत, मुनि, मूर्ति, मोहन, 
मौलि, यज्ञ, य॒त्न, यश, योगी, रती, रतन, राखन, राज, राजेंद्र, राम, रूप, लहरी, लाल, लोचन, वंश, 
वबंशी, वत्स, बदन, वरण, वरदानी, वल्लभ, विक्रम, विजय, विनोद, विमल, विलास, विशाल, विहारी, 
वीर, वीरेंद्र, त्रत, शरण, शेखर, संत, संपत्ति, सत्य, सदा, सनेही, सहाय, सिंहासन, सिद्ध, सुंदर, 
सुख, सुनोध, सुमिरण, सुमिरन, सूरत, सेन, सेवक, सोने, स्वरूप, हगी, हरख, हप॑, हेत, हेतु, हेम । 

(४) सम्मिश्रण--देव सम्बन्धी सम्मिश्रण तीन प्रकार का पाया जाता है। 

(ञ) मूर्तामूतें--ओम, परबह्, ब्रह्म, सब्चिदानंद इसमें मूत इष्टदेव को अमूर्त निगुण ब्रह्म 
के रूप में माना गया है | 

(आ) मूतें + मूते--यह मिश्रण कई प्रकार का है | 

(१) ख पर्य्यायवाची शब्दों के साथ--ओकार, गौरीनाथ, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, दुर्गेश, 
भोला, महेंद्र, महेश, शंकर, शंभू, शिव, हरेद्र, हेमेंद्र । 

इससे भक्त की अपने इष्टदेव के प्रति प्रगाढ श्रद्धा प्रकट होती है । 

(२) अन्य देवों के साथ--हंद्र, उदयनारायण, उपेंद्र, कमल, इृष्ण, गोपाल, गोविन्द, 
जगदीश, जयेंद्र, तेजनारायण, दिनमणि, बनवारी, ब्रह्मा, भक्तीश, माधव, मुनिस्वामी, मुरारी, मोहन, 
यादवेंद्र, रणछोर, रमेश, राम, विष्णु, विहारी, ब्रजेश, हरि | 

इस सम्मिश्रण से निम्नलिखित सम्बन्ध प्रकट होते हैं :-- 

(१) सम सम्बन्ध (२) उपमेय-उपमान सम्बन्ध (३) साधन-साध्य सम्बन्ध (४) विशेषण - 
विशेष्य सम्बन्ध | इससे भक्त की तीन प्रकार की भावनाएँ प्रकट होती हैं। देखिए, ब्रह्मा के सम्मिश्रण 
में शंकर । 


(३) पुत्र , कलत्रादि खख्तम्बन्धियों के साथ--अंबा, अबिका, आद्या, आशा, उमा, 
कमला, काली, गंगा, गणेश, गिरिजा, गौरी, चन्द्र, जमुना, जाहवी, ज्वाला, तारा, दुर्गा, देवी, नव॑दा, 
पावंती, प्रभा, प्रमा, बाली, भवानी, भामा, भीमा, मदन, मनसा, मया, माया, यमुना, समा, रवि, राजे- 
श्वरी, रेवती, रेवा, लक्ष्मी, लजा, ललिता, विजय, विद्या, शारदा, श्याम, श्यामा, सूर्य, हीरा | 

जब भक्त इष्ठदेव तक पहुँचने में अपनी असमर्थता देखता है या सिद्धि में संदेह तथा विलंब 
समभता है तो वह अपने उपास्य देव के किसी सम्बन्धी का आश्रय लेता है। गोस्वामी तुलसीदास ने 
श्री राम तक अपनी विनय-पत्रिका पहुँचाने के लिए हनुमान , सीतादि कितने सम्बन्धियों से अभ्यर्थना 
की है, यह बात विनय-पत्रिका के आरम्मिक पदों से स्पष्ट हो जाती है । 

(इ) स्थान संबंधी--यह भौगोलिक सम्बन्ध दो बातों की सूचना देता है :-- 

(१) त्रिभ्वन, त्रिलोक, भव मेदिनी, विश्व, आदि शब्दों से शिव की व्यापकता तथा 
एकाधिपत्य सिद्ध होते हैं। 

(२) कामता, काशी, केदार, कैलाश, त्रिवेणी, नैनी, मंदिर, वने, विपिन, वेणी, सेतुबंधु, 
हरिमवन, हरिहर श्रादि स्थल शिव के संसर्ग से पुण्यस्थान बन गये हैं| ये शिव के निवास स्थान 
के सूचक हैं। 

(ई) व्यक्ति संबंधी--अपनी भक्ति-मावना के विचार से भक्त अपने निजी शंकर की 
प्रतिष्ठ कर लेते हैं। इसमें भक्त तथा मगवान्‌ का नाम एक साथ ही रहता है । 


5६९० अमिधान अनुशीलन 


ड--गौण शब्दों की विवृत्ति-- 

नारद ने भक्ति सूत्र में एकादश आसक्तियों' का वर्णन किया है| इन शिवग्रवृत्तिमूलक 
नामों में निम्नलिखित आसक्तियाँ प्राप्त होती हैं । $ल मणि, मन (मणि), रत्न, सोने तथा हेम इन 
शब्दों का वर्गीकरण एक से अधिक आसक्तियों में हो सकता है | 

(१) गुण माहात्म्यासक्ति--अजय, अनंत, अनुग्रह, अमृत, आनन्द, इंद्र, इष्ट, इकबाल, 
अवतार, करुणा, कांत, किरण, कृपा, कृपाल, शुन, गुरु, चंद, चंद्र, चंद्रप्रभा, जस, जित, जीत, जीवन, 
ज्योति, ज्ञान, ऋलक,.दत्त, दमन, दया, दयाल, दान, देव, नंद, नारायण, निरीह (इच्छा रहित), निहाल 
(पूर्णकाम), पन्ना, पूरण, प्रकाश, भताप, पाल, प्रभु, प्रमोद (हुए), प्रसन्न, प्यारे, फूल (आनन्द), बक्स, 
नल, बली, बहाढुर, बोध (शञान), बोधन, मंग, भगत, भगवान्‌ , भीम (भयंकर), मंगल, मनमोहन, 
मनोज (सुन्दर), मल, महा, मुनि, यश, योगी, राखन, राज, राजेंद्र, लहरी (मौजी), वरदानी, विजय, 
विनोद, विमल, विलास, विशाल, बिहारी, बीर, वीरेंद्र, संत, संपत्ति, सत्य, सदा, सनेही, सहाय, 
सिद्ध, सुन्दर, सुख, सुबोध, हरख, हर्ष, हेत (कल्याण) | 

(२) रुपासक्ति--आनन, गौर, चरण, जटा, मूर्ति, मौलि (सिर), रूप, लोचन (नेत्र) 
बदन, वरण, सूरत, स्वरूप । 

(३) पूजासक्ति--अंबर(वस्त्र), आगम, आराध्य (पूजनीय), करण, दर्शन, दाम (माला), 
दीप, पदुम (पद्म - कमल), प्रवेश, +ताद, फल, कूल, मणि, मन, यज्ञ, यत्, रत्न, ब्त, सिंहासन, 
सोने, हेम | 

(४) स्मरणासक्ति--ख्याल, गायन, ध्यान, नाम, भज, भजन, सुमिरण | 

(५) दास्यासक्ति--गुलाम, दास, बंदी, सेवक | 

(३६) सख्यासक्ति--बंधन, मित्र, मीत | 

(७) वात्सल्यासक्ति--किशोर, कुमार, नन्दन, पच्चन, बच्चा, बाल, बालक, लाल, वंश, 
वंशी, वत्स | 

(८) कांतासक्ति--कांत, नाथ, पति, रती, प्यारे, बल्‍लम | 

आत्मनिवेदनासक्ति--अधीन, आधार, दीन, दीनू , अपन्न, फेर, बदल, भरोसे, शरण, 
सेन (आश्रित)। 
३--विशेष नामों की व्याख्या-- 

अधघोरनाथ--अघोर शिव की एक मूर्ति, है '। (१) अघोर का अर्थ जो भयानक न हो 
अर्थात्‌ श्रिय (२) अधोरपंथ एक सम्प्रदाय है। ये लोग अधघोरनाथ नाम से महादेव की पूजा करते हैं। 
यह पंथ अधघोरनाथ का चलाया हुआ है। 

अड्ुतनाथ--सन्‌ १८८० में सीतामढ़ी (बंगाल) के पास आकास से एक धूमकेतु का 
खंडित प्रस्तर अंश गिरा जिसको मनुष्य अद्भुतनाथ * महादेव के नाम से पूजने लगे। 

अमरनाथ--अमरनाथ महादेव:काश्मीर राज्य में स्थित है। अमरनाथ की पहाड़ी १८००० 
ऊट ऊँची है | यहाँ का शिवलिंग बर्फ का है जो एक बड़ी भारी गुफा में स्थित है | इस शुफा में एक 





न 8 ाहास्यासक्तिस्पासक्तिपुजासक्तिस्मरणासक्तिदास्यासक्तिसस्यासक्तिकान्तासक्तिवात्स 
स्पासक्त्याव्मनिवेदुनासक्तितन्‍्सयासक्तिपरमविरहासक्तिखुपापुकघाप्येकादशधा भवति ॥८२॥ 
रे शए0008ए ०6 &॥ ६४०८७ ९५०. 6 (ग्रतांत्रप्र) ३०२३३ 


ञ्ै 


शिव १११ 


हजार आदमी आसानी से आ सकते हैं । यहाँ पर यात्रियो को दो कबूतरो के दर्शन होते हैं जिन्हें 
गौरीशंकर का रूप मानते हैं । 

अलोपीनारायण--प्रयाग के अलोपी बाग में अलोपी (पावंती) देवी का मंदिर है। यवन 
बादशाह के स्पश से बचने के लिए देवी मंदिर से लोप हो गईं। अब यहाँ उसकी मूर्ति के स्थान 
पर एक छोटा गत है जिसकी भक्त पूजा करते हैं । 

आदित्येश्वर--आदित्य - सूर्य । 

आनन्दकरण--आनंद के करनेवाले शिव अथवा आनंद है भूतरण जिनका अर्थात्‌ शिव। 

आनन्देश्वर--आनंद + ईश्वर अर्थात्‌ कल्याणकारी शिव । यदि इसको आनंदीश्वर का 
विकृवत रूप माने तो आनंदी (कल्याणी - पावती) + ईश्वर अर्थात्‌ शिव | 

उप्रहसिंह--उग्रह उग्र का विक्वत रूप प्रतीत होता है श्रथवा ग्रहण . उग्रह के समय बालक 
उत्पन्न हुआ हो | 

उपेंद्र शंकर--यह विष्णु तथा शिव दो देवताओं के नामों का सम्मिश्रण है। इससे भक्त के 
हृदय की अभिन्न भावना प्रकट होती है। शैव तथा वैष्णव के द्वैधी भाव को एकीकरण करने का 
उद्देश्य है |" 

ओंकारनाथ--इंदौर के पास नव॑दा नदी की दो शाखाओं के बीच एक टापू पर ओंकारनाथ 
नामक एक शिवलिंग है। 

ओंकार, सच्चिदानन्द--यह दोनों शंकर के नाम हैं, इससे भक्ति की प्रगाढ़ श्रद्धा प्रकट 
होती है | (वीप्सालंकार)। 


ओमशंकर--इसमें मूर्तामूत भावना है | सशुण शंकर में निगुण ब्रप्म का आरोप किया है। 

ओसानसिंह--शिव श्मशान (अवसान) में निवास करते हैं | 

कपिलेश्वर--कपिल एक ऋषि, सफेद रंग, सूर्य, विष्णु, महादेव, मध्य प्रदेश की कपिला 
नदी, कामपेनु के अर्थ में आता है। ऐसा भी सम्भव है कि कपिल नामक किसी व्यक्ति-विशेष ने 
इसकी स्थापना की हो । 

कलेसर (कलेश्वर)--कला + ईश्वर, शंकर ६४ कलाओ के स्वामी हैं । 

कल्पेश्वरश्नसाद--कल्प के स्वामी शंकर हैं ।.दूसरी बात इस नाम से यह प्रकट होती है कि 
बालक कल्पवास के समय हुआ है | 

कविलाससिह--कैलास पर्वत पर शिव का निवास है| 

कामतानाथ, कामद्नाथ-चित्रकूट का कामदगिरि पंत जिस पर कामदनाथ महादेव 
का मंदिर है। कदाचित्‌ श्रावण के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी से यह नाम पड़ा हो | 

कामेश्वर--काम का अर्थ कामदेव अथवा इच्छा होता है। महादेव सब कामनाओं को 
पूरा करते हैं । 

काशीविश्वस्भर, काशीविश्वनाथ--काशी में विश्ववाथ महादेव का एक प्रसिद्ध 
ज्योतिलिंग है | 

गुप्तेश्वर, गैबीनाथ--कही-कहीं देवालयो,में देव की कोई प्रतिमा अथवा प्रतीक नहीं रखा 
जाता | इसका सम्वन्ध किसी परिस्थिति-विशेष ' से रहता है। ये दोनों नाम इसी घटना की और 
संकेत करते हैं। भक्तजन जगमोहन में खड़े होकर मंदिर के गर्भ में केवल उस स्थान का दर्शन कर 


) शिवस्य हृदय विष्णुविष्णोस्तु हृदये शिव: । 
यथा शिवमयो विष्णुस्तथा विष्णुमयः शिवः | 





च्_्न 


लेते है जहाँ से मूर्ति लोप हो गई है | उदाहरण के लिए प्रयाग के अलोपी देवी के मंदिर में देवी 
की कोई मूर्ति नहीं है । 
चिरमोलियाम--चिर का अर्थ सदा तथा मौलि का अर्थ सिर, चिस्मौलि का श्रर्थ हुआ 
शंकर जो सबंदा मुण्डमाला धारण किये रहते हैं । 
मलक निरंजन--शुद्ध स्वरूप परमात्मा की भॉकी | 
बलरमेंद्रनाथ--बल से तात्पयय॑ बलराम और समेंद्र से कृष्ण हुआ, इसलिए बलरमेंद्रनाथ 
का अर्थ शिव | 
भंग-भोला--महादेव भंगधवूरे के प्रेमी माने जाते हैं | इसलिए उनका व्य॑ग्यात्मक नाम है। 
भंजूराम--मंजा (पावती) में रमण करने वाले शिव | 
थादवद्र शकर--यादवेंद्र काश्र्थ है कृष्ण | शिव पाव॑ती को ऋष्ण माहात्य सुनाते हैं और 
कृष्ण उनके भक्त हैं। इस प्रकार अन्योन्य भक्ति दिखाकर दोनों देवों के भक्तों में प्रेम का प्रचार किया | 
रणछोर शंकर--सणछोर श्रीक्ष्ण का नाम है क्योंकि वे कई बार जरासंध से युद्ध करते 
हुए भाग गये थे । 
रामेश्वर--यह शिवलिंग दक्षिण में लंका जाते समय रामचन्र ने समुद्र के किनारे पर 
स्थापित किया था। 
रेबतीशंकर--रेवती « दुर्गा । 
लखेश्वर--शिव कोटि की तरह कदाचित्‌ यह नाम लक्ष शिव की ओर संकेत करता है | 
लोकनाथ --इस नाम के विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक दिन एक भिक्नुक राजा के 
पास आया और कहने लगा महाराज आप में और मुझमें कोई अन्तर नहीं। हम दोनों ही लोकनाथ 
है। मेद केवल इतना ही है कि आप षष्ठी तत्पुरष हैं और मैं बहुब्रीहि ।१ यह सुनकर राजा श्रत्यंत 
प्रसन्न हुआ और उसको बहुत सा रुपया देकर त्रिदा किया | (लोकनाथ-शिव, विष्णु, राजा, मिन्नुक) 
बंगेश्वरनाथ --बंगाल में महादेव की मूर्ति | यह नामी को जन्मभूमि की ओर संकेत करता है। 
वामदेव--वाम का अर्थ प्रतिकूल, सुंदर, प्राणी, कामदेव, धन तथा शिव होता है। इन 
शब्दों के साथ देव का योग होने से प्रत्येक दशा में शिव का अर्थ निकलता है | 
विमलेश्वर--नवंदा के किनारे बड़वाह स्टेशन से ५ मील पर विमलेश्वर महादेव का 
प्राचीन मंदिर है। 
वीर वाहन--(१) वीर एक प्रकार के शिव के अनुचर हैं । (२) वीर विष्णु का भी नाम है 
जिन्होंने एक बार शिव को अपने क॑घे पर बिठाया था | 
* बवैद्यनाथ--यह संथाल परगना में एक प्रसिद्ध ज्योतिरलिज़ है जहाँ पर शिव ने लोगों का रौग- 
निवारण किया था। इसीलिए वे वैद्यनाथ कहलाये । 
व्योमकेश--व्योम के अर्थ आकाश, मेघ तथा जल हैं। शिव जी की जठाओं में गंगां जी 
के बहने के कारण सबंदा जल रहता है अथवा मेघ के समान स्थामल वर्ण केश होने के कारण व्योम 
केश के नाम से असिद्ध हुए | 
शिवबोधन--यह शिव रात्रि की ओर संकेत करता है जिसे शिव बोधोत्सव भी कहते हैं। 








) अई स्वब्न राजेन्द्र ! लोकनाथावुभावपि । 


अदहुजदिरई राजन पष्ठीतरपुरुषो भवात्र 0 


शिव ११३ 


शिवा वतार--विष्णु के ठल्य शैव शंकर के श्रद्टाश्स अ्रवतार मानते हैं । 

श्यामशंकर--(१) श्याम शब्द शिव के नील कंठ की श्रोर संकेत करता है। (२) कृष्ण 
(३) यमुना नदी के तठ पर प्रयाग में श्याम नामक एक वटबृद्ध जिसके नीचे शंकर की मूर्ति 
स्थापित की गई हो । 

सोमनाथ--सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रमास-न्षेत्र में स्थित जिसे है। चद्रमा ने अपने रोग-निवार- 
णार्थ स्थापित किया था । 

हरकेश--यह नाम शिव के प्रसिद्ध जदाजूट की ओर संकेत करता है। सम्भव है यह व्यंग्या- 
त्मक नाम शिव को भक्तों ने प्रदान किय्न हो। इसका विग्रह हरक (हर, शिव +ईश है। हर केस 
प्रगहनि याधान को भी कहते हैं, समय सूचक हो सकता है । 

हरिहरनाथ--हरिहर क्षेत्र (सोनपुर) बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ शिव तथा विष्णु 
की सथुक्त मूतिं है। इसका उद्देश्य विभिन्न देवों में सामंजस्थ अथवा एकता स्थापन करना है, यहाँ 
पर पशुओ का संसार-प्रसिद्ध मेला कार्तिक मास में लगता है जिसमें हाथी तक बिकने आते हैं । 


४७--समीक्षण 


शिव भक्तो ने अपने इष्टदेव के ऐसे विचिन्न नाम रखे हैं जिनमें दो विरोधी शुणो का सम- 
न्वय मिलता है | संसार का कल्याण करनेवाला शंकर है तो साथ ही साथ दुष्टों को रुलानेवाला 
रद्र भी है। सरल प्रकृति भोला होते हुए भी वह मयकर मैरब तथा उद्र कहलाता है। इन नामो में 
तदूभव शब्दों की अपेक्षा तत्सम शब्द अत्यधिक|हैं तथा उनमें विचित्रता के साथ-साथ अनेकरूपता 
भी पाई जाती है। पंच देवों में उसकी स्री दुर्गा तथा गणेश सम्मिलित हैं। सूर्य भी किसी समय 
शिवका ही प्रतीक समझा जाता था। नामों की पर्याप्त संख्या दुर्गा, चंद्र, शेष, गगा तथा ज्योतिलिंगों के 
योग से ही बनी हुई है। द्वादश ज्योनिलिंगो में से ११ का उल्लेख इन नामों में मिलता है। शिव के 
पंच रूप तथा अष्टमूर्तियों का समावेश भी इनमें पाया जाता है। शिव के नामों से उसकी रूपाकृति, 
शील-स्वभाव, शुण, कार्य तथा परिवार आदि का सम्यक्‌ परिचय मिल जाता है। 

भोग एवं योग का अद्भुत समन्वय उसके चरित्र की विशेषता है। परोवरीण देव होते हुए. भी 
वह परोवरीयस है । उतकी आराधना मूर्तामू्त दोनो रूपों में की जाती हैं | शिव के भक्तो का बहुत 
कुछ ध्यान इन नामो में अंकित हुआ है | पावती से संयुक्त नाम उनकी अधनारीश्वर यवयुग्म मूर्ति 
की ओर संकेत करते हैं। देवो में सबसे अधिक नाम इस प्रवृत्ति में पाये जाते हैं। शंकर का सबसे 
अधिक प्रचलित तथा प्रिय नाम शिव प्रतीत होता है। 


) झयं च कालिदीतटे चटः श्यामो नाम | उत्तर रा० च० १ 
सोडय॑ वटः श्याम इति प्रतीत: । रघु० १३-६३ 
) क्ोटिसूर्यप्रतीकाशं त्रिनेन्र चंद्रशेखरं ॥ 
शूल्टकगदाचक्रकुंतपाशघरं विभ ॥१॥ 
कैन्नासादिपति शशांककलयास्फूजजटासंडलं । 
चासालोकनतत्परत्रिवयन वीरासनाध्यासितं ॥ 
मुद्वाटंककुरंगजानुविलस दवा हुं असन्नाननं 
कक्षाबद्धभुजंगमं मुनिबृत्त बंदे महेशंपर ॥ शिव सहसख्र नाम स्तोन्रस्‌ ४-६ 
१५, 


तीसरा प्रकरण 
अिदेव-बंश 

बक्मा की पत्नी, विद्या की देवी सरस्वती तथा उनके मानस पुत्र; विष्णु की गह-लक्ष्मी, स्वयं 
लक्ष्मी तथा शिव की सहधर्मिणी आदिशक्ति पार्ववी तथा डनके तनय-द्वय स्कंद तथा गणेश इस 
त्रिदेव वंश में सम्मिलित हैं | यह परिवार बृहत्‌ न होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है क्योंकि 
ये तीनों देवियोँ समस्त मानव जाति का कल्याण करने में तत्पर रहती हैं | विश्न-विनायक गणेश 
का पूजन सर्व मंगल कार्यों में सबसे पहले किया जाता है | 

सरस्वती तथा ब्रह्म के मानस-पुन्र 

१--गणना-- 

सरस्वती--क--क्रमिक गणना 

(१) नामों की संख्या ४७ 

(२) मूल शब्दों की संख्या १० 

(३) गोण शब्दों की संख्या २० 

ख--रचनात्मक गणना 


एकपदी नाम द्विषदी नाम त्रिपदी नास चतुष्पपी नाम योग 
रन १५ ११ १ ४७ 

ब्रह्मा के मानस पुत्र--क--क्रमिक गणना 
(१) चार पुत्र तथा नारद (१) नामों की संख्या ११ 

(२) मूल शब्दो की संख्या ७ 

(३) गौण शब्दो की संख्या ४ 
(२) कामदेव (१) नामों की संख्या ४१ 

(२) मूल शब्दों की संख्या २१ 

(३) गौण शब्दों की संख्या १६ 

ख--रचनात्मक गणना 


एकपढ़ी नाम दिपदी नास त्रिपीी नाम योग 
२ 


चार पुत्र ड्‌ 
नारद ९ दर ९ ष्द 
कामदेव है. ३७ ७ हूज-++--_. ७ ४१ 
है... झइेथ..  कछ् प्र 
२--विर्लेषण 
क--मूल्र प्रवृत्ति-योतक शब्द्‌--.. 


सरस्वती--(१) एकाकी शब्द--भारती, वानी (वाणी), विद्या, विमला, 


शारदा, सरस्वती, 
सावित्री । शारदा, सरस्वती 


त्रिदेव वंश १५५ 


(२) समस्त पद--वागेश्वरी (वागीश्वरी), मनोरमा । 

चार मानस पुत्र और नारद--(१) एकाकी शब्द--नारद, सनातन | 

(२)समस्त पद--देवमुनि, देव्षिं, सनक-सनन्दन, समत्‌ कुमार | 

कामदेव--(१)एकाकी शब्द-- अनंग, कंदप, काम, कामू, मदन, मनसिज, मनोमव, 
मनमथ, मैन (मयन), मैना (मयन) | 

(२) समस्त पद--अंग रहित, कामदेव, मकरध्वज, रतिकांत, रतिनाथ, रतिपाल, रतिमबन 
सिंह, रतिभानु, रतिराम, रतीश, रागदेव । 

ख--मूल--शब्दों की निरुक्ति-- 
सरस्वती, मनोरमा--तात सरस्वतियों में चौथी का नाम। इन सातों के नाम--सुप्रमा, काश्- 
नाकछ्की, तिशाला, मनोरमा, सरस्वती, सुरेशु, और विमलोदका है। 

शारदा--शरत्काले पुरु यस्मान्नवभ्यां बोधिता सरैः। शारदा या समाख्याता पीठे लोके च॑ 
नामतः (आप्टेकृत संस्कृत-इंगलिश-कोश) | 

चार मानस पुत्र और नारद--देव मुनि, देवषिं, नारद“, नारद ब्रह्मा के दश मानस पुत्रों 
में से एक है जो उसकी जंधघा से उत्पन्न हुआ | वह अपनी वीणा के साथ स्ंत्र विचरण करता रहता 
है। नारद को स्मृति प्रसिद्ध है | 

सनक, सननन्‍्दन, सनतूकुमार, सनांतन--ये ब्रह्मा के चार मानस पुत्र हैं जो जन्म लेते ही 
तपस्या करने वन को चले गये | 

कामदेव, अंग रहित, अनंग--देखिए मदन-दहन शिव प्रवृत्ति के अंतर्गत | 

कंदपे--कंदर्पयामी ति मदाजातमात्रो जगाद च | 

तेन कंदपनामानं त॑ चकार चतुर्मंखः। 

कामदेव--कामदेव की उत्पत्ति।ब्रह्मा से मानी जाती है। यह देवताओं में सबसे अधिक 
सुंदर और सदा युवावस्था में रहता है | रति'सत्री और वसंत मित्र है। इसका वाहन शुक या कपोत 
है। यह अपने पंच वाणों से संसार को आहत करता रहता है| इसे शिव ने अपने तीसरे नेत्र से 
भस्म कर दिया | 


कामू-यह काम का विक्ृृत तथा कामदेव का संक्षित्त रूप प्रतीत होता है। काम त्रिवर्ग का 
अंतिम शब्द है जो भोग-विलास तथा इच्छा का सूचक है। 

मकरध्वज़--कामदेव को ध्वजा पर मकर का चिह है। 

मनसिज, मनोभव--शिव के भरम करने पर कामदेव की स्त्री रति ने बड़ा विलाप किया तो 
शंकर ने दया कर उसको वरदान दिया कि तेरा पति अनंग रूष से मनुष्यों के मन से उत्पन्न होगा। 
इसलिए कामदेव को मनोभव या मनसिज कहते हैं। 


रतिकांत--रति कामदेव की ज्री का नाम है | 
ग--गौंण प्रवृत्ति योतक शब्द--- 

सररवती 
(१) वर्गात्मक 
(अं) जातीय--सिंह 


१ नारद नाम से सात व्यक्ति प्रसिद्ध हैं| (१) बह्मा के एक सानसपुत्र (२) कुबेर के 
समाखद (३) अदंघती की सखी सत्यवती के पति (७) राम की सभा के धर्म शाख्री (९) पव॑त ऋषि 
के मामा (६) जनसमेजय-सप-यज्ञ-के एक सदस्य (७) कलह प्रिय नारद । 


९९५ अभिधान अनुशीलन 


(२) भक्ति परक--श्रानंद, चंद्र, चरण, दत्त, दास, देव, नंदन, प्रकाश, प्रसाद, बक्स, घल, 
राम, लाल, विनोद, विलास, व्रत, शरण, सहाय, स्वरूप | 


चार मानस पुत्र ओर नारद 
(१) वर्गात्मक 
(ञअ) जातीय-- राय, सिंह । 
(२) भक्ति परक--नंद, मुनि | 
कामदेव 
(१) बर्गात्मक 
जातीय--राय, सिंह । 
(२) भक्ति परक--आनंद, किशोर, कुमार, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रसाद, फल, 
बहादुर, भूषण, राम, लाल, स्वरूप | 
३--विशेष नामों की व्याख्या-- 


सरस्वती 

वागेश्वरी *--यह वागीश्वरी का अपभ्रंश रूप है | यह नाम जन्मस्थान की ओर भी संकेत 
करता है। 

शारदा बकस सिंह--इस नाम से यह सूचनाएँ मिलती हैं (१) हिन्दू मुसलिम संस्कृति का 
सम्मिश्रण (बक्स--विजातीय शब्द है) (२) सिंह शब्द से नामधारी क्षत्रिय प्रतीत है (३) शरद ऋतु 
की ओर संकेत करता है, सम्भवतः उसका जन्म काल है (४) शरद्‌ ऋतु की शुक्ल चॉदनी के समान 
नामी गौर वर्ण हो (४) सरस्वती के प्रति विशेष श्रद्धा का बोध होता है । (१) शरदा दुर्गा, 

सरस्वती--(१) वरस्वती वाणी तथा विद्या की देवी है (२) एक नदी-विशेष का नाम है । 

सावित्री--(१) सावित्री ब्रह्मा की स्त्री का नाम | (२) सत्यवान की प्रसिद्ध सती री 
का नाम | 

चार मानस पुत्र और नारद 
सनत्‌, कुमार--ब्रह्मा का पुत्र । 
कामदेब 
मैनराम--मैना--यह दोनों शब्द मदन के अपश्नंश हैं जो उन्मत्त के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 
रागदेव--अनुराग श्रर्थात्‌ प्रेम का देवता कामदेव है। 
४-समीक्षण 

सरस्व॒ती--सरस्वती मूलक नामों की संख्या अत्यंत न्यून है। अ्रधिकतर नाम पर्यायवाची 
शब्दों के आधार पर ही बने हैं जो प्रायः उसके कुछ शुणों पर ही प्रकाश झलते हैं | इनसे इतना 
ही विदित होता है कि वह ब्रह्मा की पत्नी एवं विद्या की देवी है | यह स्पष्ट है. कि शारदा के सेवकों 
की कस शिक्षित समाज में भी अत्यंत) सीमित है | ४७ नामों में केवल ५. नाम विक्ृत शब्दों 
से बने हैं । 


ब्रह्मा के मानस पुत्र--त्रह्मा के मानस पुत्रों में से पहले चार का कोई परिचय नहीं मिलता 


“मेरे गाँव-में ताऊन फैला हुआ था । सब खोग गाँव के बाहर पड़े हुए थे । मेरे पिता ने 
भो एक बाय सें अपना डेरा डाला, वहीं मेरा जन्स हुआ । बाग में उत्पन्न होने से मेरा नाम वगेसर 
पढ़ा जो बाद को बागेश्वरी हो गया। (बागेश्वरी प्रसाद) । 


त्रिदेव वंश ११७ 


है। सनक-सनन्दन दो नामों के योग से बना हैं| सनत्‌कुमार नाम ब्रह्मा की ओर संकेत करता 
है। देवमुनि एवं देवर्षिं उपाधियों से विभूषित नारद के विषय में।इतना ही ज्ञाव होता है कि वह 
देवताओं में मी विशेष सम्मानित है। कामदेव ब्रह्मा का पुत्र, रति का पति तथा प्रेम का देवता है | रूप 
में अत्यंत सुंदर है | शिव ने उसको भस्म कर दिया था तत्र से वह अंग रहित है । उसकी उत्पत्ति 
मन से होती है और उसकी पताका पर मकर का चिह्न है। 
लक्ष्मी 

(१) गणना 

क--क्रमिक गणना 

(१) नामों की संख्या ५७ 

(२) मूल शब्दों की संख्या १८ 

(३) गौण शब्दों की संख्या २६ 

ख--रचनात्मक गणना 

एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम योग 

३६ ११ धूप 
२) विश्लेषण 
क--मूल शब्द्‌-- 
(१) एकाकी--अमला, कमला, कमली, पदमा, रमा । लक्ष्मी, लच्छुमी (लक्ष्मी), लच्छी 
(लक्ष्मी), लच्छू (लक्ष्मी) लछी (लक्ष्मी), लोला, श्री, सिरिया (भ्री)। 

(२) समस्त पदी--केश्वरी, धनेश्वरी, नारायणी, मुनेश्वरी, हरिप्रिया। 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

केश्वरी--यह समस्त पद क--ईश्वरी (क धन और जल के श्र्थ में आता है) अतः केश्बरी 
लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

नारायणी--नारायण विष का नाम है। इसलिए लक्ष्मी को नारायणी कहा गया है। 

मुनेश्वरी--मुनीश्वर विष्णु का नाम होने से लक्ष्वी को मुनेश्वरी कहते हैं । 

लक्ष्मी--समुद्र मंथन के समय १४ रत्नों के साथ लक्ष्मी का प्रादुर्माव हुआ, बह धन की 
देवी एवं विष्णु की प्रिया है | 

ग--गौण प्रवृत्ति योतक शब्द-- 

(१) वर्गोत्मक--( १) जातीय--खय, सिंह । 

(२) सम्मानार्थक--(अ) आदर सूचक--बाबू , श्री। (आ) उपाधि सूचक--आचार्य । 

(३) भक्ति परक--अ्राकर, आनन्द, किशोर, कुमार, चन्द्र, चरण, दत्त, दयाल, दास, पद, 
प्रकाश, प्रपन्न, प्रसाद, बक्स, भूषण, मल, लाल, वंश, विलास, शरण, सेवक | 

(३) विशेष नामों की व्याख्या-- 

लोलादास--चंचल प्रकृति होने के कारण लक्ष्मी का नाम लोला हुआ १ 

श्रीप्पन्नाचाये--श्री, धम, अर्थ तथा काम को देनेवाली लक्ष्मी है। भक्त इनकी प्रासि के 
लिए. उसकी शरण आया है| आचार्य उपाधि-सूचक है। 

हरिप्रिया--लक्ष्मी 





) पुरुष पुरातन की तिया क्‍यों न चंचला होय । 


र््रुप्य खरांभधान अनुशीलन 


(४) समीक्षण--- 

नामों के विषय में विधु भगवान्‌ कीभार्या मगवती लक्ष्मी की दशा संतोष-जमक नहीं है | 
उनकी लोकप्रियता की दृष्टि से यह नामो की संख्या इतनी अल्प है कि इससे उनके कथानक का इतना 
ही ज्ञान मिलता है कि वह धन की देवी तथा विष की ज्रीहैं | उनका सम्बन्ध कमल तथा जल से 
है | यह नाम उसके गुणों के सूचक हैं | शुद्ध स्वरूप होने से अमला, कमल में निवास करने से कमला- 
प्रा, आनन्द देने से रमा, धन, अम्युदय तथा सौंदर्य की देवी होने से लद्मी; चंचल स्वभाव होने 
से लोला और धर्म-अर्थ-काम इन तीनों वर्ग के देने के कारण श्री नाम पड़ा । लक्ष्मी का अपना 
व्यक्तित्व विष्णु के व्यक्तित्व में अंतर्हित हो गया है। 


पावती 

(१) गणना 

कू--क्रमिक गणना-- 

(१) नामों की संख्या ५२८ 

(२) मूल शब्दों की संख्या १८६ 

(३) गौण शब्दों की संख्या ५६ 

ख--रचनात्मक गणना -- क्‍ 
एक पढ़ी नाम ठिपदी नाम श्रिपदी नाम चतुष्पदी नास पंचपदी नाम षटपदी नाम योग 


डे६ ३४१ १३१५ १४ र्‌ १ पूरट 
२---विश्लेषण 
क--मूल-शब्द्‌ 


(१) एकाकी--अंबा, अंबिका, अन्नदा, अफला, अमया, अमला, अलोपी, आद्या, आनंदी, 
आया, आशा, आसा, इल्ला, ईश्वरी, उमा, कमच्छा, कलईं, कलिया, कल्याणी, कांता, काति, कात्या- 
यनी, कामाक्षा, कामाख्या, कालका, कालिका, काली, केवला, केशी, कौमारी, कोशिकी, क्षमा, खिमई 
खिम्मन, खिस्‍्मा, खेम, खेमा, गायत्री, गिरिजा, गोला, गोलैवा, गौरी, चंडिका, चंडी, चंडू, चंद्रिका 
जयंती, जयकरी, जया, जालपा, जाली, जती, ज्योत्स्ना, ज्वाला, ज्वाली, तमात्या, तारा, तारिणी, 
त्रिशुणा, दक्खी, दक्खिनी, दाक्षायणी, दुरगाई, दुर्गा, देवी, धूम, (धूम्रा), नंदा, नारायणी, नित्या, पावंती 
पूर्णा, पूर्वी, बाला, ब्राह्मी, भगवती, मकानी, भालदा, भीमा, मैरवी, मंगला, मतई, मतोले, मनसा, 
मसानी, मसुरिया, मा, माई, माता, मातृ, माधवी, माया, सैया, रानी, रुद्री, ललतू, ललिता, 
लालता, विजया, विरजा, शंकरी, शक्ति, शाकंबरी, शांता, शांति, शिवा, शीतला, संकट, संकठा, 
सतई, सती, सत्तन, सत्ती, सत्या, सितलू, संदरी, हिरैया, हीरा | 

(२) समस्त-पदी--अखिलेश्वरी, अनंतेश्वरी, अन्नपूर्णा, अमरेश्वरी, अष्टभुजा, इच्छा- 
पूरन, ऋषेश्वरी, कटेश्वरी, कमलेश्वरी, कामेश्वरी, खंडेश्वरी, गगेश्वरी, गुंजेश्वरी, शुप्तेश्वरी, शुद्ये- 
श्वरी, जगदंबा, जगदंतिका, जगदीश्वरी, जगमाता, जगेश्वरी, जनेश्वरी, जलेश्वरी, तपेश्वरी, तारके- 
श्वरी, तुंगेश्वरी, तेजेश्वरी, निश्वुवनेश्वरी, दुर्गेश्वरी, नरवदेश्वरी, पटेश्वरी, परमेश्वरी, वालेश्वरी 
विदेश्वरी, विजलेश्वरी, भद्रकाली, भागेश्वरी, मुवनेश्वरी, मंगलेश्वरी, मनगौरी, मनपूरन, महामाया 
महारानी, महाबिया, महेशी, महेश्वरी, मामेश्वरी, माहेश्वरी, मुनेश्वरी, मैंजू, राजराजेश्वरी 
राजेश्वरी, रामेश्वरी, लक्षमेश्वरी, बिध्यवासिनी, विध्येश्वरी, विजयलचक्ष्मी, विश्वंविका, वीरेश्वसी 
शिवमाया, शिवशक्ति, सतनेश्बरी, सवशक्ति, सर्वेश्वरी, सिद्धेश्वरी, सिंहचाहिनी, सरेश्वरी, हरेश्वरी | 
ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ :-- 

(१) रचनात्मक--पाव॑ती के मिन्न-मिन्न नामों कौ रचना प्रायः इस प्रकार हुई है :-- 

(१) जीवमातृका के साम--अमला, (विमला), कमलैश्वरी (पद्मा), नंदा, मंगला, 
मंगलेश्वरी । 

(२) माठ॒काओं के नास--कौमारी, नारायणी, ब्राहझी, माधवी (वेष्णवी), माहेश्वसी | 

(३) नव कुमारियों के नाम--कल्याणी, कली, चंडिका, चंडी, दुर्ख 


१२७० अमभिधान अनुशीलन 


(४) नंब दुर्गा के नाम--कांत्यायनी, पावती । 

(५) नव शक्तियों के लाम--जया, माया, विजया, संद्धेश्वरी (विशुद्धा) । 

(६) महाविद्याओं के नाम-- काली, तारा, धूम (धूम्रा), भुवनेश्वरी, मैरबी । 

(७) निवासस्थान से सम्बंधित नाम--दक्खी, दक्खिनी, नवदेश्वरी, पूर्वी, विदेश्वरी 
मसानी, मिथिलेश्वरी, रामेश्वरी, विध्यवासिनी, विध्येश्वरी, सतने श्वरी । 


(८) शिव के नामों के सत्रीलिग--अ्रनंतेश्बरी, अभया, अ्रमरेश्वरी, अखिलेश्वरी, ऋषेश्वरी 
कठेश्वरी, कमलेश्बरी, कामेश्वरी, खडेश्वरी, गगेश्वरी, गुप्तेश्वरी, शुल्येश्वर, जगेश्वरी, जनेश्वरी 
जलेश्वरी, तपेश्वरी, तारकेश्वरी, तंगेश्वरी, तेजेश्वरी, त्रिभुवनेश्वरी, दुर्गेश्वरी, नवदेश्वरी, पटेश्वरी 
परमेश्वरी, वालेश्वरी, विजलेश्वरी, भवानी, भागेश्वरी, भ्रुवनेश्वरी, भैरवी, मंगलेश्वरी, महेशी 
महेश्वरी, मामेश्वरी, माहेश्वरी, मुनेश्वरी, राजराजेश्वरी, राजेश्वरी, रामेश्वरी, रुद्री, लक्ष्मेश्वरी 
वीरेश्वरी, शिवा, सर्वेश्वरी, सिद्धेश्वरी, सरेश्वरी । 

(६) शेष नाम शुण और कर्म का परिचय देते हैं। 

(२) पर्य्यायवाचक शब्दू--इन नामों की रचना में किसी अन्य पर्यायवाचक शब्द की 
सहायता नहीं ली गई है । 


(३) विकसित शब्दों के तत्सम रूप :-- 
विकसित तत्सम विकसित तत्सम 
आसा आशा दुरगाई दुर्गा 
इच्छापूरण इच्छापूर्ण धूम धूमा 
कमाघ्छा कामाक्षी मतई, मतोले माता 
कलई, कलिया काली मनपूरन मनपूर्णा 
मैजू माता जी 
खिमई-, खिम्मन, खेम खेमा (त्षेमा) ललतू, लालता ललिता 
गोलैया गोला शाकवरी शाकम्मरी 
चंड्ू चंडी संकठा संकटा 
जाली ज्वाला सतई, सफ्तन, सत्ती सती 
जेंती जयती सितलू शीतला 
ज्वाली ज्वाला हिरिया हीरा 
दक्खी, दक्खिनी (दक्षिणी) 


(४) विजातीय ग्रभाव--पार्वती के नामों पर कोई विजातीय प्रभाव इष्टिगोचर नहीं होता । 
(४) पावेती की बीजकथा-- 

जन्म - पव॑त कन्या 

रूपाकृति--गौर वरण अ्रष्ट भ्ुजा आदि 

पति--शिव 

पुत्न--गर्णेश, स्कंद 

वाहन--सिंह 

त्रिमूतें--विध्यवासिनी, कामाख्या, ज्वालादेवी 

गुणु--बहुशुणाल॑कता 

कार्ये--भक्तों का रक्षण तथा दानवों का दलन 





पाव॑तों १२१ 

अवेतार--दुष्ठों का दमन करने के लिए नाना रूप । 

ग--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

आदा--तन्त्रोक्त दुर्गा देवी--यह सत्ययुग में छुन्द्री, त्रेता में भुवनेश्वरी, द्वापर में तारिशी 
श्रोर कलियुग में काली कहलाती है । 

आशा *--हरिद्वार स्टेशन से थोड़ी दूर रेलवे लाइन की दूसरी ओर एक पहाड़ी पर आशा 
देवी का सुन्दर मंदिर है। 

उस्ा--ओ्रोः शिवस्य मा लक्ष्मीरिव, उ शिवं माति मन्‍्यते पतित्वेन वा (तक० वाच०) 

कालिदास ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है। उमेति (तप न करो) मात्रा तपसो निषिद्धा, पश्चादु- 
माख्या सुमुखी जगाम (कुमार सं -१-२६) 


कमच्छा, कामाज्ञा, कामाख्या--कामरूप की एक प्रसिद्ध तन्‍्त्रोक्त देवी का नाम है। 
कात्यायनी--नव दुर्गाओ में से एक। 





१--पुरुषों के पावंती आदि खीसंज्ञक गौणप्रवृतिहं।न नांस लिग-सेदु के कारण बहुधा 
श्रमोत्पादक होते हैं । गोदावरी या कमला नाम से खी का ही बोध होगा । कुछ व्यक्ति कन्याओं 
के मिथिलेश जैसे पुरुषवाची नाम रखने लगे हैं। इन नामों में कुमारी भादि गोण प्रवतियाँ न 
जोड़ी जाय तब तक यह जानना कठिन होगा कि वह किसी लड़की का नाम है। सरोज जैसे नाम 
रस्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं। इन तीनों प्रकार के नामों से संज्ञी के यथार्थलिग का 
परिचय नहीं मिलता | वस्तुतः ऐसे अधूरे नामों में पूर्ति के लिए एक गौय पद लगाने की आकांचा 
रहती है । 

इस विषय में देनिक पत्रिक्रा में एक रोचक घटना का उल्लेख हुआ है । आकारांत दोने 
के कारण या जावित्री से जबिता उपमान के साइश्य पर साविन्नी का विकसित रूप मानने के 
कारण सविता नाम ने कितने ही व्यक्तियों को भ्रम में डाल दिया । विद्यार्थी का सविता (सवितृ 
पुं०-सूर्य) नाम घुनकर कक्षा के विश्ञान्त अध्यापक उसे विद्याथिनी समझकर चोंक पड़े । एक 
सम्बाददाता ने सविता नाम के दूसरे सम्वाददाता को महिला समझ लिया । उसी पत्र में सविता 
नाम के सम्बन्ध में यह चुटकुला भी दिया हुआ है :-- 


हमारे साथ एक मितन्न अपिता ( ख्री संज्ञक नामधारी ) सुकर्जी रहते थे। एक दिन डाक 
से उनका एक लिफाफा आया, उसके ऊपर गेषक का नाम सविता लिखा हुआ था। मित्रों ने 
सुकर्जी बाबू को पत्र देते हुए कोतूहलवश पूछा “यह कौन युवती है” ? “ओह मेरे पिताजी !” 
विस्मित मुकर्जी बोले । 


50080708 82280, 08. 58706 ६68०67-20778890 6608 ६000 घ5 प्र०णप 8 प्रध्वा8 
52809६%' ० एंड ए०प7६8 8500 ९०प्राप580 8 970768807 7 ४५ ४0855 70 ६४6 88778 क्ष8४ए 85 
| 983 92889 09008 0०00/0860 9&ए (96 8&॥778 02776 660 98 ९0776500706४9४ 079 + ६00६ 
607 9 ]209 'चरठछ, 5. 3०० 250/0 ऐएणए 009 &|7907 (0६ 00609) 36४08 8. छ7!97 
50795 

80776 ६978 7280२, 8 980 8 (7690 ए्रदए0त0 3709 'शैपार67९४ 79 779 0घ87(878--+ 
70 8 ]809, 06 00प7७8,. 098 689, 06 8० 9 !6087 870 (78४ 8४४१७: क्षृ&5 58279 
शयायाटा]९७ तरएदा0 0ए०१6०म 79 ए789 8ए०थयाएड़ जोक 79 ए6प८790.. ४0793 800 6 
[80080 0५७४ ६0 श्रिफ ६6 क्‍60087, ४४6९7 ए ंग्रवर्णाधंधए७ 800प  क्ष70 वां 8४ ग्र॥780 527६9 
ज25, 96 पर ढए इच्छा 60; 09, णज विष (5, 5, ए&स59) 

55 


१२२ अभिधान अनुशौलेन 

कामेश्वरी--तंत्र के अनुसार एक भैरबी का नाम है, कामाख्या की पॉच मूर्ति में से एक) 
हे काली, कालिका--पावती की देह से जब कोशिकी निकल आई, तब पाध॑ती काली हो गई 
ओर कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय पर रहने लगीं | काली ने महिषासुर, चडमुंडादि प्रबत 
राक्षसो का वध किया 

कौमारी, नारायणी, त्राह्मी, माधवी, माहेश्वरी--यह देवो की शक्तियाँ दुर्गा के मिन्न- 
मिन्न रुप हैं। स्वामी कार्तिकेय से कौमारी, नारायण से नारायणी, अज्मा से ब्राह्म, माधव से माधबी, 
महैश्वर की शक्ति माहेश्वरी प्राढुभत हुई । 


कौशिकी--शिवा देवी पारव॑ती के शरीर कोश से प्रादुभ त होने से कोशिकी कहलाई । 

खिमई--कुशम क्षेम करनेवाली पाञती । 

गुजेश्वरी--अरुण दैत्य को मारने के लिए. असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करने से देवी का 
नाम भ्रामरी (गुंजेश्वरी) हुआ । 

ज्वाला--ज्वाला देवी का स्थान नगरकोट (पंजाब) है। यहाँ कई स्थानों पर प्रथ्वी के भीतर 
से आग की लपटें निकलती हैं । 


त्रिगुणा--सत, रज, तम तीनों शुझों में व्याप्त होने से पावंती को जिशुणा कहते हैं। 
तेजेश्वरी, राजेश्वरी और काली यह क्रमशः तीनों शुणों के तीन रूप हैं । 


दुर्गों--दुर्ग दैत्य को मारकर दुर्गा कहलाई । 

नन्‍्दा--इसका असली नाम योगमाया है। नद के यहाँ उत्पन्न होने से देवी का नाम 
नन्‍्दा हुआ | 

भीमा--मुनियों के स्क्षार्थ भयानक रूप धारण कर हिमालय पर राक्षसों का भक्षण किया 
इसीलिए, भीमा नाम पड़ा | 

मसुरिया, महारानी, शीतल्ञा--मसूरिका का विकसित रूप मघुरिया है जो चेचक के अ्रर्थ 
में आता है। शीतला तथा महारानी मी उसी अर्थ के बोधक हैं | यह देवी इन रोगों से रक्षा करती है। 

मैधा--सब शाल्त्रों का मम जानने से मेधा। 

लज्जा--सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है। 

शाक॑मरी--वर्षा न होने से दुर्भिक्ष काल में देवी ने अपनी देह से शाक उत्पन्न कर संसार 
का भरण पोषण किया, इससे वह शाकंभरी के नाम से विख्यात हुईं | साँमर मील के आस-पास का 
प्रदेश शाकंभर प्रांत कहलाता था जहाँ पर इस देवी का एक मन्दिर है । 

शिवा--देवताओ्रीं के तेज से सहखभुजा शिवा देवी उत्पन्न हुई । 

घ--गौण शब्द-- 

(१) वर्गात्मक--जातीय--राय, सिंह 

(२) सम्मानार्थक (अर) आदरसूचक--जू , बाबू , श्री (आ) उपाधि-राय, लाल | 

(३) भक्तिपरक--श्रमिनंदन, आनन्द, औतार, किंकर, किशोर, गुलाम, चंद्र, चरण, जीत, 
यहल,* तनय, दत्त, दयाल, दशन, दहल, दान, दास, दीन, नन्द, नन्‍्दन, निवाज, पलट, प्रकाश, 
प्रताप, प्रपन्न, प्रसाद, फल, फेर, बकस, बदल, बहादुर, भीख, भूषण, मणि, मल, मूर्ति, रतन, रन, 
राज, रूप, लाल, विशाल, शरण, सहाय, संदर, सेन, सेवक, खरूप 

ऊ--गौण शब्दों की विववति-- 

अमिनन्दन--भक्त प्रशंसात्मक वाक्‍्यों द्वारा अपने इष्टदेव के प्रति हृदय का हे -प्रकर॑ 

करता है । 


री 


पाव॑ती श्श्३ 


किंकर-- यह दास के अर्थ का बोधक है। भक्त की दास्यासक्ति प्रकट करता है। 

दहल--इसका अर्थ सेवा है, दास्यासक्ति का सूचक है । 

दृदक्ष--विनय भक्ति की सात भूमिकाओं में से मय दशन भी एक भूमिका है जिसमें नीव 
को भब दिखाकर इष्क्देव के सम्मुख लाते हैं | 

दान--यह राजपुताने में दत्त के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। 

निवाज--यह बिचातीय शब्द दया के अर्ज में आता है । 

फैर-...इससे अंधविश्वास प्रकट होता है। निन स्त्रियों के बच्चे जीवित नहीं रहते वे अपने 
बच्चे को देवो को समपंण कर पालने के लिए माँग लेती हैं | भीख से भी यही भावव्यक्न होता है। 

सेल--अआआआश्रित के अर्थ में आता है और भक्त की आत्म-निवेदनासक्ति प्रगट करता है | 

४-- सम्सिश्रण--शिव, हरि | 

शिव--शिव पावंती का पति-पत्नी का सामाजिक सम्बन्ध है। 

हरि--पाव॑ती को विष्णु-माया कहा गया है । 

३--विशेष नामों की व्याख्या 

अन्नदा प्रसाद, अन्नपूर्णो दत्त--अन्नदा अथवा अन्नपूर्णा भी पावंती का रूप है। शिव अपने 
परिवार का भिक्ता से पालन करते थे। एक दिन किसी कारण वे भिक्षावत्ति को न जा पाये। पहले दिन 
की सामग्री भूखे बच्चे, गणेश का चूहा तथा कार्तिकेय का मोर खा गये | इससे परिवार के अन्य 
मनुष्य सूखे रह गये | शिव इस चिता में निमग्त थे कि अन्य देव तो आनन्द कर रहे हैं और 
मै भूलों मर रहा हैँ । उसी समय नारद आ पहुँचे । उन्होने बताया कि यह सब संकट पावती के 
कारण है क्योकि शुभ पत्नी के साथ सम्पदा आती है और अशुभ के साथ आपदा । विष्णु को 
देखिए, लक्ष्मी से ब्याह कर आनग्द कर रहे हैं। इतना कहकर नारद चिंताकुल पावंती के पास पहुँचे। 
देवी ने भी अपनी इस विपदा का कारण पूछा तो नारद ने कहा यह सबच्च दुख शंकर के कारण है 
क्योंकि योग्य पति अपने परिवार का अच्छी तरह पालन करता है। सरस्वती को देखिए वह ब्रह्मा से 
ब्याह कर ब्रह्मलोक में बड़े आनंद से रह रही हैं। पाती ने अपने स्वामी को त्यागने का निर्णय 
कर लिया । दूसरे दिन जब शिव भिक्षाटन के लिए. गये तो वे अपने बच्चे ले कर अपने पिता के 
घर जाने को उद्यत हुईं | इतने में नारद आ गये, उन्होने कहा कि यद्यपि शंकर में अनेक अवशुरण हैं 
तथापि उनमें कुछ विशेषताएँ भी हैं जो अन्य देवो में नहीं पाई जाती । मुनि ने पाती को सुक्काया 
कि शिव से पहले वे स्वयं उन ग्रहों में जाकर भिक्षा माँग लावें जहाँ से शिव लाते थे। इसका परिणाम 
यह हुआ कि उस दिन शिव को खाली हाथ ही लौटना पड़ा | तब पाब॑ती ने अपनी भिक्षा से शड्भर को 
भोजन कराया । महादेव ने अपनी पत्नी से अत्यंत प्रसन्न हो ऐसा गूढालिंगन किया कि वे दोनो 
एक हो गये और अर्द्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए | उस समय से पाती का नाम अन्नपूर्णा पड़ा । 

अलोपीदीन--यह किम्बदन्ती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी प्रयाग में पहुँचकर देवी को स्पर्श 
करने का प्रयत्न करने लगा तब देवी की मूर्ति उसके अपवित्र करस्पर्श से बचने के लिए, मंदिर से 
लोप हो गई | आजकल मंदिर के गर्भ में एक छोटा सा गत है जिसकी भक्त पूजा किया करते हैं । 

गुह्य श्वरी--शुह्य शिव का नाम है। पुराणों के अनुसार त्रिदेव भी पाव॑ती के उपासक माने 
जाते है । कदाचित्‌ शुह्य से गुह का अमिग्राय हो। इस दशा में शुह्येश्वरी स्कंद माता पाव॑ती हैं । 

धूमवहादुर--धूम्रा या धूमावती पावंती का नाम है, इसलिए; यह शिव का नाम हुआ | 

मस्स-यह मसुरिया का सूक्ष्म रूप है। मसुरिया का मन्दिर इलाहाबाद के जिले में इमिलिया 
में है जहाँ देवी का बड़ा भारी मेला लगता है। 

महाविद्या--बह तंत्र की दस देवियाँ हैं जिनके नाम ये हैं---काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी 
भैस्वी, छिन्रमस्ता, धुमावती, मंग्ला, मातगी और कमहाण्मिवा | ये सिद्धियाँ महाविद्या कहलाती हैं । 


खजआ।भय।५ धंपुरालन 


भाताबदुलल--झू तसंतान के पश्चात बज कोई जन्म ले जाता हैं इस नाम से यह है। वो 


उसका इस प्रकार का नाम रख लिया जाता है इस नाम से यह विश्वास व्यक्ति होता है कि देवी ने 
इतबालव के बदले में एक दूसरा बालक मेज दिया है। 


गरैजू-माई + जू से मिलकर बना है| मा जी का विक्षत रूप है । 


शक्ति--प्रधान शक्तियाँ आठ हैं-...इन्द्राणी, वैष्णवी, अह्लाणी, कोमारी, नारतिही, वाराही, 
माहेश्वरी और मैरवी हैं | तंत्रों में शक्ति-पूजा का माहालय तथा विधान है। शक्ति के जपासक 
शाक्त कहलाते हैं। 

४०-समी ज्षण-- 

पाव॑ती की गणना पंच देवों में की जाती है। यह अपने अलौकिक कारयों से सर्व साधारण 
में इतनी विख्यात हो गई हैं कि देवी तथा माता इनके लिए रूढ़ शब्द हो गये हैं । मनुष्यों भे इनके 
अनेक गुणों के कारण ही इनके नाना खरूपों की कल्पना कर ली है। शिव के सहश इनमें भी 
वैधर्म्य गुण पाये जाते हैं | कहीं कल्याणी हैं, तो कहीं चंडी और काली । इतनी अनेकरूपता महादेव 
के अतिरिक्त अन्य किसी देव में नहीं पाई जाती | भयंकर दैत्य जब देवों को उत्पीड़न करने लगे तो 
इन्होंने विकट रूप धारण कर उनका संहार किया | चेचक के प्रकोप में आमीण |जनता मघुरिया या 
शीतला की ही सहायता से अपने को सुरक्षित सम्रभती है। भूत प्रेत की बाधा में स्त्रियाँ देवी की ही 
शरण लेती है। अपनी दयालुता के कारण ही ये न केवल माता का, अपितु जगदस्बा का पद प्राप्त 
कर चुकी हैं । पीड़ितों के आत॑नाद से ये शीघ्र द्रवित हो जाती हैं, किन्तु दुर्दाम्त दैत्यों के लिए ये 
चंडी, चंडिका तथा चामुंडा का विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यह संग्रह सरस्वती तथा लक्ष्मी 
को अपेक्षा अधिक विकसित और विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आदिशक्ति महामाया के 
लोकोत्तर चरित्र का चित्रण अच्छा हुआ है । 


पाव॑ती गिरिराज हिमालय की कन्या हैं | इनका व्याह शिवजी से हुआ | सौम्य रूप में सुन्दर 
तथा तेजस्विनी हैं, सब मंगल की देनेवाली, करुणा की मूर्ति एवं कल्याणकारिणी हैं, माता के सहश 
प्रत्येक संकट के समय ये मनुष्यों की सहायता करती हैं | दुर्भिक्ञ में अन्नदा, अन्नपूर्णा तथा शाकंभरी 
हैं, चेचक के प्रकोप में मसुरिया तथा शीतला महारानी हैं | यहाँ तक कि समस्त आशाओं तथा 
इच्छाओं को पूर्ण करती हैं | दुढ््॑ध दानवों को विध्यंस करने के लिए अनेक रूप धारण करती हैं| 
इनके अष्टभुजा हैं और स्कंद तथा गणेश की माता है, सिंह उनका वाहन है, सती रूप से यह पुनः 
शंकर के साथ ब्याही जाती हैं | कैलाब के अतिरिक्त इनके तीन मुख्य निवास विध्याचल, नगरकोंट 
(पंजाब) तथा कामरूप प्रसिद्ध तीर्थ बन गये हैं | महादेव के समान यह भी विभिन्न स्थानों पर आप 
विशेष की देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं | दुर्गा समशती में इनके रूप, लीला एवं माहात्म्य का 
विशद्‌ वर्णन पाया जाता है। यद्यपि इनका ललिता सहलनाम प्रसिद्ध है तथापि यह अभिधान- 


से लोक में यसिद्ध हो गई हैं यथा कड़े की देवी, पाटन की देवी | अतः मनुष्यों ने उन स्थानों पर ही 


* किसी कसी का मत है कि दो सतबत्सा माताएँ आंपस में एक दूसरे के नवजात शिशु 
को पालने के लिए बदल लेती हैं। बच्चों के इस अकार बदलने से डनकी माताएँ भी बदल जाती 


है। पड़ी बदल भाई! की तरह वे दोनों बालक माता बदल भाई हुए । इस विनिमय में जातक 
को दीघायु की भावना निदित रहती है | 


स्कंद्‌ १२५ 
नाम रखना आरम्भ कर दिया यथा कड़ेदीन, पाटनदीन | यद्यपि भक्तों की भावना देवी की ही श्रोर 
है किन्तु उसका कोई नाम न होने के कारण उनको विवश होकर ऐसा करना पड़ा। पाग्नदीन से 
उनका अमिप्राय वस्तुत: पाठन की देवी से ही है | पाठन तो एक बहुत हो नगण्य स्थान थाजों 
देवी के संसर्ग से पुण्य स्थान की कोटि में आ गया है इस प्रकार बहुत से नाम इस समुदाय से 
पृथक हो गये । नामों की न्‍्यून संख्या का हेतु यह भी है कि सरस्वती, लक्त्मी तथा पार्वती के अनेक 
नामों में समानता पाई जाती।है, इससे कुछ नाम यहाँ से हटाकर इन देवियों के नामों में समाविष्ट 

कर दिये गये हैं। महोब्या के प्रसिद्ध बीर आल्हा की पूजनीया मैहर की देवी का नाम शारदा है 
जो कि वस्ठतः भगवती शिव शक्ति,की ही प्रतिकृषति है । किठु लोक में शारदा का अर्थ सरस्वती ही विशेष 
प्र चल्ति है। अतः हमने ऐसे नामों वा उल्लेख सरस्वती में करना ही,उचित समझा । इसी प्रकार लक्ष्मी 
के मामों को भी समझना चाहिए |चौथी बात यह है कि कहीं-कहीं ख्रीलिंग रूपो को विकृत रूप 
मानकर उनकी गणना शिव में करदी जाती है क्योंकि राजेश्वर को कभी-कभी राजेश्वरी कहकर भी 
पकारने लगते हैं । 

एक बात ओर भी सम्भव है कि इस गवेषणा में स्त्रियों के नाम सम्मिलित नहीं किये गय्ने। 
महादेवी, कलावती आदि पावंती के अनेक नाम महिलाओ में प्रसिद्ध हैं किन्तु पुरुषों में प्रचलित 
नहीं हो पाये | इन सबके संकलन होने पर ललिता सहख नाम प्रखुत हो जाता इसमें कोई आश्चर्य 
नहो । शक्ति के उपासक शाक्त कहलातेहैं, जो पंच मकार के अत्यन्त प्रेमी होते है | यह संप्रदाय तंत्र 
शास्त्र को अपना धर्म ग्रंथ मानता है। तंत्र चूड़ामणि में ५१ शक्तिपीठो का वर्णन किया गया है। 
जहाँ-जहाँ सती के अंग-पात हुए वहाँ-वहाँ एक शक्ति तथा उसका रक्षक एक मैखव प्रादुरभत हुए । 
इस प्रकार ५१ शक्तियों की उपत्ति हुईं । अनेक नामों |की रचना इन्हीं शक्तियो के नाम से भी हुई 
है| विभिन्न वर्ग की इतनी देवियों का परिचय।इन नामों से मिलता है । 

१--विधान पारिजात में वर्णित जीवों का पालन-पोषण तथा कल्याण करनेवाली सात जीव- 
मातृकाएँ इन नामो में अद्लित हैं । 

२-देवी पुराणान्तर्गत १२ देवियो में से ११ संकलन में सम्मिलित हैं। 

३--षडानन को दूध|पिलानेवाली मातृकाओ में से पॉच यहाँ पर उपस्थित हैं| 

४--हिन्दुओ में नवरात्र में नव दुर्गापूजा होती है | उनमें से चार दुर्गा इस नाममाला में 
व्यवह्गत हुई हैं । 

५---नव शक्तियों में से सात का नाम यहाँ पर पाया जाता है। 

६--नव कुमारियों में से ६ यहाँ संकलित है । 

७--तंत्र की दश महाविद्याओं में से ६ का उल्लेख इस संग्रह में पाया जाता है | 

८--६४ योगिनियो में से अनेक के नाम इसमें सम्मिलित हैं । 


फे 


स्क्द 
१--गणना 
कृ--क्रमिक गणना-- 
(१) नामों की संख्या--७५ 
(२) मूल शब्दो की संख्या--१६ 
(३) गौण शब्दों की संख्या--३२ 


ख--रचनात्मक गणना-- 
एकपदी नाम, द्विंपदी नाम, त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, योग 
र्‌ १ दर र्‌ ७४ 


०--विश्लेषण 
क - मूल ग्रवृत्तियोतक शब्द :-- 
(१) एकाकी--कंद (स्कंद), कातिकेय, कुमार, स्ुकुमार, स्कंद 


(२) समस्तपदी--अग्निकुमार, अग्निद्वाल, चंद्रवदन, चंद्रानन, चमूपति, तारकजित, 
मोरदेव, शक्तिधर, श्यामकार्तिंक, "ड्जदन, सन्मुख (घस्मुख) सेनपाल, सेनापति, स्वामि कार्तिकैय | 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

अग्निकुमार, अग्निलाल, कार्तिक, कार्तिकेय, षड़वदन, सन्मुख--एक बार शिव- 
पाव॑ती एकांत में प्रेमालाप कर रहे थे | उस समय अग्नि पारावत का रूप धारण कर उनके समीप 
पहुँच गया, तो शिव ने अपना तेज उस पाराबत में डाल दिया | अग्नि ने उसको सहन न कर सकने 
के कारण गगा में गिरा दिया। वहाँ स्नान करने छः कत्तिका आई थीं | उनहै छः पुत्र हुए जो 
किती दैवी शक्ति से मिलकर एक हो गये, इसलिए उनके छै सिर, बारह हाथ और बारह आँखें हैं । 

चमूपति, सेनपाल, सेनापति--स्वामि कार्तिक देवताओं की सेना के नायक माने जाते है | 

तारकजित--तारकासुर का कार्तिकेय ने वध किया था | 

मोरदेव--स्वामि कार्तिकेय की सवारी मोर पक्षी है । 


ग--गौण शब्द :- 
(१) बर्गोत्मक :-- 
(अ) जातीय--सिनहा, सिंह | 


(२) सम्मानार्थक 
(आ) उपाधि--सूचक---लाल 


(३) भक्ति परक--श्रजय, अतुल, अद्रि, अनूप, कांत, कुमार, चंद, चरण, जयबंत, जितेंद्र, 
वरुण, तेज, दास, धन्य, नव, नवीन, पुनीत, प्रकुनल्ल, प्रभु, प्रशान्त, प्रसन्न, प्रसाद, बाल, मंजुल, 
मनोहर, ललित, विजय, स्वामि, स्वामी | 

घ--सम्मिश्रण--आशुतोष, काली, गिरिजा, चक्र श्वर, प्रसन्न (शिव) ,भूतेन्द्र, महादेव, महैश, 
यतींद्र, वीरेश्वर, शंभू, शिव, शिवेन्द्र, शैलजा, शैलेंद्र, शैलेश, सतीद्र, सतीश । 


समीक्ष ण॒ 


दक्षिण भारत में स्वामि कार्तिकेय का विशेष महत््व माना जाता है। यहाँ वे सुब्रक्षण्य नाम 
से प्रसिद्ध हैं। गुण तथा कार्य सीमित होने के कारण इनके नामों की संख्या भी अत्यंत परिमित है | 
नहुंघा नाम शिव अथवा पाव॑ती के पर्यायवाची शब्दों में कुमार जोड़कर बना लिये गये हैं। स्वतंत्र 
नामों की संख्या केवल १६ है। इनका परिचय इस प्रकार है। देवताओ्रो का सेनाध्यक्ष बीर स्कद 
शंकर-पावंती का पुत्र है। रूप में सुन्दर तथा तेजस्वी है । चंद्र सहश उसके षस्मुख हैं | शक्ति उसका 
अस्त्र और मयूर वाहन है। उसकी ज्री सेना « ( देवसेना ) है। कार्तिकेय ने तारकासुर को युद्ध में 
ईशा कर मार डाला | इस संकलन से उसका लोकप्रिय नाम कुमार प्रतीत होता है । 


गणेश 


१--गणंना 
(क) क्रमिक गणना-- 
(१) नामो की सख्या--११४ 
(२) मूल शब्दों की संख्या---४८ 
(३) गौण शब्दों की संख्या--३३ 
(ख) रचनात्मक गणना 
एकपदी नाम, टविपदी नाम, जिपदी नाम, चतुणदी नाम, पंचपदी नाम, पट पदी नाम 


र्‌ डरे घ्‌्ड ३ र्‌ ४ १ 
याग 
श्श्प्‌ 

२--विश्लेषण :-- 
क--मूल :-- 


(१) एकाकी--डुढ़ी, विनायक, हेर॑ंब । 

(२) समस्त पदी--उम्राशकर लाल, ऋडिनाथ, कमलाशकरलाल, कुशलपाल, कुशलेद्र, 
गजपत , गजराज, गजराम, गजरूप, गजवदन, गजसिह, गज्जूसिह, गजानन, गजेंद्र, गणपति, गण- 
रंजन, गणेश, गणेश्वर, गनपत, गनपति, गनेश, गनेशी, गयद (गजेंद्र)), चिताहरण, जयकरण, 
'जैकू, शनेंद्र, दिपेंद्र, बुद्धिदिव, बुद्धिनाथ, बुद्धिपाल, बुद्धिराम, वुद्धिवल्लभ, लबोदर, वक्रतुंड, शिब- 
जादिक लाल, शुभकरण, शुभाकर, श्रीकरण, सकटहरण, सिद्धिनाथ, सिद्धिविनायक, सिद्धिसदन, 
सिद्धीश्वर, हरनंद, हानीराम । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

ऋद्धि नाथ, सिद्धि नाथ--ऋद्धि और सिद्धि गणेश की दो दासियाँ हें । 

गजानन--पार्वती ने अपने मल का एक पुतला बनाकर द्वार पर रक्षा के लिए खड़ा कर 
दिया और स्वयं स्नान करने लगीं। इतने में बाहर से शिव आकर अद्र जाने लगे तो उस पुतले 
(गणेश) ने उन्हे रोका । दोनो में युद्ध होने लगा। शिव ने गणेश का सिर काटकर फेंक दिया और 
भीतर चले गये। पाब॑ती ने उन्हें देखकर आश्चर्थ किया और उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आ 
गये । तब शिव ने बतलाया कि द्वारपाल को मार कर मै यहाँ आ गया हूँ । यह सुनकर पाती विलाप 
करने लगीं। शिव ने तुरन्त ही उत्पन्न हाथी के बच्चे का सिर काट कर गणेश के ऊपर लगा दिया 
और वह जीवित हो गये | तमी से वह गजानन कहलाते हैं। 

जैकू--यह जयकरण का संकछित रूप है । 

ढु ढी, लंबोदर--दुढि का अर्थ नामि है। गणेश का बड़ा पेढ था इससे यह दोनों 
नाम पढ़े । 

वक्रतुरड--वकर का अर्थ टेढ़ा और तुंड का अर्थ मुख, 

हेरंव--अपनी मा (अम्ब) पार्वती को जन्मते ही पुकारने के कारण गणेश को हेरंब कहते हैं। 

ग--गौण प्रवृत्ति योतक शब्द 

(१) वर्गात्मक--जातीय--मणि, राय, सिंह | 

(२) सम्मानार्थक--आदर्सूचक--श्री, बाबू । 


(३) भक्ति पंरक गौण शब्द--आन दकुमार, चन्द्र, दत्त, द स, दीन, देव, न'द, नाथ, 
नारायण, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, पहाहुर, मल्‍ल, मोहन, रत्न, लाल, वल्लम, 
बिहारी, शरण, सहाय, सिद्ध, स्वरूप । 

(४) सम्सिश्रण--गौरी, दुर्गा, शिव | इनसे आत्मीयता का संबंध प्रगठ होता है | 

राम--इससे भक्ति-सम्बन्ध सूचित होता है । 

३--विशेष नामों की व्यांख्या 

राम गणेश--.एक बार देवताओं में यह विवाद छिड़ा कि उनमें सबसे बड़ा देवता कोन है 
उसी की पूजा सर्व प्रथम होना चाहिए. | यह निर्णय इुआ कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
कर लेगा वही सबसे बडा समझा जायगा और उसी की सबसे पहले पूजा होगी | सब देवता अपने- 
अपने वाहनों पर चल दिये। गणेश ने सोचा कि मेरा वाहन मूषक सबसे पीछे रह जायगा। इसलिए 
उनको यह युक्कि सूकी । उन्होंने प्रथ्वी पर राम नाम लिखकर उसकी परिक्रमा लगा ली। सब्र 
देवता लौटकर आये तो गणेश को बैठा देखा | राम नाम की महिमा के कारण गणेश विजयी हुए 
ओर देवताओ में सबसे प्र थम अर्चना के योग्य ठहराये गये । 

सिद्ध गणेश -- इसका अर्थ है सिद्धिदाता गणेश अ्रथवा सिद्धि-स्वामी गणेश । 


समीक्षण 


शिव के सहश गणेश को भी गयणों का अधिनायक माना गया है। नामों के आधार पर 
उसकी निम्नलिखित सूह्म कथा अप्त होती है। वह शंकर और पाव॑ंती का पुत्र, कुमार का श्राता एवं 
ऋद्धि--सिद्धि का स्वामी है | बुद्धि उसकी सह मिंणी है, वह सकटहर्ता, मंगलकर्ता तथा शानदाता 
हैं। गणेश को गजानन तथा लंबोदर कहा गया है । 


कार्तिकेय परक सग्रह की अपेक्षा खतंत्र नामो की संख्या इसमें अधिक है। अपत्यता- 
पूचक कुछ नाम शंकर तथा पाव॑ती अवत्ति में रख दिये गये हैं, यदि ऐसा न किया जाता तो शिव की 
भक्त वत्सलता का लोप हो जाता | गणपति ने अपनी विलच्षुण बुद्धि के कारण पंचदेवों में स्थान पा 
लिया है । विप्न-निवारणाथ सर्व॑मंगल कायों में सवप्रथम विश्नरान गणनायक की ही पूजा होती है। 
अधिकांश नाम, गज, गण तथा ज्ञान के योग से बने हैं। उसके नाम पर गाणपत्य धर्म का प्रचलन 
हुआ | विभ्ृदर एवं विन्नकर आदि वैषभ्य प्रकृति के कारण उसकी गणना भी परोवरीण देवों में 
की जाती है । 


चौथा प्रकरण 
लोकपाल" 


पूर्व के देवता इद, अम्निकोण के अग्नि, दक्षिण के यम, नैज्यत्य के सूर्य, पश्चिम के वरुण, 
वायु कोण के मारुत, उत्तर के कुबेर, ईशान कोण के चंद्र लोकपाल हैं | तुलना की सुगमता के विचार 
से सूर्य को अपने क्रम में न रखकर चद्र के पावर ही रखा गया है क्योंकि इन दोनो का मनुष्यों से अधिक 
सम्बन्ध रहता है। सूर्य चद्र दो दिव्य ज्योतियों हैं जिनका मनुष्य प्रत्यक्ष दर्शन करते है। दोनों ही 
मानव-जीवन के आधार हैं। सूर्य किती समय शिव का प्राकृतिक प्रतीक समझा जाता था, किन्तु अब 
उसकी गणना पंचदेवों में की जाती है। चंद्र शंकर का शिरोभूषण होने से और भी श्रद्धासद्‌ 
हो गया है । कतिपय तीर्थों में इनके मंद्रि भी पाये जाते हैं | इस प्रकरण का बिषय इन लोकपालों 
से सम्बन्धित नामों का अध्ययन होगा | 


२--गणना 
इृद्र--(क) क्रमिक गणना 
(१) नामों की संख्या २१४ 
(२) मूल शब्दों की संख्या ४४ 
(३) गोण शब्दों की संख्या ४६ 
(ख) रचनात्मक गणना 


एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम 
ड ६६ १०० ॉ५ 
पचपदी नाम षटपदी नाम योग 
७ ब््‌ २१४ 


अग्नि--(क) क्रमिक गणना 
(१) नामो की संख्या १३ 
(२) मूल शब्दों की सख्या ६ 
(३) गौण शब्दो की संख्या ४ 
(ख) रचनात्मक गणना 
ए.कपदी नाम हद्विपदी नाम त्रिपदी नाम योग 
»<्‌ १२ श्‌ श्र 
यम--(क) क्रमिक गणना 
(१) नामों की संख्या २७ 
(२) मूल शब्दो की संख्या ११ 
(३) गौरण शब्दों की संख्या १३ 





) हन्द्रानिल्यमार्काणामग्नेश्ववरुणस्य च | 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव ००००० || (मनु०७ आ० ४ पूलो० ५) 
१७ 


(ख) रचनात्मक गणना 
एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग 
भर है १६ >< २्‌ २७ 
परुण--(क) क्रमिक गणना 
(१) नामों की संख्या १८ 
(२) मूल शब्दों की संख्या १२ 
(२) गौण शब्दों की संख्या ८ 
(ख्र) रचनात्मक गणना-- 
एक पदी नाम द्विपदी नाम त्रिपी नाम चतुष्पदी नाम योग 
१ ७ & १२ श्द 
वायु--(क) क्रमिक गणना 
(१) नामों की संख्या १० 
(२) मूल शब्दों की संख्या ७ 
(३) गौण शब्दों की संख्या ७ 
(ख) रचनात्मक गणना 
एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी के नाम योग 
भर > २ १० 
कुबेर--(क) क्रमिक गणना 
(१) नामों की संख्या ४६ 
(२) मूल शब्दों की संख्या २२ 
(२) गोण शब्दों की संख्या १६ 


ख---रचनात्मक गणना 
एकपदी नाम द्विंपदी नाम निपदी नाम योग 
२ श्र २२ ४६ 
इंद्र 
२--विश्लेषण 
क--सूल शब्द 


( १ ) एकाकी--हंदर, इंदुल, इंदूरी, इंद्र, एुदल ( इंद्र ), जैसन ( जिष्णु ) पुरंदर, बजरी 
( वज्जी ), वासव, शक्र | 

( २ ) समस्त पदी--अमरपाल, अभरराज, अमरेंद्र, श्रमृतराज, अम्ृतराय, कंदपाल, 
घने द्र, दिवेंद्र, देवकात, देवनाथ, देवनायक, देवपाल, देवराज , देव स्वामी, देवद्र, महेंद्र, मेघनाथ 
मेघनारायण, मेघपाल, मेघमरन राय, मेघराज, मेनपाल, लेखनारायण, लेखराज, शचि कांत, 
शचींद्र, स्वृभूप, सर्वेद्र, सुरपति, सुरभूप, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर | 

ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 
अधिकांश नाम देव तथा उसके पर्यायवाची शब्दों के योग से बने हैं । 


लोकपाल १३१ 


देव के पर्यायववाची--अमर, अमृत, लेख, सब, सुर । 

ग--मूल शब्दों की निरुक्ति 

बजरी--(१) वज्र धारण करने के कारण इन्द्र को बज्री कहते हैं। वज्र के विषय में यह 
लिखा है कि वज्र एक घातुमय तीदण शिलाखंड है जिसमें शतशः पर्व, सहलशः शंकु तथा शतशः 
कोण होते है! | वज्ञ का दूसरा वर्णन इस प्रकार है। अमुक्तास्त्रों में स्प्रथम वज् है जो 
वृत्रासुर के वधार्थ निर्मित हुआ था। यह कोटि सूर्यसमप्रम दे और प्रलयाग्नि के समान प्रकाशवान 
है। इसकी दाह १० योजन लम्बी और जीम अत्यंत भयंकर है। यह प्रलय की कालरात्रि के 
सप्रान है और १०० गाँठों से आच्छादित है। इसकी लम्बाई १० योजन और चौड़ाई ५ 
योजन है। इसका घेरा तीक्षण नोकों से ढका हुआ है। रंग में यह बिजली के समप्तान है। इसमें 
चौड़ा और सुदृढ़ बेंट लगा हुआ है। (२) बाजार में उत्पन्न 

महेंद्र--बृत्राठुर को मारने के उपलक्ष्य में इंद्र को महेंद्र की उपाधि प्रदान की गई थी। 

घ--गौण शब्द 

( १ ) वर्गात्मक--जातीय--विंह, राय । 

(२ ) सम्मानार्थकऊ--(अ) झआदरसूचक--जू , श्री। (आ) उपाधिसूचक--लाल 

(३ ) भक्तिपरक--आन द, आसन, इंद्र, कांत, किशोर, कुमार, चंद्र, जीत, दत्त, दयाल, 
दास, दीवान, देव, घर, नन्‍्दन, नाथ, नारायण, पति, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बली, बहादुर, 
भूप, भूषण, मणि, मल, मान, मोहन, मौलि, राज, राम, लाल, विक्रम, विजय, विहारी, वीर, 
त्रत, सहाय, सुख, सेन, सेवक, स्वरूप | 

( ४ ) सम्मिश्रण--कृष्ण, शंकर | 

३--विशेष नामों की व्याख्या 

कंद पाल--कं + जल + द > देनेवाला अर्थात्‌ मेघ जिसका स्वामी इंद्र है। 

पुरंदर--शन्रुओं के नगरों को नाश करने के कारण इंद्र को पुरंदर कहते हैं। 

शक्र--कभी-कभी पदों के आद्यक्तरों से भी नया नाम बन जाता है। श॒क्र इसी प्रकार का 
नाम बतलाया जाता है जो पहले शतक्रठु का संकेत रूप (श« क्र०) था। शनेः: शने: यह सकेत 
नाम (श॒क्र) शतक्रतु (इंद्र) का पर्याय बन गया | कालांतर में जातक जनक के समकक्ष हो गया । 


अग्नि 
२--विश्लेषण 

क--मूलशब्द 
( १ ) एकाकी--अ्रग्नि, अग्ने ( अग्नि ) 
( २) समस्त पदी--उपषर्बुध, वैश्वानर, हुताशन 
ख--मूल शब्दों की निरुक्ति 
उपबुध--उषा के साथ बड़े सबेरे जगने वाली अग्नि को उषबुध कहते हैं । 
वेश्वानर -विश्व के समस्त मनुष्यों के लिए उपयुक्त, अग्नि की एक उपाधि | 
हुताशन--नैवेद्यादि भक्षण करने से श्रग्नि को हुताशन कहते हैं। 
ग--गोौण शब्द 
भक्ति परक--कुमार, दत्त, देव, लाल। 

३--विशेष नामों क्री ठयाख्या--देखिए मूल शब्दों की निरुक्ति । 


१ वृ्रभां&ा ए:४७००8४ एं, 34 


यम 


२--विश्लेषण 

क--मूल शब्द्‌ 

( १ ) एकाकी--जम, यम 

( २) समस्त पदी--कालेद्र, धर्म देव, धर्म नाथ, धर्म नारायण, धर्म पाल, धर्म राज, धरेद्र, 

धर्मश्वर, स्व॑ज्ञीत | 

ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 

यहाँ पर धर्म का श्रर्थ जीव है जो शरीर से अलग होने के पश्चात्‌ यमलोक में यम के अधीन 
रहता है। धर्म के योग से प्रचलित नाम प्रायः उपाधिसूचक हैं। 
ग--गोण शब्द 


( १ ) वर्गात्मक 

जातोय--राय, सिंह 

(२ ) सम्मानार्थक 

आदर सूचक--जी 

( ३ ) भक्तिपरक--कुमार, चंद्र, नाथ, नारायण, पाल, प्रसाद, मोहन, राम, शरण, सहाय, 
स्वरूप | 

वरुण 
२--विश्लेषण 

क--मूल शब्द 


( १ ) एकाकी--वरुण 


( २ ) समस्त पदी--केंद्र, केश, केश्बर, केश्वरी ( केश्वर ), जलई राम, जलदेव, जलेश्वर, 
जलेसर ( जल श्वर ), नीर सिंह, वारींद्र, वारीश | 


ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ म 
अधिकांश नाम जल के पर्यायवाची शब्दों से बने हैं। कः--( जल ), नीर, वारि। 


एकाक्षरी कोष में क का अर्थ जल दिया गया है; अ्रतः केंद्र, केश, केश्वर वरुण के श्रर्थ में लिये 
गये हैं । 


ग--गोण शब्द 
( १ ) वर्गात्मक--( अ ) जातीय--राय, सिंह | 
( २ ) भक्तिपरक---चंद्र, दत्त, नाथ, प्रकाश, लाल, बीर-। 


वायु 
२--विश्लेषण 
क--मूल शब्द 


(१) एकाकी--अनिल्न, पवन, प्रमंजन, वायु, समीर | 
(२ ) समस्त पदी--अग्निमित्र, मद्ावली । 
रझ-+-मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 


लोकणल १३३ 


अनिल, पवन, प्रभंजन, समीर वायु के पर्यायवाची शब्द हैं । 
ग--गोण शब्द 
( १ ) वर्गोत्मक--जातीय--तसिह 
(२ ) भक्तिपरक --चंद्र, पावन, प्रकाश, वक्‍स, शरण, स्वरूप । 
३--विशेष नामों की व्याख्या 
अग्निमित्र--पवन से अग्नि प्रज्वयलित होती है | इसीलिये उसको मित्र कहा गया है | 


कुबेर : 
२--विश्लेपण 
क्‌--मूल शब्द 

(१ ) एकाकी -एडबिड, कुबेर, धनधारी । 

(२) समरत पदी--८क नाथ, घन नारायण, धन पति, धन पाल, धनराज, धने द्र, धनेश, 
घनेश्वर, नव नाथ, नवनिधि, राय, निद्धिनारायण, निद्ध राम, निधीश, पुष्पेद्र, यक्ष राज, रुक्‍म पाल, 
संपत शाय, सोन पाल, देम पाल | 
ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 

ये नाम प्राय; घन, निधि तथा स्वण के योग से बने हैं। 

स्व के पर्यायवाची शब्द--रुक्‍्म, सोना, हेम । 


ग--मूल शब्दों की निरुक्ति 

एडविड (एलविल)--यह इलविला का अपत्यवाचक शब्द है।इलविला कुबेर की मा का 
नाम है। 'ल' के सदश मराठी में एक अक्षर होता है जिसे ड की तरह पढ़ते हैं। “अ्रग्नि मीले मंत्र 
को “अग्नि मीडे” की भाँति उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार एलबिल का एडविड रूप हो 
गया | उच्चारण में यह अंग्रेजी नाम सा प्रतीत होता है| 

कुबेर-व बेर का श्रर्थ कुत्सित शरीर वाला (कु बुरा, वेर शरीर ) । इसके तीन पैर और मुँह 
में केवल आठ दाँत बतलाये जाते हैं। माथे पर आँख के स्थान में एक पीला धब्बा है। से कुरूपी 
होने से इसको कुबेर कहा गया है। 

टक नाथ--<क खजाने के शअ्र्थ में आता है। 
घ--गौण शब्द 

(१) वरगगोत्मक--( अर ) जातीय--राय, सिंह 

(२ ; भक्तिपरक--कुपार, चन्द्र, दत्त, दयाल, दास, नाथ, नारायण, पति, प्रकाश, प्रसाद 
राय, लाल, शरण, सहाय । 

३--विशेष नामों की व्याख्या 

नवनाथ, नवनिधि, राय, निद्धिनारायण, निद्ध, राम--कुबेर की नव निधियों के नाम हैं-- 
पद्म, महापत्र, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद,'कुंद, नील, खब। निद्धि, निद्ध दोनों निधि के विक्ृत 
रूप हैं । 

समीक्षण 

आज कल इन्द्र कुछ अधिक प्रचलित हो रहा है। बहुधा मनुष्य इसके योग से नाम रखना 
पसंद करते हैं। अग्नि, वायु तथा वरुण पर नाम बहुत ही कम हैं। यम तथा कुबेर अपनी 
स्थिति के कारण नामों में विशेष दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम मृत्यु का देवता है और द्वितीय 


९ २४ अआभिधान अनुशीलन 


धन का । मृत्यु से मनुष्य भय खाते हैं तथा द्रव्य से प्रेम करते हैं । यही कारण है कि तात्विक 
देवताओं से इन दोनों की संख्या कुछ विशेष है। दुसरा कारण यह है कि यमद्वितीया तथा 
धन त्रयोदशी हिन्दुओं के प्रसिद्ध पर्व हैं जिनसे इन नामों का अस्तित्व प्रतीत होता है | 

इंद्र “इन्द्र देवताओं का राजा है। उसकी ख्रीशचि है, मेघ तथा मदन उसके अनुचर 
हैं, अपने वज् से वह शत्रुओं का उन्मूलन करता है। महेन्द्र, देवेद्र आदि उसकी अनेक उपाधियों 
हैं। इस प्रदत्त के नामों की प्रचुरता का केवल यही कारण हो सकता है कि इस शब्द के संयोग से 
नाम में सौदर्य, सौध्ठव, माहुर्य आदि गुण आ जाते हैं। यह बंग समाज का अनुकरण प्रतीत 
होता है। क्योंकि उसमें सुरेंद्र नाथ बंध्योपाध्याय, महर्षि देवेन्र नाथ ठाकुर आदि इन्द्र संयुक्त 
नाम विशेष रूप से प्रचलित हैं। 

अग्नि--यच्पि गाँवों में मी लोग प्रायः लोंगादि से आग की पूजा करते हैं। किन्तु नामो पर 
इसका कोई ग्रभाव प्रतीत नहीं होता । इतना ही जाना जा सकता है कि यह एक देवता है जो 
यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण करता है | 

यम- यह मृत्यु का देवता है| ऐहिक लीला के बाद जीव इसी के अ्रधीन रहते हैं । धर्में्र 
तथा स्बंजीत इसकी उपाधियों हैं । 

वरुण--यह जल का देवता है । पाश इसका प्रसिद्ध आयुध है । 

वायु--यह महाबली देव अग्नि का मित्र हैं। कुछ नामो का समावेश इसके अ्रवतार 
हनुमान्‌ के साथ हो गया है। 

कुबेर--यह घन का स्वामी तथा यक्षु-किन्नरों का राजा है। इसका कोश नवनिधि, 
स्वर्शादि अतुल सम्पत्ति से परिपूर्ण हैं। गमनागमन के लिए, इसके पास पुष्पक विमान है। इसकी 
माता का नाम इलविला है। 


सूये 
४--गणना 


क-क्रमिक गणना 

( १ ) नामों की संख्या - ३०० 

(२ ) मूल शब्दों की संख्या--८१ 

( ३ ) गौण शब्दों की संख्या--६५ 

ख---रचनात्मक गणना-- 

एक पदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग 

१७ १७६ ७७ २३ ४ २०० 

२--विश्लेषण 

क--मूल शुब्द-- 

( १ ) एकाकी --अंशघारी, अंशुधर, अरुण. अक्‌, अर, आदित्य, आफताब, किरण, 
खुरशेद, ज्योति, तेजघर, तेजधारी, दनकू, दिनकर, दिवाकर, परगास, प्रकाश, प्रकाशी, प्रभाकर, 
भाना, मानु, भास्कर, मिहिर, मेहर, रवि, सविता, सुरजन, घुरजा, सुरजू . सूरज, सूरजा, सूर्य । 


(२ ) समस्त पदी :--अँजोर राय, अशुमाली, अदित सहाय, आतप नारायण, आलोक 
नारायण, उदय कांत, उदयनाथ, उदय नारायण, उदित नारायण, उद्योत नारायण, उस्माकर, 
खरभान, जगत नयन, ज्योति नाथ, ज्योति नारायण, ज्योतिनिवास, ज्योति भूषण, ज्योति सिंह, ज्योति 
स्वरूप, ज्योतींद्र, भलकनाथ, तपन नारायण, तपनाथ, तपेश, तसनारायण, तेजकरण, तेजनारायण, 
तेज पति, तेजपाल, तेज प्रकाश, तेजबल, तेजबली, तेजमणि, तेजराज, तेजेन्द्र, तेजेश, तेजोराम, 
दिन देव, दिन पति, दिनेन्द्र, दिनेश, दिनेश्वर, दिवेद्र, दिव्य ज्योति, देवदीप, देवमणि, धूपनारायण, 
नवनाथ, श्रकाश देव, प्रकाश नाथ, प्रकाश नारायण, प्रकाश पति, प्रभाकांत, प्रमेश, वेदमूति, 
सकल देव, सकल नारायण, सौरीश । 
ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 

(१ ) रचनात्मक--अधिकाश नाम प्रकाश तथा दिन के परयायवाचक शब्दों के योग 
से बने हैं । 

(२ ) पर्यायवाचक शब्द 

( ञ्र ) अजोर, आलोक, उदय, उद्ति, ज्योति, कलक, तेज, प्रकाश, प्रभा, भान | 

( आ ) दिन, दिवा | 

(३ ) विकृत रूप--दनकू (दिनकर ), परगास (प्रकाश ) भाना (भानु), मेहर 
( मिद्दिर ), सुरजन, सुरजा, सुरजू , सूरजा ( सूरज ) सूर्य । 

(४) विजातीय प्रभाव--आफताव तथा खुरशेद मुसलिम उंस्क्ृति से प्राप्त सूर्य के अर्थ में 
प्रयुक्त हुए हैं । 

(४) बीज कथा 

माता, अदिति; ज्रो, सौरी; नवग्रहों का स्वामी; दिनकर्ता, प्रकाशदाता; संतति--यम, 
अश्विनी कुमार, सुग्रीव, शनि तथा कर्ण । 

ग--मूल शब्दों की निरुक्ति 

अदितिसहाय--सूर्य की माँ का नाम अदिति है इसीलिए सूर्य को आदित्य कहते हैं । 

नवनाथ--सूर्य नवग्रहों में प्रमुख हे । 

वेदमूर्ति--सूर्य को सामवेद का कर्ता माना गया है। अतः डसको वेदमूर्ति कहते हैं । 

सकल देव--सूर्य में बारह कलाएं मानी गई हैं। श्रतः कलायुक्त होने से उसे सकल 
देव कहते हैं । 

सोरीश--दो अ्रथों में प्रयुक्त हो सकता है । 

१--सोरी--सूर्य की ज्जी । 

२--सौरि से तालय॑ सर्य के पुत्र अर्थात्‌ यम, अश्विनीकुमार, शनि, सुग्रीव तथा कर्ण 
से है। 

घ--गौण शब्द 

(१) वर्गोत्मक 

(अर) जातीय--राय, सिंह, सिनह्ा । 

(२ ) सम्मानाथेंक 

(अ) आदरसूचक--श्री 

(आ) उपाधि--ल्ाल 

(३) भक्तिपरक--आदि, आन द, इंद्र, उदय, कैंवल, करण, कांत, किशोर, कुमार, केत, 
चंद, चंद्र, दत्त, दयाल, दर्शन, दाउ, दीन, देव, नदन, नव, नाथ, नारायण, परम, पाल, प्रकाश, 


प्रताप, प्रभा, प्रसाद, बकस, बल, बली, बहादुर, बाल, बालक, मक्त, भान; भानु, भूषण, मंगल, 


मणि, मल, मोहन, रतन, रत्न, राज, राम, लाल, वंश वह्लभ, विक्रम, विहारी, बीर, शरण, शेखर, 
सहाय, सेन, स्वरूप, 


(४) सम्मिश्रण--ऋष्णु, चंद्र, शंकर | 

३ विशेष नामों को व्याख्या 

अंजोरराय--अंजोर प्रकाश के श्रर्थ में आता है इस नाम से यह विदित होता है कि 
नामी का जन्म दिन के समय हुआ है । 

अंशधारी सिह -अश का श्रर्थ कला है| सर्य बारह कला घारण करता है श्रत: उसका 
नाम अंशधारी हुआ | े 

अंशुधर, अंशुमाली--अशु किरण को कहते है । 

अदित सहाय लाल--अंदति है सहाय जिसकी वह लाल अर्थात्‌ सूर्य । अदित आदित्य 
का अपश्चंश प्रतीत होता है | 

अरुण--ग्रातःकालीन लाल वर्ण सूर्य को अरुण कहते हैं । सूर्य के सारथि को भी अरुणकहते हैं। 

उद्यकांत, उद्तिनारायण, उद्योतनारायण सिंहु--उदय, उद्त तथा उद्योत ये तीनों 
शब्द सूयोद्यवेला व्यक्त करते हैं | 

उससाकर--ऊछ्मा ( गर्मी ) देने के कारण सूर्य का यह नाम पड़ा अथवा उष्म ( ताप ) 
»< आकर ( कोष ) सूर्य | 

केंवलभान सिंह--सूर्य की किरणो के स्पर्श से प्रात.काल कमल विकसित होता है | इस 
प्राकृतिक घटना की ओर यह नाम संकेत करता है। 


शक किरण प्रकाश--यहाँ पर अंग ( किरण ) अंगी सूर्य के माव में प्रयुक्त हुआ है। (२) प्रकाश 
ण। हे 


खरभान--खर से तात्पर्य प्रखर श्र्थात्‌ तीक्षण से है तथा भान का अर्थ प्रकाश है। 


जगतनयन :--सम्पूण बिश्व का तथा समस्त प्राणियो का अवलोकम करने के कारण सूर्य 
का यह नाम पड़ा । श्वीिकि मिल 
ज्योतिनारायण :--ज्योति प्रकाश तथा सूर्य के अर्थ में आता है । 


भलकताथ :--मलक प्रकाश के अर्थ में आता है। 

तपननारायण, तपनाथ, तप्तनारायश :--उष्णता के सूचक हैं । 

देवदीप सिह :--सूर्य चंद्र को मनुष्य देवताओं के दीपक समभते हैं । 

नवादित्य लाल :--प्रातःकाल के सूर्य को नव आदित्य कहते हैं | 

अकाश :--यह शब्द उजाला तथा सूर्य के अर्थ में आता है। 

सानामल :--भाना भानु का विकृृत रूप है। 

मेहरचन्द्‌ :--मेहर” शब्द मिहिर का विक्रत रूप है जो सर्य के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है । 

४--समीक्षण 

पूर्य प्रकाश का देवता हैं। उदय से अस्त तक इसकी अनेक परिस्थितियों तथा अवस्थाओं का 
इन नामों में समावेश है। यह अदिति का आत्मज तथा सौरी ( संज्ञा ) का स्वामी है। इनके कई पुत्र 
हैं। यह नव ग्रहों में प्रमुख, वेद ( साम ) का रचयिता एवं ज्योति्मय है। द्वादश कलाघारी दिन- 
पति विश्व को आलोक तथा आतप प्रदान करता है। कमल पुष्य इसके करों से प्रस्कुदित होता है ! 
भाजु-शंकर नाम इसके पूर्व सम्बन्ध को व्यक्त करता हैं जब यह शंकर का प्रतीक माना जाता था | 


* पूना का शक मुसलिस सिद्ध संत मेहर बाबा (३६६४), अंधविश्वास मूलक नाम- भी 
हो सकता है। मेहर फा०--हृपा, दया । 


लॉकपाल १३७ 


सूर्य भक्ति के अतिरिक्त एक अन्य भावना यह भी प्रकट होती हैं कि नामी दिन में उत्पन्न 
हुआ है। उषा में होने से अरुण, प्रथम प्रहर में होने से वाल दिवाकर, नवादित्य लाल, मध्याह् या 
ग्रीष्म में जन्म होने से खर भान), दिन में उत्पन्न होने से दिनेश, दिवाकर आदि तथा उजाले में होने 
से प्रकाश सम्बन्धी नाम रखे गये हैं । आदित्य, रवि आदि नाम इतवार की ओर भी संकेत करते हैं। 
अन्य पंच देवो के सहश यह भी इतना प्रिय हो गया है कि सामान्य व्यक्ति भी स्नान करते समय सूर्य 
नारायण को जलाजलि अप॑ण करदेता है| सूर्यदेव अपने सप्ताश्वरथ में बैठकर आकाश में दिन भर 
भ्रमण करता है। प्रातःकाल उसके भक्त सर्यक्षोत्र का पाठ करते हैं। इससे सर्यवश तथा सौर संवत्सर 
का प्रारम्भ होता है । 

चंद्र 

गणना :-- 
कू--क्रमिक गणुना-- 

(१ ) नामों की संख्या--२०७ 

(२) मूल शब्दों की संख्या--४५४ 

(३ ) गौण शब्दों की संखया--८८ 
ख--रचनात्मक गणना :-- 

एक फ्दी नाम | दिविपदी नाम | जिपदी।नाम | चतुष्पदी नाम | पचपदी नाम | योग 

8 १४६ ४, डर ९ २०७ 
२--विश्लेषण 
क--मूल शब्द 

(१ ) एकाकी :-हंढहु, कलाघर, चद्‌, चंदा, चदी, चदू , चढद्॒, चंद्रमा, चाँद, निशाकर, 
पीषघर, मयंक, महताव, शशि, सुधाघर, सोम, सोमन । 

(२ ) समस्तपदीः--अम्ृतवास, अमृत सागर, ऋत्तेश्वर, कलानाथ, कलाराम, कुमुदकात, 
कुमुदिनीकात, कौमु दीकात, चद्र प्रभाकर, तारकनाथ, ताराकात, तारानाथ, तारापति, ताराराम, 
द्विजदेव, द्विजभूषण, द्विजराज, द्विजेद, नलिनीकांत, निशाकात, निशानाथ, निशिकांत, निशिराज, 
निशेंद्र, बुधेश, यामिनीकात, रजनीकात, रामरतन, रिछुपाल, रोहिणीरमण, शवरीश, शिवकरण, शिव- 
भूषण, शिवशेखर, श्रीबन्धु, सुधाकर, सुधानिधि, हरभूषण, हिमकर, हिमाशु । 
ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 

( १) चद्र के अधिकाश नाम सात्रि, तारे, अमृत तथा, शिव के पर््योयवाचक शब्दों 
से बने हैं | 

१--निशा, निशि, यामिनी, रजनी, शर्व॑री । 

२--ऋच्ष, तारक, तारा, द्विज । 

३--शअश्रमृत, पीयूष, सुधा । 

४--अ्रठ॒ल्लेश, असुरारी, शिव, सव॑, सर्वेश, हर । 

( २ ) विकृत रूप--चंदा, चंदी, चंदू , चाँद ( चंद्र ), पूनम ( पूर्णिमा ) रिच्छु ( ऋक्ष ), 
सुकुल ( शुक्ल ), सोमन ( सोम 2 


) झ्थवा खरमास अर्थात्‌ पोष या चेन्र के अशुभ दिनों में उत्पन्न । 
श्ष्र 


२-बीज कथा--ल्ली--रोहिणी, पुत्र--ब॒ध, जन्म स्थान--सिन्धु, तारापति, सुधासांगर, 
लकर्दमी का भाई, शिव का भूषण । 

ग--मूल शब्दों की निरुक्ति - 

कलाधर :--पूण चंद्र में लोलह कलाएं होती हैं। 

चंद्रप्रभाकर - चन्द्रप्रमा का अर्थ चाँदनी होता है। चन्द्रमा चॉदनी देनेबाला है। अतः 

चंद्रप्रभाकर कहलाता है। प्रभाकर सूर्य के अर्थ में मी आता है। 

ताराराम :--तारा इृहस्पति की स्त्री हे जिसे चन्द्रमा ने हरण कर लिया था। तारा और 
चन्द्र से बुध की उत्पत्ति हुई । 

हद्विजराज :--ह्िज ( नक्षत्र ) का स्वामी होने के कारण चन्द्रमा को द्विजराज कहते हैं । 

बुधेश :--चंद्र और तारा से बुध का जन्म हुआ जिसने चंद्र वंश चलाया । 

भहताव :--यह फारसी शब्द चंद्र संशक है और मुसलिम संस्कृति का सूचक है । 

शिवकरण :--इसका अर्थ है शिवभूषण अर्थात्‌ चन्द्रमा । 

श्रीबन्धु* :--समुद्रमंथन के समय चौदह रत्नों में लक्ष्मी और चंद्रमा भी प्राप्त हुए 
थे । इसी सन्बन्ध से वह लक्ष्मी का श्राता हुआ | 

घ--गोण शब्द :--- 

(१) वर्गोत्मक :-- जातीय--राय, सिंह 

(२) सम्मानार्थक :-- 

(अ) आदरसचक :--बाबू 

(३) भक्तिपरक :--अखिल, श्रतुल, अतुलेश, अनूप, अमी, असुरारी, आकाश, उदय, 
कांत, कार्तिक, किशोर, कीर्ति, कुमार, कुमुद, केबल, केश, चंद्र, चारु, जीत, ज्योति, ज्योतिष, तारक, 
तारा, दत्त, दास, देव, न|द, नलिन, नवल, नवीन, नाथ, नारायण, निखिल, निधि, पाल, पूनम, 
पूर्ण, प्रताप, प्रथम, प्रफुल्ल, प्रभात, पसन्न, प्रसाद, बक्स, बल, बली, बहादुर, बाली, मगवान्‌, 
भद्र, भान, भुज, मंजुल, मणि, मनोहर, मल, मित्र, मोहित, रंजन, रतन, राज, राम, रेख, लाल, 
वंश, वन, विमल, विशाल, विशेष, विहारी, शरद, शिखर, शिशु, शीतल, शोमित, सकल, सब, सहाय, 
सुकुल, सुघर, सुदेव, उलेश, सेन, सोमेश, स्वरूप, हंस । 

३--विशेष नामों की व्याख्या :-- 

चन्द्र हंस--इस रूपक से नाम कर्ता की काव्य कल्पना का बोघ होता हैं। चन्ध अपने 
नक्नत्रों के साथ ऐसा प्रतीत होता है मानो हंस अपने दल के साथ मानसर को जा रहा है। 
एक अन्य आशय यह भी व्यक्त होता है कि नामी चंद्रलोक का सौभ्य, आह्वादक, विवेकशील एव 
दिव्यरूप हंस (जीव) है अर्थात्‌ उसमें चंद्र तथा हंस दोनों के गुणविषाद्यान हैं। 

चारु चंद्र, मंजुल मयंक--ये दोनों नाम अनुप्रासित तथा कोमलकांत वर्णावली समन्वित हैं। 


४ समीक्षण 


चंद्र देव समुद्र से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी सहोदर कहलाता है। वह स्वयं 
शीतल, सौम्य तथा सुन्दर है। शिव के साहचर्य से उसका महत्व और भी अधिक हो गया 
है। वह नच्षत्रों का स्वामी है और आकाश में रात्रि में विचरण करता है। उसके दर्शन से कुमुदिनी 


* श्री, मणि, रंभा, वारुणी, सुध्रा, शंख, गजराजि, 
कल्पहुस, शशि, घेनु, धनु, धन्व॑तरि, विष, वाजि, 


लोकपाल श्३६ 


प्रफुल्लित होती है । शरत्‌ का चंद्रमा अपनी शोभा के लिये प्रसिद्ध है। पूर्णेडु अपनी चन्द्रिका द्वारा 
पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। द्वितीया के चंद्र से लेकर पूर्ण चंद्र तक उसको, अनेक अवस्थाओं 
का दिग्दर्शन होता है । बृहस्पति की स््रीं से उसके बुध उत्पन्न हुआ। चंद्र की पोडश कलाएं प्रसिद्ध 
हैं । अपनी सत्ताईस पत्नियों में से रोहिणी पर विशेष अनुराग रखने के कारण उसको छयवरोग का 
झमिशाप लगा । शिव पूजन से वह रोगमुक्त हुआ | 

नामों के आधार पर सूर्य तथा चंद्र में निम्नलिखित विभिन्नता पाई जाती है। 


स्ये चंद्र 

(१ ) यू दिन में चमकता है। (१ ) चंद्रमा रात्रि में प्रकाश देता है । 

(२ ) सूर्य उष्ण धूप देता है । (२ ) चंद्र की चॉदनी शीतल होती है । 

( ३ ) सूर्य के प्रकाश से कमल प्रातः (३) चंद्र कुमुदिनी को रात्रि में 
काल खिलता है । खिलाता हैं । 

(४ ) यह ग्रहों का स्वामी है । (४ ) यह नक्षत्रों का स्वामी है । 

(४ ) सूर्य प्रभाकर हैं । ( ५ ) चंद्रमा सुधाकर है | 

( ६ ) सूर्य रंग बदलता है । (६ ) चंद्र रूप बदलता है| 

(७ ) सर्य में द्वादश कलाए हैं। (७ ) चंद्र में पोडश कलाएं हैं। 

(८) सूर्य से सूर्यवंशी राजाश्रों की उत्पत्ति (८ ) चन्द्र के पुत्र बुध ने चंद्रवंश 
हुई । की स्थापना की। 

(६ ) सर्यकांत सूर्य की किरणों से (६ ) चंद्र किरणों से चन्द्रमरणि द्रवित 


द्रवित होता है। होता है। 


पाँचवाँ प्रकरण 
विष्ण के अवतार 


२--गणना 

क--क्रमिक गणना :--- 

(१) नामों की संख्या १११ 
(२) मूल शब्दों की संख्या ४५ 
(२) गौण शब्दों की संख्या. ३४ 
ख-- रचनात्मक गणना :-- 





प्रवृत्ति एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी पंचपदी 

नाम नाम नाम नाम नाम योग 
समत्ययावतार १॥ है| 
कूृर्मावतार ३ रे 
बराह्मवतार च २ 
चर्तिहावतार कु २० २ ३ र६ 
वामनावतार २ श्प्र्‌ ११ र्‌ १ ३१ 
परशुराभावतार ३ & ०० १ २१ 
बुद्घधावतार १ १४ २ १७ 
कल्किश्रवतार ४ ४४ 
अजब 2 पा जनम अजक ि ननलिफिर मनी नकद, 

६्‌ प्र ४१ पू ४ १११ 


टिप्पणी--प्रयोग की दृष्टि से राम-कृष्ण के अतिरिक्त विष्णु के अ्रन्यावतारों की प्रत्िद्धि का 
क्रम इस प्रकार है :--- 


( १ )वामन (२) रतिंह (३ ) परशुराम ( ४ ) बुद्ध (५ ) मत्य्य--कल्कि ( ६ ) कूर्म 
( ७ ) वराह । 
२--विश्लेषण 
क- मूल शब्द-- 
+*-मत्स्यावतार--प्रथमावतार, मीन, मीना 
२--झमोवतार--किच्छ, घर 
२--बराहावतार--.बाराह 
४- उसिहावतार-. नरसिंह, नरहरि, नूरतिंह १, नरसिंह, सिंह रूप 


विष्णु के अवतार १४६१ 


१--वामना वतार-- अहप नाथ, अल्प नारास्ण, उपेंद्र, टीकम, टीका, त्रिविक्रम, वलि 
राज राम, वलि राम, वलि जीत, वलिहारी, वामम | 
६--परशुरामावतार--परशुराम, परसू ( परशुराम ) परसैया ( परशुराम ), भागव, भाग्य नाथ, 
भय्यु आस, भगु दत्त, भगुनन्दन, शयु नाथ, भुगु राम, झुगुरासन, भगुर्िह, विप्र न'रायण | 
७--चबुद्धावतार--अ्रमिता भ, गौतच्न, बुद्ध, श्ञाक्यभुनि, शाक्य सिंह, सिद्धार्थ । 
प-- कल्कि अवतार--अकलक, संवल राम, स्वुलराब, संभर सिंह । 

( सम्भल--मुरादाबाद जिला में सम्मल नामक एक नगर ) 


ख--मूल शब्दों की निरुक्ति 


प्रथमावतार” या मत्स्यावतार--सातवें मनु के शासन काल में पृथ्वी पापों से परिपूर्ण हो 
गई और एक ऐसा जल का प्रवाह आया जिससे मनु तथा सप्त ऋषियों के अतिरिक्त सब प्राणी विनष्ट 
हो गये | उस समय विष्णु ने मत्म्य रूप धारण कर मनु के पोंत को हिमालय पर पहुँचा दिया | इस 
मत्य्य का रंग सुनहरी और ञ्रागे एक श्ंग था, उसकी काया १०० लाख योजन थी। 

कूमोवतार--बह विष्णु का दूसग अवतार है | समृद्रमंधनसमय विष्णु मे कछुए का रूप 
धारण किया था । 

वराह--विष्णु का तीसरा अवतार है जो हिरण्पाक्ष देत्य से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 
धारण किया था। वायु पुराण में बराह का वर्णन इस प्रकार दहै--यह दस योजन चौड़ा और हजार 
योजन ऊँचा, रंग काला, गजना बिजलीं की गडगडाहट के समान, पंत के सहश शरीर, दाँत सफेद, 
तेज और भयंकर थे; उसके नेत्रो से विद्य॒त्‌ के खटहेश अग्नि की ज्वालाए निकलती थीं और सूर्य 
के सदश तेजस्वी था । बचे गोल, मोटे तथा विशाल, शक्तिशाली सिंह के सहश चाल, कूल मोटे, 
कमर पतली तथा उसका शरीर चिकना और रुन्द्र था। 

नूसिह--प्रह्माद की रक्षा करने ओर हिरण्यकशिपु को मारने के लिए विष्णु का यह 
चोथा अवतार हुआ । हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि 
वह न दिन में, न रात्रि मे, न घर के अन्दर, न घर के बाहर, न किसी देवता, पशु या आदमी के 
द्वारा माय जाय । इसीलिए विष्शु ने सायंकाल के समय देहरी पर त्सिह के रूप में उसका 
वध किया । 

वामन--बलि दानव के बढ़ते हुए ऐश्वर्य को देखकर इंद्र को आशंका हुई कि कहीं 
उसका इंद्रासन न छिन जाय । इसलिए उसने विष्णु से प्रार्थना की | कश्यप के यहाँ विष्णु ने वामन 
का अवतार लिया और बलि से तीन पग भूमि मॉगकर अपने विराद्‌ रूप से तीनो लोक नाप लिये 
ओर बलि को पाताल का राजा बना दिया प्रह्माद का पोता राजा बलि भगवान का अनम्य भक्त 
था। अपनी प्रजा को वष में एक बार देखने के लिए. बलि ने विष्णु से आज्ञा ले ली थी। माला- 


(५०५ मक न ५349 +बन. 4«»नननबा-44+ कक कण गए जप निग। िएणयणाए अधितनाील?थ७०७तथत०७७> बनाना 7 7 लनगक 


) प्रद्ययपयोधिजले शतवानसि वेद॑ विहितवहिन्नचरित्रमखेदं | 
केशव धतमीन शरीर जय जगदीश हरे || 
ज्षितिःतिविपुलतरे तव तिप्ठति प्ृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे । 
केशव रत कच्छुप रूप जय जगदीश हरे | 
वसति दुशनशिखरे घरणी तब लग्ना शशिनिकलंककलेव निमग्ना | 
केशव छत शूकर रूप जय जगदीश हरे | (गीत गोविन्द) 


ई ४९ अभिधान अनुशीलन 


वार में राजा बलि के स्वागत के लिए ओ्ोनम पर्व मनाया जाता है जिसमें दस दिन तक सर्वत्र भोज 
होता है और आनन्द मनाया जाता हैं। 

परशुराम-- यमदग्नि के पुत्र परशुराम ने राजा कार्त्यवीर्य को मारकर अपनी कामघेनु लौथ 
ली । राजा के पुत्रों को जब विदित हुआ तो उन्होंने आक्रमण कर यमदग्नि को मार डाला इससे 
क्द्ध होकर उसने २१ बार ज्षुत्रियों का नाश किया। राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में राम से 
परशुराम की भेट हुई । 

बुद्ध-बोद्ध धर्म के प्रवर्चक बुद्ध को भगवान विष्णु का नवाँ अवतार माना गया है। यह 
कपिलवस्ठु के राजा शुद्बोदन के पुत्र थे। लूबिनी बाग में पैदा हुए । गया में वय्नृक्ष के नीचे 
तपस्या करते हुए इनको ज्ञान हुआ | सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया, इनकी मृत्यु 
कुशीनगर में हुई । 

कल्कि--यह भावी श्रवतार संभल «(मुरादाबाद) में होगा। जब पृथ्वी पर अधर्म की 
वृद्धि हो जायगी, राजा अत्याचार करने लगेगे और प्रजा अनाचार में निमग्न हो जायगी | 

ग--गोण शब्द 

(१) वर्गोत्मक--मणि, राय, सिंह । 

(२) भक्तिपरक--श्रनूप, अ्रवतार, ईक्षण, किशोर, कुमार, चन्द्र, दत्त, दयाल, दास, देव, 
ननन्‍्द, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बहादुर, भज, मणि, मल महा, मोहन, राज, 
राम, लाल, बदन, वल्लभ, वीर. शरण, सेन । 


३--विशेष नामों की व्याख्या 
(१) मत्यावतार :-- 
प्रथमावतार--विष्णु का सबसे पहला अवतार मत्स्य है। 
(२) कूमोवतार :-- 
किच्छूमल--इसमें किच्छू कच्छुप का विक्ृत रूप है। यह विष्णु का द्वितीय अवतार है। 
धरकुमार, धरीक्षण--यहाँ घर से अभिप्राय कच्छुप से हैं। 
(३) वराह्वतार :-- 
श्वेत वाराह--यह विष्णु की मूर्ति-विशेष है । 
(४) नूसिहावतार :-- 
नरहरि, सिंह रूप--ये विष्णु, के रृसिंह अबतार की ओर संकेत करते हैं। 


। तथ करकमलवर॑ मखमझुतःंगं दलित द्िरिश्यकशिपु तनुर् ग॑ | 
केशव छत नररह रह जय जगदीश हरे || 
छुलयसि विक्रमणें बलिमझुत वामन पदनख नीरज नित जल्लपावन | 
केशव छत वासन रूप जय जगदीश हरे | 
तज्िय रुधिरमये जगदयपाप॑ स्नपयसि पयसि शसित भवतापम्‌ | 
केशव छत भ्गुपति रूप जय जगदीश हरे || 
निंदसि यज्ञ-विधे-रहद श्रूति जात॑ सदय हृदय द्शित पशुघात॑ | 
केशव €त बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे || 
सलेच्छुनिवह निधने कहयसि करवालम्‌ धूप्रकेतुमिवकिमपिकरालम | 
केशव उत करिकि शरीर जय जगदीश हरे | (जयदेव कत गीत गोविन्द) 





विष्णु के अवतार १४३ 


(४) वामनावतार :-- 

अल्पनाथ, अल्पनारायण *--यह दोनों नाम विष्णु के वामन अवतार के बोघक हैं। 

उपंद्रकुमार -उपेंद्रनाथ का अर्थ इंद्र का अनुज होता है। यह वामनावतार की व्यंजना 
करता है । 

टीकमचंद्र, जिविक्रम--टीकम जिक्रम का तद्भधव रूप है और उसका ख्ूपांतर टीका हैं | 
त्रिविक्रम विष्णु का वह विराट रूप है जो उन्होंने बलि के छलने के लिए. वामन रूप के उपरांत 
धारण किया था और जिसमें उन्होंने तीन प्र में ही तीनों लोकों को नाप लिया था | 

बलिराजराम, बलिजीत, बलिहारी-यह तीनों नाम वामन रूप विष्णु की ओर इंगित 
करते हैं जो उन्होंने राजा बलि को छुलने के लिए, घारण किया था । 

(६) परशुरामावतार :-- 

भार्गव, भाग्यनाथ, भ्वगुदत्त - यह नाम परशुराम के हैं. जो मगुवंश में उत्पन्न हुए थे । 

विप्रनारायण--यह परशुराम की जाति का सूचक हे । 

(७) बुद्धावतार :-- 

अमिताभ---यह भगवान छुद्ध का नाम उनके परम ऐश्वर्य की ब्यज्ञना करता है 
(अमित -5 अतुल, अतिशय + आभा -- शोभा) | 

गौतम--गोतम गोत्र में होने के कारण बुद्ध को गौतम भी कहते हैं । 

परमसुख--डुद्ध ने अतिशय त्याग तथा तपस्या के द्वारा परमानन्द प्राप्त किया था | 

बुद्ध-गया में एक वट-बृक्ष के तक्षे कई वष तक तपस्या करते करते इनको बोध (ज्ञान) 
हुआ था । इसलिए इनकों बुद्ध कहते हैं | 

शाक्‍्य मुनि--शाकक्‍्य वंश मे उत्पन्न होने तथा मुनियों के सहश जीवन व्यतीत करने के 
कारण बुद्ध का यह नाम पड़ा । 

सिद्धांथ--जो अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। उसे सिद्धार्थ कहते हैं | यह सर्वार्थ सिद्ध 
नाम का स क्षिप्त रूप बतलाया जीता है ।* 

(८) कल्कि अवतार ३$-- 

अकलंकप्रसाद--यह नाम निष्कलंक कल्कि अवतार का द्योतक है | 

संवलराम, संबुलराय, संभल सिंह -यह तीनों नाम संभल नगर के सूचक हैं जहाँ पर 
कल्कि अवतार होनेवाला है । 

४--समीक्षण 


अवतार का व्युपत्यर्थ ऊपर से नीचे आना है। इसका अ्रमिप्राय यह हैं कि विष्ण अपने 
भक्तों के हितार्थ बैकुण्ठ से प्रृथ्वी पर कोई न कोई रूप विशेष घारण करते हैं। इनके २४ अवतारों 
में से १० अवतारों के नाम इस संग्रह में संकलित हैं । 

ये नाम अधिकतर अवतारों की जयन्तियों के कारण रखे गये प्रतीत होते हैं। इन विभव 


१ रहिसन यांचकता गहे, बड़े छोट हो जात | 
नारायण हूँ को भयो, बांवन आँगुर गात || 


*२ 50 (69 ०9060 
पृतहांः एलंप्रणछ 587ए६४६5 ७009, 
"8 ?7059679" 
छ४0866७६७ &00#80789: 
(&7700'5 7/8760 0 89४०9 0४४४० 7) 


अवतारों में प्रथम तीन अ्रधिक प्रचलित नहीं हैं| भावी अवतार कल्कि से भी जनता-विशेष परिचित 
नहीं हैं। प्रह्माद की रोचक कथा के कारण उसिंह अवतार का प्रथम स्थान है। इसमें सिह शब्द 
समास रूप से प्रयुक्त हुआ है । सम्रत्त नाम प्रायः नर या व के योग से बने हैं । द्वितीय वामनावतार 
हे जो दैत्यराज बलि के कारण प्रसिद्ध हो गया है। अल्पनाथ, वामन, त्रिविक्रमादि नाम आकृत्य- 
उतार तथा अन्य नाम इंद्र एवं बलि के सम्बन्ध में रखे गये हैं। भ्गुवशी परशुराम का तृतीय स्थान 
है | परशु नामक आयुध रखने के कारण ये झुराम कहलाते थे किन्तु आजकल यह नाम व्यग्य मे 
क्रोधी व्यक्ति के दुराशय में व्यवह्वत होने लगा है। भऋगु सम्बन्धी नाम वश के परिचायक हैं, विप्र 
नारायण उनकी जाति की सूचना देता है। 

अवतार के अतिरिक्त बुद्ध भगवान्‌ संसार के एक महान्‌ धर्म के ग्रवर्तक भी माने जाते हैं। 
अशिक्षित जनता अज्ञता अथवा भ्रम के ऊरणस बुद्ध तथा बुध में भेद नहीं कर पाती, श्रतः ऐसे 
नामों का निर्वाचन तथा निर्णय दुरूह हो जाता है । इसी अव्यवस्था के कारण कुछ नाम समयसूचक 
प्रवृत्ति में रखने पड़े हैं, बद्टूलाल दोनों प्रवत्ति में जा सकता है। भारत में आजकल बौद्ध धर्म का 
प्रचार अधिक नहीं है। इसलिए उसे उत्वार का सूचक ही मानकर अन्यत्र रखा गया है | 
बुद्धि सम्बध्धी नामों में भी कभी कमी ऐसी ही शान्ति सम्भव है । सम्पूर्ण कलाओं के अवतार राम- 
ऊंष्ण का विधेचन आगे किया गया है | 


रास 
१-- गणना 
क--क्रमिक गणना 
(१) नामों की सर्या--१०४४ 
(२) मूल शब्दों की संखया--११० 
(३) गोण शब्दों की संख्या--५७७ 


ख- रचनात्मक गणना 
एक पदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम 
११ ४२२ ४४३ 
चतुष्पदी नाम पशञ्चयदी नाम पटपदी नाम योग 
४० | ९ बस १०४४ 
२--विश्लेषण 


क--मूल अवृत्ति योतक शब्द :-- 

(१) एकाकी--रडई, मन, रमनू , स्मुआ, रमोसे, रम्मन, रम्मू , राघव, राघो, राम, रामू। 

(२) समस्तपदी--अ्रयोध्यानाथ, अयोध्यासिह, अ्रवधकिशोर, अवधकुमार, अवधनरेश, 

2 नाथ, अवधनारायण, अवधपति, अवधबहादुर, अवध+रि, अवधराज, अवघधलाल, अ्रवधबिह्ारी, 
श्रवधेन्द्र, अवधेश, अवधेश्बर, रएवराऊुनारायण, औधेश, औषघराय, कौशलकिशोर, कौशलकुमार, 
कौशलनरेश, कौशलपति, कौशलपाल, कोशलबिहारी, कौशलाघीश, कोशलानन्द, कौशलेंद्र, 
कोशलेश, कौशिल्यानन्दन, जानकीकांत, जानकीजीवन, जानकीनाथ, जानकीरमण, जान कीवल्लभ, 
' जानकीसिंह, तुलसीचन्द, तुलसीनाथ, तुलसीनारायण, तुलसीपति, तुलतीबहादुर, तुलसीवल्लभ, 
त्रेतानाथ, दशरथकुमार, इशरथनन्दन, दशरथलाल, बालजीत, भूमिजानाथ, मर्यादा, पुरुषोत्तम, 
दैंने, रतुकुलतिलक, रघुनन्दन, उपाय, रघुपति, रघपाल, रघुराज, रघुवंश, रघुवंशकुमार, 

. 'उंवंशनारायण, रघुवंशभूषर, रघुवंशमणि, रघुवंशरत्न, रउवंरलाल, रघुवंशबिहारी, रघुवंशसद्दाय, 


विष्णु के अवतार (राम) १४५ 


रंघुवंशस्वरूप, रघुवंशी, रघुवर, रघुवीर, रमचन्दी, स्मचन्ना, रमला, रामापति, रामोश्याम, लक्ष्मणराय, 
लखनराय, लखनेश्वर, वशिष्ठनारायण, वैदेहीवल्लभ, शत्रुदमननाथ, शिलानाथ, सरजूशाह, सरजूसिंह, 
सरयूनारायण, सरयूकात, सयूनाथ, साकेतविदह्रीलाल, सियंवर, सियापति, सियारतन, सियावर, सीताकांत 
सीतानाथ, सीतापति, सीतार्मण, सीताराज. सीताराम, सीताबर, संग्रीवपति, सुप्रीवराय, सुमंतपति | 


ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 


(१) रचनात्मक -राम के श्रविकाश नाम अवध, सींता तथा रघु के संयोग से बने हैं । 

(२) पय्योयवाचक शब्द--१) अवध-अयोध्या, अवध, साकेत। (२) सीता--जानकी, 
भूमिजा, मैथिली, रामा, वैंदेही, सिया, सीता । | 

(३) विकृृत शब्दों के शुद्ध रूप :-- 


विकृंत शुद्ध विकृत शुद्ध 
आ्रोघेश अवधेश रमई, रमन, रसुआा ) मत 
श्रौधराय अवधराय रमोसे, रम्मन, रम्मू, रामू 
रघो राघव 
बालजीत बालिजीत सितईराम सीताराम 
रमचन्दी रामचन्द्र सियंवर सीतावर 
रमचन्ना रामचरण सियापति सीतापति 
र्मला रामलाल सियारतन सीतारतन 
सियावर सीतावर 


(४) विजातीय प्रभाव--इस मूल प्रद्वत्ति में कोई विजातीय प्रभाव दृष्टिगोचर नहों होता । 

(४) बीजकथा--जन्मस्थान--अ्रयोध्या; पिता का नाम--दशरथ; माता का नाम -- 
कौशल्या । स्नी--सीता; भाई--लक्ष्मण, भरत, शन्रुन्न; | पुत्र--लवकुश; जन्मकाल--प्रेतायुग, 
कार्य--रावशु--वघ | 


ग--ूल शब्दों की निरुक्ति 


कोशल नरेश--कौशल एक प्रदेश है जिस पर रामचन्द्र का आधिपत्प था । 

तुलसीचन्द--ठुलसीदास रामचन्द्र के अनन्य भक्त थे । 

त्रेतानाथ--रामावतार त्रेता-युग में हुआ था । 

दाशरथि--दशरथ के अपत्य दाशरथि (राम) | 

बालजीत--सुग्रीव के भाई बानरराज बालि को राम ने मारा था । 

राम--विष्णु के अवतार राम सर्वप्रिय उपास्य देव हैं। उनके लोकोत्तर चरित्र की चर्चा 
अनेक अंथों में हुई हे किन्तु बाल्मीकीय रामायण अधिक प्रामाणिक समभी जाती है। राम के सबसे 
अधिक प्रचारक उनके अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास हैं जिनका रामचरितमानस हिन्दुओं का 
गह दीप बना हुआ हैं। महात्मा गांधी की राम धुनि ने भी इसको सर्व सलम बना दिया है। राम के 
विषय में विभिन्न धारणा आजकल प्रचलित हो गई हैं। कोई उनको निराकार ब्रह्म समभता है तो 
कोई सगुण अशरीरी सुराकार विष्णु और कोई अवतारी नराकार रूप का ध्यान घरता है। निगंणी 
संत सम्प्रदाय ने उसके धात्वर्थ का अनुसरण करते हुए राम को “रमन्ते योगिनो5स्मिन्‌ अ्रथवा रमन्ते 
सर्वभूतेषु” के व्यापक रूप में माना हे। महात्मा गांधी ने भी इसी विचार की सम्पुष्टि की है, 

१६ 


उनकी राम धुनि' के कारण जन समाज में यह भ्रमप्रसारित हो गया कि वे अवधवासी शरीरो 
राम के उपासक हैं | क्योंकि राम धुनि के सब शब्द अवतारी राम में ही घटित होते हैं । इसका 
निराकरण उन्हें हरिजन सेवक तथा हरिजन में कई बार करना पड़ा |* पुराण के अनुसार राम की 
व्याख्या इस प्रकार है ।--- 
राशब्दोंविश्ववचनोमश्चापीश्वरवाचकः । विश्वाधीनेश्वरो योहितेन राम; प्रकीर्तित: ॥ 


गोस्वामीजी तीनों रूपों का समन्वय करते डुए अवतारी राम की भक्ति पर ही विशेष बल 
देते हैं। राम नाम की महिमा का वर्णन भी अनेक प्रकार से किया गया है। शिव पावब॑ती से 
कहते हैँ--राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहल नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने | 


सुमन्त पति--सुमन्‍्त राजा दशरथ के एक बृद्ध मंत्री थे जो राम, सीता और लक्ष्मण को 
रथ में बैठाकर बन को ले गये थे | 


घ-गौण शब्द 

( १ ) वर्गाव्मक ३-- 

( अर ) जातीय--मणि, राय, शाह, सिंह, सिनहा, 
( आ) साम्प्रदायिक--पुरी, सागर । 

( २ ) सम्मानार्थक :-- 

( अ ) आदरसूचक--जी, जू, बाबू, भरी 

( आ ) उपाधिसूचक--आचार्य, राजा, लाल 


( ३ ) भक्तिपरक--श्रंजोर १, अकल्नू २, अखिल ३, अ्रगम ४, अचरज, अचल, अच्छ 
जजी ५, अजेय, अड़ेते ६, अधार ७, अधिराज 5, अधीन अनन्त, अनुग्रह ६, अमय, अभिलाष, 
अधुग १०, अरज ११, अलख १२. अबतार १३, अवलव, अशीश १४, श्रसीम, आज्ञा, आदर्श १५, 
आदि १६, आधार, आधारी १७, आनन्द, आन १८, आराध्य, आर्त १६, श्राश्चर्य, श्रांश्रम, 
आश्रय, आध्रे २०, इंद्र २१, इकब्राल २२, इच्छा, इंश्वर, उग्रह २३, उच्छुव २४, डचित २५, 
उद्ाह, उजागर २६, उजाड़, उदार, ऋत्ञपाल, ऋतुराज २७, ऋषि, औतार २८, कंत २६, कठिन, 
कदम ३०, कमल, करण ३१, कर्ता, कल्प ३२ ” ऊल्याण, कांत ३३, किंकर ३४, 
किनकन ३५, किशोर, कीतिं, कुडल २६, कुँवर ३७, कुमार, कृत ३ ८, कतार्थ ३६, कृपाल, 
केर ४०, केवल ४१, कोमल, कौली ४२ » लासा (मुख्य), खातिर, खिलाड़ी, खिलावन, खिलोना ४३, 
खेलावन, खेवा, ख्याली, गति ४ ४, गरीब, गहन ४५, गुनई 


३, गुलाम, गही ४६, चंद्र, चम्मन ४७, 


* रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम । 

* मेरा राम, हमारी आर्थनां के समय का राम, वद ऐतिहासिक राम नहीं है जो दशरथ 
का पुत्र और अयोध्या का राजा था। यह दो सनातन, अजन्मा राम है और अद्वितीय है । मैं 
-डसी को पूजा करता हूँ । डसी की मद॒द चाहता हूं । (दरिजन सेवक ९-१-४६ ई०) 

' मैंने ईश्वर के इन सब नामों और रूपों को निराकार, सर्वव्यापक, राम के चिह्न के रूप में 
: स्वीकार किया है। इस्लीलिए मेरे लिए सीतापति राम, दृशरथ-पुन्न के रूप में वणित राम वह 


सर्वेशक्तिसय तत्व है जिसका हृदथ में अंकित नास सब मानसिक, नेतिक और शारीरिक क्रष्टों को 
दूर कर देता हैं। (हरिजन २-७-४६ ई०) 





विष्णु के श्रवतार (राम) १४७ 


छुत्र ५८, छवि ५५, छुवीला, छुवीले, जग, जगई ४६, जगत, जगदीश, जगदेव, जगवरण, जगव- 
ल्लभ, जग्गो, जयाघारी, जट्न ५७, जतन ५८, जती ५६, जन्म ६०, जयभी ६१, जस, जागे, जाम, 
जितावन ६२, जियावन ६३, जीत, जीवन, जैत ६४, जोखन ६५, जोर, ज्योतिष, ज्ञान, भलक, 
टहल, तपस्या, तपसवी, तवक ६६,तवकुल ६७,तारक ६८, तठ॒ही ६६, तूफानी ४०,तेग, तेज, तोष७१, 
त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिलोकी, दत्त, दयानिधि, दयाल, दयालु, द्श ७२, दल, दलबल, दहल ७३, 
दहिन ७४, दाता, दानी, दास, दास्र्थी, दिलवर, दिलसख ७५४, दिलाता, दिशा, दीन, दुख- 
छोर ,दुखहर, दुलार, दुलारे, दुली ७, दुल्ले (प्यारे), देनी, देंब, देवी, दौड़ ७७, दौर, द्वार ७८, 
घिडाका ७६, धन, घनी, धन्वी ८०, धरीक्षण ८१, घारी ८२, धार्मिक, घीरज, घुन ८रे, 
धोखे ८४, ध्यान, ध्वज ८५, नन्द, ननन्‍्दन, नक्षत्र ८६, नगीना ८७, नजर ८८, नयन, नरेश, नव्रल 
८६, नसीब ६०, नागर ६१, नाथ, नामी ( प्रसिद्ध), नायक, नारायण, निचोड ६२, निद्धर, 
नित्य ६३, निधान, निधि, नियादी ६४, निरंजन, निर्भय, निर्मल, निवाज ६५, निवास ६६, 
निसानी ६७, निहाल ६८, निहोर ६६, निहोरे, नीकू १००, नबूरा, नेक, नेकनाम, नेकी, नेत, 
नेति १०१, नैन, नौकर, पति, पद, पदार्थ १०२, पदुम, पन १०३, परसादी १०४, परिख, परीक्ष, 
पलट १०५, पलटन, पाद १०६, पाल, पालित १०७, पिता, पुत्र; पुश्नेश १०८, पजन, परना 
पोखन १०६, प्यारे, प्रकट, प्रगट, प्रकाश, प्रताप, प्रतोष ११०, प्रदीप १११, प्रपन्न ११२, प्रभाव, 
प्रवीण, प्रवेश ११३, प्रसन्न, प्रसाद, प्रसादी, प्रिय, प्रीति, फकीर ११४, फल ११५, फुली 
११६, फुलेल ११७, फूल, फूलधर ११८, फेर ११६, बंगाली १२०, बंधन १२१, बंध, बक्स, 
बयेही १२२, बड़ाईं, बदन १२३, बदल १२५४, बरफ १२५, बल, बलवंत, बलिहारी १२५, 
बली, बहादुर, बहाल १२७, बहोर १२८, बहोरी, बाज १२६९, बानू ( स्वभाव ) बालक, बुकावन 
बूक १३०, बेटी १३१, बेदी १३२, बोध १३३, भगवान, भज १३४, भजन, भद्र १३२५, भरोस 
भरोसा, भरोसे, भवन १३५, भाऊ १३७, भाल १३८, भावन ११६, भीख १४०, भ्ुज, सुजी, 
मुलन १४१, भवन १४२, भूषण, भोज १४३, मंगल, मंजुल १४४, मंजू, मंदिर १४५, मलोधर 
१४६ मगन, मणि, मदन १४७, मधुर १८८, मनहारी, मनावन १४६, मनुक, १५०, मनो, मनोश्ञ 
१३१, मनोंरथ, मनोहर, मर्याद, मर्यादा, मल , महा, महावल, महावीर, महातम १५२, मातवर, 
मानस, माया, मिलन, मुकुट, मुक्ति, मुद्ित, मुनि, मुनेश्वर, मुल्की १५३, मुहाल १५७४, भेहर, 
मोहर, यज्ञ, यतन, यत्ष, यश, यशवंत, याद, रंग, रंजन १४४, रक्त, रक्षा, रख १४६, रज १४७, 
रजई, रतन, रत, रति १५८, रमदू १४६, रम्मन १६०, रतिक, राखन, रागी, राज, राजा, 
राजित १६१, राजी १६२, राज्य, राय, रिखपाल, रुचि, रुद्र १६३, रूप, रूरा १६४, रेख १६५, 
रेखा, रेज १६६, लगन, लप्म, लड़ेते १६७, ललक १६८, लला १६६, ललित १७०, लल्लू , 
लायक, लाल, लेख १७१, लोचन, लोट १०७२, लोटन, लौट, लौलीन १७३, वंश, वचन १७४, 
वरन, वन, वलल्‍्लभ, १७५, वसंत १७६, वाण १७७, वासी १७८, विक्रम, विचार, विजय, 
विनय, विनायक, विनोद, विभूति १७६, विमल, विज्ञास १८०, विवेकी, विशाल १८१, विश्वास, 
विहारी, वीर, इछ्ध १८२, व्यास १८३, वेद १८४, त्रत, शकल १८४, शब्द श्य६, शरण, शरीक 
१८७, शांत, शांति, शाह, शिरोमणि, शीस, शुभ, शुहरत, श्रृंगार, शेखर, श्लोक श्८८, सस्मार 
१८६, हैँवारे, सकल १६०, सकुल १६१, सखी १६२, सचई १६३, सजीवन १६४, सज्जन, सत, 
सध्य, सदल, सदा १६५, सनेह, सनेही, समर १६६, समरथ, समुकझ, समोख १६७, समोखन १६७, 
सम्मुख, सरोवर, सर्बखुल, सहवीर १६८, सहाय, सही (सत्य), सॉवरे १६६, सांवलिया २००, 
सागर, साथा २०१, सिगार २८२, स्हासरुन, सिद्ध, सुन्दर, सुकुल, रुख, सुचित २०३, सुदर्शन, सुदिष्ट, 
: छुध, दुधार, सुधो २०४, सुधीर, गुपल, रफेर, रुभमग २०५; सुमिरन. रुमेर २०३, मुरंजन २०७, सर 


श्ष्षंर अभिधान अनुशीलन 


२०८, छुरति, सुर्जन (सूरज) सलछ्षन, सुवचन, सुशील, सुहाग २०६, सुहावन, सूरत २१०, सेन, 
सेवक, सोच, स्नेही, स्मरण, स्वयंवर २११ / रूप, स्वारथ २१२, स्वार्थ, हँस २१३, हजारी २ १४, हजूर 
हरख, हरे, हृष, हित, ह्ितकारी, हुंकार २१५, डऐ, हुब्ब २१६, दृदय, हेत, हो, होरिल २१ ७, 

(४) सम्मिश्रण :-- 

(ञझ) मूर्तामू्ते :--अह्म 

(आ) मू्ते + मू्ते :-- 

आ--स्व पप्योयवाची शब्दों के साथ--रघुनाथ, रघुबर, रघुवीर, सियापति 

(आ)- रवसम्बधियों के साथ--जानकी, सितईं, सिया, सीता, दशरथ, लक्ष्मण, भरत, 
लवकुश, जनक । 

इ -अन्य देवों के साथ--ओंकार, कलानाथ, कल्तेश्बर, कुबेर, कृष्ण, देवेश, माधवेश्वर 
मिहिर, मुनेश्वर, मुरारी, यशेश्वर, रद, शकर, शिव, भरी नेति, श्रीसिंह, सर्ब॑, सुरेश, सजन, 
हनुमान,हरि । 

इ--व्यक्ति सम्बन्धी - कौशिक, तुर्सी, तुलसी,रिक्षपाल, सुग्रीव, संमंत । 

ई-स्थान सम्बन्धी--अ्रक्ञयवट, अज्ञ यवर, अयोध्या, अवध, कामता, केदार, कैलाश, 
कौशल, चित्रकूट, त्रिवेणी, सरयू, सेतु, हरिहर, हिमांचल । ह 


ड--गोण शब्दों की विदृत्ति 

गोण ग्रवृत्ति के अज्लांकित शब्दों के अथे :-.१ प्रकाश, २ अबयव रहित, अखरड, 

३ सम्पूर्ण, ४ पहुँच से परे, ५ अजय का विक्ृत लूप, ५ अटल, हठी, ७ ( आधार से बना है) 
सहारा, ८ स्वामी, ६ कृपा, १० श्रकेला, ( अ्युग्म ) ११ ( अ्र्ज ) यह उदू का शब्द है, विनय, 
६२ अप्रत्यक्ष, १३ राम विधतु के सातवें अवतार हैं। १४ आशीर्वाद, १५ अनुकरण करने योग्य 

पदार्थ, १६ प्रथम, मूल कारण, १७ सहारा देने वाला, वह लकड़ी जिसको टेक कर साधु लोग सहारा 
लेते हैं। १८ प्रतिज्ञा, शपथ, १६ ढुखित, २० आश्रित, २१ श्रेष्ठ, २२ यह अ्ररवी शब्द है, 
भाःय, प्रताप, २३ गअहरण से मोक्ष, २४ उत्सव का विकृत रूप है। २५ उत्साह का विक्ृत रुप है। 
२६ प्रकाशित, २७ वसंत, ( यह शब्द जन्म काल की ओर संकेत करता है | २८ अवतार का अशुद्ध 
रूप है। २६ प्यारा, स्वामी, ३० चरण, २१ आभूषण, ३२ कल्प वृक्ष, एकपर्व, ३३ स्वामी, ३४ 
दास, २५. ( इस का शुद्ध रूप किंकिणी है ) घुंघरू, ३६ कर्णा भूषण, ३७ कुमार का अशुद्ध रूप है | 
२८ रचित, सम्पादित, ३६ संतुष्ट, मुक्त, ४० यह अस्पष्ट शब्द कई अथों की ओर संकेत करता है 
क-“ सम्बन्ध सूचक विभक्ति का प्रत्यय “का”, ल--केलि, ग--कीर का विकृवत रूप मानने से इसका 
श्र्थ तोता होता है। घ--यदि इसे किरि माना जाय तो राम किरि एक रागिनी का नाम है। 
ड--केर का अर्थ केला भी होता है| ४१ शुद्ध, अकेला, ४२ कुलीन, प्रतिज्ञा, ४३ मनुष्य ईश्वर का 
एक खिलौना है, तुलसीदास जी, ने कहा है-उमा दार्योषित की नाई', सबहि नचावत राम गोसाई । 
४४ ज्ञान, पहुँच, सहारा, मुक्ति, ४५ गम्भीर, आभूषण, अहण काल, ४६ गृहस्थ, घर में उत्पन्न, ४७ 
वाटिका, ४८ जीवन की विशेष घटनाओं का वर्णन, ४६ प्रिय, ५० दीर्घ आयु, ११ कोई अद्भुत 
यो महत्व की वस्तु “आभूषण”? | गणना करने योग्य पदार्थ, ५२ वस्त्र, ५३ तृप्ति, सुध बुध, छः 
की समूह, ३४ राज्य छत्त, ५५ सुन्दर, ५६ जगट, ५७ जटा, ५८ यज्ञ का विकृत रूप है। रूप आदि 
चौबीस गुणों के अ्रन्तर्गत एक गुण, उद्योग, उपाय, ५६ यति का विक्ृत रूप है, “संन्यासी” ६० 
उत्पति, चैत शुक्ला नवमी को राम का जन्म छुआ था। ६१ विजय लद्बगी, ६२ जीत, ६३ प्राण 
रहता, ६४ ( जैत्र ) विजयी, ६५ तौल, ६६ लोक, ६७ भरोसा, ६८ तारने वाला । ( देखिये रामायण 
गे कथा खण्ड) । ६६ राम की अनन्यता की ओर सकेत करता है। ७० प्रचंड, ७१ संतोष, ७३ 


विध्णु के अवतार (राम) १४६ 


दर्शन, ७३ भय से कॉपना, ७४ अनुकूल, ७५ आश्वासन ( दिलासा ) का विक्ृत रूप है। ७६ 
प्यारा, ७७ पहुँच, ७८ प्रवेश, साधन, ७६ साहस, ८० धनुषघधारी, ८१ ( घारीक्षण )तीत्र दृष्टि वाले, 
८२ धारण करने वाला, ८रलगन, ८४ प्रवंचना, ८५५ पताका, ८६ तारे, ८७ आभूषण,[८८ उपद्दार, 
दृष्टि, ८६ नया, ६० भाग्य, ६१ चतुर, ६२ तत्व, ६३ अविनाशी, ६४ चिह्, ६५ अनुग्रह करने 
वाला, ६६ आश्रय, ६२, ६७ स्मृति चिह्ृ, ६८ पूणकाम, ६६ विनती, मनौती, उपकार, १०० 
( नीक ) अच्छा, १०१ ( न+इति ) अनन्त, १०२ (च तुरबंग) वस्तु, १०३ ( प्रणु ) धतिजश्ञा, १०४ 
( प्रसादी ) नैवैद्य, १०४ लौगाना ( देखिए, रामपलट की व्याख्या ) १०६ चरण, १०७ पाला हुआ, 
१०८ ( पुण्येश ), १०६ पालन, ११० सन्तोष, १११ दीपक, ११२ शरणागत, ११३ गति, पहुँच, 
ज्ञान, ११४ साधु, ११५ प्रसाद, लाम, दान, सिद्धि, ११६ हप, ११७ सुगंधित तेल, ११८ विष्णु, 
११६ लौटाना, १२० बंग देश में उत्पन्न, १२१ प्र म॒ पाश १२२ यात्री, १२३ शरीर, १२४ लौदाना 
१२५ राम के शीतल स्वमाव की ओर स केत करता है, १२६ विष्णु, १२७ प्रसन्न १६८ लौटना, 
१२६ ( फारसी प्रत्यय ) प्रेमी १३० बुद्धि, समझ, ज्ञान, १३१ अत्यन्त प्रिय, १३२ ज्ञानी, १३३ 
ज्ञान, ११४ जय, १३५ अच्छा, १३६ घर, १३७ भाई, प्रेम, १३८ ललाट, १३६ प्रिय, १४० दान, 
१४१ भोला, १४२ संसार, १४३ प्रसाद, १४४ छुन्दर, १४४ देवालय, १४६ (मल उद्धार) यज्ञ रक्षक, 
१४७ कामदेव सा सुन्दर, १४८ मिष्ठभाषी, १४६ प्रसन्न करना, १५० मनुष्य, १३१ झुन्द्र, 
१५२ ( माहात्म्य ) महिमा, १५३ संसार, १३५४ कठिन १३४ असन्न करना, १५६ (रक्षा), १४७ 
धूल, १४८ प्र म, १५६ समता, १६० सुन्दर, व्यापक, १६६ शोभित, १६२ प्रसन्न, १६३ भयंकर, 
१६४ सुन्दर, १६५ कला, १६६ मरा हुआ, १६७ प्यारा, १६८ इच्छा, १६६ प्रिय, १७० छुन्दर, 
१७१ कला, देव, १७२ लौटाना, १७३ तहलीन, १७४ प्रतिज्ञा १७४ प्रिय, स्वामी, १७६ ऋतु, १७७ 
तीर, १७८ निवासी, १७६ ऐश्वर्य, १८० क्रीड़ा, १८१ बड़ा, १८२ फलदाता, मूलाघार, १८३ कथा- 
वाचक, १८४ ज्ञान, १८५ रूप, १८६ वाणी, १८७ सहायक, साथी, १८८ यश, १८६ सजावट, 
१६० रूप, १६१ उच्च वंश, श्वेत, १६२ सहेली ( सखी भाव ), दानी ( सखी श्रर्वी शब्द ) १६३ 
सच्चा, १६४ जीवन दाता, १६४ नित्य, अविनाशी, १६६५ ( समर ) कामदेव से खुन्द्र, 
१६७ सम्मुख, १६८ वलिष्ट १६६ श्याम, २०० श्याम, २०१ प्रभाव, कझृपाहस्त २०२ सजावट, २०३ 
सचेत, २०४ बुद्धिमान, २०४ सुन्दर, प्रिय, भाग्यशाली, २०६ सुमेझ पर्बेत, २०७ मनोरंजन, १०८ 
ध्यान, २०६ सौमाग्य, २१० रूप, २११ यह राम के विवाह का सूचक है। २१२ सफल, लाभ २१३ 
परबक्ष, विशुद्ध, अजपामंत्र, २१४ सरदार, २१४ ललकार, २१६ प्र म, २१७ नवजात शिशु | 

टिप्पणी--गौण शब्दों में बिजातीय प्रभाव | 

अरबी शब्द--अरज, इकबाल, कदम, कौली, खासा, खातिर, ख्याली, गरीब, गुलाम, तबक 
तूफानी, तेग, नजर, नवीब, नूरा, फकौर, मातवर, मुल्की, मुहाल, राजी, लायक, शकल,«शरीक 
शुहरत, सखी, हजूर, हुजूर, हुब्ब । 

फारसी शब्द--चम्मन ( चमन ), दिलवर, नगीना, नामी, निवाज, निशानी, निहाल, 
नेक, नेक नाम, नेकी, बख्स, बदन, बहादुर, बहाल, मौज, महर, मोहर, याद, शाह, खाया, सूरत, 
हजारी | 

३--विशेष नामों की व्याख्या-- 

अकलूराम--अकलू ( अकल ) शब्द से राम की सर्व व्यापकता, एकरूपता तथा अनन्तता 
प्रकट होती है । 

आदि राम--राम नित्य होने के कारण सृष्टि के आरम्भ में भी रहते हैं। इसी घारणा से यह 
नाम पड़ा । 


१५७० अमभिधान श्रमुशीलन 


इदंवाहु नारायण- इच्चवाकु सूर्यवंश के प्रथम राजा थे जो अयोध्या में शासन करते थे। 
ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे । रामचंद्र इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे । 

चित्रकूट राम--चित्रकूट में कामदगिरि एक पवित्र स्थान है। वनवास के सप्य 
राम ने यहाँ पर चिरकाल तक निवास किया था। 

जटाधारीराम, जट्टनराम, जतीराम--बनवास जाते समय राम ने जय बाँधकर यति 
का रूप धारण किया था। । 

जैतराम सिंह--जैत शब्द जैत्र का विक्ृत रूप है जिसका अर्थ विजयी है। यह उस घटना 
की सूचना देता है जब राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी | जैतबन में उत्पन्न । 

तुलसी वल्लभ--गोस्थामी ठुलसीदास को राम प्राणों से भी अधिक प्रिय ये। तुलसी 
बल्लभ विष्णु के श्रथ में भी आता है, जिनके अवतार राम थे | देखिए विष्णु । 

तुद्दीराम--ठही शब्द से उपासक की अपने उपास्य देव राम के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट होती है। 

दुलराम--दल का श्रर्थ सेना | यह उस समय का संकेत देता है, जब राम सेना सहित 
समुद्र के तठ पर पहुँचे थे । 

लिठुर राम--अवसर आने पर कोमल राम को भी निठुर बनना पड़ा | सीता को बनवात 
देते समय उनकी कठोर प्रवृत्ति हो गई थी | 

अनि राम--यह शब्द बाणधारी रामचंद्र की ओर संकेत करता है | 

जीसक राम, रामबालक--भक्त को राम का बालरूप अत्यन्त प्रिय है।' हे 

अहय राम--इसमें राम को अमूर्त, निर्गुण ब्रह्म माना गया है | जो सर्बश, सर्वव्यापक 
तथा सर्व शक्तिमान्‌ है | " 

भूमिजा नाथ--धथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सीता दो भूमिजा कहते हैं। एक बार 
मिथिला के राजा जनक के राज्य में घोर दुर्भिक्ष पड़ा ? उसे दूर करने को मंत्रियों के परामर्श से 
राजा हल लेकर जोतने चले। खेत जोतते समय जनक को एक बालिका पिली। यह कथा इध्त 
प्रकार भी बतलाई जाती है कि जनक के कोई समन्‍्तान न थी श्रतः पुत्रेष्ठि यज्ञ करने के लिए 
ध्थ्वी का परिशोधन करते समय सीता राजा जनक को प्राप्त हुई । 


मखोधर राम--विश्वापित्र के साथ वन में जाकर राम ने राक्षसों से तपस्वियों के यज्ञ 
की रक्षा की थी | 


सयौदा पुरुषोत्तम--यह राम की यथार्थ उपाधि है क्‍योंकि उन्होंने अनिष्ट में अथवा कष्ट 
में कमी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया । अनन्त शील, सौंदर्य तथा शक्ति के स्वामी होते हुए भी 
अत्येक परिस्थिति में मर्यादोंचित कार्य कर हमारे समक्ष अनुकरणीय आदर्श उपश्थित किया। 
रामायण में अनेक घटनास्थल हैं जिनसे उनकी मर्यादा का परिचय मिलता है। परशुराम को 
मान देकर उन्होंने विप्र वंश की मयादा रखी । सत्य की रक्षा के लिए राज त्याग दिया। सूर्प- 
णुखा के नाक कान कट्वा ञ्री बध न करने की मर्यादा रक्खी | विभीषण को राज देकर शरणा- 
गत की रक्षा की | अन्त में सीता त्याग कर लोकाचार की मर्यादा रखी | और भी श्रनेक उदाहरण 
उनके उदात्त चरिज से प्रात्त होते हैं। ढ ि 
माधवेश्वर पति राम--माधव विष्णु, उनके ईश्वर शिव, उनके स्वामी अर्थात्‌ राम | 


इसमें कई देवों की एकता की भावना है। राम का उपासक विष्णु तथा शंकर में भी पूजनीय 
अंद्धां भक्ति रखता हैं। 


मानस राम--ज्ञग राम तथा जगत राम से राम का विराट्‌ रूप बिदित होता है। किन्तु 


9 ० मे शक खत का रूप रास कर ध्याना, कहेउ मोहि मुनि कपा निधाना | कक 
(काकी क्ति-रासे८ं उ० कां० धृ० ६ १४-गुटका-गीला प्रंस) 


विष्णु के अवतार (राम) १५ है 


यह नौम डनके विभुत्व का बोधक है। राम घट-घट व्यापी हैं। दूसरा आशय यह प्रकट होंता है 


कि वे रामचरितमानस के नायक हैं | 
माया राम--माया राम की शक्ति अथवा सीता जी के लिए, प्रयुक्त हुआ है। 


मेघू राम--मेघ के सहश श्याम वर्ण वाले रामचद्र । 
मैथिली मोहन--मिथिला में उत्पन्न होने के कारण सीता का नाम मैथिली हुआ । 
याद राम--यहाँ पर उर्दू की शैली से समास किया गया है। जिसका अर्थ राम की स्मृति । 
रघुकुल तिलक "--रामचंद्र रघुवंश में उत्पन्न हुए। रघु दिलीप के पुत्र अज के पिता तथा 
दशरथ के पितामह थे। 
राघव दास--रघु का अपत्य राघव अर्थात्‌ राम । 
राम अयुग--इस नाम से दो भावनाएँ प्रकट होती हईं। राम कालातीत तथा अद्वत हैं । 
राम उग्रह लाल--ग्रहण से मुक्त होने को उपग्रह कहते हैं! राम संसार के सब बधनो 
से मुक्त कर देते है | 
डे राम उजाड़--यहाँ पर राम की संहार करने वाली शक्ति की ओर उंकेत है उजड़े स्थान 
जन्म । 
रास रिच्छुपाल--ऋच्ष जामवंत के लिए प्रयुक्त हुआ है जो राम के मुख्य वहायको में से थे । 
रामऋतुराज कुमार--राम धामिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त समय सूचक भी हैं। 
राम कत्ञा नाथ--चंद्रमा के समान आह्वादित करने वाले राम अन्य भावना यह प्रतीत 
होती है कि नाम घारी का जन्म रात के समय चॉदनी में हुआ है। यह सोंदर्य का भी सूचक 
है| रामकला राम की माया उसके नाथ श्रर्थांत्‌ राम । 
| राम कुवेर--भक्त राम को नव निधि के स्वामी कुवेर के रूप में मानता है | 
राम केदार - केदार केदारनाथ का सुकम रूप प्रतीत होता है। दो देवों में एकता की 
भावना । केदारनाथ तीर्थ की कोई राममूर्ति । 
रास केर सिंह--क्रेर सम्बन्धसूचक विभक्ति के प्रत्यय “का” का अवधी रूप प्रतीत होता 
है।* अथवा यह केलि ( क्रौड़ा ) का विकृत रूप है । राम केला एक प्रकार के केले और आम को 
भी कहते हैं। राम किरि एक रागिणी का भी नाम है। सम्भव है केरि कीर का अ्रपश्नंश हो जो 
तोते के अर्थ में आता है | 
राम कोशल--राम की चतुरता अ्रथवा कौशल प्रदेशीय राम । 
राम खेलोना--खिलौना जिस प्रकार बच्चे को प्यारा होता है उसी तरह भक्‍त भगवान्‌ 
का प्यारा होना चाहता हे । 
रास गरीब-- यहाँ पर राम के दींनबंधुत्व की ओर संकेत करता है। दैव्य भाव का 
सूचक है। 
राम चम्मन लाल--यहाँ पर दूसरी भावना यह है कि नामी का जन्म किसी बाग में 
हुआ है। 
राम चीज सिंह--यहाँ पर चीज का अमिप्राय आभूषण के सदश श्रत्यंत प्यारी वस्तु से है । 
राम जोखन--यहाँ पर घामिक प्रवृत्ति में अंधविश्वास का सम्मिश्रण हैं। बच्चे को 
चिरंजीव बनाने के लिए प्रायः स्त्रियों उसे अन्न आदि से तौलती हैं। 


) गीधराज सुनि आरतबानी, रघुकुलतिलक नारि पहिचानी | 


(रामच० सा० अरष्थ कांड) 
२ हिंदी भाषा का इतिहास ए० १६३ (डा० धौरेंद वर्मा) 


१५ ३ अमभिधान अंनुशौल॑न 


राम तारक-- ऊँ रामायनमः” यह षडछ्षर राम तारक मंत्र है जिसका जप शम के 
भक्त किया करते हैं। तारने वाले राम से अभिप्राय हैं। 

रामपदारथ ?--चार पदार्थ (चतुर्वर्ग) । 

रास उल्लट--इस नाम से राम मक्ति के साथ-साथ कुछ अन्य विश्वास का पुट भी लगा 
हुआ है। पहले पुत्र राम को समर्पण कर दिया और फिर पालने के लिए, लौदा लिया | इसी प्रकार 
के राम बदल तथा राम बहोर नाम है। (दे० पार्वती प्रबृत्ति में माता बदल नाम) 

राम पुरी-पुरी यहाँ दसनामी संन्यासियों के एक भेद के लिए प्रयोग किया गया है, 
अन्यथा राम पुरी का अर्थ अयोध्या हो जायगा। 

रामबटोही--यह उस परिस्थिति की श्रोर ध्यान आकर्षित करता है जब रामचन्द्र ने राज्य 
त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया था ।* नामी मार्ग में उत्पन्न हुआ है। 

रामबरफसिह--यह राम की शान्ति प्रकृति की ओर इंगित करता है | (जन्म काहिम से 
सम्बन्ध है।) 

रामबलिहारी--राम विष्णु के श्रवतार हैं | इसलिए बलि को छलनेवाले मूल विष्णु के 
स्थान पर राम अवतार प्रयुक्त हुआ । 

रामबेटी--पुन्र से पुत्री अधिक प्यारी होती हे! | इसलिए भक्त अपने को बेटे के स्थान पर 
बेटे कहता है अथवा बेटा का विकृृत रूप बेटी है । 

पमरक्षा--राम रक्षा स्तोत्र है जिसके प्रणेता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। इसके पाठ से सब 
मनोकामना पूर्ण होती है तथा सब संकट और पाप दूर हो जाते हैं ।* 

प्रमराज--राम राज ग्रजा के सुख तथा शान्ति के लिए, प्रसिद्ध है। यह स्वर्णयुग कहलाता 
है। वाल्मीकि, व्यास तथा तुलसीदास ने रामराज्य" का बहुत सुन्दर चित्रण किया है-.. 





* दादू खब जग नीधना धनवंता नहिं कोइ | 
धनवंता जाणिये जाके रामपदारथ होइ ॥ 
'* “राजिबलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ।” 
व हृदये ह४' करोति। (असन्न राघव|नाटक) 
१ भजन भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदास्‌ । 
तजन यमदूतानां रामरामेतिगजनम्‌ ॥ 
+ बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद्‌ पथ लोग । 
चलहि सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय शोक न रोग ॥२०॥ 
देहिक दैविक भोतिक तापा, राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती, चलत्नहिं स्वधर्म निरत श्र्‌ति नीती ॥ 
चारिउ चरन धर्म जग माही, पूरि रह्य सपनेहु झध नाहीं ॥ 
रामभगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्प सृत्यु नहिं कबनिउ पीरा, सब सुन्दर सब विरुज़ शरीरा | 
नहि दूरिद्र कोड दुखी न दीना, नहि कोड अजुध न लच्छुन हीना ॥ 
सब निर्दं भ धर्म रत पुनी, नर अरु नारि चतुर सब गनी || 
सब शुनग्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतस्य नहिं कपट सयानी । | 
(रामचरित मानस उत्तर काणड) 
* काले वर्षति पर्जन्यः सुसित्तः विमला दिशिः । 
हैष्ट पुष्ट जनाकीण पुर॑ जनपदास्तथा || 
नाकाले प्रियते कश्चित्न व्याधिः ध्राणिनां तथा || 
नानथों विद्यते कश्चिद्रामे राज्य प्रशासति ॥ 
बाल्मीकीय रासायण उत्तर कायड 88 सर्य रत्तोक १२,१३) 
(देखिए महाभारत शान्ति पर्व भध्याय 2६ श्तोक ९२-३८) 


विष्णु के अवतार (राम) १५३ 


रामबृक्त--रास का लगाया हुआ पौधा । वक्ष आधार को कहते हैं। इसलिए, उसका अर्थ 
हुआ राम ही है आधार जिसका | राम वक्ष अशोक को भी कहते हैं। तमाल वक्ष के सदश श्याम 
वर्शुवाल राम । (इन्च-ऋल्पवुक्ष। 

रामस्वारथ--अपना स्वार्थ संसार में सबसे श्रधिक प्रिय होता है। इसलिए, भक्त अपने स्वार्थ 
की तरह प्रिय राम को सममभते हैं । 

रामहंस--भक्त राम को निगुण ब्रह्म मानता है। (देखिए, हंस निर्गुण ब्रह्म में) हस के 
सहृश विवेकी राम, अ्रथवा राम का हंस (जीव)। 

रामहजारी--भक्त अपने को शाम के दरवार का हजारी (सह सेनिकों का सरदार) 
समभता है | 

रामहजूर--भक्त राम को हाकिम तथा अपने को सेवक मानता है। 

रामहिमाचल सिंह--हिमाचल सिह शिव का सूचक है अथवा राम हिमाचल की तरह 
अचल तथा अठल हैं। (हिंमाचल< हिमाचल -- हिमालय ) 

रामोश्यास--यह उदू' के ढग का द्वद समास हैं राम और श्याम । 

रीमलराम--रीमल शब्द रे (घन)+ मल का मिश्रित तथा विक्वत रूप प्रतीत होता है । 

लवकुशराम--राम के लव तथा कुश दो पुत्र थे जो बाल्मीकि ऋषि के आश्रम में 
पैदा हुए थे । 

शित्ञानाथप्रसादू--यहाँ पर शिला का अर्थ पत्थर की अहिल्या से प्रतीत होता है जिसको 
राम ने अपने चरणु-प्पर्श से पुनः स्त्री रूप दे दिया था। (शिव की प्रस्तर मूर्ति) 

सुप्रीवपति--बन्दरो के राजा वालि का अनुज जिसे राम ने बालि को मारकर किष्किया 
का राजा बनाया | इसलिए यह नाम राम का वाचक है । 

सेतुराम--लड्ा जाते समय राम ने नल-नील आदि बानरो की सहायता से समुद्र पर एक 
पुल निर्माण किया था जो सेतु-बंध रामेश्वरम्‌ के नाम से विख्यात है। (भवसागर के सेतु--राम) 

हरिनाथ राम--विष्णु का अवतार होने से राम को हरि भी कहते हैं अथवा हरि का श्र्थ 
बंदर जो राम के आश्रित थे | सुग्रीव या हनुमान की ओर संकेत है | 

हरेराम, होराम--हरे तथा हो विश्मयादि बोधक अव्यय हैं जो किसी व्यक्ति को सम्बोधित 
करने के लिए व्यवह्गत किये जाते हैं | राम संकीतंन की सूचना देता है । 

होरित्तराम--होरिल का अर्थ नवजात शिशु है। राम का बालरूप भक्त को अधिक प्रिय है। 


४--“सप्रीक्षण 


राम-कथा का अत्यन्त सुन्दर स्वरूप हस संकलन में ग्रतिबिम्बित हो रहा है। रामायण 
की कोई घटना, कोई प्र॑सड्ठ छुट्ने नहीं पाया हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मयांदापुरुषोचम राम के 
अलौकिक चरित्र पुस्तक के घृष्ठों से उछुठ-उछुटकर नामरूप से भारत के कोने-कोने में ब्या्त हो गये हैं । 
पूर्वकाल में अ्रनेक रामायणो की रचना हुई, साप्रत्‌ भी अनेक रामचरित निर्मित हो रहे हैं। विजया- 
दशमी की रामलीला का अवलोकन प्रतिवष करते हैं। यह हमारे क्षणिक मनोरंजन का साधन है, 
पर्व के समाप्त होने पर घटना एवं प्रभाव भी आँखों से ओकल होने लगता है। परन्तु यह 
जंगम सजीव रामायण अत्यन्त विलक्षुण हँ--अ्रमर है। चिरकाल से इसकी अविरल धारा बहती आई 
है तथा चिरकाल तक इसी अ्विच्छिन्न रूप से बहती रहेगी। प्रतिक्षण नेत्रों के सम्मुख उदघधि- 
ऊर्मियों के सदश कथा का कोई न कोई पात्र आता जाता रहता हैं। कोई न कोई घटना 
घटित होती रहती हैं। कोई न कोई चरित्र चित्रित होता रहता है, किसी न किसी लीला का अमि- 

० 


१धू ७ अभिधान अनुशीलन 


नय होता ही रहता है। किसी न किसी प्रसंग के कथोपकथन एव' उपदेश का तारतम्य चलता है 
रहता है। रामदास ( हनुमान ) गये, बालजीत ( राम ) आये, रामचरित्र कथा-पाठ 
करते हैं, रामविजय के घर आन दोत्सब मनाया जा रहा है। यही चर्चा नित्य प्रति होती रहत 
है। राम बालक उच्चारण करते ही राम का सरल सलोना शिशुपन हँसता हुआ सम्मुख आा 
जाता है, सम्पूर्ण बाल लीलाएं' क्रीड़ा करने लगती हैं। राम सार्थक शब्द है, सबका प्रिय है एव 
सवंत्र व्यास है । नामों में मी वह उसी प्रकार रम रहा है, रामलगनरास की लगन को देखिए, 
थ्रादि में भी राम, अंत में भी राम। 'राममगनराम' भी इसी में मग्न हैं। इससे स्पष्ट 
है कि भारतीय जीवन राममय हो गया हैं| 


हिन्दू धर्म राम को तीन रूपों में देखता है, अमूर्त, निगुण भावना से वह ब्रह्म है, देवरूप से 
से वह त्रिदेव के विष्णु हैं, तथा नररूप में वह नारायण के अवतार हैं जो इस मेदिनी पर मानव 
लीलाएं करते हैं | श्रवतारी राम का कैसा सुन्दर स्वरूप इन नामों में जगमगा रहा है। 


राम कौशलाधीश राजा दशरथ के पुत्र हैं | सरयू के तट पर अयोध्या उनकी राजघानी 
है, उनकी माता का नाम कौशल्या है| लक्ष्मण, भरत, शत्र॒न्न, उनके अनुज हैं। वशिष्ठ कुलगुरु 
तथा समंत बृद्ध सचिव हैं। विश्वामित्र से अस्त्र शत््र की दीज्ञा ली, मिथिला के राजा जनक की 
पुत्री सीता के साथ उनका पाणिग्रहण हुआ । अपने प्रवास-काल में बहुत दिन चित्रकूट में 
व्यतीत किये, मार्ग में अनेक ऋषि-मुनियों से भेट की । “पंचवटी सिंह” ने शूरपणखा की समस्त कथा 
कह सुनाई। हनुमान से उनका प्रथम परिचय वन में हुआ। तदनन्तर वानर राज बालि को 
मारकर सुग्रीव से मित्रता की। रामेश्वर के समीप समुद्र पर सेतु बनाकर ल॑ केश रावण पर विजय 
आस की। राम अवध को लौट आ्राये और समस्त प्रजा ने बड़े समारोह के साथ विजयोत्सव 
मनाया । राम सिंहासनस्थ हुए तथा जनता “रामराज्य” का आनन्द लूटने लगी । 

इस संकलन की दो प्रमुल॒ विशेषताएं हैं--प्रथम यह है कि राम के सहश व्यापक शब्द 
किसी अ्रन्य देव प्रवृत्ति में दृष्टिगोचर नहीं होता है। १०५४ नामों में से ८४८ नाम केबल राम 
के योग से ही रचे गये हैं। शिव तथा कृष्ण सम्बंधी व्रृहत्‌ अमिधान संग्रहों में भी यह गौरव किसी 
नाम को प्राप्त नहीं हुआ । यह तो हुई मूल प्रवृत्ति के राम की बात | गौण प्रवत्ति द्योतक शब्द-सूची 
पर दृष्टि डाली जाय तो वहाँ भी राम का राज्य दिखलाई देता है। कोई प्रवृत्ति राम से रिक्त 
नहीं । निक्ृष्ट से निकृरष्ट नाम के साथ भी राम लगा हुआ है। उसे किसी से घ॒णा नहीं, समदर्शी 
के सहश ऊच-नीच की कोई मेद-भावना नहीं | घ्रेराम, घसीटेराम, घिनऊराम के साथ भी और 
शिवराम, आदित्यराम, गोविंदराम के साथ भी | द 


ये नाम राम के गुणों के आगार हैं | वेस्वभाव से सौम्य तथा शांत हैं। घटना-विशेष पर वही 
कोमल वृत्तिवाले राम सीता जी को परित्याग करते समय निठ्ठर राम बन गये । समुद्र की अवज्ञा 
पर उन्होंने उग्र रुद्ररूप धारण कर लिया। मदन से सुंदर एवं कुबेर के सदश धनी हैं। बल-बैमव- 
सम्पन्न एवं सत्यसन्ध हैं, शील के सागर है, सुख में अथवा दुल में, कष्ट में अ्रथवा अ्रनिष्ट में, 
किसी दशा में वह सन्मा्ग अथवा न्याय-पथ से विचलित नहीं होते। उनका चरित्र लोक-कल्याण 
की भावना से ओतप्रोत है। लोक रीति का कभी व्यतिक्रमण नहीं करते तथा वेद-मर्यादा का 
पालन कर हमारे सम्मुख मानव-घर्म का एक उच्च आदर्श रखते हैं, इसीलिए उन्हें मर्यादा 
पुरुषोत्तम कहा जाता है। यही कारण है कि * 'रामराज्य” स्वर्ण॑युग का प्रतीक समझा जाता है 
जिसे महात्मा गांधी भारत बष' में पुनः स्थापित करना चाहते थे। उंक्षेप में, राम का उदात्त 
चरित सर्वथा, सब॑दा तथा सर्वत्र सत्य शिव एुन्दरं! है | 


विष्णु के अवतार (कृष्ण) श्प्पू 


| 


भगवान तथा भोलानाथ के सहश राम के भी अनेक विकृृत रूप पाये जाते हैं। राम 
जैसा छोय शब्द होते हुए भी जनता ने स्नेह के वशीभूत, मुख सुख के लिए, सरल स्वभाव के कारण 
या अन्य सुविधा के विचार से उसके अनेक रूपांतर कर लिये हैं। राम के पर्याय वाचक शब्दों 
की सीमित संख्या होने से गौण प्रवृत्ति में पूरक शब्दों का बाहुल्थ हो गया है । यह इसकी 
विशेषता है जो शिव-कृष्णादि अन्य देवों में नहीं पाई जाती | राम के योग से निर्मित बहुसंख्यक 
नामों की एक ऐसी बहत्‌ दिव्य माला, अमि-प्रथित है जो राम नाम की महिमा सूचित करती 
है। राम के अतिरिक्त अधिकांश नाम उनके पूर्वज रघु, घर्मपत्नी सीता तथा जन्मयूमि अवध 
से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ नाम उनके सात्विक गुणों से भी बने हैं। अवध के समीपवर्तो ग्रांतों 
में कुछ ऐसे नाम भी पाये जाते हैं जिनके आदि तथा अंत में राम शब्द व्यवह्गत हुआ है। पश्चिम 
में इस शैली का अभाव है| ब्रज के आस-पास कभी-कभी कृष्ण के दो नामों को संयुक्त कर देते हैं। यथा 
कृष्ण गोपाल, गोपाल कृप्ण, श्याम कृष्ण | पर्तु राम छुवीले राम के सहश नाम नहीं मिलते । 
सामान्य जनता राम में लाल, प्रसाद, दास आदि साधारण शब्द लगाकर ही संतुष्ट हो जाती है। 
एकाकी शब्द केवल ११ हैं जिनमें राम तथा उपके विकृत रूपों की स'ख्या मी सम्मिलित है, शेष दो 
नाम रघु से सम्बंध रखते हैं | मल प्रव्वत्ति की अपेक्षा गौण प्रवृत्ति में, अरबी, फास्सी भाषा के 
पर्याप्त शब्द हैं, इससे यह रोचक निष्कर्ष निक्रलता है कि ये नाम उन राम भक्तों के हैं 
जिनके परिवार में उदू , फारसी, का पठन पाठन प्रचलित है | इससे राम की लोकप्रियता का रूप 
और भी उज्ज्वल हो जाता है। वस्तुतः राम सा सर्वग्रिय अन्य नाम संपूर्ण अभिधान संग्रह में 
भी नहीं दिखलाई देता | 


कृष्स 
१--गणना 
( क्‌ ) क्रमिक गणना-- 
( १) नामों की संख्या-- १६४२ 
(२ ) मूल शब्दों की संख्या--४१० 
(३ ) गौण शब्दों कीं संख्या--४०८ 
( ख ) रचनात्मक गणना-- 


एकपदी नाम द्विपदी नाम त्िपदी नाम, चत॒ष्पदी नाम, पंचपदी, नाम योग 
५४ प्प६ ३ ६१६ ७० द्‌ १६४२ 


कृष्ण के प्राप्त प्रमुख नामों में न्यूनाघिक संख्या की दृष्टि से यह क्रम पाया जाता है--लाल 
३१८ कृष्ण २४०, विहारी १३४, श्याम ११३, मोहन १०३, किशोर ६६, गोपाल ५६, कुमार ४३, 
गोविंद ४१ । 


२--विश्लेषण 


क--सूल शब्द :-- 

(१ ) एकाकी--कँधई, कँपेया, कन्हई, कन्हैया, कहान, कां, कांत, काना कान्ह, कान्हा 
काहन, किशन, किशुन, किशुनाई, किशोर, किस्सू , कुंजी, कुँवर, कुमार, कृष्ण, केश, केशव, केशी, 
केशो, कोलाहल, खान, गिरघर, गिरघारी, गिरिघारी, गिल्लू , गोपाल, गोपालक, गोली, गोलैया, 
गोविंद, जनार्दन, जादव, जादों; ठकुर, दुखछोर, दुख भंजमे; दुख हरुण, नन्‍्दम। मागर, मारायण। 


१५६ अभिधान अनशीलन 


बंदी, बंदू, बंसिया, बंसू , बिछल, बिहरिया, बिहारी, भगदू, भगन, भगजन्ना, भगवान, 
भगोला, भगेले, भगौने, भग्गन, मर्गल, भग्गा, भग्गू , मकु द, महकघारी, मघई, मधवा, मधुवनघर, 
मछुसूदन, मनोहर, माथुर, मुकुंद, मुकुंदी, मुकुट धर, मुकुट्धारी, मुरलीघर, मुरहू , मुराहू, मोहन, 
पसुनाधर, यादव, रंग, रंगी, रंगू, रणछोर, रनछोर, लाल, लालघर, लीलाघर वंशीधर, वल्लभ, 
विहारी, श्याम, श्यामल, सांवरिया, सांवर, सांवल, सांवलिया, सांवली, सांवले, सुन्दर, सनील, हरि | 


( २ ) समस्तपदी--अरति सुन्दर स्वरूप, अ्रन ग मोहन, अनूप देव, अनूप शाह, अ्मिराज 
राय, अहिवरण, आनन्द कंद, आन द घन, आन'द चंद, आन द नारायण, उद्र-मोहन, उत्तम 
_उहप, उद्धव राम, कामिनी मोहन, काली मर्दन, किशोरी चंद्र, किशोरीचंद, किशोरीन दन, किशोरी 
पति, किशोरी मोहन, किशोरी रमण, किशोरी बल्लभ, कुंज किशोर, कुंज नारायण, कंंज रमण, कुज 
जाल, कुंज विहारी, कुंजनतिंह, कुंजीलाल, कोबरनशाह, गिरिराजविद्दारी, गिरिराज स्वामी, 
गिरिवरघारी, गीताराम, गूजरमल, गोकुल चंद, गोकूल नारायण, गोकुलराम, गोकलराय, गोकुलसिंह 
गोकुलान द, गोकुलेश, गोधनविंह, गोपचंद, गोपान द, गोपीकांत, गोपीन दन, गोपीनाथ, गोपीनारायण 
गोपीमोहन, गोपीरमण, गोपीराम, गोपीवल्लभ, गोपीशरण, गॉपेंद्र, गोपेश, गोपेश्वर, गोरधनसिंह, 
ग्वालभोहन, ग्वालशरण, घनदयाल, घनराम, घनश्याम, घनसिंह, घनान द, छविनाथ, छुविप्रकाश , 
छुविराज, छविसागर, जगतन दन, जगतमोहन, जगतविहारी, जगदशन, जगदान द, जगदीप, 
जगदीश, जगदेव, जगन दन, जगन लाल, जगन्नाथ, जगपाल, जगमल, जगमूरत, जगमेर, जगमोहन, 
जगरदेव, जगरनाथ, जगराज, जगवल्‍लभ, जगवीर, जगारदेव, जदुन दन, जदुनाथ,जदु प्रसाद, 
डे प्त, जडु॒वंशसहाय, जहुवीर, जनान॑ द, जमुनानाथ, जमुनानारायण, जमुनालाल, जसोदान द, 
जसोदान दन, जुगलकिशोर, जुगलबिहारी, जुगललाल, जुगुलकिशोर, जुशुलचंद, जोगराज, जोगेद्र 
त्रिजुवननाथ, चिभुवनप्रकाश, त्रिसुवनप्रताप, त्रिभुवनप्रसाद, त्रिभुवनबहादुर, त्रिभुवनराय, 
त्रिभुवनविहारी, त्रिभुवनशरण, त्रिभुवनसिंह, त्रिभुवनसख, त्रिमुवनान द, त्रिमाल चिलोकचंद्र, 
त्िलोकभास्कर, त्रिलोकराय, त्रिलोकसिंह, ब्रिलोकीसिंह, दघिराम, दानविहारी, दामवर, दामोदर 
दुनियालाल, देवकीनन्दन, देवकीलाल, दंदविहारी, द्वारेश, द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ, 
दारिकाबहादुर, द्वारिकाराम, द्वारिकासिंह, दारिकेश, न दकिशोर, नन्दजीराम, ननन्‍्दजीराय,नन्‍्दजीलाल 
नद्‌ रूप, नन्‍्दलाल, नन्द बल्लभ, नवथ्वर, नवनीत नारायण, नवनीतराय, न वलबहादुर, नारायण, 
नितवरणसिंह, नीरदवरण, इतविहारीलाल, पट्वर्धन, परमाराय, पाये श्वर, पीतांबर, 
पुरुषोत्तम, पुलिनविहारीलाल, पश्ननाथ, प्रसन्ननाथ, प्रियाकाँत, प्रियानन्द, प्रियासहाय 
प्रियंद्र, बंदीक्षोर, बंसूसिंह, बनवारी, बलकांत, बलवीर, बसदेवकीनन्दन, बसवानन्द, बासदेव, 
बिंदाराम, बिंदेविहारी, बिजनू, बृजराज, ब्रिजमूषण, भक्तीश, भुवनमोहन, भूकरन, मक्खनर्तिह, 
मर्णींद्र , मधुरानन्द, मथुरानन्दन, मथुरामणि, मथुगराम, मथुरासिंह, मथुरेश, मधुबनधर, मनमोद 
नारायण, मनमोहन, मनरूप, मनहरण, मनोरंजन, माहूराम, माधव, माधुरीमोहन, माघुरी- 
रमण, मीराराम, मुकुथ्बल्लम, मुकुवेश्वरीमोहन, मुरलीतिंह, मुरारी, मेघवरण, मेघश्याम, 
मेघसिंह, मोरम्ुकुट, मोहनीमोहन, यदुचरित्रसिह, यदुनन्दन, यदुनाथ, यदुप्रखाद, यदुराज, 
डे डुवशभूषण, यदुबंशराय, यहुबंशलाल, यदुवंशशरण, यदुवंशसहाय, यहुवीर, 
यमलाजु नसिंह, यशोदानन्द, यशोदानन्दन, यादवेंद्र, युगलकिशोर, युगलनाथ, युगलननारायण, 
युगलर्सिह, योगेंद्र, योगेश्वर, रंगदास, रंगनाथ, रंगनारायण, रंगप्यारे, रंगबहादुर, रंगलाल 
रंगविहारी, रंग्रतिंह, रगेश, रंगेश्वर, रमणीमोहन, रहसविहारी, रहस्यविहारी, राघामणि, राधारंजन, 
पधारसण, शराधाराम, रारावल्लभ, राधाविनोद, राघासहाय, राधिकानन्दन, राधिका 


विष्णु के अवतार (कृष्ण) १५७ 


ना रायण, राधिकारमण, राधेनाथ, राधेमोहन, राधेर्मण, राधेराम, राघेलाल, राधेश्वर, रासविहारी, 
रुकमिनराय, रूपकांत, रुपचंद्र, रुपनसिंह, रूपनाथ, रूपनारायण, रूपबहादुर, रूपरत्, 
रूपराज, रूपसिंह, रुपेंद्र, ललितचंद्र, ललितमोहन, ललितविहारी, ललितसिह, ललितास्मण, 
ललिताराय, ललीराम, लाड़िलीमोहन, लालमणि, लालमन, लालमुनि, लीलपट (ड), लीलांवर, 
लीलाघर, लींलानन्द, लीलानिधि, लीलापति, लीलाराम, लीलावर, लोकानन्द,  वनमाली, 
वनविहारी, वल्लमरसिक, वल्लभराम, वासुदेव, विदुस्नाथ, विपिनचंद्र, विपिनविद्दारी, 
विश्वप्रिय, विश्वमोहन, विश्वरंजन, विश्वरूप, बुंदवहादुर, बंदानारायण, बृंदावनविहारी, 
वृंदावनलिंह, त्रजइकवालसिंह,  ब्रजकात, प्रजचंद्र, त्रजनन्द, त्रजनन्दन, त्रज नागर, 
त्रजनाथ, ब्जनायक, त्रजनारायण, त्रजपति, त्रजपाल, ब्रजबहादुर, त्रजभान, त्रजमुवनसिंह, 
त्रजभूषण, त्रजमंगल, तजमुकुट, अबमोहन, त्रजरून, व्रजराज, त्रजराम, त्जलाल, ब्रजवंश, 
ब्रजवल्लडम, त्रजवासी, त्रजविलास, व्जवीर, व्रजस्वामी, त्रजानन्द, बजेंद्र, त्जेश, ब्रजेश्व<, शोभानाथ, 
शोभापति, श्यामवरण, श्यामाकात, श्यामादेव, श्यामान द, श्यामापति, श्यामार्मण, श्यामाराम, 
श्यामासिंह, श्यामेंद्र, श्यामेश्वरी, श्यामोराम, भीरंग, श्रुतिबंध, सकल देव, सकल- 
नारायण, सखीचंद, सखीराम, सखेश, सर्वेश, सदारंग, सदाविहारी, सव लायक राय, सब जीत, 
सुदामा राम, सुदामा राय, सफलक सिंह, सुमनविहारी, स्वरूपचंद, हरिकेश, हरिवंशधर, हरि 
वंशभूषण, हरिवश राय, हरिवंश लाल, हरिवंशसहाय, हरिवंश सिंह, हृपीकेश | 


ख--मूल शब्द्‌ :-- 

(१ ) रचनात्मक--इस प्रवृत्ति में ऋष्ण के (अ) गुण (आ) रूप, (६) लीला अथवा 
चरित, (ई) घाम, (उ) उपपद्‌ तथा (ऊ) सम्बन्ध बोधक्नाम मिलते हैं| ब्रज के योग से १११ नामो 
की रचना हुई है। इससे उनका मातृभूमि के प्रति अलौकिक अनुराग पदर्शित द्वोता है यही 
कारण है कि भक्तजन ब्रज का बड़ा माहास्म्य वर्णन करते हैं। इतने नाम किसी अन्थ तीर्थ के नहीं 


आये हैं । 


(२ ) पर्योयवाचक शब्द :-- 

( १) राघा--कामिनी, किशोरी, गोपी, प्रिया, मारी, मोहनी, रमणी, राघा, राधिका, लली, 
लाड़िल्ली वृन्दा, श्यामा, सखी । 

(३) विकृत शब्दों के शुद्ध रूप:-- 


( १ कृष्ण के रूपांतर--कंघई, कंपैया, कन्हईं, कन्हैया, कहान, का, काना, कान्ह, 
कान्हा, काहन, किशन, किशुन, किशुनाई, किस्सू, खान | 

(२ ) भगवान के रूपांतर--भगदू भगन, भगोला, भगोंले, भगौने, भग्गन, भग्गल, 
भग्गा, भग्गू । 


(३ ) मुरहा के रूपांतर--मुरहू, मराहू । 


(४ ) श्याम के रुपांतर--शामल, श्यामल, श्यामो, सांवरे, सांवल, सांवलिया, सांवली, 
खावते | 


अभिधान अ्नुशीलन 


श्प्ट 

विकृत या विकसित तत्सम रूप 
रूप 

कांजी कान्ह ( कृष्ण ) जी 

केँश्रर, कुंबर, कुमर कुमार 

केशों 88 

कोबरन रु 

गिरधारी गिरिधारी 

गिर्यज गिरिराज 

गिल्लू , गोलैया गोली 

जादो ०७३, 

जुर्गींद्र योगींद्र 

जोग योग 

जोगेंदर योगेंद्र 

ठकुरी ठक्कुर 

नौनी, नौनीत नवनीत 

बंदू ३] 

बंधन बडु 

बंसिया वंसीं 

बंसू | 

बनवारी वनमाली 

बसदेव वसुदेव 

बिंदा वृन्दा 

बिंदे | त्रजनाथ या ब्रज 

बिजनू [ नारायण 

बिहरिया, बिहारी विद्ारी 

बृज, ब्रिज ब्रज 

अब भूकरण 

मंजू मंजु 

मठुकधारी मुकुटधारी 

मधईं, मघवा माधव 

माह माठ 

रंतू रति या रमण 

राधे राधा 

रुकमिन रुक्मिणि 
ग--मूल् शब्दों की निरुक्ति :- 
अति सुंदर स्वरूप--यह 

इतने रूपवान हैं कि कामदेव भी 


विकृत या विकसित तत्सम रूप 
रूप 

ब्रजपतेश ब्रजपतीश 

श्याम बरन श्याम वर्ण 


(५ ४ ) विजातीय प्रभाव :--निम्न- 
लिखित शब्द मुसलिम स'रकृति के ससर्ग से 
प्राप्त हुएहैं:--इकबाल (ञ्र०); नेवाज (फा०); 
बकत ( फा० ) ; बहादुर (फा० )। इतने 
इहत्‌ सह में केवल चार शब्द ही विज्ञातीय 
हैं इठसे नगर्य प्रभाव ही व्यंजित होता है | 

( ४ ) बीज कथा :-- 


पिता 
माता 
भ्राता 
पालक 
सहपाठी 
सखा 

घ्न्नी 
प्रयसी 
जन्मस्थान 
विहारस्थल 
वाद्य 
आभूषण 
अंथ 

मित्र 
राजधानी 
रूप 


लीला 


भक्त 


ह श्रीकृष्ण के शारीरिक सौद्‌ 
उनकी सुन्दरता पर मुग्ध ह्दो 


वसुदेव 

देवकी 

बलराम 

न द-यशोदा 
सुदामा 

उद्धव ग्वाल 
रुक्मिणि, सत्यभामा 
राधा 

मथुरा 

ब्रजभूमि 

मुरली 

माला, मुकुगदि 
गीता 

अजुन 

द्वारका 

भेघवरण, श्याम सुन्दर 


काली मर्दन, गिरि- 
धारण, कंस निक॑- 
द्न, मधुमुरू 
विध्वंसन आदि 


* मीरा, बलल्‍्लभ, बिंदुरादि 


य॑ की ओर संकेत करता है। वे 


विष्णु के अवतार (इष्श) पट 


अभिराज राज--अ्रमिराज उुन्दर के श्रर्थ में आता है। सबसे अधिक सुन्दर से तात्पर्य है 
अहिबरण--अश्रहि का अर्थ मेघ, सर्प तथा राहु है जिनके वर्ण कृष्ण हैं । 
आनन्द कंद--आनन्द घन--कंद तथा घन का श्रर्थ बादल है। कृष्ण भगवान मेघ 


के सदश आनन्द की वर्षा करते हैं । 
उद्धव राम-उद्धव कृष्ण के सम्बन्धी थे। यह कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों को 


निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान समभाने गये थे । किन्तु गोपियों की अत्यंत विरहासक्रि के कारण वे अपना 
सारा ज्ञान भूल गये । 

कांत--इसका श्रर्थ सुन्दर, स्वामी तथा कृष्ण होता है। यह नाम उनकी सुन्दर आइति एवं 
प्रकृति का द्योतक है। 

काली मर्देन--कालिय नाग अपनी नागिनियों के साथ जमुना में रहता था। वह नगर- 
निवासियों को अत्यंत कष्ट देता था। एक दिन गेंद निकालने के लिए. श्री कृष्ण जमुना जी में 
कूद पड़े । ग्वालों ने देखा कि वे उसके फन पर नाच रहें हैं | कृष्ण के आदेशानुसार वह नाग 
वहाँ से अन्यत्र चला गया । 

कुंजी--यह नाम कुंजविहारी अ्रथवा कुंजलाल का संक्षित रूप है । 

कृष्णु--श्यामल वर्ण होने के कारण यह नाम पडा | 

केशी--यह हृष्ण का एक नाम है। इस नाम का एक राक्षस भी था जिसको श्री कृष्ण 
ने मारा था। इस अवस्था में यह शब्द केशी-मर्दन या केशी सिंह का सक्निप्त रूप ोसकता हैं। 

कोलाहल ---यह व्यग्यात्मक नाम प्रतीत होता है । 
हे खान--यह शब्द कान्ह से विक्ृत होता हुआ क्रमशः पश्चिम में काहन--कह्दान--खान 
हो गया । 

गिरधर--गिरिराजस्वामी--एक बारहइंद्र ने अपनी पूजा बंद होने पर कुपित हो 
मेघों को आशा दी कि मूसलाधार जल बरसाकर ब्रज को डुबा दो | उस समय कृष्ण ने गोवर्धन 
( गिरिराज ) पर्वत को उँगली पर उठा लिया और उसके नीचे समस्त ब्रजवासी तथा गोइंदों 
ने आश्रय लिया । 

गूजरसल--गूजर (ग्वाला)+ मल (श्रेष्ठ) > कृष्ण । 

गोबिद--गे का श्र्थ इंद्रिय तथा विद का अर्थ दमन अथवा जीतना अर्थात्‌ इंद्रिय- 
जित कृष्ण 

गोली" 

ग्वाल शरण--ग्वालों के आश्रय श्रर्थात्‌ कृष्ण अथवा ग्वाल गोपाल के सदश कृष्ण के 
लिये प्रयुक्त हुआ हो । 

घनदयाल--घनानन्दू--इन नामों में घन अतिशय के अर्थ में है । 

घनश्याम--मेघ के समान श्याम वर्ण वाले कृष्ण । 

जनोदन--लोक को विनष्ट करने वाले कृष्ण । 

जसोदानंद--गोकुल के नन्‍्द की पत्नी का नाम जसोदा ( यशोदा ) था जिनके यहाँ 
कृष्ण बलराम पले थे । 

जादव- यदुवंशी होने के कारण श्री कृष्ण जादव ( यादव ) कहलाये | 

जुगलकिशोर--दोनों भाइयों में आयु में ऋष्ण बलराम से छोटे थे । 

) कोलाहलो इसी हाली द्वेली हलधर प्रियः | 

(गोपालसहसत नाम ए० ४४) 
२ सिली हिली गरिली गोली गोलो गोलालयो गुली (वही ए० ६७-६८) 


१६७ अभिधांन अनुशौलन॑ 


ठकुरी--यहै शंब्द॑ ठक्कुर अर्थात्‌ देव या स्वामी के अथ' में आता है। ठाकुर भी इसी 
का रुपांतर है। 


दामवर--दामलाल-दाम माला के शअ्रर्थ में आता है कृष्ण की वेजयंती माला गे 
से पैरों तक लट्कती थी | 


दामोदर--“दाम उदर में बंधा इसी से दामोदर प्रभु कहलाए ( दरिश्रौध )। एक बार 
यशोदा ने रिस होकर रस्सी से बॉथकर दूध चलाने की थूनी से कृष्ण को जकड़ दिया | उन्होंने 
एक ही झटका में उसको डखाड दिया। यशोदा रई लेकर पीछे दौड़ी तब वे बाहर निकल भागे। 
वह थूनी दो पेड़ों में उलक गई जिससे वे दोनों उखड़ गये | वास्तव में ये यमलार्जुन बृक्त कुबेर-पृत्र 
नलकूबर तथा मणिग्रीव थे जो नारद के अभिशाप से उद्भिज्ज योनि को ग्राप्त हुए और कृष्ण के 
स्पर्श से शापम॒ुक्त हुए. । 

देवकीनंदन--भ्री कृष्ण की माता का नाम देवकी है। ॥॒ 

ारिकेश--मथुरा को त्याग कर कृष्ण ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया | 


नंदकिशोर--ग्वालों के नायक नन्‍्दजी गोकूल में रहते थे। इनके वहाँ कृष्ण का लालम- 
पालन हुआ था । 


नंदन इसका अथ' आनन्द देनेवाला है, यह पुत्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 
कृष्ण का एक नाम है। 


/“टवर, नृत्यबिहारी लाल, रंगी--नटवर का अथ' चत्य तथा नाय्य कला में अत्यन्त 
अबीण मनुष्य, ₹गी का अ्रमिप्रायः भी यहीं हैं | 


नवनीत नारायण--नवनीत मक्खन को कहते हैं जो कृष्ण को बहुत प्यारा था और 
जिसके कारण बचपन में गोपियो के उलाहने तथा यशोदा कीं भत्सना सहनी पड़ी । यहाँ तक 
कि व्यंग्य से मनुष्य उन्हें माखन चोर भी कहने लगे । 


नितवरण सिंह--काला रंग पक्का होता हैं इसलिए उसको नितवरण कहा है | कृष्ण का 
रंग श्याम मेघ के सदश था | 


पंटव्धेन् " -- यह शब्द वच्र को बढ़ानेवाले कृष्ण के अथ' में आता है। कौरवों की सभा 
में दर्याधन के आदेशनुसार दुश्शासन द्ोपदी की साड़ी उतार कर उसे नग्न करने का प्रयत्न करने 


जगा उस समय द्रोपदी ने भगवान से प्रार्थना की तो वह वच्न, बढ़ता ही गया और दुश्शासन खींचते- 
खींचते थक गया। 


4 बा सन सलदी 
* एक कवि ने इस घटना का बड़ा सुंद्र चित्रण किया है । 
पाई अनुशासन दुशांसन के कोपि धाये 
हुपद्‌ सुतां के गद्ढे चीर भीर भारी है । 
भीषम करण होण बैठे तहँ धनुधारी 
कांमिनी की घर काहू नेक न निहांरी है । 
उनत घुकार धाये द्वारिका ते जदुराई 
बाद़त दुकूत्न खेँंचे भुजबत् हारी है । 
नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है 
कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है ॥ 


विष्णु के अवतार (कृष्ण) १६१ 


पौथेश्वैर--धरथा के पुत्र पार्थ अर्थात्‌ अजु न उनके ईश्वर कृष्ण | अर्जन ऋृष्ण के भक्त 
तथा मित्र थे | 

बनवारी--बनमाली--वनमाला का घारण करनेवाला वनमाली अर्थात्‌ कृष्ण | 

बसदेवकी नन्‍्दन--देव देहरी दीपक न्याय से वसुदेव तथा देवकी दोनों से सम्बन्ध रखता 
है | वसुदेव और देवकी के पुत्र अर्थात्‌ ऋृष्ण | 

मधुसूदन--मधु दानव को मारने के कारण विष्णु को मधुसूदन कहते हैं। विष्णु के 
अवतार होने से कृष्ण को भी लोग इसी नाम से पुकारने लगे | मधु की चरवी (मेद) से यह पृथ्वी 
बनी इसलिए इसको मेदिनी कहते हैं। कृष्ण विष्णु के पूर्णाश अवतार माने जाते हैं इसलिए, दोनों 
में कोई अंतर न मानकर अनेक नाम दोनो के लिए, प्रयुक्त होते हैं । 

मधुवनधर--यमुना नदी के तट पर मथुरा के पास मधुवन नाम का एक वन था जिसमें 
कृष्ण विहार किया करते थे। मथुरा का नाम भी मधुवन है | 

माघुरी मोहन--श्रत्यंत सुन्दर होने के कारण राधा को माधुरी कहा गया है, उनके मोहने 
वाले कृष्ण हैं । 

मीराराम--भक्त मीराबाई मेवाड़ के महाराणा भोज की स्त्री्थीजों कृष्ण की अनन्य 
उपासिका थीं | उनका यह भजन बहुत प्रसिद्व है। “मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरा न कोई |” 


मुरहू, मुराहू--मुर देत्य को मारने वाले ऋष्ण । 

रंगनाथ, रंगी--देखिये नटवर । 

रणछोर--मगघ के राजा जरासंध से युद्ध करते हुए नीतिनिपुण ,कृष्ण रण छोड़कर भाग 
गये थे । इसीलिए! उनका यह व्यंग्यात्मक नाम पड़ा | 

रहस्यविहारी, रास बिहारी--रहप्य या रहत, निर्जन स्थान, गुप्त भेद या हंसी ठट्ा के 
अर्थ में श्राता है। यह नाम कृष्ण का इसलिए पड़ा कि वे गोपियों के साथ रास (क्रीडा या उत्य) 
लीला किया करते थे । 

लाल--पुत्र अथवा छोटे प्रिय वालक के अर्थ में आता है। यह कृष्ण के प्यार का नाम है। 

लाल मणि--य्रह एक प्रकार का तोता है जिसका शरीर लाल, डैने हरे, चोच गुलाबी और 
पूंछ काली होती है। कृष्ण का यह प्यार का नाम है | 

लीलाधर--विविध लीलाओ के करने के कारण कृष्ण को लीलाघर कहते हैं। 

विपिन विहारी!--बन में विहार करने वाले कृष्ण | 

वृन्द्बहादुर--बृन्दा राधिका जी का नाम है यह वृन्दावन का संत्षित रूप भी है।यह 
नाम कृष्ण का द्योतक है | 

सखीचंद--(१) रखी संग्रदाय वाले कृष्ण को अपना प्रेमी मानकर डपासना करते हैं 
(२) गोपियाँ जो कृष्ण तथा राधिका की सल्षियाँ* थीं। 

साँवलिया--श्याम बरण ऋष्ण के लिए आया है। 

सुदामाराम --सुदामा ऋष्ण के वालसखा थे जो सांदीपनि के गुरुकुल में उनके सहपाठी थे | 

सुनील--श्याम वर्ण 





) मेरा जन्म रावरटर्गंज (मिर्जापुर) के जंगल में हुआ । बचपन में सुझे लोग जंगल्िया 
कहते थे, बड़े होने पर मैंने जंगलिया के स्थान पर विपिनविहारी नाम रख लिया। (विविन विहारी) 
* राधा की भ्राठ सखियाँ--ललिता; विशाखा, चस्पकलता, रंग देवी चित्रलेखा, 
इन्दुलेखा, सुदेबी ओर तुन्नविद्या | 
२१ 


१६२ अ्रभिधान अनुशीलन 


हरवंश--हरिवंश पुराण महाभारत का परिशिष्ट है जिसमें कृष्णचरित का वर्णन है। 
कृष्ण का वंश । 

हृषीकेश--यह नाम हृषीक (इंद्रियाँ)+ईश से बना है। क्रष्ण को इसलिए. कहते थे 
क्योकि बे जितेंद्रिय योगेश्वर थे । 

(घ) गोण शब्द 

वर्गोत्मक--(अ) जातीय--राय, शाह, साहु, सिह, सिनहा । 

(आ) सास्प्रदायिक--गिरि | 

सम्मानाथक :-- 

(अ) आदर-सूचक--जी, जू , बाबू,श्री, श्रीमन्‌ , साहब । 

(आ) उपाधिसूचक--आ्राचार्य, लाल | 

(३) भक्तिपरक--अखिल, अचल, अजय, अट्ल, अतींद्र १, अतुल, अधीन, अनन्त, अ्रनादि, 
अनुज, अनूप, अनूपी, अनोखे, अपूर्व, श्रभय, अमृत, अमरेद्र, अलख, अवतार, अविनाश, असित २, 
आदित्य, आधार, आनन्द, आमोद, इंद्र, इकबाल, उत्तम, औतार, कन्त, कमल, कर्ता, कात, काति ३, 
कामिनी, किंकर, किरण ४, किशोर, कोर्ति, कुंवर ५, कुमार, कृपाल, कृष्ण, केवल, खेलावन, 
गताश्रम ६, गति, गिरिराज, गीत, गीतम ७, गीता, गुणी, गुलाल ८, गो, गोघन, घन, चंद, 
चंदन, चंद्र, चक्रधारी ६, चतुर, चतुर्भुज १०, चरण, चरित, चरित्र, चित्र, चितरंजन ११, 
चूड़ामन १२, चैन, चोखे १३, छुगन १४, छैल १५, जगत विहारी, जगदीप, जगदीश, 
जगदेव, जगनन्दन, जगतपाल, जगरोशन १६, जगवश जगवंत, जदु (जदुनन्द), जयकरण, जितेंद्र 
१७; जीत, जीवन, ताज, तृप्ति १८, तेज, त्रिभुवन, जिमोहन १६ , दत्त, दया, दयाल, दयावंत, 
दान, दाम २०, दास, दीन, दुलार, ढुलारे, €ंद २१, देव, धर २२, धीरेद्र २३, धूमविहारी 
२४; धैनु, ध्यान, ध्रुव २५४, ननन्‍्दन, नव्वर, नरेश, नवजादिक २६ » नवनीत २७, नवल २८, नवीन, 
नाथ, नारायण, निदुर, नितई २६, नित्य, निवाज (पालक), निर्भय, नीत » नील, नैनी ३०, नौनी, 
नौनीत, शत, रत्य, नौरंग ३१, नौरंगी, ३९, पति राखन ३३ 5 पदारथ, परमा ई४, पाल, पावन, 
पीतम, पुनीत ३५, प्यारे, प्रकाश, प्रताप, प्रकुल्त, प्रफुल्लित ३६, प्रभु, प्रमादकर, प्रमोद, प्रसाद, 
प्रिय, प्रेम, फूल, बंकट ३७, बंधन, बंध, बकक्‍स, बचन, बदन, बल, बली, बहादुर ३८, बाँ के, बाल, 
भगवंत, भगवान्‌ , मरोसे, मागवत ३६, भारत, भूषण, भूपाल, मंजू , मक्खन, मगन, मणि, मधुर, 
मन प्यारे, मनभावन, मनमोद, मनमोहन, मनराखन, मनहरण, मनहरि, मनहारी, मनहृष , मनोहर, 
मनोहारी, मल, महाराज, माखन, मानिक, मु कुट, मुदित, मुरली, मुरलीघर, मूर्ति, मूल, यतींद्र ४०, 
यशवंत, योगी, योगेंद्र, रंग ४१, रंग बहादुर, रंगी, रंगीले, रतू , रतन, रति (प्रिय), रत्न, सनी ४२, 
र्मण, रमणेत ४२३, « रसिक, रहस्य, राज, राजेंद्र, राजेश्वर, राधा मनहरण, राम, रूप, ललित, लक्लन, 
लाड़िली, लाल, लीला, बंश, वचन, वल्लम, विजय, विनय, विनीत, विनोद, विपिन ४४, बिमल, 
बिहारी, बीर, वीरेंद्र, वेद, व्यथित, त्रजवंश, श्याम, शरण, शरबती, शांति, शुभ, शेखर ४५ श्यामल, 
संसारी, सगुन, सत्‌ (सद्‌ ), सत्य, सनेही, सबल, सबठुली, सरुपी, सलोने, सर्वजीत ४६, सर्ब॑सुख, सहाय, 
सॉवरे, सॉवल, साँवले ४७, साँवलिया, सॉबली, सावले, साखी, सिद्ध, सुन्दर, सुख, सघड़, सुदर्शन, 
उध्ड ४८, सुनील ४६, सुमन, सुशील, सूरत, सेन, सेवक, स्वरूप, स्वामी, हरिवंश ५०, हित, हरे । 

(४) सम्सिश्रण ;--. 

(आ) मूतोमूते--ओ २म्‌ ब्क्ना 

मूतते हु मूतते -- 


विष्णु के अवतार (कृष्ण) १६३ 


(आ) ख पय्योयवाची शब्दों के साथ- कन्हैया, क्शिन, कृष्ण, केशव, गोपाल, गोविंद, 
नव्वर, माधव, मुरारी, मोहन, यादवेद्र, राघेश, राधेश्वर, हरि | 

स-सम्बन्धियों के साथ--अनिरुद्ध, किशोरी, बल, वलदेव, बलराम, बलबंत, विंदा, 
माधुरी, राधा, राधिका, राधे, ललिता, लाड़िली, लीला, श्यामा | 

अन्य देवों के साथ--अनझ्ढ, उम्र, उपेंद्र, कामेश्वर, गंगा, गौरी, जालपा, तारा, दिनकर, 
दिनेश, देवी, नागेंद्र, नैनी, भान, मदन, महेंद्र, यागेद्, रतीश, राम, रामेश्वर, रुद्र, लक्ष्मी, शड्डर, 
शचींद्र, शिव, शिवेद्र, सतीश, सूरज, सूर्य, हर, हरि, हरेश । 

(इ) व्यक्ति सम्बन्धी--२द4, ऋषि, कश्यप, काश्यप, गोपी, चैतन्य, शव, नन्‍द, 
मुनि, सुदामा । 

(ई) स्थान सम्बन्धी--गिरवर, गिरिराज, गोकुल, गोधन, गोवर्धन, त्रिवेणी, 
दुनिया, द्वारका, वरसाने, भारत, मथुरा, मधुवन, माठू, रामेश्वर, बूंदावन, ब्रज, शैलेद्र, 
ससारी, हरिहर | 

ड---गौण शब्दों की विवृत्ति-- 

अंकांकित शब्दों के अर्थ-- 

१--ईद्वियो से परे, अगोचर, इन्द्र का उल्लंघन करने वाला, २--काला, ३-- शोभा, 
४--प्रकाश, (कुमार), ६--कंस को मारकर क्रष्ण ने जमुना के तठ पर थोड़ी देर विश्राम 
लिया था इसी घटना की ओर संकेत है, ७--गीता, ८--अबीर, ६--सुदर्शन चक्र को 
धारण करने वाले, १०--चार बॉह वाले, ११--चित को प्रसन्न करने वाले, १२--किरीट, 
१३--उत्तम, शुद्ध, १४--छोटा प्यारा बच्चा, (कृष्ण के लिए, प्यार का शब्द) १५--(छेला) 
बॉका, १६--जगम प्रसिद्ध, १७--इच्दियों की जीतने वाला, १८--संतुष्टि, १६--तीनो लोकों 
को मोहने वाला, २०--माला, दाता, २१--जोड़ा, रहस्य, कंगड़ा, २२--धारण करने वाला, 
२३--धीर पुरुषों में श्रेष्ठ, २४--अटल, निश्चय, २५--ठाट बाठ, २६-नया उत्पन्न बच्चा, 
२७--मक्खन, र८--नया, सुन्दर, २६-(नित्य) अविनाशी, ३०--(नैनू--नवनीत) मक्खन, 
३१--नव रंग, विचित्र, सुन्दर ३२- स्वामी, पालक, ३३--लज्जा या प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले, 
३४--शोभा, ३४--पवित्र, ३६--प्रसन्न, ३७--(वंकट) छेला, १८--छेला, सुन्दर, बीर, 
३६--अठारह पुराणों के अन्तर्गत एक महा पुराण, मगबत भक्त, ४०--श्रेष्ठ संन्‍्यासी, ४१--द्वत, 
रणज्षेत्र प्रेम, सोंदर्य, आनन्द, उमज्ञ ४२-योद्धा, ४३--झुन्दर, विलासी, ४४--वन, 
४५--शिरयोभूषण, श्रेष्ठ; ४६--सब को जीतने वाले, ४७--श्याम वर्ण, ४८--श्रच्छी तरह देखा 
हुआ, ४६--फूल, ५०--एक पुराण जिसमें ऋष्ण का वर्णन है| यह महाभारत का परिशिष्ट अंश 
सममा जाता है। 

३--बिशेष नामों की व्याख्या 

आदित्य गोपाल--इससे अभिप्रायः द्वादश गोपाल से है। आदित्य बारह का सूचक है। 
यह कृष्ण की द्वादश मूर्ति की ओर सकेत करता है | 

उग्र मोहन-उग्र से तीन अमिप्राय हैं (१) भयंकर (२) उम्रसेन (३) शिव । 

उपेंद्र गोपाल्--उपेद्र >> विष्णु । अंशांशी सम्बन्धी । 

कश्यप कृष्णु--यह नाम अनेक अर्थों' में लिया जा सकता है। 

(१) कश्यप गोत्रीय कश्चित्‌ कृष्ण नामक व्यक्ति । 

(२) श्याम वर्ण कश्यप ऋषि अथवा प्रजापति । 


१६४ अभिधान अनुशीलन 


(३) कणाद ऋषि 

(४) कशिपु शिव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें दो देव शिव और कृष्ण के प्रति सम 
भावना प्रगट होती है । 

(५) काश्यपि गरुड़ का सूचक है जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत घारण किया था तब गरुड़ 
सेवा के लिए आये थे दादश भुजाबाले गोविद गरुड़ पर आसीन हैं| गरुड़ गोविद मंदिर के विषय 
में ब्रज में एक पहेंली प्रसिद्ध है । 

“पाँच हाथ के मन्दिर में बारह हाथ के ठाकुर जी” 

(६) काश्यपि क॒ष्ण अर्थात्‌ श्याम वण गरुड़ | गया में विष्णुपद के समीप गरुड़ की काले 

पत्थर की एक मूर्ति है। 


कृष्ण मूर्तियाँ--बल्लभ कुल के अनुसार कृष्ण की आठ मूर्तियाँ :-- 
श्रीनाथ, नवनीत प्रिय, मथुरानाथ, विह॒लनाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, गोकुल चंद्रमा 
और मदनमोहन । 


कृष्णुराम--यह नाम अनेकार्थ वाचक है :--- 

(१) प्रिय अथवा सर्वव्यापी कृष्ण । 

(२) कृष्ण तथा बलराम की युगल मूर्तियाँ। यहाँ पर राम शब्द बलराम का उत्तराड् है। 
(३) कृष्ण तथा राम दो देवों में समभाव भक्ति। 

(४) श्याम वण्‌ राजा राम | 


(५) श्याम वर्ण बलराम । ब्रज के बलदेव गाँव में बलदाऊ जी की एक काली प्रतिमा है। 
इसकी श्यामता का समाधान दों प्रकार से किया जाता है। १--कालीं मूति में सौंदर्य सम्यक्‌ रूप से 
भलकता है| २--एकदा कृष्ण ने अपना तेज बलराम में आरोपण किया था | जिससे वे (बलदेव! 
धेनुकासुर, प्रलम्बासुर आदि राक्ष्सों का वध करने में समथ हुए. थे, गोरे दाऊ जी इसलिए काले 
हो गये । 

कोबरन शाह--को बरन कुवर्ण का रूपांतर प्रतीत होता हैं जो श्याम वर्ण के श्रर्थ में 
आता है यह श्रीकृष्ण के रूप रंग का परिचायक है। 

खानचन्द का दुरुरा अर्थ होगा श्रेष्ठ लञान (खान पठानों की ए.क उपाधि) 

गगा ब्रज भूषणु--्रज में ये तीन गंगा बहती हैं। (१) कृष्ण गंगा (२) मानसी गद्ा 
(३) चरण गन्ना । 

गिललू मल--गिली (कृष्ण) का विकृत रूप है| देखिए गोली | 

गीताराम--इझृष्ण ने मगवतगीता में अजुन को कर्म-योग का उपदेश दिया है । 

गूजर मत्न--गूजरों में श्रेष्ठ अर्थात्‌ श्री कृष्ण, मल (मल्ल) +-श्रेष्ठ । 

गोकृष्णमूति --कऋष्ण को गायें अत्यन्त प्यारी थीं और वे सबंदा दत्तचित्त हो डनका 
पालन-पेषणु करते थे इसलिए उन्हें गोपाल कहते थे | यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति गाय के साथ बनाई 
गई है। अथवा गाय की काली मूर्ति । 

गोपीशरण--गोपियों के आश्रय अरथोत्‌ भी कृष्ण । 

गोपेश्वर-- देलिए, शिव प्रवृत्ति में । 

घन सिंह--मभेध तथा कृष्ण में वर्ण साम्य होने से यह नाम पड़ा । 

घन सुन्द्रताल--घन का अर्थ मेघ, देह तथा सघन होता है । अतिसुन्दर कृष्ण । 
चंदनगोपाल--यह कृष्ण की चंदन की मूर्ति की ओर संकेत करता है। 


विष्णु के अवतार (कष्ण) श्क्ष्पू 


चंद गोकुल राय--(१) चन्द्र का अर्थ प्रभा मय, संदर तथा आनन्द प्रद होता है | गोकुल 
राय कृष्ण के लिए आया है | 


(२) चन्द्र का श्रर्थ स्वर्ण भी होता है | अतः यह ऋृष्ण की स्वर्णमयी म्‌ति का बोधक है। 
(३) ब्रज के चंद्रसरोवर की ओर संकेत करता है। यहाँ पर अश्टछाप के एसिद्व कवि सूर- 
दास ने अतिम पद गाया था" :-- 


चित्र कृष्णु--यह कृष्ण की चित्रमयी मूर्ति का परिचायक है । 

छबिनाथ, छबिसागर--ये कृष्ण के अतिशय सोंदर्य की सूचना देते हैं । 

जगतनन्द्न, जगदानन्द, जगनन्द्न,--संसार को आह्वादित करने वाले कृष्ण | ये 
कृष्ण की उपाधियाँ हैं | 

जगमूरत--यह नाम कृष्ण के विराट रूप का परिचय देता है। यह विराट रूप बचपन में 
यशोदा रानी को दिखाया था। जब उन्होंने बालक कृष्ण को मिट्टी खाने का दोषी ठहराया था। 
जब कृष्ण ने मुख खोला तो उसके अंदर नन्द्रानी को तीनो लोक और सब देवता दिखलाई देने लगे | 
द्वितीय बार अर्जुन को युद्धस्थल में यह रूप प्रदर्शित किया था । 

जगरदेव, जगरनाथ, जगारदेव--यह नाम जगन्नाथ के रूपातर हैं। कृष्ण की यह 
मूर्ति जगन्नाथ पुरी में है । 

जदुनन्द, जदुनाथ, जदुराज, जदुल्लाल, जदुवीर--यह कृष्ण के नाम हैं जो उनके 
यदुवंश के कारण रखे गये हैं | 

जनानन्द्‌ - जन का अर्थ भक्त श्रथवा मनुष्य होता है। भक्तों को आनन्द देने वाले कृष्ण 
की यह उपाधि है। 

तृप्तनारायश--पियासों गॉव के तृषा कुरड और विसाखा कुड से राघा और सखियाँ जल 
लाई और इष्णु की प्यास बुकफाई | इस घटना की ओर संकेत है | 


त्रिमोहन लाल--अपने छुन्दर रूप तथा मुरलीं से तीनों लोक को मोहने वाले कृष्ण ' 

दधिराम-- श्री कृष्ण को दही मक्खन अत्यंत प्यारा था। उन्होंने दधि गाँव (दहगाव) में 
दधि लीला की | इस गाँव में दचि कुंड, दधियारी देवी आदि पवित्र स्थान है और भादों सुदी 
षष्ठी को मेला लगता है। (द्घिक्रादों उत्सव, उदधि या दधिबल बंदर के राम) 

दानबिहारीज्ञाल--मथुरा से डीह को जाने वाली सड़क गोवर्धन पर्वत के ऊपर होकर 
जहाँ पर निकलती है उसे दान घाटी कहते हैं । यहाँ कृष्ण गोपियों से दान (कर) लिया करते थे। 
इस घाटी पर दानराय का मंदिर भी है। काम वन में भी कृष्ण ने गोपियो से दान लिया था ।* 








) खंजन-नेत रूप रस मांते । 
झतिसे चारु चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते ॥ 
चलि-चलि जात निकट खवनवि के उलट पुलट ताटंक फसाते | 
सूरदास अंजन गुन अटके नतरु अबहि डड़ि जाते ॥ 

२ इस दान लीला का उपालंस रसखान ने बड़े सुन्दर शब्दों में वर्रान किया है । 
दानी भये नये माँगत दान, सुने जुपे कंस तो बाँघिके जैहौ | 
रोकत हो वन में 'रसखानि' पसारत द्ाथ घनो दुख पेहो ॥ 
टूटे छुरा बछुरा अरु गोधव, जो घन है सु सबे धरि देहौ। 
जैहें अ्रभूषन काहू सखी को, तो मोल छुला के लता न बिकेहो ४ 


१६६ अभिभान अ्नुशीलन 


दिनिकरगोपाल, दिनेशबिहारी, दिनेशमोहन--दिनकर, दिनेश आदित्य के पय्यौय- 
वाची हैं जो बारह संख्या के सूचक हैं। देखिए आदित्यगोपाल | 

इंदविद्ारीलाल--द्वंद युगल और भकगडा के अर्थ में आता है। 

धूमविहारीलाल--यह नाम परिश्थिति का सूचक भी है | जन्मोत्सव बड़े समारोह के साथ 
मनाया गया प्रतीत होता है। 

घेनुकृष्ण--यह कृष्ण की गोप्रियता का सूचक है | 

ध्यानकृष्ण--(१) कृष्ण का ध्यान (२) ध्यानी कृष्ण । 

मुवकष्ण--( २) अपने निश्चय पर अटल रहने वाले कृष्ण (२) भक्त भव तथा भगवाम्‌ 
कृष्ण की और संकेत करता है। हु 

नित्यगोपाल--नित्य का श्र्थ सदा रहने वाला, यह इृष्ण के अविनाशी स्वरूप को प्रकट 
करता है। 

नेनीगोपाल--नैनी एक देवी है। 

नोरंगीलाज--नाच रंग या रसमय प्रकृति एवं प्रवृत्ति वाले कृष्ण । 

पीतांवर--पीला वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण | 

पुलिनविहारीलाल--पुलिन का अर्थ तट होता है। श्रीकृष्ण जमुना के तट पर विहार 
किया करते थे | 

प्रियेंद्रपाल सिंह, प्रियाकांत--प्रिया शब्द कृष्ण की प्रेयली राधिका के लिए, प्रयुक्त 
हुआ है । 

कलछष्ण--( १) फूल आनन्द तथा हष' के अर्थ में आता है यह कृष्ण के आनन्दमय 
स्वरूप का परिचय देता है। ह 

(२) फूल के सहश कोमल कांत प्रकृति वाले कृष्ण | 

(२) कमल का फूल विष्णु का (कृष्ण) अमभिज्ञान चिह्न है जो सदा उनके पाणि पज्लव में 
रहता है | 

(४) वाह्य पूजा में सुंदर सुगंधित सरस तथा कोमल फूल भगवान्‌ के चरणों में अपरण किये 
जाते हैं किंतु अंतरंग आराधना के अ्रष्ट पुष्प" और हैं जो भक्त भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए 
अप॑ण करता है। 

(३) इष्ण की युष्पम्यी मूर्ति 

बंकटलाल--वबंकट से तात्पर्य रसिक अथवा छेला होता है। श्रीकृष्ण बड़े रतिक थे इसीलिए 
उनके नाम रसिकविहारीलाल, रसिकमोहन आदि हुए | 

बंदी छोर--(१) यह उस घटना की सूचना देता है जब कंस ने वसुदेव तथा देवकी को 
बंदीण्ह में डाल दिया था । कृष्ण के जन्म लेते ही उन दोनों की हथकड़ी-बेड़ी खुल गई और वसु- 
देव कृष्ण को लेकर नन्द के यहाँ पहुँचा आये। 

(२) संसाररूपी कारावास से मुक्त करने वाले कृष्ण | 





) झहिसा प्रथम पुष्पं पुष्प॑ंसिन्द्रियनिग्रहः । 
स्ंभूत दया *पुष्पं क्षमा पुष्पं *विशेषत: ॥ 
ज्ञान पुष्प तपः पुष्प ध्यान पुष्प॑ तथैच च | 
सत््यमष्टविधं पुष्पं विष्णों: भीतिकर भवेत ॥ 


विष्णु के अवतार (कष्णं) १६७ 


बन्दीरत्न - आनन्दी-बंदी यह दो देवियाँ थीं जो नन्‍द के यहाँ गोवर पाथा करती थीं और 
इसी बहाने रामकृष्ण के नित्य दर्शन करती थी। ब्रज में बन्दी-आनन्दी कुंड है । 

बरसाने लाज--बरसाने को बरसानु, बह्मसानु और वृषभानुपुर भी कहते हैं | यह राधिका 
के माता-पिता बृषभानु और कीति रानी की राजधानी था। यहाँ की छोयी पहाड़ी ब्रह्मा जी का रूप 
है| इसके चार शिखर ब्रह्मा के चार मुख हैं| ननन्‍द गॉव की पहाड़ी शिव का तथा गोवर्धन विष्यु 
का रूप है भादो सुदी अ्रष्य्मी से चतुर्दशी तक यहाँ मेला लगता है। फाल्गुन सुदी अष्य्मी, नवमी 
और दशमी को होली की दर्शनीय लीला होती है । यहाँ पर कृष्ण राधा तथा गोपषियों के साथ होली 
खेला करते थे | 

बलकांतचंद्र--बल (बलराम) के स्वामी अर्थात्‌ ऋष्ण । 

बलबीर--बलैभद्र के भाई अर्थात्‌ कऋष्ण । 

बाँके बिहारी- यह प्रसिद्ध स्वामी हरिदास के पूज्य देव हैं, इनकी सब बाते विलक्षण हैं | 
यह दस बजे के पहले नहीं उठते | वर्ष मे एक ही दिन अक्षय तृतीया को चरणों के दर्शन होते 
हैं। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को मुकुट और वंशी धारण करते हैं। एक ही दिन भ्रावण शुक्ला 
तृतीया को हिंडोले में भूलते हैं। मन्दिर में किसी प्रदार का वाजा नहीं बजता | हरिदास स्वामी ने 
इन्हें पृथ्वी के नीचे से निकाल कर मन्दिर में स्थापित किया | इनका पर्दा कऋषुण-क्षण बदलता रहता 
है | इसका कारण यह है कि श्री बॉकेयिहारी जी की परम मनोहर मूर्ति को एक भक्त बहुत देर 
तक देखता रहा | उसके प्रेम के वशीभूत होकर वह उसके साथ चल दिये । पीछे पुजारियों की बड़ी 
बिनती करने पर लोंटे । इसीलिए, पर्दा शीघ्र शीत्र गिरता रहता है | 

बाल केश नारायण--केश विष्णु का नाम है उनके अवतार कृष्ण है। (केश-वरुण) 

बिंदेबिहारी लञाल--विंदे दूंदा (राधा) का विकृत रूप है अ्रथवा द्ृदावन का संक्षिप्त रूप है। 

भूकरणलाल--भूकरण का श्रर्थ प्रथ्वी का भूषण (साधन) । इससे उनका विश्व प्रेम प्रकट 


होता है | 
भसागवतलाल- मागवत में कृष्ण चरित वर्णित है। इसके अतिरिक्त महाभारत , हरिवंश 


पुराण तथा विष्णु पुराण में भी इनका वर्णन है | इसका अन्यार्थ भागवत भक्त भी होता है। 


भानुकृष्ण - भानु सत्यभामा तथा कृष्ण के एक पुत्र का नाम है। अथवा द्वादश संख्या 
का द्योतक है । 


भसारतकृष्ण- (१) इसका तात्पर्य महाभारत में वर्णित कृष्ण से है| 
(२) इससे देश मक्ति प्रकट होती है | 
भटुकधारी--महुक मुकुट का वर्ण-विपर्यय तथा विकृृत रूप है। यहाँ पर क और र का 
स्थान एक दूसरे ने ले लिया है। इस प्रकार का शब्द विपर्यय प्राचीन काल के नामों में:भी पाया 
जाता है। जैसे पश्यक का कश्यप, तपंजंलि का पतजलि हो गया है | इसी प्रकार अक्षरों का स्थान 
परिवतेन आजकल भी प्रचलित है| जैसे अ्रमरूद से अस्मूद और मतबल से मतलब हो गये । 
मनरूप - मन को मोहने वाला सोदर्य । 
मात राम - माठ गाँव में ऋष्ण ने दही मक्खन लूटकर माठ (मिट्टी के बतंन) फोड़ डाले 
ओर फिर यशोदा माँ के डर से भागकर कुज में जा छिपे । यशोदा उन्हें ढूँढ़ते-दूँढ़ते चिल्लाती हैं। 
माँ का हृदय गर्मा से कुलसती हुई धूल को स्मरण कर उनको दूँदता फिरता है।' 
मुकुटेश्वरीमोहनसिह--मुकुटेश्वरी राधिका या पार्बती। शिव तथा पाव॑ती ऋृष्ण की 
आराधना करते हैं । 
4 नीत॑ यदि नवनीत॑ नीत नीत॑ किमेतेन 
आऋतपतापित भूमो माधव माधाव माधाव | 


१६८ अ्रमिधान अ्नुशीरल॑न 


मुरतीधर --बंशीघर । 

मोरमुकुट--कष्ण को मोरों के पंखों का मुकुट बहुत प्रिय था । 

मोहन--इष्ण के रूप माधुर्य को देखकर ब्जवासी ऐसे मोहित हो गये कि उनको अपने 
तन की कुछ सुध बुध न रही | तब उन्होंने बंशी बजाकर सब को सचेत किया | उस दिन से उनका 
नाम मोहन हो गया | यह घटना ब्रज में मोहनकुण्ड पर हुईं | 

मोहनी मोहनलाल--मोहनी राधिकाजी के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

यमलाजु न सिंह--अ्ज में कोबिदार तथा अश्मंतक यह दो वृक्ष यमलाज॑न के नाम से 
असिद्ध थे। ये पहले गन्धर्ब थे जो अनाचार के कारण अ्रमिशप्त हो बृक्ष योनि को प्राप्त हो गये | 
ऊंष्ण की लकड़ी से उलभकर वे दोनों पेड़ उखड़ गये । (देखिए दामोदर) ५ 

यशोदानन्द्‌--नन्द की स्त्री यशोदा ने कृष्ण का बचपन में पालन पोषण किया था | 

योगेंद्र बिहारीलाल--बिष्णु यज्ञ के स्वामी हैं और कृष्ण उनके अवतार हैं | 

रतूलाल--(१) रंतू र्मण से बना है जिसका अर्थ विहार करने वाला (२) रति का 
विकृत रूप जिसका अर्थ प्रेम होता है| (३) रंतु का विक्वत रूप जो नदी के अर्थ में आता है। नदी के 
तट पर बिहार करने वाले कृष्ण | (४) रंतिदेव -- विष्णु, एक राजा का नाम (५) रंति-- केलि, क्रीड। | 

रतीश मोहन--रति कामदेव की स्त्री : रतीश कामदेव, उनके मोहने वाले कृष्ण । 

रत्न गोपाल--यह कृष्ण की रत्न- मूर्ति का सूचक है। 

राधा कमत्--कमल का अर्थ कामुक होता है। राधा को चाहने वाले कृष्ण । 

राधा ऊम्रु॒द, राघा गोविंद--कुमुद का अर्थ विष्णु श्रर्थात्‌ कृष्ण भी हुआ | बृन्द्रावन का 
एक प्रसिद्ध मन्दिर | 

राधारमण--गोपाल भट्ट गंडकी से १२ शाल्षग्राम लाकर सेवा करने लगे। एक दिन 
किसी सेठ ने सभी मन्दिरो की मूर्तियों को वल्ञाभूषण भेट किये। भट्ट जी की बड़ी प्रबल इच्छा हुई 
कि हमारे उपास्य देव के अंग प्रत्यंग होते तो हम भी उनका श्रृंगार करते। यह चिंता करते-करते 
उन्हें ऋपकी आ गई | तब भगवान्‌ ने जगाकर कहा “गोपाल उठ मेरे दर्शन कर !” उन्होंने पियरी 
खोलकर देखा तो १२ शाल्लग्रामों में से ११ ज्यों के त्यो रखे थे। एक शालयाम में से एक बडी 
सुन्दर भ्रुवनमोहनी प्रतिमा प्रकट हो गई। 

राधावललभस--गोस्वामी श्री हितहरिवंश जी देवबन्द से वृन्दावन आ रहे थे, रास्ते में वह 
एक गाँव में ठहरे वहाँ आत्मदेव नामक आह्षण ने श्री राधावल्‍लभ की मूर्ति गोस्वामी जी क। भेट 
की, उन्होंने वृन्दावन में लाकर उसकी स्थापना की । _' 

ललितकिशोर--(१) ललिता राधा की आठ सलियों में से एक है। ललिता पार्वती को भी 
कहते हैं । ललित का श्रर्थ सुन्दर भी होता है। 

लाड़िलीमोहन--लाड़िली राधिका जी का दुलार का नाम है। 








) में मुरली मुरलीधर की लई मेरी लई सुरलीधर माला, 
में मुरली अधरान घरी मुरल्लीधर कंठ धरी मेरी माला, 
में मुरलीधर की मुरली दई मेरी दई मुरलीधर माला, 
में मुरलीधर की भुरली भई मेरे भये सुरलीधर माला | 

+ छत आवत है ननन्‍्दलाल इते अति जात रही वृषभानु कुमारी | 
बिच प्रेस सरोवर सेट भई यह प्रेम निकुज नवीन निहारी ॥ 
चित चाहत है इत ही रहिए यह कौन्द विनय मियसों जब प्यारी | 
तब नित्य निवास कियो इत ही मिलि राधे गुविद निकुजविद्दारी ॥ 


बिष्णु के अवतार (कृष्ण) १६६ 


लालघर---कौस्तुम मणि को धारण करनेवाले कृष्ण । 

लीलपट--नीलांबरघारी कृष्ण (नीलपट बलदेव के लिए योग रूद् हैं |) लीला में पट (चतुर) । 

लीलापरुषोत्तम--विष्णु को पुरुषोत्तम, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम एवं ऋृष्ण को लीला 
पुरुषोत्तम कहते हैं। इनकी अनेक लीलाएं भक्तों के हितार्थ संखार में प्रसिद्ध हैं । 

वनमाली"--वनमाला को धारण करनेवाले कृष्ण । 

वल्लभ रसिक--(१) वल्लम -- प्रिय । 

(२) वल्लमाचार्य । 

विदुरनाथ--विदुर कृष्ण भक्त थे | इनकी विहुरनीति प्रसिद्ध है | 

विश्वरूप--यह कृष्ण के विशट्‌ रूप का परिचय देता है।र 

शरवतीलाल--शरवती रंगवाले क्ृष्णु । संशी के रंग का सूचक है | 

श्यामाकांत--श्यामा - राधिका । 

श्रीरंगाचाय--श्रीरंग -- विष्णु या कृष्ण । 

साखीगोपाल--कझष्ण की एक प्रसतिद्व मूर्ति ।* साखीं ब्रज का एंक पवित्र स्थान है इसका 
तत्सम रूप साक्षी हे | यहाँ पर शंखासुर का वध हुआ है। साक्तीगोपाल तज्िपुरी (उड़ीसा) से थोड़ी 
दूरी पर कृष्ण की एक विशाल सुन्दर मूर्ति है | 

हरिगेंद--इससे दो घटना सूचित होती हैं। (१) कृष्ण की मेंद जमुना में गिर पड़ी उस 
समय जब निकालने के लिए जमुना में कूदे तो काली नाग को नाथा। (२) गेंद से आशय गयंद 
(गर्जेंद्र) से है। यहों ग़ज और ग्राह की कथा की ओर रुकेत है। भक्तजन प्रायः गुनगुनाया करते हैं-- 
नाथ तुम गज को फेंद छुड़ायौ । 

हुस्डीलाल--गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता के यहाँ कुछ साधु पहुँचे और उनसे 
हुएडी लिखने के लिए. बड़ा आग्रह किया । उन्होंने बहुत कुछ अपनी असमर्थता प्रगठ की, किन्तु 
साधुओं ने न माना । विवश हो उन्होंने सेठ सॉवल्शाह के नाम हुए्डी काट दी। कृष्ण ने अपने 
भक्त की लाज रखने के लिए. सेठ का रूप धारण कर उस हुण्डी को चुकता कर दिया। 


४--समीक्षण 
श्री कृष्ण लीलाधर कहलाते हैं, उनका जीवन भी लींलामय है। जैसी अनेकरूपता उनके 
चरित्र में या गुण में या कार्य में पाई जाती है वैसी ही विभिन्नता उनके नामों में भी कलकती है। 
ऐसे विचित्र नाम शिव के अतिरिक्त किसी अन्य देव के नहीं पाये जाते । राम प्रवृत्ति की यह विशेषता 





' “चघीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली --गीत गोविंद ५। 
बनमाला का वर्रान इस प्रकार है | 
आजानुलंबिनी माला स्वंतंकुसमोज्ज्वला । 
मध्ये स्थल कदंबात्या वनमालेति कौतिता ॥ 
३ झनेकबाहुदरवक्त्रनेन्न 
पश्यामि त्वां सवेतो5नन्‍्तरुपम्‌ 
वान्तिं न मध्यं न घुनस्तवादि 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।. (गीता झ० १३ श्लो० १६) 
कृष्ण की अन्य सूर्तियाँ, (१) गोकल में गोकल्ननाथ, (२) कोटा में मधुरेश, (३) नाथद्वारा 
में विदलनाथ, (४) कांकरोलों में द्वारकाधीश, (५) कासक्ल में गोकल् चंद्रमा तथा (६) मदनमोहन 
ओर सूरत में (७) बालकृष्ण । अंतिम ६ मूर्तियाँ, सुसल्तिम कांल में ब्रज से स्थानांतरित हुईं । 
र्र्‌ 


१७० अमिधान अनुशीलन 


है कि उसके बहुसंख्यक नाम केवल राम शब्द ही से बनाये गये हैं । किन्तु कृष्ण प्रवृत्ति के अधि- 
ऊाश नाम अनेक शब्दों के योग से बने हैं | विश्लेषण करते हुए बतलाया था कि इस प्रवृत्ति के नाम 
धण, रूप, लीला, धाम, उपाधि तथा सम्बन्धपरक हैं। उपाधि के कुछ श्रदूभुत्‌ नाम व्यंग्यात्मक भी 
कहे जा सकते हैं । 

इस संग्रह में कृष्ण के अनेक रूपों का आभास मिलता है। नवजादिक लाल कहते ही वह 
दृश्य सम्मुख आ जाता है जब उनके माता-पिता मथुरा के बंदीगरह में अपना जीवन व्यतीत क्र 
रहे थे, उसी कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ । वसुदेव रात्रि में ही उनको लेकर जमुना पार कर 
गोकुल में नन्‍द के यहाँ आये और कृष्ण परिवर्तन में यशोदा की नवजात बालिका लेकर लौट गये | 
देगनलाल, बालकृष्ण, बाल गोविंद, बाल गोपाल, माखनलाल, मुरलीधर के नाम से उनके बचपन 
का चित्र नेत्रों के सम्मुख बवत्य करने लगता है, बाल लीलाओं का अभिनय आरम्भ हो जाता है। 
कदम्ब के नीचे वंशीधर की मुरली बजते ही ग्वाल बाल एकत्रित हो गये, मधुर रव से आकष्ट बन 
से गौ भी वहीं आरा गई । घरों से निकल-निकल ब्रज बालाएँ भी उसी आनन्दोत्सब में सम्मिलित 
हो गई । रासलीला में सब तन्मय हो गये। इसी प्रकार किशोर, कुमार आदि अ्रवस्थाओं के 
चित्रण भी मिलते हैं। 

रासलीला से रहसबिहारीलाल के यौवन की रहस्य लीला प्रारम्भ होती है। वीर, साहस, 
विक्रम के लक्षण कृष्ण चरित में बचपन से ही प्रस्फुटित होने लगे। कंस के अतिरिक्त उन्होंने अनेक 
दुशें का दलन किया । इसके अनन्तर वे समृद्विशाली तथा शक्तिशाली द्वारिकेश के रूप में आते हैं। 
इनकी 'कलधौत के घाम' वाली नगरी को देखकर बिचारा सुदामा चकित हो गया था। ये सब तो 
भोगी कृष्ण के रूप हुए, इनका एक अत्यंत विशुद्ध योगी रूप भी है। योगेश्वर कृष्ण ने इसके लिए 
कोई वन में जाकर साधना नहीं की। रश्तेत्र में “अजुन की उदासीनता दूर करने के लिए गीता 
में वर्शित कर्मयोग ही इनका मूल मन्त्र है । नामों से कृष्ण के निर्मल चरित का ही निदर्शन निक- 
लता है। मनिहारिन लीला, लिलहारी लीला, चीरहरण लीला श्रादि कलुषित प्रसड्ों का कहीं पता 
नहीं । रणछोर नाम उनकी नीति निपुणता तथा कार्यकुशलता का परिचय देता है न कि उनकी 
गयरता का | प्रबल शत्रु से जब॒ विजय पाना दुष्कर हो तो उस समय तरह देना ही श्रेयस्कर है। 
व्यर्थ में जान खोना उचित नहीं। ऐसा रणविशारदों का आदेश है। कृष्ण कथा का सारांश 
नामों के आधार पर इस प्रकार हैं पर 

वसुदेव-देवकी के पुत्र कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में हुआ | गोकुल के यशोदा 
नन्‍्द के यहोँ इनका पालन-पोषण हुआ | श्याम वर्ण होने पर भी अत्यंत सुन्दर थे | इनके बड़े भाई 
की नाम बलराम था। दोनों भाइयों ने ब्रज के ग्वाल बालों के संग खेलकर अपना बचपन बिताया। 
लघुवयस्क होते हुए मी अत्यंत वीर तथा पराक्रमी थे | कालीनाग-मर्दन तथा श्रनेक दुर्दात दैत्यों का 
दलन किया | गुरु सांदीपनि की शाला में इनकी शिक्षादीक्षा हुईं | इनके सहपाठी विप्र सुदामा थे । 
कंस को मारकर मथुरा का राज अपने नाना उम्रसेन को लौया दिया । बन्दावन की प्रसिद्ध गोपी राधा 
पर विशेष स्नेह रखते थे। सिर पर मोरमुकुट, शरीर पर पीतांबर, गले में वनमाला तथा अधरों पर 
मुस्‍ली से इनका सुन्दर स्वरूप 'कोटि मनोज लजावन हारे” को चरिरतार्थ करता है। मगध के जरासंध 
आदि अनेक राजाश्रों से युद्ध किये | तदनन्तर अपने को सू रक्षित रखने के लिए समुद्र के निकट 
द्वारिका को अपनी राजधानी बनाकर रुक्मिणी के साथ राज करने लगे। इनके पुन्न प्रयुम्न और 
पौत्र अनिरुद्ध थे | उद्धव इनके प्रिय मित्र थे | महाभारत-बुद्ध में अर्जुन के सारथि का पद अहयण 
किया तथा भीता का उपदेश देकर पुनः उसको समर के लिए. उत्तेजित किया। राज-ऐवर्य में 
रहते हुए, भी बे जितेंद्रिय थे । भोग में भी वे योग की साधना करते थे | वे पूर्ण कर्मयोगी थे । 


४३ 

रू 

५५ #। . ॥$॥ 
+ “, 


अशेडंाा... ४ 


विष्णु के अवतार (झष्ण) १७१ 


राम के सदश इनके भी सिराकार, रुराकार तथा नराकार तीन रूप हैं। निराकार रूप में वे 
सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं स्बशक्तिमान्‌ ब्रह्म हैं, सुराकार रुप में साज्षात्‌ विष्णु और नराकार रूप में 
विष्णु के अवतार हैं। 

कृष्ण के नामों की प्रचुरता के निम्नलिखित मुख्य कारण हो सकते हैं । 

१--शिव के सददश कृष्ण के पर्यायों में भी बहुरूपता पाई जाती है। यह विशेषता राम के 
प्रचलित नामों में नहीं दिखलाई देती । 

२--विष्णु के नवीनतम अ्रवतार होने के कारण कृष्ण जनता के अधिक निकण्तम हैं। 
हरि, माधवादि विध्णु के अनेक प्रसिद्ध नाम सवंसाधारण में कृष्ण के लिए रूढ़ से हो रहे हैं । 

३--लीलामय इष्ण का स्वच्छुंद जीवन मनुष्य की मनोबृत्ति के अधिक अनुकूल पड़ता है। 
अति मानवता के विक्रम-पराक्रम पएथक्‌ कर देने पर उनके बचपन की शिकुक्रीड़ाएँ, यौवन की 
बिलास-लीलाएँ एवं वाक्य के अनुमव॒ तथा कार्य कौशल सामान्य मनुष्यों के जीवन से अधिक 
साम्य रखते हैं| इसके विपरीत राम का मर्यादा पूर्ण जीवन एक रस होने से सबके लिए. उतना 
आकष क नहीं है। “करत चरित नर, अनुहरत” के सार्थक होते हुए. भी उनका जीवन अपेक्षाकृत 
अ्रधिक संयत दिखलाई देता है । 

४--क४्ण के चार पर्याय--लाल, किशोर, कुमार तया नन्दन वात्सल्य रख के भी व्यंजक 
होते हैं| अ्रतः वे मूल तथा गौण दोनों प्रद्ृतियों में प्रयुक्त हो सकते हैं | इस विकल्प से मी क्ृष्ण के 
नामों में संड्या लाभ होता है। राम अकेला हों काम करता है | 

लाल की संख्या अधिक होने का कारण यह प्रतीत होता है कि उसमें गौण प्रव्नत्तियाँ भी 
मिश्नित हैं। अतः इनका सबसे अधिक प्रचलित नाम ऋष्ण ही है। इस प्रवृत्ति में मूल तथा पूरक शब्दों 
की संख्या में अधिक अंतर नहीं हैं |& 


# कृष्ण के नामों की पौराणिक व्याख्या के कुछ नमूने-- 

वासुदेव 

भूतेषु वसते सो न्तवेसन्त्यन्न च तानि यत्‌ । 

धाता विधाता जगतां वाशुदेवस्ततः अभुः || (विष्णु पुराण पृष्ठ १२७ श्लोक झ्२) 

केशव 

यस्मात््वयेष दुष्टात्मा हतः केशी जनादुंन । 

तस्सात्केशवन,ज्ना त्व॑ं लोके ख्यातों भविष्यसि ॥२३२।॥ (बही पृष्ठ ४२१) 
गोविन्द 

स त्वां कष्णंमिषेक्ञामि गयां वाक्यग्रचोदित: 

उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रों गोविन्द्स्त्वं सविष्यसि ॥११।॥ (वही ४०६ पृष्ठ) 
दामोदर 

ततश्च दामोदरतां स ययो दामबन्धनात्‌ ॥२०॥ (वही शे८८ पृष्ठ) 


खठा प्रकरण 
अन्य देव-देवियाँ 


.... हंस प्रकरण में इतर देव-देवियों, राम कृष्ण सम्बन्धी अन्यावतारों तथा पुण्य सलिला नदियों 
से सम्बन्ध रखने वाले नामों का अध्ययन किया गया है। 


इतर देव 
१ -गणता-क--क्रमिक गणना 
(१) नामों की स झ्या--१४७ 
(२) मूल शब्दों की संख्या--६६ 
(२) गौण शब्दों की संख्या--२६ 
ख रचनात्मक गणना 


प्रवत्तियाँ - एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग 
अश्विनी 
आकाश १ 
ऊर्बा 
नैद््भु 
कलि 
कल्पद् म 
किन्नर 
गंधव॑ 
ग़रुड़ 
चक्रसुदशन 
चित्रगुप्त 
जयंत 
यु 
दिक्‍्पाल 
दिग्गज 
नांदी 
प्थ्बी 
बृहस्पति १ 
मंगल ५ 
मेघ 


९ र 


नप॑ चल 2 


न्फकि 


#0 है? #च्छ नच्ए ,चए सत ४० 6 «० हू] नए >ए ७४० ८०.७ # 0 
०० 
न्च्ए ८४७ कह ७०८ “७ ७ ,६€0 ७ /१? »९ 


“90 ४७ ८४३१ “४७ 
5 ० 


चि 


न्प्ॉ अ्छ 
७ >ी >ए २ छू 0 ७ ७ ७ /?० ,९ए ७ ७&६ #& ४ ,९ हुए 


पन्नु 
राहु 
व्‌ 


विश्वकर्मा १ १ 


ल्‍ध्ए “पे ७9 ७ 
**2 


है 
व 





कु 
* 
० 
&छ 


अन्य देव-देवियाँ (इतर देव) १७३ें 


२--विश्लेषणश 

क--मूल शब्द :-- 

(१ ) अश्विनीकृमार--अश्विनीकुमार, अश्विनीप्रसाद । 

(२ ) आकाश--आकाश, आसमान, गगन । 

(३ ) ऊवो--ऊर्वा । 

(४ ) ऋभु- ऋभ । 

(४ ) कल्ि--कलि | 

( ६ ) कल्पद्रम--कल्पदुम । 

( ७ ) किन्नर--किंदर (किन्नर), किन्नर | 

( ८) गंधवे--गंधव, चित्रसेन, विद्याधर । 

( ६ ) गरुड़ - खगेश, खंगेश्वर, गरुड, द्विजराज, पन्नगेश, वाजपति, वाजसिंह | 

(१०) चक्र सुदर्शन - चक्कर (चक्र), चक्र, सदर्शन । 

(११) चित्रगुप्त--चित्रगुप्त, चित्र, चित्रू (चित्र) । 

(१२) जयंत--जयंत | 

(१३) दक्षु-दक्ष । 

(१४) दिक्पाल--दिक्पाल, लोकपाल । 

(१४) द्ग्गिज -दिग्गज, दिग्गे | 

(१६) नांदी--नन्‍्दी । 

(१७) एरथ्वी--उर्वी, खौनी, भू , भूमिका, मही, मेदिनी, वस॒घा । 

(१८) बृहस्पति--देवपूजन, देवाचार्य, बृहस्पति, वागीश, वागीश्वर, वाचस्पति । 

(१६) मंगल्न--कुज | 

(२०, सेघ--जलघर | 

(२१) राहु--राहु । 

(२२) वसु--वस | 

(२३) विश्वकमो--सुकर्म पाल, विश्व रूप | 

(२४) शुक्र--शुक्र । 

(२४) शेष--उर्वीघर, क्षमाघर, घरणीघर, घराघर, नागनाथ, नागेंद्र, नागेश, नागेश्वर, 

पृथ्वीघर, फर्णीद, फणीश, भूधर, भूमिधर, भोगमणि, मेदिनीघर | 
टिप्पणी--धथ्वी के पर्यायवाची शब्द--डवीं, कमा, धरणी, धरा, प्रथ्वी, भू, भ्रूमि, मही, 
मेदिनी, वस॒धा | 

(२६) संपाती --संपाती । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति 

अश्विनीकुमार--स्वर्ग के वैद्य युग्म अश्विनीकुमार सूर्य तथा उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र माने 
जाते हैं। इन्होंने च्यवन ऋषि के बुदापे को दूरकर उन्हें युवा बना दिया । इनसे नकुल और सहदेव 
की उत्पत्ति मानी जाती है। 

ऊवो-- पितरों का एक गण | 

ऋशभु--( १) बहमलोक में ऋभुदेव गण रहते हैं जो देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। 
वद्धत्व, मृत्यु, सुल-दुख, रागद्वेष से रहित होते हैं | बिना ध्यश् तथा अमृत के जीवन व्यतीत करते 


१७४ अभिधान अनुशीलन 


हैं। देवता भी उनके पद को प्राप्त करने की कामना करते हैं। (२) अंगिरस के वंशज सुधन्वन के 
पुत्र ऋभ्॒, विभ्वन और वाज तीनों पुत्र बढ़े भाई ऋभु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पुण्य कर्म 
करके देवत्व पद प्राप्त किया और अतिमानव शक्तियों के द्वारा पूज्य बन गये। ये सूर्यलोक के 
निवासी माने जाते हैं। इन्हीं शिल्पियों ने इंद्र के घोड़े, अ्रश्विनीकृमार का रथ और बृहस्पति की 
कामघेनु का निर्माण किया । इन्होंने अपने वृद्ध माता-पिता को युवा बना दिया और ल्वष्ट् के एक 
प्याल्ले से इन्होंने यश्ष के चार पात्र बना दिये। ये प्रायः सन्ध्याकालीन यज्ञ में इन्द्र के साथ आते हैं। 

कलि--कलियुग के देवता । 

कल्पदुम--स्वर्ग का एक वक्ष जो सबंकामना पूर्ण करता है। 

किन्नर--देवताओं का एक निम्नवर्ग, इनका शरीर मनुष्य के समान और मुख घोड़े के 
समान होता हे | स्वर्ग के नतंक । 

गंधवें--स्वग के गायक | 


गरुड़---विनता तथा कश्यप के पुत्र और अरुण के भाई और सर्पों के बैरी थे। अपनी मा 
की मुक्त करने के लिए इन्द्र से अम्गत हरण कर लिया। यह विष्णु के बाहन माने जाते हैं। इनका 
मुख श्बेत, नाक नुकीली, लाल पंख, सुनहरा शरीर बतलाया जाता है। 

चक्र खुदशेन--विष्णु भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र नामक अख्र जिससे वे दुष्टों का 
दलन करते हैं । * 

चित्रगुप्त--यमराज के लेखक जो मनुष्यों के शुभाशुम कर्म का लेखा रखते हैं। गुप्त 
सार्थक है, ब्रह्मा की काया में गुप्त होने से प्रकट हुए; । । 

जयंत--हन्द्र का पुत्र । 

जलघर--मेघ इन्द्र के अनुचर हैं। 


दक्ष--अज्षा के दस पुत्रों में से एक जो उनकी दाहिनीं जंघा से उत्पन्न हुआ । इनकी 
गिनती प्रजापतियों में मानी जाती है। इनका बकरी का सिर है। इनकी ६० कन्याओं में से १३ 
कश्यप को, २७ चन्द्रमा को और एक शिव को ब्याही गईं। एक बार इन्होंने यश्ञ में अपनी पुत्री 
सती को निमंत्रण नहीं दिया | वह बिना बुलाए, अपने पिता के यहाँ पहुँच गई | अ्रपमानित 
होने पर अग्निकुंड में कूदकर सती ने अपने प्राण विसर्जन कर दिये । शिव ने सूचना पाते ही यज्ञ 
तथा दक्षु का विध्वंस कर दिया। 

दि्गयाल्ल--दस दिशाओं के दस स्वामी इस प्रकार हैं :-- 

(१) इंद्र, (२) अग्नि, (२) यम, (४) नैऋत (या सूर्य), (५) वरुण, (६) वायु, (७) कुबेर 
(८) ईशान या (चन्द्र), (£) बह्मा, (१०) अनन्त । 

दिग्गज--ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजनः, पुष्पदंत, सावंभौम, सुप्रतीक, ये आठ 
हाथी आठ दिशाश्रों की रह्ञा करते हैं । 

कऋंदी--शिवजी का वाहन नांदी नामक वृषभ है। 

बुहस्पति--देवताओं के गुरु का नाम । 

यक्षु--कुबेर के अनुचर हैं जो उसके कोष की रक्षा करते हें । 


राहु--एक ग्रह का नाम यह विप्रचित्ति और सिंहिका का पुन्न माना गया है। अमृत बय्ते 
समय यह भी देवतों की पंक्ति में बैठ गया । सूर्य चन्द्र ने विष्णु से इसका संकेत कर दिया। विष्णु 
. ने इसका सिर काट लिया किन्तु|श्रम्त का कुछ अंश चलने के कारण उसका सिर अमर हो गया | 
'. शह्ु इसका बंदला अहण के दिन सूर्य-चन्द्र से लेता है ) 


श्रन्य देव-देवियाँ (इतर देव) १७५ 


वेसु--आठ देवताओं का एक समुदाय, उनके नाम ये हैं :-- 

(१) आप या अह, (२) अं,व, (३) सोम, (४) घर या धव, (२) अनिल, (६) अनल, 
(७) प्रत्यूष, (८) प्रभास | 

विश्वकर्मो--देवताओं के गह-निर्माता । 

विश्वरूप--यह विश्वकर्मा का पुत्र था जिसके तीन सिर बे। एक से सोमरस, दूसरे 
से मद्रा और तीसरे से भोजन करता था | प्रकट रूप से वह देवताओ का मित्र बनता था किन्तु 
ठिपे-छिपे असुरों की सहायता करता था। इंद्र ने इस द्वैधी भाव को जानकर उसके सिर विच्छेद कर 
दिये । सोमरस पीनेवाला मुख कपिजल, मदिरावाला मुख ऋलविक (गौरैया) और भोजन करनेवाला 
मुख तीतर हो गया | इंद्र के हाथ से अपने पुत्र की मृत्यु जानकर उसका पिता उससे अत्यन्त क्रुद्धू 
हुआ और इंद्र को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया । इंद्र ने सोमरस का प्याला बलपूर्वक छीनकर पी 
लिया । विश्वकर्मा ने क्रोध में आकर यज्ञ को विनष्ट कर दिया और हंद्र को अभिशाप दिया किन्तु 
मंत्र उचारण के समय ढुर्भाग्यवश स्वराधात अन्य शब्द पर दे दिया जिससे इन्द्र के स्थान में उसी 
की मृत्यु हो गई । 

शुक्र-दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, बच्चे का जन्म दिन शुक्रवार प्रतीत होता है | 

शिवगरुड़-इनके सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्व है :-- 

चंद्रलोक को अमृत के लिए जाते समय मार्ग मे गरुड़ को भूख लगी तो श्र व पर ठहर- 
कर इन्होंने अपने पिता कश्यप से कुछ खाने को मॉगा | कश्यप ने अपने पुत्र को एक मील 
दिखला दी जिसमें एक कछुआ और एक हाथी लड़ रहे थे | कछुश्रा ८० मील लम्बा था और हाथी 
१२० मील | गरुड़ एक पंजे से हाथी और दूसरे से कछुआ पकड़कर एक पेड़ के ऊपर जा बैठे जो 
८०० मील ऊँचा था। वह पेड़ इस भार को सहने में असमर्थ रहा । उसकी एक शाखा पर हजारों 
बौने पूजा कर रहे थे। इस भय से कि कोई मर न जाय वे डाली को चोंच में दबाकर हाथी 
तथा कछुए, को लिए; एक निर्जन प॑त पर उड़ गये जहाँ उन्होंने हाथी तथा कछुए से अपनी भूख 
मिटाई। इस प्रकार अनेक पराक्रम करते हुए गरुड़ चंद्रलोक में पहुँचे और उसको पकड़कर 
पंख के नीचे छिपा लिया और लौटने को उद्यत हुए । देवता चंद्रमा को छुड़ाने के लिए गरड़ से युद्ध 
करने लगे | अन्ततोगत्वा उन सब में सन्धि हो गई। विष्णु ने गदड़ को अमर बना दिया। गरुड़ ने 
विष्णु के वाहन होने की स्वीकृति दे दी। उस समय से विष्णु ग़रुड़ पर सवारी करते हैं और 
उनके रथ के ऊपर ध्वजा पर गरुड़ का चित्र रहता है। मेघनाद से युद्ध करते समय गरुड़ ने रास- 
लक्ष्मण को नाग फॉस से मुक्त किया था । गरुड़ पत्तियों के राजा हैं। इनके नाम से एक गरुड़ पुराण 
भी है। शिव कदाचित्‌ कल्याणकारी के अर्थ में उसका विशेषण हो । 

संपाती--जगायु के भाई का नाम | 

ग--गौण शब्द :-- 

(१) वगोत्मक--राय; सिंह 

(२) सम्मानाथेक--(अ) ड्पाधिसूचक--श्राचार्य 

(३) सक्ति परक--कुमार, चंद्र, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नाथ, नारायण, पति, 
पाल, प्रसाद, मणि, मल, मित्र, राज, राम, लाल, विहारी, वीर, शरण, शिव, सेन ! 

३--विशेष नामों की व्याख्या :-- 

आकाशमित्र--आकाश पंच तत्वों में से एक है जिसका गुण शब्द है। दिन में सूर्य के 
प्रकाश से और रात्रि को चंद्र तथा नक्षत्रों के प्रकाश से चमकता रहता है। इसे विष्णुपद भी 
कहते हैं। व्यापकत्व तथा प्रकाश के कारण देवत्व को प्राप्त हो गया है। 


१७६ अभिधान अ्रनुशीलन 


कुजेंद्रदत्त--हु ८ पृथ्वी से उत्पन्न मंगल, मंगलवार की ओर संकेत है (बच्चा मंगल को 
उत्पन्न हुआ होगा) 

चित्रसेन--गंधर्वों के राजा । 

जलधरसिह--( १) जलघर श्रर्थात्‌ मेघ इंद्र के सेवक समझे जाते हैं । 

(२) मेध के सदश श्याम वर्ण कृष्ण | 

देवपूजन राय - देवताओं के पूज्य शुरु बृहस्पति (जन्म दिन बृहस्पति हो सकता है) । 

हिजराज, पन्नगेश, वाजपति--यह तीनों पक्षियों के राजा गरुड़ के नाम हैं । द्विज, पन्नग, 
बाज पक्षी के पर्यायवाचक हैं| 

भोगमणि--भोग का श्रर्थ सप॑ और मणि श्रेष्ठ, सर्पों में श्रेष्ठ श्र्थात्‌ शेष भगवान्‌ । 


४---समीक्षण 


इस स्फुट संग्रह में उन छोटे-छोटे देवों के नाम डल्लिखित हैं जो किसी कारण जन-विशेष 
के प्रिय हो गये हैं। इसमें कुछ एकाशो तथा कुछ गणदेवता एवं देवयोनियोँ सम्मिलित हैं। 
धरती माता तथा आकाश को हम तात्विक देवता कह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति एवं दैत्यगुर 
शुक्राचार्य अपने प्रकांड पाडित्य तथा अगाध ज्ञान के लिए प्रसिद्व हैं। सप्ताह के दो दिन गुरुवार 
तथा शुक्रवार इन्हीं दोनों के नाम से अमिहित हैं। दक्ष प्रजापति, यम के मन्त्री चित्रगुप्त, सुष्टिकर्ता 
विश्वकर्मा, स्वर्ग वैद्य अश्विनीं कुमार, गन्धर्वराज चित्रसेन, इंद्रात्म जयंत, चतुर्थ युग का राजा 
कलिदेव तथा राहु एक श्रेणी में विराजमान हैं| विष्णु तथा शिव के वाहन गदड़ एवं नन्दिदेव 
देवसंसर्ग से सर कोटि में ही गिने जाते हैं। दुशें का दलन करने वाला विष्णु का आयुध चक्र 
सुदर्शन भी वांछुनीय है। स्वग॑ का कल्पृक्ञ सब कामनाओं को पूर्ण करता है। गण देवता 
तथा अन्य देव योनियों में ऊर्बा, ऋभु, किन्नर, गंधर्व, द्ग्गिज, दिग्पाल, यक्षु, लोकपाल, वसु, विद्या- 
धर का उल्लेख यहाँ मिलता है | इनके नाम केवल निदशन के रूप में ही प्रयुक्त हुए प्रतीत होते 
हैं | ऊर्वा तथा ऋभु से जनता नितांत अनभिज्ञ है। शेष भौतिक देव प्रथ्वी तथा आकाश एवं गुरु- 
द्वय इस संकलन के लोकप्रिय देव दिखलाई देते हैं | विष्णु के श्रवतार शेष भगवान के अ्धिकाश नाम 
पृथ्वी के पर्याय से बने हैं। कभी-कभी अरप्रतिद्ध तथा अशुभ देवताओ के अभिधानों पर भी नाम रख 
लिये जाते हैं। इसका मूल हेतु यह हो सकता है कि उन देवों का सम्बंध किसी तिथि, वार, नक्षत्रादि 
से रहता है। जिससे बच्चे का नाम तिथि नक्षत्रादि पर न रखकर उससे सम्बंधित देवता के नाम पर 
रख लिया जाता है । भरणी नक्षत्र में उत्पन्न बालक का नाम यम के योग से बनाया जा सकता है। 
क्योंकि उस नक्षत्र का देवता यम है । इसी प्रकार राहु, शनि, कलि श्रादि अन्य अ्रप्रिय एवं अशुभ 
देवों के नाम भी हो सकते हैं। इस प्रकरण में सबसे अधिक नाम शेष पर हैं। इसका कारण यह है 
कि उसका सम्बंध शिव, विष्णु, तथा नागपंचमी पर्व से है। 

इतर देवियाँ 

१--गणना 

क--क्रमिक गणना--इस प्रवृत्ति के अंतर्गत नामों की संख्या ४० है। 

(२) मूल शब्दों की संख्या--२२ 


(३) गोण शब्दों की संख्या--१३ 

ख--रचनात्मक गणना :-- 

एक पदी नाम दिपदी नाम चिपदी नाम योग 
द्‌ श्र द््‌ बन्द ० 


अन्य देव-देवियाँ (इतर देव)... १७७ 


२--विश्लेषण 


के--मूल शब्दू--अजनी, उसई, कनकलता, गो, तुलसी, नन्दिनी, परी, बेलन, बेला. 
बेली, भालदा, मालती, मीना, मैना, रतल्ू , रति, रत्ती, लीला, शचि, सिद्धि, सिमई । 
ख--मूल शब्दों को निरुक्ति :-- 
अंजनी --यह हनुमान की मॉ अजना है। यह कुंजर कपि की कन्या और केशरी कपि की 
स््री थी। पूर्व जन्म में यह पुंजिकास्थी नामक अप्परा थी जो एक अमिशाप के कारण वानरी के रूप 
में इस पृथ्वी पर अ्रवतरित हुईं | एक दिन जब कि वह गिरि <ंग पर बैठी थी, पवनदेव उसके रूप 
पर मुग्ध हो गये । उनसे हनुमान की उत्पति हुई जो शक्ति, एवं तेज में मर्त्‌ के सदश हैं । 
उसईं --ऊपा का विक्ृत रूप है। यह बलि के पुत्र दैत्ययाज वाणासर की कन्या थी। जो 
अनिरुद्ध को ब्याही गई थी। ऊपा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा ओर वह उन पर मुग्ध 
हो गई उसकी सर्ली चित्रलेखा ने सब राजकुमारों के चित्र उससे मेंगवाने को कहा इस उपाय से 
उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया। सल्बी अ्निरुद्ध को द्वारका से उठाकर ले गई और ऊन के 
साथ ब्याह करा दिया । 
कनकलता--एक देवी | 
गो--गाय भारतवर्ष का आदरणांय पशु है । हिन्दू लोग इसकों गो माता कहते हैं क्योंकि 
खेती के लिए बेल तथा भोजन के लिए अम्रत के समान दूध देतो है श्रोर उनके विश्वास के अनु- 
सार मृत्यु के पश्चात्‌ बेतरणी पार कराती है। इसे लिए वे मृत्यु के पहले गोदान करते हैं। 
तुलसी --जलंधर देत्य को स्त्री बृदा विष्णु के शाप से तुलसी का पौधा बन गई। प्रतिबष 
ढिन्दू इसका ब्याह शालग्राम से करते हैं! यह पौधा हिन्दुओं मे बहुत पवित्र माना जाता है। वे 
इसको नित्य पूजा करते हैं । 
नंदिनी--कामबेनु की कन्या नन्‍्दिनी महष्रि' वशिष्ठ की गाय थी जिसकी सेवा से महा- 
राज दिलांप ने महा प्रतापी रघु को प्राप्त किया । 
परी--अ्रप्सरा को उर्दू में परी कहते हैं। ईरान की प्राचीन कथा के अनुसार कोह काफ पब॑त 
पर रहनेवाली कल्पित परम सुन्दरी ल्लियाँ जिनके कथो पर उड़ने के लिए पंख होते हैं | राजा इंद्र के 
अखाड़े की परियाँ प्रसिद्द हैं । 
बेला--धथ्वीराज की कन्या बेला जा आल्दा-ऊदल के चचेरे भाई ब्रह्मानन्द की स्त्री थी 
और जो उसके साथ सती हो गई थी । बेलोन गाँव में इनका एक मन्दिर है जहाँ पर भक्त लोग पूजा 
करने जाते हैं । 
भसालदा--यह भाग्य की अधिष्ठातृ देवी है । 
मालती--बूंदा की भव्म से तीन पोधों का प्रादुमांव हुआ (१) तुलसी, (२) मालती 
और (३) ऑवला । कदाचित्‌ इसी कारण प्रतिद्ध मालती पवित्र तथा पूज्य मानी जाती है। पाबंती 
का भी नाम है। 
मीना--ऊपा की कन्या जिसका ब्याह कश्यप से हुआ था अथवा मैना पार्वती की माँ । 


मेना--मेनका--यह हिमालय की स््री, पावंती की माता का भी नाम था। 

रतलू--यद रति लाल या रतन लाल का विक्‌त एवं ऊनवाचक रूप प्रतीत होता है। रति 
कामदेव की ज्री का नाम है । 

लीजा--भगवान्‌ की माया को लीला कहते हैं जो विविध रूपों में अमिनय करती है। 

शचि--इंद्र की छी का नाम | 


अक्यपरदशण्कपाका पक “०. का वन. 3७)-4. अनरीककला ँमकरभाधकनम पकनमा शक 


- देदे 


श््ट अभिधान अनुशीलेने 


सिद्धि--(१) दुर्गा --देखिए पाव॑ती में (२) दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम (३) गणेश 
की दो ख्तरियों में से एक (५४) राजा जनक की पुत्रवधू (५) योग की आठ सिद्धियाँ--अरखिमा, महिमा, 
लपिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामवसायिता | 

ग--गोण शब्द 

(१) वर्गोत्मफ--सिंह । 

(२) सम्मानाथंक (अ)--आदरसूचक--जी । 

(३) भक्तिपरक -कुमार, चंद, चरण, दत्त, दानी, दास, प्रखाद, मा, लाल, राम, सहाय | 


३--विशेष नामों की व्याख्या 
भुखराम--त्रज में मुखरा देवी का मन्दिर मुखराम (मोज्ञराज तीथ) में है । 
सिमईराम--(१) सेमई सिमरी का विक्वृत रूप प्रतीत होता है जो श्यामला सखी का अपकभ्रंश 
है। नरी--सेमरी यह दोनों श्री राधिकाजी की सेवक सख्तियों हैं और त्रज की देवी हैं जिन्हें नवदुर्गा में 
भक्त बड़ी दूर-दूर से पूजने के लिए आते हैं। (२) समया देवी का विकृत रूप प्रतीत होता है जो 
भगवती पाव॑ती का ही रूपांतर माना जाता है | (३) सावन का सिमई पकवान । 


४--समीक्षण 

इस समुच्य में १८ देवियों के नाम निर्देश किये गये हैं। आराधना की दृष्टि से इनका कोई 
विशेष स्थान नहीं है। इनमें शचि, मीना, मैना, रति तथा सिद्धि देवांगना हैं। भालदा भाग्य की 
अधिष्ठातृ देवी प्रतीत होती है। अंजनी, न दिनी, ऊषा और परी देव-योनि विशेष हैं। लीला भगवान्‌ 
की माया प्रतीत होती है, व॒न्दा की भस्‍्म से उत्पन्न तुलसी तथा मालती विष्णु के प्रताप से देवत्व को 
प्राप्त हो गई हैं। बेला को अपने सतीत्व के हेतु सुरसंज्ञा मिली प्रतीत होती है। पश्चिमी जनपदों 
के नर-नारी उसे पूजने बेलोन ग्राम में जाया करते हैं। कनकलता का कुछ परिचय नहीं मिलता। 
कृषिप्रधान देश के लिए आर्थिक दृष्टि से गाय की देव प्रतिष्ठा अत्यंत महत्त्वशाली एवं कल्याण- 
कारी है। वह अमृत सा दूब देकर हमारा पालन-पोषण करती है तथा वृषभ देकर हमारे धामों को 
घन-धान्य से परिपूर्ण करती है । 

इस अत्यंत अल्पतम राशि से बिदित होता है कि सरस्वती, लक्ष्मी, पाव॑ती, राधा तथा सीता 
इन पाँच प्रमुख देवियों के समक्ष अ्रन्य देवियों का कार्यक्षेत्र नगण्य सा ही है । 


राम सम्बन्धी अवतार 
१--गणनात्मक 
(क) क्रमिक गणना 
१--नामों की संख्या--२१० 
२--मूल शब्दों की संख्या--६१ 
३-गौण शब्दों की संख्या--३५ 
(ख) रचनात्सक - नाम एकपदी नाम ह्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम योग 


सीता ५४ ५२ ६ ३ ०43 
लक्ष्मण ६ २४ ६ ० ३६ 
भरत ३ ११ है श्द्द 
शत्रुन्न॒ २ दर १० ० २० 
हनुमान ४ प्र हे२ १० ध्द 


श्६ ११५७ ६१ १३ 5२६१० 


अन्य देव-देवियाँ (राम सम्बन्धी अवतार) १७६ 


२--विश्लेषण 

क--मूल शब्द 

१--सीता--अ्रवधेश्वरी, जनकछुता, जानकी, मिथिलेश्वरी, मैथिली, रमा, रामती, (राम 
स्त्री) रामदेवी, रामप्रिया, रामवल्‍्लमा, रामा, वैदेही, सितई (सीता), सिया (सीता), सौता । 

२- लक्ष्मण--उर्मिलानन्दन, उमिलाप्रसाद, उर्मिलामोहन, रामसहोदर, रामानुज, लक्षण, 
लक्ष्मण, लखन (लच्बंमण), लखनियोँ (लक्ष्मण), लछमन, (लक्ष्मण ), लछिमना (लक्ष्मण), लषण 
(लक्षमण), लघन (लक्ष्मण), सुमित्रा नन्‍्दन; सुमित्राप्रसाद । 

३--भरत--केकईनन्दन, भरत, भरतू, भरतो, भरथ, भर्त (भरत) । 

४--शजन्नुन्न--अरिमन, अरि्मि्दन, भरतानुज, रिपुंजय, रिपुखंडन, रिपुदमन, रिपुसूदन, 
शत्रुघन (शत्रुन्न), शत्र॒ुन्न, शत्रुजीत, शत्रुदमन, शत्रसूदन, शत्रुहन (शत्रुन्न) । 

४- हेनुसान - अंजनीकिशोर, अंजनीकमार, अंजनीनन्दन, अंजनीवीर, अनिलकुमार, 
अनिलमोहन, केशरीकिशोर, केशरीचंद्र, केशरीनन्दन, केशरीनारायण, केशरीप्रसाद, केशरीमल, 
केशरीलाल, केशरीशरण, केशरीसिह, केसरीकुमार, केसरीमोहन, दुखमोचन, पवनकुमार, प्रभंजनकिशोर, 
बजरंग, बजरंगी, वालकेशरी, महावल, महावली, महावीर, मारुति, रामसेवक, वायुनन्दन, 
वीरहरि, संकटमोचन, संकव्हरण, समीरकुमार, हनु, हनुमंत, हनुमत हनुमान, हनूमान, हन्नू (हनुमान), 
हरिनाथ, हरीश | 

टिप्पणी -वायु के पर्यायवाचक शब्द श्रनिल, पवन, प्रभंजन, मरुत, वायु, समीर । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति 

सीता--मिथिला के राजा जनक की कन्या थीं इनकी उत्पत्ति प्रथ्वी से हुई मानी जाती 
है। इनका ब्याह रामचन्द्र के साथ हुआ था। वन जाते समय यह भी रामघचन्द्र के साथ गई थीं। 
वन से रावण इनको हर ले गया और श्रशोक वाटिका में रखा । रावण की मृत्यु के बाद यह फिर 
रामचन्द्र के पास आ गईं । यह श्रप्यंत सती, साध्वी तथा पतित्रता थी। लवकुश नामक दो पुत्र 
इनसे उत्पन्न हुए | 

लक्ष्मणु--राम के छोटे भाई थे | १४ वर्ष राम के साथ वन में रहे और दत्तचित्त होकर 
अपने बड़े भाई की सेवा की। मेघनाद-वध इनके हाथ से हुआ | 

भरत--यह रामचन्द्र के छोटे भाई थे। राज मिलने पर भी इन्होंने स्वीकार न किया। 
सब प्रकार से रामायण के पात्रों में इनका आदर्श चरित्र” हे। 

शत्रुन्न--पह्‌ लक्ष्मण के छोटे भाई उद्र स्वभाव के थे। 

हनुमान--देखिए आगे समीक्षण । 

ग--गोण शब्द 

१--वगौत्मक--राय, वर्मा, सिंह ! 

२--सम्मानारथक (अ) आदरसूचक--जी 


१ सिय-राम प्रेस पियष प्रण होत जन्म न भरत को। 
सुनि मन अगस यस नियम शस दम विषसत्रत आचरत को । 
दुख दाह दारिद्‌ दम्भ दूधण सुयश मिखु अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से शठहि हढि राम सम्मुख करत को ॥ 

रामायण-झयोध्याकांड 


१८८० अभिधान अ्रनुशीलन 


ई--भ क्तिपरक- श्रवतार, किशोर, उमार, चन्द्र, चरण, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, 
नन्‍्द, नन्दन्‌, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्यारे, वक्‍स, बली, बहादुर, मल, राम, लाल, 
विहारी, शरण, सहाय, स्वरूप । 

४--सम्मिश्रण--राम, शंकर, पिया | 


३- विशेष नामों की व्याख्या 
सी ता $--- 


रामाद्या--सीता को आदि शक्ति भगवती माना गया है। 

लचद्सण ।--- 

उर्मिल्ानन्दन--उर्मिला लक्ष्मण की स्री का नाम है। यह नाम लक्ष्मण के पुत्र चित्रकेत 
तथा अंगद की श्रोर भी संकेत करता है। 

शत्रुघ्न :-- 

अरिदमन, अरिमदेन, रिपुद्मन, रिपुसूदन, शत्रुन्न, शत्रुन्न--यह शन्रुन्न के पर्यायवात्री 
नाम हैं जो शत्रु तथा दमन आदि के पर्यायवाचक शब्दों से बने हैं, जिनका श्रर्थ शत्रु का जीतना, 
दमन करना, मारना आदि होता है। ये नाम प्रायः उपाधिसूचक हैं। 

हनुमान :-- 

अंजनी किशोर, अंजनी वीर-- अंजनी हनुमान की मा का नाम है। अ्रंजनी वीर में बीर 
पुत्र का वाचक है | 


का अनिल कुमार *-.अनिल वायु के अर्थ में आता है। हनुमान वायु के अ्रवतार समझे 
जाते हैं | 


केशरी किशोर--केशरी हनुमान के पिता का नाम है। 

दुख मोचन--यह दुख से छुड़ानेवाले हनुमान की उपाधि है “को नहिं जानत है जग में 
कपि संकट मोचन नाम तिहारो” | ह 

प्रभंजन किशोर - प्रभंजन नाम वायु का है जिसके हनुमान अवतार बतलाये जाते हैं। 

बजरंग--यह बज्जांग का विकृत रूप है, बज है अंग जिसका अर्थात्‌ हनुमान | 

मारुति- देखिए. अनिलकुमार | 

राम हरीश सिंह--हरीश का अर्थ कपियों का स्वामी अर्थात्‌ हनुमान । 

वीर हरि--हरि का श्र्थ कपि होता है। यह नाम हनुमान का द्योतक है | 

संकट मोचन--देखिए दुख मोचन | 

हरि नाथ--बन्दरों के स्वामी अर्थात्‌ हनुमान । 


४--समी क्षण 
सीता--यह आदि शक्ति श्रवध के महाराज रापचन्द्र की स्री तथा मिथिला के विदेहराज 
जनक की पुत्री हैं। खेत के कूर (सीता) में प्राप्त होने से यह नाम पड़ा | जानकी तथा वैदेही अपत्य 
बाचक हैं | सितई और सिया सीता के दो विक्ृत रूप हैं | यह राम को अत्यंत प्रिय हैं। इतना ही 
परिचय इस स ग्रह से प्रास होता है। 
लच्मण--ये दशरथ की तीसरी रानी सुमित्रा से उत्पन्न हुए | राम के अनुज तथा उमिला 
के पति हैं। अधिकांश नाम लक्ष्मण शब्द के विकृृत रूप से बने हैं । 





१-अनिल कुमार के पिता ने बतलाया कि मेरे सब बच्चों के नाम “झ' से आरम्भ होते 
. हैं। इसलिए मैंने अनुभास के कारण ही यह नाम रख लिया | हनुमान से इस नाम का कोई 
.... सम्बन्ध नहीं है । 


ँ 
हि ८ है रु जु हे 


अन्य देव-देवियाँ (कृष्ण सम्बन्धी अवतार) श्ध 


भरत--केकई के पुत्र भरत राम के,प्रिय अनुज हैं। प्रथम नाम के अतिरिक्त सम्पूर्ण नाम 
भरत शब्द के योग से बने हैं । भरत के कुछ विकृत रूप भी पाये जाते हैं । 


शन्रान्न--ये भरत के भाई हैं । भरतानुज दास के अतिरिक्त सम्पूर्ण नाम शत्रु के पर्यायवा्ची 
शब्दों में मर्दन शब्द के पर्यायवाचक शब्द जोड़कर बनाये गये हैं | इन नामों से इनके म्वभाव की 
उद्धता तथा उम्रता प्रक टहोती हैं जो रामायण में;वर्शित चरित्र को चरितार्थ करती है। 


हनुमान--पंच देवों के,पश्चात्‌ हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जो भारत में सर्वत्र बढ़ी 
भद्धा-भक्ति से पूजे जाते हैं। जिसप्रकार, वे अपने स्वामी के कार्य को अ्रत्यंत रंलग्ता से करते है 
उसी प्रकार वे अपने भक्तेकी रक्बा में भी तत्पर रहते हैं। भक्त पर कोई कैसी ही आपत्ति हो-- ये 
सर्बदा उसको दूर कर देते हं। शिक्षित होया अशिक्षित स्कट के समय हनको सभी स्मस्ण 
करते हैं। दूसरा गुण इनमें यह है आजन्म ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के कारण 
इनका अंग वज्र के सदश सुदृढ़ हो गया है। बल के प्रतीक माने जाते हैं, लाखों मनुष्य बजरंग 
बली की जय” बोलते टनाई देते हैं। महावीर की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं। 
देश में इनके नाम पर सैकड़ो अ्रखाडे चल रहे हैं। वीरता इनका भूपण है | इनके विपय मे समुद्र पार 
करना, सजीवन पर्वत लाना आदि इनके वीरत्व की अनेक कहानियाँ रामायण में वर्णन की गई है। 
महाबलीं हनुमान पवन के अवतार हैं [+ मरुत के सदश ही इनका अनिरुद्ध वेग तथा बल अनन्त 
है | इनकी माता का नाम अंजना है, केशरी पिता हैं। कपियों के नायक हैं तथा राम के अनन्य 
भक्त हैं। दास्यासक्ति का ऐसा उत्तम दृष्टान्त अन्यत्न नहीं मिल सकता। सेवक में जो गुण होने 
चाहिए वे'सब इनके चरित्र में पंजीभूत हैं, सेवा धर्म के प्रतीक हैं। सच्चे सेवक की भाँति, 'रामकाज 
करिवे को आतुर” रहते हैं। दया, क्षमा, अनसूया, शौच, अनायास--मंगन, अ्रकार्पण्य एवं*अमस्पद्म 
समवेत होकर इनमें मूर्तिमंत हो जाते हैं। जिसमे प्रेम, सहानुभूति तथा दयाछुता है, जो दूसरों के 
दुख से द्रवित हो सहाय के लिए रद्य सन्नद्धू रहता है वही संकट-मोचन पद का अथिकारी है। 

एक बार बचपन में गिरने के कारण इनकी ठोडी (हनु) में चोट आ गई । इसलिए हनुमान 
कहलाने लगे | सम्मव है शत्रुओं का मान मदन, करने से-यह नाम पड़ा हो। इस नाम के हनुमंत, 
हनुमत, हनुमान, हनूमान रूप प्रयुक्त हुए हैं। हन्नू विक्ृत रूप है। यह समुन्चय अत्यन्त अल्प होते 
हुए. भी हनुमान के/बंश, उज्ज्वल'चरित्र-तथा सदूगुणों का सम्यक् परिचय देता है | 


हरि के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं जिससे इनके बानरत्व का बोध हो। यह शब्द अनेकार्थी 
होने से राम का द्योतक है | हरिनाथ या हरीश को बहुब्रीहि समास मानकर विद्वह करने से यह 
ठुन्दर अर्थ निकलता है, हरि हैं नाथ (ईश) जिसके अथात्‌ हनुमान । 


कृष्ण सम्बन्धी अवतार 


१--गणना 
क--क्रमिक गणना-- १) कृष्ण सम्बन्धी अवतार प्रवृत्तियों के अन्तर्गत नामों की 
संख्या २०६ है :-- 
२--सूल शब्दों की संख्या--&२ 
३--गौण शब्दों की संख्या--३२ 
ख--रचनात्मक गणना-- 


१८२ अभिधान अ्नुशीलन 


नाम एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग 


राधा ६ ३६ र्‌ १ ४६ 
बलदेव १० ५० ४४ ३ ! १०८ 
प्रञ्मम्त १ प्र १ १० 
अनिसदध॒ १ ८ १ ! ११ 
वसुदेव र ४ १ हे 
देवकी ; रे १ भू 
रोहिणी १ १ 
रेवती १ ३ ६ 
यशोदा १ र्‌ ३ 
ननन्‍्द २ ७ 

श्र १२७ ४१ पर € २०६ 

२-- विश्लेषण 
क मूल शब्द :-- 


(१) राधा--किशोरी, नागरी, बिंदा (ब्रन्दा), विंदोली (बून्दा), बिन्द्रा, माधुरी, राधा, 
राधिका, राधे (राधा ', लल्ली, लाड़िली, बुन्दा, ब्रज नागरी, ब्रजवाला, व्रजेश्वरी, श्यामा। 

(२) बलदेव--कृष्णवीर, केशवीर, गौरकिशोर, गौर गोपाल, दाऊ, पेनुकराम, नीलपट, 
नीलावर, बलईं, बलकरण, वलकांत, बलकेश, -बलकेश्वर, बलजीत, बलदाऊ, बलदी, बलदुश्ना, 
बलदेव, बलघारी, बलबहादुर, बल्नभद्र, अलराज, बलराम, बलवंत ,बलविहारी, बलसहाय, बलसिंह, 
बलस्व॒रूप, बलुआ, बलेश, बलेश्वर, बलैया, बलोत्तम, बल्‍्ला, बल्ज़ो, वल्‍्लू , बल्ले, योगेशवीर, राम 
रेवतीकांत, रेवतीरंजन, रेवतीरमण, रेवतीराम, रेवतीवल्लभ, रेवतीपिंह » रोहिणीकुमार, रोहिणीनन्दन, 
तंकष ण॒, सारभद्र, हलई, हलघर, हलवल, हलिवंत, हलीना, हल्ली | 

टि०--बलदेव के विक्ृत रूप -बलई, बलदाऊ, बल्दी, बलदुआ, बलुआ।, बलेया, बलल्‍ला, 
बल्‍ली, बल्‍लू, बल्ले | 


(३) प्रद्यस्न--प्रय्ुस्न, रक्मिणी नदन 
(४) अनिरुद्ध-अनिरुद्ध, अनुरिद्ध (अनिरुद्ध), उषाकांत उषापति, उषेद्र, ऊसाराम 
(४) रेवती रेवती 
(६) वसुदेव--देवकीराम, बसुआ, बलुदेवा, बस्सू, रोहिणीरमण, वसदेव | 
टि०--वसुदेव के विकृत रूप--बसुझ्रा, बसुदेवा, बस्सू 
(७) देवकी -देवकी | 
(८) रोहिणी--रेहिणी । 
(६) यशोदा--जशोदा (यशोदा), जसौधी (यशोदा) 
(१०) नंदू--नन्द, नन्‍्दू (नन्द) 
ख--सूल शब्दों की निरुक्ति :-- 
राधा--गोकुल की एक गोपी जो कष्ण को अत्यंत प्यारी थी। 
विशेष समीक्षण में देखिए । 


अन्य देव-देवियों (कृष्ण सम्बन्धी अवतार) १८२ 


बलदव या बलराम--कृष्ण के बड़े भाई थे जो रोहिणी से उत्पन्न हुए थे जिनका पालन- 
पोषण भी कृष्ण के साथ गोकुल में ननन्‍्द के घर हुआ था । शैशवाबस्था में ही इन्होंने घेनुक, प्रलंब 
आदि राक्षसों का बध किया | यह नीलावर धारण करते थे। हल इनका आयुध था। इनकी स्त्री 
का नाम रेवती था। यह शेष के अवतार माने जाते हैं। प्यार मे इनकों दाऊजी कहते थे | 


प्रयुम्न--क्ष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। यह कामदेव के अवतार माने जाते हैं। जब यह 
६ वष के थे तो संवर दैत्य इनको चुराकर ले गया और समुद्र में फक् दिया | एक मछली ने इनको 
निगल लिया । उस मछली को एक कैवर्त ने पक्र॒८ढ कर उसी दैत्य के घर भेज दिया। मछली का 
उदर चीरने पर एक सुन्दर बालक मिला जिसे रानी मायावती ने बड़े यत्न मे पाला। संबर को 
मारकर प्रद्य म्न अपनी सत्री मायावती के साथ अपने घर आये । 


अनिरुद्ध-्रद्य म्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र थे। वाणासुर की कन्या ऊंषा से इनका 
ब्याह हुआ था | 


वसुदेव--क॒ष्ण के पिता का नाम । 

देवकी--कष्ण की माता का नाम | 

रोहिणी--बलराम की माँ वसुदेव की दूसरी ख्री का नाम | 

यशोदा--गोकुल के प्रधान गोपनन्द की स्त्री का नाम था। इन्होंने कृष्ण का लालन- 
पालन किया था। 

नंद--देखिए यशोदा | 

ग -गोौण शब्द - 

(१) वगोत्मक--राय, सिंह, सिनहा | 

(२) सम्मानाथे--(अञ्र) आदरसूचक--जी । 

(३) सक्ति परक--अधीन आनन्द, किशोर, कुमार, चंद्र, चरण, दत्त, दयाल, दास, दीन, 
नारायण, प्रताप, प्रसाद, बकत, बहादुर, भवानी, मल, मूर्ति, राज, रूप, लाल, बिहारी, शरण, 
सहाय, स्वरूप । 

(४) सम्मिश्रणु--कृषष्ण, राम । 

२३--विशेष नामों की व्याख्या 

राधा :-- 

किशोरी--यह राधा का नाम है जो किशोरावस्था के कारण पड़ा है । 

नागरीग्रसाद, व्रजनागरीप्रसाद--नागरी शब्द राधा के चातुर्य गुण की ओर इंग्रित 
करता है । 

प्रियादास--कृष्ण की अत्यंत प्यारी होने के कारण राधिका को प्रिया कद्दा गया है। 

बिंदा--यह बृन्दा का विकृत रूप है जो राधा के लिए व्यवह्वत होता है । 

लल्ली, लाड़िलीग्रसाद--लल्ली, लाड़िली राधा के दुलार के नाम हैं। 

ब्रजबाला प्रसाद--राघा ब्रज की स्त्रियों में क्रष्णु की प्रिया होने के कारण सर्वोचम समझी 
जाती हैं । 

श्यामा--यथार्थ में राधिका जी गौर वर्ण की थीं किन्तु श्याम वर्ण कृष्ण की प्रिया होने के 


कारण उनको श्यामा कहते हैं । 
बलराम : 


श्दड अमभिधान अंनुशीलन 


कष्णराम--यहाँ राम शब्द कृष्ण के साहचर्य से बलराम का द्योतक है। 

केशवीर--केशी दैत्य को मारने के कारण कृष्ण के लिए केश नाम प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता 
है। उनके भाई बलराम अ्रथवा केश विष्णु (कृष्ण) को भा कहते हैं । 

गौरकिशोर, गोर गोपाल--ये दोनो नाम बलराम के लिए, प्रयुक्त हुए. प्रतीत होते हैं | 
क्योंकि वही गौर वर्ण थे | संभव है ये दोनो कृष्ण मूर्तियाँ हों । 

दाऊजी--दाऊ बलदेव के लिए प्यार का शब्द है जो बलदेव के अपभ्रंश बलदाऊ का 
सूदृम रूप है। अथवा कृष्ण के दादा (बड़े भाई) होने से दाऊ कहलाये | 

घेतुकराम -घेनुकाभुर को मारने के कारण बलराम का यह नाम पड़ा । 

नीलपट, नीलांबर--नींला वस्र धारण करने के कारण बलदेव के ये दोनों नाम हुए | 

बलकरण--बल हे आभूषण जिसका अर्थात्‌ बलराम । 

बलकेश--यह नाम राम कृष्ण दोनों भाइयो को ओर सझेत करता है। बल-बलदेव 4 केश- 
क़ष्ण | 

भलकेश्वर प्रसाद--यह नाम स्पष्ट नहीं है । 

कदाचित्‌ बलकेश का अपश्रंश हो अथवा बलकना (उत्तेजित होना) से बलक हो गया हो। 
बलराम शीघ्र ही उतेजित हो जाते थे अथवा बलीक (श्रोलतीः ओरी) से इसका सम्बन्ध हो | इस 
अवस्था में यह अधविश्वास के अतर्गंत होना चाहिए | (बालकेश्वर महादेव । 

रेबतीकांत--रेबती बलभद्र की स्री का नाम है। 

रोहिणीकुमार--रोहिणी उनकी माता का नाम है । 

संकरषेण--यह शब्द खींचने के श्रर्थ में आता है। एक बार बलराम ने क्रोध में आकर 
जमुना जी का हल के द्वारा संकप ण॒ किया था अथवा “संकष णातु गर्भध्य स हि सकष'ण युवा ।” 
(दरिवश) | बलदेव को देवक्ी को कुछ से निकाल कर रोहिणी के उद॒र में स्थापित किया गया इसी से 
उनको संकष ण्‌ कहते हैं ।" 

सखांचंद्र राम--राधिका जी की आठ सल्लियो के चद्रमा अथवा सखी (राधिका) के चद्रमा 
अर्थात्‌ श्री कुष्ण, राम बलराम का उत्तराश है। 

सारभद्रसिहु--सार बल के श्रर्थ में आता है। सारभद्र का अर्थ बलभद्र हुआ | 

हलई, हलोनालाल, हल्ली--यह हली के विकृत रूप हैं जो बलराम के लिए प्रयुक्त होते 
हैं क्योंकि उनका आयुध हल ही है | 

प्रधुस्न -- 

प्रद्यम्तन कृष्णु--पिता पुत्र का सम्बंध है। 

रुक्सिणी नदन--रुक्मिणी के पुत्र । 

अनिरुद्ध :-- 

उषाकांत--उषा अनिरुद्ध की स्त्री का नाम है। 

ऊूसाराम--यह ऊषा का विक्वत रूप है । 


४--समी क्षण 
राधा--इषभानु गोप को पुत्रो राधा किशोरावस्था में है। अपने रूप माधुर्थ के कारण वह 
3 ग़र्भसक्ूष णात्सोउथ लोके सझषणेतिवे । 
संज्ञामवाप्स्यते वीरश्श्वेतादिशिखरों पम; | ७३ । 
श्रलोविष्णू पु० पंचम अंश र३े७७ घु० 





अन्य देव-देवियाँ (नदियाँ) १८५ 


कृष्ण की अत्यंत दुलारी है | गौर वर्ण होते हुए भी श्याम (कृष्ण) के कारण वह श्यामा कहलाती 
है। कृष्ण प्रवृत्ति में मीमाता करते हुए यह उल्लेख किया गया था कि कृष्ण के कतिपय नाम 
राधा से सम्बन्ध रखते हैं | इस समुच्चय में भी राघा के कुछ नाम कृष्ण से सम्बन्धित हैं। नागरी, 
वज्र नागरी, ब्रजेश्वरी, किशोरी, श्यामा ऐसे ही नाम हैं। यह बात उनके अन्योन्य प्रेम के पक्ष में 
सिद्ध होती है। मधुरभाषिणी रावा सवकी प्यारी है तथा कृष्ण के सहश चतुर भी हैं । 
बलदेव--वसुदेव तथा रोहिणी के पुत्र हैं, इनकी सत्री का नाम रेवती है। बल के देवता 
हैं और हल इनका आयुध है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण दाऊ जी या बलदाऊ कहलाते हैं । 
कंस के भय से इनको देवक्की के गर्भ से रोहिणी के उदर में पहुँचा दिया | इसलिये इनका संकर्ष श 
नाम पड़ा जिसका अर्थ आकपष ण करना या हल जोतना है। इस नाम के सम्बन्ध में दूसरी घटना 
यह है कि स्नान के लिए जमुना से कई बार जल माँगा तो उसने इनकी बात पर कुछ ध्यान न दिया । 
इससे क्रुद्ध होकर वह उसे अपने हल से खींचकऋर शीघ्र घ॒प्तीगने लगे। यमुना ने मानव रूप धारण 
कर बहुत प्रार्थना की तब इस घोर संकट से मुक्ति मिली | इसी प्रसंग से इनका यम्ुनाधर भी कहते हैं । 
ये अपने गोर शरीर पर नींलांबर घारण करते हैं। कृष्ण के सदश इन्होंने भी घेनुक आदि कई रा्तसों 
का विध्यंस किया | इस अल्प स ग्रह के नाम बल, हल, आदि शब्दों के याग से अथवा सम्बन्धियों 
के नामों के योग से बने हैं । बलदेव के अनेक विकृत रूप व्यवह्वत हुए हैं। कृष्ण के सम्पर्क मे राप 


शब्द बलराम का वाचक है। हि दे लि 
प्रयुम्न--प्रयुम्न की पूरी कथा इन नामी से नहीं निकलती । उनके विषय में हम केवल इतना 


ही जान सकते हैं के वे कृष्ण तथा रुक्मिणी के पुत्र थे । रक्मिणी नन्‍्दन के अतिरिक्त शेष नाम 
प्रद्म म्रशब्द से ही बने है । अशिक्षित तथा उदू पढ़ी जनता में इसका विक्ृत रूप परदुमन प्रचलित है। 

अनिरुद्ध-यह कृष्ण के पौत्र थे । इनकी स्री का नाम उपषा था। इसके अतिरिक्त इन 
नामों से अन्य कुछ पता नहीं चलता | 

वसुदेव -क्ृष्ण के पिता वहुदेव के दो स्तरियाँथीं। एक का नाम देवकी जो मोहन की माँ 
थीं दूसरी रोहिणी जिनसे बलराम का जन्म हुआ | बसुआ और बस्सू दो विक्ृत रूप हैं जो पिता 
पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं । 

देवकी--यह कृष्ण की जननी का नाम है। भवानी शब्द इनकी महत्ता का सूचक है | 

रोहिणी--अकेला नाम केवल इनके नाम का निर्देश करता है (देखिए वुदेव) | 

यशोदा नंद--इनके यहाँ राम, कृष्ण का बचपन में पालन पोषण हुआ | कृष्ण के नाम 
से इनके विषय में कुछ परिचय मिलता है । हा 

नदियां 

१--गणना 

क--क्रमिक गणना 

(१) नामों की संख्या--१०३ 

(२) मूल शब्दों की संख्या--३२ 

(३) गौण शब्दों की ,संख्या-- ३३ 

ख--रचनात्सके गणना 


नाम एक पदी नाम द्विपदी नाम जिपदी नाम चतुष्पदी नाभ योग 
गंगा घू्‌ ३७ ११ ् ५४ 
यमुना र्‌ १४ 4 १६ 
नर्वदा १ ७ धर 
सरथू ९ व र्‌ १७ 
अन्य नदियाँ. ४ ११ श्पू 

१२ 3७ श्र १ श्०३ 


श्ष्ठ 


श््६ अमभिधान श्रनुशीलन 
२०--विश्लेषण 


क--मूल शब्द्‌ 

गंगा--अलकनन्दा, गंग, गंगवा, गंगा, गंगू, गंगोली, जाहववीं, ब्ह्मद्रव, भागीरथी, 
मंदाकिनी, सुरसरि | 

यमुना--कालिंदी, कृष्णा, जमुना, यमुना । 

नवेदा--नब॑दा, नर्मदा, रेवा । 

सरयू-सरजू , सरयू | 

अन्य नदियाँ--क्षष्णा, गोदावरी गोमती, मेलम, ताप्ती, पुनपुन, फलगो, फल्गू , बन्ना, 
वितस्ता, सिंधु, सिप्रा । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

अतलकनंदा --बद्रीनाथ की ओर से विष्णु गंगा (सरस्वती) और द्रौण गिरि के पश्चिम से 
घौली गंगा की घारायें जोशीमठ के पास मिलती हैं | उस संगम का नाम विष्णु प्रयाग है। इससे 
कुछ ही पहले नन्‍्दादेवी से आनेवाली ऋषि गंगा धौली गंगा से मिलती हैं। विष्णु प्रयाग के बाद 
संयुक्त धार अलकनन्दा कहलाती है। 


गंगा--गंगा हिमवत की ज्येष्ठा कन्या का नाम है। ब्रह्मा के अभिशाप के कारण पृथ्वी 
पर श्राना पड़ा, जहाँ पर राजा शान्तनु के साथ ब्याह हुआ । इनके आठ पुत्रों में भीष्म सबसे 
छोटे थे । दूसरी कथा के अनुसार भगीरथ अपने पूर्वजों के तारने के निए घोर तपश््या के बाद गगा 
को भूतल पर लाये | गंगा की उत्पत्ति की विचित्र कथाएं प्रसिद्द हैं। वामनावतार में त्रिविक्रम 
के चरणोदक को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया उसी से गंगा की उत्पत्ति बतलाई जाती है | 
दूसरी कथा यह है कि जब शिव दत्य कर रहे थे तो विष्णु मगवान्‌ प्रसन्न होकर पानी-पानी हो 
गये । ब्रह्मा ने तुरतत ऋषटकर उस पानी को अपने कमंडल में भर लिया। तीसरी कथा यह है कि 
पाबंती की बहिन कुटिला अभिशाप के कारण जलरूप हो गई । उसको ब्रह्मा ने अपने कमंडल में 

भर लिया । अनेक लहरियों में गंगा वर्णन किया गया है।* 


) निधानं धर्माणां किमपि च विधान नव मुदां | 
ग्रेधार्न तीर्थानाममल परिधामं ,त्रिजगत; ॥ 
समाधान बुद्ध रथ खलुतिरोधानमधियांँ । 
थ्रियामाधाव न: परिहरतु तापं॑ तव वपुः ॥ जगन्नाथकृत गंगालहरी १८ 
विधि के कमंडल की सिद्ध हे प्रसिद्ध यही, 
हरिपद-पंकज-मताप की ठहर है। 
कहें पद्माकर गिरीश शीश मण्डल के, 
सूंडन की माल ततकांल ,“अधघहर है। 
भूषति भगीरथ के रथ की सुपुर्य पथ, 
जहु-जप-जोग-फल फैल्ल की फटद्दर है। 
चेम की छुहर गंगा रावरोी लहर, 
कलिकाल को कहर यम जाल को जहर है ॥ 


(पद्माकरकृत गंगालहरी) 


जी ध्य अहमद गा. हपतररीजिन्कायवात८... थक 


अन्य देव-देवियाँ (नदियाँ) श्र 


जाह वी- ग गाजी भगीरथ का अनुसरण करती हुईं जब जह ऋषि के आश्रम पर पहुँचीं 
तो ऋषि ने उसे पी लिया। राजा भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने अपने कान से गंगा जी को बाहर 
कर दिया तभी से इनका नाम जाह्नवी हुआ | 

ब्रह्मद्रव--ब्रह्मा के कमण्डल में तीन प्रकार का जल था जिछसे उन्होने विष्णु के चरण 
प्रज्ञालन किये | (१) कुटिला का जल रूप (२) विष्णु का जल रूप (३) केलि करते समय पाव॑ती ने 
शिव के ततीय नेत्र को अपने हाथों से ढक लिया | उससे पसीना बहने लगा इस जल',को भी ब्रह्मा ने 
कमण्डल में ले लिया--देखिए गंगा । 

सागीरथी--राजा मगीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को स्वर्ग से भूतल पर 
लाये | इसलिए गंगा का नाम भागीरथी पडा । 

मंदाकिनी, सुरसरि--यह दोनों नाम गंगा के हैं। (दे० समीदुण) 

जमुना $-- 

कालिंदी --कलिंद पर्वत से निकलने के कारण जमुना का नाम कालिंदी हैं | 

' जमुना--पौराखिक कथा के अनुसार जमुता सूर्य की कन्या तथा यम की बहिन हैं, 

अविवाहिता रहीं इसीलिए इनका पानी भारी है। क्रष्ण वर्ण होने से कृष्णा भी कहलाती हैं । 

गोदावरी :-- 

गोदावरी--गौतम ऋषि ने दण्डकारण्य मे घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि 
उन्हें किसी वस्तु की कमी न होगी । इसलिए दुर्भिक्षपीड़ित कुछ ऋषि-बृन्द्॒ गौतम के झ्ाश्रम मे 
आकर रहने लगे । दुर्मिक्ष के अंत में ऋषिगण अपने-अपने आश्रम जाना चाहते थे। इसलिए वे 
कोई बहाना सोचने लगे । उन्होंने अपने योग बल से एक गाय डद्भूत की और उसे गौतम के श्राश्रम 
में बॉच दिया | गौतम यह बात अपने दिव्य श्ञान से जान गये । उसके ऊपर मन्त्र पढ़ते हुए जल 
छिड़का । “जहि” कहते ही गाय गिरकर मर गई। ऋषि गौतम को हत्या का दोष लगाकर अपने 
आश्रम चले गये | तदनन्तर गौतम ने घोर तपस्या आरम्म की जिसके फलत्वरूप रुद्र भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए और अपनी जठश्रों से कुछ बाल तोड़कर उन्हें दे दिये। एक बाल के प्रमाव से गंगा उस स्थान 
से प्रवाहित होने लगी जहाँ पर कि म्रत गाय पढ़ी हुईं थी। गंगाजल के स्पश से गाय पुनर्जीवित हो 
गई । इसी कारण उस सरिता का नाम गोदावरी पड़ा । 

नवेदा--गंगा के सहश नवंदा का भी बड़ा माहात्म्य है। इसके दोनों तर पवित्र माने जाते 
हैं, सैकड़ों साथु इसकी परिक्रमा ,करते हैं | महादेव की नर्व॑देश्वर मूर्ति इसमें पाई जाती है। यह अमर- 
कंटक से निकल कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि नर्वदा मानस 
लोक निवासी सोमपा पितरों की मानस कन्या है | 

सरयू--एक पवित्र नदी जितके किनारे अयोध्या नगरी स्थित है। 

अन्य नदियाँ--- 

कृष्णा--दक्षिण की प्रसिद्ध नदी का नाम । 

गोसती--इसके तट पर लखनऊ स्थित है। 

मेलस --वितस्ता का नाम मेलम है जो पंजाब की प्रसिद्ध नदी है | 

ताप्ती--नरव॑दा के दक्षिण में उसी के समानान्तर बहती है | 

पुनपुन--गया पहुँचने,से पहले यात्रियों को पुनपुन नदी पर श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है । 
इस नदी का यहाँ पर बड़ा माहात्म्य है। पुनः पुनः मुड़ने से यह नाम पड़ा। 

फलगो--फ़लगो नदी गया के पूर्व बहती हुई दक्षिण-उत्तर को गई है | इस नदी में स्नान 
तपंणु भ्राद् तथा पिंडदान का विशेष महत्त्व हैं। े 


$ हि 
है" रा 


श्प्प्ट अभिधान अनुशीलन 


वनन्‍ना--वरुणा का अपभ्रंश है। यह नदी बनारस के पास बहती है। 
सिधु--पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी। यमुना की एक सहायक नदी | 


सिप्रा--इस नदी के तट पर उज्जैन नगरी बसी हुईं है। इस नदी से महाराज विक्रमादित्य 
अपने लिए जल भरकर लाते थे। (शिप्रा< शिप्रा-शीत्र< शि) 

ग--गौण शब्द 

(१) वगोत्मक-राय, सिंह 

(२) भक्तिपरक-- किशोर, कुमार, पलाम, चढद्र, चरण, दत्त, दयाल, दास, दीन, दुलारे, 
ननन्‍द, प्रताप, प्रसाद, बक्स, बहादुर, मल, मोहन, रत्न, लहरी, लाल, वत्स, वासी, विहारी, शरण, 
सहाय, सेवक, स्वरूप । 

(३) सम्मिश्रण--गनपति, राम, विष्णु, हरि । 

३--विशेष नामों की व्याख्या 

व्याख्या के लिए समीक्षण देखिए । 


४--समी क्षण 


स्कन्द पुराण में पांच सौ से अधिक सरिताओं का वर्णन मिलता है नदियों का सम्बन्ध नामों 
से दो प्रकार का दिखलाई देता है जब जातक नदी के तट पर जन्म लेता है तो उसका नाम उस नदी 
के नाम पर ही रख लिया जाता है यह भौगोलिक सम्बन्ध है। परन्तु जब बालक का नाम मनौती 
के कारण घर्म भावना से श्रपनाया जाता $ तो वह धार्मिक सम्बन्ध होता है। 


इस संकलन से श्रीगंगा जी की यह पौराणिक कथा प्राप्त होती है। गंगा जी का सम 
तीनों देवों से है। त्रिविक्रम के नखों से प्रवाहित तथा त्ह्मा के कमंडल से उत्प्लाबित हो वह शिव के 
जटाजूट में विचरण करने लगीं | राजा भगीरथ की कठिन तपश्वा के पश्चात्‌ वह भूतल पर राजा के 
रथ का अनुसरण करने लगीं। मार्ग में जहु ऋषि तपस्या कर रहे थे | उन्होंने क्रोध में आ गंगा जी 
को पी लिया। राजा की बहुत प्रार्थना पर ऋषि ने अपने कान द्वारा पुनः प्रवाहित कर दिया। भगी- 
रथ ने इन्हें सागर में मिला दिया और इनके स्पश से उनके साठ सहख पूरवंज तर गये । 


इस प्रवृत्ति के अधिकांश नाम गंगा शब्द से बने हैं, कुछ नाम मगीरथ तथा जहू, से सम्बन्ध 
रखते हैं। उद्गम से निकलते समय पबब॑तों में होकर अलकनन्‍्दा के नाम से बहती हैं। समतल भू 
भाग में गंगा का प्रवाह गति वेग, कलकल ध्वनि सब मंद पढ़ जाते हैं। इसलिए मंदाकिनी नाम 
पड़ा । स्वर्ग से आने के कारण यह सुरसरि कहलाई | 


यमुना - कृष्ण के संसर्ग से इस सरिता का महत्त्व भी अत्यविक हो गया हैं। पुराणों में इसे 
सूर्य की कन्या तथा यम की भगिनी माना है। इन नामों से केवल यही पता चलता है कि वह 
कलिंद पव॑त से निकली है और जल श्याम वर्ण है | 


.... न्ेदा--इसका मान मध्य भारत में उतना ही है जितना उत्तर में गंगा का । यह रेवा 
प्रवेत से निकली है। आजकल नव॑ंदा का तत्सम्‌ रूप नर्मदा अधिक प्रचलित हो रहा है। इस शब्द 
का अर्थ हे सुख शांति देनेवाली | 


सरयू--जिस प्रकार कृष्ण का यमुना से सम्बन्ध है उती प्रकार सरयू का राम से। नामों से 


कोई परिचय नहीं मिलता । 


अन्य देव-देवियाँ (नदियाँ) श्ध्र्६्‌ 


सिधु-केलम के अतिरिक्त पंचनदों में सतजल (गौरी), गबी (इरावती), चंद्रभागा 
(चिनाव) और व्यास (विपाशा) का उल्लेख भी मिलता है। सतजल और व्यास का सम्बन्ध वसिष्ठ 
से बतलाया जाता है।" 

देश की अनेक छोटी-छोटी नदियों के नाम भी पाये जाते हैं जो अधिक प्रसिद्ध न होने से 
अन्य प्रवृतियों में चल्ले गये हैं। पार्वती (ग्वालियर), उमा (देविका), गौरी, क्‍्वारी, काली पावंती 
प्रवृति में; नारायणी. कमला (दरभगा) लक्ष्मी प्रवृत्ति में; सरस्वती, शारदा (उ० प्र०) सरस्वती प्रवृत्ति 
में; दामोरर (बिहार), रूप नारायण बंगाल) कृष्ण प्रवृत्ति में, ईशन शिव प्रवृत्ति में; पुरंदर इद्र 
प्रवृत्ति में और व्यास सुदामा महात्पा प्रवृत्ति में सम्मिलित हैं। सोन, केन, पाडु, राप्ती गोरखपुर), 
पूर्णा, सहनाद (ललितपुर), कौशिक्की (कोशी) चन्नन, बिहार), वैतरणी (उडीसा?, सई, रिंद 
(अरिंद), बेलन, रोहन, झुरिया (3० प्र०) आदि अनेक नदियों का प्रभाव नामों पर दिखलाई दे 
रहा है । खदेरू नाम सठुर खदेरी (प्रयाग) नदी की ओर संकेत कर रहा है । 

प्रत्येक नदी के स्नान का फल प्रथकूय्रथक्‌ वतलाया गया है। सामान्यतः सब नदियाँ पाप- 
मोचनी, तापहारिणी, मंगलकारिणी एवं सत्र दायिनी मानी गई हैं| इनके तये पर अनेक तीर्थ होते 
हैं जिनके दर्शनों से मी प्रचुर पुण्य लाभ कहा गया हैं। इन नामो से इतना ही जान सकते ईं कि 
मनुष्यों की इन नदियों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्वा-भक्ति है। 


) जब वसिष्ट के ५०० पुत्र विश्वामिन्न हारा मारे गये तो चह सतजल (गौरी) में इबने 
चले | गोरी दूर भाग कर सैकड़ों धारा वाली हो गईं। इससे,. उस चदी, 
का नाम शतद्र (सतजल्) हो गया। यहाँ से बचकर वसिष्ठ अपने को रस्सखियों में कसकर 
अंत्या नदी में कूद पड़े । परन्तु सरिता देवी ने बंधनों को काटकर वसिष्ठ को तट पर 
फेंक दिया। इससे अंत्या का नाम विपाशा (व्यास) पढ़ा । अपने पौन्र पराशर .को 
जीवित देखकर वसिष्ठ ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया | 


<&; 
सातवा प्रकरण 
तीथकर 
१--गणना 
क--क्रमिक गगणना--(१) इसके अंतर्गत नामों की संख्या--१७१ 
(२) मूल शब्दों की संख्या--४१ 
(३) गौण शब्दों की संख्या--४० 
ख--रचनात्मक गणना 
प्रवृत्तियाँ. एकपदी नाम द्विपदी नाम जिपदी नाम चतुष्पदी नाम योग 
केवल ज्ञानी १ ३ 
निवांणी रे २ 
सागर ९ द्‌ 
महाशय १ 
विमल ५ ७ 
भीघर ह 
द््त र्‌ द््‌ 
दामोद्र १ 
स्वामी हे 
सुमति भू 
यशोघर १ १ 
कतार्थ र्‌ 
जिनेश्वर १ 
ऋषभदेव भू 
अजितनाथ रे 
३ 
॥ 
दर 


9. “७ 34 


अभिननन्‍्दन 


शीतलनाथ 
श्रेयाशनाथ 


ल्‍्प्0 
री 2 «€ ८« # 6 #! २९ ल्‍् हक 2 वी # ॥ ७ 6 # ०<्‌ 


अनन्तनाथ १ 

घर्मनाथ १६ 
शांतिनाथ 

अमरनाथ 

नेमिनाथ 

सुपाश्व॑नाथ 

पाश्व॑नाथ १ 
महावीर स्वामी १ 


५१४ श्श्ध 


न 
(्छ 


0 
>> 5 ५७ ० ७ # 
न्प्0 
म्ि.. 2 5 

6 ६6७ »४ #& +#7 है| 





न्प्छ 
०९ 


१७१ 


तीर्थ कर १६१ 


२--विश्लेषण 

क--मूलत शब्द "छ छः है व हे 

(त) गत उत्सर्पिणी के तीथकर । (थू) वतमान--अ्रवरपिणी के तीर्थ कर | 
केवल ज्ञानी --केवल । ऋषपसदेव--आदिनाथ, ऋगन. रिखव । 
निवोणी--निवांण । अजितनाथ--अजित, ग्र॒जीत, अजीतें | 
सागर--सागर । अभिनंदन - अभिनन्दन । 
महाशय--महाशय । सुपाश्वनाथ--सपाश्व । 
विमल--विमल । शीतलनाथ--शीतल । 
श्रीधर--भ्रीघर श्र यांशनाथ--श्रेयाश | 
दत्त--दत्त, दत्ता, दत्ती, दत्त । अनतनाथ--अ्रनन्त । 
दामोदर--दामोदर । घमनाथ--धर्म । 
स्वामी--स्वामी | शांतिनाथ--शाति । 
सुमति--समति । अमरसाथ---अमर । 
यशोधर--यशोघर, यशोराज | नेमिनाथ--नेम, नेमि, नेमी । 
कृताथं--कृत, कृतार्थ । पाश्वनाथ--पारस, पाश्वनाथ | 
जिनेश्वर--जिनवर, जिनेन्द्र जिनेश्वर।. महावीर स्वामी--नहावीर, वद्धमान | 
ग--गौण शब्द 
वर्गात्मक--सिंह 


भक्तिपरक--अ्रानन्द, कात, किशोर, कीर्ति, कुमार, चंद्र; चरण, जीत, दत्त, दयाल, दास, 
दीन, देव, नन्‍दन, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रपन्न, प्रसाद, प्रिय, बहादुर, मिछु, भूषण,। 
मल, मित्र, मुनि, मोहन, राज, राम, लाल, विहारी, शरण, शील, शेखर, सहाय, सेवक, स्वरूप 


३---विशेष नामों की व्याख्या 

देखिए मूल प्रवृत्ति (पथम भाग) में तीर्थ कर परिचायक सारिणी 

४--समी क्षण 

जैनियों के “८ आराध्य देवों में से र८ तीर्थकरों के नाम इस संकलन मे पाये जाते हैं। 


१३ नाम गत उत्सर्पिणी के और १५ नाम वर्तमान अत्रसर्पिणो के सम्मिलित हैं। विमलनाथ तथा 
सुमतिनाथ, डभय सर्पिणियों में सामान्य नाम हैं। ये नाम उनके जीवन पर कुछ प्रकाश नहीं डालते 
हैं। कहीं-कहीं व्यक्तितत नामों से उनकी प्रकृति का आभास मिलता है । किसी-किसी नाम की 
संख्या अधिक होने का हेतु यह है कि वे नाम अन्य हिन्दू देवों के भी हैं। कृष्ण के दामोदर नाम 
को तीर्थ कर दामोदर के नाम से प्थक्‌ करने का कोई साधन नहीं है | इसी प्रकार अमरनाथ, श्रीधर, 
दत्तादि नाम हैं जो हिन्दू देवों एवं जैन तीर्थ करो--दोनो के लिए व्यवह्यत होते हैं। ऐसे सामान्य नाम 
कोई विभाजक रेखा न होने से अनेक प्रद्डत्तियों में आ सकते हैं । 

बुद्ध की अपेक्षा ती थंकरों ने नामो में अधिक श्रीवृद्धि की है । पूर्व पक्ष के केवल १७ नाम 
हिन्दी में अपनाये गये हैं किन्तु उत्तर पक्ष की नाम संख्या १७१ है। (इसका कारण स्पष्ट है। दोनों 
में १४२८ का अनुपात है | ) जेनियों तथा हिन्दुश्रों में व्यावहारिक दृष्टि से बहुत कम अंतर है। 
दोनों धर्म आपस में बहुत घुलमिल गये हैं, दोनों ने एक दूसरे के नामों को अपनाया है। दोनों में 
कछ देवों के नाम सामान्य हैं। इन बातों से इन नामो के प्रचार तथा गसार में कुछ सहायता मिली 
है। इन नामों से ऐसा प्रतीत होता है कि भास्त में बौद्ध घर्म के लोपप्राय: हो जाने से अन्य 
क्षेत्रों में मी उतके प्रभाव का हास हो गया है। विक्ृत शब्दों के अभाव से यह प्रतीत होता है कि 
जैन सम्प्रदाय के अनुयायी प्रायः शिक्षित, शिष्ट एवं समृद्धशाली हैं। केवल उच्चारण की सरलता 
के लिए पारशश्व का पारस रूप पाया जाता है। विजातीय प्रमाव भी केवल दो नामो में दृष्टिगोचर 
हो रहा है। इससे उनकी कट्टर साम्प्रदायिकता का पता चलता है | 


१०७७७७७७७७७०७७ 


आ!ठवाँ प्रकरण 
महात्माप्रवृत्ति 
(अ) ऋषि-म्ुनि आदि 


१--गणनता -- 


क--क्रेसिक गशुना--(१) इस प्रवृत्ति में नामों की संख्या २ ११ है। 

(२) मूल शब्द १०६ (२) गौण शब्द ४२ 

रचनात्मक गणना-- 

एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग 
४० १४४ रह ६ २ २३१ 
२--विश्लेषण :-- 

क- “मूल शब्द --अंगिरा, अंबरीष, अकलंक, अगस्त्य, अतर (अ्न्नि), अत्ति (अन्रि). अल्तू 
(अन्नि), अत्रेय, अनसूया, अनुसूया, अमरिका, अमरीक, अश्वत्थामा, उद्धव, उद्यालक, उधई 
(उद्धव), ऊघम (उद्धव), ऊधव, ऊधो (उद्धव), कपिल, कश्यप, कात्यायन, कृपाचार्य, 
कौशिक, गर्ग, गार्गी, गाल, गालव, गौतम, च्यवन, जंबू, जनु (जहूु), जमदर्नि (यमदरिनि), 
जलभरत (जड़भरत), जाबाली, जैमिनी, तोखी, त्रिपान, दत्त, दत्तात्रेय, दधीच, दुर्बासा, दूना (द्ोण , 
देवबत, द्रौण, धन्व॑तरि, धू (अ व), धूम (धौम्य), भ्र्‌ ब, नरनारायण, पतंजलि, पहलाद (प्रह्माद), 
पातंजलि, पाराशर, पुलछ्त्य, प्रहलाद (प्रह्माद), पह्ताद, बलि, विल्लम (भीष्म), भरत, मरद्राज, मीकम 
(भीष्म), भीखम (भीष्म), भीषम (भीष्म), भीष्म, भंग, मनुआआ (मनु), मनु, मानव, मारकंडे, 
मारकंडेय, मीना, मेघातिथि, यमदग्नि, याशवल्क्य, र्नताकर, लोमश, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीक 
वाल्मीकि, विश्वामित्र, विदुर, वैशंपायन, व्यास, शिलंकु, शिवि, दघीच, शुक, शुकदेव, शुकन (शुक), 
शौनक, अवशण, श्वेतकेतु, संजय, सतानन्द, सत्यकाम, सत्यकेतु, सत्यवान, सरमन (अबरण), साविन्नी, 
घुकई, सुखदेव (शुकदेव), सुदामा, सुनीतिकुमार, सुभुत । 

ख--व्यक्ति परिचय 

अंगिरा--एक सप्त ऋषि का नाम है | ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र तथा दस प्रजापतियों में से, 
एक थे | इनके पुत्र बृहस्पति थे | 

अंबरीष- सूर्यवंशी एक भक्त राजा। अ्रमरिका और अ्मरीक विक्ृत रूप हैं । 

अकलंक --अकलंक देव एक बड़े भारी नैयायिक और दार्शनिक जैन विद्वान हो गये 
हैं। विद्या श्रौर ब॒द्धि में अद्वितीय थे और शीघ्र ही जैन संघ के आचार्य हो गये। एक बड़े शाख्रार्थ 
में बौद्धों को हराया | इनके कई अंथ प्रसिद्ध हैं। 

अगस्त्य--एक महर्षि जो मित्रावरुण के पुत्र थे | इनके विषय में अनेक कहानी प्रसिद्ध 
हैं। घड़े से उत्पन्न होने के कारण यह कुंभज कहलाते हैं। एक बार इन्होंने सप्रुद्र पी लिया था | 

अतञ्वि--एक सप्तर्षि जो ब्रह्मा के नेन्न से उत्पन्न हुए थे। चित्रकू८ के पास इनका 
आश्रम है| 
अलनुसूथा--अन्नि मुनि की स्त्री थीं जिन्होंने सीता जी को पात्यत्रत का उपदेश दिया था। 
दक्चात्रेय अक्तार इन्हीं के यहाँ हुआ था | ० 


/] ..... अश्वत्यथासा--द्रोणाचार्य के पुत्र । यह चिरंजीवी माने जाते हें । 


महात्मा--(अ) ऋषि-मुनि आदि १६३१ 


उद्धव--श्री झष्ण के वालसला थे । यह गोपियों को निर्ग॑ण ब्रक्ष का उपदेश देने के लिए. 
गये थे परन्तु हार कर लौग आये | 

उद्यालक --श्वेतकेतु ऋषि के पिता | 

कपिल -साख्य दर्शन के रचयिता एक ऋषि । 

कश्यप--(पश्यक का शब्द विपर्यय) एक प्रजापति जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। देव तथा 
दानव इनकी स तान मानी जाती है । 

कात्यायन--एक ऋषि बिन्‍्होंने पाणिनि अ्रष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हैं | 

कृपाचाये '--एक ऋषि के पुत्र जिनकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को व्याही थी | 

कोशिक--देखिए, विश्वामित्र । 

गरगगं--बृहस्पति के वंश में उत्पन्न एक ऋषि | 


गार्गी--(१ ) गये गोत्र म उल्नन्न एक प्रसिद्ध अह्मवादिनी स्त्री (२) याशवल्क्य की स्त्री 
का नाम । 


गालव *--एक ऋषि का नाम जो विश्वामित्र के शिष्य थे। 

गोतम--न्यायद्शनकार ऋषि | 

च्यवन - एक ऋषि जिनके नाम से च्यवनग्रास ओपधि प्रसिद्ध है । 

जम्बू--जैनियो के अंतिम केवली जम्बू स्वामी रा जगह में उत्पन्न हुए | बचपन का नाम जम्बू 
कुमार था। स्वामी सघर्माचार्य के उपदेश से इन्हें बेराग्य हो गया | इन्होने ४० व५ तक धर्मापदेश 


3304 वीर संवत्‌ ६२ में मथुरा के चौसीं नामक स्थान से मोक्ष पद प्राप्त किया । वहाँ पर इनकी 
समा 
जनु--(जहू) एक ऋषि जिन्होंने गंगा जी को पी लिया था। किंतु भगीरथ की प्रार्थना 


करने पर कान से निकाल दिया था । इसी से गंगा जी को जाहबी कहते हैं । 

जमदग्नि--(यमदग्नि) परशुराम के पिता । 

जलमरत--जड़ मरत) अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण जो जड़वत थे। एक दिन एक मृग 
अपने बच्चे को छोड़कर इनकी कुटी के पास मर गया | यह दिन रात डसी मृग के बच्चे के ध्यान 
में लगे रहते थे । दूसरे जन्म में इन्हें भी म्ग योनि मिली । फिर अयने तप के कारण एक तपस्वी ब्राह्मण 
के घर उत्पन्न हुए । यद्यपि वह तच्वज्ञानी थे तो भी सासारिक वस्तुओं से असावधान रहते थे और 
अस्पष्ट शब्द उच्चारण करते थे, न कोई यशादि करते थे। मैले कुचैले चिथड़े पहन हधर-उघर घूमा 
करते थे और इस तरह का व्यवहार करते थे कि मनुष्य उनको जड़भरत कहने लगे | 

जावाली - कश्यप वंश के एक मुनि जो राजा दशरथ के गुरु थे । 

जैसिनि--पूर्व मीमांता दर्शन के रचयिता । 

तोखी--तोष का विक्ृत रूप है यह कृष्ण के सखा थे। उनके नाम पर तोष गॉब और 
तोष कुंड हैं । 

त्िपान--तृणपाणि-एक ऋषि का नाम | 

दत्तात्रेय--अत्रि और अनसूया के पुत्र जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवताओं के अवतार 

समझे जाते हैं । 


१ राजा शांतनु को झूगया से लोटते हुए साग में परित्यक्त २ सद्योजात शिक्षु दिखलाई 
पड़े । राजा कृपावश उनको पांखनाथ उठा लाये। कृपापूर्वह लाने के कारण बालक कृप भौर 
बालिका कपी कट्लाये । 

२ हठ बस सब संकट सहे मालच नहुष नरेश ॥६३॥ (झ० का०) 

कम 


४ जग. >ाच|(आ[छह]फ 


दधीच--शुक्राचार्य के पुत्र जिन्‍्होने ब॒त्ासुर को मारने के लिए इंद्र को अपनी हड्डी दे है 

थी। इनकी गणना बड़े दानियों में की जाती है । 

ढुवासा--अत्रि म॒नि के पुत्र जो स्वभाव के बड़े क्रोधी थे | 

इईना--(द्रोण) कौरव पांडव के शुरु, इनका पुत्र अश्वत्थामा था। दोण (दौना) से उसन्न 
होने से द्रोण कहलाये | 

देवत्रत--भीष्म पितामह का नाम | 

धन्वंतरि--एक वैद्य जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से श्रम्नत-घट लेकर प्रकट हुए। 

मुव-- राजा उत्तानपाद के एक पुत्र का नाम जिसने अधिक तपस्या कर देवत्व प्राप्त किया | 

घूम--युधिष्ठिर के पुरोहित धौम्य के पिता। 

नर नारायण--ये ऋषि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनकी घोर तपस्या को भंग 
करने के लिए इंद्र ने अ्रप्सराएँ भेजी । नारायण ने. अ्रपनी जधा पर रखे हुए. फूल से अनुपम सन्दरी 
उर्वशी को उत्पन्न कर दिया जिपके सौंदर्य को देखकर अन्य अप्सराएँ लज्जित होकर लौट गई | 

पतंजलि--योग दर्शन तथा महाभाष्य के रचयिता एक ऋषि, यह तप करते हुए ऋषि 
की अंजलि में गिरने से तपंजलि तथा शब्द विपर्यय से पतंजलि हो गये | 

अह्वाद--हिरण्यकश्यपु के पुत्र जो ईश्वर के भक्त थे | इनकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं । 

बत्ति--एक दानी, भक्त दानवराज जो प्रह्ाद के पौन्र थे जिन्हें विष्णु ने वामनावतार लेकर 
ठला था, अंत में उनको पाताल का राजा बना दिया । 

भरत--( १) इस नाम के तोन व्यक्ति हैं (१) नाव्य तथा सद्बजीव शाज्र के कर्ता एक मुनि 
(२) रामानुज (३) दुष्यंत के पुत्र सर्वदमन जिनके नाम से यह देश भारतवष' कहलाया | 

सरहाज '--एक ऋषि जिनका आश्रम प्रयाग में गंगाजी के किनारे था। यहों भ्री रामचंद्र 
जी बनवास जाते समय ठहरे थे | 

ेगु --एक ऋषि जो अग्नि ज्वाला के साथ उत्पन्न हुए थे । 

सनुआ (सनु)--ब्ह्मा के पुत्र तथा मानव जाति के आदि पुरुष | चौदह मन्वंतरों के १४ 
मनु होते हैं । 

| युन्न का परित्याग करके जाने के लिए उचद्चत ममता तथा बृहस्पति से मरुत देवताभों 
ने कहा कि “तुम दोनों ने आपस में एक दूसरे से द्वाज (हम दोनों से उत्पन्न शिशु) को भर! 
(पालन पोषण करो) कहा है, इसी से इसका नाम भरद्वाज हुआ । 

मूद़े भर ह्ाजमिर्म भरद्वाजं बृहरपते । 

यातौ यदुक्‍सवा पिंतरौ भरद्वाजस्ततस्त्व परम ॥ १८॥ 

श्री विष्णु पुराण, चतुर्थ अंश, झध्याय १६) 

+ तीनों देवों में कौन बड़ा है यह निश'य करने के लिए यह पहले बह्मया के यहाँ गये -और 
बिना प्रणाम किये ही बैठ गये | इस पर बह्मा अत्यन्त कद हुए | तत्पश्चात्‌ कैलास पर शिव के 
यहाँ पहुँचे | वहाँ भी यही व्यवहार किया। इस पर रुद्ध ने उम्र रूप धारण कर लिया। उनको 
अलुनय विनय से शांतकर बैक्कए5 में पहुँचे और सोते हुए विष्ण के वज्ञश्थत्न पर एक ज्ञात मारी। 
भगवान्‌ ने उठक! ऋपु के चरण! को दुबाते हुए पूड। आपके चोट तो नहीं लगी। यह जृत्तांत श्गु 
जी ने देवताओं के सम्पुब्न कह, तब यह विश ये हुआ कि विष्णु, भगवान्‌ तीनों देवताओं में बड़े 
हैं करोंकि वे दगामूति हैं। कहीं-कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ पाया जाता है कि अच्मा के सम्यक. 
स्वागत न काने से उप्ते अभिशाप दिए कि लोक में तुम्दारी पूजा नहीं होगी और शिवजी उस समय 
. पावेती के साथ एकाँत वास कर रहे थे झतः उनको अभिशाप दिया कि तुस लिंग रूप हो जाओ। 


महात्मा--(अ) ऋषि-मुनि आदि १६५, 


मारकंडेय--म्रकंडु ऋषि के पुत्र जो अपने तपोबल से,म्त्यु को जीत कर चिरंजीवी हो गये 
हैं। जन्म तिथि तथा संस्कार आदि कार्य;मे इनका पूजन किया जाता है । 

मीना--ऊधा की कन्या का नाम जिसका विवाह कश्यप से हुआ था | 

मेधातिथि--कण्व मुनि के पिता । 

यमद्ग्ति--देखिए जमदरग्नि । 

याज्ञवल्क्य--वैशम्पायन के शिष्य थे इन्होने वाशवल्क्य स्मृति रची है | 

र्नाकर--वाल्मीकि मुनि का पहला नाम । यह पहले जंगल में लूट मार से श्रपना जीवन 
निर्वाह करते ये | एक साधु के उपदेश से इनके जीवन में परिवर्तन हो गया और यह बहुत दिनों 
तक राम का उलय जाप मरा मरा करते रहे | 

उलठा नाम जपत जग जाना । वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥| 

ज्ञान होने पर इन्होंने रामायण की रचना की और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए, यह संस्कृत 
के आदि कवि कहलाते हैं । ह 

लोमश--एक ब्रह्मरषिं जो अमर माने गये हैं | 

वशिष्ठ एक सप्तर्पि, बह सूथ वंश के कुलगुरु माने जाते हैं। इनके तथा विश्वामित्र के 
चिरविद्रोह की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इनकी नदिनी गाय को लेने के लिए. सहसों वर्ष 


युद्ध होता रहा । है 
वात्यायन--( १ ) काम सूत्र के रचबिता ( २ ) न्याय सूत्र के एक टीकाकार । 


वामदेव--राजा दशरथ ' के एक मंत्री का नाम | 

वाल्मीकि--देखिए र्नाकर | 

विदुर!--यह दासी' पुत्र व्यास के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए | यह बड़े विद्वान्‌, धार्मिक तथा 
नीति-निपुण थे। इनकी विदुर नीति पुस्तक प्रसिद्ध है । 

विश्वामित्र-गाघि के पुत्र तथा कान्यकुब्ज के ज्ञत्रिय राजा। मृगया खेलते समय वशिष्ठ 
के तपोवन में पहुँचे और उनकी कामघेनु न दिनी को लेने का प्रयत्न किया | युद्ध में परास्त होकर 
उन्होंने घोर तपस्या की तथा राजषि, ऋषि एवं महर्षि की ठपाधि प्राप्त की। कई सहखवर्ष 
तप करने के पश्चात्‌ वशिष्ठ.के मुख से अपने लिए ब्रह्मर्षि , कहते हुए सुनकर इनको शाति मिली | 
इन्होंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग मेज दिया, इंद्र से उसकी रक्षा की तथा एक नई सृष्टि रचने 
की योजना की | रामचंद्र को अनेक दिव्यास्त्र की दीक्षा की । 

वैशंपायन--व्यास के शिष्य, इन्होने याशवल्क्य से सम्पूर्ण यजुर्वेद उगलवा लिया, जिसको 
इनके अन्य शिष्यों ने तीतर.बनकर, चुग (लिया। यह पुराणों की कथा कहने में बड़े प्रवीण 
थे। इन्होंने सम्पूर्ण महाभारत की कथा जनमेजय को सुनाई थी । 

व्यास--पराशर ऋषि और सत्यवती केटरपुत्र हैं। इन्होंने महाभारत, १८ पुराण, ब्रह्म सूत्र 
आदि अनेक यंथो की रचना की । ये सप्त चिरंजीवी में से एक हैं। वेदों को क्रमबद्ध करने से ब्यास 
(विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स तस्मादू व्यास इति स्पृतः। अतोवेदव्यास इत्यादि तस्य नाम |) कहलाये | 
असितवर्ण और द्वीप पर पैदा होने से कृष्ण दपायन नाम पड़ा | 

शिलंकु -एक राजा | 

शिवि *--शिवि राजा उशीनर के धर्मात्मा तथा दानी पुत्र थे। एक बार इनकी परीक्षा के 


टिप्पणी १- विदुर--सारदव्य ऋषि के शाप से यमराज को सौ वर्ष तक विदुर जी के 
रूप में शूद्र की देह भारण करनी पड़ी । 
२ एक धरम परमिति पहिचाने । नृपहि दोसु नहिं देहिं सयाने ॥ 
सिदि दधीचि हरिचंद्‌ कहानी | एक-एक सन कदृद्टि बखानी ॥ 


१६६ अभिधान अनुशीलन 


लिए इन्द्र श्येन बनकर कपोत रूपी अग्नि का पीछा करता हुश्आा इनके सम्मुख आया । इन्होंने कबूता 
के बराबर अपनी देह का मांस देकर उसे श्येन से बचाया | 

शुकदेव--व्यास के पुत्र |ये धृताची अप्सरा सेंजो प्रथ्वी पर भ्रमण कर रही थी 
उत्पन्न हुए | जन्म से तत्वदर्शो तपोनिष्ट थे। इनको अनुरक्त करने के लिए, रंभा के सब प्रयलन 
विफल हुए. । इन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमदूभागवत की कथा सुनाई। 

शौनक--ऋग्वेद के प्रातिशाख्यादि के रचयिता एक ऋषि, शौनक-णह्मसूत्र के रचयिता | 

श्रवण *--एक बौद्ध भिन्नु | 

श्वेतकेतु--उद्यालक ऋषि के पुत्र का नाम | 

संजय--धृतराष्ट्र के सारथि जिन्होंने महाभारत के युद्ध का वर्णन अंधे राजा को सुनाया था। 

सतानंद--(शतानन्द) गौतम ऋषि के पुत्र जो राजा जनक के पुरोहित थे । 

सत्यकाम--एक ऋषि | 

सत्यकेतु--एक ऋषि | 

सत्यवान, सावित्री--मद्र देश के धर्माःमा राजा अश्वपति की पुत्री साविन्नी सरस्वती के 
बरदान से उत्पन्न हुई थी जिसका विवाह द्यमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुआ । नारद से यह जानकर 
कि सत्यवान की आयु एक वर्ष और है उनके साथ बन में रहने लगे । एक दिन लकड़ी काध्ते 
समय सत्यवान की मृत्यु हो गई | जब यमराज उनके जीव को लेकर चल्ले तो साविन्री ने भी उनका 
अनुसरण किया। धर्मराज के समझाने पर भी वह नहीं लौटी। यमराज ने उनकी पति-भक्ति से 
प्रसन्न हो अ्रन्त में सत्यवान की आत्मा को भी लौथा दिया। सत्यवान जीवित हो गये। वे दोनों 
आननन्‍्दपूर्वक रखने लगे । 


सुदामा--विप्र सुदामा कृष्ण के बाल मित्र थे। अपनी निर्धनता को देखकर उनकी ख््री ने 
उनको कृष्ण के पास द्वारका भेजा। श्रीकृष्ण के द्वारपाल ने अंतःपुर में जाकर सुदामा का नाम लिया।'* 

भी कृष्ण अपने बचपन के सहपाठी का नाम सुनते ही दौड़कर द्वार पर आये और सुदामा 
का बड़ा स्वागत किया ैर 


) अवणकुमार की दुष्टा भार्या उसके माता-पिता को बहुत दुख दिया करती थी। इस 
दुब्येचहार से अपने वृद्ध माता-पिता को बहँँगी में बिठाकर वे तीथ॑-यात्रा को चल दिये। अयोध्या 
के पास अपने पिता के लिए नदी से लोटा भर रहे थे कि इतने में राजा दशरथ के शब्दबेधी बाण से 
झादत हो गये। मरने के पहले उन्होंने राजा को सब कथा बतलाकर अपने माता-पिता के पास 
उनके हारा जल पीने को सेजा । उन दोनों ने अपने पुन्न-शोक में बिना जल पिये ही आण त्याग 
दिये | यह करुण कथा आजकल भी उषाकाल में अवण भिक्तु गा-गाकर भीख माँगते हैं। 

सुन मेरे कुम्दरा के भाइ। इक हंडिया दुई पेट बनाई ॥ 

९ सीस पया न रूगा तन में, नहिं जाने को ,आहि बसे केहि आमा । 
घधोती फटी सी लछटी दुपटी अरु पायें उपानह को नहिें सामा 
द्वार खड़ो द्विज दुरबंल, देखि हझो चकि सो बसुधा अभिरामा । 
पूछत दीन;द्याल को घास बतावत आपनो नाम सुदामा । 
ई ऐसे बेहाल बेवाइन ते, मय कंटक जाल लगे पुनि जोये। 

डाय महा दुख पायो सखा, तुम आये इते न किते दिन खोये । 
देखि सुदामा की दीन दसा करुणा करिके करुणानिधि रोये | 
पानी परात को हाथ छुश्लो नहिं नैनन के जल सों पग घोये । 


महात्मा--(आ) मत-अ्रवर्तक १६७ 


संकोर्ची सुदामा की कॉख से चावल की पोग्री छीनते हुए पूछा किल्‍भाभी ने हमारे लिए 
क्या भेजा है। औरतुरंत उसमें से दो मुद्ठी चावल फाँक लिए, इतने मे रुक्मिणी ने हाथ पकड़कर 
कहा “महाराज दो लोक तो दीन त्राह्षणको दे दिये कुछ अपने लिए भी रखिए |” बहुत आदर- 
सत्कार के बाद सुदामा अपने देश को लोब आये और शी कृष्ण प्रशत सम्पत्ति,से सुखपूर्वक 
रहने लगे | 

सुनीतिकुमार-सुनीति श्रव की माता तथा राजा उत्तानपाद की ,रानी थी। श्रतः यह 
नाम प्र व का वाचक है| 

सुश्र॒त-शआ्रायुवेंद शास्त्र के प्रसिद् आचार्य जिन्‍्होने!सुश्रुत संहिता की रचना की | 

ग-गोण शब्द-- 

१ - बगौत्मक--(अ) जातीय-- राय, सिंह, सिनहा । (आ) साम्प्रदायिक--पुरी । 

२--सम्सानाथेक-- 

(अ) उपाधिसूचक--लाल | 

(आ) आदरसूचक--जी | 

३--भक्तिपरक--श्राचार्य, कांत, किशोर, कुमार, इृष्ण, चंद्र, जीत, दास, दीन, देव, 
नन्‍्द, ननन्‍्दन, नाथ, नारायण. पाल, प्रकाश, प्रसाद, बल, भज, भरण, मणि, महा, माधव, मुनि, 
राज, राम, राय लाल, विहारी, वीर, वेद, शरण, सत्य, सुन्दर, सेन, स्वरूप | 

३--विशेष नामों की व्याख्या 
मूल प्रवृत्ति में प्रायः समस्त नामो पर प्रकाश डाला गया है | 


४--समीक्षुण-- 

युग युग के महात्मागण इस सत्संग में दर्शन दे रहे हैं | 

यथेष्ट सामग्री के न होने से इन महात्माओ्ं का कोई इतिबृत्त नहीं दे सकते। अच्नि तथा 
कपिल के नाम की संख्या अ्रधिक हो गई है। अन्रि«्का नाम शुद्ध तथा विक्ृत दोनों रूपों में मिलता 
है | कृष्ण सला उद्धव भी कई रूपों में मिलते हैं| प्रह्दद तथा श्रव जनादन तथा जनता दोनों 
के प्रिय भक्त हैं | कई प्रकार के इनके अपभ्रश रूप प्रचलित हैं। देवब्रत अपनी भीष्म प्रतिज्ञा 
तथा महाभारत के भयंकर संग्राम के कारण प्रणिद्ध हैं । 

प्रहाद, श्रवण, भीष्म, शुक देवादि के अतिरिक्त अन्य नाम अधिकाश में शुद्ध तत्सम हैं 
क्योकि शिक्षित जनता ही इनसे आकृष्ट हो सकती है। कुछ नामी के रूपातर,--श्रत्रि, श्रतर, श्रत्त , इत्र | 
उद्धव, ऊधो, उधम । श्र व. श्र , धुरुआ, थों (घोंकल)। प्रह्माद, प्रहलाद, प्रहलाद । भीष्म, भीषम 
भीखम , भीकम, भीखा । भ्रमण, अश्रवण, सरमन, शरवन | शुक, सुख, खुक्खा, छुखना | 


(आ) मत-प्रवतक 
१०-गशुना-+- 
क--क्रमिक गणना-- 
(९) नामों की संखया--२०२ 
(२) मूल शब्द - ४४ 
(३) गोण शब्द--४४ 


श्ध्ध अभिधान अनुशीलन 


ख--रचनात्मक गरणतना--- 


एकपदी नाम ठिपी नाम त्रिपदी नाम चहुष्पदी नाम योग 
कबीर १ फू दर 
गरीबदास २ ३ धू्‌ 
गोरखनाथ १ ७ ष्ट 
चरणुदास १२ रे १५, 
चेतन्य १५. ४ १६ 
जगजीवन २ धर ७ १७ 
दयान द्‌ १ ड घू 
द्रिया १ पर & 
दादुदयाल १ रे क 
नानक र्‌ हे र्‌ १२ 
पलदट्ूदास श्र ३ प्ू 
प्राशनाथ रु व्प १ ११ 
बाबालाल १ ४ १ ६ 
भीखा ४ दर १० 
मलुकदास ९ ड़ है. 
माधवाचार्य २्‌ २ 
सत्ता ५ ५ २ 
रविदास १ १ 
रामचरण र्‌ घ्ू्‌ ७ 
राम मोहनराय ५ ३ के 
रामान द्‌ १ प्‌ ६ 
रामानुज ५ ७ व 
लालदास २ ३ ४ 
बल्लभ १ ७ द् 
वीरभान ३ ३ 
शंकर १ १४ श्पू 
शिवदयाल तथा शिव नारायण रे २ १ दर 
सहज र्‌ डर 
3 १३७ श्६्‌ है ब्ू२०९ 
२--विश्लेषण 


क--मूल शब्द--कबीर, गरीब, गरीबा, गोरल, चरण, चेतन, चैतन्य, जगजीवन, जीवन, 
जग्गा, जग्गू , दयान द, दरिया, दरियाई, दरियाव, दादू, नानक, नानिक, पलट, पलद्ू, पल्टन, 
पलटा, पिरानू , पिरोनी, प्राण, बाबा, भिक्‍कू, भिक्‍्खन, भिक्‍सखी, भिक्खू, मिखई, भिखारी, भीक, 
भीका, भीके, भीखम, भीख, मलूक, मत्रके, माधव, रत्ता; रत्ती, रविदास, रामचरण, राममोहन, 
रामान द, समानुज, लाल, वल्लभ, वीरभान, शंकर, शिवदयाल, शिवनारायण, शिव, सहज | 


मैहात्मा --(आ) मत-प्रवर्तक १६६ 


खं--व्यक्ति परिचय-- 

कबीर--१ ४५४६ विक्रमी में पैदा हुए । इस परित्यक्त हिन्दू बालक का नीरू और नीमा 
जुलाड्दे के घर पालन-पोषण हुआ । यह अ्रधिक पढ़ें-लिखे न थे किन्तु सत्संग और अपनी प्रतिमा के 
कारण इन्होने ज्ञान उपलब्ध किया। यह रामान'द के शिष्य थे | इनकी स्त्री का नाम ले'ई और पत्र 
का नाम कप्ताल बताया जाता डै। यह कवीरपथी मत के प्रतत्तंक हुए, सम्बत्‌ ६५४८ में मगहर 
म॑ इनकी मृत्यु हुईं। इन्होने अनेक अन्थों की रचना की है। कहते हैं कि इनके शव पर हिन्द 
मुसलमानों मे ऋगडा द्ोने लगा तो शव के स्थान पर केवल कुछ फूल रह गये जो बॉट्कर यबनों ने 
दफन कर दिये और हिन्दुओं ने जला दिये। 

गरोब--गरीब दासी पंथ के प्रवर्तक गरीबदास (१७१७-१७ ७८ ई०) सन्‌ १७५४० में रोहतक 
जिले में उत्पन्न हुए | यह जाट ग्हरुथी थे। इनकी कविता में फारसी शब्द तथा सूफी कथाएँ 
अधिक पाई जाती हैं । 


गोरख--गोरखनाथ नव नाथों में एक प्रसिद्ध योगी हुए हैं। इनके गुरु का नाम मस्येद्र 
नाथ था। इन्होंने अपने गोरखपथी मत का प्रचार राजपूताना और पंज्ञाब में किया। 

चरण (चरणदास/--मेवाड के अन्तगंत देहरा मे सन्‌ १७०३ ई० चरणदास का जन्म हुआ 
यह धूसर बनिया ये। इन्होंने अपना पंथ चरणदासी सन्‌ १७३० के लगभग देहली के आस-पास 
चलाया । इनकी दो शिष्याएं सहजो बाई तथा दया बाई थीं इनकी शिक्षा कब्चीरदास से मिलती- 
जुलती है। इनकी मृत्यु सन्‌ १७८० में हुई । 

चेतन्य--चैतन्य महाप्रभु नदिया में सन्‌ १४८५ में उत्पन्न हुए। २४ बष' की आयु में 
संन्यासी हो गये | यह कृष्ण के भक्त ये | प्रेम, श्रातृत्व के प्रचारक थे, जाति-पाँति को नहीं मानते 
थे। दीन दुखियों पर दवा करते थे। कृषण-मक्त होने के कारण इनको कृष्ण चैतन्य तथा श्याम 
चैतन्य भी कहते हैं । 

जगजीवन--जगजीवन दास बाराबंकी जिले में सन्‌ १६८२ ई० में पेदा हुए. | यह चंदेल 
ठाकुर थे। इन्होंने सत्यनामी सम्प्रदाय चलाया। यह प्रायः कोठ्वा में रहते थे | ज्ञान प्रकाश, महा 
प्रलय और प्रथम ग्रन्थ में इनके उपदेश लिखे हुए हैं। इनके शिष्य ब्राह्मण, ठाकुर, चमार और 
मुसलमान सभी प्रकार के मनुष्य थे । 

जीवनदास--यही कदाचित्‌ सतनामी सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक थे जिसे जगजीवनदास ने 
पुनःस गठित किया । 

दयानद--स्वामी दयानन्द काठियावाड़ के “कारा नामक स्थान में उत्पन्न हुए, इनके 
बचपन का नाम मूलशंकर था । छोये आयु में इन्होने संन्यास ग्रेहण किया और मथुरा में स्वामी 
विरजानन्द के यहाँ शिक्चा प्राप्त की | यह प्राचीन आदर्श के पोषक, एक ईश्वर को माननेबाले तथा 
वेदों के प्रचारक थे। इन्होंने समध्ष्य देश में भ्रमण कर बेदिक धर्म का प्रचार किया और सम्बत्‌ 
१६३२ आर्यसमान की स्थापना की और हिन्दी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा। हिन्दूघर्म में अनेक 
सुधार किये । 

दरिया--दरिया साहब का दरियादासी नामक निर्गुण सम्प्रदाव प्रसिद्द है। 

दया बाई --यह चरणुदास की शिष्या थी इन्होंने मो अपना एक पथ चलाया । 

दादू (दादू दयाल)--यह दादू पंथ के प्रवर्तक हुए । इनका जन्म सम्बत्‌ १६०१ में अह- 
मदाबाद (गुजरात) में बतलाया जाता है। यह १४ वष तक आमेर में रहे वहाँसे भ्रमण करते हुए 
नराना (जयपुर) में रहे | वहें उनको खुत्यु १३६० में हुईं। निशु णु॒ पथिय्रों के सहश दादू अपने 


. ज्यिलल्की मै कैच के 


को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं और सत्तनाम ऊहकर अ्रमिवादन 
करते हैं।' 
इनका पहले का नाम महाबली था | 
नानक--नानक का जन्म १४६६ ईं० में लाहौर जिले के तालबंदी गॉँव में हुआ । बचपन 
से दी इनमें बडी भक्तिभावना थी। इन्होंने देश भ्रमण किया और मिन्न-मिन्न मतावलंबियों प्र 
वार्तात्ताप किया | इन्होंने सिक्ख सम्प्रदाय चलाया | इनका सिद्धात ऊँ सति नाम करता पुरुख निरभौ 
निरबैर अकाल मूरति श्रजूनि सैभ॑ गुरु प्रसादि (ना० सा० पं० १८) | इनका देहांत सम्बतू १५६ ९ 
में छुआ | हे 
पत्नट (दास)--नागपुर जलालपुर (जिला फैजाबाद) के कंदू बनिया थे। कबीर की तरह 
इनके विचार सूफ़ियों से मिलते-जुलते हैं। इन्होंने हिन्दू मुललमानों को मिलाने का प्रयत्न किया | 
आणनाथ--धामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक भाणनाथ क्षत्रिय थे। हीरे की खान का पता लगाने 
के कारण पन्ना के राजा क्ष त्नताल पर इनका बड़ा डैव जम गया। इन्होंने भी हिन्दू मुत्लभान 
को सिल्लाने का प्रयत्न किया | मूर्ति शा, जाति भेद तथा बाह्मणों के विरोधी थे | 
बाबा (बाबालाल)--बहॉगीर के शासन काल में बाबालाल मालवा के एऋ क्षत्रिय कुल में 
उपपज्न छुए | सरहिन्द के पास एक मंदिर और मठ बनाकर वहीं रहने लगे | इनके शिष्यों में दार 
शिकोह का भी नाम है। 
भीखा---यह गुलाल के शिष्य थे। अपने गुरु की मृत्यु के बाद इन्होंने गाजीपुर में अपने 
उपदेश दिये। 
सलक़रास-सम्बत्‌ १६३१ में कड़ा जिला इलाहाबाद में उत्पन्न हुए । इनकी मृत्यु १०८ 
वष की आयु में सम्बत्‌ १७३६ में हुई | यह निगुशण मत के नामी उनन्‍्तों में गिने जाते हैं इनकी 
गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना और काबुल में पाई जाती हैं। इनके कई चमत्कार 
प्रसिद्ध हैं । ऐसी किंवदंती है कि एक बार इन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर 
बचा लिया और रुपयों का तोड़ा गंगाजी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेज दिया | 
साधवाचाय (मध्वाचार्य)--(सम्बत्‌ १२५५ १३२३) इन्होंने गुजरात में श्रपना देतवादी 
वैष्णव सम्प्रदाय चलाया | 
रत्ता--रावलपिंडी जिल्ले के सिकख सन्त तोबा रत्ता ने निरंकारी पंथ चलाया। रत्तार (/र््‌ । 
रविदास--इनकी गणना रामानन्द के बारह शिष्यों में की जाती है। इनके अनुयायी 
रैदासी कहलाते हैं। यह जाति के चमार थे | यह अ्रपने निगु ण ईश्वर को सत्र व्यापक मानते हैं | 
रामपरण- जयपुर राज्य में सन्‌ १७१८ ३० में रामसनेही मत के प्रवतंक रामचरण हुए | 
इस मत में केवल साधु ही प्रविष्ट हो तकते हैं। इनका मुख्य केंद्र शाहपुर (राजस्थान) है। 
राममोहन--राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसमाज खोला | जिसके अनुयायी एक ईश्वर को 
मानते हैं और प्रत्येक धर्म की पुस्तक को आदर को दृष्टि से देखते हैं । सबको भाई के समान मानते 
हैं। यह जात-पाँत, उंवाछूत को नहीं मानते हैं और ईश्वर की पूजा अ्रपनी भाषा में करते हैं। ब्रह्म- 


+ दादू दुनिया बावरी, फिए-फिर मांग सोन | 
लिखनेवाल! लिख गया, सेटन वांला कौन ॥ 

९ आजयर करे न चांकरी, पंछी करे नकाम | 
दास मूक कह गये, सब के दाता राम ॥ 


महात्मा--श्रा) मता-प्रवतंक २०१ 


मंदिर में सब जाति, सब धर्मों के मनुष्य जा सकते हैं। मूर्तिपूजा के स्थान में केवल निराक्वार ईश्वर 
का चिंतन और प्रार्थना करते हैं | 

रामानंद--रामानुजाचार्य के अनुयायी होते हुए भी रामान द ने राम का आश्रय लिया । 
स्वामी रामान द ने राम भक्ति का द्वार सब जातिणें के लिए खोल दिया। 

रामानुज--राम्ानुजाचार्य विशिष्ठाह्नत के प्रदत्तंक माने जाते हैं । 

लालदास--तन्‌ १६०० के लगभग अज्बर में हुए | इनके उपदेश भी कबीर के समान हैं। 

वल्लसाचारयं--यह दक्षिएं। तैलंग ब्राह्मण थे। सन्‌ १४७६ ई० में पैदा हुए । इन्होंने कृष्ण 
भक्ति का प्रचार किया | 

वीरभान--यह उत््‌ १३४४३ ई« में नारनूल के पास विजेसर में पैदा हुए.। यह ईश्वर को 
सतनाम से पुऋरते हैं| इनके धआ्नुवायी साधु या सननात्नी कहलाते हैं | वीरभान अपने को ऊधो का 
दास और अपने गुरु ऊधो को मालिक का हुकुम कहते थे | 

शंकर, (शंकराचाय)--३८६ ई० में पेदा हुए उन्होंने उपनिपद्‌ , मगवत गीता, तथा वेदात 
पर भाध्य लिखे और भारत में प्रमण करकझ बड-बड़े विद्वान पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त किया । 
जगतगुरु के नाम से प्रतिद्द हुए। इन्दीने चार मठ स्थापित किये और अद्वेत मत का 
प्रचार किया | 


शिवद्याल--शिवद्याल राधा स्वामी मत के प्रत्॒तंक हुए। इनको स्वामी जी महाराज 
या राधाघवामों मी कहते हैं| इनहं। के भगवाव्‌ का अवतार मानकर राधा स्वामी नाम का स्मरण 
करते हूँ सत्तगी लय योग का साधन करते हैं। अनहृद शब्द के छुतते हैं और राधा स्वाप्ती को भगवान्‌ 
का नाम समसते हैं । 


शिवनारायण--गाजीपुर के पास सन्‌ १७३४ ई० में स्त्रामी शिववारायण सिह ने अपना 
शिवनारायणी पंथ चल्ल|य[। यह कल्िया जिले में रत के वास चंदा र के ज्ञत्रिय थे । शित्र नारायणी 
परब्रह्म की पूजा करते हैं ओर अयनो धर्म पुस्तक का बड़ा सम्मान करते हैं। इसमें प्रत्येक जाति के 
मनुष्य सम्मिलित हो सकते हैं | मुगज्ञ सम्राट मुहम्मर शाह भी उनके शिष्य थे | 

सहज-- सहजो बाई) चरणदास को शिध्या थीं इन्होंने सहज पंथ चत्नाया । 


ग--गोण शब्द 

( १ ) वगीत्मक--राय, सिह, सिनहा। 

(२ ) भक्तिपरक--शआ्राचार्य, आधार, आन द, किशोर, कुभार, कृष्ण, चंद्र, चेला, जीत, 
जीवन, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, घर नारायण, पति, पाल, प्रकाश, प्रसाद, बक्स, ब्रह्मचारी, 
बहादुर, मल, मुनि, रतसिक, राम, लाल, वल्लभ, बिहारी, शंकर, शरण, शुभ, सत, सहूप, सहाय, 
साहिव, सुख, सेवक, स्वरूप, स्वामी । 

३--विशेषनामों की व्याख्या 
मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत व्याख्या हो चुकी है । 


४--पमी क्षण 
१--वैद्क बर्गें-- 
कालान्तर के दूषित प्रभाव को हटकर सनातव धर्म के शुद्र हूप को प्ररर्शि! करता ही आर्यसमाज 
तथा ब्रह्मसनाज का ध्येय रहा है। आप ग्रन्थों का स्वाध्याय एवं उनमें प्रतिपादित धर्म का प्रचार 
इन दो साधनों पर ये विशेष बल देते हैं । 
२६ 


२०२ अ्रभिधान अनुशील॑न 


२--पौराणिक अथवा सनातनी वर्ग-- 

शंकर का अद्वेतवाद, रामानुज का विशिष्टद्वैत वाद, मध्वा ( माधवा ) चार्य का द्वेतबाद, 
वल्‍्लम का पुष्टि मार्ग तथा रामान'द का रामान'दी सम्प्रदाय इस वर्ग में प्रसिद्ध हैं। ये सम्प्रदाय 
वैष्णव धर्म के ही रूपांतर हैं। 

रै-संत या साधक समाज--इस वर्ग के मुख्य प्रवर्तक नानक, कबीर, गोरखनाथ, 
गरीबदास, चरणुदास, जगजीवन, दादू, पलदूदास, प्राणनाथ, बाबालाल, भीडा, मलूकदास, 
रेदास, लालदास, शिवद्याल, शिवनारायण आदि हैं | निगु ण ईश्वर के उपासक होते हुए भी इनके 
अनुयायी अपने गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि तथा उसकी पुस्तक को अपना धर्म अंथ मानते हैं। 

यहाँ पर ३० प्रवर्तकों के नाम संकलित हैं । 

इन ग्रवर्तकों का प्रभाव ज्षेत्र जानने के लिए दो बातें आवश्यक हैं ( १) प्रत्येक के मताव- 
लम्बियों की जनसंख्या ( २) इनसे प्रभावित हो कितने अन्य मनुष्यों ने इन नामों को अपनाया है। 

अथम तथा द्वितीय वर्ग में संस्कृत के तत्सम शब्द व्यवह्गत हुए हैं, किन्तु तृतीय वर्ग में विक्रत 
रुपों का बाहुलय है| इससे जान पडता है कि इन पंथों के अनुयायी अशिक्षित तथा निम्न स्तर के 
मनुष्य हैं जो अधिक श्रद्धालु होते हैं | भीखा शब्द के दो उद्गम हो सके . - 
मिन्ना>म.खा< पोष्प । 


इ--साधु-संत-गुरु भक्तादि 

१--गणना -- 

क-क्रमिक गणना-इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आये हुए नामों की संख्या २४० है। 

(२) समूलशब्द--८४६ 

(३) गौणशब्द--४८ 

ख--रचनात्मक गणना--- 

एकपदी नाम, द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, पंचपदी नाम , घटपदी नाम योग 

२० ११२५४ ७१ १२ ५ १ -८ २४० 
२--विश्लेषण 

क--सूजशब्द--अंगद, अक्रूर, अग्रसेन, अग्रेनाथ, श्रजज, अमरदास, श्रजु न, अहिल्य ,, 
आनन्द, एक, एकनाथ, कोक, कोका, गहरी, गुलाल, गोपीचंद, गोविंद्सिह, चाणक्य, छीत, ज्ञानदेव 
शानेश्वर, तुकाराम, तुलसी, तुस्सी, तेग, तेगबहादुर, त्यागराम, दीनदयाल, दूलम, दूल्हे, देवेंद्र, धन्नन, 
पन्ना, धन्ू, नरती, नरहरि, नवनाथ, नागाजुन, नाम, नामदेव, निश्चलदास, निहाल, निहालचंद्र, 
पंवनहारी, पीपा, पूरण, पूरणमल, पूरन, पूर्ण', पौहारी, बंदा, बैज, बैजू , भरथरी, भरदली, भतृ हरि, 
भिरतारी, मत्त्येद्रनाथ, महींद्र, महीघर, महेंद्र, मीरा, मी, मोरे, रंगाचारी, रंगाचार्य, रविदास, रामकिसन, 
रामझष्ण, रामतीर्थ, रामदास, रूप, लहनी, लहनारिंह, विवेकानन्द, विष्णगुप्त, विष्णुदिगंबर, 
शिवत्रतलाल, सदन, सघना, सुन्दरदास, सूरदास, सेन, सेबरी, हरिकिशन, हरिगोविंद, हरिदास, 
हरिराम, देमचंद्र । 

ख--व्यक्ति-परिचय 

अंगद--सिक्‍्खों के दूसरे गुरु, गुरु नानक के बाद उनकी गद्दी पर बैठे | इनका बचपन का 
नाम लहनारिह था। 


महात्मा- (इ) साधु-संत-गुरु-भक्तादि २०३ 


अक्र २--ये कृष्ण के पितृव्य तथा भक्त थे | इन्हे कंस ने कृष्ण को मथुरा लाने भेजा था | 

अग्रसेन--अ्रश्नवाले वैश्यों के आदि पुरुष | 

अग्रेनाथ--यह नाम अग्रदास के आधार पर रखा गया जान पडता है जो भक्तमाल के 
रचयिता नाभा जी के गुरु थे और ललता राजपूताना में रहा करते थे । 

अजब--इनका परिचय प्राप्त नहीं । 

अमरदास-इन्होंने १९ वर्ष सेवा कर गुरु अंगद को प्रसन्न किया श्रोर अंत में सिक्‍खों 
के गुरु बन गये | इन्होंने सिक्लो का संगठन किया | बाईस प्रचारकों को सिख धर्म प्रचार 
करने के लिए भिन्न-मिन्न स्थानों को भेजा | इनको अकबर ने भंडारे के लिए जागीर देना चाहा था 
किन्तु इन्होने स्वीकार न किया | 

अजु न--सिक्‍खो के पॉचवे गुरु | 

अहिल्या--इंदौर के महाराजा हुलकर की ज्रीजो बढ़ी ईश्वरभक्त थीं। इन्होने अनेक 
इश् पूर्त के कार्य किये | 

आनंढद--गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य | 

एकनांथ--एक महाराष्ट्र भक्त, जिनकी मृत्यु १६०८ ई० में हुई । 

गहरी--गहरीनाथ बाबा गोरखनाथ का एक शिष्य । 

गुलाल--यह बुल्ला साहब के शिप्य तथा भखा के गुरु थे, अठारबी शताब्दी के उत्तरार्ध 
में गा जीपुर जिले में बसारी नामक स्थान में उत्पन्न हुए. । यह जाति के ज्ञत्रिय थे । 

गोपीचंद--राजा गोपीचंद भतृ हरि की करुणाजनक कहानी गाँव-गाँव में प्रचलित है। 
कहते हैं कि एक बार एक साधु इनके पास एक अमृत फल लाया । राजा ने वह फल अपनी प्राण 
प्यारी रानी को दे दिया जो नगर के कोतवाल से गुप्त प्रेम करती थी, कोतवाल एक वैश्या से 
अनुराग रखता था, वह वेश्या राजा पर अनुरक्त थी | इस प्रकार वह फल घूम-घामकर फिर राजा के 
पास आ गया | इस पर राजा को वैराग्य हुआ और यह कहते हुए. विंहासन त्याग दिया--“थिकतश्च 
ताश्व मदनश्च इमाश्चमाश्च” | इन्होने दीर्घायु पाई और भारतवष का भ्रमण मली भाँति किया। 
अजमेर के निकट नाग पहाड़ी पर भतृ हरि की गद्दी, सिंधु नदी के तट पर सहवान में भत्‌ हरि कोट, 
अलवर में भतृ हरि गुफा, आबू तथा काशी के भतृहरि थान आदि अनेक स्थान इनके नाम से 
सम्बंधित ह। मतृ हरि ने अपने जीवन के अनुभवों को तीन शतको (वैराग्य शतक, नीतिशतक, 
श्ृंगार शतक) में संल्कृत में लिखा है | यह जनश्रुति है कि यह महाराज विक्रमादित्य के भाई थे | 

गोविंद्सिह--(१७२३-१७६५) यह सिक्‍्खों के अंतिम महा पराक्रमी गुरु थे। हिन्दुत्व 
और संस्कृति के लिए इन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब से बराबर युद्ध किया । इन्होंने कई पुस्तकें भी 
बनाई । 

चाणक्य *--यह चद्धगुप्त मौर्य के गुरु थे | नीति के प्रकांड पंडित, स्वभाव के क्रोधी | 





। क्ृष्ण को रोकने के किए प्रेम विह्ल गोपियाँ रथ के नीचे मरने के लिए लेट गईं तो उन्हें 
हरि ने समझाया कि मैं शीघ्र प'सों (शीघ्र' परश्व) ही ज्लौट आऊँपा | बहुत दिन अतीक्षा 
करने पर भी वह न ल्ोटे तो गोपियाँ कहने लगी--परसों पिया आवन कहजु गये कब 
आवेगी बैरिन वह परसों | परसोली (परश्व अलि) गाँव का नाम इसी घटना की सूचना 
देता है | 

* वात्सायनों मर्ल्न नागः कुटिल चणकात्मजः | 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगृप्तोन्‍ह्ुलश्च सः ॥ 


मत 0 हे. कि अ।भवा[न अनुशालन 


इन्होंने नन्द वंश को नाश कर चम्द्रगुत्त को राजा बनाया और कौटिल्य शासत्र की रचना की । 
है जनश्रूति है कि जब यह अध्ययन समाप्त कर गुरुकुल से लौट रहे थे मार्ग में इनके पैर में 
कुश कंटक छिंद गया । इन्होने क्रद्व होकर यह प्रण किया कि जब तक समस्त कुश घास को समूल 
नड न कर दूँगा तब _तक कोई अन्य कार्य नहीं करूँगा | इस विचार से इन्होंने कुशा को खोद 
खोदकर जडो मे मद्दा देना आरम्म किया त के घास की जडे भी जल जायेँ | इनको विष्णु गुप्त तथा 
कौटिल्य भो कहते हैं | अ्रत्यंत चढुर आदमी को भी व्यंग्य से चाणक्य कहते हैं। 
छीत स्वामी--अश्छाप के एक कवि | यह विद्चलनाथ जी के शिष्य तथा मथुरा के समृद्धि- 
शाली चौबे पंडा थे | इनके यहाँ राजा बीरबल झादि यजमान आया करते थे । स्वभाव के उहंड' 
थे। कृष्ण भक्ति की रचनाएं की | व्जभूमि से इन्हें अगाध प्रेम था “ हे विधना तो सों अंचरा 
पसारि माँगो जनम जनम दीजो याहि ब्रज बह्धिवों |” 
ज्ञानदेव--एक महाराष्ट्र संत जो संवत्‌ ११घ८ में थे। यह अपने को गोरखनाथ की 
शिष्य परम्परा में बतलाते थे। इन्होने रामायण की एक छुन्दर टीका की है। 
ज्ञानेश्वर--गीता के टीकाकार एक प्रसिद्ध महाराष्ट्र सन्‍त | 
उकारास--(१६०८-४६) एक महाराष्ट्र सन्‍त थे जो पूना के पास देही नामक स्थान में 
उत्पन्न हुए । यह विठोवा के अनन्य भक्त थे! | इन्होंने सहस्तों श्रभयों की रचना की है। 
तुलसी-रामायण आदि अनेक अंथों के रचयिता, भक्त प्रवर गो स्वामी तुलसीदास 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं | उन्होंने अपना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा 
है| यह राम के परम भक्त थे | चित्रकूट, अ्रयोध्या आदि तीथ॑स्थानों में बहुत दिनों तक रहे । 
तेगबहादुर--सिक्खों .के नवे गुरु | 
त्यागराज-द क्षिण के एक सन्त कवि हे 
दीनद्याज्न--( १८३६-१६ १५ संवत्‌ ) बाबा दीनदयाल की अन्योक्तियाँ प्रसिद्द हैं। यह 
काशी में रहते थे | 
दजेम--दूलम दास सतनामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास के शिष्य थे। यह 
रायबरेली के सोमवंशी क्षत्रिय थे | 
बेंद्र--ब्रह्मसपाज के मुख्य संचालक महर्षि देवेद्रनाथ ठक्कुर महाकवि रवींद्र नाथ के पिता थे | 
पन्ननथना -- रामानन्द जी के एक शिष्य | 
नरसी - नरतसी मेहता जूतागढ़ (काठियावाड) के एक निर्धन भक्त आह्मण ये। यह १४४०-८७ 
के मध्य हुए होंगे । एक बार ऊँछे साइश्रों ने एक्र हुणडी सेठ सांवलदास के नाम लिखने का विशेष 
आशह किया | लाचार होकर उन्होने हुएडी लिख दी । श्री कष्ण ने अपने मक्त की लाज रखने के 
लिए सेठ सामलदास के रूप में डस हुएडी का भुगतान कर दिया । 
नरहरि२-- गोस्वामी तुलसीदास के गुरु । 
नवनाथ --८४ छिद्धों के समान नवनाथ भी थसिद्ध हैं। इनके नाम हैं--नागाजुन, जड़ 
भरत, हरिश्चंद्‌, सत्व नाथ, भीम नाथ, गोरक्ष नाथ, चर्पट, जलंधर और मलयाजुन । 
ना्गोजुन--एक सिद्धनाथ जो संबत्‌ ७०९ में थे | 
नि+-+++ ... __ 
* तुका रहणो नेन्नीं केल्ली ओलखय । 
तवस्थ तें. ध्यान विटेवरी ॥ 
तकाराम कहते हैं मेरे नेन्नों में ईंट पर खड़ी विद्ुल भगवान्‌ की सूरत बस गई है । 
* बंद गुरु पद कंज कृपालिंधु नररूप हरि । 


महात्मा--(ई; साधु-संत-गुरु-भक्तादि्‌ २०४. 


नासदेव-- (सम्बत्‌ ११६२-१२७२ ) यह स्तारा जिला के दर्जी के पुत्र थे। पीछे पंढरपुर 
के विठोआ के मन्दिर में भगवान्‌ की पूजा में अपना दिन बिताने लगे। मराठी में इनके अभंग 
प्रसिद्द हैं | हिन्दी में भी कुछ रचना मिलती है। ज्ञानदेव इनके ही समय में थे। एक बार सन्त 
परीक्षा का निर्णय हुआ | उस गाँव का कुम्हार पिठना लेकर एक-एक सन्त को पीय्ने लगा। अन्य 
सन्‍त चुपचाप आधात सहते रहे किन्तु जब वह नामदेव की ओर वढ़ा तो वह बिगडकर लड़ने लगे, 
तब उस कुम्हार ने कहा ,नामदेव को छोड ओर सब बड़े पक्के हैं। भक्तमाल में इनके अनेक 
चमःकार लिखे हैं बिठोवा की मूर्ति का इनके हाथ से दूब पोता, शित्र मन्दिर के द्वार का इनकी 
ओर घूम जाना इत्यादि । 

निश्चल्द[स--8न्त कवि निश्चल दास ने विचार सागर नामक एक पाडित्य पूण बेदांत 
का अंथ बनाया । 

मिहालचन्द्र--सिक्लों के नामघारी पंथ के वर्तमान गुरु संत निहालसिंह । 

पीपा--रामान द के एक शिष्य थे जो राजा थे | 

प्ूरणमल--एक भक्त जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। इनकी कामांध सौतेली माँ 
ने ऑखे निकलवा कर कुए में गिरवा दिया था। गोरखनाथ ने इनको क॒ुएँ से निकालकर 
फिर आँखों को अच्छा किया । 

पोहारी- शाजीपुर के प्रसिद्ध पौहारी बाबा बनारस के एक गाँव में पैदा हुए थे | गाजीपुर 
में अपने माप्ता के पास इन्होंने विद्या प्राप्त की | काशी के एक कंदरावासी साधु से इन्होंने गुरु 
दीक्षा ली। गाजीपुर में घरती में सुरंग बनाकर उसी में तपध्या करने लगे | यह इतने संयमी थे कि 
थोड़ी सी नीम की पतियों या एक दो मिर्च खाकर ही रह जाते थे। सुरंग में बिना खाये पिये 
महीनो तप करते रहते थे। इसलिए यह पौहारी (पत्रन+आहारी) के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
अंतिम समय जानकर अपना शरीर अग्नि पर आहुत कर दिया। प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द 
की इनमें बडी श्रद्धा थी । 

बंदा--बंदा वैरागी बड़ा बीर पुरुष था। उसका अवली नाम माधोदास था। उसने गुरु 

गोविंद से श्रम्नत छुका था तव से वह गुरू का बंदा हो गया और पंजाब भेजा गया, वहाँ पर उसने 

मनुष्यों के दुल दूर करने और दुबंनो को निर्दयी मुगल सूबेदारों से रक्षा करने में सहायता की । उसने 
गुरु तेगबहादुर के हत्यारों पर आक्रमण किया ओर सरहिन्द के सूवेदार को लड़ाई में मार डाला, 
बंदा ने बहुत से सूबो को जीत लिया | बादशाह बहादुर शाह स्वयं बड़ी सेना लेकर पंजाब आया | 
उसने खालता की सहापता से मुसलमाना को कई स्थानों पर परास्त किया। अंत में वह गुरुदासपुर 
में घिर गया किन्तु बडी बोरता से छे महीने तक लड़ता रहा। शाही सेना के अफसर ने उसको 
सुरक्षित निकल जाने का वचन दिया | परन्तु भूखे-प्यासे बंदा के सैनिक पकड़ लिये गये। बंदा 
उसके बड़े लब्के अजीतमिह को केदी बना लिया | ८०० सिक्र्लों को पकड़कर दिल्ली लाया गया 
की सेना को वध कर डाला | बंदा और उसके पुत्र की बोटी-वोटी काट डाली गई । 

बेजू बावरा--ग्वालिवर के एक प्रसिद्ध गवैया | वहाँ इनके नाम एक इमली का वृक्त प्रसिद्ध 
है जिपकी पत्तिपों गवैये लोग अपने स्वर को सुरीला करने के लिए चबाते हैं। इनके विषय में यह 
कहानी प्रसिद्ध दे कि एक बार तानसेन से इनकी प्रतियोगिता हो गई | इन्होने अपनी बीणा के स्वर 
से बहुत से मगों को बुला लिया और एक मुग्ध झूग के गले में फूलमाला डाल दी। बाजा बंद होते 
ही झूग अपने-अपने स्थान को चले गये | इसके पश्चात्‌ तानसेन ने उन मगो को बुलाने का बहुत 
प्रयत्न किया किन्तु असफल रहे । बैजू बावरे ने अपनी वीणा के प्रभाव से फिर उसी मालावाले 
मृग को बुला लिया | 


२०६ अभिधान अनुशीलन 


भतृ हरि--देखिए उल्लिखित गोपीचंद । 

मत्येंद्र ताथ--गुरु गोरखनाथ के गुरु थे जिनको जनता मछुंदर नाथ कहती है। 

महीधर---एक वेदभाष्यकार | 

महेँद्र--सम्राट्‌ अशोक के पुत्र जो अपनी बहन के साथ बौद्ध-धर्म का प्रचार करने लंका 
गये थे | | 
मीरा--मीरा बाई का जन्म संवत्‌ १५७३ में हुआ था और उदयपुर के महाराणा कुमार 
भोजराज के साथ विवाह हुआ था, थोड़े दिनों के पश्चात्‌ इनके पति का स्वर्गवास हो गया | यह कृष्ण 
भक्त थीं। “मेरे तो गिरवर गोपाल दूसरा न कोई ।” आदि अनेक पद इन्होंने ऋृष्ण-मक्ति के बनाये । 

रंगाचारये -स्वामी रंगाचार्य रामानुज सम्प्रदाय के विद्वान आचार्य थे | दक्षिण से आकर 
व दावन में प्रसिद्द रगनाथ का मंद्रि बनवाया | सेठ लख्षमीचन्द्र के छोटे माई सेठ राधाकृष्ण जैन 
धर्म छोड़कर इनके हो गये | 

रामक्षषण्ण--स्वामी रामकझष्ण परमहंस, एक उच्च कोटि के संन्यासी, स्वामी विवेकानन्द 
के गुरु थे | 

रामतीर्थ--यह १८७३ ई० में पंजाब के गोस्वामी हीरानन्द के यहाँ उत्पन्न हुए | २१ वर्ष 
में एम० ए.० पास कर प्रोफेसर हो गये | इन पर घन्ना भगत का विशेष प्रभाव पडा | संसार से 
विरक्त हो १८६६ ई० में संन्यासी हो गये और इनका नाम तीर्थराम से रामतीर्थ पडा | इनके प्रभाव- 
शाली व्याख्यानों ने धूम मचा दी | १६०६ में दिवाली के दिन निर्वाण प्राप्त किया । 

रामदास--( १) एक महाराष्ट्र महात्मा शिवाजी के गुरु थे। (२) सिक्खो के चौथे गुरु। 
१३३४ ई० में पैदा हुए | बचपन में इनको जेठा कहते थे। इनके पिता बचपन में ही मर गये थे | 
गुरु अमरदास इनके श्रत्त और सच्चाई से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी कन्या इनको ब्याह 
दी | ११७४ में यह गुरु की गद्दी पर बैठे । इन्होंने एक ताल बनवाया जिसका नाम अमृतसर रखा 
गया और उसी नाम से आजकल वह शहर भी प्रसिद्ध है। अकबर भी इनसे मेंट करने आया था | 
१६८१ में इनका स्वर्गवास हो गया और इनके छोटे पुत्र अजु न गद्दी पर बैठ । 

विवेकानन्द--एक प्रसिद्व संन्यासी जो स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे, यह वक्‍तृता देने में बड़े 
झुशल तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे, इन्होंने कई बार विदेश-यात्रा की | 

विष्णुद्गिंबर--महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध गायनाचार्य । 

विष्णुगुप्त--देखिए, चाणक्य | 

विष्णुशमौ--पंचतंत्र के रचयिता । 

शिवत्रतल्ञाल--राघा, स्वामी सम्प्रदाय के एक गुरु जो कोपागंज (बनारस) में रहते थे । 


पदुन्ना--एक कसाई भक्तजो सालिगराम की बटिया से मांस तौलकर बेचता था। एक 
आडाणु यह वृशित कार्य देखकर उससे सालिग्राम को माँग लाया | उस भक्त से वियोग होने पर 
भगवान्‌ को बड़ी व्याकुलता रही और रात को उस ब्राह्मण से स्वप्न में कहा, हमको सदना के ही 
घर पहुँचा दो | सबेरे ही आाह्मण सालिग्राम को उसके यहाँ दे आया | 


हि सुदरदास--दादूदयाल के शिष्य, (जन्म स० १६५३ में देहांत स बत्‌ १७४६ में हुआ) 
गुण पंथियों में केवल यही संस्कृत के विद्वान्‌ थे। इनकी कविता साहित्यिक और सरस है। 
“रुक भक्त नाई जो रामानन्द का शिष्य था | 


महात्मा--(६) साधु-संत-ग़ुरु-मक्तादि २०७ 


सेवरी--शवरी भीलनी जिसने प्रेम-मक्ति के कारण राम को जूटे बेर खिलाये थे* । 

हरिकिशन--सिक्‍्खों के आठवें गुरु यह गुरु हरिराय के पुत्र थे | १६५६ ई० में कीरतव- 
पुर में पेदा हुए, १६६४ ई० में चेचक से मृत्यु हुईं । 

हरिगोविंद--सिक्‍्खों के छुठे गुरु १५६४ में पैदा हुए। यह दोनों तरफ दो कृपाण रखते थे 
जिनका नाम निरी-पीरी था। हरि मंदिर के सामने एक झेँचा चबूतरा बनवाया जिसको अकाल 
तख्त कहते हैं । गुरु का नाम सच्चा बादशाह पड़ा | सिक्‍लो को हथियार चलाना सिखाया गया। 
जहॉगीर और सिक्ख गुरु में मित्रता हो गई। किन शाहजहाँ से लडाई हो गई और चार युद्धों में 
शाही सेना को परास्त किया । १६४४ में गुरु का देहात हो गया । 

हरिदास -स्वामी हरिदास अकबर के शासन काल में एक प्रसिद्ध सगीतज्ञ हो गये हैं जिनको 
तानसेन गुरुवत मानते थे। अकबर जिनका गाना सुनने के लिए. बडा लालाबित था किन्तु इन्होंने 
उसके सामने गाना स्वीकार न किया । इस पर तानसेन ने जानवूमक कर गाने में एक अ्रशुद्धि कर दी तो 
इन्होंने उस गाने को शुद्ध करके गाया । इस प्रकार अकबर को उनके मुख से गाना सुनने का 
अवसर मिला । 

हरिराय--सिक्‍्खों के गुरु हरिराय वि० स० १६६३ में कीरतपुर में हुए | यह बचपन से ही 
इतने दयालु हृदय के थे कि व्यर्थ एक फूल का तोड़ना भी नहीं सह सकते थे | आखेट में भी पशुओ्रों 
को मारने की अपेक्षा उनको पाल लिया करते थे | यह स० १७१८ में परलो ऋवासी हुए । 

हेमचंद--एक प्रसिद्ध जैनाचार्य जो गुजरात के महाराज सिद्धराज तथा उनके भतीजे 
कुमारपाल की सभा में रहते थे । इन्होंने कई मंथों की रचना की । 

ग-गोौण शब्द 

१--वर्गात्मक--राय, सिंह 

२--सम्मानाथेंक :-- 

अ--आदरसूचक--बाबू 

३--भक्तिपरक--श्राचार्य, किशोर, कुमार, गुरु, चंद्र, चरण, जीत, दत्त, दयाल, दास, 
दीन; दीप, देव, घर, नाथ, नाम, नारायण, पति, पाल, प्यारा, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्रिय, बहादुर, 
बोध, मगत, भास्कर, मिह्तु, भूषण, मल, मान, मूर्ति, मोहन, राम, लाल, वन, विजय, वीर, शंकर, 
शरण, सहाय, सागर, सिह, सेवक, स्वरूप | 


४--समीक्षण 


कुछ नामों में संश्लिश्ट प्रश्गतियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं जिनका विश्लेषण सम्भव नहीं । अ्रंगद 
सिक्‍खों के गुर लहना तथा बालि के पुत्र का नाम है। अजु न पार्थ तथा सिक्‍खों के पाँचवें गुरु का 





बेर बेर बेर ले सराहें बेर बेर बहु, 
रखिक बिहांरो देत बच्चु कहूँ फेर फेर | 

चाखि चाखि भाखें यह बाहू तें महान मीठो, 
लेहु तो लषन यों बखानत हैं हेर हेर। 

बेर बेर देवे बर शवरी सखुवेर बेर, 
तोऊ रघुबीर बेर बेर तेहि देर देर । 

बेर जनि लावो बेर बेर जनमि खावो, 
बेर जनि लावो बेर जाओ कहें बेर बेर । 


श्०्ट ग्रभिधान अनुशी लन 


नाम है। आनन्द बुद्ध के शिष्य का नाम तथा अतःकरण की एक दृत्ति है। यह आशीर्वाद देने 
में भी प्रयुक्त होता है । 

देवेंद्र--कवींद्र रवींद्र के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा इन्द्र का बोधक है । 

धर्मं--यह कबीर के शिष्य धर्मदास तथा सात्विक धर्मप्रवृति के लिए प्रयुक्त होता है। 
नरहरि गोस्वामी ठुलतीदास के गुरु का नाम है और द्सिंह अवतार के अर्थ में भी आता है| बैजू (१) 
प्रतिद्द संगीतज्ञ बैजू बावरे (२)बैजनाथ तीर्थ | महेंद्र -अशोक का पुत्र, इंद्र तथा शिव के अर्य में आता 
है। राम कृष्ण--घ्वामी रामकृष्ण, बलदेव ओर कृष्ण, राम तथा कृष्ण | इस भावना-हय के कारण 
कुछ नामों की स ख्या पर्यात दिखलाई देती है। भक्त पूरणमज्न तथा राजा गोपीचंद भतृ हरि की 
कहानियाँ गाँव-गॉव बहुत प्रचलित हैं | इतीलिए इनके नामो के ऋई विद्भ त रूप मिलते हैं। सिक्ख 
गुरुओं का प्रभाव भी स्पष्ट है| दस गुरुओं में से ध्रायः सब के नाम इस स ग्रह में त्रा गये हैं। भारत 
में गुरुओं में विशेष आस्था पाई जाती है। उनके लिए काल अथवा स्थान की कोई बाधा नहीं | 
भक्तों में ऊँच नीच का भेद भी कमर माना जाता है। यही कारण है कि दक्षिण के भक्त सन्त एक- 
नाथ, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, त्यागराज, नामदेव, समर्थ गुरु रामशास: बंग देश के जयदेव, देवेंद्रनाथ; 
पजाब के सन्त निहालतिह; गुजरात के नरती; मदराष्ट्र के हरिशास ग्रादि के नाम यहों पाये जाते हैं । 
भारत का प्रत्येक देश इस सतूतग में सहायक हो रहा है। तरना कलाई, सेना नाई, नाभा भंगी, घना 
जाट, रैदाव चमार आदि अत्यन एवं अरछु हरिजन" इस साधु सम्ताज के अत्यं। आवश्यक अंग हैं। 
राज-परिवार की दो महिलाएं मीरा तथा अहिल्या बाई भी अपनी भक्ति का सहयोग दे रही हैं । 
यह सग्रह हमारे देश के साथु-पन्त गुरु आदि धार्मिक प्रतिनिधियों का सच्चा आदर्श उपस्थित 
कर रहा है । 








) कोरी कबीर चमार रेदास हो जांट घना .सधना हो कसाई।! 
गीधगुनाह भरयोई हुत्यो, भरि जन्म अजामिल कीन्ही ठगाई । 
'दास' दई इनको गति जैसी, न तेसी जपीन्ह तपीन्द हु पाई। 
सदेिव साँचों न दोष गने, गुन एक लहे ज्ु समेत-सचाई ॥ 

(भिखारी दास) 


न॒वाँ प्रकरण 
तीथ 


क्रमिक गणना--(१) इस प्रवृत्ति में आये हुए नामों की संख्या १८४ है | 
(२) मूल शब्द--१४३ 

(३) गौण शब्दू-- ३६ 

ख- रचनात्मक गणना :-- 


प्रवृत्ति का नाम एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम योग 


चार धाम--जगन्नाथ १ २ डे 
द्वारका १ ३ हा 
बद्रीनाथ ३ १० २ १५ 
रामेश्वर १ ३ श्‌ फू 
सप्तपुरी--अयोध्या रे ११ १४ 
श्रवरतिका १ £ 
काची रे 
काशीं २ ११ £्‌ ५४ 
द्वारिका १ २ रे 
मथुरादि ६ २१ १२ १ ४३ 
मायापुरी १ धर ७ 
इतर तीर्थ ३४ १६६ ६१ & २७३ 
पूप्‌ २३७ प्य्र्‌ ११ श्पफ 


२--विश्लेषण :-- 

क--मूल ग्रवृत्ति द्ोतक शब्द :-- 

(१) चार धाम-- 

क--जगन्नाथ--जगन्नाथ, पुरई 

ख--द्वारका--द्वारका, द्वारिका 

ग--बद्रीनाथ--बदरी, बह, बद्रो 

घ--रामेश्वर--रामसेत, रामेश्वर, सेतन, सेतुबंघु, सेतू । 
पुरई< पुरी । बद्‌<बद्री< बदरी 

(२) सप्तपुरी-- 

त--अयोध्या--अ्रजुद्ी, अज॒ध्या, अयोध्या, अवध, औधू, कौशल । 
अजुद्दी < अजुध्या < अयोध्या, औधू< श्रवध । 

थ--अवंतिका--श्रवंती । 

द--काँची--कांची, कांछी । 

घ--काशी--आनन्दवन, कशिया, काशी, कासी, पंचकोशी | 
कशिया< काशी या कुशीनार कोशी <क्रोशी | 

बध 


२१० अभिधान अ्रनुशीलन 


न--मथुरा--को किला, गिखर, गिरिराज, गिरिवर, गिररोज, गोकुल, गोधन, गोधा, गोधू, 
गोरधन, गोवर्धन, विंदावन, विंद्रावन, मथुरा, मथुरी, मधुवन, महावन, इन्दावन, ब्रज । 
टिप्पणी--गोवर्द्न्‍न के विकसित रूप गोंधन, गोधा, गोधू, गोरधन । गिर्रज< गिरिराज । 


प--मायापुरी--हरिद्वार, हरिद्वारी । 
३--इतर तीथ 
अक्षतबड़, अक्लयवट, अखेवर, अचल, अचलू , ऋषिकेश, कड़ी, कड़े, कड़ी, कहा, कमतू , 


कमसान, कामता, कुमारी, कुछ, कुलक्षेत्र, क्षेत्र, खिरोधर, गंगा सागर, गंगोत्री, गया, गयारी, गयाल्लू 
गिरिनार, गिरिविंध्य, गुप्तार, गोकरण, चित्रकूट, चौहर्जों, चौहरिया, चौहारी, जगमंदर, जगेश्बर, 
जोगमंदर, मूँसी, तखत, तीर्थ, तीर्थ, तुंगल, त्रिवेणी, थरिया, देव प्रयाग, धनुकत्षेत्र, नन्‍्दाचल, 
नाथ, नाथू , पयाग, परगू , पराग, परागी, परागू , पाटन, पिलखिन, धुष्कर, पुहकर, पोकर, पोलर, 
पोहकर, प्रतिष्ठान, प्रभास, प्रयाग, प्रयागी, प्राग, विसराम, बेनी, मनिकर्णिका, मनिकरण, मनोकनिक, 
मिथिला, मैहरू, राजगिरि, राजण्ही, रामसरोबर, रामसागर, लोलाकं, वंकट, विंध्य, विध्याचल, विश्राम, 
वेकट, व्यंकट, शत्रुंजय, शिवकोटि, संगत, संगम, सम्मल, सॉँची, सागर, सारनाथ, सिंहाचल, हरगिर, 
हरिहर, हिंगलाज, हिंगा, हिंगू , द्विमराज, हिमाचल, हिसमेंद्र ) 

विकसित रुपों के तत्सम रूप-- रु 

अखेबर<अ्रह्ञगवट | कड्डी< कड़ा < कर या कर्शिका | कमतू<कामता < कामदा । कुलत्षेत्र < 
कुरुक्षेत्र । खिरोधर< ज्ञीरोदर। गयारी, गयालू <गया। थरिया<स्थली। पयाग, परगू. परागी, 
प्राग< प्रयाग । पुहकर, पोकर, पोखर, पोहकर< पुष्कर | मनोकनिक< मणि कर्णि का । मैहरू<मिहिर | 
वंकट व्यंकट< वेंकट । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति 

चारधार् :-- 

क--जगन्नाथ -यह धाम उड़ीसा प्रांत में समुद्र के तट पर स्थित है। इसे पुरुषोत्तमपुरी 
भी कहते हैं। यहाँ पर निवास करने से सारूप्य मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पुरी में 
स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है क्योकि प्थ्वी पर जितने तीर्थ, नदी, तालाब, बावली, कुश्रों और 
कुंड हैं वे सब इस मास में यहाँ शयन करते हैं और ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को डठते हैं, इसीलिए दशमी 
को गंगा दशहरा मनाया जाता है, यहाँ पर हिन्दू भगवान्‌ का प्रसाद खाने में छुआछूत का विचार 
नहीं करते । रथयात्रा यहाँ मुख्य उत्सव है जो आषाढद शुक्ल द्वितीया से आरम्भ होता है। 

ख--द्वारका, द्वारावती--यह बड़ोदा राज्य में समुद्र के तट पर है | मथुरा से आकर श्री कृष्ण 
ने इसे बसाया था; इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूब गया है और अब एक टापू पर श्री कृष्ण के 
महल दिखलाये जाते हैं। 

ग--बद्रीनाथ ' --हिमालय पहाड़ में गंगोत्री के निकट समुद्र के घरातल से २३२०० फीट 
ऊँचा है यहाँ पर बफे जमी रहती है; केवल गर्मियों के दिनों में ही यात्री विष्णु भगवान्‌ का दर्शन 
कर सकते हैँ। इस बदरिबन की तपोभूमि में नरनारायण, मास, कृष्ण, शझ्भरादि, अनेक ऋषि 
मुनियों ने तप किया था। रुद्र का कपालमोचन यहीं हुआ था । 

घ--सेतुबंधु रामेश्वर--यह धाम धुर दक्षिण में है, श्रीरामचंद्र ने लंका जाते समय समुद्र 
का पुल बनाया था और शिव की एक मूर्ति स्थापित की थी। इसी लिए इस मूर्ति का नाम रामेश्वरम्‌ 
है, अब भी लंका और भारत के बीच में छोटेछोटे टापुओ्रों की एक श्रृंखला है जो पुल के अवशेष 
बसलाये बल । इन्हीं द्ीपो में से प्रथम में रामेश्वरम्‌ का मंदिर है । 

४४७ 


* जद-खद्-स्थेयेंस्‌ । ह 


तीर्थ ११५ 


त--अयोध्या, अवध, कोशल-- भगवान्‌ थ्री रामचद्रजी की जन्मभूमि तथा इच्वाकु 
वंशी राजाओ की राजधानी अयोध्या सरयू (घाघरा) नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। प्राचीन काल 
में यह एक विशाल नगर था। चेत्र की रामनोमी पर बड़ा भारी मेला लगता हैं । 


थ--अवंती (उज्जैन)-अवंती मालवा प्रदेश में शिप्रा नदी पर स्थित है, यहाँ पर सांदीपनि 
गुरु का गुरुकल था। राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। यहाँ मह्ाकालेश्वर शिव की मूर्ति है ।* 


दू--कांची- कांजीवरम्‌ दक्षिण का मुख्य तीर्थ है। यह दो भागों में विभाजित है, शिव 
काची, विध्णु कांची यहाँ पर रामानुजाचार्य सम्प्रदाय का प्रधान मठ है | 


ध--काशी--गड्जाजी के किनारे हिन्दुओ का प्रसिद्ध तीर्थध्थान तथा संस्कृत का केंद्र है 
यहाँ पर विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है | बनारस के योग से बने हुए नाम स्थान प्रवृत्ति में लिखे 
गये हैं 

न--ब्रज के तीर्थ :-- 

गिरिराज, गिरिवर, गोकुल, गोव्धेन, विंद्रावन :--ये तीर्थ ब्रज मंडल के अन्तर्गत 
भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओं के स्थल हैं। श्रीकृष्ण के सम्पके से ब्रज अत्यंत पुनीत एवं गौरवशाली 
हो गया है। इसकी व्युत्पत्ति यह है “ब्रजन्ति अस्मिन्‌ जना श्रीकृषष्णप्राप्त्यर्थमिति ब्रज” अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ से मिलने जीव यहाँ आते हैं। पशु जहाँ अधिक रहते हैं उसे भी त्रज कहते हैं । 
मथुरा और इन्दावन के आसपास ८४ कोस तक त्रज का विस्तार है। इसमें बारह महावन, अनेक 
उपवन, चार नदियों, पॉच सरोवर, पॉच पंत, अगशणित मठ, मंदिर, कुरड आदि हैं। यहाँ पर भगवान्‌ 
कृष्ण ने अलौकिक लीलाएँ की हैं जिससे मक्त उनके दर्शनों को लालायित रहते हैं।* 


कोकिला--नन्द गॉव के पास कोकिला वन के सघन वृक्षों की कुजों में श्रीकृष्ण कोयल की 
मॉति बोले ये । इसी से इनकी कोकिलास्वरभूषण भी कहते हैं। 

वुन्दावन-- यह किंवदंती है कि बृन्दावन में मंदिर और बंदर हैं। यहाँ मंदिरों की संख्या 
५००० से ऊपर है और बंदरों की तो कोई गणना ही नहीं | किसी ने कहा है “बिंदरावन में बँदरा- 
बन | मजन करत हैं साधू जन |” यहाँ के मुख्य मंदिर युगलकिशोर का मंदिर, बाँ केविहारी का 
मंद्रि, राधा वल्‍्लभ का मंदिर, राधारमण का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, गोकुलानन्द का मंदिर, 
मदनमोहन का मंदिर, गोपेश्वर महादेव का मंदिर, लालाबाबू का मंदिर, रंगनाथ का मदिर, 
गोविन्ददेव का मंद्रि, किशोरीरमण का मंदिर आदि हैं। बूंदावन में तीन ही श्री विग्नह स्वयं प्रकट 
तथा प्राचीन माने जाते हैं :--हरिदास स्वामी के बॉकेविहारी, गोपाल भद्द के राधास्मण और हित 
हरिवंश के राधावल्‍लभ, इनके श्रतिरिक्त यहाँ पर अनेक पवित्र स्थान हैं जहाँ पर बृन्दावनविहारी 
श्री कृष्णचन्द ने गोप-गोपियों के साथ अनेक अलोकिक लीलाएं की हैं ।* 





१ डज्जैन के बाम : अमरावती, कुसुद्वती, पद्मावती, कुशस्थली, अबंती, अवंतिका, विशाला 
कनकरश्टंगा, उज्जयिनी | 

२ जाजुष हों तो वही 'रसखानि' बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 

जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नन्‍द्‌ की घेनु मेंफारन || 

पाहन हों तो वही गिरि को, जो धरयों कर छुन्न पुरंद्र घारन । 

जो खग हों तौ बसेरे करों मिलि, कालिंदी कूल कदंब की डारन ॥ (रसखान) 

 चेददुमे झुंगय भा बृून्दाविपिने हुमे ह्वुमे पश्य । 
यत्रदूजवनिता भूत्वा भ्‌ तिभिरिदवावलोकितंत्रह्म ॥ 


२१२ झभिधान अ्नुशीलन 


मायापुरी (हरिद्वार,--हरिद्वार श्रौर कनखल दे: बीच में स्थित थी। इस पुरी में शजा वेश 
का किला था, अरब केवल खंडहर रह गये हैं। यहाँ हरि की पौही प्रसिद्ध स्थान है | प्रति बारह वध 
में कम्म का मेला लगता है। 

इतर तीथ- अक्षगवट, यह पवित्र अक्लयव८ प्रयाग में किले के भीतर है । 

अचतल--अलीगढ़ का अचल तालाब प्रसिद्द है वहाँ अ्रचल्षेश्वर महादेव का मन्दिर है। 

ऋषिकेश--हरिद्वार से १४ मील उत्तर की ओर है उसको हृषीकेश भी कहते हैं। भरतजी 
ने यहाँ पर तपस्या की है ओर उनका एक मन्दिर भी है। 

कड़े-इलाहाबाद जिले में कड़ा में शीतला देवी का मन्दिर है। यहाँ सती का कर-आभूषण 
(कड़ा) गिरा था जिससे इस स्थान का नाम कड़ा पड़ा । 

कससान--(3० प्र०) गाँव में देवी का मन्दिर है। 

कामता--चित्रकू८ का कामदगगिरि तीर्थ । कुमारी-भारत के दक्षिण में कन्या कुमारी 
अन्तरीप, यहाँ पर देवी का एक विशालःमंदिर है । 

कुरू--दिल्ली के पास कुरुचषेत्र में कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ था । सूर्यग्रहण 
के समय यहाँ कुण्ड में नहाने का बड़ा माहात्म्य है। 

खिरोधर--छीर सागर (मथुरा में एक ताल) । 

गड्ड।सागर--बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने पर गंगासागर तीर्थ हैं। 

गंगोत्री--हिमालय पर्वत में गंगा जी का उद्गमस्थान है । 

गया, गयारी, गयालू--गया हिन्दुओं और बौद्धों का तीर्थस्थान है। यहाँ पर पितरों को 
पिंडदान किया जाता है। गय दैत्य की देह पर बसने से गया नाम पड़ा। 


गिरिनार--जैनियों का तीर्थ है। काठियावाड़ प्रान्त में एक पर्वत है। यहाँ २२ वें तीर्थ कर 
नेमिनाथ मोक्षघाम को गये | जूनागढ़ शहर के पूर्व १० मील की दूरी पर है और समुद्र के धरातल 
से ३६७५ फीट है, इसे हिन्दू, जैन तथा बौद्ध आदर से देखते हैं। 

गिरिविंध्य--मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पर विंध्यवासिनी देवी का मन्दिर है यहाँ प्रायः 
सभी अवतारों के मन्दिर हैं । 

गुप्तार!--काशी से नौ मील गुप्तार घाट पर श्री हरि का मन्दिर है। 

गोकरणु--खीरी जिले में गोकरणनाथ का मन्दिर है। इस नाम का तीर्थ दक्षिण में भी है । 

चित्रकूट--बाँदा जिल्ते में चित्रकूट तीर्थ पयस्विनी के तट पर स्थित है जहाँ पर बनवास के 
सप्तय सीता, राम, लक्ष्मण ने निवास किया था। गोस्वामी तुलसीदास भी यहाँ बहुत दिनों तक रहे थे | 

चौहरजा- प्रतापगढ़ के पास चौहरजा गाँव में चौहरजादेवी का मन्दिर है | 

जगमंदर--जोधपुर के महाराज जगतसिंह ने मील में एक सुंद्रप्रसाद का निर्माण कराया 
जिसको जगमन्दर कहते हैं। (इंश्वस्बाचीं भी हो सकता है ।) 

जागेश्वर--फतहपुर जिले में एक स्थान है जहाँ पर महादेव का मन्दिर है। 

जोगमंदूर--यह योग माया का मन्दिर प्रतीत होता है । 


मूँसी (<,/भुलसना)--यह तीर्थ इलाहाबाद के पास गंगा के दूसरे तट पर स्थित है इसका 
घुराना नाम प्रतिष्ठानपुर था “अंधेर नगरी गबरगंड राजा, वका सेर भाजी टका सेर खाजा” यह 
उक्ति इसी के लिए, प्रसिद्द है। शंकराचार्य के गुरु कुमारिलभट्ट ने तुषानल में जलकर यहीं प्राण 
विसजेन किये थे | 





) बच्धर ह पास गंगा का रामरेखा घाट है । 


तीर्थ २१३ 
तखत-- सिक्‍खों के तीर्थ तलत कहलाते हैं । 
तृंगल ( तु ग:-- हिमालय पर एक तीर्थस्थान जहाँ पर तुंगनाथ महादेव का मन्दिर है | 
त्रिवेशी--प्रयाग में वह स्थान जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम है । 
थरिया--फतेहपुर जिले के थरिया गाँव में शीतला देवी का मन्दिर है | 
देवप्रयाग--टेहरी राज्य के अंतर्गत एक तीर्थस्थान । 
नंदाचल--दक्षिणी हिमालय की एक चोटी जो २५००० फुट ऊँची है। (कदाचित ब्रज का 

कोई पहाड़ी दीला |) 


नाथ--उदयपुर राज्य के अंतर्गत नाथद्वारा एक तीर्थ जहों वल्‍लम सम्प्रदाय के वैष्णवों 
का एक प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर है जिसमें श्री नाथजी की मूर्ति स्थापित है । 


प्रयाग--गंगा जमुना के संगम पर प्रसिद्ध तीर्थ है। यह तीर्थों का राजा माना जाता है ।" आज- 
कल इसे इलाहाबाद कद्दते हैँ। एक प्राचीन अक्षयवव प्रयाग के किले के भीतर है, दुसरा गया क्षेत्र 
में है । पुराण के अनुसार इसका नाश प्रलयकाल में भी नहीं हुआ था इसी से इसका नाम अक्षयवट 
पड़ा | इसके पूजन करने से अक्षय फल मिलता है | अलोपीदेवी, बासुकीनाग, भरद्राज आश्रम आदि 
दर्शनीय पुण्य स्थान हैं। प्रतिवर्ष माघ मास में संगम पर एक मेला लगता है जो एक मास तक रहता 
है। प्रति बारहवें वर्ष कुम्म मेला होता है। यहा पर ब्रह्मा के अनेक यज्ञ (याग) करने से प्रयाग 
कहलाया | 

पाटन--गोंड़ा जिले में पागन में देवी का एक मंदिर है । 

पिलखिन - यह उत्तर प्रदेश के पच्छिम में एक गाँव है जहाँ पर देवी का मंदिर है। 

पुष्कर--अजमेर के पास पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ एक ताल है जहाँ 
समान करने का बड़ा पुण्य है। पुष्कर ती्थों का गुरु माना जाता है। 

प्रसास--प्रभास क्षेत्र में, सोमनाथ महादेव का इतिहारु-प्रसिद्ध मन्दिर हैं। वह काठिया- 
बाड़ में है| 

विसरास (विश्राम)--मथुरा में जमुना के तट पर विश्राम घाट है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कंस 
को मारने के बाद विश्राम लिया था अथवा सांसारिक पथिकों को यहाँ पर विश्रांति मिलती हैं। इस 
घाट पर दतिया के महाराज ८१ मन सोने से और काशी नरेश तीन मन सोने से तुले थे | 

बेनी--देखिए त्रिवेणी | 

मनिकर्शिका--काशी का एक तीर्थ जो गंगा के किनारे है | 

मिथिला--राजर्षि जनक की नगरी जिसे आजकल तिरहुत कहते हैं । 

मेहरू--मैहर राज्य में शारदा (हुर्गा) का मन्दिर है। मैहर की देवी के आत्हा बड़े 
उपासक थे | 

राजगिरि, राजगृही--बिहार ग्रांत के एक प्राचीन नगर का नाम । यह बुद्धबिहार के लिए 
प्रसिद्ध है। 

रामसरोवर, रामसागर--तीर्थस्थान । 

लोलाके--काशी में एक_ तीर्थ का नाम | 


१ सितासिते यत्र तरंग चामरे नदयों विभावे सुनि-भानु कन्यके। 
नीलातपतन्न चट एवं साज्ञात्‌ स॒ तीथराजो जयति प्रयागः ॥ (रघुवंश) 


२१४ झमिधान अनुशीलन 


वंकट, वेंकट "--पचवर्टी में एक प्रव॑त । 

विंध्य, विध्याचल--भारत के मध्य में एक पर्वत जिस पर विंध्यवासिनी देवी का मन्दिर है | 

शत्रु जय--शत्रु जय का मंद्रि पालीटना राज्य में एक पहाड़ पर है। इसमें इतनी सीढ़ियों 
हैं कि यात्री चढ़ते-चढ़ते थक जाता है | यहाँ ६६ बार चढ़ने और मंदिर की परिक्रमा देकर उतरने 
तथा जिनदेव की पूजा करने का बडा माहात्य समभा जाता है | यहाँ के मंदिर अत्यंत सुन्दर हैं| 
कार्तिक पूर्णिमा को शत्रुंजय की यात्रा होती है। 

शिवकोटि--इलाहाबाद॒ में शिवकोटि नामक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर एक कोटि शंकर 
बतलाये जाते हैं। सावन में मेला लगता है। 


संगत- वह स्थान जहाँ राधा स्वामी मत के मानने वाले अपने गुरु के पास एकन्नित हो 
सत्सग करते हैं| २--वह मठ जहाँ उदासी या निर्मले साधु रहते हैं | 

संगम--गंगा-जपुना जहाँ मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। 

सम्सल--मुरदाबाद में एक नगर जहाँ पर कल्कि अवतार होने वाला है। 

साँची--मूपाल राज्य में साँची का बौद्ध स्तूप प्रसिद्द है | 

सागर--देखिये गंगा सागर | 

सारनाथ--बनारस से ४ मील उत्तर-पच्छिम में एक तीर्थ स्थान जहाँ पर शिव का एक 
मन्दिर तथा एक बड़ा बौद्ध स्तूप है। बुद्ध का धर्म चक्रप्रवर्तन यहीं से आरम्भ हुआ था । 

सिहाचल--इस पव॑त पर नरसिहजी का मन्दिर है जो ६८८ सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद 
मिलता है। मूर्ति सदा चन्दन से ढकी रहती है । यहाँ कार्तिक में बड़ा भारी मेला लगता है। 

हरगिरि--केलास में शिव निवास करते हैं । 

हरिहर--क्षेत्र विहार प्रांत का एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर कार्तिक के महीने में एक 
मेला लगता है । 


हिंगलाज--करॉची से ६० मील उत्तर में है। बहाँ पर अँधेरी गुफा में ज्वाला देवी के दर्शन 
होते हैं । 

हिमाचल--भारत के उत्तर में प्रसिद्ध हिमालय पर्वत श्रेणी । 

अस्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा, हिमालयोनाम नगाधिराज: | (कालिदास) 

ग्र--गोण शब्द 

१--वर्गोौत्मक--राय, सिंह, सिनहा । 

२- भक्तिपरक--कुमार, कृपाल, कृष्ण, गोपाल, चंद्र, चरण, 'जित, जीत, ध्वज, दत्त, 
दयाल, दास, दीन, नन्‍द, नाथ, नारायण, निवास, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बक्स, बहादुर, 
मणि, मल, माधव, स्मण, राज, राय, लाल, वासी, विशाल, शंकर, शरण, श्याम, सहाय | 


टिप्पणी--तीर्थों के साथ देवबाची नाम (कृष्ण, गोपाल, शंकरादि) उस स्थान की मूर्ति- 
विशेष।की ओर संकेत करते हैं | 


* प्विन्न तथा सुंदर बेंकटओचल की कथा इस अकार है। एक बार आदिशेष तथा पवन देव 
में यह विवाद छिंड़ा कि हम दोनों में से कौन अधिक बली है । शेषनाग सुमेरु पवत से कसकर 
लिपट गया । वायु ने उसे अपने अ्बत्त वेग से उड़ाने का महान्‌ अयास किया । इस, संघर्ष में सुमेरु 
का एक छोटा सा डुकड़ा टूटकर दुढ़िण में स्वर्सुखी नदी के तट पर भा गिरा | यही बेंकटाचल के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | यह त्रिपती गिरिसांसा का एक अंश है। इस तीर्थ के आदिवराह के 
मंदिर से श्री निवांस तथा पद्मावती विराजमान हैं। 


तीर्थ २१४, 


समीक्षण 


हिन्दू धर्म में तीथों का महत्त्व भी अत्यधिक दिखलाई देता है । ये पुण्य क्षेत्र पेशावर से पुरी 
तक एवं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारतवष में फैले हुए हैं। प्रधान तीर्थ गंगा जमु ना 
आदि नदियों के तट पर, समुद्र के पास एवं पद॑तो के पाश्वे में अवस्थित हैं | प्रकृति सौंदर्य, साधु 
महात्माओं का सत्संग तथा धर्मोंपदेश, पुण्य सलिला सरिताओ में स्नान, भगवान्‌ के प्रतीक के दर्शन 
आदि कई कारणों से तीर्थ स्थान मुक्ति के मार्ग समझे जाते हैं। यहाँ पर तन की अ्रपविन्रता तथा 
मन की दुर्वांसना के दूर होने से मनुष्य इन्हें स्वास्थ, सुख, शांति तथा स्वर्ग की ग्राप्ति के साधन 
मानते हैं। इसीलिए यातायात की अनेक अश्ठुविधाएँ होते हुए भी लोग चार धाम और उप्तपुरियों 
की यात्रा करना आवश्यक समभते हैं। अधिकांश तीर्थ शिव के परिवार तथा विष्णु एवं उनके 
अवतारो से सम्बंध रखते हैं। पूर्व में साकेत-सम्मवा-रामदिनचर्या खोतस्विनी उत्तर में मिथिला से 
परावर्तित हो प्रयाग, चित्रकूट, पंचवरती को स्पर्श करती हुईं रामेश्वर तथा घनुषकोटि के सन्निकट 
समुद्र से मिल जाती है। द्वितीय धारा कृष्णुलीला के रूप में ब्रज के मथुरा बूंदावन से उद्भूत हो 
कुरुक्षेत्र आदि स्थलो को पवित्र करती हुईं, पश्चिम में समुद्रस्थ द्वारका तक पहुँचती है।इन दो 
धर्म घाराओं के पावन प्रभाव से अनेक स्थल पुण्य तीर्थ बन गये हैँ | विष्णु का सम्बंध चार घाम 
तथा सप्तपुरियों से माना जाता है। गंगा जी ने भी अपने तव्स्थ अनेक नगरों को अपने पुनीत जल से 
तीर्थ बना दिया है| शिव तथा पार्वती का प्रभाव मी अत्यन्त विस्तृत तथा व्यापक दिखलाई देता 
है। द्वादश ज्योतिर्लिज्ञों के अतिरिक्त अनेक अयरिचित बन, पर्वत, टीले आदि इनके प्रभाव से तीर्थ 
संशक हो पुजने लगे हैं | सती के ५१ सिद्ध पीठ प्रसिद्व हैं जहाँ पर उनके शव के ५१ खंड होकर गिरे 
हैं। प्रयाग में कड़ा, प्रतापगढ़ में चौहरजा आदि ऐसे ही पुण्य स्थल हैं । सूर्यादि अन्य देवों के 
भी कुछ तीर्थ प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त जैनियों के तीर्थ करों के, सिक्‍खों के गुरुओं तथा धर्म प्रवर्तकों 
के जन्म एवं निर्वाण-स्थल भी तीथ' माने जाते हैं | बौद्धों के भी कुछ प्रसिद्ध तीर्थ हैं । 


तीथों में बहुधा देवताओं के नाम के कुस्ड, ताल, सागर, घाट, मन्दिर, दीले आदि तीथ्थ-तुल्य 
पवित्र स्थान होते हैं जहाँ पर प्राय: बच्चों का मुडन कराया जाता हे । बहुत से नाम उनसे सम्बद्ध 
देवों के नाम पर ही रख लिये जाते हैं | कभी-कभी स्थान या भक्त विशेष के नाम से भी देव प्रसिद्ध 
हो जाते हैं। 

प्रस्तुत नामों में तत्सम तथा विकसित दोनों प्रकार के शब्द पाये जाते हैं | इससे विदित होता 
है कि ये नाम शिक्षित तथा अशिक्वित दोनो वर्ग के मनुष्यों में प्रचलित हैं | नदियों के सहश यहाँ 
पर भी वही तीन मनोवृत्तियाँ कार्य कर रही हैं। तीर्थ की पुण्य भावना से, उनकी मनौती मनाने से 
अथवा वहाँ पर उत्पन्न होने से ये नाम रखे गये हैं । 


दसवाँ प्रकरण 


धर्म-अंथ 

१--गणना 

क--क्रमिक गणना 

१--नामों की संख्या ६५४ 

२--मूल शब्दों की संख्या २२ 

२३--गौण शब्दों की संख्या ३६ 

ख -रचनात्मक गणना 
प्रवृत्ति एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम योग 
वेदिक काल २ २० धर ३० 
दर्शन १ ६ ५ हे 
पौराणिक काल & २ ११ 
ग्राधुनिक काल २ ६ < १६ 

2७७४ १ छा | छा  आाछ 


२--विश्लेषण 

क--मूल अवृत्ति द्योतक शब्द 

वैदिक काल--निगम, बेदा, बेदी, बेद, श्रुति । 

वेद के विकृत रूप--बेदा, बेदी । 

दु्शन--दर्शन, वेदांत । 

पोराणिक काल--गीतम, गीता, भगवत, भागवत, हरिवंश । 

आधुनिक कांल--गंगालहरी, पत्रा, पत्रिका, प्रेमतागर, भक्तमाल, रघुबंश, रामायण, 
रामायन, सुखसागर | 

ख -सूल शब्दों की निरुक्ति 

वैदिक काल 


निगम--वेद (श्रुति) चार हैं ऋग्वेद, सामवेद्‌, यजुर्केंद, अथव॑वेद, ये अ्पौरुषेय माने जाते 
हैँ जो सृष्टि के आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरत इन चार ऋषियों द्वारा आविभूत हुए । शान, 
कर्म, उपासना का ग्रतिपादन करने से इनको वेदत्रयी भो कहा गया है। यह हिंदुश्रों के अत्यंत 
पवित्र अंथ हैं । 

दशेन-- 

दर्शन--बह शास््र जिसके द्वारा यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है | सां्य न्याय, वैशेषिक, 
मीमांसा, योग और वेदांत--घड्दर्शन कहलाते हैं । 

वेदांत --उपनिषद्‌ तथा दर्शन इन दोनो को वेदांत कहा गया है क्योंकि उपनिषद्‌ बेद के 
कंत में ऋषियों द्वारा रची गई थीं। घड्‌ दर्शनों को वेदांत इसलिए कहा गया है कि वे बेंद के अंतिम 
' इद्देश्य का निल्पण करते हैं अथवा वेदों के अंत में रचित उपनिषद्‌ उनका आधार है। 


घर्म ग्रंथ २१७ 


पौराणिक काल-- 

गीतम, गीता--भगवद्‌ गीता महाभारत का एक अंश है जिसमें श्रीकृष्ण ने अर्जन 
को कर्मयोग के महत्व पर उपदेश दिया है।" 

भसागवत+-- श्रीमद्‌ भागवत अठारह पुराणों के श्रंतर्गत एक महापुराण जिसमें भगवान्‌ कृष्ण 
की लीलाओं का वर्णन है। 

हरिवंश--महाभारत का परिशिष्ट अंग जिसमें कृष्ण और उनके वंश का विस्तृत वर्णन है। 

आधुनिक काल-- 

गंगालहरी--पंडितराज जगन्नाथ ने उंस्कृत में और पद्माकर ने हिन्दी में गंगालदहरी 
नामक काव्य की रचना की है | 

पत्रा--तिथि पत्र, पंचांग जिसमें पंडित तिथि राशि आदि देखते हैं। 

पत्रिका-इससे तुलसीकृत विनयपत्रिका से अभिप्राय प्रतीत होता है जो श्रीराम के 
सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी | 

प्रेमस।गर--लल्लूलालकृत भागवत के दशम स्कंध का ब्रजमाषा में अनुवाद । 

भक्तमाल--नाभा जी रचित एक अंथ जिसमें वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित हैं । 

रघुवंश--कालिदास कृत संस्कृत का एक महाकाव्य जिसमें राम के पूर्वजों के चरित वर्णन 
किये गये हैं | 

रामायण? , रामायन--राम का चरित्र वर्णन करनेवाले अनेक अंथ संस्कृत तथा हिंदी में 
रे गये हैं जिनमें बाल्मीकि रामायण, तथा ठतुलधीदास का रामचरित मानस अधिक प्रसिद्ध हैं। अ्रंतिम 
ग्रंथ भी रामायण के नाम से ही जनता में विख्यात है। 

सुखसागर - यह अंथ सदाखुख राय का बनाया हुश्रा बतलाया जाता है। 

ग--गोण शब्द 

१--वरगौत्मक--सिंह 

२--सस्मानाथंक--जी 

३-भक्तिपरक--आननन्‍्द, इद्र, कात, किशोर, कुमार, चंद, चंद्र, चरण, दत्त, दयाल, 
, दास, दीन, देव, घर, नाथ, नारायण, निधि, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्रिय, भूषण, मणि, मित्र, 
राज, राम, लाल, त्रत, शरण, श्री, सहाय, सेन, स्वरूप, । 

३- बिशेष नामों की व्याख्या 

व्याख्या के लिए, कोई विशेष नाम नहीं है । 


) सर्वोपनिषदो गावों दोग्धा गोपालनदुन: । 
पार्थोबत्स: सुधीर्भोक्ता दुग्ध॑ गीतारतंमहत्‌ ॥ 
२ आंदो - देवकी - देवगसे॑ जनन गोपीगृहे. बधेनं, 
मायापूतनजीवताप - हरणं श्रीगोवर्धनोद्धारणस्‌ |। 
कंसोच्छेदन कौरवादि हनन कुंतीसुतापालनम्‌ , 
एतद्‌ श्रीमज्र/गवतपुराणकथितं श्रीकृष्णती लामतम्‌ । 
3 आादौरासतपोवनादि गमनम्‌ हत्वाम्॒ग कांचनम्‌ , 
चैदेही हरणं जदायु-मरणं सुप्रीव सम्भाषणं || 
बाली निदुंलनं समुहू तरणं लंकापुरी - दाइनं, 
परचाद्रावण कुम्भकरण हनन एतद्गि रामायणम्‌ | 
स्ष्प 


श्श्द ग्रभिधान अनुशीलंन 


४--समीक्षण 


बेंद ईश्वरीय ज्ञान होने से देवत्व की भावना से समाहत होते हैं तथा बे निगम एबं श्रुति के 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वेदपरक अधिकांश नाम आर्यसमाज के प्रभाव के फल-स्वरूप हैं, क्योंकि 
उसके प्रवतक स्वामी दयानन्द ने ही वेदों की अपौरुष यता, महत्ता आदि .का प्रचार जनता में किया। 
इससे पहले वे गोपनीय समझे जाते थे। वेद के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ तथा दर्शन मान्य ग्ंथ हैं। इन दोनों 
को ही बेंदांत कहा गया है| दर्शन शास्त्रों में आत्मा, परमात्मा, संसारादि गहन विषयों का विवेचन 
किया गया है। भुति सम्बन्धी कुछ नाम अन्य प्रद्नतियों में सम्मिलित किये गये हैं । पौराणिक काल के 
तीन धर्म थंथों का इस स ग्रह में उल्लेख है | नामों की दृष्टि से श्री भगवत गीता अधिक प्रसिद्ध तथा 
प्रिय प्रतीत होती है, तदनन्तर भ्रीमदूभागवत और अंत में हरिवंश पुराण की गणना है। 

आश्ुनिक काल की पुस्तकों में रामायण सबसे अ्रधिक प्रश्तिद्व है। हिन्दी प्रेमसागर तथा 
इजलसागर भागवत पुराण ही के अंश हैं। गंगा लहरी में गंगा माहात्म्य कहा गया है। कालिदास का 
रुवंश एक काव्य पुस्तक है उसमें श्री राम के वंशजों का चरित-चित्रण किया है। नाभा जी के 
भक्तमाल में कुछ भक्कों के चरित दिये गये हैं । भक्त तथा भगवान के चरित्रों के कारण ये ग्रंथ पवित्र 
समझे जाते हैं। नित्य प्रति अनेक भरद्धालु इनका पारायण करते हैं| 

इन संग्रहीत नामों में वेदों का स्थान सबोपरि है | इसके पश्चात्‌ गीता तथा रामायण हैं । 
इस प्रकार तीनों काल के तीन धर्म-अंथ प्रतिनिधि के रूप में दिखलाई दे रहें हैं । 


फम्लमय-ादरणना- िप्रप३,. अधथा अफान्रपाका 


ग्यारहवों प्रकरण 
मंगल-अलुष्ठान 
धार्मिक कृत्य 


१--गणना 

क--क्रमिक गणना 
१--नामों की स ख्या ५३ 
२--मूल शब्दों की सख्या २६ 


३--गौण शब्दों की सख्या २२ 
ख--रचनात्मक गणना 
एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पती नाम योग 
६ श्र ष्र & हक 
२--विश्लेषण 


क--मूल प्रवृत्ति योतक शब्द--ग्यारी, जगमेघ, दरठ, दर्शन, देवपूजन, पूजा, भज, भजन, 
भजामि, भजु, भजोरी, भजो, भज्जा, भज्जू , मलवा, मलोले, मनसुमिरन, मुखरा म, यश, याग, लीला, 
विश्वजीत, सरबजीत, सुमिरन, होम, द्वोमा । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति | 

ग्यारी- अ्रग्यारी शब्द का संक्षित्त रूप | देवता के निमित्त श्रग्नि पर लॉग श्रादि चढ़ाने को 
आग्यारी कहते हैं। ग्यारी< श्रग्यारी < अ्रग्नि, यज्ञ, आ्राज्य | 

जगमेघ--मेथ > यज्ञ | 

दरस, द्शन--देव दर्शन जो नवधा भक्ति का एक अंग है | 

सज, सजन, सजामि, भजु, भजोरी,। भजौ, भज्जा, भज्जू--देवता का गुण कीतंन, जो 
नवधा भक्ति का एक अंग है| स्मरणासक्ति । भज्जू< मज । 

मखवा--मज (यज्ञ) का विकृत रूप। 

मन सुमिरन--देवता का मन से स्मरण करना । 

मुखराम राम--राम नाम जपना (मुखरा देवी) । 

यज्ञ, याग -वह वैदिक कार्य जिसमें सभी देवताश्रों का पूजन तथा घुतादि द्वारा हबन 
द्वोता है । 

लीला--अवतारों का अमिनय । 

विश्वजीत--एक यज्ञ का नाम | 

सुमिसर्न--देवता के नाम का स्मरण करना जो तीन प्रकार से होता दे (१) जप, (२) 
अजपाजा प, (३) श्रनहद्‌ . शब्द । 

होम, होमा--किसी देवता के उद्देश्य से श्रग्नि में घी, तिल, नौ आदि डालने की क्रिया । 
दोमा < होम । 


थ्‌च्ट७0 अभिधान अनुशीलन 


ग--गोण शब्द 

१--वर्गोमक--राय, सिंह । 

२--भक्तिपरक--आनन्द, डुमार, त्ंद्र, दत्त, दयात्ष, दास, दीन, नन्‍्दन, नारायण, निधि, 
प्रसाद, बहादुर, मोहन, राम, लाल, विहारी, शंकर, शरण, सहाय, स्वरूप । 

३--विशेष नामों की ब्याख्या 

ग्यारीलाल--इस नाम से दो भावनाएं प्रतीत होती हैं : -- 

१--शिशु का जन्म ग्यारस (एकादशी) को हुआ । 

२--किसी देव विशेष की अ्र्च॑ना से पुत्रोत्पत्ति (अन्यविश्वास) 

जगमेधसिंह--हस नाम में संसार को एक यज्ञशाला माना है जहाँ पर प्रकृति का नि'तर 
यज्ञ होता हैं । 

द्रश बहादुर--दरस शब्द द्शका विकृृत रूप है जो निम्नलिखित अर्थ में प्रयुक्त होता है; -- 

(१) सूर्य और चंद्रमा का संगम काल (अमावस्या तिथि) 

(२) श्रमावश्या के दिन क्रिया जानेवाला यज्ञ | 


(३) देव दश्शन | 

(४) सुन्दरता । 

दृ्शन--(१) एक प्रकार की भक्ति जिसमें देव दर्शन किया जाता है। 
(२) घुन्दरता क 


(३) दशन शास्त्र 

देव पूजनराय, दजाप्रसाद-पूजन से दो आशय प्रकट होते हैं :-.(१) निराकार 
ईश्वर की पूजा ध्यान धारणा समाधि अथवा स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा की जाती है। इसे परा 
पूजा कहते हैं । (२) साकार देव की पूजा घोडशोपचार द्वारा की जाती है । 

भज दृत्त--भज सेवा अथवा पूजा करने के श्र्थ में आता है । 

भजामि शंकर--भजामि शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है जो सेवा या भजन करने के 


५ 


अर्थ में आता है| यह रूप उत्तम पुरुष के एक वचन में है जिसका श्रर्थ होता है “मैं भजता 
(स्मरण करता) हूँ। 

भैजुरास राम--भजु मज का विक्ृत रूप है जो मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होता 
है। यह उपदेशात्मक वाक्य राम राम जपने का आदेश करता है। 

भजोरीलाल--इससे गोपियों के प्रति उपदेश प्रतीत होता है जिसमें कृष्ण का जप करने 
के लिए कहा गया है | 

भजौ राम राम--कोई भक्त राम का जप करने का उपदेश दे रहा है । 

विश्वज्ञीत--विश्वजित्‌ एक यज्ञ है जिसमें यज्ञकर्ता अपनी सर्व सम्पत्ति दूसरों के लिए त्याग 
देता है, यह कह्ा है कि “विश्वजित्सव॑स्व्रदत्षिणा:'” | राजा रघु ने दिगविजय के उपरान्त विश्वजित्‌ 
यश किया था जिसमें उन्होंने अपना सर्वश्व राज कोष दान-दक्तिणा में अर्पण कर दिया था :-.- 


४--समीक्षण 


इस संकलन में ३ प्रकार के धार्मिक ऋत्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं (१) भक्ति के कुछ अंग 
(२) नित्य-नैमित्तिक कर्म (२) भगवान्‌ के चरित्र (लीला) का अमिनय | प्रथम शीष क में दशन, 





) स विश्वजितमाजहे यज्ञ॑सर्वस्व दक्षिणम | 
आदान हि विसर्गाय सतां वारिसुचासिव || रघु० ४-८६ 


मंगल-अनुष्ठान (लत; पव तथा उत्सव) २२१ 


अच्च॑न एवं भजन-स्मरण मुख्य हैं जो भगवान्‌ के प्रति अनुराग उत्पन्न करते हैं। द्वितीय में होम 
(अग्नि होत्र) नित्य कर्म तथा यज्ञ-यागादि नैमित्तिक कर्म हैं जो विशेष मंगलोत्सबों पर किये जाते 
हैं। होम यज्ञादि का उद्देश्य बाह्य शुद्धि स्वास्थ्यवर्द्नन एवं अ्रनुकूल वातावरण उत्पन्न करना होता है। 
तृतीय में अवतारों की लीलाओं का अनुकरण द्वारा अभिनय कर उनके प्रति प्रीति सम्पादन करना 
होता है । इनमें दर्शन तथा भजन सरल तथा सुगम है । पूजा तथा यज्ञ में कई पदार्थ अपेक्षित रहते 
हैं, अतः दर्शन भजन पर अधिक नाम मिलते हैं। यज्ञ से मनुष्य इसलिए! विशेष परिचित है क्योंकि 
प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ से ही।प्रारम्भ होता है। लीलाओं में अ्रवतारों के चरित्र का प्त्यक्षीकरण करने 
के लिए अनेक पुरुषों का सहयोग आवश्यक होता है। ये हृदय को विशेष प्रभावित करती हैं। राम- 
कृष्ण की लीलाएं अधिक प्रचलित हैं। भजन शब्द के कई विक्षत रूप व्यवहार में आये हैं। भजामि 
शंकर तथा भजु राम राम नाम रुन्दर सूक्कियों के सहश हैं। हरे कृष्ण, हरे राम नामों ने कृष्ण तथा 
राम प्रवृत्ति में स्थान पाया है वस्तुतः ये नाम भी संकीर्तन भक्ति के स्मारक स्वरूप हैं।' 


त्रत, पर्व तथा उत्सव 
१-गणना 
क-क्रमिक गणना 
१--नामों की स'ख्या ४६२४ 
२--मूल शब्दों की संख्या २०७ 
३--गौण शब्दों की संख्या ७५ 
ख--रचनात्मक गणना 
एकपदी नाम द्विपदी नाम तरिपदी नाम चतुध्ददी नाम पंचपदी नाम योग 
१५१० इ्ण्८ हद ध्द र्‌ ब्न्न्परर४ 
२--विश्लेषणात्मक विवरण 
क--मूल प्रवृत्ति योतक शब्द--अंत, अंता, अंती, अंतू , अक्षय, श्रचल, अचलू , अधिक, 
अनन्त, अनन्ती, अवतार, अहोई, इंद्रदमन, ऋतुपाल, ऋतुराज, ऋतुराम, ऋषि, ओतार, कल्प, 
कल्पू , कोकिला, क्राति, खिचड़ी, गहन, गहनी, गिरवान, गीर्वाण, गुरु, ग्यारसी, ग्यासिया, ग्यासी, 
घुंधन, चतुर्थी, चौथ, चौथी, छुटे, छुद्टन, छठ, छुठी, जिउत, जिउतिया, जिड्घन, जिडघारी, जिउ- 
राखन, जितई, जित, जितर, जितारू, जितुआ, जिता, जित्त , जीत, जीतन, जीतू , जीवराखन, 
झुलई, कुल्लर, कुल्ली, कूलन, भूला, डाल, ठिलई, तिजई, तिजू , तिजोली, तिज्जा, तेजईं, तेजा, 
तेस्स, तौहारी, दशा, दसई, दसवंत, दसे, दसैया, दस्सू , दिबारी, दिव्बू, दियाली, ढुजई, दुजवा, 
दुजे, दुज्जी, दुज्जू , दूज, दूजी,' देवई, देव, देवता, देवदमन, दौजी, घुरई, घुरी, धूरी, धूरू, धूरे, धूल, 
धूली, नव, नवमी, नाग, नागू ,/निरौती, नौमी, नौरता, नौस्तू, पंच, पचम, पंचा, पंचू, पचई, 
पचऊ, पचवा, पचोली, पच्चा, पच्चू , पर्व, पांचा, पांची, पाचू , पांचे, पितृ, पुनई, पुनवासी, पुनः, 
पुन्ना, पुन्नू , पुन्ही, पुरुषोत्तम, पूनम, पूना, पूरनमासी, पूर्णुमासी, पूर्णिमा, फगना, फंगवा, फंगुआ, 
फगुना, फगुनी, फंशुरिया, फगुहार, फरगन, फर्गू , फन, फागू , फाल्गुन, बसू , बसावन, बसोरा, बास, 
बासा, बासी, बासू ,बासोरे, भ्ुजंग, धर, भूमिघर, मकर, मदन, मनधारी, मनिराज, मनोरथ, महामंगल, 
रक्‍्खा, रक्षा, रामनौमी, रिक्‍्खा, रिक्खू, रिखई, रिख, ललई, ललक, ललका, ललकू, ललन, ललैयन, 





) हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, 
हरे ऊष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | (कलिसंतरणोपनिषद्‌ ) 


२२२ अभिधान अनुशीलन 


अरमन, लल्जा, लल्जी, लरतू, लिक्ला, लिक्ख, लिक्खे, लिखई, लिख्या, लेख, लेखा, बसंत, बंता, 
वस ती, विजय, विज्जी, शिवबोधन शीतला, सकट, सकटा, सकटहू, सकटे, सरूप, सरूपा, सुकृतः 
सोमवती, स्वरुपा, हलछुठी, होरा, होरी, होली । 

ख - मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

चेत्र-- 

नव--(नव वर्ष दिवस)--यह पवित्र दिन चैत्र शुल्क पक्ष की प्रतिपदा को सृष्टि का 
आरम्म दिन है। वष , संवत्‌, ऋतु, महीना, पक्ष इसी दिन से प्रारम्भ होते हैं। इस नये संबत्सर के 
दिन ब्रह्मा.तथा काल भगवान क्री पूजा होती है जिससे दोनों लोकों में खुल प्राप्त हो । 


सनोरथ--चैन्र शुक्ला तृतीया को मनोरथ ब्रत किया जाता है। इस ब्रत के करने से स््री पुरुषों 
के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें पहले गणेश (आशाविनायक) और गौरी की पूजा की जाती है। 

राम नवमी--चैत्र शुक्ला ६ को श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ था |" 

सदन (अनंग ब्रत)--चैत्र शुक्ला तयोदशी को मदन त्रयोदशी कहते हैं। यह ब्रत बंगाल 
तथा महाराष्ट्र में विशेष मनाया जाता है। इसमें ब्रह्मा के मानस पुत्र कामदेव की पूजा की 
ज़ाती है। 

वेशाख-- 

अक्षय (ततीया)--यह पर्व वैशाल शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन से 
संतयुग प्रारम्भ होता है। इस ब्रत से अक्षय पुण्य मिलता है। सोमवती अमावस, रविवार की सप्तमी, 
मंगलवार की चतुर्थी, और अक्षय तृतीया यह अक्षय तिथि कहलाती हैं। 

परशुराम ज्यंती--अक्षय तृतीया परशुराम का जन्मदिवस हैं।. यह जयंती उत्तर भारत 
में मधुरा काशी के बीच और दक्षिण में परशुराम क्षेत्र में विशेष रूप से मनाई जाती है। परशुराम 
क्षेत्र में इनका एक मंदिर भी है| 

नृसिह चतुदेशी--दस्हि भगवान्‌ का अवतार वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को हुआ या | 

आषाढ-- 

को किल्ा--यह व्रत सुख, संपत्ति, सौमाग्य तथा संतान के लिए किया जाता है। अधिक 
आषाढ़ मास में पूर्णिमा को इस ब्रत का विधान है। इसमें कोकिला रूप गौरी का पूजन होता है ।* 

गुरुपूजा--इसे व्यास पूजा भी कहते हैं। यहाँ व्यास का अर्थ मंत्र दीक्षा देनेवाला गुरु है। 
आपषाढ़ पूर्णिमा को घर-घर पूजा होती है। मारतव' में गुरु का महत्त्व विशेष माना जाता है। 

अआवश--- 


) ओीरामश्चेन्नमासे दिनदुलसमये पुष्यभे ककलग्ने 
जीवेन्दो: कीट राशौ मृुगभगत कुजे जे रूषे मेषगेउके 
संदे जूकेउज़ननायां तमसि शफरिगे भागवेये नवस्यां 
पंचोच्चे चावतीणों दशरथतनथः आदुरासीत्‌ स्वयंभू: | 
(रामचन्द्रजन्मपत्री) 
कोकिला (गौरी) 
* तिल स्नेहे तिलसौरुये तिलवर्ण तिलामये 
सौभाग्यधनपुत्राश्च देह्ि में कोकिले नमः । (भविष्योत्तर घु०) 


मंगल-अनुष्ठान (ज्रत, पं तथा उत्सव) २२३ 


संकट (संकष्टहर चतुर्थी)--यह ब्रत श्रावण कृष्णा चतुर्थी को ठंकठ दूर करने के लिए 
मनाया जाता है | इसमें गणेशपूजा होती है ।* ' 

दशा (दशफल व्रत)--इसे दशा रानी का बत भी कहते हैँं। यह भ्रावण कृष्ण अष्टमी से 
आरम्भ होता है | इसमें भ्री नारायण का पूजन होता है। बाद में भ्रम के कारण मनुष्य दशा को 
एक देवी या रानी मानकर उसी का पूजन करने लगे। 

सुकतततीया त्रत--यह त्रत मुक्ति, सौभाग्य तथा सर्वपापनाश के लिए ल्व्रियाँ आवण 
शुक्ला तीज को रखती हैं। वप को एक वृक्ष, बारह महीनों को शाखाएं, दिनों को फल और 
घड़ियों को पत्ते मानकर इसे काल का रूप समझता जाता है। 

ऐड नाग-पंचमी--भावण शुक्ला पंचमी को यह ब्रत मनाया जाता है। इसमें सपों की पूजा 
द्दोती है | 

शीतला- सौभाग्यवर्ती स्त्रियों घन तथा संतान के लिए श्रावण शुक्ला सप्तमी को शीतला 
त्रत रखती हैं। इसमें वासी भोजन किया जाता है। इसीलिए, इसको बसौरा या बसावन भी कहते है।*९ 

रक्षा बंधन--रक्षा बंधन, आवणी, राखी या सलूना हिन्दुओं के चार मुख्य त्योंहारों में से 
एक है। यह शआवण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन बहन भाई के हाथ में राखी 
बाँचती हे । किन्तु आजकल अधिकतर ब्राह्मण ही श्लोक को पढ़ते हुए रक्षा बाँघते हैं |१ 

भाद्रपद -- 

हल छुठी--यह त्रत पुत्रवती स्तनरिया भाद्पद कृष्णा षष्ठी को सतान के हेतु रखती हैं | इसी 
दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। उनका जायुध हल होने से इसका नाम हलषष्ठी पडा जिसको 
अब हरछुठ या ललददी छठ कहते हैं | इसका विवान इस प्रह्नार है। पृथ्वी को लोग ओर चौक पूरक र 
छोटा सा तालाब बना उसी में हरछुठ (जिसमें करवेरी, काूत, ढक का एक-एक डंठल बँधा रहता है) 
किसी वस्तु में गाड़कर उसी का पूजन किया जाता है। छें प्रकार के अन्न और मेवे का नैवेद्य कुल्हड़ या 
दोनों में रखा जाता है और बिना बोये हुए तिन्नी का चावल आदि, मैंस का दूँध दही, पोई का 
साग और परवर खाया जाता है गाय के दूध का निषेध है। चौबीस घंटे में एक बार खाना 
चाहिए । पुत्र उत्पन्न होने के परचात्‌ पहली हल छुठी को यह ब्रत किया जाता है ।* 


सकट-स्तोच्र 
) संसारपीडा व्यथित हि. मां सदा 
संकष्ट भूत सुसुख प्रसीद ! 
स्य॑ं त्राहि माँ नाशय कष्ट्संघान्‌ 
नमो नमः कष्ट विनाशनाय । (संकृष्टचरतुर्थी ज्त कथा) 
२ उृदे:हं शीतलां देवीं;रासभस्थां दिगरग्बरामस्‌ 
माजनी कल्शोपेतां शूरपालंक्ृतमस्तकास | 
रे श्रेत्न बढ्ढलो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। 
तेन त्वामजुबन्नासि रत ;माचल साचल | (रक्षा बंधन मंत्र) 
डे कथा--हलछुठी के दिच-एक गर्भवती ग्वालिन गाय समेंस का दूध दही मिलाकर बेचने 
| साणें से उसके पीड़ा उठी, खेत के पास ररबेरी की क्काड़ी में उसने अपने नवजात शिक्षु को 
में लपेट कर रख दिया । गाँव सें अपने दूध दही को भेंस का कहकर बेचा | जब वह बेचकर 
सो देखा कि उसका बच्चा मरा( पड़ा है| खेत जोतते लमय बैल के बिगड़ जाने से हल की 
से बच्चे कां पेट फट गया | किसान ने उसका पेट ऋरबेरी के काँटों से सीकर उसी झाड़ी में रख 
दिया | जब ग्वालिन ने जाना कि मेंने मूठ बोलकर त्रत रखनेवाली ख्त्रियों का ब्रत खंडित कर 
दिया है तो वह तुरन्त उसी गाँव में पहुँची ओर सब को सच सच बता दिया कि उसमें गाय भैंस 
का दूध दही मिला हुआ है। तव पअसज्न होकर सब खस्तियों ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा बच्चा 
सुस्द से रद्दे । अपना झूठ का प्रायश्चित्त करके वह क्वौटी तो बच्चा उसे जीतां मिल्रा | तव से उसने 
यह संकरप कर किया कि अब कभी झूठ न बोलूंगी । 





३8॥ 84, 4, 


२२४ अभिधान अनुशीलन 


गणेश चतुर्थी--भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सन्‍्तान धन श्रादि के लिए गणेश चतुर्थों ब्रत 
मनाया जाता है। इसमें विन्नदर गणेश की पूजा होती है | चंद्र दर्शन का मिथ्था कलंक भी इससे 
दूर हो जाता है। 

ऋषि पंचमी -- ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। इसके प्रभाव से 
संपूर्ज पाप नष्ट हो जाते हैं। इस ब्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते. हैं। स्त्रियों विशेष रखती हैं ।१ 


अवतार--भाद्रपद शुक्ला दशमी को दशावतार ब्रत मनाया जाता है। मत्त्य, कूर्म, वराह 
बुद्ध, परशुराम आदि की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। क्ृष्णाष्टमी को ऋष्ण की जयंती मनाई जाती है | 

वामन द्वादशी--भाद्रपद शुक्ला द्वादशी])को वामन भगवान के अवतार की जयंती मनाई 
जाती है । 

अक्षय ललिता-भाद्रपद मास की सप्तमी को र्त्रियाँ शिव दुर्गा का पूजन करती हैं | 

अनत चतुदंशी--भाद्रपद शुक्ल १४ को मनाई जाती है | इसमें १४ अंथियो के अनन्त की 
पूजा होती है और अनन्त भगवान्‌ का ध्यान किया जाता है। अनन्त को पुरुष दाहिनी भुजा में और 
स्त्रियां बाई भुजा में बॉवते'हैं | * 

तीज या हरताल्निका: व्रत--यह बत सघवा श्थ्रियों अपने सौमाग्य के लिए भाद्रपद शुक्ल 
तृतीया को मनाती हैं इसमें शिव पाव॑ती का पूजन होता हैं । 

भूला--(हिंडोला) यह उत्सव वर्षा ऋतु में श्रावण शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया- 
जाता है। इसमें देव मूर्तियों कूले पर झुलाई जाती हैं । 

आश्विन--कार--- 

जिडतिया -(जीवित्पुत्रिका त्त )--यह ब्रत आश्विन कृष्णा अधष्य्मी को पुत्ररक्षा के लिए 
स्त्रियां मनाती हैं| पूजा का डोरा बच्चों के गले में बॉधा जाता है |* 

नवरात्र--यह ब्रत चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नवमी और आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक 

बष में दो बार मनाया जाता है | इसमें नव दुर्गा का पूजन होता है | बंगाल में आशिवन के नव- 


) कश्यपो5त्रिभरद्वाजो विश्वामित्रोष्थ गौतम: 
जमदग्निवंसिष्टश्चसप्तैतेऋषय: . स्मृता: 
दुहंतु पाप॑ मे सब गृहन्त्वध्य' नमो नमः । 
* अनंत संसार महासमुद्मर्न समभ्युद्धर वासदेवः 
अनंतरूपे विनियोजयस्व अनंतरूपाय नमो नमस्ते । (झनंत मंत्र) 
* आलिभिहंरिता यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा हरितालिका । 
सखी से हरी जाने के कारण पार्वती का नाम दरितालिक हुआ (नारद के कहने से 
दिमवान्‌ ने अपनी कन्या पावंती का व्याह विष्णु, के साथ करने का निश्चय किया। परन्तु पार्वती 
ने शिव के साथ ब्याह करने का संकरप कर लिया था । दस संकट से बचने के लिये एक सखी ने 
गिरिजा को किसी एक।न्‍्त वन में जाकर तप काने के लिए अनुमति दी। हिमवान को बहुत खोज 
करने पर अपनी कन्या का पता लगा | पार्वती की घोर तपस्या देखकर पिता शिव के साथ ब्याह 
करने को सहमत हों गये) | 
* दुर्गा या सू्तिभेदेव ख्याता श्रेज्ञोक्य|पूजिता 
अमृताहरणे वत्स स्मृता सा जीवल्पुत्रिका 
जीवस्पुन्नि महाभागे लोवन्तु मम पुत्रकाः 
झायुवेद्ध थ पुत्राणां पत्युश्व मम स्वंदा। (मंत्र) 





मंगल-अनुष्ठान (बत, पर्व तथा उच्चर्व) रश्प्‌ 


रात्र का उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है। इसमें भगवती दुर्गा का माहात्म्य वर्णन किया 
जाता है। 

आश्विन की अमावास्या-पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इसमें सब पितरों को एक साथ 
जल दिया जाता है। पितश्राद्ध के लिए गया और मातृ भ्राद्व के लिए काठियावाड़ का दसिद्वपुर 
प्रसिद्द स्थान हैं । ह 

विजयादशमी (दशहरा)--हिन्दुओ के चार मुख्य त्योहारों में से एक है। क्षत्रियों में यह 
विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है। इसमें राम लीला का अ्मिनय किया जाता है। 

कार्तिक-- 

अहोई--इसको अशोकाष्य्मी भी कहते हैं | पुत्रवती स्त्रियों कार्तिक ऋृष्णाष्यमी को यह 
त्रत मनाती हैं । 

धनतेरस --यह उत्सव कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसमें यमराज के 
नाम पर एक दीपक जलाकर घर-द्वार पर रख दिया जाता है। इस दिन धन्वतरि-जयंती भी मनाई 
जाती है । 

दिवाली या दीपावली का उत्सव बड़े समारोह के साथ कारतिकी अमावस्या को मनाया 
जाता है। यह हिन्दुओं का तीसरा मुख्य त्योहार है इसमें लक्ष्मीपूजन होता है और दिये जलाये 
जाते हैं । 

गोवर्धेन--कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट भी 
कहते हैं । 

दौज--मैया दुश्ज या यम द्वितीया कार्तिक शुक्ला द्वितीया को मनाई जाती है। इसमें बहन 
भाई का थीका करती है। 


डला छट्ट या सूर्य षष्ठी--कार्तिक शुक्ला षष्ठी को मनाई जाती है। इसमें सूर्यदेव का 
पूजन किया जाता है |स्त्रियाँ इस ब्रत को पति-पुत्र तथा सुख-ऐश्वर्य की इच्छा से रखती हैं। 

अक्तुय नौसी--यह कार्तिक शुक्ला नवमी को मनाई जाती है | इस दिन त्रेता युग का 
आरम्भ होता है। 

वैकुंठ चतुदंशी--यह व्रत कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को किया जाता है। हरि-हर पूजन का 
साथ-साथ विधान है। 


ग्यारसी एकादशी--वष में २४ एकादशी होती हैं श्रोर मलमास में दो और बढ़ जाती हैं । 
एकादशी का बत बहुत प्रचलित है। मिन्न-मिन्‍त एकादशियों के नाम भिन्न-भिन्न होते हैं। कार्तिक 
शुक्ला एकादशी को प्रबोधनी या देव उठान एकादशी कहते हैं। क्योंकि विधपु भगवान्‌ इसी दिन 
जागे थे। 

पूर्णिमा--पूर्णमासी मास की अंतिम तिथि है। इस दिन श्राकाश में पूर्ण चंद्र अत्यंत सुन्दर 
मालूम पढ़ता है। वर्ष में १२ पूर्णिमा आती हैं किन्तु शरद्‌ की पूर्णिमा अ्रत्यंत सुहावनी तथा पुनीत 
मानी गई है। यही कौमृदी महोत्सव का दिन है। यह पहले आश्विन में माना जाता था। अब 
कार्तिक में माना जाता है। पूर्णमासी नन्‍्द कीन्पुरोहितानी का नाम भी है| 

अगहन-- 

दत्तात्रेय जयंती--यह जय॑ती श्रगहन कृष्ण दशमी को भगवान्‌ के अवतार दत्तात्रेय की 
स्वृति में मनाई जाती है । 


र्‌६ 


रर्द आमधान अ्नुशौलन 


सुरूपा ब्रत -पौष कृष्णा द्वादशी को सौंदर्य, सुख, सौभाग्य के लिए गुजरात में यह ब्रत 
विशेष रूप से मनाया जाता है । 

माघ-- 

माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट हरण गणेश की पूजा की जाती है । 

वसंत--माघ शुक्ल पंचमी को बसंत का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि यही तिथि बसंत 
के आरम्म की सुचना देती है। इसी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इसी दिन नवशस्येष्टि या 
नवान्नेष्टि भी होतीं है। बसन्‍त को ऋतुराज माना गया है | यह कामदेव का रुखा है। वंग देश में 
सरस्वती पूजन का विशेष महत्त्व है । 

अचत्त--माघ शुक्ल सप्तमी या अ्रचला सप्तमी (भानु सप्तमी) को सूर्य का पूजन किया 
जाता है। 

मकर संक्रांति या खिचड़ी के दिन सूर्य दक्षिणी सीमा को पहुँचकर उत्तर की ओर घूम 
जाता है और इसी दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। यह संक्रांति प्रायः माघ मास में पड़ती है। 
किंतु मलमास के वर्ष में यह पौष के अंत में पड़ती है | इसमें खिचड़ी, तिल का लड्ड, आदि का 
विधान है | गंगा स्नान का बड़ा माहात्म्य है । 

फाल्गुन-- 

शिवरात्रि--फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। इसमें शिवजी का 
पूजन रात भर जागकर होता है। यह ब्रत पापों के नाश के लिए तथा मुक्ति कामना से किया 
जाता है। 

होली--फाल्गुन पूर्गमासी को होली जलाई जाती है। रंग के स्थान में कुछ लोग धूल फेकते 
हैं, इससे इसका नाम धुरेटी हो गया। 

अधिक, पुरुषोत्तम- प्रति तीसरे वर्ष एक मास अधिक होता है। इसे अधिक मास, मलमास 
मलिम्लुच या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। राधा कृष्ण की पूजा और भरी मद्भागवत की कथा होती है। 

इंद्र दूमन--वर्षा ऋतु में जल किसी नियत सीमा के आगे बढ़ जाता है उस दिन हंद्र दमन 
का पे मनाया जाता है। प्रयाग में सद्गम पर वर्षा जल जब पीपल की डाली से छु जाता हैं तब 
इंद्र दमन या देव दमन का पर्व मनाया जाता है | 

कल्प, कल्पू--माघ के महीने में कुछ लोग कुटी बनाकर जिवेणी के तट पर निवास करते 
हैं। उसे कल्पवास कहते हैं। 
क्‍ गहन, गहनी--चंद्र या सूर्य ग्रहण का पर्व माना जाता है। उस दिन नदी स्नान का 
महत्त्व है । | । 

सोमवती--जब सोमवार को अ्रमावस्या होती है तो सॉमवर्ती अ्रमावस्था कहलाती है | इसके 
ब्रत से पापों का नाश, सन्तान-सम्पत्ति-सौमाग्य की प्राप्ति होती है | 

ग-गोण शब्द 

(१) वर्गोत्मक--राय, विंह, सिनहा । 

(२) सम्मानार्थक (अ) आदरसूचक--जी, बाबू । 

,, (आ) उपाधिसूचक--सरदार । ह 

(३) भक्तिपरक --आनंद, इंद्र, करण, किशोर, कुमार, कृष्ण, कृपाल, चंद, चरण; जस, 

जीत, दत, दयाल , दर्शन, दास, दीन, दीप, धन, घारी, नंद, नंदन, नाथ, नाम, नारायण, निवास, 


मंगल-अनुष्ठान (जत, पर्व तथा उत्सव) २२७ 


पति, पाल, पूजन, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्यारे, बंधन, बकस, बचन, बच्चन, बसी, वहादुर, बालक, 
भक्त, भगवान्‌, मंगल, मणि, मन, मल, मित्र, मुख, मुनि, मूर्ति, मौज, रन, राज, राम, लाल, लिंग, 
वंश, वल्लमभ, विनोद, विहारी, शंकर, शरण, सहाय, सुख, छुचित, सुमिर्न, सेव, सेवक, सृष्टि, 
स्वरूप | 


३--विशेष नामों की व्याख्या 
ऋषिकुमार--सनक, सनंदन, सनातन और सनत् कुमार को ऋषिकुमार कहते हैं | 
गुरुलिंग देव--लिंग का अथ' है चिह्न, प्रतिमा, सामर्थ्थ तथा साधक | गुरु प्रतिमा ही 
जिसके लिए देव ठुल्य है (शिव) | 


४- समीक्षण 


ब्रतपर्वोत्सव--ये शब्द विभिन्न अ्र्थी होते हुए भी प्रायः स्मानाथक ही समझे जाते 
हैं। पुण्य तिथियाँ पर्व कहलाती हैं जिनमें मनुष्य प्रायः सरितास्नान, त्रत पूजा, पाठ, दान आदि 
अनेक विधान करते हैं। चंद्रकला के विचार से अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा पर्व 
तिथियाँ समझी जाती हैं | सूर्य तथा चद्रग्रहण भी पर्व माने जाते हैं। महापुरूषों की जयंतियाँ उनके 
जन्मदिवत पर मनाई जाती हैं। अबतारों की भी जयंतियाँ उनके जन्मदिवस पर मनाई 
जाती हैं | “में चरखा कैसे कार्तेँ'-- यह गीत बहुधा ग्रामीण स्त्रियों के मुख से सुन'ई देता है| इसमें 
एक काम चोर, आलसी स्त्री अपने पति को प्रति दिन के ब्रत-पर्वों' के नाम गिना देती है। आज 
यह पर्व है, कल अमुक व्रत होगा, परसों वह त्योहार मनाया जायगा। इन पण्य तिथियों में मैं।यह 
काम कैसे कर सकती हूँ ।” इस दृष्टान्त से यह परिणाम निकलता है कि हिन्दू धर्म में प्रत्येक दिन 
कोई न कोई पुण्य तिथि मानी जाती है | 


इस अभिषघान संग्रह में १२ महीने के मुख्य-मुख्य सभी त्रत पवों क। उल्लेख मिलता है। ये 
निश्चित तिथि को ही मनाये जाते हैं | इन्द्र दमन, अहण आदि कुछ ऐसे पर्व हैं जिनकी कोई एक 
तिथि निश्चित नहीं | कुम्भ मेला स्थान परिवर्तन करता रहता है वह बारह वर्षा उपरांत फिर उसी 
स्थान पर मनाया जाता है। इसके लिए प्रयाग, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन मुख्य केन्द्र हैं। कुछ 
त्योहार स्थानिक भी होते हैं। 

इन नामों में तीन प्रकार के पव दृष्थ्योचर होते हैं (१) वैयक्तिक (२) सामाजिक (३) 
नैमित्तिक | 

(१) शिवरात्रि, अनन्त चठुदशी, एकादशी आदि प्रथम श्रेणी के ब्रत हैं। ये व्यक्तिगत 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए किये जाते हैं। व्रत सामान्य रूप से किसी शुभ कार्य के करने या अशुभ 
कार्य के न करने का दृढ़ संकल्प करने के अर्थ में आता है | सुख संतति, सौभाग्य, सम्पत्ति, सयश, 
सकृत तथा स्वग की सिद्धि के उद्देश्य से व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। ब्रतो में ब्रह्मचर्य, खत्य 
वादिता, अहिंसा एवं आमिष का त्याग, ये चार बातें अवश्य होना चाहिए। उपवास करने से 
स्वास्थ्य तथा आयुष्य में बृद्धि होती है । 

(२) मुख्य सामाजिक पर्व रक्षाबंधन, दिवाली, विजया दशमी और होली हैं। इनमें भी 
धार्मिक पुट रहता है। 

(३) नैमितल्तिक पर्व इनका किसी तिथि विशेष से सम्बन्ध नहीं। निस दिन वर्षा का जल सीमा 
विशेष से बढ़ जायगा उस दिन इन्द्र दमन लग जायगा | " 





१ ब्रियतें स्वर्ग ब्रजंति स्वगंसनेंच वा | 


श्र अभिधान अनुशीलन 


अधिकांश पर्व विष्णु तथा उनके मुख्य अवतार राम कृष्ण अथवा शिव एवं उनके परिवार 
से ही सम्बंध रखते हैं । हसका कारण यह है कि भारतवर्ष में वैष्णब, शैव तथा शाक्त धर्मों का 
दी प्राबल्य रहा है। अन्य देवों के पर्व बहुत कम हैं। 

प्व॑-सम्बन्धी नामों से दो परिणाम निकाले जा सकते हैं | प्रथम यह है कि संश्ी उस पुण्य पर्व॑ 
में उत्पन्न हुआ है और दूसरा यह है कि उस ब्रत अनुष्ठान के प्रभाव से वह इस संसार में आया है | 
हलछंठ, जीवितूपुत्रिका, सूर्य षष्ठी, पुत्रदा एकादशी आदि अनेक ब्रत संतान के जन्म तथा जीवन 
के उद्देश्य से ही जियाँ रखती हैं। जिउत, जित्ता, जितारू, आदि जीवत्‌पुत्रिका के स्मारक स्वरूप 
हैं। विक्ृत रूपों का बाहुल्प प्रकट करता है कि अशिक्षित खत्री पुरुषों में इनका अधिक प्रचार है | 

ये संगहीत अमिधान प्वों का केवल नाम निर्देश ही करते हैं। उनके विचित्र विधि-विधान 
तथा तत्सम्बंधी अदूभुद आख्यायिका पर कुछ प्रकाश नहीं डालते । हाँ साधक की साधना का उद्देश्य 
उनके कथानक से अवश्य स्पष्ट हो जाता है। पौष में गुजरात में सुरुपा त्रत मनाया जाता है। अधिकांश 
पे इस संग्रह में नामों में आ गये हैं । इससे उनकी लोकप्रियता तथा महत्ता का परिचय मिलता है । 
काल भैरव अष्टमी, ज्येष्ठाश्मी, मुक्काभरण व्रत (सन्तान सप्तमी ब्रत) आदि कई ब्रत-पर्वों से सम्बन्ध 
रखनेवाले नाम यहाँ स्थान नहीं पा सके । डोरीलाल, मुक्ाप्रसाद, जेठामल, भेरोंप्रसाद सहश नामों 
में भी यही त्रत भावना काम कर रही है । हिन्दुओं के चार प्रमुख त्योहारों के आनन्दोत्सव चारों 
वर्णों के अमिधान अत्यंत समारोह से मना रहे हैं, अधिकांश ब्रत संतान से ही सम्बन्ध रखते हैं । 

षोडशोपचार 

१--गणना 

क--क्रमिक गणना--(१) इस प्रवृत्ति के अंतर्गत नामों की संख्या १६३ है | (२) मूल शब्द 
६१ (३) गौण शब्द ३३ 


ख--रचनात्मक 

प्रवृत्ति एकपदी नाम द्विपदी नाम त्िपदी नाम चतुष्पदी नाम योग 
आसन १ ३ १ प्‌ 
जल र्‌ २्‌ ॥ 
आभूषण १ भ्ू ६ 
श्ृंगार श्‌ ठे है 
छघुगंध है ७ १२ 
पुष्प ११ २१ ६ ४१ 
दीप १ श्र ४ हि २१ 
नैवेध डे ७ १० 
तांबूल २ ३ प्र 
कलश १ १ १ ३ 
पंजा १ १ 
माला १ ३ है. 
बाय ४ ० & 
शंख हे ३ 
तिल श्‌ र्‌ है. 

५ 


अक्तत ३ 


मंगल-अनुष्ठान (पोडशोपचार) २२६ 





कपूर छः हा 
चंदन श्‌ हट १ १० 
रोरी १ २ रे 
सुपारी १ श 
नारियल १ १ २ 
दब २ १ 
मंगलसूत्र २ रे 
शर्मी १ १ २्‌ 
चमर ३ र्‌ रे 

४४. ध्प्य १६ है न्‍- रैध्रे 

२--विश्लेषण 
क--मूल शब्द :--- 


आसन--आसन, आखसनी, तखत, सिंहासन । 

अधभ्य--जलईं, (जल), जलुआ (जल), जल्लू (जल), नीर । 

ख्द्पर--भूषण, शंगार, सांभी, सिंगार, सिंगारू (श्वंगार) । 

सुरगंध--अगर, चोई, चोया, धुपई, धूप, धूपी, वास, वारसी, सुगंध | 

वास >सुगं ध | चोई, चोया< रच्यु । 

पुष्प--कुसम, गुल, गुलई (गुल), पहुप, पहुपी, पुष्प, पुष्पी, पोष, पोषी। फुलई, फुलावन 
फुलेना, फुल्लर, फुल्ली, कुल्लू , फूल, फूला, फूलू, समन । 

टिप्पणी -- (१) पुष्य के विकृत रूप--पहुप, पहुपी, पुष्पी, पोष, पोरषी । 

फूल के विक्ृत रूप--फुलई, फुलावन, फुलेना, फुल्लर, फुल्ली, फुल्लू, फूला, फूलू | 

(२) फूल के पर्यायवाची--कुसम, गुल, पुष्प, सुमन । (गुल फारसी शब्द हैं) | 

दी प--दिपई (दीप), दियाली (दीपाली), दीप, दीपक, दीपन, अदीप । 

नेवे्य-- परसादी, प्रसाद, प्रसादी, भोग, भोगी, महाप्रसाद । 

तांबूल--गिलोरी, पनालू, पनुआ, पान , 

टि०--गिलोरी >> पान का बीड़ा । 

कलश --कलश, घल्ला, सैकू । 

टि०--घल्ला< घड़ा< घट । 

पंखा--बिजनू । बिजनू< व्यजन-पंखा । 

मसाला--मनकी, माल, माला, मालू। 

वाय--घंग, घंयेली, नौबत । घंटर, घंयेली<घंगर< घटिका । 

शंख--शंख, संजखू (शंख)। 

तिल--विल, तिलई, तिलो, तिल्‍ला (तिल)। 

अक्षुत--अ्रत्गषत - चावल । 

कपूर--कपूर, कपूरी, कपूर। 


२३० अभिधान अनुशीलन 


चंदन--चंदन, संदल, हरिचिंदन । 

संदल (फारसी)- चंदन, हरिचंदन -- एक प्रकार का चंदन | 
रोरी-- इ्गुर, गोरी । 

इंगुर--सिंदुर । 

सुपारी--सुपारी । 


नारियल--नरियिल, सदाफल । 
सदाफक्ष--ना रियल । 


दूब-हूर्वा | 

दूधको--यशभूषण कहा गया है | 

मंगल सूत्र--नारा 

नारा--कलाबचू | 

शरमी--छोंकर, शमी वक्त । 

चमर--चेवर, चमरी, चमरू, चौरी | 

चमर--सू रागाय की पेछ का बना हुआ चँँवर । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

आसन, आसनी, तखत, सिहासन--हन शब्दों का अर्थ यहाँ पर देव अथवा पूज्य व्यक्ति 
के बैठने के लिए सिंहासन से है| तख्त उद, शब्द है जो सिक्खों में तीर्थ के लिए, प्रचलित है। 

सांकी-देव मंदिरों में देवता के आगे भूमि पर फूल पत्तियों की सजावट | सांभी< सज्जा | 

अगर--अ्रगर वृक्ष की सुर्गंधित लकड़ी | 

चोई, चोया--एक सुगंधित द्वव पदार्थ जो चंदन और देवदार के बुरादे तथा मरसे के फूलों 
को मिलाकर और गरम करके ट्पकाने से बनता है । 

महाअ्साद--फल्न मिष्ठान्न आदि मीठे पदार्थ जो देवता पर चढ़ाये जाते हैं नैवे् कहलाते हैं। 

घल्ला, सेकू--घड़ा जो अ्रष्ट भंगल द्रव्यों में गिना जाता है। 


'_ अक्षत -विष्णु पूजा में अक्षत निषिद्ध हैं। उनके स्थान में सफेद तिल और जौया केवल 
फूल चढ़ाये जाते हैं। 


नारियल -- 

ग--गोण शब्द 

(१) वर्गोत्मक--गिरि, राय, शाह, सिंह, सिनहा। 

(२) भक्तिपरक--आानन्द, ईश्वर, कांत, कुमार, गोपाल » चंद, कंद, दत्त, दयाल, दास 


देव, नन्‍दन, नाथ, नारायण, पाल, प्रसाद, बक्स, मणि, मनि, मल, महा, राज, राम, लाल, शंकर, 
शरण, सकल, सहाय | 


३--विशेष नामों की व्याख्या 
कलश नारायण घल्ता,सेकू लाल--प्रकृति के पंच भूतों में से जल भी एक तत्त्व माना गया 
है | इसका सम्बंध वरुण देव से रहता है। जल पूर्ण घट इसी देव का प्रतीक है, जिस प्रकार दीपक 
सूर्य नारायण का । कलश में सब देवों का बास* होने से वह अत्यंत पविन्न तथा पूजनीय द्वोगया है | 

| पुत्र हीनस्तु या नारी नांरिकेलं प्रयच्छुति । 

पुत्र सा लभते शीघ्र" सबल॑ लवणान्वितम ||२४॥ 

(स्कंद्‌ पु० प्रभास, आ० ६६ परू० ३ ४२) 

+ कलशस्य मुखे विष्णु: कणठे रुद्रः समाश्रितः,। 

रूँले तस्य स्थितों अरह्मा मध्ये मातृगणा: स्खुताः ॥ 


मंगल-अनुष्ठान (घोडशोपचार) २३ 


चंदन गोपाल--चंदन की कृष्ण मूर्ति । के 

दीप नारायण--हिन्दुओ के पूजा विधान में दीप के द्वारा अनेक देवों का आवाहन किया 
जाता है। इस दृष्टि से यह सूर्य देव का प्रतीक तथा यज्ञ,का सुक्रम रूव समका जाता है, बायु 
शोधन करने के अतिरिक्त यह अपने आलोक से इष्टदेव के सौंदर्य का प्रकाशन करता है। नीराजना 
दीपाराधना ही है। कार मास में घनिको के यहाँ आकाश द्वीप प्रज्वलित किया जाता है। महा- 
त्माओं तथा महापुरुषों के स्वर्गारोहण पर मोक्ष 'दीप:मी प्रदीत्त किये जाते हैं । मढुरा की मीनाक्ती देवी 
के मंदिर में ७ फरवरी १६४८ ई० को महात्मा गांधी के लिए मोक्ष-दीप रखे गये थे और १२ जनवरी 
सन्‌ १६४६ को उनके श्राद्ध के दिवस लक्ष दीप प्रकाशित करने की आयोजना की गईं थी। मार्ग 
प्रदर्शन तथा वैतरणी-संतरण के लिए दीपक जलाकर नदियों और श्रन्य जलाशबों में तैराये जाते हैं। 
पाप नाश तथा मुक्ति के लिए घरों और मंदिरों में लोग दिन रात उंध्या को दीपक जलाते हैं [- 


फूलदेव--सपर्या की समग्र सामग्री देवमयी मानी जाती है। इस भावना से दो बातें प्रकट 
होती हैं (१) भगवान्‌ का व्यापकत्व तथा /२) देवांश होने से द्रव्य की पवित्रता । पूजा में फूलों का 
भी विशेष स्थान है, इनसे देवता का श्वज्भार किया जाता है। मन्दिरों को अलंकृत किया जाता है । 
उन्हें भगवान्‌ के भी चरणों में समपंण करते हैं। आनन्दोत्सवो में भी पुष्पों का प्रयोग किया जाता 
है। किसी हर्ष विशेष पर देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं । इसके अ्रतिरिक्त कुछुमों का प्रायः सब देवों 
से सम्बन्ध है | चुत॒ुमुंजी विष्णु प्मपाणि हैं, | ब्रह्मा कमल किशोर हैं, लक्ष्मी का कमल निवास है, 
कामदेव का पुष्प धन्वा प्रसिद्ध ही है। शिव, दुर्गा इन्द्रादि देवों को भी पुष्प प्रिय हैं। बिप्शु पर 
आकधवतूरा के गंधहीन पुष्प, शिव पर कुंद, देवी पर मदार पुष्प और सूर्य पर तगर पुष्प न चढ़ाने 
का आदेश है। 


श्ीचंद--शमी बृक्त पवित्र माना गया है। इसके अन्दर अमि वास करती है। यज्ञ के लिए. 
इसकी समिथा काम में आती है। अज्ञात बाद में राजा विराट के यहाँ नौकरी करने से पहले अर्जुन 
ने अपने अस्न-शखस्त्र शमी को ही सोंपे थे |* 


४- समीक्षण 


हिन्दुओं में अतिथि सत्कार एक विशेष स्थान रखता है। अतएव जब किसी देवता का आवा- 
हन किया जाता है तो अतिथि के सहश ही सम्पूर्ण आतिथ्य सामग्री उसके अर्च॑न में प्रयुक्त की 
जाती है। निमंत्रित देव को सर्वप्रथम आसन देकर पाद प्रक्ञालन, आचमन तथा स्नान के लिए जल 
दिया जाता है। इससे मार्ग का श्रम दूर हो जाता है तथा शारीरिक शुद्धिहो जाती है। इसके 
पश्चात्‌ वस्राभूषण से अलंकृत कर मंगल सूत्रादि घारण कराया जाता है तथा इच्रादि सुगंधित 
वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अ्रन॑तर पुष्पों की सुंदर माला धारण की जाती है। 
दूषित वायु को पवित्र करने के लिए अगर अथवा धूप बत्ती जलाई जाती है। नौबत, घंटा, शंखादि 
वाद्य बजाकर दीपक से आरती उतारते हैँ | नीराजना के पश्चात्‌ फल, मेवे तथा मिष्ठान्न का भोग 
लगाया जाता हे, असाद के पश्चात्‌ ताम्बूल देकर प्रदक्तिणा करते हुए, बंदना के साथ अतिथि विदा 


श्‌ मंत्र-- 
घृतेन दीप॑ कतंव्य पपनाशन हेतवे । यतो दीपस्य साह्दात्म्यं विज्ञेयं सुक्तिदायक्म स्कंद पुराण ।। 
अभास अ० ३२ फ० ३०४२ | 
* शासी शमयते पापं शसी शत्रु विनाशिनी । 
अजेनसथ धलजुधोंरी रामस्य प्रियवादिनी ॥ 


अभिधान अनुशीलन 


ही 
किया जाता है। स्वागत शिष्डाचार की सब सामग्री चंदन, कपूर, रोरी, दूब, शमी, तिल, श्रक्षत, 
फूल, धुपारी, नारियल, कलश, पंखा, चमर यहाँ संचित हैं।'* 

पाये जाते हैं। 


श्रतिथि-अभिनंदन के आदि से अंत तक प्रायः समस्त साधन इन नामों में 
इस संग्रह में पुष्प, नैवेद्य तथा दीपक के अंतर्गत नामों की संख्याश्रधिक है। 





* खबग् कपू र सम्रांकुलानि तास्बूत् पर्णानि फलानि दुत्वा । 
पुष्पाणि वस्त्राणि सुखेब याति।साक॑ शरशांक दिविदेवबुन्दे : ||$८॥ 
स्कंद पु० प्रभास अ०> 3२९ पूृ० १००६८ 


बारहवाँ प्रकरण 
ज्यातिष 


राशि-नक्षत्रादि 
१--गणना 
क--क्रमिक गणना 
(१) नामों की संख्या--६९ 
(२) मूल शब्दों की संख्या--३६ 
(३) गौण शब्दों की संख्या--१६ 
ख-- रचनात्मक गशना 


एक पदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम योग 
१७ ३६ धू ६१ 
२--विश्लेषण 


क--मूल राब्द---अ्रश्विनी, श्रार्द्ों, कुंभ, ज्षितिज, चित्तर, तुला, ठल्ला, धनुआ, घनुक, 
3क्स, उक्खन, पुक्खू, युख, पुष्य, पोल, मघराज, मिथुन, मीना, मुरहू, मुलई, मुलहू, मुलुआ, मुल्ला, 
उल्‍्ल, मूल, मूला, मूली, मूल , मूले, मेल, मौला, राहु, रेवती, रोहिणी, श्रवण, सिंह, हत्ती, हत्थी, हस्ती । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

आद्रो--सताइस नक्ञत्रों में छुठा नक्षत्र जिसमें सूर्य के आने से वर्षा का आरम्भ होता हैं । 

कुंभ--ग्यारहवीं राशि । 

तुला--घातवीं राशि का नाम जिसकी आकृति तराजू के सहश होती है । 

उक्ल, पुक्खन, पुक्खू , पुख - यह पुष्य के विकृत रूप हैं। यह आठवाँ नक्षत्र है जिसकी 
आकृति बाण के सहदश होती है | 

मिथुन--(१) तीसरी राशि (२) दो बच्चों के एक साथ उत्पन्न होने की ओर भी संकेत है। 

सीना --(मीन) बारहवीं राशि । 

मुरहू--म्र साहू , मुलई, उलहू , मुलुआ्रा, मुल्ला, मुल्लू , मूल, मूला, मूल्तू मूले, मौला- यह 
सब मूल के विक्ृत रूप हैं जो उन्नीसवें नक्षत्र का नाम है। इसमें वालक का जन्म अशुभ समझा जाता 
है और माता-पिता की मृत्यु की आशंका तक रहती है| इसी कारण प्रायः उसे त्याग भी दिया जाथा 
है । मूल शांति भी की जाती है | 

मेख (मेष)--प्रथम राशि का नाम, सूर्य वैशाख में इस राशि पर आता है | 

राहु-+नव अहों में से एक क्र ग्रह | 

रेबती--३२ तारों का सताईसवॉ नक्षत्र | 

रोहिणी--चतुर्थ नक्षत्र । 

अवश--२ रवाँ नक्षत्र । 

हृत्ती, हत्थी, हर्ती--हस्ति नक्षत्र जिसमें पाँच तारे होते हें । 


) अधिकांश नास अन्य पवृत्तियों में संग्रहीत हैं जहाँ इनकी विशेष व्याख्या की गई है । 
३8७ 


के कसी अभिन्न अच्छधराएिय 


ग--गौण प्रवृत्ति योतक शब्द-- 


(१) वगौत्मक--राय, सिंह । 

(३) भक्तिपरक--कृष्ण, चंद, चढद्र, दत्त, नाथ, नारायण, प्रकाश, प्रसाद, बली, बहादुर, 
भूषण, मल, राज, राम, लाल, शड्भूर, शरण । 

३--विशेष नामों की व्याख्या" -- 

मूज्ञ नारायण--अश्विनी आदि नक्षत्रों में से उन्नीसवाँ नक्षत्र मूल कहलाता है। इसमें 
उ पन्‍न बालक माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धियों के लिए. अशुभ तथा कष्टदायक समझा जाता है। 
इस भय से माता-पिता बहुधा ऐसे बालकों को परित्याग कर देते हैं | ठुलसीदास इसके उदाहरण 
हैं, टिप्पणी की तालिका से इसका फल स्पष्ट हो जाता है। 


४--सम्री क्षण 


इस ज्योतिष सम्बन्धी लघु संग्रह में २ ग्रह, ८ राशि तथा ११ नक्षत्र सम्मिलित हैं, ग्रधिकतर 
शुभ ग्रह देव श्रेणि में स्थान पा चुके हैं । राहु ऋर ग्रह है। मंगल के नाम आशीर्वाद प्रवृत्ति में लिखे 
गये हैं | यद्यपि १२ राशियाँ नाम रखने में सबसे अधिक साधक तथा सहायक होती हैं क्योंकि बच्चे 
का इष्ट नाम उनके ही अनुसार रखा जाता है परन्तु उनके नाम पर रखे हुए. नाम बहुत ही कम 
इृष्टिगोचर होते हैं | सर्वे साधारण २७ नक्नत्रों के क्‍्लिप्ट तथा अ रोचक नामों से विशेष परिचित नहीं 
हैं। पौराणिक आख्यानों में इन नक्षत्रों को दक्ष प्रजापति की कन्या एवं चंद्रमा की पत्नियाँ माना 
गया है। शुद्ध तथा बिक्ृत दोनों रूपों में मूल का प्रयोग हुआ है। तान्निक उपचारों में प्रयुक्त होने के 
कारण पुष्य (विक्ृत रूप पुर्य या पुख) पर भी कुछ नाम पाये जाते हैं। कृषिप्रधान देश होने से 
बरसने वाले आरा तथा हस्ति नक्षत्र भी कृषकों को स्मरण रहते हैं। रोहिणी तथा रेबती बलराम की 
माता तथा पत्नी के नाम भी हैं अतएव उनके नाम देव देवियों में उल्लिखित हैं । ज्योतिष का विषय 
कैबल पंडितों के लिए ही गम्य है अ्रतः नामो की संख्या बहुत ही अल्प हैं। मूल एवं गौण प्रवृत्तियों 
में भी कोई विशेषता नहीं है । ये नाम सीघे-सादे साधारण श्रेणी के मनुष्यों के प्रतीत होते हैं। 


) झन्य ज्ञातव्य बातों के लिए समीक्षण देखिए । 





मूल वृत्त फल 


आफ व काका के हा आए 
श्‌ 
वि लि। इल | पत्र | शाखा | त्वचा | स्तम्भ | मूल 
अटल 
दि ट्ः 


कक ४ ऐप ता १४ ९ ११ 


अर अकेस्वॉडक 














अरसनपमााग0७७७५ १९5३० पान पाता आए एम धरा शा५३५४७:) ३१०१ कट 






अल्पायु | राजा [राज मंत्री | कुलक्षय माता कष्ट भ्रा० ना० धनहानि |मू० नाश 









क्‍्योतिष सर्व संग्रह जातक प्रकरण पृष्ठ १७ 


सिद्ध योग २३५ 
सिद्ध योग 


१--गरणना 

क--क्रमिक गणना 

(१) इस प्रवृत्ति के अंतर्गत नामों की संख्या २०७१ (२) मूल शब्दों की संख्या १०० (३) गौण 
शब्दों की संख्या ४३ 

ख--रचनात्मक गणना 
प्रवृत्ति. एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिदी नाम चतुष्यदी नाम योग 








धर्म १ १ ३ भर 
ग्र्थ १० ३५ & १ हर 
काम १४ छ्र्‌ ३६ है 4 १२७ 
लोकेषणा प्‌ ६० श्६्‌ र्‌ व्र६ 
चार पदार्थ १ १ 
३० १६६ द््४ड हर २७१ 
२--विश्लेषण 
क्‌--मूल शब्द :-- 


च--धर्मे--धर्मात्मा, धर्मी, धर्म , धर्मेष्टि । 

छ--अथ--दौलत, दौली, दौलू , द्रव्य, घन, धघनई, घनक, धनकू, धनिया, घनी, नवनिषि, 
निद्धा, निद्धी, निद्धू , निधि, निधी, पूँजी, मिलली, विभव, विभूति, सम्पत्ति | 

ज--काम--आ्रराम, आरामी, इकबाल, इकबाली, ऐश्वर्य, खुशवख्त, खुशहाल. खुशहाली, 
खुशाल, खुशाली, नसीबधारी, नसीबसिंह, भाग, भागवंत, भागी, भागू, भोगी, विकास, विलास, 
सुक्‍्खन, सुक्‍्खा, सुक्खी, सुक्खू, सुख, सुखई, सुखन, सुना, सुखरंगल, सुखमय, सुलवंत, 
छुलसम्पति, सुखारी, सुखी, सुखुआ, सुखू , सखेंद्र, समाग, सूखा, सेहत, सोभाग । 

मा -लोकेषणा--अजमत, आजा, इतम, उद्त, कीरत, कीरति, कृतराज, कृतराम, ख्यात, 
जगरोशन, जयवंत, जस, जसई, तारीफ, नामवर, परमकीर्ति, प्रसिद्ध, महिमा, यश, यशोघर, यशो, 
बिमलानन्द, रोशन, वरनाम, शोहरत, श्लोक, सन्ना, सन्ू , सरनाम हुकीति, सुनाम, हसमत, हुकुम | 

आ--चार पदार्थ--पदारथ (पदार्थ) । 

ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ-- 

१--शब्दों के विक्ृत रूप :--धर्म-घर्मी, धरम । 

दोलत--दौली, दौलू | धन--धनई, घनक, धनकू , धनिया, धनी | 

निधि--निद्धा, निद्धी, निदू , निधी | खुशहाल, खुशाल, खुशाली | 

भाग--मभागी, भागू। सुख-सुक्लन, सुक्वा, सक्‍्खी, सुक्खू , सुखईं, सुखन, सुखना, संखारी, 
सुखुआ, सूखू , सूखा | सरनाम--सन्ना, सन्नू | 

२--विजातींय प्रसाव-- 


श्ब्द्‌ भाषा शब्द्‌ भाषा 
आराम, खुशबख्त, फास्सी 
खुशहाल, रोशन, हसमत (हशमत) अरबी 


मामवर, सरनाम, हैः हुकुम (हुक्म) डे 


२३६ ग्रभिधान अनुशीलन 


दौलत, मिलखी, अरबी 
इकबाल, नसीब अर 
अजमत, हसमत, हे 


तारीफ, शोहरत, सेहत 4; 

ग--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

धर्म--घर्मेष्ठी 

नवनिधि"--वह कुबेर की ६६ निधि हैं । 

मिल्लखी--अमीर । 

काम--इकबाल--भाग्य--प्रताप | खुशवख्त--भाग्यशाली । 
खुशहाल- सखी । नसीबधारी--भाग्यवान्‌ । भोगी--खुली । 
विकाश--चृद्धि, उन्नति । विलास--भोग । 
सुभाग--श्रच्छा भाग्य । 


सेहत--स्वास्थ्य, ,सू ख | के डे 
लोकेषणा--अजमत-- प्रताप । इसम--नाम | उद्ति--प्रसिद्द । 
ख्यात--प्रसिद्ध । 


जगरोशन--जगविख्यात । नामवर--प्रसिद्ध । 
परमकीति--अ्रत्यन्त«प्रसिद्ध । 
यशोविमलानन्द--विमल यश;में आनन्द लेनेवाला | रोशन- प्रसिद्द । 
वरनाम--प्रसिद्ध । शोहरत--प्रसिद्धि । 
श्लोक--यश । 
सरनाम--विख्यात । हसमत--ऐश्वर्य | हुकुम--आशा, आदेश, उपदेश | 
पदार्थ (पदार्थ)--चार पदार्थ हैं -धर्म, अर्थ काम, मोक्ष । 
घ--गौण शब्द । 

(१) वर्गौत्मक--राय, सिंह । कि 

(२) सम्माना्थेंक--(अ) आदरसूचक--जी । 

(३) भक्तिपरक--अ्रान द, करण, किशोर, कुमार, कृष्ण, गोपाल, चद, चंद्र, चरण, 
जीत, दयाल, दशेन, दास, दीन, देव, ध्यान, नंदन, नाथ, नारायण, निधान, पाल, प्रकाश, प्रसाद, 
फल, बक्स, बहादुर, भान, भावन, भूषण, मंगल, मणि, मन, मल, राज, राजध्वज, राम, रूप, 
ललित, लाल, वल्‍्लम विमल, विलास, विहारी, वीर, शंकर, शरण, शुभ, सहाय, छुख, ध्वरूप 

३--विशेष नामों की व्याख्या 

यशोविमल्ाानंद--देहरीदीपक न्याय से विमल शब्द दोनो ओर सार्थक है। पवित्र यश ही 
जिसका बिशुद्ध आन द है। 


४--समीक्षण 
प्रत्येक प्राणी सुख, सुयश, सम्पति, संतति, सौभाग्य स्वास्थ्य आदि का अमिलाषी है तथा 
अंत में स्वर्ग का आनंद अनुमव करना चाहता है। दो शब्दो में इन्हें अभ्युदुय॒ तथा निःश्रेयल अथवा 
प्रेय तथा श्रेय कह सकते हैं। अ्रभ्युद्य में सब पूर्वोक्त गुण सम्मिलित हैं और निश्रेयस बुक्ति के 
आन द को कहते हैं। इनका एक अन्य वर्गोकरण भी चार पदार्थ या चतुष्फल नाम से किया गया 


3 महापद्मरच, पद्मरच, शंखो मकरकच्छपी । 
सुकुंद कुन्द॒नीलाश्च खबंश्च निध्यो नव || 


सिद्ध योग २३७ 


है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यही जीवन के चार फल हैं जिनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य प्रयतष- 
शील रहता है। धर्म ठदाचार मूलकसात्विक मनोबृत्तियों का आधार है। धर्म की सहायता से अर्जित 
अर्थ सांसारिक कामनाओं की सिद्धि का साधक वन जाता है। एवं धर्मार्थ काम के सोपान द्वारा 
साधक को मोक्ष का परम पद प्राप्त हो जाता है--मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 
सांसारिक सुखसमृद्धि का नाम ही अभ्युदय बतलाया गया है। किसी-किसी ने इनके एपणा के अनुसार 
वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा नामक तीन विभाजन किये हैं। लोकैषणा में दो भावनाएं सन्निहित 
हैं। इस लोक में यश एवं परलोक में परमानंद । 

इस सिद्ध योग प्रवृत्ति में नामों को धर्म अर्थ, काम, (भोग विलासादि सुख) तथा लोकैषणा के 
अंतर्गत (अ) इह लोकैषणा--यश (आ) परलोकैषशा--मुक्ति इन चार भागों में विभक्‍त किया है । 
जन्म पत्रिका बनाते समय इस बात का विचार रखा जाता है कि बालक की कु डली में शशि के 
अनुसार किन शुभ नक्षत्रों का योग हुआ है तथा उनका क्‍या फल होगा । किसी के भाग्य में एक, 
किसी के दो, किसी के तीन एवं किसी-किसी भाग्यशाली का ऐसा फल योग होता है कि “चार 
पदारथ करतल ताके” हो जाते हैं । 

इस प्रवृत्ति में विक्ृत रूपो का पर्याप्त समावेश है। इससे यह जान पड़ता हैं कि शिक्षित तथा 
अशिक्षित दोनो हो प्रकार के मनुष्यों में यह एपणा पाई ,जातीं है। इनमें से अनेक नाम 
आशीर्वाद के समह में भी जा सकते हैं। क्योंकि फल योग मे होने पर भी इन चार पदार्थों के लिए 
वयोबृद्ध अपनी शुभेच्छा प्रकट किया ही करते हैं। पुरुषार्थ-चतुष्टय का अधिकारी केवल एक हि 
मुमुक्नु प्रतीत होता है । 

काम के अंतर्गत अधिक नाम संचित है | काम में भी छुखूलक नामो का बाहुल्य यह 
सिद्ध करता है कि प्राणी मात्र उसका आकाहछी है | सुख एक ऐसा व्यापक गुण है जिसमें सर्व सिद्धियाँ 
पुंजीभूत समझी जाती हैं। आनन्द का अनुभव अथवा स्थिति ही सुख है। लोकैषणा भी वस्ठुतः काम 
का ही एक अंग है | अनेक कामनाओं में यह भी एक महत्त्वाकांच्ा है। अतएव इस शीर्षक में भी 
पर्याप्त नाम हैं। आथिक तथा अन्य दृष्टियों से अर्थ भी अत्यंत वांछुनीय तथा आवश्यक होता है । 
इससे एक अन्य विलक्षण निष्कषे यह भी निकलता है कि मानव जीवन भौतिकता की ओर झुका 
हुआ है । इसमें विजातीय प्रभाव बहु मात्रा में परिलक्षित होता है | सम्मव है इसमें अधिकतर नाम 
उदूं फारसी पठित कायध्थादि किसी वर्ग विशेष से सम्बन्ध रखते हो । नामों की संख्या से इनका क्रम 
है (१) काम (२) लोकैषणा (३) अर्थ (४) धर्म (२) पदार्थ । 


(३/ 
तेरहवाँ प्रकरण 
सम्पदाय 
१--गणनाः -- 
इस प्रवृत्ति के अ्रंतगंत आये हुए, नामों की संख्या २४५ है :-.. 
(१) मूल शब्द ८४ (२) गौण शब्द ४२ 
ख--रचनात्मक गणना-- 


एकपदी नाम, द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, चत॒ष्पदी नाम, योग 
१६ १६१ प€ ६्‌ र्ड्प 
२--विश्लेषण 

क--मूल अवृत्ति द्योतक शब्द :--अ्रदंडी, अनहद शब्द, अम्रत, अलखधारी, अहं, अवधू, 
अवधूत, आर्य, उदासी, श्रोंकार, केवल, कौलधारी, कौली, गिरि, गुरु, गुरुकुल, गुरुमुलल, गुसाई, 
चरण, छुप्पन, जैन, जैनू , तपसी, तपस्वी, तपोंनिधि, तपोराज, तिलक, थावर, दयाल, दयालु, दिगंबर, 
देव, देवलघारी, नाथ, नाथू, नाम, नेति, परमहंस, पुष्षि, प्यारे, प्रपन्न, ब्रह्मतुनि, भक्त, भिन्तु, महं, 
महाप्रणाद, महात्मा, मुनि, मुनई, मूरत, मूर्ति, रहनू , रामसनेही, रेख, वैष्णव, विष्णुघारी, शब्द, 
शब्दल, शरण, संघी, संत, संता, संतान, संतू , सकल, पतगुरु, सघवा, साधव, साधू, साधो, सिद्ध, 
ध॒रति, सेचन, सोहम्‌, स्वामी, हंस, हजूर, हजूरी, हाकिम, हुइुम, हुक्‍्मी, होतम, होती, होतृ । 

ख--मूल शब्दों को निरुक्ति-- 

अदंडी--एक प्रकार के संन्‍्यासी जो दंड नहीं धारण करते । 


अनहंद शब्द--योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके श॒त्य अथवा आकाश (अद्वरंत् 
के समीप के वातावरण) में एक प्रकार का संगीत होता है जिससे वह मस्त होकर ईश्वर की ओर 
ध्यान लगाये रहता है। इस शब्द का शुद्ध रूप अनाहत है | यह ब्रह्मरश्र में निरंतर होता रहता है । 

अख्त--अ्रम्ृत छुकना अर्थात्‌ पाहुल--यह सिक्‍ख धर्म की अत्यंत आवश्यक प्रथा है। 
गुरुद्वारा या किसी अन्य शुद्ध निम्नत स्थान में साधु संगति के सम्मुख ग्ंथ साहब का प्रकाश किया 
जाता है। तत्पश्चात्‌ पंच प्यारे या सिंह अ्रम्तत छकने वाले के साथ केशों सहित नहाकर शुद्ध वच्न 
पहन पांचों ककारों को धारण किये हुए; आाते हैं| प्रार्थी को सिकख धर्म के मुख्य सिद्धांत बताकर 
अरदास को जाती है । एक लोहे के कयेरे में खांडे (तलवार) की नोंक से बतासे पानी में घोलते हैं। 
उस सम जपजी, जापजी, दस सवैया, चौपाई, आनन्द साहब का पाठ करते जाते हैं। एक-एक 
चारा एक एक वाणी का पाठ करता है। इस प्रकार अमृत तैयार हो जाता है। तब श्रम्ृत छुकने 
वाला चारों नियमों को पालन करने और पंच ककारों को धारण करके धर्म पर चलने का रहत अर्थात्‌ 
प्रतिज्ञा करता है| उस समय वाह गुरु का जालसा, वाह गुरु की फतह बोलकर पांच वार उसे वह 
अम्रत पिलाया जाता है और फिर केशों और आँखों में पाँच बार छिड़का जाता है। हर बार वही 
शब्द दोहराये जाते हैं, तत्पश्चात्‌ उसको सिक्‍ख धर्म का उपदेश दिया जाता है। आज से वह अ्रमर 
हो गया और पंथ का सदस्य होकर तिंह कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद गुरु पंथ 
मम 


६. 


* कबीर का रहस्यवाद, पु० १७४७ | 


संम्प्रदाय श्श्ह 


साहब की हजूरी में अरदास करके कड़ा प्रसाद साधु सड्गत में बाँध जाता है और तब प्रथा समास 
हो जाती है | 

अलखधारी--अलखिया सम्प्रदाय का अनुयायी | देखिए अ्रलख ईश्वर प्रवृत्ति में । 

अहेन्‌--यह शब्द पूजनीय के अर्थ में आता है। अहंत जैनियों के देवता हैं। 

जिन्होंने केवल ज्ञान प्रात कर लिया हो परंतु अभी शरीर छोड़कर मुक्त न हुए हो उनको 
अहन्‌ कहते हैं ।* 

अवधू< अवधूत--वे संन्यासी जो संसार से विरक्त हो गये हों ।* 

आये--श्रार्याः श्रेष्ठगुणकर्मस्व भावयुक्ता मनुष्या: अर्थात्‌ जो श्रेष्ठ गुण, कर्म स्वभाव 
वाले मनुष्य हैं वे ही आर्य संज्ञा के संज्ञी हैं (स्वामी दयानंद)। मान्य', उदारचरितः, शान्त 
चित्त, न्यायपथावलम्बी, प्रकृताचारशील, सतत्‌ कर्चव्यकर्मानुष्ठातायदुक्कम्‌ कर्त्तव्यमाचरन्‌ 
कार्यम्‌ अकत्त व्यमनाचरन्‌ तिष्ठति प्रकृताचारे सु आर्य इति स्थतः। धार्मिकः धर्मशीलः | 
यथाह मनुः, आर्यरूपमिवानार्यकर्ममिः स्वैजिंवयेत | १०४५७ शब्द कल्पद्र म | 

माहाकुल कुलीनाय॑ सम्य सज्जन साधवः (अ्रमर कोश) । जो आकति प्रकृति, सभ्यता, शिष्ट्ता, 
धर्म कर्म, ज्ञान, विज्ञान, आचार विचार तथा शील स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो उसे आर्य कहते हैं। 

उदासी -गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद के शिष्य उदासी कहलाते हैं। यह साघ्ठ होते हैं 
किन्तु सिक्‍ख धर्म के अश्रन्य सब सिद्धांतों को मानते हैं । 

ऑकार--देखिए ओमू ईश्वर प्रवृत्ति में । 

केवल का अर्थ शुद्ध अथवा भ्रांतिशत्य ज्ञान है। इंद्रियों की सहायता के बिना केवल 
आत्मा से तीनों काल तथा तीनों लोक के पदार्थों का प्रत्यक्ष होनेवाला ज्ञान केवल ज्ञान कहा 
जाता है। 

कौलघारी--शक्ति के उपासक वाममार्मी सम्प्रदाय के अनुयायी । 

गिरि---शंकराचार्य के दश नामी साधुओ का एक वर्ग । 

गुरु--हिन्दुओं में गुरु को अत्यंत उच्च माना गया हैं।? स'त सम्प्रदाय ने भी शुरु की 
बड़ी महिमा गाई हैं। न केवल मनुष्यों में अपित देव, दैत्यों में भी उनका बड़ा मान होता हैं। 
अशिक्षितों के भी कनफुकघे गुरु होते हैं जो उनको कान में गुरुमंत्र की दीक्षा देते हैं। अनेक मतों 
के प्रवत्तंक तथा उनके विशेष शिष्य गुरु कहलाते हैं। अगाधघ पांडित्य, उदात्त चरित्र एवं गौरवशाली 
गुणों के कारण हिन्दुओं में गुरुपूजा आरम्भ हुईं । 

गुरुकुल--प्राचीन काल में विश्वविद्यायल गुरुकुल कहलाते थे जहाँ पर सहसों विद्यार्थी 


* सर्वज्ञोजितराग्रादिदोषस्त्रेलोक्य.. पूजितः ! 
यथास्थितार्थवादी च देवोहंन. परमेश्वरः ।। 
२ यो विल्॑ध्याभ्रमान्वर्यानाहमन्येव स्थितःपुमान्‌ | 
अझतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥ 
अथवा--अक्तरत्वात्‌ व्रेण्यत्वांव्‌ घूत संसार बंधनात । 
तत्त्वमस्याधंसिद्धस्वादवधूतो 5भिधीयते ॥| 
3 शर हैं बढ़े गोविंद से मन में देखु विचार। 
हरि सुमिरे सो बार है गुरु समिरें सो पार| . (कबीर) 


एक कुलपति के संरक्षण में* विद्याध्ययन करते थे ।ईैसम्प्रति स्वामी दयानंद ने गुरुकुल खोलकर 
प्राचीन प्रथा को प्रचलित किया है । 
गुरुसुख-यह दीक्षित के अर्थ में आता है जिसने गुरु से नियम पूर्वक मंत्र की शिक्षा 
दीक्षा ली हो । 
गुसाई--पू्वकाल के यति जो अपनी इंद्वियों को वश में कर लेते थे गोस्वामी कहलाते थे । 
वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य को भी गोस्वामी कहते हैं । - 
चरण--गया, लंका आदि तीर्थस्थानों में देवचरण चिह्न मिलते हैं जिनकी भक्तगण बड़ी 
अदा से पूजा करते हैं। गया में चरण चहो को हिन्दू होरपद ओर बौद्ध बुद्ध पद मानते है। लंका में 
हिन्दू उन चरणचिह्नो को रामपद, बौद्ध लोग बुद्ध पद और मुसलमान-ईसाई आदम के पैर का 
चिह्न कहते हैं | 
जैन--श्याद्वाद (जैन दर्शन) और श्रहिंसा,इस घर्म की दो मुख्य बातें हैं।' जैन धर्म की 
नींव पाश्व नाथ तीर्थ कर ने आठवीं शताब्दो में डालो थो, किन्तु भक्षावीर वर्धमान ने उसको हढ़ तथा 
छुसंगठित क्लिया। महावोर अ्तिम तोर्थ कर थे जो अतिम दिनों में जिनपद को प्राप्त हुए । इस धर्म 
का जैन धर्म कहते हैं| अद्दिता, सूतत, अध्तेय, ब्रश्नचर्य, अरिप्रह यह जैनियों के पंच महात्रत हैं| 
इनके दो भेद दिगंबर तथा श्वेतांबर प्रसिद्ध हैं। 
अपन--यह छाप का विक्ृत रूप हैं, जो मुद्रा के अर्थ में आता है। मुद्राएँ वे चित्र हैं 
जिनको वैष्णत्र अपने शरीर पर अंकित करते हैं ( ५६ सम्बत्‌ ) । 
तपसी, तपस्वी--शरीर को कष्ट देकर मन को एकामग्र करनेब्ाला व्य ।क्त 
तिल्क--नाना प्रकार के साम्प्रदायिक चिह्न जो मध््कक पर चंदन से बनाये जाते हैं। 
थावर--स्थावर का विक्षत रूप है। साधु दो प्रकार होते हैं एक जंगम दूसरे स्थावर। एक 
ही व्थान पर रहने के कारण इनका यह नाम पड़ा | 
द्याल--राधा स्वामी मत के'प्रव्तक शिव दयाल को दयाल भी कहते हैं । 
देव--यह शब्द दिव्‌ धातु 'से बना है जिसका अर्थ प्रकाशित होना है। आरम्भ में 
यह ईश्वर तथा प्राकृतिक वस्तुओं के लिए. प्रयुक्त होता था। शनैः शनैः यह स्वर्ग क योनि-विशेष 
के शर्थ में प्रयुक्त होने लगा। त्रिदेव, पंचदेव, तथा आजकल यह संख्या ३३ करोड़ से भो 
ऊपर पहुँच गई है । 
देवलधारी--धुजारी । 
नाथ, नाथू--गुरु गोरबनाथ ने अपना एक नया मत चलाया जिसको नाथ पंथ कहते हैं । 
यह बौद्धों की वज़यान शाखा पर अवलंबित है | इसमें हठ योग का अधिक महत्व है। इस मत का 
प्रचार राजपुताना और पंजाब में अधिक हुआ । इस सम्प्रदाय में इश्वरोपासना के बाह्य विधानों की 
ओर उपेक्षा दिखलाकर ईश्वर को हृदय में प्राप्त करने का उपदेश दिया है । 
नाम --कुछ सनन्‍्तों ने भगवान्‌ के नाम की महिमा भगवान से भी बढ़कर बतलाई है ।* 
नेति--(न + हति) इतना ही नहीं है--ईश्वर के गुणों का वर्णन करते-करते जब पार नहीं 
पाते तो अंत में नेति-नेति कहकर समाप्त कर देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है कि “नेहना- 
नास्तिकिश्वनः ।?? 


१७७७७४ंंग बा भा आ ा 





) स्थाद्रादों वतंते यस्मिन्‌ पत्तपातों न विद्योते । 
नास्वन्यपीडन किल्नित जैन धर्म: स उच्यते ॥ 
* बहा राम ते नाम बढ़ बरदायक बरदानि । 


सम्प्रदाय २४६१ 


परसहंस--जशञान की परमावस्था को पहुँचा हुआ साधु जिसको यह पूर्ण ज्ञान हो जाता है 
कि मैं ही ब््न हूँ । 

पुष्टि--वल्लमाचार्य के मत के अनुसार वैष्णवो का भक्तिमार्ग पुष्यिमार्ग कहलाता है। 
चार प्रकार की पुष्टि है--प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पृष्टि पुष्टि, और शुद्ध पुष्टि । 

प्रपन्न-- शरणागत) एक प्रकार की नवधा भक्ति | 

प्यारे--गुरु गोबिन्दर्सिह के पॉच प्यारे भक्त जो गुरु के आदेशानुसार सबसे पहले अपने प्राण 
देने को डद्यत हो गये थे । (१) लाहौर का दयाराम खन्नी (२) घरमा जाट (३) साहिब नाई (४) मोह- 
कम धोबी (२) हिम्मत सकका । 

अहयमुनि--ब्रह्म (ईश्वर) का मनन करने वाले जो दुःख में नहीं घवढाते, स्‌ख में जिनको 
स्हा नहीं रहती तथा जिनको अनुराग, भय अथवा क्रोध का लेशमात्र नहीं रहता।* 

सक्त--(भक्त) भक्त चार प्रकार के होते हँ--श्रार्त, जिज्ञास, , अर्थार्थो, म॒मुच्नु । 

भिक्तु--बौद्ध संन्यासी । 

मह त--किसी मठ का अ्धिष्ठाता | 

महा असाद--( १) नैवेद्य (२) पुरो में जगन्नाथ जी का भात (३) सिक्‍्खों का कड़ाह 
प्रसाद (हलुआ। । 

महात्मा *--बहुत बड़ा साधु संन्यासी या विरक्त । 

मुनि--देखिए ब्रह्म मुनि । जैनियो में धर्मोत्मा श्रावक से अ्विक उन्नत दशा को प्राप्त सव॑ स्व 
त्यागी जैन मुनि माना जाता है। 

मूर्ति--किसी देवी-देवता के रूप या आकृति के समान पत्थर, घाठु आदि की बनाई हुई 
प्रतिमा जिसका भक्त पूजन करते हैं | भागवत में आठ प्रकार की मूर्तियाँ बतलाई गई हैं । ० 

इन सब में पत्थर की मूर्ति सब खाघारण के लिए. अधिक उपयोगी है, विष्णु की शैली मर्ति 
शाल ग्राम और शिव की नम॑देश्वर कहलाती है। शिव की पार्थिव सूति भी अपना विशेष स्थान 
रखती है । 

रहतू--सिक्‍्ख सम्प्रदाय में अमृत छुकने बाला चारों नियमों को पालन करने और पंच 
ककारों को घारण करके धर्म पर चलने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञा का “रहव” अर्थात्‌ रहन- 
सहन के नियम कहते हैं । इसी रहत से रहतू हुआ । (व्यंग्यात्मक नामों में रहतू देखिए) पाली की 
भाँति रहतू है । अंधविश्वास में देखिए । 

राम सनेही--एक वैष्णव सम्प्रदाय जो रामचरण द्वारा १७४० के लगभग शाहपुरा 
(राजपुताना) में प्रचलित हुआ । 


१ दुःखेष्वनुद्दिपमना:सु खेचु विगत स्पृहवः | 

बीतरागभयक्रोधः स्थिरधीसुनिरुच्यते || सयवहृ॒भीता २,३६६ 
२ कुल॑ पवित्र जननी कृतार्था वसुंबरा पुण्यवती च तेन 

अपार संवित्सखसागरे<स्मिंकलीनं परे बह्मणि यस्यचेतः । 

(स्कंद्‌ घु० साहे० खं० कौ० २६/१४०) 

3 शैल्ली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती। 

मनोमयी सणिमयी पतिमसाष्टविधा स्खता | सागदत ११ | २७। १३ 

३५ 


एल मम ममल लकी शकक 


कट अआ।भाजान अचुशालन 


रेख--भाग्य के चिह्न जो ब्रह्मा मनुष्य के मध्तिष्क पर अंकित करते हैं। बक्सर के पास 
गंगा का राम रेखा घाट हैं। 

वैष्णव *--एक प्रसिद्द धार्मिक सम्प्रदाय जिसमें विष्णु-पूजा की जाती है। 

विष्णुधारी--(वैष्णब) विष्णु भक्त । 

पएडद, शब्दल--(१) गुरु की शिक्षा (२) ईख़र (३) आकाश का गुण (४) वाणी, वचन 
(५) धर्म ग्रंथ | 

शरण--भक्ति की आत्म निवेदनासक्ति । बौद्ध धर्म के तीन शरण (बुढः शरणं गच्छामि, 
धर्म शरणं गच्छामि, संघ शरण गच्छामि) | 

संघी--बौद्ध संत्र (सभा) । 

संत*--साध्ठु सन्‍्यासी, कबीर आदि निगुणी और गोस्वामी तुलसीदास आदि सगुण सन्त 
कहलाते हैं । हिन्दू धर्म में सन्‍्तों की बड़ी महिमा गाई गई है । 

सकल--(१) कलाधारी (२) केवल ज्ञान को सकल कहते हैं, देखिए ऊपर केवल । 

सतगुरु, सदगुरु--यह शब्द अच्छा गुरु तथा ईश्वर के अर्थ में आता है। गुरु के सहश 
सतगुरु की महिमा कबीरादि ने वर्णन की है | संत मत के तीन प्रतीक-- सतनाम, सतगुरु, सत्संग | 

सिद्ध--जिनको आठ सिद्धियाँ प्राप्त हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं । बौद्ध घर्म की वज््यान शाखा 
के अन्तर्गत तांत्रिक योगी सिद्ध कहलाते थे | यह बिहार से आसाम तक फैले थे | नालंदा और विक्रम 
शिला की विद्यापीठ इनके मुख्य स्थान थे | इनमें चौरासी सिद्ध प्रसिद्द हैं । 

सेंचन--देवता को जल से स्नान कराना | 

सोहम--वेदांतियों का स'स्क्ृत वाक्य “सो5हमस्मि” जिसका अश्रर्थ मैं हूँ । इनके सिद्धांत के 
अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है । 

स्वामी--राघा स्वामी पंथ में ईश्वर के लिए स्वामी अथवा राघा स्वामी प्रयुक्त होता है । 

हँस--अ्रजपा मंत्र--स्वाभाविक श्वासेच्छुवास को अजपाजप अथवा हँस मंत्र कहते हैं (हं-- 
श्वास खींचना, स--श्वास छोड़ना) । | 

हजूर, हजूरी*--सन्‍्त सम्प्रदाय वाले ईश्वर के अर में हजूर का प्रयोग करते हैं और 
अपने को हुजूर के सदा पास रहनेवाला सेवक (हजूरी) समभते हैं । 





* काम कुरंग औ क्रोध कबूतर ज्ञान के बानसों मारि गिराये । 
नेह को नोन लगाई भली विधि सत्य को सींक में आनि पुवाये ॥ 
पंचक मारि करे कोइला फिर योग की भ्रांचसों आनि तपाये । 
या विधि लाइ बनाई के खाई तो वैष्णव होत कबाब के खाये || 

* झहंवाद 'ें' 'त? नहीं, दुष्ट संग नहिं कोइ । 
दुखते दुख नहिं ऊपजे, सुख लें सुख नहिं होइ ॥३०॥ 
सम कंचन काँचे गिनत, सन्नुमित्र सम;दोह । 
तुलसी या संसार में, कहत संत जन सोइ ॥३श॥। 

| (वेराग्य संदीपनी) 

> सतगुरु सत्य पुरुष है अकेला, पिंड ब्रह्म ड ते बाहर मेला, 
दूरिते दूरि, ऊँच से ऊँचा, बाट न घाट गली नहिं कूचा । 

* छुटी मजूरी, भये हजूरी, साहब के मन माना । 

(वानी ए० १४) 


सम्प्रदाय २४३ 


हाकिम--हजूर की तरह यह भी ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्चपदाधिकारी | 

हुकुम--इसका श्रर्थ शब्द, वचन, शिक्षा, आदेश या उपदेश है हाकिम (ईश्वर) के अर्थ 
में भी आता है | 

होतम--यह शब्द होतू से बना हुआ प्रतीत होता है जिसका अर्थ यशकर्ता । 

होती < होढ--यज्ञकर्ता । 

ग-गोौण प्रवृत्ति द्योतक शब्द-- 

(१) वगोत्मक -दीक्षित, राय, सागर, सिंह, सिनहा | 

(२) सक्तिपरक--अमूल्य, आचार्य, आनन्द, इंद्र, कात, किशोर, कुमार, गोपाल, चंद, 
चरण, दत्त, दयाल, दर्शन, दास, दीन, देव, नन्‍्द, नन्‍्दन, नाथ, नारायण, पति, प्यारा, प्रकाश, 
प्रसाद, प्रिय, बकस, बहादुर, भूषण, मल, महा, मिलन, मोहन, रत्न, राज, राम, लाल, वत्सल, 
वलल्‍लम, विलास, विहारी, शरण, शिरोमणि, सज्जन, सहाय, सेवक, स्वरूप । 

दीक्षित--(१) बाह्मणों की एक उपाधि । (२) विधिवत्‌ आचार्य से दीक्षा लेनेवाला, 

(३) सोम यज्ञादि का संकल्प पूर्वक अनुष्ठान करनेवाला । 


३--विशेष नामों की व्याख्या - 

संतलाल--सन्त शब्द के दो उद्गम हो सकते हैं (१) शांत जो उन्‍त के शांत चित्त की ओर 
संकेत करता है। (२) सत्‌ का बहुवचन सन्त एक वचन के अर्थ में जो सत्‌ श्रर्थात्‌ साधुत्व लिये हो 
अथवा जिसने सत्‌ (अन्न के अस्तित्व) की अनुभूति प्राप्त कर ली हो । 

सुरतिकुमार--सुरति की व्युत्पत्ति खोत ( सम्पूर्णानन्द ) स्मृति ( बडथ्वाल ), स्वस्त-- 
(माघवप्रसाद) अथवा सु + रति से मानते हैं। यह चितवृत्ति-प्रवाह अनुभूति की चेतनता, तन्मयता, 
आदि-ध्वनि, प्रेम, मन, आत्मादि अनेक अ्रर्थों में प्रयुक्त होता है। कुछ इसे सूरत-इ इलमिया का 
रूपांतर समभते हैं । 


४--समीक्षण 


कतिपय साम्प्रदायिक परिभाषा के शब्द जिनका किसी अन्य प्रवृत्ति में समावेश नहीं हो पाया, 
यहाँ उ्ग्हीत किये गये हैं। इस समुच्चय के शब्द तीन विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं--(१) 
साधक (२) साधन और (३) साध्य ! यहाँ उन्‍त साधक है, अनहद शब्द साधन है और ओंकार साध्य 
है। अन्य प्रकार से भी इन शब्दों का विभाजन हो सकता है। (१) वैदिक तथा पौराणिक शब्द्‌ू-- 
अदंडी अ्रवधूत, आर्य, ओंकार, कोल, गिरि, गुसाई, चरण, तपस्वी, देवनाम, परमहंस, पुष्टि, भक्त, 
महंत, मुनि, मूर्ति, वैष्णव, सोहम्‌, हंस, होतू | 


(२) जैन तथा बोद्ध शब्द--अई, केवल, जैन, थावर, भिक्तु, मुनि, शरण, संघ, सकल | 
(३) संत सम्प्रदाय" के शब्द--अनह॒द, शब्द, अलखधारी, उदासी, दयालु, नाथ, नाम, 


) संतमत का आध्यात्मिक इष्टि-कोश--- 
ओऔति सी न पांती कोंऊ, श्रेम से न फूल और 
चित्त सों न चन्दन, सनेह सों न सेहरा । 
हृदय सों न आसन, सहज सों न सिंहासन, 
भाव सों न सेज और सून्‍्य सों न गेहरा । 
सील सों न न्हान अरु ध्यान सों न घूष और 
ज्ञान सों न दीपक, अज्ञान तस के हरा । 
* मन सी न माला कोऊ सोंह सो न जाप और 
आतम सो देव नहीं, देह सो व देहरा ॥  (सुंद्रदास) 


२४४ गमभिधान अनुशीलन 


पंथ, महाप्रसाद, रामसनेही, शब्द, सन्त, सतगुरु, साधु, सुरति, सोहम्‌, स्वामी, हंस, हजूर, हाकिम, 
हुकुम । 

इन शब्दों की विशद्‌ विवृत्ति यथास्थान कर दी गई है। पारिमाषिक शब्द होने के कारण 
नामों में इनका प्रयोग कम है, इसलिए विकृत रूप भी अल्प हैं। इनमे गुरुदेव, सन्‍त तथा साधु 
शब्द जन साधारण में भी प्रचलित हैं । 


ये नाम अधिकांश उन्हीं मनुष्यो के हैं जिनकी अभिरुचि साम्प्रदायिकता की और 
अत्यधिक है । 


चोदहवाँ प्रकरण 
न्‍्य विश्वास 
गणना -- 
क्रसिक गणना-- 
(१) नामों की संख्या--६४१ 
(२) मूल शब्दों की संख्या--४५७६ 
(३) गोण शब्दों की संख्या--३६ 


प्रवृत्ति एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम योग 
अशुभ नाम र्र्‌ 58. व १ ६१ 
निक्ृष्ट तथा नगण्य नाम हि प्प्६्‌ १ १५८ 
विनिमय साधन (अर) १४ ध्य ६२ 
(आ) शश्रन्न मुद्रा सर्द ६१ प्‌ ९६४ 
अन्ध रूढ़ियाँ लग करना २१ ३७ प्र 
खींचना ११ २६ १ श्ष्य 
(कान या नाक) छेदना १५ ३६ २ प्र 
तोलना ११ १४ २५ 
फेरना ७ १७ १ श्प्‌ 
बदलना ५ ७ १२ 
बेचना ४ १७ १ र्‌२्‌ 
मनोती मानना. ७ १७ २४ 
माँगना २ १६ २ २३ 
मोल लेना ६ श्द् प्प्ड 
भ्रममूलक «उपपत्तियाँ प्र २०४ १४ २७४ 
२७५ द्ड्य २७ ६५१ 
२--विश्लेषण 
क--मूल शब्द-- 


(१) अशुस नाम *--अजामिल, अनरूप, अनेक, अपरूप, इंद्रजीत, ओछे, करखू, करिया, 
कलंक, कलूटी, कसूर, कुंभकरण, कुमनी, कुशंक, कोबरन, खरदूषण, खोद्द, खोटे, गुलामी, गैरी, 


१ राज्यपाल श्री के० एम० मुंशी ने गुजरात की एक ऐसी उपजाति की ओर संकेत किया 
जिसमें केवल अशुभ या कृत्सित नाम ही रखे जाते हैं। इसका सम्बन्ध किसी घटना-विशेष से प्रतीत 
होता है जो उस जाति में घटित हुई होगी, जिससे मिथ्या श्रतीति तथा अज्ञान के कारण अब 
भी लोग अच्छा नाम रखने में सय खाते हैं । उनकी यह बल घारणा है कि शुस नाम उनके कद 
में छुजता (फत्रता) नहीं है । 


२४६ अभिधान अनुशीलन 


धरभारी, घिनई, चूहड, चूहर, चूहरा, चूहरी, जालिम, दसैया, दस्सू, दास, दुज॑न, दुर्जों, दुरबचन, 
थिक्की, नंगा, नंगू, नंगे, निखिद्दी, पनारू, मकतल, लुचई, लौधर, सिरिया | 

(२) निक्ृष्ट तथा नगण्य नाम--अलियावन, कचरू, कजोरी; कतवारू, कत्त , किरही, 
कुकरिया, कुक्कुर, कुनाई, कुरकुट, कूड़ा, कूड़े, कूढी, कूरी, कूरे, खह॒आ, खत्त खरपत्तू , खुद, खेखरू, 
गासी, गिजुआ, गुदड़ी, गुबरी, गुहरी, गूदढ़, गृूदड़िया, गोजर, गोबर, गोबरू, घश्तिया, घस्सा, घासी, 
पुन, घुनऊ, घुन्नन, घुन्नीं, चिथरू, चिरकिट, चिरकुट चिस्कू, चिलरू, चिल्लर, चीथर, चीलर, 
चीलरू, चूखर, चूहा, चोकर, छिलकू, जीमिट्टी, जुठई, जूठन, भन्ू, कमई, भम्मन, भम्मा, भाऊ, 
भागू! काड्‌, मिंगई, मिंगन, मिंगुरी, मिलगी, मींगुर, भीगुंरी, मुंडी, मेंगई, भेगन, टिड्डी, डढ़ोरे, 
डीगुर, तिनकू, तन, दले, दूना, धुरइ, धुरी, धूरे, धूल, पत्तर, पाती, पुचई, फर्तिंगन, फुनई, फूसन, 
फूसी, फूसे, फोगल, बालू , भुस्सू , भूआ, भूसी, भूस्सू, मट्श्या, मठोला, मह्न, मनकी, मल, मल्ई, 
मिट्टी, रेत, रोडा, छुखई, सगवा, सग्गल, सग्गू, सरपत, सहिजन | 

३--विनिमय साधन :-- 

अ--अजन्न--अंडी, कदन, कुद्ई, कुदी, कु ; कूंदन, केराव, कोद्ई, कोदू ) खेसरी, उच्चन, 
गुच्चा, गुजई, चन्ने, चुनकई, चुनकू, चुन्नी चैना, जुआर तंदू, तिल, तिलई, तुश्नर, तूरी, दौली, 
दौलू , धान, पसई, बीजा, बूटे, भुद्दा, ुट्टू , मका, मकू , मटरा, मरू, मटरे, मठरे, सत्तू , समई, 
समा, सम्मा, सम्मी, होरा । 

(आ)--मुद्रा--अदद , अशर्फों, कंचन, कनक, कनिक, कुन्दन, कौड़ी, गिन्नी, चंदगी, 
चबन्नी, चाँदी, चौश्रन्नी, छकौडी, छुक्कन, छक्की, छक्कू, छुदम्मी, छुदामी, तिनकौड़ी, दमड़ी, दम्मा, 
दम्मी, दाम, दावन, हुवन्नी, पंचकोड़ी, बिसई, बीसी, बोडई, बोड़ी, मुहर, मोहर, सरिया, सनई, सुनकी, 
सुनहरी, सुन्नी, खुबर्ण, सोनई, सोना, सोनिया, सोनी, सोने, सोवरण, सौनी, सौनू, स्वर्ण, हेम 
हेमन, हेमा । 

४--अंध रुढ़ियाँ 

य--अल्लग करना--श्र्पणी, अर्पित, अलगू , खदेरन, खदेरू, जुदागी, डरी, डरू, डरे, 
डरेले, डलई, डल्लन, डल्ला, डल्लू , डाल, डालिम, डाली, डालू , पटकन, पड़रू, पड़े, पवारू, 
पब्बार, परहू , परोही, फेंकू, छु्ई, लुटावन, छुट्टी, लुडक, , लोग्न, लोटना, विसर्जन, सॉप, सॉफी, लोपन | 

(२) खोंचना--ऋढ़ा, कढ़ीले, कढ़ेर, कढ़ेरा, कढ़ोर, काढ़े, खचेड़, खचेरन, खचेरा, खचेरू, 
खचोड़े, खच्चू , घसीटा, घसीटे, घिराऊ, घिरावन, घिराहू, घिरू, घिसई, धिसलाई, घिसिवावन, घिश्सू, 
घीसम, घीसा, घीसू , घेराऊ | 

(ल) कान या नाक छेदना--कंछी, कंछेद, कंछेदी, कनछिंद, कनछेद, छिह, छिंद्दा, छिह, 
छेदा, छेदी, छेहुआ, छेदू, नकछेद, नकछेदी, नत्या, नत्यू, नत्योला, नथ, नथई, नथवा, नथा, 
नथुआ; नथुन, नथुनी, नथोला, नथोलिया । 

(व) तौलना--जुक्खा, जुखई, जुखतार, जोखन, जोली, जोखू, ठुलई, ठुला, ठ॒लिया, ठ॒ल्ला, 
तुल्लू, तोला, तोले । 

(श) फेरना--अहोरबा, अ्रहोरे, फिरई, फेर, फेरऊ, फेरन, फेरू, बगढू, बसावन, बहोरन, 
बहोरी, लूट, लूटन, लौटी, लौठ, सुफेर । 


(थ) बदलना--केजू , नगद, बदल, बदलन्‌ » बदली, बदल , बदले | 


(सं) बेचना--विक्ाऊ, बिकान्‌; बिका, बिग्गा, बेचई, बेचन, बेचा, बेची, बेचू, बेचे, 
सुवेचन, सौदू । 


ह 


अन्ध विश्वास २४७ 


(ह) मनौती, मानना--निहोर, मंत्‌ , मनतोले, मनाऊ, मन्नन, मन्‍ना, मननी, मन्नू , मन्‍्ने, 
मन्‍नो, मन्होती, मानता, माना, मानो । 

(क्ष) माँगना--मंगत, मंगती, मंगतू , मंगन, मंगनी, मंगन्‌, मंगा, मंगी, मंगू, मंगे, मांगी 
मांयू, मांगे | 

त्र) मोल लेना--किनयान, किनवन, किन्‍्नू, कीना, बिसई, विसार, बिसाहन, विसाहू 
मुलई, मुलहू, मुलुआ, मोलऋ, मोलहर, मोलह, मोलू , मोल्हा, मौलिया | 

४--अममूलक उपपत्तियाँ--अलियार, आमिला, इंघारी, श्रोड़ी, ओरी, औघड़, कबूल, 
कलंदर, कुरबान, खलीफा, खाकन, खा की, खैराती. खोपी, ग॑ डा, गाजी, घुईं, घुरंऊ, घुरभू, घुरमल, घुरहू, 
घुराऊ, घुर्र, घ॒, घूये, घूरन, धूरा, धरे चारा, छज॒ुग्रा, छः्जू , छुन्‍्नू , छितना, छितरिया, छितानी, 
छित्ता, छीत, छीतर, छीतरिया, छीता, छीवू, जंत्री, जलई, जतन, जरबंधन, जहरी, जहरू, जाहर, 
जाहरिया, जाहरी, जाहिर, जगत, जोगरा, जोगिया, जोगी, जोती, जौन, भंडा, भंडू, मंडल. मंडे, 
रब्बा, भब्बू, काबू, व्हल, व्हलू. डूगरा, डोरी, तकिया, तककू, तखत, थनई, थन्न, थम्मन, थान, 
यानी, थानू, दरगाही, दिहल, धज्जू, धूनी, ध्वजा, ध्वजाधारी, नगरसेन, नागा, नागृ, निशान, 
परसादी, पाली, पीर, पीरी, पीरू, पुड़िया, फकीर, फकीरा, फकीरे, बक्‍स, वचन, बभूती, बलका, बलि 
बलिदू, बल्कन, बहराइचो, बाब, बिरागो, बैताल, बैरंगी, बैरागी, भगत, भभूती, भुइंयां, भुय्यां, 
भूड़देव,भोपा, भोपी, भवूती, मंत्री, मखदूम, भदार, मदारी, मसानी, मिढुई, मुगल, मुल्ला. मुल्लू, 
मूड़न, मेड़ई, ,ेड़वा, मेड, मेढ़ा, मेढ़ी, मेढ़, मौलवी, यंत्री, रक्खा, सककू, सगुन, सतोले, सती, सत्त , 
सधवा, सवारी, साई, सावन, सेचन, सेवन; सेवा, सैकू, स्थाने, हरदिया, हरसू। 

विकसित शब्दों के तत्समरूप तथा अर्थ :-- 

अशुभ नाम-- 


अजामिल (सं०) एक पापी | अनरूप< अ्रन + रूप - कुरूप | अनेक< श्र नेक (फा०) बरा | 
अपरूप (सं ०) भद्दा | इंद्रजीत<३इंद्रजित मेघनाद | श्रोछे<तुच्छु-च्द्र | करख< कालिख< कालिमा- 
कलंक । करिया< काला-काल | कलंक (स' ०)-दोष | कलुआ, कलूटी (दे० करिया)। कसूर-(अ०) दोष, 
कुम्मकरणु< कुंभकर्य । कुमनी / कु +मन-बुरे मनवाला ।. कोवसस्‍न--कु + वर्झ 
काला खोटू खोटे<च्ुद्र । गुलामी (अ०) दासत्व। गैरी (अ०)-पराया। घरमारी< 
गृह +भार। घिनई<घुणा। चूहड़, चूहरा, चूहरी<च्युत+हर भंगी। दसेया दस्सू<दस्यु 
अनार्थ;<दास- सेवक | दासू<दास | दुर्जा, दुर्जी<दुर्जज। घिक्की<घिकू-घिक्कार। नंगा, नंगू 
नगे<नग्न । निखिद्वी<निषिद्ध | पतारू< प्रणात्री-परनाला | मिखारी < मिक्षुक। मकतूल (अ०) मारा 
गया । लुचई<लुच्चा <लुचकना (अनु) दुष्ट | लोधर< लद्धड़ ८ लब्ध - मोण्य और सुस्त | सिरिया 
<सिड़ी< शरणीक - पागल । 


निक्ृषष्ट तथा नगण्य नाम-- 

अलियावन ८ (देशज) कूड़ा, करकट । कचरू ८ कच्चा ८ कपण । कजोरी ८ कजरा< काजल 
८ कज्जल । कतवारू, कत्तू ८ कर्तन--घूरा । किरही<कीड़ा< कीट | कुकरिया< कुकर - कुत्ता । 
कुनाई ८ कुनना ८ छुणन - बुरादा | कुरकुट ८ कोर (कवल) + कुट--रोयी का छोटा इकड़ा । कूड़ा, 
कूड़े, कूरी, कूरे ८ कू८--कतवार। खतुआ,खतू<खात (गड्डा)--घूरा, खाद: ८ क्षेत्र - खेत । खर- 
पतू « खर+ पत्र - कूड़ा करकठ। खुद्दी ८ छ्ुद्र-कण, किनकी। खेखरू ८ लीखर (अनु०) वन- 
बिलाव, लोमड़ी । खोमारी ८ खोमार (कूड़ा) / खम्मा | घूरा ८ कूट - कूड़ाकरकट । गाठी ८. गांस /_ 


६४०८५ अधभिधांन अनुशालन 


अंथन - तीर की नोक या फल, द्वेष;<गयास - गयासुद्दीन | गिज्ुुआ ४. गिजगिजाना (अनु०) - 
गिजाई । गुदड़ी ८ छुद्द-गूदडी। गुबरी गोमय -गोबर। गुहरी गोहरी ८ गो +ईल्ल या 
गोहल्ल - सूखा गोबर - उपला | गूदड़, गूदड़िया (दे० गुदड़ी) | गोजर ८. खजु--कनखजूरा, कातर | 
गोबर गोबरी, गोबर (देश शुबरी)। धसिया, घस्सा, घासी घास -तृण | घुन, घुनऊ, घुन्नन, 
घुन्नी ८ घुण । ८.घुरामल ८ घूरा (कू०)+मल-घूरे पर की बिष्ठा। चिथरू ८ चीर्ण;/ चीर - 
चिथड़ा । चिरकिट, चिरकुट, चिरकू (दे० चिथरू) चिलरू, चिल्लर ८ चिल्लड़ ८ चिल- जूँ। 
चींथर - (दे” चिथरू) चिखुरी<चिखुर ८ चिखुर- गिलहरी । चोकर ८ चूर्ण - भूसी छिलक्‌ « 
छुल्ल - छिलका । जो मिट्टी ८ जीव + झूतिका | जुठई, जूड़न<जुब्ट -जूठा । भजी, भजू ८ भभी 
(अनु ०) - कानी या फूये कौड़ी । कमई, मरम्मत, रूम्मा / कामी (देश०)--धूर्त, छुली। राऊ ८ 
फानुक - एक बृक्ष। कागू ८ गाज (अनु०) फेव। भाड़ ८ क्षरण - बुहारी। मिंगई, मिंगन, मिंगुरी < 
मींगुर < मिल्‍ली | किलगी ८ शिथिल + अंग -- ढीला - आलसी । भींगुर, भींगुरी, केगई, केगन ८ 
(दे० मिंगई) । कुंडी ८ झंडा ८.जयंत । टिड्डी ८व्ट्विम। डढ़ोरे / डढ़ना ८ दग्ध--जलना | 
डींगुर<डिंगर - दास, दुष्ट, जूँ। तिनकू<तृण - तिनका<तीन कौड़ी। त॒न्नू ८ ठनक (फा०) हु्बल । 
दत्त: दल--बुरी वस्तु: / दलन--नाश | दूना ८ दोना ८ द्रोणि | धुरई, धुरी, धूरे, धूल ८ धूलि | 
पत्तर, पाती ८ पत्र-पत्ता । पुचई / पोच<पूच (फा2)--कमजोर | फर्तिगन ८ पतंग-पतंगा । ' फुनई / 
भुनगा (अनु०) | फ्ूचो ८ फुचड़ा (अनु०) | फूसन, फूसी, फूसे ८ फूस तुष-घास फूस; फुसड़ा / फुचडा । 
फोगल ८. फोकला ८. वल्कल--फोक । बालू <बालुका । भुस्सू < सूसा / तपष। भूआ(देश०)-कास-कपास 
सेमल आदि के फूल का रेशा | भूसी, भूसू दे० भुध्सू । मय्हयां, मेला, महन ८ मृत्तिका--मिद्ठी | 
मनकी ८. मणिका--मनका । मल, मलई ८. मल--मैला, विष्ठा । मिद्दी (दे० मट्इया) | रेत<रेतसू -- 
बालू । रोड़ा ८.लोष्ठ-ईंट, पत्थर का इकड़ा । लुखई ८ लोमश- लोमड़ी । सगवा, सम्गल, सग्ग ८ 
साग ८ शाक । सरपत /शरपत्र-सरकंड़ा । सहिजन ८ शोभांजन-सुनगा । 


विनिमय साधन 

अंडी < एरंड--अंडी रेशम | कदन ८ कद्न्न-मोटा श्रन्न | कनिक ८ कशिक--आराट (गेहूँ)। 
कुदई, कुदी, कुद्दू , कृदन <कोद्रक--कोदों चावल । केराव / कलाय--मर | कोंदई, कोदू (दे 
कुदई) । खेसरी ८ कसर-खेसारी, मव्र । गुच्चन, गुच्चा ८ गु्च॑नी ८ गेहूँ (गोधूम) + चना (चणक) | 
गुजई ८ गोजर ८ गेहूँ + जौ (यब)। चन्ने चणक-चना<चरण--पद । चुनकई, चुनकू, शुनिया, 
चुन्नी <चून <चूर--आ्राग । चैना ८चयन- सांवा जाति का एक अन्न | जिनसी<जिन्स (फा०)- 
अनाज | जुआर “ ज्वार ८ यवनाल | तंदु ८ तंदुल ८ तंडुल चावल । तिलई - तिल । ठुअरी, तूरी ८ 
तूश्ऋर<तूनरी--अ्ररहर, तूर। दौली, दौलू ८ दौल / दाल<दालि-चना की दाल, दौलत--पद | 
'बघानजू , धानू ८ घान्य + जू (युक्त )--अनाज, चांवल । पसई<_प्रसातिका--पसही, तिन्नी के चावल | 
बीजा /. बीज । बूटे ८ विट्प-दहरा चना, बूट बेस्कू ८ बेकर (देश०) गेहूँ, चना, जौ, मटर आदि में से 
दो या तीन मिल्ले हुए अन्न । सुद्द, ८ ऋष्ट-मक्का का भरु्टा। मक्का, मक्कू (देश०)-मकई | मरा, 
मट्रू, मटरे ८ मधुर--मग्र | सतू / सकक्‍तु--सतुआ्आा। समाई, सप्ता, सम्मा, सम्मी ८ श्यामक--सांवा । 
होरा / होलक--होरहा । 


सुद्रा 
अदू<अछ--दमड़ी का आधा । अशर्फी<अशरफी (फा०)-मुहर--सोने /का सिक्का | इकन्नी 
<एक + आणक--एक आना । कंचन ८ कांचन | कनिक ८ कनकर--वर्ण। कुंदन <कुंद--बढ़िया 
सोना । कौड़ा, कोड़ी ८. कपद्रेक । गिन्नो ८ गिनो (अं० )--सोने का सिक्का । चंदगी ८ चांदी ८ चेंद-- 


भ्रन्ध विश्वास २८६ 


सजत | चवन्नी ८ चतुः + आशणशक--चार आने का सिक्का | चादी ८ चंद। चोअन्नी (दे० चवन्नी) | 
छुकोड़ी ८ घट + कपदिका | छुक्कन, छुक्की, छक्कू ८ प८ट--छः का समूह । छुद॒म्मी, छुदामी ८ छः +॑ 
दाम ८ घट + द्रम्म--पैंसे का चौथाई | तिनकौडी ८ त्रिकपर्दक । दमड़ी ८ ठविण, द्रम्म-प्से का आठवा 
भाग, दम्मा, दम्मी, दास, दामन ८ द्रन्म-बहुत छोय पुराना सिक्का | दुश्नन्नी ८ द्वि + श्राशक | नगद ८. 
नकद (अ०)। पचकौडी / पंचकपर्टक । विसई, बीसी ८ विशति-बीस। बोड़ई, बोड़ी «. बोड़ी ८. इत्त- 
दमडी, छुदाम । मुहर, मोहर ८ मोहर (फा०)-अशरफी | सरिया / श्रो--छोटी मुद्रा । खुनईं, सनकी, 
सुनहरी, सन्नी ८ स्वर्ण, सुवर्श--(सं०) । सोनई सोना, सोनिया, सोनी, सोने (दे सनई) | सोवरन ८. 
सुवर्ण ८ सौवरन (अं> सोने का सिक्का | सौनी, सोनू / स्वर्ण । हेमन, देमा ८ देमन-स्वर्ण । 
अंध रुढ़ियाँ 
अलग करने का भाव--श्रर्पणी, अर्पित (स०)। अलगू ८ अलग्न । खदेरन, खदेख ८ खोदना 
८.«/ खुदू--दूर करना | जुदागी ८ जुदा (फा०,-१थक्‌ करना । डरी, डरू, डरे, डरेले, डलईं, डल्लन, 
डल्ला, डल्लू , डाल, डालिम, डाली, डालू ८ डालना “८ तलन--गिराना | पटकन ८ पटकना ८. पतन 
+ करणु--गिराना । पड़रू, पड़े / पड़ना ८ पतन--गिर पड़ना | पवारू, पब्बर, पब्वार ८ पवारना 
८ प्रेपण-- फेकना । परह , परोही ८ परधना ८ प्र + «/ह-त्यागना । फेंकू ८ प्रेपणश--फेकना । बखोरी 
८“ बखेरना ८ विखरना ८ विकीर्ण--छितराना । छुटईं, लुगवन, लुट्टी, लुद्दू-लोग्न, लोटना ८ लुंठन- 
लियाना ।.विसजन (स ०) ८ वि + /सजू-वत्यागना + सौप, सौफी, सोपन ८ समर्पण--सौंपना । 
खींचना 
कढ़ा, कढ़ीले, कढ़ेर, कढ़ेरा, कढ़ोर, काढ़े, ८ कप ण--कढ़ोरना, खीचना। खचेड़, खचेरा, 
खचेरू, खचोडे, खच्चू / खीचना ८ कर्पण । घसीटा, धरसीटे, ८ धृष्ट--घसीटना | घिराऊ, घिरावन, 
घिराहु< घिराना (अनु ०)< घिरू< घुष्ट--घसीय्ना । घितई, घिसलाई, घिसियावन, पिस्सी, घीसम, घीसा, 
घीसू ८ घृष्ट--घसीयना । घेराऊ ८ घुष्ट--घरसीयना । 
छेदना 
कंछी, कंछेद, कंछेदी, कनछिद, कनछेद ८ कर्ण + (/छिंदू--कान छेंदना | छिंददन, छिद्धा, 
छिंद , छेदा, छेदी, छेडुआ, छेंदू ८ /छिद्‌ू-छेदना । नकछेंद, नकछेदी नाक (नक्र) + छेदन 
(४/छिंद्‌ ) । नत्था, नत्यू, नत्थोल्ा, नथ, नथई, नथवा, नथा, नथुआ, नथुन, नथुनी, नथोला, 
नथोलिया ८ /नाथू--नाथना या नथ (नाक का गहना) । 
तोलना 
जुक्खा, जुलई, जुखतार, जोखन, जोखी, जोखू ८ जोषण;<५/जुष्‌-तौलना । तुलई, ठुला, 
ठुलिया, ठुल्‍्ला, ठुल्लू , तोला, तौले ८. तोलन<*/ठुल्‌ | 
फेरना 
अहोरवा, अहोरे ८. आ्राहरण । फिरई, फिरक, फेरन, फेर ८ प्रेरश--फेरना । बगदू / बगदार,, 
(देश०) लौदाना । बहोरन, बहोरी / बाहुड ८ व्याघुट-बद्दोरना, लौयना | लूटन, लूट, लौये, लौदू ८ 
उल्लोठन--लौयना । सफेर ८ सु + प्रेरण-फेरना । 
बदलना 


बदलनू, बदली, बदलू, बदतले< बदल (अ०)--बदलना । 
डर 


२५० ग्मिधान अ्नुशीलन 


बेचना 
बिकाऊ, बिकानू , बिक्का, बिग्गा ८ बिकना < विक्रय--बेचना । बेचई, बेचन, बेचा, बेची, 
बेचू , बेचे बेचना < विक्रय | सुवेचन < सु + विक्रय | सौदू< सौदा (अ०)--बेचना, खरीदना । 


मनोती 


निहोर< मनोहार-मनाना । मंत्‌ू , मनतोले, मनाऊ, मन्नन, मन्‍्ना, मन्‍नी, मन्‍्नू, मन्‍्ने, मन्‍नो, 
मन्होती, मानता, माना, मानों ८ मान्यता--मनौती । 


माँगना 
मंगत, मंगती, मंगतू, मंगन, मेगनी, मंगनू, मंगा, मंगी, मंगू, मंगे, मांगी, मागू, मांगे 
<मार्गणि<५/मार्ग_। 
मोल लेना 


किनयान, किनवन, किन्‍्नू, कीना / कीनना < क्रीगन--मोल लेना । बिसई, बिसऊ, बिसार, 
बिसाहन, बिसाहू< विसाहना<विश्वास--मोल लेना | मुलई, सुलहू, मुलुआर, मोलक, मोलहर मोलहू, 
मोलू, मोल्हा, मौलिया <मूल्य--मोल लेना । 


श्रम मृलक उपपत्तियाँ 


अलियार अली (आअ०)+ यार (फा०)--एक पीर । आमिला<आमिल (अ०)--ओमा, 
सयाना | इंधारी<इंदारा ८ इंद्र--इनारा, कृप | ओडी, ओरी< ओल;< क्रोड-ओलती । औरधड< श्रव + 
घट-अ्रनोखा । कबूल (अ०)-स्वीकार। कलंदर<कलंदूर (अ०) फकीर | कुरबान (अ०)-बलिदान | 
खलीफा (अ०) मुसलमानों का सबसे बड़ा घर्माध्यज्ष । खाकन, खाकी<खाक (फा०) साधू | खेराती 
<खैरात (अ०) दान । खोपी < खर्पर--छुप्पर का कोना । गंडा < गंडक-तावीज। गाजी (श्र०)-बहराइच 
का गाजीमियाँ । घुरई / घूर< कूट--घूरा । घुरबयेर<घुर + बयेरना (वत्तूल) । घुरविन<घुर + बिन 
(चयन) । घुरमरी (भरण)। घुरहू, घुराऊ, घुरी, धुरू (दे०्घरई)। धूये<घूया (देश०)-कपास आदि 
के फूल का रेशा, काठ का फूल | घूरन, घूरा, घ्रे-दे० घ॒रई)। चौरी ८ चतुर, देव-स्थान, वेदी | 
छुजुुआ, ८. छुज्जू ८ छुज्जा ८ छाजन ८. छादन--औओलती, ओरी छुन्‍्नू ८ छान ८. छादन-छुप्पर । 
छितना, छितरिया, छितानी, छित्ता, छीत, छीतर, छीतरिया, छीता, छीतू ८ ज्षिति--छोये छिछली 
टोकरी । जंत्री ८ यंत्र-जंतर । जलई ८ यक्ष-जलैया देवता । जतन ८ यत्न-उपाय, उपचार | जरबंधन 
८. जड़ + बंधन | जहरी, जहरू, जाहर, जाहरिया, जाहरी, जाहिर ८ जाहिर (अ०)-जाहर पीर। 
जिंदा (फा०)-जीवित, जिंदा पीर | जुगत ८ युक्ति-उपाय, उपचार | जोगरा, जोगिया, जोगी ८ योगी | 
जोती / ज्योति--देवताओं के आगे घी का दीपक जलाना । जोन ८ यवन | मभंडा, भंडू, भंडूल, 
भंडे, /. जयंत-देवता का भंडा। भतना ८ भाड़ना ८ करण | भझब्बा, भब्बू, ८ भांपना ८ उत्थापन- 
टोकरी । भाड़े ८ क्षरण-भाड़फूँक | काबू (दे० भब्बू)। वहल, वहलू ८ तत्‌ + चलन-सेवा । डूँगरा ८. 
तुंग-टीला । डोरी ८ डोरक-देवता का गंडा । तकिया (फा०) फकीर या पीर का निवास स्थान, 
गुदड़ी। तखत ८ तख्त (फा०)--देवस्थान | थनई, थन्‍्नू ८ स्थान-थान, चौरी। थम्मन ८. स्तंमन 
मारण, मोहन आदि घड़्‌ उपचार | थान, थानी, थानू / (दे० थनई) | दरगाही ८ दरगाह (फा०) 
सिद्ध पुरुष का समाधि स्थान । दिहल (पूर्वों हिन्दी)-दिया । धज्जू ८ ध्वजा--मंडा । धूनीं ८. धूम्र-साधु 
की धूनी । ध्वजा“दे० धड्जु)। ध्वजा धारी (सं०)। नागा, नागू / नग्न-नागा साध । निसान ८ 
निशान (फा०)--मंडा । परसादी ८ प्रसाद-नैवेद्य | पाली ८ पालित-दूसरों से पाला हुआ । पीर, पीरी 
'पीछ (फा०)-सिद्ध । पुड़ियां / पुटिका-भस्मादि की पुड़िया। फोर, फ्लोर, फक्ोरे (अ०)। बह 


अलमरतक दाद टेक-2:कटननज++ अनरीमीत- अपर अर फकराहनपतमारापपापर 8-५५ पर जन पे पाप. 5०॥९०करे/०न्‍नकनरपिन न नपा पचम न. हम 


अंध विश्वास २५१ 


£ बख्श (फा०) दान। बचन ८ वचन-श्राशीवाद । बभूति ८ विभूति-घनी की भस्म, भूत | 
बलकेश ८ बली क (ओरी) + ईश | बलिकरण, वलिद ८ बलिदान-वबलि देना। बलका, बल्कन ८_ 
बलीक--झ्रोलती, ओरी । बाघ ८ व्याप्र-वाधदेव | बिरागी .. विराग-बरागी साधु। बैताल ८. बेताल- 
शिव का एक गण । बैरंगी, बेरागी ८ वैराग्य-बेरागी | मगत ८ भक्त । भवूती, भभूती-दे०विभूति) 
भुइया, भ्ुय्यां / भूमिया ८ भूमि-आम देवता । भूड़देव / भूर + देव-बलुई मिट्टी | भैया ८ भ्रातृ-एक 
प्रेत ॥ भोपा, भोपू ८ भोंभो (अञ०)-भोपू बजानेवाला भैरव का भक्त । मंत्री £ मंत्र | सखदूम 
(फा०) वगाल का पीर मकदूम शाह । मदार, मदारी (अ०)--मकनपछुर का पीर मदारशाह। मसानी 
८श्मशानी-डाकिनी | मिुई ८ मढ़ी ८ मठ । मिय्रां (फा०)-एक पीर | मुगल (का०) | म॒ल्ला, मुल्लू ८ 

मुलला (अ०) | मूड़न ८ उंडन । मेडई, मेड, मेढ़ा, मेढ़ी, मेढ़ु<मंडल-मेड़ | मौलवी (अ०)। यंत्री 
(दे०जंत्री) | रक््खा ८ रक्षु-भम्म, राखी | सक्क्‌ ८ सकका (फा०)। सगुन ८ शकुुन । उतोलै, सती, सत्त ८. 

सटी | राधवा ८ साधु | सथारी ८ सिद्ध या मदारी का (अनु०)। साई ८ स्वामौ-फक्कीर | साधन ८_ 

साधना-मंत्र-सिद्धि-उपकरण | रुप ८ साउना ८ समपण । सेचन (सं०) ८ जल देना। सेवन ८ सेवा | 
सैक्ू 2 सैक़ा ८ सेचन-जज्ञचट, ८ सक्का (फा०)- ८ सिक्का (अ०) । स्थाने ८ सशान--ओका | 

हरदिया ८ हरदेव लाला-एक प्रेत | दरबूू ८ हर्प-हरसू पडे--एक ब्रह्म राक्षस । 

ग--गाँण प्रज्ृत्ति दो तक शब्द-- 

(१) वर्गोत्मक-- राय, शाह, सिह, राहु । 

(२) सम्मानाथक आदरसूचक--जी, जू । 

(३) सक्तिपरक--अ्रानन्द, ईश, ईश्वर, कुमार, कृष्ण, चंद्र, चरण, जीत, दयाल, दान, 
दास, देव, धन, ननन्‍दन, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रसाद, बकस, बहादुर, भगत, मनि, मल, 
राज, राम, लाल, विहारी, शकर, शरण, सेन, सेवक; स्वरूप । 

३--विशेष नामों की व्याख्या-- 

१-अजामिल--काशी का एक पापी ब्राह्मण जो मरते समय अपने पुत्र नारायण का नाम 
लेने से मुक्त हो गया | “पाणी अजामिल पार कियो जिन नाम लियो सत ही को नराइन” | 

खरदूपणु--खर और दुषण गदण के चचेरे भाई थे जो राम के द्वारा मारे गये थे | 

अलियारसिह--सन्‌ १०५० ईं० में मलिकुलमुल्क के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल 
मदुरा में आया जिनके साथ एक सिद्व फकीर अ्रलियारशाह भी था इसकी समाधि मदुरा में बनी 
हुई है | 

ओरोसिह--जिनके दच्चे जीवित नहीं रहते, वे उनको पैदा होते ही ओरी (ओलती) के 
नीचे लेकर बैठ जाते हैं, और छुप्पर से उच नवजात शिशु पर पानी डालते हैं। ऐसे बालकों का नाम 
ओरी, छत्जू ; छू, गेडर, वलिका, तारन आदि रख लेते हैं। इस प्रथा से लोग समभते हैं कि 
बच्चा दीर्घायु होगा 

कबूल सिंह-किसी देवी-देवता की मान्यता के पश्चात्‌ उत्पन्न होने से बच्चे का यह नाम 
रखा गया हैं। 

कुरबान सिंह--पुत्रजन्म तथा रक्ता के लिए किसी देवी-देवता पर बकरी आदि की मेंट 
चढ़ाते हैं। बलिदान सिंह में भी यही भावना है। 

खलीफा--मुसलमानी राज्य की सबसे बड़ी पदवी । इस आदस्सूचक नाम से कभी-कभी 
अन्य व्यक्ति को भी पुकारा जाता है, इसके आशीर्वाद से बच्चा पैदा हुआ समझा जाता है। 


र्पर ग्रमिधान अनुशीलन 


गंडा सिह-मत्र ०ढ़कर गॉठ लगाया हुआ धागा गंडा कहलाता है जिसे लोग रोग, और 
भूत-प्रेत की बाधा दूर करने तथा बच्चा की रक्षा के लिए गल्ले में बाँवते हैं। बच्चे 'का जन्म गंडा 
ताबीज के प्रयोग से समझता जाता है। 


तुल्ला-बच्चे को तराजू के पलड़े में रहकर, कुदई आदि बिना बोये हुए अन्न पे 
तौलते हैं । 

नकछेदी लाल--बच्चे के जन्मते ही जिस करवट से बालक पैदा होता है उसी ओर क्षे 
नाक या कान छेद दिये जाते हैं। ब्याह के समय उस नथ या बाली को उस बालक की ससुराल 
भेज देते हैं, जिसके बदले में वहाँ से दाई के लिए सोने या चाँदी की नई नथ या बाली आ जाती है। 

छीतरिया--छीतर बाँस की छिछली येकरी (डलिया) को कहते हैं। बच्चा पैदा होते ही 
उस छिंतली में रखकर थोड़ी दूर तक घसीगा जाता है जिससे वह चिरंजीव हो | व्याह के समय वह 
डलिया उसकी ससुराल भेजी जातीं है जिसके बदले में एक नई डलिय में पुए भर कर आते हैं अरी 
साथ में दाई के लिये कपड़े आदि भी आते हैं। अष्टछाप के कवियों में भी एक छीत स्वामी 
का नाम है। 

जाहरलाल--पुत्र का जन्म जाहर-पीर की जारत से स्मभा जाता है। चामुंडा से मथुरा 
आते हुए अम्बरीष टीला के नीचे जाहर पीर का मठ है और ऊपर हनुमान का मन्दिर है। जाहर 
पीर पहले हिन्दू था जो बाद को मुसलमान हो गया। आसपास के गाँवों में हिन्दुओं के घर इसकी 
पूजा होती है। 

भांडा सिह--पुत्र की कामना से कुछ मनुष्य देवी पर भंडा या निशान चढ़ाने का ब्रत 
लेते हैं । 

टुकरई, पाली, रहतू--दूसरों के इकड़ों से पला हुआ हुकई, दूसरों से पाला गया पाली, 
दूसरों के यहाँ रहने से रहतू नाम हुए । 

तखत--प़िक्‍्खों के चार मुख्य गुरुद्वारे तख्त के नाम से प्रसिद्ध हैं (१) अमृतसर का श्री 
अकाल तख्त--यहाँ सिकखों का विश्वविख्यात हरि मन्दिर है (२) पटना में पटना साहब जहाँ गुरु 
गोविन्द सिंह का जन्म हुआ था (३) पंजाब में आनन्दपुर साहब जहाँ गुरु गोविन्द्सिह रहते थे (४) 
हेदराबाद (दक्षिण) के नदिआ्राड में हुजूर साहब जहाँ गुरु गोविन्दर्सिह ने अपने जीवन के अन्तिम 
दिन बिताये थे । इसमें तीर्थ या मनौती की भावना हो सकती है। 

थम्मन लाल--तत्र के ६ प्रयोगों में से एक स्तम्भन भी है जो संतति की रक्ता के लिए 
किया जाता है। 

नगर सेन--पश्चिम के गाँवों में नगर सेन धोबी की पूजा की जाती है । 

बदलू--बदलना दो प्रकार से सम्भव हो सकता है--श्रन्नादि किसी वस्तु से या किसी दूसरे 
बच्चे से | दो म्रतवत्सा माताएँ आपस में अ्रपने बच्चों को बदल लेती हैं। इस विनिमय में बच्चों 
की माताएं, भी बदल जाती हैं | माताबदल नाम में भी यही भावना हो सकती है। दूसरी भावना 
यह होती है कि पहले बच्चे की मृत्यु के बाद माता (देवी) ने बदल्ले में वैसे हीं रूप-रंग का 
दूसरा बच्चा दे दिया है। एवज सिंह में भी बदलू की ही भावना है | 

बहराइची--बहराइच में गाजी मियाँ की दरगाह है। 

बाघ सिह--हुशंगाबाद जिले के भूमिका पुजारी बाधदेव की पूजा किया करते हैं। 

मखदूमसिह--बंगाल के राजशाही जिले में पीर मखदूमशाह की एक दरगाह है। 


अंध विश्वास श्पूरे 


मदारीलाल-- कानपुर के पास मकनपुर में मदारशाह की एक बड़ी दरगाह है जहाँ पर 
पुत्रकामा स्त्रियों मनौती मनाया करती हैं |" 

मियांत्ञाल - अमरोहा और जलेसर में जेन खाँ की दरगाह हैं। वह मियां के नाम से प्रसिद्ध 
है। पश्चिम के गाँवों में उसकी पूजा होती है | 

मूडनदेव- दीर्घायु के लिए जन्म लेते ही बच्चे का मुंडन करा दिया जाता है। 

सधारीलाल"१--इस नाम का सम्बन्ध साथ, सिद्ध या दक्षिणी सिद्धार साधुओं से हो सकता है। 

सेकू-घड़े के आकार का मिट्टी का बड़ा बर्तन सैका कहलाता है, कदाचित्‌ उसमें जल 
भरकर पीपल आदि पर लग्काने का कोई उपचार हो अ्रथवा मैकू की ठुक (ससुराल में उत्पन्न सेकू) 
हो । व्यंग्य प्रकरण में इसकी विशेष व्याख्या की गई है। 

हरदिया--हुशंगाबाद के जुकारसिंह के भाई हरदौल लाला की पूजा की जाती है । 

हरस -चैनपुर का हरसू पॉडे (१४२७) एक स्थानीय ब्रह्म राक्षस है। इसकी पूजा के लिए, 
दूर-दूर के मनुष्य आते हैं । 

समीक्षण 

अनेक अंध रूढ़ियाँ हिन्दू-समाज का अंग बन गई हैं। कुछ जनता का जंतर-मंतर, जादूः 
टोना आदि में इतना गहन विश्वास दिखलाई देता है जितना शिक्षित तथा सम्य मनुष्यों का 
यज्ञ-याग, तप-ब्रतादि में नहीं देखा जाता। उनके स्यथाने-दिवाने, साधु-संत से विशेष मान 
एवं महत्व रखते हैं। उनके वचन, उनके आदेश अटल होते हैं । पुराण तथा अन्य घर्म-पंथों 
की अपेक्षा यह बुढ़िया पुराण अधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। इस बात का प्रमाण इस प्रवृत्ति के 
बृहत्‌ अमिधान संकलन से मिलता है, | विश्वास की गहरी जड़ पर टिका होने से मनुष्यों के हृदय पर 
इसका अमिट प्रभाव है | अबलाश्रों का तो यह सवंस्व ही है। 

माता की ममता संसार में प्रसिद्ध है, अजातपुत्रा अपने लाल का मुख देखने के लिए लाला- 
यित रहती हैं; म्रतवत्सा अपनी रिक्त गोदी को पुनः भरने के लिए प्रबल उत्कंठा रखती है तथा 
पुत्रवती अपनी दुलारी सन्‍्तति के लिए दीर्घायु की कामना करती है, वह मनाती है कि मेरा पुत्र 
चिरंजीबी हो, फल्ने-कूले, मुझे कभी पुत्र विछोह न हो | इस मावना को सफल बनाने के लिए वह 
नाना प्रकार के उपचार एवं उपाय करती रहती है । सनन्‍्तति के कल्याणार्थ पुराणों में नाना ब्त- 
पर्वों का उल्लेख किया गया है। लोकाचार में भी अनेक मंत्र-यंत्र, फाड़-फुंक जादू-टोना, पूजा- 


' बचपन में मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर मेरी माँ सकऋनपुर में मदार पूजने गईं। वहाँ 
दरगाह के पुजारियों ने मेशर नाम सदारीलाल रखा और मेरे छोटे भाई का नाम सधारीलाल । 
(मदारीलाल) 











इकन्नीलाल की: कद्दानो 

प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० रामकुमार वर्मा ने यह कद्दानी इस अक्ार सुनाई थी--संध्य- 
प्रदेश में मेरे घर के पास एक सज्जन रहा करते थे जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते थे । उनकी धर्म 
पत्नी बहुधा मेरी माताजी से मिलने आया करती थीं । बातचीत में कई बार उन्होंने माता जी से 
इच्छा प्रकट की कि आप मेरे बच्चे को मोल ले लें । कदाचित्‌ वह आपके आशीवांद से ही जीवित 
रहे | बहुत आम्रद्द करने पर माता जी को उन पर दया,आ गई और उस शिश को एक इकन्नी में 
मोल ले लिया | बच्चे का नाम इकन्नीलाज हो गया | ईश्वर की लीला, वह इकन्नीलाल जीवित है 
और आजकल अपने बदले हुए नये नाम से मध्य-प्रदेश में एक उच्च पदाधिकारी है | 


२५४ अभिधान अनुशीलन 


पाठ जपादि प्रचलित हैं । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए धर्मानुष्ठान के नाम पर श्रनेक आडम्बर 
रचे जाते हैं, बलिदान दिये जाते हैं। संतान के रुख के लिए--उसे थ्ायुष्मान बनाने के लिये घुणित 
तथा गर्हित प्रयोग तक करने पड़ते हैं । पर्व के प्रसद्ग में बतलाया गया था कि स्त्रियाँ पुत्र कामना 
से जीवित्पुत्रिका, हलप्रष्ठी आदि अनेक ब्रत रखती हैं। इस प्रकरण के निरूपण से भी अदभुत 
भावनाओ का प्रत्यक्षीकरण होता है, विलक्षण प्रथाओं का उदघाटन होता है। जन-साधारण की 
यह घारणा है कि बच्चे का कोई अशुभ नाम रखने से वह जीवित रहता है। इसीलिए पापी अजामिल 
या दैत्य खरदूपण आदि के नाम इस सड्ुलन में पाये जाते हैं। इसी विचार से अनेक मनुष्य अपने 
पुत्रो के जालिमरिह, दुर्जन॑शिह, घिनाऊ आदि दूषित नाम रब लेते हैं। बहुत से माता-पिता 
अपरिचित तथा दुर्ग्यक्तिपों को कुद्दष्टि से सुरक्षित रखने के लिए विरोधीगुणवाची दुर्नाम रख 
लेते हैं। इसके फत्ध्वरूप स्‌ न्दर रूपवान बालक भी करिया, कलकू, ओछे आदि नाम से सम्बोधित 
होते हैं | रक्षा का दूसरा उपाय यह विश्वास ग्रतीत होता है कि बच्चे को एक ऐसा निकृष्ट तथा 
नगर्य वस्तु का नाम दे दिया जाय जिससे उसके प्रति माता-पिता की उपेक्षा तथा अवज्ञाबृत्ति का 
बोध हो । घूरे, कूरे, कतवारू आदि नाम इसी मनोवृत्ति के परिणाम हैं। इत विरति भाव को प्रदर्शित 
करने का एक अन्य साधन यह्द है कि बच्चे को घ्रे, टीले, कुएँ, खेत की मेड़ पर या छुप्पर के नीचे 
रख देते हैं । ओरो, छुग्जू , वलका, थेडर, छत्ू , मिड़ई, डोरी आदि नाम इसी घटना की सूचना देते 
हैं। प्रथाओं के नाम से भी अ्लगू, फेकू, डरे आदि नाम रखे जाते हैं। जिनके बच्चे उत्पन्न होकर 
पर जाते हैं वे अपने बालक के ताक या कान छिंदा देते हैं इस प्रकार छेदालाल, छिंदद श्रादि 
नाम पड़ गये हैं। इस प्रथा से नामों की दो मिन्न शाखाएँ हो गई हैं। कान छिंदा हुआ बच्चा 
कन्छिदलाल, कंछीलाल आदि नामों से तथा नाक छिंदा हुआ नकछेदी, नत्थी आदि नामों से 
पुकारे जाते हैं। कमी-क्रमी माँ अपने बच्चे को किसी कदज्न से तौलकर उस अन्न को भंगिन को 
दे देती है। इस प्रथा से भी दो प्रकार के नाम प्रारम्भ हुए हैं- (१) कुदई आदि अन्न सम्बन्धी या 
(२) ठुलाराम, ठुल्ला, जुलई आदि तौलने कीं प्रथा सम्बन्धी। कभी-कभी बालक -को दूसरे के हाथ 
बेच दिया जाता है, इसलिए उसे बेचू या बेचन कहते हैं | फिर उसे छुदाम, दमड़ी आदि नाम मात्र 
का मूल्य चुकाकर मोल ले लेते हैं| इस विनिमय में कौड़ी से लेकर स्वर्ण तक काम में लाते हैं, 
दमड़ी, छुद॒म्मी, कंचनलाल, मोलकरचंद्र, इस प्रकार के नाम हैं | किसी वस्तु से बदलने से बालक का 
नाम बदलू और फेरने या लौटने से लोदूसिंह, फेरन आदि नाम पड गये हैं। किसी देवमूर्ति 
या वयोबद्ध व्यक्ति के चरणों में अपिंत कर पालनार्थ बच्चे को फिर मॉग लिया जाता है। इससे मॉगी- 
लाल, मंगू, मीखू , मंगन आदि नामों की परम्परा प्रारंभ होती है। कभी-कभो इसी मावना से प्रेरित 
हो माँ अपने बच्चे को पालने के लिए, दूसरे व्यक्तियों अथवा सम्बन्धियों को दे देती है। पाली, रहतू 
आदि नामा में यही भाव व्यजना है। कहीं-कहीं जन्मते ही बच्चे को दीघ॑जीवी बनाने के लिए 
छिंतनी (उथली डलिया) में रखकर खींचते हैं । ऐसे बालकों को खचरू, खदेरन, कड़ेरू आदि नाम 
दिये जाते हैं। माताएँ प्रायः अपने बच्चे के जन्म तथा जीवन के लिए विविध प्रकार की मनौती 
मनाती हैं ओर इसी मनोती से शिशु के मन्नालाल, माना आदि नामकरण हो जाते हैं। इस 
प्रकार इस अन्वेषण मे ये दश क्रियाएं दश प्रथाओं की जननी तथा नाम बाहुल्‍य की उत्पादिका 
हैं| उनके विचार से यह प्रथाएँ बच्चे को अमयदान तथा जीवनदान प्रदान करती हैं। 


इन रीतियो के अ्रतिरिक्त कुछ भ्रममूलक उपपत्तियाँ भी जन-समाज में प्रचलित दिखलाई 
देती हैं, जिनके कारण बहुत से नामो का समावेश हो गया है। हिन्दू धर्म की यह विशेषता है 
कि वह प्रत्येक वस्तु में देवत्व की ग्राण-प्रतिष्ठा कर लेता है और डसी भक्ति भावना से उसका 
साक्षात्कार करता है। प्राण-प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ उसके लिए, अपविच्र घूरा घूरा नहीं रहता प्रत्युत्‌ घूरा 


अंध विश्वास २५५, 


भगवान्‌ हो जाता है | अ्रव उसकी अर्चना तथा वंदना इसी भावना से आरंभ होती है | उस समय वह 
घ्रे को सर्वव्यापक भगवान्‌ का उर्तीक अथवा प्रतिमा कल्वित कर लेटा है | यह बाद अन्य वन्‍्तुओं 
के सम्बन्ध से भी घटित होठी है । सनन्‍्तति की उत्पत्ति तथा आयु के सम्बन्ध मे डितने उपचार यहाँ 
इष्ट्गोचर होते है वे इन चार वर्ग मे विभक्त किये जा सकते हैं (१, वस्तु सम्बन्धी, (२, व्यक्ति 
सम्बन्धी, (३) स्थान सम्बन्धी, (४) और प्रथा सन्वन्धी | प्रथम उपचार मे गा, कंडा, छितानी, 
मआऋावा, यंत्र नंत्र, असाद, भवूति, पुडिया आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। डितीय में 
देवयोनि, साथु, बरागी, जोगी भगत, ओोक्ता, पीर फकीर, मुल्ला, आदि की गणना आरती है। तृतीय 
में ओरी-छुत्जा के तले, डोरा (मेड),तकिया, तखत-थान, दस्गाह, बलिका, बेदी, मदार, महा, नेड़, 


+ 


सत्ती चौरा आदि स्थान सम्मिलित हूँ। चतुर्थ उपचार के अंतर्गत, अनेक <थाओ्ओं का विधान एयं 
अनुष्ठान किया जाता है | उपयु क्त दल क्रियाश्रों के अतिरिक्त सिर का जन्मते ही झुंड्वाना वलि 
चढ़ाना, ज्योति जगाना, लाघु-सन्तों की सेवा या <हल करना आदि अनेक अन्य विधान भी हृष्डि- 
गोचर हो रहे हैं । 

मुसलिम संसरग के कारण बहुत से विदेशी नाम इस ग्रन्नत्ति में दिखलाइ देते हैं। अधविश्वा- 
साविष्ट निम्नस्तर की हिन्दू जनता सात्वना एवं सन्तुष्टि के लिए मदार, गाजी, दरगाह, पीर, फकोर 
आदि अन्य विजातीय संम्कृति-मूलक मझत॒कों तथा समाषि-स्थानों को पूजने में संल्म मालूम देती है । 

इस प्रवृत्ति के नामो में यह विशेषता है कि प्रायः उम्रस्त संग्ह विक्नत रूपो से बना है। 
गौण प्रवृत्तियों भी इसके इहत्‌ समुच्चय को देखते हुए अत्यंत न्‍्यून हैं। इन बातों से यह स्पष्ट 
विदित होंता है कि निम्न कोटि को अशिक्षित जनता में अंधरूढ़ियों का प्रचार अधिक है। वेष्णुव 
आदि धमों के सहश अंघविश्वास की अ्विच्छिनत्न तथा अविरल घांरा देश के एक कोने से दूसरे 
कोने तक प्रवाहित हो रही है। पश्चिम का घरीद पूर्व का घिलियावन के रूप में प्रकठ हो जाता है। 
गोरखपुर आदि पूर्वी प्रांता का कतवारू मेरठ आदि पश्चिमी देशों का धूरे ही है ।* इस प्रवृत्ति में 
विश्वास के साथ श्रद्धा तथा भक्ति का सम्यक्‌ समस्वय पाया जाता है | 


॥7/ 








) दुछ्धिण का क॒प्पू (चूल) स्वामी तथा राजस्थान का कजोड़ी (कूड़ा कचरा) मल्न नासों में 
भी यही भावना काम कर रही हैं । 


दाशनिक प्रवृत्ति 


(१) अध्यात्म विधा-- 

(२) मनोविज्ञान-- 

(३) नेतिक गुण-- 

(४) शिष्टाचार सम्बन्धी गुए-- 
(५) सोंदयेभावात्मक गुण-- 


+ ०24 
पद्रहवा मकरण 
(१) अध्यात्म-विद्या 
(-गणना 
क--क्रमिक गणुना-- 
(१) नामों की संख्या--१६६ 
(२) मूल शब्दों की संख्या--७६ 
(३) गौण शब्दों की संख्या-- ३८ 
ख--रचनात्मक गणुना-- 





प्रवृत्ति एकपदी नाम हिपदी ताम त्रिपदी नास चतुष्पदी नाम योग 
ब्रह्म वर रद्द है: इन 
आत्मा २० ६ १ २७ 
माया ९ २ ११ 
लोक ११ श्द ३ डर 
जीवन २ रे २० 
कर्म तथा फल १ 7 १ १ ६ 
स्वगं १ ४ १ ६ 
मुक्ति १ प्‌ र्‌ ६ 
२५४ १०३ २७० र्‌ १४६ 
२--विश्लेषण 
क्‌--मूल शब्दू-- 


(१) ब्रह्म--अखंड, अखिल, अच्युत, अह्वत, अनंत, अनादि, अविनाश, असीम, अआत्मानंद, 
आत्माराम, ईश्वर, ओडश्म , केवल, चिदानंद, जीवघर, जीवेद्र, नित्य, निरंजन, निराकार, 
निविकार, परमात्मा, प्रणव, प्रश्चु, ब्रह्म, मायाकांत, मायाघारी, मायापति, मायाराम, विश्व; विश्वरूप, 
सच्चिदानंद, स्वशक्तिपान्‌ , सश्टिनारायण, सो5हम्‌ , हंसनाथ, हंसराम । 

(२) आत्मा आत्म, आत्मा, कमंद्र, जीव, हंस, हंसा, हंसू । 

(३) माया--चिगुणा, ब्रह्मकला, माया, रामकला | 

(४) लोक--खलकई, खलक, जग, जगई, जगत, जहान, त्रिभुवन, तरिलोक, चिलोकी, 
दुनियाँ, हुनी, डुच्नी, दुन्नू , मत्रतागर, नूमएडत, लुकई, छुक्की, लोक, लोका, विश्व, संसार । 

(५) जीवन--जीवन, जीवा, हयात । 

(६) कर्म तथा फल--कर्म, फल, फलई | 


१ कवि कारणं बह्म कुत: सम जाता जीवाम केन क्च सम्प्रतिष्ठाः। 

अधिष्ठिता: केव सुखेतरेषु वर्तामहे अह्मविदो व्यवस्थाम || 

काल: स्वभावों नियतियरच्छा भूतानि योनिः पुरुष इतिचिन्त्यम्‌ । 

संयोग एपां न त्वास्मभावादात्माप्यनीशं: खुखद्खः हेतोः।। 
(शवेताश्वतर० ११-२) 


शेर 


स्प्द अभिधान अ्रनुशीलन 
(७) स्वगं--देवलोक, देववाल, बैक्‌ठ, हरिनिवास । 
मुक्ति--दिव्यानंद, निर्वाण, परमारथ, मुक्ति, मोखा । 
ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ -- 
(१) विकृृत शब्दों के शुद्ध रूप -- 


विक्त रूप शुद्ध रूप 
हँसा, हंसू हंस 
खलकई खलक 
जगई जग 
दुनी, दुन्नी, डुन्न दुनिया 
लुकई, लुकी, लोका लोक 
फलईं फल 
परमारथ परमार्थ 
मोखा मोक्ष 
(२) विजातीय प्रभाव-- 
शब्द भाषा अथ 
खलक अरबी सृष्टि, संसार 
जहान फारसी जगत्‌ 
दुनियाँ अरबी संसार 
हयात अरबी जीवन 


ग--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 


अद्वेत, इंश्वर', अ्रह्म (८ ५/इंह )--आरंभ में ही निर्गुण ब्रक्ष के प्रकरण में ईश्वर के गुण 
एवं स्वरूप पर पर्यात प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ केवल उसके दार्शनिक रूप का ही विवेचन 
करना विधेय है। यही कारण है कि इस नाम सूची में परमात्मा के समस्त नामों का उल्लेख करना 
उचित नहीं समझा गया | आजकल दो सिद्धांत विशेष मान्य तथा प्रचलित हैं :--- 

(१) पूर्व परम्परागत वैदिक सिद्धांत जिसमें ईश्वर, जीव तथा प्रकृति की परथक्‌-परथक सत्ता 
मानी गई है। तीनों अनादि हैं। ऋग्वेद * में लिखा है कि ईश्वर और जीव, दोनों मित्र प्रकृति रूपी 
वक्ष पर बेठे हुए. हैं | जीव उसके फलो को खाता है और ईश्वर उसका उपभोग नहीं करता है। इस 
वेद्क सिद्धांत के अनुसार ईश्वर, जीव तथा प्रकृति--इन तीन सत्ताश्रों को अनादि माना गया है-- 


यही त्रेतवाद है। ईश्वर सृष्टि उत्पन्न करता है, पालता है और प्रलय करता है।* उसमें तीन 
विशेषता हैं :-- 


(१) सर्वव्यापकता | 





* थोग० समाधिपाद सूत्र २४ 
रे क्लु० सं० १ सू० १६४ सं० २० 
5 जन्माशय्ययत्रः--चेदाल्त० १-२ 


अध्यात्म-विद्या २५६ 


(२) सबवशता । 

(३) सवशक्तिमत्ता । 

वह जीव (आत्मा) और प्रकृति श्र्थात्‌ माया का अधिपति है। आत्मा जिस प्रकार शरीर 
का संचालन करती है उसी प्रकार वह संततार का संचालन करता है। इसीलिए. उसे परमात्मा कहा 
गया है। निर्विकार, निराकार, सब्चिदानद, अविनाशी आदि उसके गुण हैं ।* वह जगत्‌ का निमित्त 
कारण हैं, प्रकृति से सृष्टि की रचना करता है। जीवों को उनके करों का फल्न देता है। स्वसंवेद्य 
एवं अनिव॑चनीय ब्रह्म को कबीर ने जन बोली में “गूँगे का गुड” कहा है | 

शंकर के मत से सत्र केवल ब्रह्म ही ब्रह्म' है। वे जीव तथा प्रकृति का प्रथक्‌ अस्तित्व 
नहीं मानते | इसलिए वे उसे अद्वेत कहते हैं । वेदांत का ब्रह्म निर्गण तथा निष्किय बतलाथा गया 
है। सृष्टि उयन्न करने के लिए उसे ईश्वर का रूप धारण करना पढ़ता हैं। शद्भर आत्मा को ही 
ब्रह्म कहते हैं। 

आत्मा--परमात्मा की तरह आत्मा भी अनादि और अनन्त है ) उसका लक्षण सुख, दुःख, 
राग, देष, इच्छा, प्रयत्न बतलाया गया है। ईश्वर के सदश जीवात्मा में भी सत्‌ तथा चित्‌ गुण 
विद्यमान हैं। दोनों अनादि काल के साथी हैं। किन्तु प्रकृति का भोग करने से जीव बारंबार जन्म 
मरण के बंधन में पड़ता है । उसका आनन्द अल्प तथा अस्थायी होता है। ईश्वर के दुल्य उसके गुणों 
में आधिक्य एवं नित्यत्व नहीं पाया जाता | निरंतर गतिवान्‌ रहने, प्राप्त करने और बंधन में पड़ने के_ 
कारण जीव को आत्मा ( ८ «/अत्‌) कहा गया है | पंचभौतिक शरीर के जीवन, गति एवं संशत्व का 
संचार करने से जीवात्मा कहलाता है। वह कर्म करने म॑ स्वतंत्र किन्तु फ्ल भोगने में परतंत्र है। 
यही उसके बंधन का हेतु है। इस बंधन से मुक्त होने पर ही स्वर्ग का आनन्द अनुभव करता है। 
जीव अस ख्य हैं | इसके विपरीत शंकर के अद्वेतवाद सिद्धांत के अनुसार जीव, ब्रह्म, आत्मा, 
परमात्मा एक ही हैं | अविद्याजन्य माया से आत्मा और ब्रह्म में मेद प्रतीत होता है। इस अज्ञान 
के हन्‍ने से जीव अहं ब्रह्माउस्मि का अनुमव करने लगता है। यही उनके विचारानुसार मुक्ति कहलाती 
है | शंकर स्वामी वैदिक त्रेतवाद को नहीं मानते | उनका कहना है कि सुखार में नानारूपत्व माया 
के कारण दिखाई देता है। व्यक्ताव्यक्त जो कुछ है ब्रह्म ही ब्रह्म है।* 


माया जन्य अविद्या से जीव अपने को ब्रह्म से मिन्न एवं बहुरूप देखता है। जब यह अपने 
वास्तविक रूप से परिचित हो जाता है तो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति केवल ज्ञान से ही 
सम्भव है। इस प्रकार शंकराचार्य ने मायावाद का आश्रय लेकर अद्वेतवाद को सिद्ध किया और 


िशुलआध्धामथानवरनाका कर्क सा ९्राकनचमतलल ३." 








3 एकरत्वसात्मा पुरुष; पुराणः सत्य: स्वय॑ज्योतिरनंत आद्य: । 

नित्योउक्तरो5जख सुखोनिरंजनः पूर्या5हयो मुक्त उपाधितोड्खतम्‌ ॥ 

(भांग० घु० १०-१४-२३) 
९ अस्तितावन्नित्य' * *'*'अक्त । (शा० भा०) 
3 इच्छाद्वेष श्रयत्व सख-दुःख ज्ञानान्याव्मनों लिज्षस्‌ 
नन्‍्याय० झआ० १ सू० ९० 
नेत्र छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनंदृहति पावकः | 
न चैन क्ल्वेद्यन्त्यापो न शोषयति सारुतः । 
(गीता २-१३) 

४ स्व खल्विदं ब्रह्म - छा० ३-३ ४-१ 


२६० गभिधान अनुशीलन 


ब्रह्म को निर्गुण तथा निष्किय मानकर एक ईश्वर वी कहपना की जिसने अपनी मायासे सृष्टि सवी। 
उनकी माया ईश्वर से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है । 


साया--कुछ दाशनिकों का मत है कि माया ईश्वर की वह कल्पित शक्ति है जो उनके 
आदेशानुसार सब कार्य करती रहती है । बस्तुतः प्रकृति ही माया है ।' सत रज तम की साम्यावस्था 
का नाम प्रकृति है* जो त्रिगुणात्मक रूप से सृष्टि रचना में उपादान कारण मानी गई है । सांख्य 
दर्शन में इसे प्रधान के नाम से श्रमिहिंत किया गया है। सृष्टि प्रकृति का व्यक्त रूप है। ईश्वर 
अओर जीव के सदश यह भी अनादि मानी गई है । शंकर के अनुसार माया ब्रह्म की अविद्या जनित 
मिथ्या यवनिका अथवा आवरण है। केवल ब्रह्म ही सत्य है और सब असार तथा अभ्रममात्र है। 
इसके लिए दो नाम ब्रह्मकला और रामकला भी प्रयुक्त हुए हैं जिनका आशय ईश्वर की शक्ति 
अथवा विभूति है। ये नाम सृष्टि रचना की ओर संकेत करते हैं । 


जगत्‌--इसका अर्थ चलने वाला अर्थात्‌ परिवर्तनशील है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
व्यक्तरूप है। 


त्रिभुवन, त्रितोक, जिलोकी-भुवन तथा लोक शब्द जगत्‌ के अर्थ में आते हैं। कोई 
कोई तीन भुवन और तीन लोक मानते हैं--आकाश, पाताल, मर्त्यलोक । कहीं-कहीं चौदह भुवन 
माने गये हैं। भू, ्रुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य यह सात लोक ऊपर और अतल, वितल, सुतल्ल, 
रसातल, तलातल, महातल और पाताल पृथ्वी के नीचे के लोक हैं । 

सवसागर---भव ८ संसार । यहाँ संसार की उपमा समुद्र से दी गई है। रूपक अलंकार हे ।* 

लोक--यह प्रवृत्ति विश्व-प्रेम का परिचय देती है | सृष्टि रचना के विषय में अनेक सिद्धांत 
प्रचलित हैं, उनमें कुछ पौराणिक, कुछ पांथिक तथा कुछ दाशं॑निक हैं। इनमें से यहाँ पर केवल तीन 
दाशनिक सिद्धांतों का संज्षित वर्णन दिया जाता है; 


१--आरम्सवाद--न्याय-वैशेषिक के अनुसार कल्प के आदि में ईश्वर के ईच्षण एबं जीवों 
के कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के अशु परमाणुओं का सम्मिलन होता है, जिससे नाना प्रकार के 
पदार्थों का निर्माण हो जाता है | जिस प्रकार तागों के ताना बाना से एक नया वस्त्र बन जाता है 
ओर अंत में उनका नाश हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक कल्प में सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय 
होती रहतीं है । 


(२) परिशामवाद--सांख्य के अनुसार प्रधान तथा मुख्य पुरुष से सृष्टि-सजन होता है। 
प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति अचेतन है और पुरुष अथात्‌ आत्मा चेतन तथा अनन्त है। इन्हीं पुरुषों 
के कारण प्रकृति की साम्यावस्था में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति 
होती है | इसमें कारण से कार्य होता है--यथा दूध से दही। प्रधान से (१) महत्‌ या बुद्धि (२) अहंकार 
अथवा चित (३) पाँच तन्मात्राएँ (४) मन (५) पाँच ज्ा्नेंद्रिय (६) पॉच कर्मद्रिय और (७) पंच 
तत्त्व की सर्जना हुई । 

(३) विवतंवाद--यह वेदांतियों का सिद्धांत है। शंकर स्वामी लिखते हैं कि यह दृश्य- 

मांन्‌ जगत्‌ केवल भ्रम है। इसकी कोई वस्तु सत्य नही है, जैसे अँधेरे में रज्जु सर्पहप दिखलाई देती 


१७७७" छणणणण 


१) भायांतु अकृति विद्यात--श्वेत|श्वतर उप० ४-१० 

९ सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति:---सांख्प झअ० $ सू० ६१ 

3 झपार संसार समुद्रमध्ये निज्जमतो में शरण क्िमस्ति 
गुरोहृपालोकृपया चदेतद विश्चेशपादारबुजदीघ नौका। (शंकर) 


अध्यात्म-विद्या २६१ 


है तथा मस्भूमि में मग-तृ'णा जल-स्म प्र्त त होता है | उसी प्रकार यह संसार है। “न्नह्म सत्यं जग- 
न्मिथ्या” यह वेदांतियों की उक्ति है | 
कर्म--कर्म तीन प्रकार के माने गये हैं। (१) क्रियमाण अर्थात्‌ वर्तमान कर्म। (२) संचित 
कर्म--अर्थात्‌ एकन्नित कर्म;जिनका फल आगे मिलनेवाला है। (३) प्रारूध कर्म--जिनका फल 
मिल रहा है | 
मुक्ति- जीवात्मा जन्म-मस्ण के बनन्‍्धन से छ ८ परमात्मा के रूप में' परमानद प्राप्त करता है, 
इसी को मुक्ति अथ्वा मोल कहते हैं| शह्डर के अनुसार मुक्ति वह अबस्था है जब आत्मा माया के 
बन्धन से मुक्त हो “अहं ब्रक्माम्मि” का अनुभव करने लगती है। उनके मतानुसार ज्ञान के बिना म॒क्ति 
नहीं मिल सकती है" । मुक्ति चार प्रकार की बताई गई--(१) सालोक्य । (२) सामीप्य। (३) 
सायुज्य और (८) सारूप्य । 
स्वग--यह मनुप्य 'के मम्तिष्क की विचित्र कल्पना है , स्वर्ग ऐसा स्थल माना गया है 
जहाँ दुःख का लेश भी नहो। मिन्न-भिन्न धर्मों में मिन्न मिन्न स्थानों को स्वर्ग कहते हैं। विष्णु का 
बेकुएठ, महेश "का शिवलोक, ब्रह्मा का ब्रहलोक, राम का साकेत, कृष्ण का गोलोकादि स्वर्ग के 
नाम से प्रसिद्द हैं। जन-साधारण अमरावती को स्वर्ग कहने हं जहाँ अनेक प्रकार के देवता निवास 
करते हैं । इन्द्र स्वर्ग का राजा है जिसके नंदन वन में कल्पइच्ष है|: कामघेनु यहाँ की गाय है। 
उवशी, *मेनकादि इन्द्र की अप्सराहैं | वहाँ सब प्रकार का आनंद ही आनंद है जिसके भोगने के 
लिए मुक्त जीव मृत्यु के पश्चात्‌ वहाँ जाते हैं । 
घा--गोण शंब्द्‌ -- 
१--वगौत्मक--राय, सिह 
२--भक्तिपरक--श्रा नंद, इंद्र, किशोर, कुमार, चंद्र, चरण, जाहिर, जीत, दत्त, दयाल, 
दास, दीन, देव, नंदन, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्रेम, फल, बक्स, बहादुर, 
बोध, भूषण, मल, मुनि, मोहन, राम, लाल, वल्‍्लभ, वीर, शरण, सहाय, सुमिरन, स्वरूप । 
३--विशेष नामों की व्यांख्या-- 
आत्मानंद--आत्मा का प्रयोग जीव _तथा ब्रह्म दोनों के लिए. होता है। शरीरूथ आत्मा 
को जीव तथा संतार में व्वात आत्मा को ब्रह्म संज्ञा दी गई:हे | प्रथम इस लघुपिंड का संचालन 
करता है, द्वितीय ब्रह्माड का ॥!आत्मा के ये दो अर्थ लेने से इस नाम से दतवाद का सिद्धांत प्रति- 
पादित होता है अतः आत्मानंद, का आशय हुआई जीवात्मा अथवा परमात्मा में लीन होने का 
आनंद । आत्मा को मी परमात्मा माननेवाले अद्वेतवादी दोनों में कोई भेद नहीं देखते । केवल 
माया के आवरण के कारण जीव अपने को ब्रह्म से भिन्न समझता है। इस यवनिका के हर जाने से 
यह द्वित्व भाव भी छुप्र हो जाता है | इसलिए उनके अनुसार आत्मा परमात्मा का बोधक है। इससे 
शंकर.का अद्वेतपत्त ध्वनित होता है । 
आत्माराम*--इस नाम का कई प्रकार,से ,समास विग्रह हो सकता है। (१) आत्मा में रमय 
करनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म इससे दतवाद का पक्ष सिद्व होता है। (२) विश्व में र्मण करनेवाली आत्मा 
अर्थात्‌ व्यापक विश्वात्मा । यह आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। इससे अद्वेववाद का समर्थन होता हैं। 
(३) आत्मा के लिए*उल्लिखित आत्मानंद देखिए,। 


१ ऋतेज्ञानान्नमुक्ति! । 
२/आत्मारामाश्च झुनयो निम्नथा अप्युरुकमे । 


कुबन्त्यहैतुकीं मक्तिमित्थ॑ भूतगुणों हरिः ॥ 


२६२ गभिधान अनुशीलन 


कमेंद्र नारायण--इससे दो भावनाएँ उद्भासित होती हैं (१) जीव कर्म का स्वामी है 
अर्थात्‌ वह कर्म करने में स्वतंत्र है। जो चाहे सो करे जो चाहे न करे । (२) कर्मफल का स्वामी 
नारायण है | जीव को कर्म का फल ईश्वर देता है। 

भूमंडल दास--इस नाम में लोक सेवा की कैसी भव्य उद्भावना है ! जन साधारण का 
भगवान तक पहुँचना दुष्कर है। उसके लिए संसार सेवा ही सरल मार्ग है। हरि न सही हरिजन 
ही सही । हम उसकी खसुष्टि को प्रेम करे, जीवों को कष्ट न पहुचाएँ, सब के कल्याण में अपना 
कल्याण समम--यहीं परमेश्वर की प्राप्ति के सुलभ साधन हैं। भूमंडल दास सत्य हीं विश्व प्रेम का 
व्यक्ती ऋरणु करता है। यह उप्तस्त नाम परमात्मा का वाचक भी हो सकता है। भूमंडल है दास 
जिसका अर्थात्‌ ईश्वर । 

विश्वरूप--परमात्मा के दो रूपों की चर्चा इन नामों में स्पष्ट रूप से पाई जाती है । जग 
रूप, विश्वश्रवा आदि नाम उसके विराट रूप को व्यक्त करते हैं| निराकार स्वरूप, विभु आदि उसके 
अव्यक्त रूप की भावनावाले नाम हैं। 

विराट पुरुष के अनेक रूपों में से विश्वरूप ', अनंतरूप *, पूर्णुरूप *, पर (परम) रूप, मुख्य 


१ विश्वतश्चचुरुत विश्वतों मुखोविश्वतोी बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं बाहुभ्यां घमति स॑ पतत्रेद्यावाभूसी जनयत्‌ देव एकः | 
(ऋणग्वेद्‌ ८-३-१ ६-३) 
रूप॑ महत्ते बहुवक्ब्रनेन्र 
सहाबाहो बहुबाहूरुपादम | 
बहूदर बहुदुष्ट्राकरालं 
इृष्टालोक।: मव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
(भ० गीता प्र० ११) 
सहस््र शीर्ष: पुरुषः सहस्ात्ः सहख्रपात्‌ | 
९ पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहखशः । 
नाना विधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५॥ 
(गीता आ० ११) 
]0 (७) 89 ४25प08७ए०७ जछ0 5पा0700680 778, ॥ एछ9]7०१ परश06८ ६96 97970088 

0 96 (॥88 49 हि०7 ए पाए ०९४] 9 7: एव७ घ्र0 (06 (88, | ह्रगा8छ : छ88 ४०६४५१९०६, 
६ 89 ६४ 55072 छा07 4 58छ 5800/78 ६678 9०4 90008 09७7८ 77७ ४8 57808. | 
00760 &६ [08 0278 0 709 ०९॥+ 6 एशए हाधएड फिछ: तांत तपाए 0028 त007 बघत ब8कांप 
| 8७ए ४०४प68२७, 4 छठ9 789६9 जो0 छए9 हप्थातांए8 छा0 इातींगए 88779 0७ 
78. 0४ 4 ]8ए 09 ६५9६ ८02756 0]870/768 (8६ ५878  ६€77ए80 776 [07 8 ०00०४ 800 /6 (४6 
8ध705 0 50 #ि078708 870प्रगत 776 [98 87709 07 79ए  फराध्यत 70 [.0967: ] [00760 बा 
६98 977507675 7 8 ]0, ६98 [6988५ 98 कऋ्रपात&6४३, (99 8जछ7080675, 50 88 ॥ 
[00४%860 8 ६7870 ३ ४० '४25घ७१8००७, 7६ छझ55 :९०४।४ए०६७६ ज्ञा070 ) 70ए90 77 47858 097]72760 


50प्रों5 800 775758९0 2000,:08, 
(&प700700,-- (/6:9278. 509०8०7) 


खे वायुमग्नि सलिलं महीं चर 
ज्योतीषि सत्वानि दिशोह्ुमादीन्‌ 
सरित्सिमुद्रांश्व हरे! शरीरं 
यरिकितश्ध॒ भूत प्रणमेदनन्यः ॥ 
(श्रीमद्धा० ११।२।४१) 


अध्यात्म-विद्या २६३ 


ि $ / कक. 9» के के ३५७ ५५ 
हैं। प्रथम में रूप की विचित्रता का, द्वितीय में संख्या की अनंत्रता का, तृतीय में उपमा की पूरणंता 
का एवं चतुर्थ में संस्थान (आकृति; की विशालता का संकेत हैं । 


>+ किन्ीए न जी जऔी अ-++लजिज-नन ++ -+++++>>+ 


विराट पुरुष के अंग 


२ सत्यलोफ--सिर 
तपोलोक--लिलाट 
जनलोक--झुख 
महलोंक--म_दा 
स्वलोक--उरः स्थल 
नभस्तल--नाभि 
महीतल--जधघन प्रदेश 
अतल-वितल--उछर् 
सुतल--जानु 
अधर्म--पीठ 
धर्म--स्वन 
प्रजापति-मिन्रवरुण --गुद्यों द्वियाँ 
इंद्र अभ्ठति देवता--बाहु 
दिशाएँ--कांन 
शब्द--अवणशक्ति 
अश्विनीकृमार--नाखसा रं भर 
गंध--प्राणें द्विय 
प्रववलित अग्नि--जठराग्नि 
झंतरिक्ष--नेन्नगोलक 
सूर्य--चन्षु 
दिनरात--प च्चक 
अह्म वोक--म्र्‌ विज्ञास 
जलदेव--ता लु 
रस--जीम 
वेदु--मस्तक 
यमराज--डाठदें 
स्नेह--दांत 


अनंत सध्टि--लितवन 
लज्ज,-- ऊपरी ओठ 
लोभ--अधर नीच का ओठ) 
मोहनी साथा--झुसकान 
समुद्र--कोख 
पर्वेत--अस्थियाँ 

नदियाँ-- दाडी जाल 

बुक -रोज 

वायु--प्रास 

(आयुरूप) काल--्ास 
(गुण-कर्म-अवाह) संस।र---कर्म 


मेघ--केश 
संध्याएँ--घस्तर 

अव्यक्त (प्रधान)--ह॒ुदय 
चन्द्रमा - सन 
महत्व--चित्त 


अहंकारात्मक्रूददेव--अंत:करण 
हाथी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर--नख 
समादिसवपशु-- कटि 
पत्ती--शिल्प चातुर्य 

स्वायंभुव मनु--डव्वि 

उलुष्य --दिदास रक्षान 

गधव, विद्याधर, अव्सर--स्वर 
प्रह्माद-- स्मरणशक्ति 

चतुर्वेण --झुख, भुजा, उर; चरण 
यज्ञ-- के 


४ डूहेकस्थं जगत्कृत्स्त॑ पश्यांच सचराचरम्‌ | 
मम देद्टे गडाक्केश यच्चान्यद्दष्टुमिच्छुसि ॥७॥ 

पश्यादित्यान्बसून्सद्रनश्विनों मरुतस्तथा | 
बहुल्यद्ष्टपूर्वाणि पश्याश्वयांणि भारत ॥६॥ 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 


सर्वा सतथा भूतविशेषसड्डानू | 


श्रह्मायमीश कमलासनस्थ 


सर्षीर्च सर्वाजुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१९।। 


(गीता झ० ११) 


२६४ अभिधान अनुशीलन 


सो5हम्‌--इस नाम से आत्मा तथा परमात्मा दोनों का बोध होता है। 'सः ईश्वर के लिए 
तथा अहम जीव के लिए. प्रयक्त हुए! हैं। वेदान्तियों का कहना है कि मायाविष्ट जीव को जब 
अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाता है तो वह अपने को ब्रह्म समझता है। यह नाम सोडहमस्मि- 
वाक्य का अंश है और उसी सिद्धावस्था की ओर निर्देश करता है। इसका अमिप्राय है मैं 
वही हूँ अथांत्‌ मैं ही ब्रह्म हूँ। अजपाजप या हंस मंत्र में भी सोंडहम्‌ का अनुभव होता है। श्वास 
द्वारा ह॑ं तथा उच्छ वास के संग सों निकलता हे। इस नाम में बेदान्त का सार सन्निहित है । 


४--समीक्षण 


प्रस्तुत नामावली के अध्ययन से यह निष्कष निकल्नता है कि अध्यात्म विद्या अत्यत 
क्लिष्ट होने पर भी कुछ न कुछ मनुष्य इसकी ओर अवश्य प्रदत्त रहते हैं। यह भी उनके 
निरंतर चिंतन का विषय रहा है। ब्रह्म के वही नाम निगुण ईश्वर प्रवृत्ति से यहाँ लिए 
गये हैं. जिनमें कुद्र दार्शनिकता के माव विद्यमान हैं। हन नामों पर उ8 प्रवृत्ति में पर्याप्त प्रकाश 
डाला गया है | यहाँ पर इस विशेषता की ओर भी संकेत कर देना डचित होगा कि अखंडान॑द, 
अखिलानंद, अ्रच्युतानंद तथा नित्यानंद ये पूरे पूरे. नाम भी ईश्वर के वाचक हैं | पद के पूर्वोश 
अखंड, अखिल, श्रव्युत नित्य भो ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । अतः ये ही शब्द मूल प्रवृत्ति में 
रखे गये हैं। इसी प्रकार केवलानंद आदि नामों में मी अर्द्ट तथा सम्पूर्ण नाम मूल प्रवृत्ति के अन्तर्गत 
आर सकते हैं| चिदानंद से दो तथा सब्चिदानंद से ईश्वर के तीन गुण व्यक्त होते हैं। परमाध्मा, 
निर्विकारशरण, आत्माराम, जीववर, हंस नाथ तथा माव्रावति अःदि नाम जेतवाद के पोषक हैं। 
उनसे ईश्वर, जीव तथा प्रकृति-इन तीन मिन्न पदार्थों का बोध होता है। अ्रद्गेतवाद के पक्ष को श्रद्वेत- 
कुमार, आत्माराम, ब्रह्मकला प्रसाद, रामकज्ञा दीन, खोडहम्‌ आदि नाम प्रतिपादित करते हैं। मूल 
प्रवृत्ति की व्याख्या में इन पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इन नामो से ईश्वर के गुणों का परिचय 
पर्यात्त मिलता है; परन्तु आत्मा अथवा जीव का बहुत सूक्षम परिचय दिया गया है। उसमें बोध, हर्ष, 
प्रकाश तथा वीरत्व गुण पाये जाते हैं | वह कर्मों का स्वामी है, किन्तु ईश्वर के अधीन है । कई 
गुणों की समता होने से उसे हंस भी कहा गया है। माया ईश्बर की त्रिगुणात्मक शक्ति है जो उसके 
अधीन रहती है | जगत्‌ प्रकृति का व्यक्त रूप है। लोक अथवा भुबन-संबंधी नाम मनुष्य के विश्व- 
बंधुत्व का परिचय दे रहे हैं। मनुष्य जीवन में कर्म करता है। सुकर्मों का फल दिव्यानंद 
(स्वर्ग सुख) अथवा मुक्ति है। अग्नि मित्र, अनिलकुमार, आकाशचन्द्र, सलिलकुमार, प्रथ्वी पति 
आदि नामों में पंच महाभूतों का समावेश है। रेशुकण से लेकर नक्षत्र मएडल तक उसकी सृष्टि के 
अंग हैं जो अपना-अपना कार्य संचालन कर रहे हैं | 


(२) मनोविज्ञान 


गणना 

क-क्रमिक गणना -- 

(१) नामों की संख्या--शै८८ 

(२) मूल शब्दों की संख्या--१४७ 
(३) गौण शब्दों की संख्या--३३ 
ख--रचनात्मक गणना -- 


मनोविज्ञान श्ध्प्‌ 





प्रवृत्ति एकपदी नाम द्विपदी नाम तिपरी नाम चतुणदी नाम योग 

अंतःकरण चतुष्टय--मन £्‌ हु 
चित्त र्‌ र्‌ 

बुद्धि ४ ४ १ ७ 

अहंकार ब्‌ २्‌ 

पंचतन्सात्रा-- रूप हे १३ १ १७ 
शब्द ६ र्‌ वर 

रस ४५ ५ 

गंध ५ £ २ 

पंचज्ञानेन्द्रियाँ--. नेत्र र १८४ ३ २० 
योग सम्बन्धी द दर 

ध्यान तथा स्मृति २ १२ १ 4 4 

विचार तथ्य अनुभव र्‌ !्‌ ३ 

मनोयो ग-- आनन्द श्र नई ११ १... ७६ 
खखारा ४ है. 

आश्चय ५ ०] हर 

इच्छा ४ २० ! १ २६ 

गर्व र ह १ श्र 

गलानि तथा लब्जा १ १ २ 

चिता १ प्‌ ६ 

ज्ञान 4 २6 ४.४ ३४ 

प्रेम & ६० २० १ ६० 

भय र्‌ ५ 

लोभ १ श 

वेराग्य १ १ 

शाति १ १० ११ 

शोक २्‌ १ रे 

श्रद्धा भक्ति तथा विश्वास ध्‌ १ ६ 

साहस ९ र्‌ डे 

रस-- श्रृंगार रख श्‌ ३ है 
हास्य रस १ ५4 

वीर रस श हर डे १२ 

शांत रस £्‌ १ 

परे र्ूर प्र ३ रेव्वर 


२--विश्लेषण :-- 

क--मूल शब्द-- 

(१) अंतःकरणु चतुष्टय-- 

सन--मनई, मनुआ, मनो (यह तीनो मन॑ के विक्षत रूप हैं) । 
ड्ेड 


२६६ अमिधान अनुशीलन 


चित्त--चित, चित्तन (चित्त ) 

बुद्धि--धी, बुद्धि, मेघा । 

अहंकार--माम । 

(२) पंचतन्मात्रा-- 

रूप--रुपई, रूप, रूपी, सूरत, स्वरूप (रूप के विक्ृत शब्द-रुपई, रूपी) । 

शब्द--शब्द, शब्दल (शब्द) | 

रस--रसमय । 

गंध--महक, सुगंध । 

(9) पंचज्ञानेन्द्रियाँ-- 

नेत्न--अच्छ (अज्ति), दग, नयन, नेत्र, नैना (नेत्र), लोचन । 

योग--जोग (योग), जोग-ध्यान, योग | 

ध्यान तथा स्मृति--खयालीं (ख्याल), खियाल (ख्याल), चिति, ध्यान, ध्यानीं, याद, 
लगन, सुरति, सुरती (सुरति), स्मृति। 

विचार--विचार । 

अनुभव--श्रनुभव । 


ख--मूल शब्दों की निरुक्ति-- 

अंतःकरण चतुष्टय--- 

सन-- 

मनई, मनुआ--मन अन्तःकरण की वह वृत्ति है जिससे मनुष्यों में संकल्प-विकल्प, इच्छा, 
प्रयत्न, वेदना, बोध, विचार श्रादि उत्पन्न होते हैं। इसका स्थान हृदयाकाश हैं। यह पंचशानेन्द्रियों 
के द्वारा ज्ञान धराप्त करता है और पंचकमेरिद्रियों से कार्य सम्पादन कराता हैं। जाग्रत तथा स्वप्नावस्था 
में कार्यों में संलग्न रहता है किन्तु सुषुसि में वह निष्किय हो जाता है। न्यायदर्शन" के अनुसार मन 
बह है जिससे एक ही काल में दो पदार्थों का ज्ञान ग्रहण नहीं होता | 

चित्त-- 

चित्त, चित्तन--चित्त अंतःकरण चतुष्ट्य में से एक वृत्ति है। इसके दो भाग होते हैं-- 
प्रथम भाग मनोवेग उत्पन्न करता है तथा द्वितीय भाग स्मृति, वासना और संस्कार का स्थान है । 

बुद्धि . 

चित्ति, थी, बुद्धि, मेधा--बुद्धि दो म्रकार की होती है । (१) ताकिक बुद्धि--तक द्वारा 
सत्यासत्य का विवेचन करती है और (२) मेधावी बुद्धि--तके द्वारा निश्चित सत्य पर श्रद्धा या 
विश्वास उत्पन्न कराती है । 

अहंकार-- 

माम--अहंकार समष्टि में से व्यष्टि का निर्माण करता है | अपनत्व की भावना इसकी सत्ता 
से ही उद्भूत होती है । यह व्यक्तित्व ही जगत की सर्जना तथा स्थिरता का मूल हेतु है । 

पंचतन्मात्रा-- 

रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पश ये पंचतन्मात्राएँ कहलाती हैं। इनका उद्धव अहंकार से 

होता है ओर इनसे पंचभूतों का आविर्भाव हुआ है। एथ्वी का मुख्य गुण गंध, जल का रस, अग्नि 


) युग़पज्ञ्ञानानुत्पत्ति मंनसोलिड्डम । 
न्याय झअ० १ आ० १ सूत्र १६ 


मनोविज्ञान २६७ 


का रूप, आकाश का शब्द तथा वायु का स्पश माना गया है। ये शुण पंचशानेन्द्रिय हारा ग्रहण 
किये जाते हैं। नेन्न से रूप, जिहा से रस, नारुका से गंध, श्रोत से शब्द तथा त्वचा से स्पर्श का 
बोध होता है| 

१--रूप-- 

रुपई, रूप, रूपी, सूरत, र्वरूप--रूप से अभिप्राय मनुष्य की वाह्माकृति तथा सौन्दर्य 
से होता है। 

शंददु-- 

शब्द, शबन्द्ल--शब्द वह सार्थक ध्वनि है जिससे किसी पदार्थ या भाव का बोध होता है। 
संत सम्प्रदाय में यह ईश्वर का वाचक भी है। कभी-कभी अ्रनहद शब्द के अर्थ में भी लिया जाता 
है। महाभाध्य | में शब्द का यह लद्ण दिया है-- कानों से प्राप्त, बद्धि से आह्य और पयोग से प्रकाशित 
होनेबाला तथा आकाश में स्थित रहनेवाला शब्द कहलाता है | 

रस-- 

रख--रस उस आनंद को कहते हैं जो काव्य पढ़ने या नाटक 'देखने से प्राप्त होता है| 
(१) साहित्य में नौ प्रकार के रछ--शंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, वीभत्स और 
शान्त हैं (२) किसी चीज के खाने का स्वाद जो ६ प्रकार का होता है यथा--मघुर, श्रम्ल, लवण, 
कटु, तिक्‍त, और कषाय। 

गंध-- 

महक, सुगंध--धाणेंद्रिय द्वारा शहीत गुण का नाम गंघ है। 

पंच ज्ञानेन्द्रिय-- 

अच्छ, दग, नयन, नेत, नेन्न, नेना, लोचन--पंच ज्ञानेन्द्रियों के योग से मन प्रकृति के 
वाद्य ज्ञान को प्रात्त करता है। इनमें नेत्र का स्थान बहुत ऊँचा है। नेत्रों पर ही अधिक नाम 
प्रचलित हैं क्योंकि उनके द्वारा इस दृश्य जगत्‌ का बोध होता है। इन नामों से नामधारी के 
दीधायतन तथा सुन्दर लोचनों की ओर भी संकेत होता है | 


योग--पतज्ञ लि मुनि ने योग दर्शन में चित्त बृत्ति निरोधर को योग कहा है। यह ८ 
प्रकार का बतलाया गया है। यम, नियम तथा आसन शरीर नियंत्रण के लिए; प्र णायाम तथा 
अत्याहार मन दमन के लिये और धारणा, ध्यान तथा समाधि आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए 
होते हैं। इसे मुक्ति का साधन भी कहा गया है। 

ध्यान--श्रष्टंग योग के/अंतर्गत ध्यान सप्तम अंग है। प्त्याहार तथा धारणा द्वारा केन्द्रित 
एवं एकत्रित शक्ति को आत्मा में लगाने का नाम ध्यान है। कपिल ने सांख्य दर्शन में लिखा है 
मन को निर्विषय बनाने से आत्मा की वहिसुली बृत्ति बंद होकर अंतर्मृल्ली बत्ति स्वत: जाग्रत हो जाती 
है यही ध्यान है। योग दर्शन * में मन का निर्विषय करना ही ध्यान कहा गया है। 

स्मृति--शिक्षा-उपदेश-अ्रध्ययना दि द्वारा संचित ज्ञान को स्मृति" कहते हैं। यह शान चित्त 
कोष में संगहीत होता रहता है | 





१ ओन्नोपलब्धिवु द्िनिर्म्ाह्यः भ्रयोगेणाउभिज्वल्षित आकाशदेश: शब्द: | 
शब्द्गुसमाकाशस्‌ । (महाभाष्य) । 

२ योग्रिचत्त इत्तिनिरोधः | योग० पा० १--२ 

3 सगोपदतिध्ष्यांनस्‌ | साँख्य० ३--३० । 

४ ध्यान निविषयं मन: (योग दर्शन) 

+ संस्कारमाज्न जन्य॑ ज्ञान स्मतिः । (तर्क संग्रह) 


श्र अमभिधान अनुशीलन 


सुरति--इसका अर्थ है ईैश्वरानुअह की स्मृति, लगन, स्मरण ह्त्यादि। भी सम्पूर्णानंद 
इसको खोत का विक्ृवत रूप मानकर चिच्द्वत्ति का प्रवाह अर्थ में छेते है। गुलाल ने मन को ही 
सुरति माना है।' डॉ० बड़थ्वाल? ने इसको संतों की उलटी चाल के श्र्थ में स्मृति से निकाला है। 
राधा स्वामी सम्प्रदायवाले इसे जीवात्मा या परमात्मा के अर्थ में ग्रहण करते हैं। सुरति या सुरत प्रेम 
(सुरत या रति) का व्यंजक भी हो सकता है। 

विचार--संकल्प-विकल्पादि मानतिक प्रक्रियाएँ विचार कहलाती हैं । 

अनुभव--र्मृति से मिन्न शान को अनुभव? कहते हैं। 

ग--गोण शब्द 

१--वर्गोत्मक--राय, सिंह । 

२-- (आ) सम्मानाथेंक--आदरसूचक- बाबू 

३--भसक्तिपरक--अंबर, आनंद, किशोर, कुमार, चंद, चंद्र, दत्त, दयाल, दास, नारा- 
यण, पाल, प्रकास, प्रसाद, फेर, बहल, बहादुर, बोध, बोधन, भद्र, मणि, मल, मोद, मोहन, राज, 
राम, लाल, वललभ, विजय, वीर, शरण, सहाय, सुख, स्वरूप । 


मनोवेग 

२--विश्ल्षेषण 

क--मूल शब्द 

आनंद--अ्रहलाद, आनंद, आमोद, उल्लास, खुशी, चित्त वहल, चैन, चैना, प्रमोद, प्रसन्न, 
संगन, मगनू , मनफूल, मनमोद, मोद, मोदी, विनोद, विनोदी, शर्म, शर्मघर, शादी, हरक, 
हरकुआ, हरख, हरख, हरसी, हुलसन, हुलास, हुलासी, हृषिभू-- 

आशा--आश, आसा, उम्मेद, 

आश्वयं--अ्रचंभे, अचरज, आश्चर्य 

इच्छा--अंछा, अमिलाख, अमिलाष, अभिलाषी, अरमान, इंछा, इच्छा, गरण, गर्जन, गज) 
तिरखा, तृषा, मन कामना, मनोरथ, रुचि, ललक, ललका, ललकू, हिंछा । 

गवं--अ्रभिमान, गुमान, गुमानी, घमडी, दरब, दर्प 


) भीखा यही सुरति मन जानो । 

है वैरइ्टपा ४50700! 66 58। ०७४7४ (7, 294) 

3 सब व्यवहार हेतुज्ञान बुद्धि!। साहिविधा स्मृतिश्नुभवश्च । 

संस्कार सातन्न जन्यज्ञानं स्मतिः। तज्लिन्न ज्ञानमनुभवः । (तक संग्रह) 
मानव हृदय भावों का भण्डार है। भावक अंतःकरण में जलतरंगों के तुल्य ये सनो- 
भाव क्षण क्षणे उदय-विलय होते रहते हैं । प्रत्येक अन्रत्ति की प्रष्ठभूमि में कोई न कोई 
भाव विद्यमान रहता है| यही मनोवेग मनुष्य की समस्त कार्ये-प्रणाली का संचालन 
किया करते हैं | यही उसके सुख दुख के साथी होते हैं । विविध विषयों के सम्प्क में 
आने से अभिनव अनुभूतियों का आविर्भाव होता रहता है जिन्हें मनोवेग या भाव 
कहते हैं । प्रेमादि प्रेष्य तथा भयादि अभेष्य दोनों ही प्रकार के मनोविकार इस संकलन 


ड 


में पाये जाते हैं। इन मनोभावों में आनन्द तथा श्रेम अपना विशेष स्थान रखते दिख- 


लाई देते हैं। जीवन के लिए ये दोनों ही अत्यन्त अपेक्षित एवं आवश्यक हैं। एक 
जीवन को जीने योग्य बनाता है, द्विदीय डसे सरसता देता है । दोनों ही स्फूरति, शक्ति; 
सुख एवं शांति के दाता हैं । 


२२«०२३:-८८ +बन>>-रेना८ 5 मन 


मनोविज्ञान २६६ 


स्तानि तथा कज्जा--च्ञोम, लज्जू 

चिता--ओऔसेरी, कुलफत, चिंता, सोचन 

ज्ञान-- शान, शानी, प्रबोण, बोध, बोधन, बोधी बोधे. सुबोध, होश | 

प्रेम --अनुराग, इश्क, उलफत, नेह, पिम्मा, पिरूश्रा, पेम, पेमा, प्यार, प्रीति, प्रेम, प्रेमी, 
मुहब्बत, राग, लगन, सन्हैया, स्नेह, स्नेही, हुब, हुबई, हुब्ब, हुब्बा, हेत, हेतम, हेता | 

सय-भय । 

लोभ--लोभ । 

वेराग--वैराग । 

शांति-शम, शमी, शांति । 

शोक--कलकू, खेदन, खेदू । 

श्रद्धा भक्ति तथा विश्वास--भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, सरधू | 

साहस--हौपिला, हौसिले । 

नव रस 

श्वृंगार रस--रस राज, &ंगार, सिगार, सिंगारु | 

हास्य रस--हास | 

वीर रस-- दानवीर, घर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर, वीर । 

शांत रस--शांत । 


१--विकृृत शब्दों के शुद्ध रूप और अर्थ 


विकृत या विकसित रूप तत्सम रूप अर्थ 
अहलाद आह्राद हर्ष 

चैना चैन सुख, आनंद 
मगनू मगन प्रसन्न 

मोदी मोद प्रसन्नता 
विनोदी विनोद आनंद 
हरक, हरकुआ, हरख, हरसी हर्ष के 
हुलसन, हुलसी हुलात १ 

आश आशा आशा 
अंछा इच्छा इच्छा 
अमिलाख, अमिलाष, अमिलाषी अमिलाषा इच्छा 

इंछा इच्छा हे 

गजन, गरजू गरज है 

तिरिखा तृषा हर 
ललका, ललकू ललक प्रवल इच्छा 
हिंछ्ा इच्छा इच्छा 
द्र्व द्प घमंड 
लज्ज्‌ लज्जा शर्म 
ऑपसेरी ओपसेर च्ता 
सोचन सोच 


ग7 


बोधन, बोधी, बोधे बोध ज्ञान 


२७० 


नेह 

पिम्मा, पेम, पेमा 
पिस्आ 

सन्हेया 

हेत, हेतम, हेता 
कलकू 

खेदन, खेदू 
सरधू 

सिंगार, सिंगारू 
हुबई, हुब्बा 


शब्द 

खुशी (फा०) 
शादी (फा०) 
उम्मेद (फा०) 
अरमान (तुरकी) 
गरज (अरबी) 
गुमान (फा०) 
कुलफत (अ०) 
होश (फ०) 
इश्क (अ०) 
उलफत ,, 
मुहब्बत ,)) 
हुब १ 
हौसला ,, 
हिम्मत ,, 
कंलकू ,, 


अभिधान अनुशीलन 
स्नेह 


प्रेम 
प्यार 
स्नेह 
हेतु 
कलक 
खेद 
श्रद्धा 
श्ृृंगार 
हुब 


२--विजातीय प्रभाव 


ग--मूल् शब्दों की निरुक्ति - 
आनंद--अभीष्सित वस्तु की प्राप्ति, कार्य की सिद्धि अथवा इच्छा पूर्ति से जो खुल मिलता 


है उसे आनंद कहते हैं। 


99 
अनुराग 
शोक 


शक 
बड़ों के प्रति पूज्य भाव 
श्ृंगार रस 
प्रेम 


श्र्थ 
आनंद 
29 
आशा 
इच्छा 
मे 
घमंड 
मानसिक चिंता 
शान, चेतना 
प्यार 
ह। 
के । 


49 
साहस 


9१ 
शोक 


आशा--किसी पदार्थ के मिलने की इच्छा अ्रथवा किसी कार्य-सिद्धि की कामना को श्राशा 


कहते हैं। 


आश्चये--बह अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किसी असाधारण वस्तु या व्यक्ति श्रसम्मा- 
बित कार्य या व्यापार अथवा लोकोत्तर दृश्य को देखकर हृदय में एक विशेष प्रकार का कौतृहल 


होता है जिसे आश्चर्य भाव कहते हैं । 


इच्छा--छृदय की बह बृत्ति है 
उल्लास, सनफूतत, शसे--आनंद 


; 


जो किसी अभाव को प्रकट करती है | 


मनोविज्ञान २७६ 


गरवे--रूप, गुण, कुलादि में अन्य से अपने को श्रेष्ठ समझना गव॑ कहलाता है। 

स्ानि, लज्जा--वह क्लेश है जो अपनी चुटियो के कारण अपने मन में होता है। अपने 
विषय में दूसये की बुरी भावना होने की आशंका से मन में जो संकोच होता है उसे लज्जा कहते हैं | 

चिता--इष्ट की अप्रापति या अनिष्ट की प्राप्ति के कारण जो विकार होता है उसे चिंता 
कहते हैं । 

ज्ञान--मन की वह वृत्ति जो किसी वस्तु, बात या व्यापार के तथ्य तक पहुँचती है अथवा 
उसके सत्य स्वरूप का निर्णय करती है ज्ञान या बोध कहलाती है | 

प्रेम--यह अंगार रस का स्थायी भाव है | किसी वस्तु या व्यक्ति विशिष्ट के प्रति ।विशेष 
आकषेण को प्रेम कहते हैं । 

सय--किसी आपत्ति के आगमन की आशंका से जो मनोविकार होता है उसे भय कहते 
हैं | यह भयानक रस का स्थायी भाव है। 

राग--प्रेम, अनुराग, आसक्ति | 

लोस--मन की वह वासना है जिसमें किसी वस्तु के प्राप्त करने की तीत्र उत्कंठा निहित 
रहती है | 

वैराग्य--बैराग्य या विरक्ति चित्त की वह व्रत्ति है जिससे सासारिक विषय वासनाओं तथा 
प्रपद्चों से मन हटाकर एकांत में ईश्वर भजन में अनुरक्त होते हैं । 

शम, शांति--शांति वह संतोषात्मक भावना है जिससे मन स्थिर तथा कामना रहित हो सुख 
का अनुभव करता है | 

शोक--वह मनोविकार है जो इष्ट के नष्ट होने से या अनिष्ठट की प्राप्ति से होता है । यह 
करुण रस का स्थायी भाव है । 

श्रद्धा, भक्ति, विश्वास--किसी गुण-विशिष्ट के कारण किसी के प्रति पूज्य भावना जाग्रत 
हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं, रागमयी श्रद्धा ही भक्ति कहलाती है, किसी के प्रति मन का दृढ़ 
निश्चय विश्वास है | 

साहस--मन की वह चृत्ति है जिससे किसी पराक्रम करने अथवा संकट का सामना करने 
की शक्ति प्राप्त होती है । 

हृषिभू--आनंददाता । 

रस--साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं।' यह नव प्रकार का होता हैं श्ृृंगार, हास्य, 
करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीमत्स, अद्भुत, शान्त । 

अंगार रस--इसमें स्री-पुरुष के पवित्र प्रेम का वर्णन होता है। इसे रसराज भी कहते 
हैं। इसके दो भेद संयोग तथा विप्रत्षम्भ होते हैँ। श्वृंगार का स्थायी भाव रति या प्रेम है । 

हास्यरस--किसी के अनोखेपन से उत्पन्न बिनोद का भाव हास कहलाता है जो हास्य 
रस का स्थायी भाव है । | 

वीर रस--साहित्य का वह रस जिससे वीरता, उत्साह आदि की पुष्टि होती है। वीरों के 
अनुसार यह भी कई प्रकार का होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। युद्धवीर में शत्रुनाश का, 
दया वीर में दया-माजन के संकट मोचन अथवा सहायता का, दानवीर में त्याग का तथा धर्म बीर में 
पाप-विनाश एवं धर्म स्थापना का उत्साह होता है। 


) वाक्य रसात्मक काब्यम्‌, (साहित्य दुपंण ३) 


२७२ अमिधान अ्रनुशीलन 


शांत रस--असार एंसार की विनश्वर वस्तुओं से विरत या उदासीन होने से तथा ईश्वराधना 
में दत्त चित्त होने से अपूर्य शांति प्राप्त होती है जिससे शान्त रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी 
भाव निववेद्‌  है। 

ग--गौण शब्द 

(१) बर्गात्मक--राय, सिंह, सिनहा । 

(२) सम्मानार्थंक--(अ) आदरसूचक--बाबू । 

(आ) उपाधिसूचक--आचार्य । 

(३) भक्तिपरक--आनंद, करण, कांत, किशोर, कुमार, गिरि, चंद, चंद्र, चरण, जीवन 
दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नंद, नंदन, नाथ, नारायण, निर्देश, निधि, नीति, पति, पाल, प्रकाश, 
प्रताप, प्रसाद, प्रिय, प्रेम, बहादुर, मिक्तु, भूषण, मणि, मल, मनोहर, मित्र, रन, रमण, राम, रुचि, 
रूप, लाल, वन, वधन, वल्लभ; वीर, शरण, शेखर, सहाय, सुंदर, सुख, सुमिरन, सेवक, स्नेही 
स्वरूप । 

विशेष नामों की व्याख्या । 

आशा--इच्छा । 

मानव अंतःकरण में दो ज्योतियों जगमगाती रहती हैं, एक का नाम है आशा जो जीवन 
को आदि से अंत तक संक्ों में--संघर्षों में अपनी अमर आभा से नितराम आलोकित करती रहती 
है। यह प्राणों की चिरतंगिनी है | प्राणों के न रहने से आशा नहीं रहती और आशा के चलने 
जाने पर प्राण भी निष्पाण होने लगते हैं | प्राणों के लिए. वह संजीवनी बूथ है । द्वितीय ज्योति इच्छा 
है जो बहुधा सहलधा किरणवती हो मनुष्य को कर्मण्य एवं शर्मण्य बनाती है। आशा और श्रमि- 
लाषा जीवन को जीवंत बनाने में सहायता देती हैं। आशा अमिलाषाओं के अनुबंध को एक सूत्र 
में अंथन करती है | 

४--समीक्षण 

इसके अंतर्गत अन्तः:करण चतुष्ग्य, पंचम शानेन्द्रिय संकल्य विकल्पादि मन की क्रियाएँ 
एवं मनोवेग सम्मिलित हैं। कित्ती आतिशय्य के कारण ही इस प्रकार के नाम पड़े हैं। रूपाकृति पे 
मानव शीप्रतम आइष्ट हो जाता है। अतः सुन्दर बच्चों के नाम अन्य तन्मात्राओं की अपेक्षा रुप 
पर ही अधिक पाये जाते हैं। राधा-स्वामी आदि पंथों में शब्दयोग का विशेष महत्त्व है। कभी-कभी 
वे शब्द को ईश्वर के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। इन मतो के कारण ही शब्द पर नाम पाये जाते 
हैं। नेत्र शरीर का एक अत्यंत आवश्यक अंग है। मन के आकर्षण का वही मुख्य साधन हैं। उसके 
बिना मुख शोभाहीन हो जाता है, सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान नेन्रों के द्वारा ही प्राप्त होता है।हस 
विशेषता के अतिरिक्त नेत्र सम्बन्धी नाम नामी के लोचनों का सौंदर्याविक्य भी या उनकी विलक 
णृता प्रकट करते हैँ | इसलिए, पंच ज्ञानेन्द्रियों में नेत्रपरक नाम ही दिखलाई देते हैं। विचारदि 
विविध अवस्थाओं पर भी कुछ नाम दिखलाई देते हैं। ब्रह्म की अनुभूति का अ्रनमान अनुभवानंद 
नाम सें मिलता हैं । 

मनोवेगों में आनन्द तथा प्रेम नामों का प्राबल्‍्य दिखलाई देता है। आनन्द जीवन का लक्ष्य 
होता है। जन्म से मत्यु तक मनुष्य उसी की खोज में संलग्न <हता है। पंच क्लेशों तथा चिताएों मे 





७७७७७॥७७४७७७७७७७७एशाशएशणएणणााणाा का "न मच 


अद्भार हास्य करुण रोहवीर भयानका: । 
बीभत्साहत संशैचित्यष्टो नाव्ये रसा; समता; |। 
निवेदस्थायि सावोस्ति शांतोपि नवमो रसा;--काव्यप्र काश ४ 


(३) नैतिक तथा नागरिक गुरां २७३ 


मुंक्त होने के लिए वह उतत प्रयत्नशील रहता है। संसार की प्रत्येक वस्तु में--अपने प्रत्येक पुरुषार्थ 
में प्रत्येक प्राणी आनंद का ही अ्रन्वेषण करता हैं। उसकी मक्ति भी परमानन्द के लिए ही होती है। 
इन नामों में आनन्द अपने विभिन्न छायातपों मे--नाना रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रेम को 
जीवनवटी अथवा सजीवन बूटी कह सकते हैं| यह भी आनन्द का एक साधन है। परमाणुओं की 
संसक्ति के सदश इसमें भी विचित्र आकर्षण होता है। विश्व को एक सूत्र मे बॉधने में लिए यह 
एक अन्यतम साधन है। यह अनेक रूपों से संसार में व्याप्त है । भक्ति भी अनन्य प्रेम ही है। 

अन्य मनोभावों में इच्छा, ज्ञान तथा शान्ति सम्बंधी पर्याप्त नाम हैं। इसका हेतु यह है 
कि कोई न कोई इच्छा मनुष्य के मन में उठती ही रहती है, क्योकि सहज बोध अथवा सहज वृत्ति 
से उसका काम नहीं चलता | व्यक्ति शाति की गोद में ही आनन्द का अनुभव करता है। घड 
विकारों में से अकेले लोभानंद ही दर्शन दे रहे हैं । रसों और स्वाथीमावों में से कुछ पर ही थोड़े 
से नाम पाये जाते हैं | 

(३) नेतिक तथा नागरिक गुण 

१---गणना 

क-क्रमिक गणना--(१) नामों की संख्या २२४ 

(२) मूल शब्दों की संख्या ६७ 

(३) गौण शब्दों की संख्या ४६ 

ख--रचनात्मक गणना 
प्रवृत्ति एक परददी नाम दविपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग 





धर्म १ श्र २ १ श्द 
धति १३ १ १७४ 
क्ष्मा क्‌ & 
द्म ढ़ ४ 
सत्य ५१ १ ६्‌ रे २७ 
द्यां ९ २४ ३ ९ ३० 
दान ५ ट्द ५ १० 
संतोष २ श१प् १७ 
तप र्‌ है २ 
व्रत प्रतिज्ञा १२ २ श्ड 
आदर्श २ १ ३ 
त्याग र्‌ 4 
न्याय र श्‌ 
मानमयादा. २ & ११ 
विनय १ ७ > 
शील १ १३ १ १५ 
सहायता १ ५ 
हित १ २ ११ 
भरोसा रे श्३े १६ 
शरण ५ ६ २ 8 
मेल मिलाप १ हे १ प्‌ 
नीति नियम उपदेश र्‌ 8 
१9 श्य्यड र२्‌ ३ ५ २२५ 


द४ 


२३४ 


चिपति 


खायमनजान जअचुराएन 


२--विश्लेषण :-- 
क--मूल शब्द 
धम--धम्मी, धर्म, धरम । 
धति--धीर, धीरज, घींरा, धीरू, घृति, घेर्य, सुधीर । 
कजमा--कषमा 
दूसम--इंद्री दमन, जितेद्रिय, दमन । 
सत्य--ऋत, यथार्थ, सचई, सत, सत्य । 
दया--अनुगअह, करुणा, कृपा, तवक॒ल, दया, नेवाजी, महर, सेहर । 
दान--खेराती, दान । 
संतोष--तोखी, त्रिपति, दिलासा, परितोष, संतोकी, संतोखी, संतोष, सबरू | 
तप--तप । 
ब्रत-अतिज्ञा--कौलघारी, कौली, कौलू , टेक, टेकन, तोबा, परन, त्रत | 
नागरिक गुण-- 
आदशे--आदश्श । 
व्याग--त्याग । 
न्‍्याय--न्याय । 
मानसयोदा--आ्रान, आनू , इज्जत, पति, पतेई, मर्याद, महातम, महातिम । 
विनय--बिनय । 
शील--चरित्र, शील, सुशील | 
सहायता--सहाय । 
हित--उपकारी, नेकी, परोपकार, हित, हितकारी, हित्त । 
सरोसा--अधार, श्राधार, आघारी, आसरा, टेक, टेकन, भरोखन, भरोस, भरोसा, भरोसे | 
शरणु«--शरण । 
मेल-मिलाप--मिलई, मिलाप, मिल्लू , सुलह । 
नीति नियम-उपदेश--डपदेश, नियम, नियमी, नीति । 
ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ 


२--विकसित या विकृ्वत शब्दों के तत्सम रूप 


विक्ृृत रूप तत्सम रूप श्रर्थ 

धम्मी (पा० घम्म), घर्मू धर्म घर्म 

धीरा, धीरू धीर धीरज 

इंद्री दमन इंद्रिय दमन | इंद्रियों को वश में करना 
सचई सत्य सत्य 

नेवाजी नेवाज दयाकु 

महूर मेहर द्या 

खैराती ' खैरात दान 

तोखी तोष संतोष 


तृप्ति 


रत्न 


(३) नेतिक तथा नागरिक गुण २७५ 
संतोकी, संतोखी संतोष संतोष 
सबरू सत्र घैर्य 
कोलू कौल त्रत प्रतिज्ञा 
सरधू श्रद्धा बड़ों के प्रति पूज्य भाव 
टेकन टेक प्रतिज्ञा, सहारा 
परन प्रण॒ ११ 
आलू आन ब्रत, प्रतिज्ञा 
पतेई पति लज्जा 
मयांद्‌ मर्यादा धर्म-सीमा 
महातम, महातिम माहात्म्य महिमा 
ह्त्ति ह्ति भलाई 
अधार, आधारी आधार सहारा 
भरोखन, भरोस, भरोसे भरोसा भरोसा 
मिलई, मिल्लू मेल मे 
२--विजातीय प्रभाव 
शुब्द्‌ भाषा ञ्र्थ 
तबक॒ल अरबी भरोसा 
नेवाजी फारसी दयालु 
मेहर - 99 द्या 
खेराती अरबी दान 
सबरू (सब्र) का घैर्य, वंतोष 
कौल के ब्रत, प्रतिज्ञा 
तोबा हे भविष्य में अनुचित कार्य न 
करने की दृढ़ प्रतिज्ञा 
इज्जत १9 आदर 
नेकी फारसी भलाई 
सुलह फारसी मेल मिलाप 
ग--मूल शब्दों की निरुक्ति 


धम 
धर्म' वह आचरण है जिससे समाज की रद्मा और कल्याण हो, सुख शांति की वृद्धि हो 
ओर परलो ह में सदगति प्रात हो । यह चार प्रकार का बतलाया गया है (१) वर्ण धर्म (२) श्राश्रम 
धर्म (३) सामान्य धर्म या मानव घर्मरे (४) साधन धर्म । 


१ श्ति: क्षमा दमोउस्तेये शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
घधीविया सत्यमक्रोधों दशक धर्म लक्षणम || 
(मनु ० ६ + $ २) 
धर्म के १० अंग छति, क्षमां, दम, अस्तेय, ( चोरी न करना ), शौच, इन्द्धिय निग्नह, 
थी, विद्या, सत्य और अक्रोध । 
२ सत्य दया तपः शौच तितित्षेत्ा शमों दुमः। 
अद्िसा अक्तचर्य त्र॒ त्याग: स्वाध्याय आजवम ॥ 


२७६ अमभिधान अनुशाजलन 


पुरय--(१) ४र्म का कार्य (२) शुभ कार्य का संचय | 

दिल्लासा--बैर्य, धीरज । ध्ृति-घीरज | 

अपकार करनेवाले से बदला लेने की पूरी सामर्थ्यथ रहते हुए. भी बदला न लेकर उप 
अपकार को प्रसन्नता के साथ सहन कर लेने को क्षमा कहते हैं ।' 

इंद्रिय दमन--इंद्रियों को किसी भी बुरे विषय की ओर न जाने देना और सदा उनको 
अपने वश में रखकर कल्याणकारी विषयों में लगाये रहना इंद्रिय-दमन अथवा इंद्रिय-निग्रह 
कहलाता है । 

ऋत--यथार्थ, सत्य | 

मन सहित वाणी के यथार्थ कथन का नाम सत्य है अथात्‌ जैसा देखा, समझा और सुना 
है। ठीक वही सुनने वाले की भी समर में आवे, ऐसे कथन का नाम सत्य है ।* 

करुणा, दया--वह दुखपूर्ण वेग जो किसी मनुष्य के मन में दूसरे को कष्ट में देखकर 
उत्पन्न होता है और वह उन कष्यें को दूर करने का प्रयत्न करता है। 

संतोष--चित्त की वह वृत्ति जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख का अनुभव 
करता है। 

श्रद्धा-आ्राप्त पुरुषों तथा शाज्नादि में दृढ़ निश्चय या बड़ों के श्रति पूज्य भाव | 

विश्वास--मन का दृढ़ निश्चय, देवता तथा शास्त्र में आस्था । 

शौच (पविन्नता) यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थ निग्रह, त्रत, मौन, उपवास और स्नान 
यह दस नियम कहलाते हैं। 

तप--तपश्या शरीर को कष्ट देकर चित्त को एकाग्र करने की क्रिया । 

त्रत--किसी पुण्य तिथि में थुश्य प्राप्त करने के लिए. उपवास तथा संकल्प करना | 

आद्शे--अनुकरण करने योग्य पदार्थ । 

त्याग--किसी पदार्थ से अपना अधिकार हटा लेने अथवा प्रथक्‌ करने की क्रिया; दान, 
वैराग्य उत्पन्न होने पर सब सांसारिक विषयों से सम्बन्ध न रखने की क्रिया | 





संतोष: समहक्‌ सेवा आस्येहोपरमः शबनेः। 
नूणां.. विपययेहेशा. मौनमात्मविमशनम ॥ 
अजन्नायादे: संविभागो भुूतेभ्यश्च यथाहतः | 
तेष्वास्मदेवताबुडिः सतरां नृथु पाण्डव ॥| 
श्रवण कीतेन॑ चास्य स्मरणं महतां गतेः । 
सेवेज्यावनतिद्दास्थ॑ सख्यमात्मसमपंणमस्‌ || 
नृूणासयं परो घर्मः सर्वेषां सम दाहतः । 
त्रिशल्लक्षणवान्‌ राजन सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
(श्रीमद्धा० ७।११।८--१२) 


१ क्षुमा सत्यपि सामथ्यें अपकार सहये क्षमा | 
+ सत्यं यथार्थें वाइसनसे यथादृष्टं यथानुमित॑ यथाश्र्‌ तं तथा वाडमनश्चेति परत्र स्ववोध 
संक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न बद्धितां आन्ता वाग्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति । (योग० सा० पा» 
सू्‌० $ काच्यालंकृत भाष्य ) | 
| शौचमिज्या तपो दान स्वाध्यायोपस्थनिम्रह । 
बत मौनोप्रवार्स च स्‍नाथं व निय्रमा दुश ॥ 


(३) नेतिक तथा नामरिक गुण २७७ 


ख--गोण शब्द्‌ 

(१) बर्गात्मक--राव, सिंह । 

(२) भक्तिपरक--आ्रच रण, आज्ञा, आनंद, कांत, किशोर, कुमार, गिरि, चंद, जनक, जीत, 
जीवन, तीर्थ, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, घीर, नाथ, नारायण, निरूपन, निवास, पति, पाल, 
प्रकाश, प्रताप, प्रिय, प्रीति, प्रेमी, बहादुर, बोध, भद्र, भूषण, मल, मित्र, मोहन राखन, राज, राम, 
लाल, विहारी, ब्रत, शरण, शील, शेखर, सहाय, साधन, सेन, स्वरूप । 

(३) विशेष नामों की व्याख्या 

मूल शब्दों की व्याख्या से सभी नाम स्पष्ट हो जाते हैं | 


४--समी क्षण 


इस प्रवृत्ति के दो अंग दृष्टिगोचर हो रहे ईँं--(१) सदाचार सम्बंधी सात्विक गुण जिनके 
अंतर्गत मानव घर्म, यम तथा नियम मुख्य हैं (२) शिष्टाचार सम्बंधी नागरिक गुण जो उमाज में 
पारस्परिक व्यवहार मे प्रयुक्त होते हैं। प्रथम घर्म के आधार हैं जिनके बिना उसमें स्थिरता नहीं आती | 
धर्म परायण मनुष्य में जो गुण होने चाहिए वे अधिकांश में प्रस्तुत नामों में उपध्यित हैं। धर्म, धृति, 
क्षमा, दया, सत्य, दम, दान, संतोष, श्रद्धा-विश्वास, तप तथा त्रत आदि सात्विक गुणों का उल्लेख यहाँ 
पाया जाता है। 

सामाजिक अब्यवस्था को रोकने के लिए द्वितीय वर्ग भी अत्यंत आवश्यक है। बड़ों का 
छोयो के प्रति, छोयें का बड़ों के प्रति तथा बराबरवालों का आपस में क्या «“यवहार होना चाहिए । 
इसी प्रश्न का उत्तर शिष्यचार का आधार है। संगठित समुदाय का नाम ही समाज है, अतः लिस 
नियम के व्यतिक्रमण करने से समाज अथवा उसके किसी अंग का अहित हो--हाउ हो, बह कर्म 
सर्वथा हेय तथा त्याज्य है। विनयशील-सम्पन्न आदर्श व्यक्ति ही सच्चा समाज सेवक हो सकता 
है। समाज के कल्याण के लिए परोपकार की भावना वाज्छुनीय है, यही ऋजु मार्ग है। 

नैतिक प्रवृत्ति पर बंग तथा आर्यसमाज का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। इसकी मुख्य 
विशेषता यह है कि इन गुणों के द्वारा उत्तम उपाधियाँ निर्मित की जाती हैं। 


आत्मिक विकास के हेतु सदाचार तथा सामाजिक अभ्युदय के लिए शिष्यचार परमावश्यक 
हैं। प्रथम जीवन की आधार शिला है, द्वितीय नागरिकता का स्तम्भ है। दोनों पर ही यह लोक समाज 
अवस्थित है | हीरालाल, पंचकोड़ी आदि प्राचीन पद्धति के नाम अब लुप्तप्रायः हो रहे हैं और शमे: 
शनैः उनका स्थान गुण सम्बंधी नवीन प्रणाली के नाम ले रहे हैं। दया, धर्म, सत्य, संतोष, शील, 
घृति, ब्रत, प्रतिशा, परोपकार, मान मर्यादा, दानादि नेतिक गुण भारतीय चरित्र की मुख्य विशेषता 
प्रदर्शित कर रहे हैं। सदगुण ही श्रेष्ठ व्यक्ति की देवी सम्पत्ति हैं |" 


१ झमय॑ सत्वसंशुद्धिशॉनयोगव्यवस्थिति: 
दान दुमश्च यज्ञर्च स्वाध्यायस्तप आजंवम ।१। 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्यागः शान्तिरपेशुनम | 
दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मांदव॑ दीरचापलम ।२। 
तेजः कमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानितां । 
भवन्ति संपदं दैवीममिजातस्य भारत ।३। 


(६ गीता श्रध्याय १६ ) 


श्छप श्रमिधान अश्रनुशीलन 


दाशनिक प्रवृत्ति--(४) सोंद्यभावात्मक गुण । 

सदाचार एवं शिष्टचार सम्बन्धी गुणों के अतिरिक्त कुछ ऐसे गुणों का अस्तित्व भी देखा 
जाता है जिनसे रूप-सोंदर्य की श्रमिव्यक्ति होती है। सौंदर्य में रूप रग का समन्वय रहता है। 
भगवान की यह बिभूति महिलावर्ग का सहज आभूषण है। यही कारण है कि इससे सम्बन्धित नाम 
स्री समाज में विशेष समाहत होते हैं। स्वरूप रानी, सुषमा, प्रभावती, रूपा, शोभादि नाम इस प्रवृत्ति 
के परिचायक हैं | पुरुषों के नामों में रूप, काति, ओज, तेज, प्रकाशादि गुणों का योग रहता है| 
रूपलाल, तेजा, प्रकाश, स्वरूप चंद, काति स्वरूप इसके उदाहरण हैं। शोभासम्पन्नेतर व्यक्ति के लिए 
ये नाम व्यंग्य में परिणत हो जाते हैं। अ्र्थमेद के कारण तेज-प्रकाश सम्बन्धी नाम अग्नि तथा सूर्य 
के, रूपमूलक नाम कृष्ण के ओर कातिपरक नाम पावंती के अंतर्गत लिखे गये हैं। यह स्मरण 
रखना चाहिए, कि सौंदर्य भावात्मक नाम प्रायः विशेष्य से बनाया जाता है। सुंदर, अच्छे आदि 
बिशेषणों से निर्मित नाम श्लाघात्मक विशेषश प्रवृत्ति में सन्निविष्ठ हो सकते हैं । 


राजनीतिक प्रवृत्ति 


(१) राजनीति 
(२) इतिहास 





सोलहवाँ प्रकरण 
राजनीति 


२०>-गणाता 

क--क्रमिक गणना 

(१) नामों की संख्या ४७१४ 

(२) मूल शब्दों की संख्या १८४ 

(३) गोण शब्दों की संख्या ४६ 

ख--रचनाव्मक गणना 

नाम प्रवृत्ति एकपदी नाम द्विपदी नाम जिपदी नाम चतुप्पदी नाम पंचपदी नाम पघटपदी नाम योग 





वीर पूजा ४४ १५५, ६० १६ र्‌ १५ रह्थ 
साहित्यकार १० ४० १० १ ६१ 
देश भक्ति १ २० £ १ ३१ 
स्वदेशी १ १ 
क्राति ७ ७ 
अमन र्‌ २ ४ 
संघ £्‌ १ 
स्वतंत्रता २ डे प्‌ 
स्वराज्य ७ ७ 
पूछ २२४ 02 श्प्र र्‌ र्‌ ४९५ 

२--विश्लेपण 

क--मूल शब्द 

(१) वीरपूजा-- 


(अ) देशभक्त :--अ्जित, अमर, अमरतू , अमरा, अमरू, अम्मर, अरविंद, आल्हा, इंदल, 
इंदुल, इंद्रजीत, इश्वस्वंद्र, उदई, उदन, उदय, उदयचंद, उदयराज, उदयसिंह, उदिया, 
उदैराज, उद्या, ऊदल, ऊदा, एदल, खुदीराम, गाधी, गामा, गामू , चितरंजन, चितरंजनदास, छुतरू 
छुत्तन, छुत्तर, छत्ता, छत्तू, छ॒त्र, छुत्रचारी, छत्रसाल, छ॒ंत्री, जगन, जगनू , जयमल, जवाहर, जवाहरलाल 
जवाहरसिह, जसई, जसराज, जस्सन, जस्सा, जस्सू , जागन, जैमल, थेपी, तन्न, तांतियाँ, ताना, ताला, 
ताहर, तिलक, तिलकन, तेजा, दस॒वंत, दसे, दसैया, दस्सू, दर्गादास, देशराज, नाना, प्रताप, 
प्रतापसिंह, प्रतापी, फतह, फत्ता, फत्ते. बंदा, बंदू, बंदे, बच्छुराज, बदन, बदनसिंह, बदना, बनाफल, 
बादल, बाल गंगाधर, बापू, बिकरमा, विकरमाजीत, ब्रह्मानंद, भगतपिह, मलिखान, मलिहा, मल्हन, 
मल्हू, मल्देश, मल्हो, मूलशंकर, खींद्र, रेंद्र, राना, रामदाउ, राममूर्ति, रासविहारी, लाखन, 
लाजपति, लालचंद, विक्रम, विक्रमादित्य, शिवराज, शिवाजी, श्योराज, श्रद्धा, भ्रद्धानंद, सप्रथ 
समर्थी; सुभाषचंद, सुरेंद्र, सुरेंद्रगाथ, सहेली, सूरज, सेवाजी. हकीकतराय, हरिसिंह। 

दे<्‌ 


स्ब्र्‌ अमभिधान अनुशीलन 


(आ) लोककऋथा नायक--कारलाइल" ने कई प्रकार के वीरों का उल्लेख किया है। उसका 
कहना है कि न केवल संग्राम में तलवार चलाने वाले ही बीर होते हैँ, अपितु जान को हथेली पर रख 
कर घोर संकर्यें को केलनेवाले देशभक्त, आविष्कारक, अन्वेषक, साहित्यिक आदि भी वीरों की श्रेणी 
में गिने जा सकते हैं । प्राचीन रसशों ने धर्ममीर दानवीर, दयावीर और युद्धवीर--ये चार विभाजन 
किये हैं | वस्ठुतः गुण तथा कार्य की विभिन्नता से धर्मवीर, दयावीर, दानवीर युद्धवीर, कर्मबीर 
विद्यावीर आदि वीरो के अ्रनेक भेद हो सकते हैं | कृपाण, कलम या कायादि इसके अनेक साधन हैं | 
नायक-निष्ठा भी वीरपूजा का एक श्रंग है । 


लाखा बंजारा, पूरण मल भगत, अमरसिंह राठौर, वीर विक्रमाजीत, हकीकतराय, बंदा वैरागी, 
आल्हा ऊदल, मोरध्वज, रूप वसंत, पद्मावती, श्रवण कुमार, हरिचंद गोपीचंद भर्थरी आदि अनेक 
नायक-नायिकाओ की दंत-कथाएँ गॉव-गॉँव तथा घर-घर प्रचलित हैं। नल-दमयंती, ढोला-मारु, 
सारंगा-सदावृक्ष, हीर-रांका, सावित्री-सत्यवान, लैला-मजनू , लालारुख-गुलफाम आदि श्रनेक प्रेम की 
युगल मूर्तियाँ जनता के मन मंद्रि में आज भी विराजमान हैं। लोकगीतों ने उन्हें अमर बना दिया 
है। उनके कथा-नायक अपनी कुशलता, संलग्नता; कुशाग्र बुद्धिमत्ता, उदारता, प्रेमासक्ति, धर्म 
परायणता, अदम्य साहप-उत्साह, त्याग-तपस्या, परोपकारितादि गुणों के कारण ही ग्रामीण जनों के 
प्रीतिभाजन हो रहे हैं। इनमें कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ अनैतिहासिक या काल्पनिक | 


लोक गाथाओं के नायक भक्ति-प्रेमादि भावातिरिक के आदश होते हैं। इसलिए सामान्य 
भावुक जनजीवन उनकी ओर शीघ्र आक्ृष्ट हो जाता है। इस विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वे गीतों, 
कहानियों, आ्राल्हा संगीतों आदि लोक साहित्य के रूप में जनता में अमर रहते हैं। इन गीतों और 
कहानियों की भाषा बड़ी सरल और कहने का दंग अत्यन्त रोचक होता है। तीनत्र भावावेश के 
कारण उनका अभिट प्रभाव पड़ता है। लोग गीतों को प्रेमविभोर हो गाते हैं और कहानियों को 
बड़ी रुचि से सुनते हैँ। बच्चों की कहानियों में प्रायः नायक का नाम नहीं रहता “एक राजा के 
चार बेटे थे या किसी शहर में एक साहूकार रहता था” आदि वाक्यों से ये कहानियाँ शुरू होती हैं । 
कभी-कभी अनार- दे ( देवी ), रानी फूलन दे आदि कल्पित नाम भी दे दिये जाते हैं। लोक- 
साहित्य मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में प्रचलित रहता है। 

दंतकथाएं बड़ी आकर्षक, प्ररोचक, विनोदपूर्ण, कौतूहल-वद्धंक एवं आश्चर्यजनक 
भूमिका के साथ प्रारम्भ होती हैं ।* चटपटी चटनी की तरह लोककथाओं की यह अग्पटी भूमिका 
भोताओ्रों की भूख (उत्कंठा) को बहुत तेज कर देती है। इन कहानियों में सच-मूठ पर अधिक ध्यान 
नहीं दिया जाता प्रवक्ता उन्हें यथारुचि घट बढ़ा सकता है। इनके तीन मुख्य काम हैं--घड़ी भर 

का विश्राम, दिल बहलाव और जानकारी | 


3 (88ए]४5७ प्र्॑व० 8७० 6४०-७००५७४४७. 

3 बात सी न ऋूठी, बतासा सी न मीठी, घड़ी-धढ़ी का बिसराम--जाने सीताराम | सक्‍्कर 
को घोड़ा सकल्षपारे की लगाम, छोड़ दो दरियाव में चला जाय छुमा छुम छुमा छुम । हाथ भर के 
मियाँ साब, सवा द्वाथ की डाढ़ी, हुवा के दरिया में बहे चलने जाते हैं-चार कौर इधर मारते हैं, 
चार कौर उधर मारते हैं। इस पार घोड़ा, उस पार घास--न घास धोड़े को खाय न घोड़ा घास 
को साय । इतने के बीच में दो लगाई घींच में, तक न आये रीत में, तब धर कढोरे कीच में, रूट 
झा गये बस रीत में । हँसिया सी सूधी, तकुआ सी टेढ़ी, पहला सौ करें $ पथरा सौ कोरों, २ 
हात भर ककरी चो हात बीजा--होब होय, खेरे गुन होय ३२। बतासा कौ नगाड़ो, पोनी को 
डंका--किंदी धूम किडी घूम । जरिया ४ को काँटो अठारा हाथ सांबौ--भीत फोर मेंस के लागौ । 


राजनीति र्ट्३ 


का विदेशी नायकों में खलीफा हारूं', बादशाह कारूं,* परोपकारी हातिम,” बहराम”* आदि 
प्र | 


अनेक नाम उन देशी विदेशी लोककथानायकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अरप॑ण कर रहे 
हैं। सिनेमा से भी ऐसे नामों के प्रसार में कुछु प्रोत्साहन मिल रहा है। उच्च साहित्य की अपेक्षा 
लोक-साहि-य में नई वृद्धि बहुत कम होने पाती है। नये नायक इतने रोमांचकारी नहीं होते कि वे 
अपने असाधारण जीवन से चारणों या जन कवियो की अपनी ओर आकर्षित कर सकें | इनमें से 
अधिकांश नामो का अध्ययन इतिहापत, वीर पूजा आदि प्रद्ृत्तियों में हुआ है । अवशिष्ट नामों का 
प्रस्तुत सकलन से कोई सम्बन्ध नहीं है | 

(२) साहित्यकार--अ्रमरसिंह, अयोध्यासिह, कबीर, कालिदास, केशवदास, गिरिधरदास, 
जगन्नाथ, जयदेव, जयशंकरप्रसाद, जल्‍्लन, जलह्लू, तुलसीदास, देवदत्त, द्विजदेव, दुजेंद्र, दर्जेद्रनाथ, 
नारायण, पद्माकर, प्रतापनारायण, प्रेमचंद्र, मत हरि, भवभूति, भस्सू, भाप, भास्‌ , मिखारीदास, 
भूपण, मतिराम, मयूर, महावीरप्रसाद, रत्नाकर, रवींद्र, लल्लूलाल, वंकिमचंद, वाल्मीक, विद्यापति, 
विश्वनाथ, विहारीलाल, व्यास, शंकर, श्रीहप, सदल, सदासुल़राय, सबलसिंह, सूदन, सूरदास, 
सेनापति, हरिचंद, हरिश्चंद्र, है, हेमचंद | 

(३) देशभक्ति--देशदीपक, देशपति, देशपाल, देशभूपण, देशरतन, देशराज, देशसिंह, 
देशहितैषी, भारत, भारतचंद्र, मारतज्योति, भारतनरेश, मभारतप्रकाश, भारतप्रसाद, भारतभानु, 
भारतमूपण, भारतमित्र, भारतरत्न, भारतवासी भारतविजय, भारतवीर, भारतसपूत, भारतसिंह, 
वतनसहाय, वतनतिह, सुदेशचंद्र, स्वदेशसिंह, हिन्दपाल | 


कहानियाँ को बहन महानियाँ | ताने बसाए तीन गाँव--एक अंजर, एक बंजर, एक में माँसई 
नहयाँ । जामें नहयाँ मांस, £ बामें बसें तीन कुम्हार--एक लंगड़ा, एक लूलो, एक के हातई नहंयाँ । 
जाकैं नईयाँ हात, ताने बनाईं तीन हंडियाँ--एक भोंगू , एक बोंगू , एक के औंठई नहयाँ । जाके 
नहयाँ झंठ, ताय बिसाएँ तीन जनी, ६ एक औरू, एक बौरू, ८ एक के मौंहई £ नइयाँ। जाके 
नहयाँ मौंह, बानें चुरए १० तीन चाँडर--एक अश्चौ, एक कच्चो, एक के चोरई नइयाँ। बाने नेडते 
तीन बाम्हन--एक अफरो, ११ एक डढफरौ, एक के पेटई नहयाँ | जो इन बातन को झूठी समसे तो 
राज को डंड और जात को रोटी | कहता तो कहता पर सुनता सावधान चइए | न कहन बारें 
कौ दोस न सुननवारे को दोस, दोस वाकों जाने बात बनाकें ठाड़ी की और दोस बडकों नहयाँ 
काएके बानें तो रैन काटवे कौ बात बनाई--दोस बाकों जो दोस लगावे। और बात सशच्थियइट 
हुइए काएके तचई तो कही गई । 
विक्रम स्मृति अंथ(२००१) छघृ० ११३६-१४ (बंंदेलखण्डी भूमिका) 
[ अर्थ--१ रुईं से भी कठोर, २ पत्थर से भी कोमल, रे गाँव, ७ झरबेरी, £ आदमी, ६ 
मोल लेती है ७५ स्त्रियाँ,८ मूक, $ मुँह ही, १० पकाये, ११ तृप्त ] 
१ हारूुं--बगढ़ादु का खलीफा हारुल्वरशीद बढ़ा न्यायपश्रिय राजा था। 
२ कारूं--हजरत मुसा के चचेरे भाई कारू के पास अतुल धनराशि थी। कहते हैं कि 
उसके विशाल खजाने के तालों की कुंजियों को ४० ऊँटों पर ल्ाद कर जले जाते थे । 
3 हातिसताई--अरब का एक परोपकारी, उदार और दानी सरदार । 
४ बहराम--बदरोज और बहराम तिबरिस्तान के एक अमीर के लड़के थे। बहरोज बढा 
सुशील तथा सरल स्वभाव का था। बहराम उद्ंड और दुश्चरिन्न था । 
कुसंगति में पड़कर बहरास इतना बिगड़ गया कि वह अपने भाई की जान 


लेने पर उतारू हो गया। अंत में बहरोज ने उसे फाँसी से बच्चाया। इक्न 
समय से वह बिलकुल नेक बन गया ! 


श्र ग्रमिधान अनुशीलन 


(४) राष्ट्रीय आन्दोलन ;--- 

स्वदेशी-- स्वदेशी । 

क्रांति--क्राति । 

अमन--अमन, अमना, अ्रस्मन । 

संघ--संघी । 

स्तंत्रता--स्वतंत्र, स्वाधीन । 

र्व॒राज--स्व॒राज, स्वराज्य | 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति 

अमर, अमरतू, अमरा, अमरू, अम्मर--देखिए इतिहास में अमरसिंह | 


अरबिद--पांडीचेरी के प्रसिद्ध योगी अरविंद घोष पहले प्रसिद्ध ऋंतिकारी देशभक्त थे। 
इनको अंग्रेजी राज्य में कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी, अंत में यह योग की श्रोर प्रवृत्त हुए | तब 
से यह अपना योगाश्रम खोलकर साधना में अपने दिन बिताने लगे। इनका स्वगांरोहणु 
अभी हुआ है। 


आल्हा--प्रसिद्ध वीर आल्हा अपने भाई ऊदल के साथ महोबे में राजा परमाल के यहाँ 
रहते थे | इनकी बावनगढ़ की लड़ाई प्रसिद्ध है। यह अमर माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर आह्हा 
गाई जाती है जिसमें इनकी वीरता का वर्णन है। [<अआाला (अ०)-सर्वश्रेष्ठ| । 

इंदत--आल्हा का पुत्र | (<हंद्र) । 

ईश्वरचंद विद्यासागर--ब॑गाल के प्रसिद्ध विद्वान, यह मातृ-मकत, दीन-वत्सल, उदार, 
आत्मामिमानी थे । इन्होने अनेक सुधार किये और कई पुस्तकें लिखी | दया तथा विद्या गुण विशिष्ट 
होने के कारण इनको दयासागर तथा विद्यासागर भी कहते थे | 


ऊदल्त या उदयसिह--यह आल्हा के छोटे भाई बड़े युद्धप्रिय थे | इनके - घोड़े का नाम 
बेंदुला था| इन्होंने बावन गढ़ की लड़ाइयों में बढ़ी वीरता दिखलाई और श्रन्‍्त में प्रृथ्वीराज से युद्ध 
करते हुए चामुंडाराय के हाथ से मारे गये | यह बड़े वोर, साहसी, तथा उहंड प्रकृति के थे। 
इनकी यह उक्ति प्रसिद्न हैं “बड़े लड़ेया महुवे बारे जिनसे हारि गई तखवारि” । 


खुदीरामबोस - बंगाल के ग्रसिद्व क्रांतिकारी देशभक्त इनको अंग्रेजी सरकार ने ३० 
अप्रैल १६०८ ई० को मुजफ्फरपुर में श्रीमती और कुमारी कैनेडी पर बम गिराने के अपराध में 
फाँसी कीं सजा दी थी । 


गांधी--महात्मा मोहनदास कर्मचंद गांधी २ अक्टूबर १८६६ को पोर बंदर में पेदा हुए। 
विलायत से वैरिष्टरीं पास कर १८८६ में देश को लौं आये और समाज तथा देश के सुधार में 
अग्रसर हुए । १३ वर्ष की आयु में इनका व्याह कस्तूराबाई से हुआ | श्य६२ ६० इन्हें एक अ्रमि- 
योग में अफ्रीका जाना पड़ा । वहाँ मारतवासियों की दुर्दशा देखकर इनको अ्रत्य॑त खेद हुआ और 
कांग्रेस की नींव डाली | सत्याग्रह के कारण वहाँ उनको कई बार जेल जाना पड़ा | सन्‌ १६१४ के 
महायुद्ध में इन्होंने इस विचार से सरकार की सहायता की कि युद्ध के पश्चात्‌ भारतवासियों को विशेष 
अधिकार प्रास॑ हो जायंगे, किन्तु इनकी यह आशा फलवती न हुई। पंजाब में जलियानवाला हत्या 
कांड आरभ्म दो गया | गांधी जी ने सत्याग्रह बड़े भयंकर रुप से प्रारम्भ किया। सरकार ने इनको 


राजनीति स्च्प्‌ 


कारागार का दंड दिया | सन्‌ १६२४ में वे भारत कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। निर्धनों की 

विवशता को देखकर इन्होने ६६१० में नमक कानून भंग किया। विलायत की राउंड टेबिल कांनफ्रोस 
में सम्मिलित हुए किन्‍्त उरूुका कोई फल न निकला तो उन्होने फिर आदोलन आरम्भ किया। 
इसलिए अन्य नेताओं के साथ गाधीजी को फिर जेल जाना पडा | १५४ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत 
विभक्त होकर स्वतंत्र हो गया । इन्होने दक्तिण में हिन्दी प्रचार की विशेष योजना की, यह हिन्द 
मुसलिम एकता के उपासक थे। हरिज्नन सेवा इनके जीवन का उ्ंश्य था। इनके ही महान 
प्रयत्न से भारत को स्वतत्रता प्राम्त हुई। यह बड़े ईश्वस्मक्त थे । इनकी “रबपति राघव राजा राम 
पतित पावन सीताराम” यह रामधुन प्रसिद्ध है, यह अहिंसा के पुजारी. सत्य ब्रती एवं शाति के देवता 


थे | १० जनवरी सन्‌ १६ ४८ ई3 को नाथू राम गोड़से द्वारा पिस्तील से मारे गये । 

गामा --पटियाले का विश्व विजयी प्रसिद्ध पहलवान | 

चितरंजन--चितरंजन दास पाँच नवम्बर सन्‌ १८७० ई» में बंगाल में पैदा हुए। इन्होंने 
शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ कलकत्ता हाईकोट में वकालत प्रारम्भ की। श्री अरविन्द घोष के 
अभियोग मे इन्होने बड़ी तत्परता, निपुणता तथा उत्खजाह दिखलाया। तबसे यह स्वंजनीन कार्यों 
में अधिक माग लेने लगे | इनकी प्रतिभा सर्वतोमुख्ली थी। यह कविता, कहानी तथा लेख लिखते थे, 
दीनों के प्रति सहानुभूति रखते थे | देश में जागृति करने के लिए. इन्होने दो पत्र निकाले। यह 
स्वराज्य दल के सबसे बड़े नेता थे। असहयोग में भाग लेने के कारण सरकार ने उनको ६ मास का 
जेल दंड दिया। जनता ने इनको दीन बंधु की उपाधि से विभूषित किया | सन्‌ १६२५ में दाजिलिंग 
में इनका स्वरगंवास हो गया । 

छत्रनसाल--ओरऊछा के महाराज छुत्रसाल महोबा के चंप्रतराय के पुत्र थे जो अपनी बीरता 
के लिए प्रसिद्द थे। इन्होंने मुगल सम्राट से अनेक लड़ाइयाँ लड़ीं और अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता 
तथा स्वाभिमान को सुरक्षित रक्खा, इनमें जातीयता कू>कूठकर भरी हुईं थी। 

जयमत्न-चित्तौड़ का एक वीर सरदार जो किले की रच्चा करते हुए अ्रकबर की गोली से 
मारा गया | 

जवाहर--इस नाम के दो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं । 

१--जवाहरलालने हरू--वर्तमान समय के प्रसिद्ध देश-भकक्‍त हैं, जो आजकल प्रधान मंत्री 
के पद पर सुशोमित हैं । 

जवाहरसिंह--यह भरतपुर के राजा सूरजमल के पुत्र थे। यह अपनी वीसता, त्याग तथा 
देश प्रेम के लिए. प्रतिद्द हैं। इन्होने अपने पिता के साथ कई बार दिल्‍ली को लूटा । पश्चिमी ग्रामों 
में इनकी वीरता के बहुत से भजन गाये जाते हैं । 

जसराज (यशराज)- महोबे के प्रतिद्व वीर आल्हा-ऊदल के पिता । 

जागन--आल्ह खंड का एक वीर जिसने आल्हा-ऊदल के साथ रहकर अनेक युढ्ों में 
भाग लिया | 

टोपी--बीर तांतियाँ येपी सन्‌ १८५७ के गदर में विरोधी दल का सेनानायक था | धनु विंद्या 
में विशेष कौशल दिखलाने से पेशवा ने तांत्या (घनु) योेपी की उपाधि दी | 

ननू-- सिंहगढ़ का विजेता वीर तानाजी शिवाजी की सेना का एक मुख्य सरदार था। 

तानाजी की मत्यु पर शिवाजी उद्गार थे--गढ़ आला पन सिंहगेला। 


२८६ अभिधान अनुशीलन 


ताल्ला- आल्हा ऊदल का साथीं एक वीर जिसने कई लड़ाइयों में उनका 
साथ दिया | 


तिलक--बाल गंगाघर तिलक १३ जुलाई सन्‌ १८५४६ में दल गिरि में उत्पन्न हुए, इन्होंने 
देश तथा समाज की बड़ी सेवा की और १८८१ में केशरी (मराठी) तथा मरहठा (अंग्रेजी) दो पत्र 
निकाले । रानाडे के साथ इन्होंने राजनीति में माग लिया, १८६५ में कांग्रेस के सदस्य हुए | १८६६ 
३० से १८६७ तक देश में भयकर अकाल पड़ा और दक्षिण में महामारी का प्रकोप बढ़ा । इन्होंने 
जनता की अत्यन्त सेवा की, लार्ड कजन के वंग-मंग के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन आरम्म किया | 
सन्‌ १६०५ में काशी कांग्रेस के बाद स्वदेशी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया । विद्रोह के कारण 
६ वर्ष का कालापानी हुआ और मांडले भेज दिये । जेल में प्रसिद्ध गीता-रहस्य की 
रचना की। जब होम-रूल लीग ने स्वतंत्रता की आग भड़का दी तो उसमें उन्होंने पूर्ण योग दिया। 
बम्बई में ३१ जुलाई सन्‌ १६२० को इनका स्वर्गंवास हुआ । यह उत्कृष्ट विद्वान , स्पष्टवादी तथा 
उग्र आलोचक थे | इनका महावाक्य यह था--स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है | 


नाना--( १) नाना फड़नवीस--एक प्रसिद्ध राजनीतिश जो पेशवा केमंत्री थे | (२) धोंधूपंत 
या नाना साहब निर्वासित पेशवा के दत्तक पुत्र जिन्होंने १८५७ के राज-विद्रोह में विशेष भाग 
लिया था । 


प्रतापसिह-मेवाड़ के महाराणा प्रताप अपनी बीरता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 
अपना सारा जीवन देश तथा जाति की रक्षा के लिए श्र्पण कर दिया । इन्होंने मुगल सम्राट्‌ अकबर 
से लड़ाइयों लड़ीं। सन्‌ १५७६ ई० में सलीम की भारी सेना के साथ हल्दीघाटी पर विकट संग्राम 
हुआ । इसमें २२००० राजपूतों ने श्रपने जीवन की आहुतियाँ दीं | अंत में सलीम तथा शाही सेना के 
पैर उलड़ गये और प्रताप की विजय हुईं | संकट पर संकट सहने पर भी आत्मामिमानी प्रताप ने 
मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की । 


फत्ता--जयमल और फत्ता मेवाड़ की दो विचित्र विभूतियाँ थीं जिनका नाम एक साथ 
ही बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जयमल की मृत्यु के बाद किले की रक्षा का मार वीर फत्ता 
के ऊपर पड़ा | यह केलवा का सरदार जगावत वंश का मुखिया था। यह अ्रपनी मा का एकलौता 
बेटा था। वीर क्षत्राणी ने अपने पुत्न को केसरिया बाना पहनाकर अकबर की शाही सेना से लड़ने 
भेजा और स्वयं भी अस्त्र शस्त्र से सुतजित हो अपनी पुत्रवधू के साथ शन्रओं से लड़ते-लड़ते 
अपने प्राण विसजेन कर दिये, फत्ता ने बड़ी वीरता से किले की रक्षा की | अंत में अकबर की 
असंख्य सेना ने चित्तोड़ को घेर लिया और नगर को नष्ट कर दिया, राजपूतों के साथ फत्ता वीर 
गति को प्रा हुआ । फत्ता फतह सिंह का सूक्ष्म रूप है। 


बंदा--देखिए साधु संत । 
बच्छराज (वत्सराज)--श्राल्हा के चचेरे भाई मलखान के पिता का नाम बच्छुराज था 
जो आल्हा के पिता देशराज के भाई ये | 
बदनसिंह--भरतपुर के महाराजा सूरजमल के पिता थे जिनकी वीरता के भजन पश्रिप्त 
में गाये जाते हैं । 
बनाफर-क्षत्रियों की एक जाति जिसमें आल्हा ऊदल उत्पन्न हुए थे । 
ब्रह्मानंदू-महोबा के राजा परमाल तथा मल्दना रानी का पुत्र जो आ्राल्दा-ऊदल के साथ 


राजनीति श्ट्द७ 


अनेक लड़ाइयों में रहा था | इसका व्याह प्रथ्वीराज की पुत्री बेला से हुआ था । बेला के गौने के 
समय यह युद्ध में मारा गया । 

बादत्--देखिए इतिहास में गोरा बादल 

भगतसिह--पंजाब के देश भक्त वीर भगतसिंह को काकोरी के अभियोग मे प्राण- 
दंड मिला । 

मलखान (<मल्लष्कूृश)--ऊदल के चचेरे भाई बच्छुराज के पुत्र थे। इन्होंने अनेक युद्धों में 
बड़ी वीरता दिखलाई और अत में समर में वीरगति को प्रास्त हुए. । 

मूलशंकर--स्वामी दयानंद का नाम-देखिए दयानंद मतप्रव॑चक में | 

रवींद्र--क्वींद्र रवींद्र महर्षि देवेंद्रनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म ६ मई १८६१ ६० में 
कलकत्त में हुआ, बचपन से ही इनको प्रकृति से श्रत्यंत प्रेम था। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी, 
कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास लिखकर इन्होंने बंगला साहित्य की बढ़ी सेवा की। लोक प्रसिद्ध 
गीतांजलि पर इनको नोवुल पुरस्कार मिला। सन्‌ १६०१ में बोलपुर में शाति निकेतन की स्थापना 
की | बिलायत जाकर इन्होंने आर्य संस्कृति एवं सम्यता का संदेश मनुष्यों को सुनाया। सन्‌ १६१४ 
में सरकार ने इनको सर की उपाधि दी जिसको इन्होंने सरकार के अनुचित कार्यों के कारण 
लौथा दिया | कलकत्ता तथा आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों ने इनको डी० लिट० की उपाधि से विभूषित 
किया | इस महान्‌ आत्मा का स्वर्गारोहए सत्‌ १६४१ में हुआ | 

रामदास--शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास प्रसिद्ध राजनीतिश थे जिन्होंने शिवाजी को 
राजनीति का उपदेश दिया था। मराठी में इनका दास बोध अंथ प्रसिद्ध है। 


राममूर्ति--एक प्रसिद्य पहलवान जिसने अपनी वीरता के कार्यों से संसार को चकित 
कर दिया । 

रासविहारी--बंगाल के एक प्रसिद्ध देशभक्त डा० रासविहारी घोष सूरत (१६०७) तथा 
मद्रास (१६०८) के कांग्रेस अधिवेशनों के सभापति निर्वाचित हुए । 


लाखन--आल्हा का मित्र राजा रतिभान का पुत्र और कन्नौज के राजा जयचंद का 
भतीबा । | 
लाजपति--पंजाब-केशरी लाला लाजपत राय अपनी देश भक्ति के कारण मांडले की जेल 
में भेज दिये गये | यह आर्य समाज के भी प्रसिद्ध नेता थे। इन्होने अनेक समाज सुधार के कार्य 
किये । देश के प्रत्येक आन्दोलन में अग्रणी रहे | सन्‌ १६२० में कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधि- 
बेशन के सभापति निर्वाचित हुए । इस देश तथा समाज सेवी की मृत्यु सरकार के ग्रहायों से हुई । 


लालचंद--पंजाब के प्रसिद्ध देश भक्त उर्दू कवि लाल चंद फलक | 


शिवाजी--शिवाजी का जन्म अग्रेल १० सन्‌ १६२७ को शिवनेर के दुर्ग में हुआ | इनकी 
माता जीजावाई ने बचपन से ही वीरता की कहानियाँ सुना सुनाकर इनमें बीर रस का संचार 
कर दिया था। बचपन में दादा जी कोणदेव से शिक्षा आप्त की। समर्थ गुरु रामदास ने इनमें 
हिन्दुत्व की भावना भर दी। मावलियों की सहायता से दुर्ग पर ढुग जीतना आरम्म कर दिया । 
दक्षिण के सुलतान उसकी विजयों से सचेत हो गये | बीजापुर के सुल्तान ने अ्रफजल खाँ को शिवा 
जी के पकड़ने के लिए. भेजा | कपटी अफजल खाँ को उन्होंने बाघनल से मार डाला। औरंगजेब 
ने शिवाजी के विरद्ध शायसता खाँ को भेजा किन्तु वहद्द भी हारकर भाग गया। औरंगजेब के 
बहुत अयत्न करने पर भी शिवात्री उसकी चालों में न आये और शाही किलों तथा सेना को बहुत 


स्द्द अभिधान अनुशीलन 


दिनों तक लूटते रहे। शिवाजी एक नीति-निपुण कुशल शासक तथा वीर योद्धा थे। उन्होंने श्रपन 
राज की बड़ी अच्छी योजना बनाकर छुव्यवध्था स्थापित कर दी थी | कट्टर हिन्दू होते हुए भी वह 
पत्षपाती न थे। उन्होंने मुखलिम फकीर तथा मसजिदो को भूमि तथा रूपया दिया । मुस्लिम स्त्रियों 
और कुरान को बड़े आदर के साथ लौय देते थे | विद्वानों का आदर करते थे और राष्ट्र तथा 
जाति के सच्चे सेवक थे। भूषण कवि ने इनके वीरोचित कार्यों का बड़ा ओोजपूर्ण वर्णन शिवा 
बावनी तथा शिवराज भूषण में किया है। 

श्रद्धानंद--यह आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता थे। इन्होंने कांगड़ी में गुरुकुल खोलकर 
मनुष्यों के सम्मुख शिक्षा तथा संस्कृति का प्राचीन आदर्श प्रस्तुत किया । यह बड़े निर्मोक स्वभाव 
के थे | एक बार दिल्ली में इन्होने सैनिक की बंदूक के सामने अपनी छाती खोल दी थी। इन्होंने 
शुद्धि, संगठन आदि अनेक समाज सुधारों में बहुत भाग लिया । अंत में एक निर्दयी यवन की गोली 
की भेय हुए; | 

सुभाषचंद्र बोस का जन्म १८६७ ई० में २८ परगना में हुआ था। १६२१ के असहयोग 
आन्दोलन में सरकारी आई० सी० एस» पद से त्यागपत्र दे दिया फिर आप नेशनल काल्लेज के 
व्यवस्थापक हो गये | क्रातिकारी होने के कारण सरकार ने इनको जेल भेज दिया। मुक्त होने पर 
आपने बाढ़ पीड़ितों की अत्यन्त सहायता की । आ्राप कई बार जेल भेजे गये। सन्‌ १६२८ की 
कांग्रेस अधिवेशन के समापति निर्वाचित हुए,, सन्‌ १६३० में लाहौर के अधिवेशन में स्वतंत्रता का 
प्रस्ताव पास कराया, सन्‌ १६३८ में फिर आप कॉर््रेसके अध्यक्ष चुने गये और सन्‌ १६३६ भें 
त्याग पत्र दे दिया । १६४१ में खुफिया पुलिस की आँखों में धूल भोंककर लापता हो गये | 
जर्मनी में हिटलर से और जापान में योजो से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मंत्रणा की। द्वितीय 
महायुद्ध के अंत में सिंगापुर में श्राजाद हिन्द फौज को जन्म दिया जिसका अभिवादन “जयहिन्द” 
तथा मूलमंत्र “दिल्ली चलो” था। २३ मार्च सन्‌ १६४२ को वायुयान की दुर्घटना से इस बीर नेता 
की मृत्यु बताई जाती है। 


सुरेंद्र--सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के प्रसिद्ध वक्ता तथा नेता थे। यह वक्‍तृत्व कला 
में बड़े अवीण थे । इन्होंने देश की सराहनीय सेवा की | सन्‌ १८६५ में पूना काँग्रेस अधिवेशन के 
सभापति निर्वाचित हुए और अहमदाबाद में सन्‌ १६०२ में दूसरी बार सभापति बनाये गये | 


सुद्देली--यह सुददेल का विक्रत रूप है, राजा सुदेल देव ग्यारहवीं शताब्दी में उत्तर कौशल 
पर राज्य करते थे । इन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वोय भाग को मुसलमान शासकों के अधीन होने से 
बचाया ओर गन्ननी की एक बृहत्‌ सेना का सर्वनाश किया, यह बड़े जातीय वीर राजा माने जाते 
हैं। बहराइच के पास चितौरा में सुहेलदः मेला इनकी स्मृति में लगाया जाता है। 


पुर नसल्ल-भखतपुर के राजा सुजानदिंह को सूरजमल भी कहते हैं। इन्होंने अपने पुत्र 
जवाहरसिंह के साथ दिल्ली को लू था और मुगल राज के पतन में सहायक हुए । सूदन कवि ने 
इनके लिए सुजान चरित बनाया | 


हकीकत राय--यह पंजाबी वीर बालक था | इसने मुसलमान होने की अपेक्षा अपने धर्म 
के लिए. जान देना स्वीकार किया। अन्त में काजी के आदेश से इस बीर बालक को प्राणु-दंड 
दिया गया। ह 

हरिसिह--यह महद्दाराजा रणजीत सिंह का एक वीर सेनानायक था जो काबुल को विजय 
करने के लिए, भेजा गया था। उसने अफ गानियों पर ऐसा आतंक जमा दिया कि आज तक भी 
अफगान बच्चे दरीसिंह नजुआ के नाम से दौआा की तरह डरते हैं| 


अर 


राजनीति श्ष्६ 


(२) साहित्यकार-- 


कालिदास--संस्कृत के महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य की सभा के नवसत्नों में से 
एक थे | इनके शकुंतला नाटक, रघुवंश, कुमार सम्मव, मेघदूत आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं| 

केशवदास--(१६ १२-७४) यह हिन्दी नव रत्नों में उच्च स्थान रखते हैं। यह ओरखछा के 
राजा रामसिंह के भाई इंद्रजीतसिह की सभा में रहते थे। यह संस्कृत के विद्वान थे। इनके ग्र॑थों 
में रामचंद्रिका, कविप्रिया और रसिकप्रिया अधिक प्रसिद्ध हैं। यह अपने क्लिप्ट काव्य के लिए, 
विख्यात हैं। “जाको देन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई” आदि वाक्य इनकी कविता के 
विषय में कहें जाते हैं । यह चमत्कारी कवि रीतिकाव्य के आचार्य कहे जाते हैं। 


गिरधरदास - गिरघर कविराय का जन्म संवत्‌ १७७० के लगमग माना जाता है। इनकी 
नीति की कुंडलिया स्वप्रिय हैं। सरल भाषा में लोक व्यवहार का अनुभव वर्णन किया है। 

जल्लन--एथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई का पुत्र था जिसने अपने पिता की झूत्यु 
के बाद रासो को पूर्ण किया | इस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है--“पुस्तक जल्लन हाथ दे, चत्ते 
गजनि दृपकाज ।”! 

जयदेव--गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अपनी कोमलकांत पद्ावली के लिए प्रदविद्व हैं, 
इन्होने राधा-कृष्ण के प्रेम का बडा सुंदर वर्णन किया है, “ललित लवंग लता परिशीलन कोमल 
मलय समीरे” यह पंक्ति इनके मधुर शब्द-चयन का सुंदर निदर्शन है । 

हिजदेव (महाराज मानसिंह)--अयोध्या के महाराज ये, ंगार बत्तीसी और शंगार लतिका 
इनके ये दो सरस काव्य ग्रंथ प्रसिद्द हैं । 

ह्िजेंद्र-प्रसिद्ध बंगाली नाव्यकार इनके उस पार, शाहजहों, दुर्गादास, तारा बाई आदि कई 
ऐतिहासिक नाटको के हिन्दी अनुवाद हो चुके हैं । 


पदमाकर--(संबत्‌ १८१०-१८६० ) रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हैं। इनकी संदर कविता ने 
स्वंप्रियता प्राप्त की है। इनका कई राजदरबारो में अच्छा सम्मान था। इनके जगत-विनोद, पद्मा- 
भरण तथा गंगालहरी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी कविता में अनुप्रास का अधिक आनंद आता है। 

प्रतापनारायश--कानपुर के प॑० प्रतापनारायण मिश्र एकविनोद प्रकृति के व्यक्ति थे | 
इन्होंने गद्य तथा पद्च दोनों में रचना की है | यह ब्राह्मण सर्वेस्व नामक पत्र निकालते थे । इनका यह 
विनय-पत्म बहुत प्रसिद्ध है। “पितु मातु सहायक स्वामि सखा, तुमही इक नाथ हमारे हो |” 

प्रेमचंदू--हिन्दी के प्रसिद् उपन्यासकार श्री घनपतराय का यह उपनाम था। इन्होंने रंगभूमि, 
कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गवन आदि कई उच्च कोटि के उपन्यास लिखे। इनकी 
छोटी कहानियाँ बहुत लोक-प्रिय हुई ओर उनके अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सामाजिक 
तथा आम्य-जीवन चित्रण करने में बड़े सिद्वहस्त थे । 

सवसति--कालिदास के पश्चात्‌ संस्कृत नाव्यकारों में अधिक प्रसिद्ध हैं। यह विदर्भ के 
रनेवाले थे और कान्यकुब्ज के महाराज यशोवर्मन की सभा में रहते थे। इनका जीवन-काल सातवीं 
शताब्दी में बताया जाता है। इनके महावीर चरित्र, मालतीमाघव और उत्तररामचरित, 
नाटक प्रसिद्द हैं । 

सास--यह संस्कृत कवि सातवीं शताब्दी के पहले हुश्रा होगा । इनके कई नाठक बताये 
जाते हैं। 

३७ 


२६० अभिधान अनुशीलन 


मिखारीदास--श्राचार्य मिखागैदास प्रतापगढ़ के व्योंगा गोव के रहनेवाले थे इनके काव्य 
निर्णय, श्ंगार निर्णय, छंदार्णव आदि अंथ प्रसिद्ध हैं। प्रतापगढ़ के राजा के भाई हिन्दूपति सिंह 
के आश्रय में रहते थे । इन्होने छुद, रत, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द-शक्ति आदि काव्य के सब 
अंगों का विशद्‌ वर्णन किया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उतम तथा भाषा साहित्य एवं 
परिमाजित है। 
भूषण -भूषण कवि का जन्म १६६२ विक्रमी में टिकबॉपुर ( कानपुर ) गाँव में हुआ।| 
इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। 
इन्द्र जमि जम्म पर वाड़व सुअम्भ पर, 
रावण सदुम्भ पर रघुकुल्न राज है | 
पौन वारिवाह पर सम्भु रति नाह पर, 
ज्यों सहखबाहु पर राम ह्विजराज है। 
दावा द्ुम दृश्ड पर चीता भंग कऋुणड पर, 
भूषन वितुण्ड पर जैसे सगराज्ञ है। 
तेज तम अंस पर कान्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलिच्छु बंस पर सेर सिवराज है। 


इस छंद पर शिवाजी ने कई लाख रुपया दिया और राजकवि बनाकर सम्मानित किया | 
महाराज छंत्रसाल ने उनकी पालकी का दंडा अपने कंधे पर रख लिया तब यह तुरंत “साहू को 
तराहो कि सराहो छुत्रछाल्न को” पढ़ते हुए पालकी से कूद पड़े । पन्ना, कुमायूँ, बूँदी के महाराज के 
दरबार में भी इनका आदर-सत्कार हुआ । संबत्‌ १७७२ में ८० वर्ष की अवस्था में देहान्त हुआ । 
यह वीर रस के कवि थे तथा हिन्दू जाति के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। इनकी भाषा श्रोजपूर्ण 
होती हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छुत्रसाल दशक इनके प्रतिद्व ग्रंथ माने जाते हैं । 


मतिराम-इनके रसयाज तथा ललित लल्लाम यंथ प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना अत्यंत 
सरस तथा भाषा स्वाभाविक है | 


सयूर--यह महाकवि वाण के ससुर तथा संघ्कृत सूर्य शतक” के रचयिता थे | 

जगन्नाथ दास रतनाकर--संवत्‌ १६२३ में काशी मे पैदा हुए। आप अ्रयोध्या-नरेश के 
मंत्री रहे | स्वभाव के सरल, हँसमुख, मिलनसार तथा उदार साहित्य मर्मज्ञ थे | संबत्‌ १६८६ 
में हरिद्वार में आपकी मृत्यु हुई, आपके मुख्य अंथ हैं--हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव-शतक, विहारी 
र्नाकर और सूर सागर की टीका (अपूर्य)। 


. लल्लुलातल--(संवत्‌ १८२०-८२) यह आगरे के गुजराती बाह्मण थे। कलकते के फोट 
विलियम कालेज में अध्यापक रहे। इन्होने गद्य में प्रेमतागर लिखा जिसमें भागवत दशम 
स्कंघ की कथा है । 


वंकिसचंद--यह वंग भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा कवि थे | सरकारी नौकर होते हुए 
भी इन्होंने ऐसी क्रांतिकारी पुस्तक लिखी जिनसे देश तथा समाज में जाग्रति पैदा हुईं | आनंद मठ, 
चौबे का चिट्ठा आदि कई पुस्तकें श्रत्यंत लोकप्रिय है | बंदे मातरम्‌ नामक राष्ट्रीय गीत इन की ही 
रचना हैं। 

विद्यापति--संबत्‌ १४६० में तिरहुत के राजा शिवसिंह की सभा में थे। इन्होंने अधिकांश 
पहले जकु ंगार के पद बनाये जो बहुत ही सरस तथा सुन्दर हैं, इनको मैथिल कोकिल 
'कहा गया हई। 


राजनीति २६१५ 


| ध 


विहारीलाल- वह ग्वालियर के निकट बरुदागोविब्पुर मे पदा हुए | यह जयपुर के 
महाराज जयरिंह के दरबार में शाज्क्वि थे। इनका विहारी सुत्सई नामक अन्थ बहुत प्रस्द्धि है। 
सदत्ू- यह भी लह्लूलाल के साथ फोर्ट विलियम कालिज में अध्य।पक थे। इन्होने (हंवत्‌ 
१८८० ३-८१) नासिकेतोपाख्यान बनाया | 
संदासुखराय- मुंशी स्वारुरूराय निश्राज ठिहली के रहनेगले थे | चुनार में यह एक 
अच्छे पद पर थे । इन्होने उर्दू फारती की किताबे लिखीं। नौकरी छोड़कर प्रयाग में हरि-भजन करने 
लगे । हिन्दी गद्य के जन्मदाताओं में से हैं। इन्होने विष्शु एराण से कई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर 
एक हिन्दी पुस्तक लिंखी। 
सूदन--यह मथुरा के चौवे थे। इन्होंने भरतपुर के महाराज सुजानसिंह (सूरजमल) के नाम 
पर सुजान चरित नामक एक बृहत्‌ काव्य लिखा | 
सूरदास--यह अष्य्छाप के सर्व श्रेष्ठ कवि हैं, इन्होंने अपने सूर सागर में कृष्ण चरित का 
सुंदर वर्णन किया है। इनका श्रृंगार और वात्मल्य रस संसार के साहित्य में अनुपम है | 
हरिश्चंद्र--भारतेदु हरिश्चद॒ काशी में सं* १६०७ में पैदा हुए। इन्होंने देश सेवा तथा 
समाज सेवा में प्रधुल् भाग लिया । उनकी प्रतिभा सवतोमुखी थी | इन्होने अनेक नाटकों की रचना 
की । गद्य तथा पद्म दोनों लिखते थे | चंद्रावली, मारतदुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, मुद्राराक्षस, सत्य 
हरिश्चंद्र आदि अनेक पुश्तकें लिखीं। राष्ट्रभापा हिन्दी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं | 
(३) देश भक्ति--ये ताम अधिकतर उपाधिसूचक हैं। 
भारत - यह विशाल महाद्वीप उत्तर में हिमालय पर्गतराज, पूर्ब-दक्तिण में महोदधि तथा दक्षिण- 
पश्चिम में ख्नाकर से आदत है। यह क्ृषि-प्रधान देश खनिज पदार्थों से भी परिपूर्ण है। इसी 
हेतु यह सोने की चिड़िया कहलाता हैं। यहाँ के चित्र-विचित्र पशु-पक्षीं तथा बहुमूल्य वनस्पति 
अपना विशेष स्थान रखते हैं। यह प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति का केंद्र है जहाँ से ज्ञान का प्रकाश 
चतुर्दिक प्रस्फुरित हुआ | सम्राद्‌ भरत के नाम से भारत तथा आयों का निवासस्थान होने से 
आर्यावर्त कहलाया। ये दोनों प्राचीन नाम हैं। इसे छुसलमान हिंद या हिंदुस्तान और अँगरेज 
इंडिया कहते हैं । 
(४) राष्ट्रीय आंदोलन-- 
स्वदेशी- स्वदेशी का आंदोलन सन्‌ १६०६ में बंगाल से आरम्म हुआ। १६१० में 
कांग्रेस से स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 
क्रांति--६ अगस्त सन्‌ १६४२ का देशव्यापी राज विद्रोह जिसने अंगरेजी शासन की नींव 
हिला दीं । 
अमतन--कांग्रेस के प्रभाव को दबाने के लिए अँगरेजी तरकार ने अमन सभाए खोली थीं 
जिनमें राजकर्मचारी ओर कुछ चाढुकार ही सम्मिलित होते थे । 


संघ--देखिये समीक्षण । 

स्व॒राज्य--पहले-पहल स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया । 
इसके उपरान्त १६०६ में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने 
रखा । १६१४ में एनी-विसेण्ट की दोमरूल लीग की स्थापना हुईं, जो सन्‌ १६१७ में अखिल भारत- 
वर्षीय होमरूल लीग कहलाई | २३ अप्रेल १६१६ को तिलक की होमरूल लीग बनाई गई | १६२६ 


क्र 


२६२ अभिधान अ्नुशीलन 


में का््रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास कर दिया। सन्‌ १६४७ ईं० को भारतीयों को स्वतंत्रता 
और स्वराज्य प्राप्त हो गये । 

ग-गौण शब्द-- 

(१) वर्गोत्मक--सिंह, सिनहा । 

(२) सम्मानारथंक--(अ) आदरसूचक--जी, जू , बाबू , श्री । 

(झा) उपाधिसूचक--राजा, राजेंद्र, राणा, लाल । 

(३) भक्तिपरक--आनंद, किशोर, कुमार, कृष्ण, चंद, जंग, जीत, दास, देव, ध्वज, नंद, 
नंदन, नाथ, नारायण, पाल, प्रऋाश, प्रणवीर, प्रताप, पयत्न, प्रबल, प्रबोध, बहादुर, भानु, भूषण, 
मणि, मल, मोहन, रणवीर, राज, राम, लाल, विक्रम, विहारी, वीर, शंकर, शरण, साहब, सेन, 
सेवक, स्वरूप | 

(३) विशेष नामों की व्याख्या--(मूल प्रवृत्ति में देखिए) । 


(४७) समीक्षण 


देश की राजनीतिक परिस्थिति केसी थी। इस बात का पता इस प्रवृत्ति से चलता है। 
देश परतंत्रता के पञ्ञे में जकड़ा हुआ था। उसको ख्वतंत्र करने का प्रयत्न देशभक्तों की 
ओर से समय समय पर होता रहा। इन देशभक्तों की तालिका में राजा महाराजा तथा प्रजा 
वर्ग के अनेक वीर सम्मिलित हैं | पहले रीति काल के आचार्यों' ने बीरों को चार वर्गो' में विभक्क 
किया था । वस्ठुतः इनके अतिरिक्त अन्य बीर भी हो सकते हैं। यह श्रावश्यक नहीं कि युद्ध 
में प्राण विसर्जन करनेवाला करवालघारी सैनिक ही बीरगति को प्राप्त हुआ सममा जावे। 
कलम का प्रयोग करनेवाला लेखक भी वीरों की गणना में आ सकता है क्योंकि वह श्रपनी पुस्तकों 
द्वारा मनुष्यों के विचारों को परिवर्तित कर देता है। वह क्रान्ति के लिए अनुकूल वातावरण एवं 
क्षेत्र प्रश्धुत करता है| इती प्रकार विज्ञान पर बलि होनेवाले आविष्कारक तथा निर्जन अ्रगम्य 
एवं प्राणान्तक स्थलों में प्राणाहुति देनेवाले अन्वेषक भी वीर श्रेणी में ही आते हैं। क्योंकि उन्होंने 
अपने जीवन को विकट तंकट में डालकर नूतन शान का प्रसार किया। इस संकलन में वीरों के 
पर्याप्त नाम मिलते हैं। जिनमें राजा-महाराजा, सैनिक, लेखक, धार्मिक व्यक्ति तथा देशभक्त 
सम्मिलित हैं। इससे वीर पूजा में भारतीयों की प्रगाढ़ भरद्धा तथा निष्ठा प्रकट होती है। 


यवन काल में देशभक्ति की लहर केवल कुछ राजा-महाराजाओं में ही उठी थी। शमने+- 
शनैः स्थिति परिवर्तित होती गई । मुसलिम साम्राज्य का दीप निर्वाण हुआ। अंगरेजीशासन ने मेथों 
के सहश परिव्यास हो सम्पूर्ण भारत को आच्छादित कर लिया। श्रनाचार एवं अत्याचार से उत्‌- 
पीड़ित देश त्राहि-त्राहि करने लगा | सन्‌ १८५७ में राज-विद्रोह की एक प्रचण्ड ज्वाला प्रज्ज्वलित 
हुईं । वह राजा तथा प्रजा दोनों का संयुक्त प्रयत्न था । किन्तु दुर्भाग्य वश वह सफलीमूत न हो 
सका । तदुपरान्त आर्यमरमाज तथा कांग्रेस ने अपने प्रचार द्वारा मनुष्यों की मानसिक प्रद्त्तियों को 
बदलना प्रारग्म किया | अगरेजी साहित्य ने भी इसमें बड़ी सहायता की। मनुष्यों में विचार स्वातंत्र्य 
आने लगा । कष्ट सहने की क्षमता, साहसादि सदवृत्तियाँ जाग्रत होने लगीं। अब वे मींरु से बीर हो 
गये | जन-साधारण में भी देशभक्ति के भाव भर गये । सहसों देशभक्त हँसते-हँसते अपने प्राणों की 
आहुतियाँ देने लगे । 


स्वतंत्रता के रंग में रंगे हुए इस देश में उस समय अनेक आन्दोलनों का जन्म हुआ | 
वंगमंग के पश्चात्‌ स्वदेशी का प्रबल प्रचार प्रारम्भ हो गया था | कांग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव 


राजनीति २६३ 


पास कर दिया। अन्ततोगत्वा सन्‌ १६४२ में ऐसी देशव्यापी भीषण क्रान्ति) हुई कि अगरेजों के 
छक्के छूंट गये ओर वे सन्‌ १६४७ में भारत को स्वराज्य दे अपने देश को चले ग्ये। 


वीर पूजा के वातावरण तथा महारथी साहित्यकारों की रचना ने देश-मक्ति की सुप्त भावना 
और भी जागरित कर दी। मनुष्यो का ध्यान अपनी जन्म-भूमि की दरिद्रता, दासता एवं विवशता 
की ओर आकृष्ट “हुआ । स्वदेशी की लहरें उठने लगीं। क्रान्ति वी ऑधियो से विजातीय शासकों के 
दिल दहल गये | उन्होने इस वरद्धमान्‌ क्रान्ति को प्रशान्त करने के लिए स्थान स्थान पर इनके विशेध 
में अमन सभाएं. स्थापित कीं; किन्तु उन्हें कुछ सफन्नता न मिली | मनुष्यों का विचास्-स्वातंन्य 
इतना परिपक्क हो ग़या था कि अन्त में उन्होंने न केवल स्वतंत्रता ही अपितु स्वराज्य भी प्राप्त कर 
लिया । इस अन्य युग में भी वीरों का आदर्श हमारे सम्मुख रहा, साहित्य ने उसे और भी प्रोज्वल 
कर दिया। भारत भक्तों का एक सेना-दल सन्नद्द हो गया जिसने विविध उपायों से 
देश का उद्घार किया। वीर पूजा के अ्रन्तर्गत मुसलिम तथा आगिल कालीन वीर ही दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं । जब देश दासता की शंखला से जकड़ा हुआ शथा प्रत्येक श्रेणी के वीरों ने अपना सर्वस्व 
बलि देकर मातृभूमि की सेवा की। भारती के सुपुत्रों में स्वतन्त्र हिन्दू काल के व्यक्ति भी सम्मिलित 
हैं। श्रन्य युगो के लेखकों को यहाँ स्थान नहीं दिया गया है | इसलिए यह संख्या अ्रल्प है, उनके 
नाम अन्यत्र आ चुके हैं| स्वदेशी आन्दोलन में आवेग तथा आवेश दोनो थे जिससे वह देशव्यापी 
हो गया । अस्थायी क्रान्ति ने अपना प्रभाव चिरस्थायी कर दिया | अ्रमन सभाओ में जनता की रुचि 
न थी, केवल राजकर्मचारी तथा कुछ चाइकार राजमक्त ही उनमें सम्मिलित होते थे । बौद्ध काल में 
संघ अत्यत शक्तिशाली था। तीन शरणों में संघं शरण भी प्रतिद्ध रहा | संघ शरणंगच्छामि! की 
शपथ! लेनी पढ़ती थी। उसके उपरान्त किसी प्रबल संघ की स्थापना नहीं हुई। कांग्रेस 
विदेशी शब्द था अ्रतः जन-समाज के नामों में प्रचलन न पा सका | स्वतन्त्रता तथा स्वराज्य सबको 
प्रिय लगते हैं। यद्यपि ये शब्द नाम के लिए उपयुक्त नहीं हैं तथापि कुछ नामों से इनकी सूचना 
भी मिलती है । देशभक्ति के नाम प्रायः उपाधियों से ही बने हैं जिनका श्राधार देश तथा भारत 
शब्द ही हैं |९ 





१ नौ अगस्त (लड़के का नाम) और सन्‌ बयालीस (लड़की का नाम) इस क्रांति के 
स्मारक नाम हैं । 


२ प्रस्तुत नामों के अतिरिक्त चार नाम राजनीतिक दष्टि से बड़ेःमहत््व के देखने में आये हैं 
जिनसे राजनीति की अद्यतन प्रगति का चित्रण प्रत्यक्ष हो जातां है। इस निबंध से उनका कोई 
सम्बन्ध-न होते हुए भी वे स्खलित इंखला की उन विलुप्त कड़ियों के सइश हैं. जिनसे उसकी पूर्ति 
में सहायता मिल सकती है । पाकिस्तान तथा झुसलिसलीग इन दो सुसहूमानी नामों का उल्लेख 
भूमिका के पूर्वाड' में हो चुका है। सुसलिमलीग कांग्रेस की ग्रतिहंदी संस्था थी जिसके कारण 
भारतवर्ष का विभाजन हुआ और पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान दो शथक्‌ पथक्‌ राज्यों की नींव 
पढ़ी । तीसरा नाम एलवर्ट कृष्ण अली हे जो खिलाफत के दिनों का स्मरण दिलाता है, जब कि 
(हिन्दू सुसलिम भाई भाई' के नारे लगाये जाते थे। इंस नाम में हिन्दू, इसलाम तथा ईसाई 
संसार के तीन बड़े-बड़े धर्मों का कैसा सुन्द्र समन्वय इष्टियोचर हो रहा है। चौथा नाम छुल 
गानिनसिंह' है जो रूस ये महामात्य बुसगानिन तथा सौवियत कांग्रेस के नेता खुरश्चेव के भारत 
आगमन का नवीवतम संदेश दे रहा है । 


२६४ अमभिधान अनुशीलन 


(२) इतिहास 
१- गणना 
(क) क्रमिक गणना 
(१) नामों की संख्या- ४६४ 
(२) मूल शब्दों की संख्या--२३६ 
(३) गौण शब्दों की संख्या--३३ 
(ख) रचनात्मक गणना-- 


काल एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम पटपदी योग 
पौराणिक काल ७ २३ १७ ३ नाम ५० 
रामायण काल ६ ४४० ३० १ ८० 
महाभारत काल १६ ६६ २३ २ १ ११४ 
आधुनिक काल २६ १३३ ३६ ३े १०४ 
वैदेशिक नाम ६ १० १६ 

है 2 आआ  आआ आए जा का + 

२--विश्लेषण 
कू--मूल शब्द्‌--. 


पोराणिक काल - अंशुमान, अज, असमंजस, उत्तम, दिलीप, दुष्यंत, बलि, भगीरथ, मांधाता, 
मोरध्वज, रंतू , रुघू, रघु, रघुआ, रोहताश, रोहिताश्व, शाल्वेद्र, सवंदपन, हरिचंद, हरिचंदी, 
हरिश्चंद्र । 

रामायण काल--अंगद, इंद्रजीत, कुंभकरण, कुश, कुशध्वज, कुशिया, चंद्रकेतु, चरत, 
जनक, जनकू, जामवंत, द्घिवल, दधिराम, दशरथ, दूतराम, धर्मध्वज, बाली, बाले, मिथिलाबिहारी, 
मिथिलेश, मेघनाद, जनक, विभीषण, रामसला, रावण, रिच्छुपाल, रिच्छेश्वर, लझ्लेश, लव, लवकुश, 
लवा, सखाराम, सुखेन, सुग्रीव, सुमंत, हरिनाथ, हरिराज, हरीश | 

महासारत काल्न--अभिमन्यु, श्रजु न, उम्रसेन, उत्तराकुमार, कंस, कन्ना, कन्नू , कन्ने, 
करना, करण, कुंती, कुंतीश, कृष्णा, गांधारी, चंद्रभान, चंद्रहास, चित्रांगर, जनमेजय, जुरजोधन, 

दुर्योधन, दुश्शासन, देवब्रत, द्रोपद, धनंजय, धर्मराज, धर्मावतार, धर्मेंद्र, धृष्ट्य म्र, धौकल, 
नऊुल, परीक्षित, वश्लुवाहन, भिम्मा, भीम, भीमा, युधिष्ठि,, रुकम, रुक्‍्म, रेवत, विचिचत्रवीर्य, 
शिशुपाल, शरसेन, सकनू , सकने, पसकुन, सखालाल, सहदेव, सुफलक, सुथोधन । 

“पर महाभारत काह्न--अ्रकबर, अ्रजयपाल, अनंगपाल, अमरू, अमीचंद, अशोक, 
अहिल्या, इंद्रजीत, करमचंद, कुंभ, क्ुम्भा, कुमारपाल, खड़गसिंह, खुर॑म, गोराचोँद, चंद्रशुप्त, चंपत, 
चंपा, चंपू , चित्त, चित्रकेतु, अगसल, जयचंद, जयमल, जयसिंह, जसबंत, जहाँगीर, जहाँदर, 
जालिमसिह, ुकारतिह, जोधन, जोधराज, जोधा, जोधी, टीपू , इड़िया, थेडर, टोडरमल, वोड़ी, थोड़े, 
दलीप, दिलसुल, घान, ध्यानसिंह, ध्यानी, नंदकुमार, नवनिहारसिंह, नवरंग, नवरत्न, नारंग, 
नारंगी, नौरंग, नौरंगी, नौरतन, _रमाल; परमालिक, पिरथी, पिरिथीराज, पुष्पजित, पुष्पदत्त, 
पृष्पमित्र, पुष्यमिन्न, प्रथ्वी, धथ्वीराज, प्रियदर्शी, बहल, बहादुर, बाज, बाजबहादुर, बाजी, बादल, 
बीरबल, बीरम, भगमल, भम्मा, भामाशाह, भारा, भारामल, भावसिंह, भोज, भोजा, भोजी, मकरंद; 
मलहर, महानेद, मान, मानसिंह, मालचन्द, मौर्य, यशवंत, रणजीत, रणधीर, रणवीर, रतनरिंह, 
राजरिंह, रामराय, रामसिंह, रायसिंह, लपवर्सत, लखमीचन्द, विशाल, वीखूघल, शक्तिसिंह, 


इतिहास श्६५ 


शालिवाहन, संग्रामसिंह, समुद्र, सत्तेम, सुजान, सुजानी, स्कंद, हमीर, हर्ष. हपवर्धन, हिम्मत बहादुर, 
हिम्मा; हुलकर । 

वेदेशिक--अफलातून, नादिर, नियादर, न्यादर, बहराम; रुस्तम, लुकमान, सिकंदर, 
सुलेमान, सोहराब, हातिम | 

ख--मूल शब्दों की निरुत्ति 

अंशुमांन--महाराज सगर के पौत्र | 

अज़--दशरथ के पिता । 

असमंजस--सगर के पुत्र 

उत्तम--महाराज उत्तानपाद के पुत्र, श्रव के सौतेले भाई । 

द्लीप--रघु के पिता थे, इनकी गोभक्ति प्रसिद्न है । 

दुष्यंत--एक पुरुवंशी राजा जिन्होंने शकुन्तला से गंधर्व ब्याह किया था, इनसे सर्ब दमन 
(भरत) प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ । 

बलि--प्रह्माद के पौत्र जिसको विष्णु ने वामन अवतार लेकर छुल्ला था | 

भगीरथ--सगर के वंशज जो गंगाजी को पृथ्वी पर लाये । 

मांधाता--एक सूर्यवंशी राजा, जो सतयुग में हुए थे । यह अपने पिता युवनाश्र के डदर 
से उत्पन्न हुए, जन्मते ही ऋषियों ने यह प्रश्न किया क॑ एपध्यास्यति! उसी सम्रश्र॒ इंद्र ने उतर दिया 
“मां घास्यतिः इसीलिए इनको मांधाता कहते हैं। 

मोरध्वज--राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरकर छुग्वेषी कृष्ण तथा अजुन 
के सिंह को खाने को दिया | इसकी राजधानी अहिक्षेत्र (बरेली) थी ! 

रंतू- यह रंति का विक्ृत रूप है जो रंतिदेव का पूर्वाह्न है, यह चंद्रवंशी राजा भरत की 
छुठी पीढ़ी में हुआ था। यह बहुत ही घामिक तथा उदार चित्त था और अतुल संपत्ति का स्वामी था | 
उसने वृहत्‌ यज्ञ किये जिनमें बलि तथा भोजन के लिए वध किये हुए. पशुओं के चर्म से रुघिर की 
चर्मण्यवती (चम्बल) नामक सरिता बहने लगी | 

रघु--प्रतिद्द सूर्यवंशी महाराजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला । 

रोहिताश्व--हरिश्चंद्र के पुत्र । 

शाल्वेद्र-शाल्व देश के राजा चुमत्सेन, सत्यवान के पिता । 

सबंदमन--दुष्यंत तथा शकुन्तला के पुत्र, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाया | 

हरिश्चंद्र--सत्यवादी तथा दानी राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। इनकी स्री का 
नाम शैव्या तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था इनके सत्य की परीक्षा के लिए. विश्वामित्र ने इन्हें 
बड़ा कष्ट दिया । अन्त में राजा सफल हुए । 

रामायण काल -- 

इंद्रजीत--इंद्र को जीतने से मेघनाद को इंद्रजीत कहते हैं । 

कुशध्वज--जनक के भाई । 

चंद्रकेतु--लक्ष्मण के पुत्र । 

दधिवत्ष--राम की सेना का एक बंदर | 

दूत्राम--अंगद | 

धमंध्वज--एक जनकवंशी राजा का नाम | 

बालि--अंगद कां पिता । 

मिथिलेश--जनक | 


२६६ अभिधान अनुशीलन 


रामसखा--सुग्रीव | 

रिक्तेश्वर--जामवंत | 

लवकुश--सीता-राम के पुत्र । 

सुखेन--एक वैद्य जिन्होंने लक्ष्मण के लिए. संजीवनी बूयी मंगवाई थी । 

सुमंत--दशरथ के सचिव | 

हरिनाथ, हरीश, हरिराज--सग्रीव । 

महाभारत काजल-- 

अभिमन्यु--अजु न का पुत्र उसने चक्रव्यूह का विच्छेदन किया था | छुल से जयद्रथ ने 
उस वीर बालक का वध कर डाला। 

उम्रसेन--कंस के पिता | 

उत्तरा कुमार--परीक्षित । 

कण--कुन्ती के पुत्र कर्ण | यह बाण विद्या में निपुण थे । दुर्योधन ने अपनी ओर मिलाने 
के लिए इन्हें अंग देश का राजा बना दिया | उसकी ओर से महाभारत में इन्होने घोर संग्राम किया | 
कर्ण का दान प्रसिद्द है। 

कंतीश--कुंती के स्वामी पांडु | 

कृष्णा --द्रौपदी । 

गंधारी--दुर्योधन की माँ | 

चंद्रभान--कष्णु सत्यभामा के पुत्र । 

चंद्रह्मास--केरल का राजा, सुधार्मिक का पुत्र, मूल नत्ञत्र में पेदा हुआ । इसके बाये पैर 
में छे अंगुलियों थी । इसके बाप को शत्रुओं ने मार डाला | यह दीन और अनाथ होकर इधर-डघर 
मारा-मारा फिरा। अत्यंत प्रयत्न तथा प्रयास के बाद फिर अपना राज पा लिया | कृष्ण ओर अजुन 
अश्वमेध का घोड़ा लेकर जब दक्षिण आये तो इसने उनसे मित्रता कर ली । 

चित्रांगदइ--राजा शातनु और सत्यवती के पुत्र । 

जनमेजय--राजा परीक्षित के पुत्र थे | 

दुश्शासन--दुर्योधन का अत्याचारी भाई | इसने भरी सभा में दौपदी का चीर हरण 
किया था । ह 

देवत्रत--भीष्म, अपने पिता शातनु की इच्छापूर्ति के लिए आजमन्म ब्क्नचारी रहने का 
भीषण ज्रत धारण किया इसलिये इनको भीष्म भी कहते हैं । 

द्रोपद--द्रोपदी के पिता । 

धनंजय--अ्रजु न--सर्वाज्ञनपदा झित्बा वित्तमादाय केवलं, मध्ये धनश्य तिष्ठापि तेना 
हुमो' धनंजय । 

धर्मेराज--युधिष्ठिर | 

है टयुम्न--द्ोपदी के भाई, इन्होंने दोणाचार्य का सिर काट लिया था । 

कतल्--अ्रूव करणें का अपभ्रंश | 

नठेल--नकुल रहदेव माद्री के पुत्र तथा अज्ज॒न के भाई थे । यह अश्व-बिद्या में बड़े 
चतुर थे । 

परीक्षित--अजुन के पौच्र | 

वश वाहन--अ्रजजु न का पुत्र जो चित्रांगदा से उत्पन्न हुआ था | 

रूक्स--रुक्मियी का भाई। 


इतिहास १६७ 


रेवत--बलराम के ससुर का नाम | 

विचित्रवीय--शांतनु के पुत्र । 

शिशुपाल--चेदि का राजा जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था। 

श्रसेन--कष्ण के पितामह । 

सकुन--(शकुनि) दुर्योधन का मामा जो द्यूतविद्या में बठा निपुण तथा दुष्ट स्वभाव 
काथा। 

सखालालस--शअ्रज्भु न । 

सुफलक (ए्वफल्क)--अक्रूर के पिता-- 

सुयोधन--दुर्योधन । 

आधुनिक काल-- 

अकबर--(सत्‌ १५४:-१६०५) सुगल-सम्रा: अकबर महान्‌ हुमायूँ का पुत्र था। यह चतुर 
शासक, प्रवीण प्रबंधक, उदार, शुणआही तथा नीतिकुशल था | इसने हिन्दुओं के साथ सदयता 
तथा सह्ृदयता का व्यवहार कर उन्हें मिलाने की सफल चेष्य की । राणा प्रताप के अतिरिक्त श्रन्य 
सभी राजपूत अकबर के अधोन हो गये । इसके दरबार के सप्तरत्न प्रसिद्ध हैं । 

अजयपाल--अजमेर के एक चीोहान राजा का नाम | 

अजीतसिह --महाराजा जसवंतसिह के पुत्र जो उनकी एछत्यु के बाद पैदा हुए थे। उनका 
पालन-पोषण वीर दुर्गादास ने किया ओर राजगढी पर बिठाया। औरंगजेब ने इनको अपने अधीन 
करने के लिए. कई आक्रमण किये किन्तु वह अ्रपने उद्देश्य में सफल न हुआ । 

अनंगपाज़ -दिल्‍्ली के महाराज प्रथ्वीराज के नाना थे; इनकी मृत्यु के बाद दिल्‍ली और 
अजमेर प्रथ्वीराज के अधिकार में आ गये । 

अमरू (अमरसिह)--यह राजा जसवंतर्थिह के बड़े भाई थे जिनको उनके पिता राजा गज- 
सिंह ने मारवाड से निकाल दिया था। शाहजहाँ ने इनको अपना दरबारी बनाया और नागौर 
की जागीर दी | यह बड़े वीर, स्वाभिमानी तथा उद्धत स्वभाव के थे। एक बार बहुत दिन दरबार 
से अनुपस्थित रहे | मृगया से लोटने पर बादशाह ने कोई कट्ठ शब्द कहा और धन दण्ड देने की 
धमकी दी। अमरसिंह ने उत्तेजित हो बकसी सल्लावत खाँ को बादशाह के सामने ही मारकर गिरा 
दिया और शाहजहाँ पर भी प्रहार किया किन्तु वह खाली गया | बादशाह ने अन्दर भागकर अपनीं 
जान बचाई । वीर राठोर ने कई दरबारियों की जान ली। अ्रत में वह भी मारा गया। आगरे के 
किले में अमरसिंह राठौर का फाटक अब भी प्रसिद्ध है । 

अ्रमीचंद--यह कलकत्ते का साहूकार जगत सेठ के वंश का था। इसने नवाब सिराजुदौला 
के विरुद्ध क्लाइव द्वारा रचित षड़यंत्र में भाग लिया। उसने घमकी दी कि यदि ३० लाख 
रुपये न दिये जायँगे तो सारा भेद नवाब से कह दूँगा। क्लाइव ने एक जाली कागद दिखलाकर 
उसको शांत किया, अंत में श्रमीचंद्‌ को कुछ न मिला तो वह पागल हो गया । 

अशोक--सम्राट्‌ अशोकवर्धन महान्‌ भारतवर्ष के प्रसिद्ध शासकों में गिने जाते हैं। कलिंग 
युद्ध से पहले क्रूर तथा निर्देय स्वभाव के थे; इसके पश्चात्‌ अचानक ही इनके जीवन में परिवर्तन 
हो गया और वे रक्तपात से घुणा करने लगे। अन्त में बौद्ध-चर्म के अहिंसा रूप को स्वीकार कर 
लिया। बौद्ध-घर्म के प्रचार के लिए. इन्होंने स्थान-स्‍्थान पर बौद्धधर्म की शिक्षाएं: स्तंभों तथा 
शिलाओं पर खुदवाई' । अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को बौद्धधर्म के प्रचारार्थ लक्का भेजा । 

डेप 


श्ध्ट अभिधघान अ्रमुशीलन 


अहिल्याबाई--हृदौर के महाराज मल्द्वारराब हुलऋर की स्त्री थीं। यह बहुत धर्माव्मा तथा 
उदार चित्त थी |" 

इंद्रजीत--ओरछा-न रेश के भाई जो बड़े दानी थे ।* 

करमचंद--दानी कर्मचंद ।२ 

कुम्भ (कुम्मा)--१४१६ में गद्दी पर बैठा | मेवाड के राना लाखा के पुत्र, कुम्मा बड़े वीर 
योद्धा थे । इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को युद्ध में परास्त किया ओर चित्तौड़ में एक विजय-स्तम्प 
इसके स्मारक में बनवाया । इन्होंने मेवाड की रक्षा के लिए चौरासी दुर्गों में से ३२ दुर्ग बनवाये और 
अनेक वीरोचित कार्य किये। यह कवि भो थे | प्रसिद्द मीराबाई इनकी स््री थीं। यह १४१६ में 
गद्दी पर बेठे | 

कुमारपाल--( ११४३-११७३ / यह गुजरात का एक न्यायनिष्ठ कुशल तथा सर्वप्रिय राजा 
हुआ है जिसने सोमनाथ के मन्दिर का पुनरुद्वार किया | जैन कबि हेमचंद इसके पुरोहित थे | 

खड़गसिंह--महाराज रणजीतसिंह का पुत्र जो उनकी मृत्यु के बाद गही पर बैठा । 

खुरेम--(शाहजहाँ) (१६२७-१६५६) मुगल सम्राट शाहजहोँ के बचपन का नाम, हसक्के 
शासन-काल में कला-कोशल की अधिक उन्नति हुई थी। दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली के किले 
में दो अनुपम राजप्रासाद बनवाये | संतार की विचित्र बल्षुओं में इसके निर्माण किये हुए ताजमहल 
की गणना को जाती है। विख्यात मयूर सिंहासन इसी विल्ास व्यप्नी सम्राद ने बनवाया था। 
अंतिम बीस वर्ष इसने अपने पुत्र औरज्ञजेब के कारागार में व्यतीत किये । 

गोरा--प्रसिद्ध वीर राजपूत जिसने चित्तौड़ की रानी पद्चिनी की रक्षा के लिए. अपनी जान 
विसर्जन की । 

चंद्रगुप्त--महानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुतत मौर्य मगध के राजा हुए. जिन्होंने अपनी वीरता 
तथा कुशलता से अपने राज्य में वृद्धि की । यूनान के प्रत्िद्द सेनापति सिल्यूकस को परास्त कर 
उसकी कन्या से ब्याह किया | कौटिल्य शा््र के प्रणेता प्रसिद्य चाणक्य इनके गुरु थे । 


) भारती को देखा नहीं, केसा है रामा का रूप केवल कथाओं में ही सुने चले आते हैं। 
सीताजी का शीतल सत्य, वेभव शची का कहीं किसी ने लखा ही नहीं अन्थ ही बताते हैं। 
दीन! दमयन्ती की सहनशीक्ता की कथा झूठी है कि सच्ची कौन जाने कबि गाते हैं। 
इंदुपुर-चासिनी प्रकाशनी म्हार वंश मातु श्रीअरहिल्या में सभी के गुण पाते हैं। 

(ला ० भ्गवानदीन) 
* वे तुरंग सेत रंग संग एक, ये अनेक, 
हैं सुरंग अंग-रंग पै कुरंग-मीत से । 
ये निसंक-अंक-यज्ञ, वे ससंक केसौदास, 
ये कलंक-रंक, वे कलंक ही कल्लीत से । 
वे पिये,सुधाहि ये सुधा-निधीस के रसैजू , 
साँच हू सुनीत ये पुनीत, वे पुनीत से । 
अंहि ये दिये बिना बिना दिये न देहि वे, 
हुए न हैं न होंहिंगे न इंद इंद्रजीत से | 
“केशवदास । 
3 अरै जाने मेरे तुम कान्द हो करमर्चद तेरे जाने तेरो मैं तो बापुरों सुदामा हूँ। 


इतिहास श्ध् 


चंपत--(चंपतराय) श्रोरछा के राजा ज्ञत्रसाल के पिता। 

चित्त --एक पिंडारी सरदार | 

जगमल --राणा उदयसिह के बाद जगमल उदयपुर के सिंहासन पर बैठा । किन्तु अन्य सामंतों 
ने इसको गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को उसी स्थान पर बिठलाया । 

जयचंद--कन्नौज का राजा, प्थ्वीराज का प्रतिद्वंद्वी। इसकी कन्या संयोगिता का हरण 
पृथ्वी राज ने किया था | 

जयमल--चित्तौड़ का एक वीर सरदार जो चित्तौड़ की रक्षा करते हुए अकबर के द्वारा 
मारा गया | 

जय सिह--१--राना जय सिंह (१६८०-६८)--इसने ओरंगजेब के साथ संधि कर ली। 

२--मिजों राजा जय सिंह (१६२५-६७)--औरंगजेब ने इसको ६००० का मनस्बदार 
बनाया । शिवाजी को दिल्ली जाने में इसी का प्रयत्न था और इसी के षड्यंत्र से शिवाजी वहाँ से मुक्त 
हुए । औरंगजेब ने इसके पुत्र को लालच देकर मरवा डाला तब से अंबर की अवनति आरम्म हुई । 

३--सवाई जयसिंह--(१६६३-१७४३)--इसने दक्षिण की लडाइयों में बड़ी बीरता 
दिखलाई । मारवाड के राजा ने इससे संधि की । इसने जयपुर की नींव डालीं और कई स्थानों पर 
वेधशालाएँ बनवाई' । यह ज्योतिष का बडा पंडित था । 

जसवन्त सिंह--(१६१८-७०) चतुर तथा वीर शासक थे औरंगजेब की अध्यक्षता में इन्होंने 
कई लड़ाई लड़ी | युवराज दारा ने इनको मालवा का अधिपति बना दिया। शाहजहोँ के पुत्रों में 
राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया । इस लड़ाई में जसवंत सिंह ने विशेष भाग लिया, औरंगजेब ने भयभीत 
होकर उनको काबुल के अफगानी विद्रोहियों को दबाने के लिए भेज दिया जहाँ वे मारे गये ।' 

जहांगीर--(१६०५४-१६२७) भारत का न्यायप्रिय मुगल सम्नाट्‌ था। राज का समस्त कार्य 
इसकी बुद्धिमती रानी नूरजहों किया करती थी। 

ज हॉदर--जहाँदारशाह का राज्यामिप्रेक १० अप्रेल १७१२ को लाहौर में हुआ १७१२ में 
विद्रोहियों के हाथ माश गया | देहली में हुमायूँ के मकबरे के पास गाड़ दिया गया। 

जालिम सिंह--कोया के राव राना जालिम सिंह बड़े नीतिकुशल तथा चतुर शासक थे। 
उन्होंने अपने राज को मराठो और पठानो से बचाया । सन्‌ श्८१७ ई« में उन्होंने अगरेजों से संधि 
कर ली | 

जुकार (< युद्ध) सिह--ओरऊछा के राजा वीरसिंह देव बुंदेला के पुत्र थे । 

जो घन--(१) जोधाबाई--बीकानेर के रायसिंह की पुत्री जहाँगीर को ब्याही गईं थी 
जिससे शाहजहों पैदा हुआ । इसकी कबर आगरे के पास सिकंदरे में है। (२) जोधा (१४४४-८८) 
इसने जोधपुर कीं नींव डाली और ,मंडोर के स्थान में इसी को श्रपनी राजधानी बनाया । 

टीपू-मैसूर के राजा हैदर अली का पुत्र था। 

टोडरमल--अकबर का बुद्धिमान्‌ अर्थलचिव । 

दिलीप --महाराज रणजीत सिंह का पुत्र | (२) रघु के पिता, दशरथ के पूवज । 

दिलसुख -राजा दिलसुख राय एटा जिला के साधारण व्यक्ति थे जो गदर में ऑगरेजों की 


सहायता करने के कारण राजा बना दिये गये | 


) द्वान साँस. तरुराज अरु सान+ साँस करुराज । 
नूप जसवंत तो सम कद्दत, ते कवि निपट निकाज ॥ 
(कविराजा मुरारिदान) 





अनजान कनरजाध्नगछफकननपन-रपण कक न न टिक वन क्‍पेन न 5 पननानन-ननप 5“ न न नम तक पल न अपन "वतन खनन. 


३०० अमभिधान अनुशीलन 


ध्यान सिह--रणजीत सिंह का मंत्री । 

नंद कुमार-- यह बंगाली ब्राह्मण थे जिन्होंने हेग्टिग्स पर अभियोग चलाया था। हेस्टिग्त ने 
इनको जालसाजी का दोष लगाकर फाँसी दिलवा दी। 

नव निहार सिंह--महाराज प्रथ्वीगज का सुयोग्य पौत्र जो किले के फाटक गिरने से 
मर गया । 

नवरंग (औरंगजेब)--(१६५४६-१७५७) एक मुगल बादशाह जो अपने धर्म का बड़ा 
कट्टर था| यह हिन्दुओं से दुव्यवहार करता था। मुगल राज का पतन इसकी मृत्यु के बाद आरम्भ 
हुआ | 

नवरल्लन--विक्रमादित्य के सभा के ये नव रत्न हैं :--- 

धन्वंतरि, क्षपणक, अ्मरसिंह, शंकु, वैताल, घटकपर, कालिदास वराह मिहिर, वररुचि । 

परमाज्न--यह महोबा के राजा थे जिनके यहों आल्हा-रदल रहते थे । 

पिरथीराज (५वीराज)--यह अंतिम दिल्‍ली के हिन्दू राजा थे। इन्होने मुहम्मद गोरी को 
कई बार हराया । इनके दरबार में चंद्र बरदाई नाम का एक कवि था जिसने इनका पूरा जीवन-चरित 
अपने रासो में लिखा है | 

पुष्पमित्र--६० पू० दूसरी शताब्दी में यह मगध का राजा था इसका राज्य नवंदा तक फैला 
हुआ था। इसने विदेशी यवन राजा मिनेंडर को जीतकर अपना राज्य बढ़ाया । इस शु गवंशी राजा 
ने दोश्रश्वमेध यज्ञ भी किये । 

प्रियदर्शी--महाराजा अशोक की उपाधि । 

बहादुर (बहादुर शाह)--अ्रंतिम मुगल बादशाह जिसने गदर में भाग लिया था इभलिए 
अँगरेजों ने कैद कर रगून भेज दिया । इसका उपनाम जफर था । इसका अ्रतिम यह शेर प्रसिद्ध है :-- 

दम दमे में दम नहीं है, खेर मॉगो जान की । 

बस जफर अब हो चुकी, शमशेर हिन्दुस्तान की | 

इन पंक्तियों से कैसी विवशता ट्पकती है। 

बाजबहादुर--मालवा का शासक था। इसकी रानी रूपमती अत्यंत संदर थी । बाजबहादुर 
ओर रूपमतीं की प्रेमकथा प्रसिद्ध है। 

बाजी--बाजीराव पेशवा जो बिद्र में रहता था । 

बादल--एक वीर बालक, उसने पद्मिनी को बचाने में बड़ी वीरता दिखलाई | 

बीरवल--यह अकबर के ७ रत्नों में गिने जाते हैं, इनकी घुद्धि विज्ञक्षण थी। इनके 
चुव्कुले प्रसिद्व हैं । 

बीरम--(बैरम खाँ) अकबर के संरक्षुक, हिन्दी के कवि रहीम खानखाना के पिता थे । 

भम्मा--भामाशाह-चित्तौड़ के दानवीर भामाशाह जिन्होंने समस्त कोष महाराणा प्रताप 
को समपंण कर दिया था | 

भसावसिह--मतिराम ने इस राजा की दानशीलता का परिचय दिया है।" 

भोज--धारा नगरी के राजा जिनके समय में संस्कृत का अधिक प्रचार हुआ । 


) दिन दिन दौन्‍्हें दूनी संपति बढ़ति जाति ऐसो याकों कछू कमला को बर बर है । 
हेम हय हाथी हीरा वकसि अनूप जिमि, भूपन को करत भिखारिन को घर है । 
कहे सतिराम और जाचक जहान सब एक दानि सन्नुसाल नंदन को कर है । 
राव भावसिद जू के दानि की बढ़ाई देखि, कहा कामधेनु है कछू न सुरतरु है | 


इतिहास ३०१ 


मकरंद--आल्ह खंड का एक राजा । 

मल्हर राव (हुलकर)--इन्दौर का मराठा शासक | 

महानंद--मगध के राजा इनकी झूत्यु के बाद चंद्रगुततर शासक हुआ । 

मान--(राजा मानश्हि) अकबर के विश्वसनीय दरबारी, जोधपुर के महाराजा भारमल 
के पौत्र थे । 

मालचंद्र--यह नाम जोधपुर के राजा मालदेव के नाम पर रखा गया प्रतीत होता है। 
मालदेव ने बडी वीरता से रोर्शाद का सामना किया, किन्तु शेरशाह के पड़यंत्र के कारण उनके 
ओर सामंतो के बीच अविश्वास हो गया | यह शिवाना के दुर्ग को माग गये । 

रणजीत (सिह )---ए०जाब के सिक्ख राजा जिन्होंने काश्मीर जीतकर अपने राज में मिला 
लिया था । 

रतनसिह--चित्तोड की रानी पद्मिनी के पति | 

राजसिह-- १६५२-८०, इस शूरबीर राना ने ओरंगजेब से लड़ाई छेड़ दी और रूपनगर 
में शाही फीजों को काटकर वहाँ की राजकपारी से शादी कर ली । उसने कई बार शाही सेना पर 
विजय प्राप्त की । 

रामराय--एक पेशवा का नाम । 

रामसिह--यह जोधपुर की गद्दी पर बैठते ही णह युद्ध में लि हो गये और अंत में हारकर 
राजसिंहासन छोड़कर भाग गये | 

रायसिह--बी कानेर का राजा था । 

विक्रमाद्त्य--उज्जेन के न्यायप्रिय तथा दानी महाराज जिनकी सभा के नवरत्न प्रसिद्ध 
हैं। सिंहासन बत्तीती ओर बैताल पच्चीती में इनकी बीरता, निपुणता, उदारता, साहसादि अनेक 
गुणों का वर्णन है| इन्होंने मालवा से शकों को निकाल दिया था, तभी से विक्रम खंबत्‌ प्रचलित 
हुआ | विक्रमादित्य दान, इत्य तथा साधना में अद्वितीय थे ।' 

विशाज्न--वीसलदेब या विग्रहराज बारहवीं शताब्दी के मध्य में अजमेर और दिल्‍ली का 
राजा हुआ | स्वय कवि था ओर कवियों का मान करता था। 

वीर वृषत्ञष--इृपल चंद्रगुतत का नाम है (देखिए, चंद्रगुप्त) | 

शक्तिसिंह महाराणा प्रताप का अनुज | 

शालिवाहन--शक जाति का एक प्रसिद्द राजा जिसने शक सवत्‌ चलाया | 


संग्रामसिह (राणा सांगा)--यह बड़े वीर थे | युद्ध करते-करते इनके शरीर में ८४ घाव हो 
गये थे | खजुआ के युद्ध (१५२६) में बाबर से युद्ध करते मारे गये । 

समुद्र (समुद्र शप्त)-शगशुप्त राजवंशीय एक बडे वीर प्रतापी राजा | 

सलेम--सलीम--जहाॉगीर । 

सुजान--भरतपुर के महाराज वदनछिंह के पुत्र सुजानसिंह उपनाम सूरजमल बड़े पराक्रमी, 
वीर योद्धा थे। इनके पुत्र जवाहरसिंह थे | इन जाट राजाओ्रों ने कई बार दिल्‍ली को लूटा । 

स्कंद्गुप्त--(५५०-४६७) गुप्त वंश के प्रसिद्ध पराक्रमी सम्राट | 

हमीर--चित्तौड़ के राणा कुंम का उत्तराधिकारी था। यह शअ्रत्यंत बीर तथा पराक्रमी था। 
इसका हठ प्रसिद्ध है। “तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़ेन दूजो बार ।” 


पल 2 


१ अत्कृतम यज्ञनकेनापि यह यत्ष केनचित्‌ ! 
यत्साधितमसाध्यं च विक्रमाकेंण भूभुजा || 


३०२ अभिधान श्रनुशीलन 


हर्ष वर्धन-- भारतवर्ष का एक बडा प्रतापी राजा हुआ। इसने पंजाब, कन्नौज, गौड, 
मिथिला, उड़ीसा श्रादि देशों को जीतकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया | इसकी सभा के वाण 
कवि ने हर्ष चरित्र लिखा । चीन का प्रसिद्ध यात्री हैं नशग इसी के सम्य भारतवर्ष में आया था । 

हिम्म तबहाठुर- यह बॉदा के शासक थे | इनका असली नाम गुसाई' अनूपगिरि था। महा- 
कवि पद्माकर ने इनकी प्रशंसा में “हिम्मत बहादुर विरदावली” नामक पुस्तक की रचना की है | 

हुलकर-इन्दौर के मरहठा राजा हुलकर नाम से प्रसिद्ध हैं। 

वेदेशिक-: 

अफलातूम--(?%०) यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक, यह सुकरात का शिष्य था | 

नियादर-ना दिरशाह खुरासान के गड़रिये का लड़का था जो अपने पराक्रम से ईरान का 
राजा हो गया | महमूद के शासन काल में सन्‌ १७३६ में आक्रमण किया और दिल्ली को लूटकर 
तख्तताऊस के साथ बहुत सा माल ले गया | ह 
रुस्तम--ईरान का प्रसिद्ध वीर योद्धा । 

लुकमान--असिद्ध वैद्य । 

सिकंदर--यूनान का बादशाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था । 

सुलेमान--नहँदियों का एक बादशाह जो पैगम्बर माना जाता है | 

सोहराब-- रुस्तम का पुत्र, जो अज्ञान के कारण अपने पिता के हाथों से मारा गया | 

हातिम-यमन के राजा तई का पुत्र जो बड़ा परोपकारी, धार्मिक तथा सत्यवादी था । 
इसने अपनी विचित्र वद्धि से धात गृह पहेलियों को हल किया । इसकी कहानियाँ राजा विक्रमादित्य 
की वैतालपचीसी का स्मरण दिलाती हैं। इसका समस्त जीवन दूसरों की भलाई करने में व्यतीत हुआ। 
यह हातिमताई के नाम से प्रसिद्ध है। 

ग--गौण शब्द्‌ू-- 

(१ ) वर्गाव्मक--राय, सिंह । 

( २) आदरस्चक-ज | 

(३ ) भक्ति परक- आनंद, इंद्र, किशोर, कुमार, कृष्ण, चंद, दत्त, दास, दीन, देव, 
नंदन, नाथ, नारायण, पति, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बहादुर, मणि, मल, मोहन, राज, राम, 
लाल, वंश, विहारी, वीर शरण, सहाय, स्वरूप | 

३--विशेष नामों की व्याख्या 
देखिए मूल शब्दों की निरुक्ति 


४--समी क्षण 


देश काल के विचार से इतिहास का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। पौराणिक काल से लेकर श्राज 
तक के अनेक देशों के उन्ज्वल हीरे छायापथ की नक्षत्रमाला के जाज्वल्यमान तारकों के सहश 
चमक रहे हैं| अपूर्व आदश, सात्विक प्रवृत्तियाँ, अटल ब्त-अ्रनुष्ठानों तथा अद्भुत गुणों को ब्लेकर 
पूर्वकालीन महापुरुष हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं | यह मारत की विभूतियां एक अपूर्व संदेश दे 
रही हैं | प्रत्येक महापुरुष किली न किसी गुण का प्रतीक है। इसमें पौराणिक काल के सूर्य तथा 
चंद्रवंशी राजाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं जो अपने अलौकिक गुणों के कारण प्रतिद्धि पा 
चुके हैं। 
रामायण के रामादि तथा महाभारत के कौरब पांडवादि अनेक पात्र दृष्टि गोचर हो रहे हैं। 
इतिहास के अर्वाचीन काल में राजपूताना तथा मगध का विशेष स्थान दै। राजस्थान के 


इतिहास ३०३ 


मेवाड़ तथा मारवाड़ के कुल कई कारणों से अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। मगध में कई राज- 
वंशों ने जन्म लिया तथा क्रभराः राज्य विक्तार करतैं-करते उत्तरी भारत के स्वामी बन गये, सबसे 
प्रथम चंद्रगुत्त मौर्य का नाम आता है जिसने यूनानियों को परास्त किया, मैगस्थनीज के बतांत तथा 
कौटिल्य ( चाणक्य ) अर्थशास्त्र मौर्यकालीन देश का सम्बक्‌ विवरण देते हैं। इस वंश का दूसरा 
प्रसिद्ध राजा महाराज अशोक हैं जिसने कलिंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया किन्तु उसका 
सबसे श्लाघनीय कार्य यह है कि उसने बोद्ध-धर्म के सदाचार सम्बंधी उपदेशों को स्तूपो, शिलाओं 
पर यत्र-तत्र उत्की् करा दिया। उसके शासन काल को भारत का स्वर्ण-युग कह सकते हैं। गुप्त- 
बंश ने भी कई शक्तिशालो राजा उत्पन्न छिये जो अपनो विजय, राज्य वृद्धि तथा कल्ा-कौशल के 
लिए विख्यात हैं | देश में साहित्य, शिक्षा तथा शिल्प की उन्नति हुईं तथा मनुष्य छुख एवं शाति 
से जीवन व्यतीत करते थे | इनका आतंक दूर-दूर तक छाया हुआ था। 


गुप्त वंश के पश्चात्‌ महाराज हृषेबर्धन का नाम उत्कर्ष पर पहुँचता है। हर्ष के समय में 
राज्य तथा सुख शाति की अमिदृद्धि हुईं। वह कवियों को प्रोत्साहन देता और स्वयं भी कविता करता 
था | कादम्बरी-प्रणेता बाण इसी की सभा में रहता था। चीनी यात्री हेनसांग ने देश की समृद्धि 
का सुंदर चित्रण किया हे । 


मुस्लिम काल के हिन्दू राजाश्रों का कार्य अत्यंत कठिन हो गया था। अनेक हिंडू राजा 
विजातीय सम्यता तथा संस्कृति के प्रवाह को रोकने में लगे रहते थे | ऐसे व्यक्तियों में प्रथ्वीराज, 
(सुहेलदेव) छुत्रतापाल, जुकारतिंह आदि थे | पंजाब के महाराजा रणजीतसिंह ने काश्मीर को जीतकर 
अफगानों"पर अपना सिक्का बैठा दिया। उम्र ओर से आनेवाले विजातीय आक्रमणों का द्वारबंद हो 
गया । बीरबल अपनी वाकूपढुता तथा राजा मोज गुण ब्राहकता के लिए प्रसिद्द हं। भोज के समय में 
घर-घर संस्कृत विद्या का प्रचार था। मुगल सम्राटों में अकबर, सलीम (जहागीर), खुरंम (शाहजहाँ), 
भनौरंग (औरंगजेब), बहाहुरशाह ऐसे सरल नामों को हो अपनाया गया है। 


संख्या के अनुसार श्राधुनिक काल में सबसे अधिक नाम हैं, यह उचित ही है क्योंकि वर्त्त- 
मान प्रत्यक्ष होने से अधिक प्रभावशाली होता है। महाभारत में लाखों वीरों ने भाग लिया, उनमें 
से इतने नामों का प्रचलित रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। युद्ध का मूल हेतु दुर्योधन तीनों रूपों 
में विद्यमान है | युधिष्ठिर उसको सदैव सुयोधन कहते थे, ग्रामीण उसे जुरजोधन के नाम से पुकारते 
हैं। इस युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम कर्ण है जो तत्सम तथा तदूभव दोनों रूपो में प्रचलित है । 
रामायण काल परोज्ष होते हुए भी रामायणादि ग्रंथों से आवत्तन होता रहता है। अ्रतणव वह स्मृति- 
नेत्रों से कभी तिरोहित नहीं होता | महाराज जनक इसके विशेष प्रतिनिधि हैं। पौराणिक काल 
सबसे सुदृरवर्ती होते हुए, भी अनेक नाम दे रहा है। सबसे प्रिय नाम के दोनों रूप हसिश्चिंद्र तथा 
हरिचंद प्राप्त हैं। देश तथा काल का अतिक्रपण कर किसी आश्रय के बिना विदेश में मान्यता 
पाना असम्भव ही होता है, इस दृष्टि से विदेशी नाम इतने ही अलम्‌ है। तू बड़ा अफलातून है,' 
“बहम की दवा लुकमान के पास भी नहीं है”, “वह बड़ा हातिम है,” तू क्या रुस्तम है, आदि वाक्य 
देहातों में राज भी सुनाई देते हैं। 


यों तो ऐतिहासिक नामों की संख्या गणनातीत है, किन्तु यहाँ पर वही नाम सम्मिलित किये 
गये हैं जिनका इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व है, जिनके कार्य एवं कृतियों से जनता का 
कल्याण हुआ है । 


सामाजिक भ्रवृति 


(१) संस्थाएँ 

(२) शिष्ट प्रयोग 
(३) आजीविका दृत्ति 
(४७) स्मारक 

(४) भोग-पदा्थे 

(६) कलात्मक नाम 
(७) समाज सुधार 


सन्रहवाँ प्रकरण 
सामाजिक प्रवृत्ति 


१--गणना 

क--क्रमिक गणना 

१--नामों की संख्या--१३२० 
२--मूल शब्दों की संख्य--७०४ 
३---गौण शब्दों की संख्या--७७ 
ख--रचनात्मक गणना-- 





नाम प्रवृत्ति-- एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी 
20 ३३ नाम योग 
संस्थाए--वर्ण तथा जाति २२ ४२ हु द््ष्र 
कुल तथा वंश १ दर २ १ १२ 
प्रथा तथा संस्कार ५ है| है ९ 
उत्सव मेला & & 
शिष्ट प्रयोग--अ्रभिवादन २० र्‌८ १० १ ६ 
आशीर्वाद तथा बधाई १० ७१ २३ १ १०५ 
शिष्ट सग्बोधन २ ४२ १४ हु ६२ 

आजीविकाबृत्ति--बुद्धिजीवी, व्यवसायी 
तथा श्रमजीबी १२ ३१ ४ ४७ 
राजकर्मचारी २३ ६५ इ्े ६१ 
स्मारक--देश १५ ६३ ३ परे 
काल प४ १०३ ११ २ १७० 
भोग पदार्थ--फल मेवा ४ २१ १ २६ 
मिठाई आदि खाद्य पदार्थ २१ ३२ १ ५४ 
आओषध ७ ३१ २ ३६ 
द्रव्य विशेष २ & > १४ 
कलात्मक--वस्त्र ३ २० र्‌ २७ 
(अ) उपयोगी कल्ला--रत्नाभूषण ६६. १६७० हद १ रद्द 
प्रसाधन साधन (फूल). १३ ४५ ४ ६३ 
आयुध दर १५७ ५4 श्र 
वाययंत्र १६ २७ ४ रे 
(आ) ललित कला-वास्तु कला १ ४ प्‌ 
तत्ण कला २्‌ ४ ९ ७ 
चित्र कला १ हा १ १० 
संगीतकला---रागरागिनी १३ १ ४ श्र 
समाज सुधार--अ्रछ्ृत ३ १ ४ 
गोरत्ा १ ५ 
शुद्धि १ भू _____ ६ 

३०१ व्य्छ्ड श्शर्प १६ १ १९३२० 


६, 


३०६ अभिधान अनुशीलने 


(१) संस्थाएँ 

२--विश्लेषण :-- 

क--मूल शब्द :-- 

वर्ण तथा जाति-श्रेंगरेज, अ्ंगरेजी, आर्य, ओसबाल, खन्ना, खन्नू , गुप्तू , गूजर, गूजरा, 
गोपी, गोरखा, घोसी, चमरू, चौबे, जढु, जद, डोमन, डोमर, डोमभा, तेलही, तेलू , थबई, द्विजराज, 
धूसर, नरदेव, पडा, फिरंगी, बंगाली, बुंदेला, बैस, बैती, भील, भुध्सू , भूदेव, भूखुर, भोटी, मल, 
मलई, मल्ज्ञ, माथुर, माली, मावली, मुकरजी, मुदई, मोदी, राजपूत, लखरू, लोदी, लोहारी, हिन्दू । 

टि०--विक्ृत शब्दों के शुद्ध रूप कोष्ठक में दिये जाते है :--- 

खन्न (खन्ना); गुप्तू (गुप्त गुजरा (गूजर)। चमरू (चमार); जद (जदु); डोमन, डोमर, 
डोमा (डोम); तेलही, तेलू , (तेली) फिरंगी (फ्रक 77872); बैसी (वैश्य या बैस); सुस्सू (भूसुरे; 
मल, मलई, मल्ला (मल्ञ); मुदई (मोदी) । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

ऑअगरेज, अगरेजी--इंगलिस्तान के रहने वाले । 

ओसबाल--वैश्यों की एक उपशाखा | 

खन्ना--खन्रियों की एक उपजाति । 

गुप्तू-वैश्यों के नाम के साथ गुप्त शब्द का प्रयोग होता हैं । 

गूजर--क्षत्रियों की एक शाखा | (गुजर) 

गोपी--ग्वाला की स्त्री । 

गोरखा--नैपाल के अंतर्गत एक प्रदेश तथा उसके निवासी | 

घोसी--ग्वाला, अहीर । 

चमरू--चमार | 

चौबे--चतुर्वेदी ब्राह्मण । 

जदु--जदुबंशी (यदुवंशी) अथवा जादव । 

डोमन--भारतवर्ष की एक अस्पृश्य नीच जाति जो मुद्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान 


ले जाने ओर चिता जलाने का काम करतीं है। इस जाति के लोग बाँस की टेकरियों बनाकर 
बेचते हैं । 


द्विजराज--बाह्मण | 

धूसर--बनियों की एक जाति, जो अब भागंव ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है । 
नरदेव--ब्राह्मण 

पंडा--किसी तीर्थ या मंदिर का पुजारी । 

फिरंगी--फ्रांस देश का रहनेवाला । 

बुदेला--बुदेलखंड निवासी एक राजपूत जाति | 
बेस--क्षत्रियों की एक प्रसिद्ध शाखा जो बैसबाड़ा में रहती है । 
भील--कोल, भील, संथाल आदि भारत की जंगली जातियाँ हैं । 

भुस्सू , भूदेव--हिन्दुओं के चार वर्णों में से प्रथम वर्ण--आह्वण । 

भोटी--भूटान देश का रहनेवाला भोटिया । 

मल, मलहे, सल्त--एक प्राचीन जाति का नाम जो कुस्ती लड़ने में बड़ी कुशल थी। 
साथुर--( १) मथुरा-निवासी चौबे अआह्यण (२) कायस्थ तथा वैश्यों की एक शाखा | 


सामाजिक प्रवृत्ति ३०७ 


माली - पूल बच्न्वाली जाति-ब्शेष जो बगीचो में पेड़-पैवे लगाने ओर उन्हें सीचने का , 
काम करती है । 

भमावती -- महाराप्ठ की एक पहाडी वीर जाति जो शिवाजी की सेना में लड़ती थी | 

मुकरजी--मुलोपाध्याय--बंगाल की एक ब्राह्मण जाति । 

मुदई, मोदी-- दाल, आया, चावल आदि बेचनेवाला बनिया। 

राजपृत--राजपुताना की ज्षत्रिय जाति । 

लखरू-- लाख की चूडी बनानेवाली एक जाति। 

लोदी--एक जाति | 


लोहारी--लोहे के ओजार बनानेवाले लोहारी कहलाते हैं। 

हिन्दू--हिन्द का रहनेवाला हिन्दू अथवा वह व्यक्ति जो देव, अवतार, मूर्ति-पूजा, तीर्थ, 
पुराण आदि में विश्वास रखता है । 

कुत्त या वंश सम्बंधी मूल शब्द--कुलवंत, कुल्लू (कुल), वंश । 

प्रथा तथा ससस्‍्कार सम्बंधी मूल शब्द--जौहर, रीति, शादी, स्वयवर । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

जोहर--राजपूतों की एक प्रथा जिसमें प्रबल शत्रु से पराजय की सम्भावना दे७ राजपूत 
स्त्रियाँ जलती चिता में प्रवेश कर अपने प्राण दे देती थो । 

र्वयंवर--आयांवर्त की एक प्राचीन प्रथा जिसमें विवाह योग्य कन्या उपध्थित व्यक्तियों में 
से अपना वर स्वयं चुन लेती थीं । 

मेज्ञा-उत्सव सम्बंधी मूल शब्द--उत्सब, जुबली, तौहारी, दियाली, मेला, रखा, विजया? 
होरी । 

मूल शब्दों की निरुक्ति : - 

उत्सव--पर्व, त्योहार, जलसा | 

जुबली--(] ४०८८) उत्सव-विशेष जो २५,१५० तथा ६० वर्ष में मनाया जाता है जिसको 
क्रमशः रजत जुबली, स्वर्ण जुबली तथा हीरक जुबली कहते हैं। यह विदेशी शब्द हषंसूचक है । 

तीहारी (त्योहार), दियाली, (दीपावली), रक्खा (रक्षाबंधन), विजया (दशहरा), 
होरी (होली)--इनकी व्याख्या पर्वोत्सव में देखिए । 

(२) शिष्ट प्रयोग 

अभिवादल सम्बंधी सूल शब्द--जयकिशोर, जयकृष्ण, जयगणेश, जयगोपाल, जयगोविंद 
जयजगदीश, जयदयाल, जयनंद, जयनंदन, जयनारायण, जयप्रकाशनारायण, जयप्रभु, जयभगवान, 
जयमुरारी, जयराजविहारीलाल, जयराम, जयविहारी लाल, जयबीर, जयशंकर, जयशिव, जयभश्री, 
जयश्रीकिशन, जयश्रीदेवः जयश्रीनाथ, जयश्रीराम, जयश्रीबिंह, जयहिंद, जुहार, जैजेराम, जैजैलाल, 
जैजैसिंह, जैजोति, जेविशुन, जैबेनी, नमोनारायण, राम राम, हरेक्ृष्ण, हरेराज, हरेराम । 

टिप्पणी--(१) यह अभिवादन देवों के नामों से पहले जय, जयजय, नमो, हरे शब्द रतकर 
बनाये गये हैं, कही-कहीं देव के नाम को द्वित्व भी कर देते हैं यथा :--राम-राम । 

(२) कृष्ण तथा विष्णु के पर्यायवाची :--किशोर, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, जगदीश, नंद, 
नंदन, नारायण, प्रभु, भगवान, मुरारी, विहारी, लाल, भ्रीदेव, श्रीनाथ, श्रीखिंह, विशुन । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

जयद॒यातल्--यह राधा स्वामियों के गुर शिवदयाल के उत्तरांश से बनाया गया प्रतीत होता है। 


३्०्ष अभिधान श्रनुशीलन 


जयनंद- नंद विष्णु को कहते हैं । 

जयग्रकाशनारायणु-- सूर्य का नाम प्रकाशनारायण है | 

जयवीर-- पीर शब्द महावीर का उत्तराद्व है । 

जयहिं द--यह अ्रभिवादन देशमक्ति का द्योतक है। प्रसिद्ध नेता सुभाषचंद्र बोस ने द्वितीय 
महायुद्ध के अंतिम दिनो में विदेश में हिन्दुस्तानियों को संगठित कर आजादहिंद फौज का निर्माण 
किया था, उसका अमिवादन “जयहिंद” था और जयघोप था “दिल्ली चलो” । 

जुहार--राजपूतों में प्रचलित अमिवादन । 

जेजे सिंह--यह सिकखों की सिंह सभा का अभिवादन प्रतीत होता है | जय दृर्सिंह । 

जैजोति--ज्योति का अर्थ सूर्य तथा विष्णु दोनों है । 

जेबेनी--यह त्रिवेणी के भक्तों का अभिवादन है। 

हरे कृष्ण, हरेशम-यह दोनों अमिवादन आजकल अति प्रचलित कीत॑ंन की ओर भी 
संकेत करते हैं | 

हरे राज--राज का भ्र्थ राजा, प्रथु, युधिष्ठिर, इंद्र, चन्द्रमा होता है। सम्भव है यह किसी 
राज्य का स्थानीय अ्भिवादन हो | 

आशीवोद तथा बधाई सम्बंधी मूल शब्द--अजरैल, अमरतू, अमृत, आनंदमंगल, 
आशीर्वाद, आशीवोदी, उद्धरन, उमर, उमराखी, कलियान, कल्याण, कुशल, खुमान, खुमानी, 
चिरंजी, चिरंजीव, चिरंजीवी, चिरोंजी, चेनसुख, जई, जय, जयमंगल, जयमंत, जयलक्ष बहादुर, 
जयबविजय, जयविभव, जयवीर, जयशील, जयहुख, जयानंद, जिन्दा, जीया, जीआ, जीवन, जीसुल, 
 तालेवर, तेजस्वी, धन्य, बरकत, भागमल मुबारिक, राजमंगल, रोशन, रोहन, विजय, विजयप्रताप, 
वृद्धि, शुभ, सजीवन, सतजीवन, सत मंगल, सदाजीवन, सरजीवन, सलामत, सुखमंगल, स॒खानंद, 
सुफल,* तुभाग । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्तिः-- 

अजरेल--यह अजर शब्द से बना है इसका अर्थ होता है जो कभी वृद्ध न हो । 

अमरतू-- अ्रमरत्व के लिए आशीवांद । 

आशीवोद "*--मंगलवाद 

उद्धरन--उद्भार करने की अमभिलाषा का भाव पाया जाता है। 

उम्र--यह उदूं शब्द है जिससे दीर्धायु का भाव प्रकट होता है | 

कल्याण--मंगल । 

खुमान--आयुष्मान्‌ । 

चिरजी, चिरोंजी (चिरंजीवी)--आमयुष्मान्‌ | 

तालेवर--घनवान भाग्यवान । 

घन्य--पुण्यवान्‌ जो अपने नाम-यश आदि द्वारा प्रसिद्ध हो । 

बरकत--धनदोंलत की बढ़ती । 

मुबारक--बधाई । 

राजमंगजल--राज तथा कल्याण । 


) लप्षमीस्ते पड्ुजाक्षी निवसतु भवने भारती करणवठदेशे' 
वर्धन्ता वन्धुवर्गाः प्रवल्ल रिपरुगणा: यान्तु पातालमूल्ते 
देशे देशे सुकीतिः असरतु भवता पूण कुन्देन्दुशुअ/र्म्‌ 
जीव स्वं पुत्र पौन्नेः स्व॒जन पंरिवृत्तेः भोंज्यतां राज्य लंचंमी | 


सामाजिक प्रवृत्ति ३०६ 


रोहन--बृद्धि । (एक नदी) 

शिवमंगल--क्षेमकुशल । 

सजीवन--अ्रमर | 

सदाजीवन--चि रंजीव । 

सरजीवन (सजीवन)--जिलानेवाला, हराभत | 

सलामत--सुरक्षित, स्वस्थ (अरबी शब्द) | 

सुभाग--अच्छे भाग्यवाला । 

शिष्ट सम्बोधन सम्बन्धी मूल शब्द--गुरुदेव, धर्मावतार, प्राणजीवन, प्राणनाथ, प्राण- 
पति, प्राणवल्लभ, प्राणेश्वर, बड़े बाबू, बड़े लल्ला, बड़े लाला, बबुनी, बाप, बाबू , महाराज, 
महाशय, लाला, लालाबाबू , श्रीपद, भी मंत, भ्रीमत्‌, श्रीमहाराज, श्रीमान , भ्रीवंत, साहब, हजूर, 
हृदयनंदन, हृदयनाथ, हृदयनारायण, हृदयप्रकाश, हृदयमोहन, हृदयराम हृदयस्त्रूप, हृदयानंद, 
हृदयेश, दृदेश, हृदेश्वर । 

टि०--प्राण, हृदय तथा हृत्‌ से बने हुए शब्द प्रायः स्तलरियाँ अपने पति को सम्बोधन करने 
के लिए प्रयोग करती हैं । 

ख - मूल शब्दों की निरुक्ति : 

गुरुदेव--यह सम्बोधन गुरुजनों के लिए है। विशेषतः मनुष्य कबीद्र रवींद्र के लिए 
प्रयोग करते हैं । 


धर्मावतार, महाराज, श्रीमहाराज--यह सम्बोधन राजाश्रों के लिए श्रयुक्त होते हैं । 

बलुनी--बाबू का ख्रीलिग है। 

बाप--यह बाप से बना है और बड़ों के प्रति पूज्य भावना का सूचक है। गाघीजी को 
प्रायः मनुष्य बापू कहा करते थे । 

बाबू-- सामान्य सम्बोधन का शब्द । 

महाशय--श्रार्यसुमाज द्वारा प्रचलित सम्बोधन | 

लाला--कायस्थ तथा बनियों के लिए सम्बोधन । 

श्रीपद महात्माओं के लिए. आदरसूचक सम्बोधन | 

श्रीमंत, श्रीमत्‌, श्रीमान, श्रीवंत--समृद्धिशाली व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं । 

साहब, हजूर--यह विदेशी सम्बोधन बड़े आदमियों के लिए व्यवह्ृनत होते हैं। 


(४) आजीविका दृत्ति 


द्विजीवी, व्यवसायी तथा श्रमजीवी सम्बन्धी मूल शब्द--उद्यमपति, किकर, जंगी 

जंगू, जोहरियां, जौहरी, डाक्टर, तिलंगी, दलाल, दस्सू , दासू , दूत, बसीठन, बालिष्टर, बेरिस्टर 
ब्यौपारी, मंडारी, महाजन, मुखतार, योद्धा, वकील, वेच्य, सईस, सवारू, साहूकार, सेवक, स|दागर, 
हकीम । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

उद्यमपति--किसी व्यवसाय का स्वामी | 

किंकर--सेवक । 

जंगी--सैनिक । 

जौहरिया, जोहरी--रनों का व्यवसायी । 

तिलंगी--तिलंगी सेना का योद्धा । ४ 


३१० अभिधघान अनुशीलन 


दुलाल- सौदा खरीदने था बेचने में सहायता देनेवाला मनुष्य । 
दस्सू--दास | 
दूत-- संवाद पहुँचानेवाला व्यक्ति | 
बसीठन--(अवसृष्ट) दूत । 
बालिस्टर, वैरिस्टर, मुखतार, वकील-- कानून जाननेवालो की पदवियों | 
महाजन--साहूकार | 
योद्धा-सैनिक | 
सईस-- घोडों का सेवक | 


राजकम चारी सम्बन्धी मूल शब्द--अमलदार, अमीन, इन्स्पेक्टर, इलाकेदार, कंपोडर, 
कन्नेल, कप्तान, कर्नल, कलक्टर, कोतवाल, खजान गी, चौधरिया, तौधरी, जडेल, जमादार, 
जिलेदार, टिकेत, डिप्टी, थानेदार, दफेदार, दरपाल, दरवान, दरोगा, दलपति, दलमीर, दलेद्र, 
दीवान, दीवानी, दुर्गगाल, नवरदार, नाजिर, नायक, नायब, निरीक्षुणपति, पहरना थ, फज्जे, 
फौजदार, बक्सी, भण्डारी, मंत्री, मास्टर, मीर' मुंशी, मुंशी, मुंसिफ, मुखिया, मृत्सही, म॒सद्दी, मेजर, 
बजीर, सरिस्ते, सरिश्तेदार, सिकत्तर, सिकदार. सिपाही, सुपरीडेट, सूबे, सूबेदार, सेनपाल, सेनापति, 
हवलदार, हाकिम । 

ख--सूल शब्दों की निरुक्ति : 

अमलदार-- शासक । 

कन्नेल्--(कर्नल) १००४८] का विक्षत रूप-- सेना नायक | 

जंडेल--(जनरल) (>९7€79] सेनाध्यक्ञ । 


टिकेत--(१) राजा का उत्तराधिकारी उवराज। (२) पुरानी प्रथा के अनुसार विहार के 
जर्मींदार के बड़े पुत्र को टिकैत, दूसरे को इमार, तीसरे को फौजदार, चौथे को ठाकर मणि और 
पाँचवे को गुरुमणि कहते हैं | 

द्फेदार--सेना का एक कर्मचारी जिसके अधीन थोडे सिपाही होते हैं । 

द्रपाल, द्रवान--द्वारपाल । पे 

दलपति, दलमीर, दल्लेंद्र --दल का मुख्तिया | 

निरीक्षणपति-- जॉन करनेवाला “पत0+ 77589€0(0+% | 

फड्जे--(फरजी) प्यादा--“प्यादा ते फर जी भयो टठेढ़ो टेढ़ो जाय |?” 

फोजदार--सेना का एक अफसर | 

सीर संशी--सबसे बड़ा मुंशी । 

मुन्सिफ--न्याय विभाग का एक छोटा श्रफसर | 

मुत्सद्दी, मुसद्दी--लेखक | 

समेजर--]४५]०४ 0९७०१४] सेना का कर्मचारी | 

वजीर--मंत्री । 

सरिस्ते, सरिस्तेदार--(१ ) किसी विभाग का प्रध 

की मिसलें रखनेवाला कर्मचारी | 

सिकत्तर--सिक्रेट्री (8९८९७ 7०) अमात्य | 

सिकदार--मजिद्रेट । 

सूबेदार--सेना का एक अफसर | 


न कर्मचारी । (२) अदालत के मुकदमों 


सामाजिक प्रवृत्ति ३११५ 


सेनपाल--सेनाषति | 
हवलदार--सेना का छोटा अफसर । 
हाकिस--शासक । 


(७) स्मारक 


देश-सम्बंधी मूल शब्द--अ्रबर, श्रजमेर, अर जमेरी, अ्रमरावती, अमरीका अलवर, ईंदर, 
कनोजी, कलकत्ता, कलकत्ती, कशभीर, कशमीरी, कालपी, काश्मीर, खंधागे, गुजरात, गुजराती 
चनार, जंबू, कारखडी, कारखडे, डिल्जी, दिल्‍ली, दिल्‍्लू , नैपाल, पंजाब, पंजाबी, पेशावर, पेशावरी 
बंग, बंगाली, बकसर, बनारस, बनारसी, बलिया, भूआान, मद्राज, मघहर, महवा, माड़, मारू, माल, 
मुल्तान, मोरंग, रेवारी, लाहोरी, शाति निकेतन, शिमला, साची | 

मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 


अंवर--अमेर जयपुर की पुरानी राजधानी । 
अजमेर--हिन्दू, जैन और मुसलमानों का तीर्थ-स्थान है । 


अमरावती--मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नगर । 

अमरोका--एक महाद्वीप जिसको पाताल देश कहते हैं । 

अलवर, ईंदर --राजपूताने के राज्य । 

कन्नौजी--कनौज--फरुखाबाद जिले का एक प्रसिद्ध नगर जो पहले जयचंद की 
राजधानी थी । 

कल्कत्ता--हुगली नदी के तठ पर भारतवर्ष का एक प्रसिद्द नगर । 

कलकत्ती --राजघाट के पास गंगा तठ पर एक स्थान जहाँ नदी के ऊपर से नह« जाती है। 

कशमीर--भा रतवर्ष के उत्तर में एक अत्यंत सुंदर देश जिसको प्रथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। 

कशमीरी--प्राकृतिक दृश्य तथा स्वच्छु जलवायु के लिए, प्रसिद्ध है। केसर, ऊनीशाल 

दुशाले तथा शाहीं उद्यानों के लिए. विश्व विख्यात है।' 

कालपी--उरई के पास एक नगर । 

खंधारी--खंधार ( कंधार ) नगर जो भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम में अ्रफगानिस्तान में 
स्थित है । 

गुजरात--काठियावाड़ का एक प्रांत, पंजाब का एक नगर | 

चनार--चुनार मिर्जापुर के पास एक नगर जो शेरशाह के बनवाये हुए! किले तथा मिट्टी 
के बतन के लिए प्रसिद्ध है। 

जंबू--काश्मीर का एक प्रसिद्ध नगर | 

मभारखंडी, फारखडे--एक बन जो वैद्यनाथ से जगन्नाथपुरी तक फैला हुआ है । 

डिल्ली, दिल्ली, दिल्लू--भारत की राजधानी जो जम्म॒ना के किनारे स्थित है। इसका 

प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था । 

नेपाल--हिमालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र राज्य । 

'ज्ञाब, पंजाबी--सिंधु श्रौर उसकी पाँच सहायक नदियों से बना हुआ देश । 


१ “यहि अमरन को ओक, यहीं कहुँ बसत पुरंदुर” (श्रीधर पॉठक) 


३१२ अभिधान अ्नुशीलन 


पेशावर, पेशावरी-भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में खैबर घाठी का एक प्रसिद्ध नगर | 

बंग, बंगाली--बंगाल देश । 

बक्सर--विहार का एक ऐतिहासिक नगर । 

बनारस, बनारसी--काशी (वाराणसी) । 

बलिया--उत्तर प्रदेश का,एक पूर्वो जिला जहाँ दैत्यराज बलि रहते थे । 

भूटान--नैपाल के समीप एक छोटा पहाड़ी राज्य | 

सद्राज- दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध नगर तथा बन्दरगाह है जो पूर्वी तट पर है। 

मघहर --यहाँ मरना अशुभ समझा जाता है। 

समह॒वा--महोवा में आल्हा ऊदल रहते थे | 

माइू-माड़ोगढ़ का राज्य | 

मारू--माखाड़ । 

साल-मालवा प्रांत । 

मुल्तान--पंजाज का एक नगर | 

मोरंग--नैपाल का पूर्वी भाग । 

रैबारी--राजपूताने का एक व्यापारिक नगर | 

लाहोरी--पाकिस्तानी पंजाब की राजघानी लाहौर । 

शांति निकेतन --कलकत्ता के पास बोलपुर में कवि सम्राट रवींद्रनाथ ठक्कुर द्वारा स्थापित 
एक विश्वविद्यालय | 


शिमला--भारतवर्ष की ग्रीष्मफालीन राजधानी । 

सांची--भूपाल राज्य में बौद्धों का एक पवित्र स्थान। सांची के बोद्धस्तूप प्रसिद्व हैं। 

भूल शब्द (काल)--इतवार, इतवारी, कात्तिक, कार्त्तिकी, कोजी, गुरुआ, गुरुवारी, चितई, 
चितानी, चेत, चेता, चैतवा, चैतवार, चैतू , चैत्र, छुप्पन, जड़ाऊ, जुम्मा, जेठ, जेठबा, जेठा, जेट, 
ज्येज्ठ, तायन, थावर, नौवंर, नौश्रगस्त, भरता, पूसी, पूसू , पूसे, पोके, पोल, पोखई, पोस, पोसन, 
पोसी, पोसू , फाह्गुन, बरला, बरसाती, बसत, बसती, बुद्धन, उड़ा, बुद्ध, बुध, बुधई, बुधुआ, बचै, 
बैसाख , भद्‌ई, भर्देयों, भदोले, भर्दोंआ, भादों, मंगर, मंगरी, मंगरू, मंगरे, मंगल, मंगला, मंगलिया, 
मंगली, मंगलू , मघ, मधई, मघाना, माघी, बृहस्पति, शनि, शरत, शिशिर, शुक्र, शुक्ल, शुक्ल, 
श्याम कात्तिक, समारू, सावन, सावनियों, छुकई, सुकरू, छक्कर, सुमरियाँ, सुमारू, सुमिरा, सुमेर, सुमेरा, 
सुमेरी, सुम्मारी, सोमारु, सौमवार, सौमवारी, हेमंत | 

पा आग नामों की रचना दिन, मास तथा ऋतुओं के नाम पर हुई है । 

ले परक :--- 


इतवार--हतवार, इतवारी | 


सोसवार--समारू, सुमरिया, सुमारू, सुमिरा, सुमेर, सुमेरा, सुमेरी, सुम्मारी, सोमारू, 
सोमवार, सौमवारी । 


मंगल--कोजी, मंगर, मंगरी, मंगरू, मेगरे, मंगज्, मंगला, मंगलिया, मंगली, म॑ ग़लू । 
3 जुद्धन, बुद्दा, बुद्ध , बुध, बुधई, बुधुआ, बुषे। 
वृहस्पति--गुरुआ, गुरुवारी, बृहस्पति | 
'जुके-शुक्र, सुकई, सुकरू, सुकर | 
शनीचर--थावर, शनि । 


सामाजिक प्रवृत्ति (काल) ३३१ है 


भास परक :-- 

चैत्र--चितई, चितानी, चेत, चेता, चेतवा, चैतवार, चैतू , चैत्र | 
बेसाख--बैसाज । 

जेठ--जेठ, जेठवा, जेठा, जेट, ज्येष्ठ | 

सावन--सावन, सावनियाँ। (आवण) 

भादों--मदई, भदेयां, भदोले, मदौआ, भादों । 
कार्तिक--कात्तिक, कार्त्तिकी, श्याम कार्त्तिक | 

पौष (पस) --पूसा, पूरी, पूस्‌, पूसे, पोके, पोला, पोखई, पोस, पोसन, पोसी, पोसू । 
माधघ--मघ, मघई, मधाना, माथी | 

फाल्गुन--फाल्गुन । 

ऋतु परक :-- 

बसंत--बसंता, बसंती | 

प्रीष्म--तपन । 

वर्षो--बरखा, बरसाती । 


शरद--शरत्‌ | 

हेमंत--हेमंत । * 

शिशिर--शिशिर । 

उस्य पत्ते :--- 

शुकज्ञ--शुक्ल, शुक्लू । 

कृष्णु--श्याम | 

मूल शब्दों की निरुक्ति +-- 

कोजी--कुज का विक्ृत रूप -- कु >पृथ्वी - ज ८ उत्पन्न हुआ अथांत्‌ मंगल तारा । 

छुप्पन--संवत्‌ ५६ में बागड़ देश में भीषण अकाल पड़ा था।* 

जड़ाऊ---शीतकाल 

नवम्बर--अ्रंग्रेजी का ११वाँ महीना । 

नो अगस्त--सन्‌ १६४२ में देश के बड़े-बड़े नेता पकड़कर जेल में बंद कर दिये गये, 
जिससे आन्दोलन की आग और भड़क उठी और एक बडा राजविद्रोह प्रारम्भ हो गया। इस घटना 
के ध्मारक में सुलतानपुर जेल में दो देश-भक्तों ने यह निर्णय किया कि वे अपने लड़का-लड़की के 
नाम नौ अगस्त और सन्‌ बियालीस रखेगे। ओर उनका आपस में विवाह करेंगे। दैवयोग से एक के 
पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम नौ अगस्त रक्‍खा गया। दूसरे सज्जन के कन्या हुईं जिसका नाम 
सन्‌ बियालीस रखा गया | यह नौ अगष्त सन्‌ ४२ की घटना का स्मारक है। 


श्याम काचिक--कार्त्षिक मास का कृष्ण पक्त 


) नव प्रवालोद्गससस्यरम्य 
प्रफुल्ललोभः परिपक्तशालिः, 
विलीन पद्म; भ्रपतत्त षारो 
हेमंतकालः समुपागतः ग्रिये |. (कालिदास--ऋतु-संहार) 
६ “छुप्पन बारी साल फिर मति अइयो मोरी बागड़ में |” 
है. 


३१४ अभिधान अनुशीलन 


४--भोग पदाथ 

मूल शब्द (फल्न-मेवा)--अगूर, अंगूरी, अनार, केरा, केला, कैथा, खिन्ना, लिल्नी, 
(खिरनी “ द्वीरणी), खीरा, खीरू, (८ त्वीर) जंबू, जमीरी, बादाम, ग्रुनकका, मेवा, शरीफा, 
सपड़ी, सपरू | 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति 

केरा--केला का विक्ृत रूप ( ८ कदली) । 

जंबू--जामुन 

जमीरी--नीबू (जंबीर ) 

नारियल--नरियल ८ नारिकेल 

शरीफा--सीताफल 

सपड़ी-सपरू--अ्रमरूद 

मूल शब्द (मिठाई आदि खाद्य पदार्थ )--इमरती, खजला, खुर्चन, गुलगुल, घेवर 
चमचम, चित्नी, चित्र, चीनी, दि, दुधई, दूध, दूधी, नवनीत, नीनू, पकोड़ी, पेडी, बतासू, बरफू, 
बेसन, मक्खन, मक्खनू , मकखी, मक्ख, मखना मलन्नू, मठरा, मठरू, माखन, मावा, मिठाई, मिठौन, 
मिश्री, मिसिरिया, मिसिरी, मीठा, लुचईं, लोनी, सिमई । 

टिप्पणी--चीनी के विकृत रूप--चित्नी, चित्र । 

दूध--हुधई, दूधी । 

मक्‍्खन--मकक्‍खनू , मकखी, मकख, मखना, मखन्न, माखन <' मंथज या२/ मक्ष -इकट्ठा करना । 

मिश्रो--मिसिरिया, मिसिरी । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

इमरती < अम्रत--उरद की पीठी की बनी हुई जलेबी की तरह एक मिठाई । 

खजला[--खाजा नाम की मिठाई (< खाद्य) | 

खुचन--एक मावा की मिठाई, मथुरा का खुर्चन प्रसिद्ध है। 

गुलगुल--पुआ्रा । 

घेवर--एक प्रकार की मिठाई । 

चसचम--छुना की एक बगला मिठाई | 

दधि--दही । 

नवनीत, नीनू--मक्खन | 

पेड़ी--पेड़ा का बिकृत रूप | (< पिंड) 

बतासू-बतासा का विक्ृत रूप । 

बरफू (वर्फो)--कलाकन्द । 

मठरा, सठरू--एक नमकीन पकवान । 

सावा--दूध का खोया | 

मिठोन--मीठा । 

लुचई--मैदे की पतली पूरी (< रुचि) । 

हज < नवनीत) मक्खन, यह लबन (मलमास) और लोना चमारिन की श्रोर भी संकेत 

करता है। 


) व्यंग्याथ लुन्ना, 


सामाजिक प्रवृत्ति (भोग पदार्थ) ३श्प 


सिमई--मु थे हुए मैदे के सूत के समान सूखे हुए महीन लच्छे णो दूध में पकाकर खाये 
जाते हैं। यह समया देवी की ओर भी संकेत करता है। 

मूलशब्द (ओऔषध)--ई गुर, कपूर, कपूरी, कर्पर, कस्तूर, कस्तूरी, कुंकुम, केशर, गुलकन्द, 
गुलाल, चूरन, चूर्ण, दवा, दवाई, दारू, धनिया, फीम, फुलेल, भेषज, महक, मिर्चा, मेहँदी, मोम, 
हरिचंदन, हिंगन, हिंगा, हिंगू | 

मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

ईं गुर--सिदूर जिसे सौमाग्यवती स्त्रियाँ अपनी मॉग में भरती हैं | 

कपर, कपरी, कपर--एक सफेद रंग का सुगन्धित द्रव्य जो हवा लगने से उड़ जाता है । 

कस्तूर, कस्तूरो--म्रगनामि से निकलनेवाला एक सुगिन्धत द्रव्य । 

ककुम--केसर । 

केशर--फूल के बीच के महीन तंठु जो काश्मीर से आते हैं । 

गुलकंद--गुलाब के फूलों में चीनी मिलाकर धूप में पकाई हुई रेचक औषधि | 

गुलाल--होली के दिनों में एक दूसरे के मुँह पर लगाने की लाल रोरी । 

दारू--ओऔषधि । 

फीम--अफीम का सूच्ुम रूप । 

फुलेल-- फूलों की सुगंधि से बसाया हुआ तेल जो सिर में लगाया जाता है। 

भेषज--दवा । 

मेहंदी < मेन्धी--एक पौधा जिसकी पत्तियों पीसकर स्तरियाँ हाथ पैर में लगाती हैं जिससे वे 


लाल हो जाते हैं। 
मोसम--वह चिकना नरम पदार्थ जिससे मधु-मक्खियाँ अपना छुत्ता लगाती हैं । 


हरिचंदन--पीला चंदन । 

हिंगन, हिंगा, हिंगू--हींग के विकृृत रूप हैं। एक छोटे पौधे का जमाया हुआ गोंद या 
दूध जिसमें तीत्र गंध होती है। इसका मसाले में अ्रयोग होता है । 

टिप्पणी--अधिकांश शब्द बच्चे के वर्ण की ओर संकेत करते हैं। 

मूल शब्द्‌ (द्रअ्य विशेष )--कमोरा, कलम, किताब, गंगाजली, गु जी, टिकट , दुरबीन, पोथी, 
बय्न, मशाल, लोहा, हंडुल । 

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

कमोरा--मिट्टी का बर्तन । 

गंगाजली--गंगाजल भरने के लिए. घातु की सुराही, गंगाजल नामक महीन वस्त्र । 

गुजी (गुज्ञा)--सुनारों के तोलने की रत्ती । 

टिकट--रेल, डाक, लाटरी या तमाशे का टिकट | 

दुरबीन--एक यंत्र जिससे दूर की वस्तु अति निकट तथा स्पष्ट दिखलाई देती है । दूरवीक्षण यंत्र 

पोथी--धुस्तक । 

मशाल--एक प्रकार की मोटी बत्ती जिसको पकड़ने के लिए. लकड़ी लगी रहती है और जलते 
रहने के लिए बार-बार तेल डाला जाता है। 

हंडुल--हंडा, बतेन । 

६--कलात्मक 

(अ) उपयोगी कला 

मूल शब्द (वस्त्र)--अ्रंडी, खासे, गंछी, चोगा, जाली, मंगू, झगई, कगा, रग्गन, भर्गा, 
भलरू, भल्लर, भमल्‍लू , मिलमिल, इला, टोपी, तनसुख, मकतूल, मखमल, मेंलरी, रेशम । 


३१६ अभिधान अनुशीलन 


ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 


अंडी (एरण्ड)--रेशमी वस्त्र । 

खासे (खासा |--एक सूती कपड़ा । 

गंडी--गमछा, अगोछा । 

चोगा--पैरों तक लटकता हुआ ढीला कुर्ता । 

जाली--महीन छेदवाला बच्त्र । 

भंगू , कगई, मगा, रूग्गन, रग्गा--छोटे बच्चों को पहनाने का ढीला मँँगा । 

भलरू, मल्लर, मल्लू , मिल्लमिल--- क प्रकार का सन्दर महीन वस्त्र | 

टूला--अंग्रेजी व्यूल का अ्रपश्रंश--एक प्रकार का सूती मुलायम कपडा | 

तनसुख--एक प्रकार का सुन्दर फूलदार वस्त्र । 

मकत्‌ल--काला रेशम । 

मखमसल--एक बढ़िया रेशमी वस्त्र जो एक ओर रूखा और दूसरी ओर चिकना और 
मुलायम होता है। 

मेखरी (मेखली)--एक प्रकार का पहनावा जिसको गले में डालने से पेट और पीठ दके 
रहते हैं और दोनो हाथ खुले रहते हैं । 

र्लाभूषण 

मूलशब्द तथा उनके अथ--आरसी<आदर्श - थेंगूठे का शीशा जड़ा हुआ आभूषण | 
इंद्रमणि (सं०) नीलम । कंठा< कंठ-गले का गहना, माला । कड़ा, कड़े <कटक - हाथ या पॉव का 
गहना । गुच्छक, गुच्छुन<गुच्छ - भब्बा, फुंदना | गोमिद गोमेद - एक मणि। चीज<(फा०)- 
अलंकार । चुट्कई< चोटी <चूड़ा - सिर के जूड़े में पहनने का एक गहना। चुन्ना, चुन्नी, चुन्नू< 
चूणं - रक्षकण। चुरई, चुराऊ, चुरू, चूड़ल, चूड़ा<चूड़ा - चूड़िया | चूड़ामणि (सं०) | 
चूरामन<चूड़ामणि - शीश फूल। चूरा (दे० चुरई)। चैक (अं०) गले का गहना। छुगल< 
छागल< साकल< #ंखला - पैर का गहना। छुप्पन, छप्पू:<छाप< चपन-ठप्पेदार अंगूठी । छुल्लन, 

उल्लू < छलला< छलली - मुँदरी | जौहर (अ०) रत्न | फांकन (अनु०) पैर का गहना, पायल | भाम, 


) मारवाड़ी बड़े धनाव्य होते हैं उनकी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं । 
कुछ मारवाड़ी आभूषण 

सिर--बोर, रखड़ी, पतरी, नकली, टीडीमल्नका, चांद-सूरज, मेला, शक्तरपारा, 

कान--टोट याँ, बोल्या, करणफूल, लौंग, मेला, ओगनियां, एरिंग 

नाक--नथ, लोॉंग, भवंरक्‍यों, नोजरिंग । 

मेह--चीपां । 

गल्ला--तुसी, बजंटी, थमणियो, मांदुल्यो, सतफूली, चैन, लोक्यर, नेकलिस, मोतियों की 
लड़ें, खुंगाली, मात्ता, कांठलो | 

हाथ (भुजा)--भुजबन्द, ट्ठा, बाजू , अरमंत, ताइत | 

हाथ (पेंचा)--पंंचा, गोखरु, बंगड़ी, आंवला, कंकण, बोरियो, हथफूल, जोटा, गूजरी, 
बीरियां । 

केंसर--कणकती, कंची लटकण, आंकड़ों, मांदुल्यों । 

पैर--कड़ा, आंवला, नेवरी, ट्णन्का, सांटा, तोड़ा, लमंड, छुड़ा, हवाई जहाज की जोड़, 
पायलां, रमस्तोल, फोलरयाँ | 


सामाजिक प्रवृत्ति (रज्नाभूषण) ३१७ 


भा मर, भामा (देश०) - भब्बा पैर का गहना । कुमकन, क्कुमराव< भूमना< मंप - झुमका - कान 
का गहना । झ्ुुल्लर, झुल्ली< मूलना<दोलन - झ्ुमका । झ्ूमक (दे० कुमकन), भूमर<मंप- सिर 
या कान का गहना । रूलर (दे० भुल्लर) | टिकई, टिकुआ, टिकोरी, टिकोली, ट्किन, टिक्कू, वैकम, 
टीका<वटिका, तिलक - बेंदी । तिहुुली<त्रि + यष्टि - तीहुल | तुर्रन, तुरी<तुर्ण - पगड़ी में 
लगाने की कलगी | तुशन<तोशा (फा०) बांह का एक गहना । तेंगड़ी< किकिणी;< त्रि + कथ्क - 
तगड़ीं । तेहर<तिलड़ी<त्रि + यष्टि - तीन लड़ की माला | तोड़े<त्रु८ - हाथ, पैर या गल्ले का 
गहना । दूधमणि<दुग्ध + मणि - स्फटिक | नगऊ, नगीना; नंगे, नगेला<नगीना (फा०)मणि, 
रत्। नव्था, नत्थीं; नत्यू , नत्थोला, नथ, नथई, नथवा, नथुआ, नथुन, नथुनी, नथोला, नथोलिया< 
नाथ - नाक का गहना । नवरत्न (8०) -नवरत्न जडितहार | नवलाख<नव +लक्ष - नौ लाख का 
हार। नाथू (दे० नत्या)। नीलम, नील मणि, नीलरल (२०)<नीलमणि | नूपुर) - (सं०)- 
विछिया । नेडर<नू पुर - घुघरु, पेजनी, बिछिया | नौ रतन<नवरून | नौ लखा (दे० नवलखा) 
पटरू<पटल - हाथ की चूडी । पन्ना, पन्नी, पन्ु<पर्ण - मरकत मणि | पलक, पल्कन, पलकू< 
पलक -वेंदी । पहुँची< प्रकोष्ठ - पहुँचा - कलाई का गहना | पारस मणि (सं०) - पारस पत्थर | 
पुखराज< पुष्पराग-पीतमणि । पुरई, पुलई, पुल्लू<पव-अंगुली के पोर या नाक का गहना; 
फुल्ल --नाक का पोला या मणि, पुल्ली। पेचू<पेच (फा०)- कलगी | पोला, पोलहन (दे० पुलई) 
प्रशस्त मणि (सं०)- उत्तम मणि। फुंदन, फुदी, फुन्नन, फुन्नी<फूल (फुल्ल)+ फंदा (बंध)- 
कु दना, भब्बा । फूल, फूला, फूलूँ < फुल्ल - फुलिया । बंदी<विदु-बेंदी | बारी, बारु, वाली, वाले< 
वलय -ककान की बाली, हाथ का कड़ा | विंदू (दे० बंदी)। बीरा, वीरिया, वीरी, वीरू ८ बीर - 
कान की तरकी या कलाई का गहना । बुदन<विदु - कान के बुंदे, वेंदी | बुलाक, बुलाको< 
बुलाक (तु०)- नथ का झुराहीदार मोती | बुल्लन, बुल्ला, बुल्लू, बुल्लो “बोल ८ मौलि - बोल्ला, 
बोलडा, सिर का गहना | बू दी (दे० बुदन), बूल (बुल्लन) | वोरी, वोरे ८ बोल ८ मोलि - सिर 
का गहना; बुल्ला-बुदबुद-पैर का गहना। बोला (दे० बुल्लन) | 

भूकन ८. भूषण । भूगल ८ भोगली (देश०) - नथ, कान का गहना । भूषण (सं०)। मनि, 
मनो--मणि[ । मनिका, मनिया, मानिक ८ माणिक्य - लालमणि | माणिक्य (सं०)। मुंदर ८. 
मुद्रिका - मुंदरी, अंगूठी | मुकु८ मणि (सं०)। मुक्ता, म॒क्तामणि, मुक्काल मुक्तावन ८ मुक्का - मोती । 
मुद्रिका (सं०) | मुरकी ८ सरण (मुरकना या मुड़ना) - वाली । झूंगा, मोंगा ८ मुग्द - प्रवाल । मोता, 
मोती ८. मुक्‍्ता । मोरो / मुकुट । रतना ८ रत्न । रन (सं०)। राम नामा ८ राम + नाम ० हार | लाल 
(अ्र०) - लालमणि । छुर, त्रूरी ८ छुरकी ८ लुलन - बाली; ८लोर ८ लोल - कुंडल | लोंगी 
लवंग - नाक या कान की पुल्ली | शेखर (सं०)- किरीट | हमेल, हमेला / हमायल (अ०)- हुमेल 
गले का गहना । हिरैया, हीरा ८ दीरक । हीरामणि (सं०)। 

विशेष शब्दों की व्याख्या 

चूड़ा--(१) बांह का आ्राभूषण (२) हाथ का कड़ा (३) शिरोभूषण | 

भरूमर--(१) सिर में पहनने का सोने का एक आभूषण जिसमें घूँघुरु या भज्बे लब्कते 
रहते हैँ । (२) कान का एक गहना । 

टिक्क्‌, टीकम, टीका--(१) माथे की बिंदी (२) एक सोने का आभूषण । 

तोड़ा--(१) सोने या चाँदी की चौड़ी लच्छेदार सिकड़ी जो द्वाथ में पहनी जाती है । (२) 


गले में पहनने का आमूषण | गे । है | 
फुद्न--(१) फूल के आकार की गाँठ जो कालर आदि के छोर पर शोभा के लिए बांधी 


जाती हैं (२) भझब्बा । 
) क्षंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि । (रामा०) 


श्श्् अमिधान श्रनुशीलन 


मु दर--(१) कान का कुडल (२) मुँदरी - अंगूठी । 

मू गा--सम्द्र का एक कीडा जिसकी लाल ठठरी के मनके बनाकर पहने जाते हैं, प्रवाल । 

रामनामा--राम नामी गल्ले का हार जिसके बीच के पान में राम नाम अंकित रहता है। 

मूल शब्द (फूल)-इंदीवर, कंवल, कंबल्‍्लू , कदंब, कदम, कमल, कमोद, कमुर, कुमुदू, 

कुवलय, गुलाब, गेतल, गेदन, गेदा, चंपक, चंपा, चंपू (चंपा), चमेला (चमेली), चमेली, पदन्‌, 
पदम्‌, पहुआ, पहुम, पदोही, पहन, पह, पद्म, सेवती, हरचंपा । 

(१) कमल के विकृृत रूप- कंवल, कंवल्लू। 

(२) कुमुद के विक्रत रूप कमोद, कुमुदू। 

(३) गेंदा के विक्षत रूप--गेतल, गेंदन | 

(४) पद्म के विक्ृत रूप -पदन्‌ , पदम्‌, पहुआ, पदुम, पदोही, पहन, पह, 

कमल के प्योय वाची--इंदीवर, कमल, कुवलय, पद्म । 

ख--मूलशब्दों की निरुक्ति :-- 

इंदीवर--नीला कमल 

कदंब, कदम--एक सदा बहार वृक्ष जिसका फल कुछ खग्मिद्द होता है। 

कुमुद--कोकाबेली, केँई । 

कुबलय- नील कमल । 

सेवती--सफेद गुलाब | 

टिप्पणी--ये पुष्प बच्चे के रूप रंग की ओर इंगित करते हैं। 

मूलशब्द (आयुध)--अश्रतति, खंग, खंगा, खड़गे, सरगा, खरगाईं, घरगी, खरगू, चंद्रह्स, 
चोब, टेगारी, दुल्ली, ढाल, त्रिशूल, पनुझा, धनुक, बंब, भाला, वज्र, सागी । 

टिप्पणी--खडंग के विक्ृत रूप-खंग, खंगा, खड़गे, खरगा, खरगाईं, खरगी, खरणू | 

ख--मूलशब्दों की निरुक्तिः--- 

असि--तलवार | 

चंद्रहास--तलवार--रावण की तलवार का नाम चंद्रहास था “चंद्रहास हरु मम परितापा” 
यह सीता जी का वाक्य है। 

चोब-उछोना या चाँदी मढीं छुडी जो चोबदारों के पास रहती है । 

टेगाड़ी-फरसा (८ टंग ८ टंकू-- कुल्हाड़ी, तलवार) | 

ढल्ली--ढाल । 

त्रिशूज़्--महादेव का त्रिफला आयुध | 

घधनुआ, धनुक--धनुष । 

सांगी--ब्ली (< शक्ति)। 


मूलशब्द (वाययंत्र)--चिकाडा, चेगाडा, झलई, भल्लू, काली, डंबर, डंबरा, डंबल, 
“मऊ, ठक्कन, उक़्कू, ढगा, दुरई, दुल्ली, तन्नी, तुन ठन, तुनतुनियां तुन्न, तुमरी, तुरी, निशान, नोबत, 
बंसू, बजऊ, बॉँठुरी (वंशी), बाजा, बाजे, बीन, बीना (वीणा) मजीरा, मारू, मुरलियां, मुरली, 
वंशी, सरंगी (सारंगी) | 
ख--मूल शब्दों की निरुक्ति:--- 
काढ़ा, चेगाड़ा--सारगी की तरह का एक बाजा (< चीत्कार) | 
भत्ई, मल्लू, साली--भांफ बाजा (< भल्‍्ली) | 


सामाजिक प्रबृत्ति ३१६ 


डंबर, डंबरा, डंबल--डमरू के विक्ृत रूप जिसे महादेव बजाते हैं । 
ढककन, ढक्क, ढगा (ढकक्न)--नगाडा (/ ढक - ढकना) | 
ढुरई, ढुल्ती--(ढोल) । 
तत्री--वीणा 
तुनतुन तुनतुनियाँ--बच्चों का बाजा । 
तुमरी--त॒मडी, कद (लोकी) का बना हुआ बीन बाजा जिसे सपेरे बज्ाते हैं (< ठ॒ुग्बक) | 
तूरी (तर) निशान--नगाड़ा 
नोबत (फा०)--मगलसूचक बाजा जो मदिरो, महलों या बड़े आदमियों के घरों पर 
बजता है।जिसमें प्रायः नगाड़ा तथा सहनाई बाजे होते हैं | 
मारू--युद्ध का नगाडा | 
मुरत्ती--वंशी । 
(आ) ललित कला 
मूलशब्द (वास्तुकल्ा)--जग निवास, जंग मंदर, मंडल, मंडिल, मंदिर | 
ख--मूल शब्दों की निरुक्ति 
जग निवास, जगमंदर--महाराज उदयपुर के दो भीलस्थ महल । 
मंडल, संडिज्ञ--मंदिर के विक्ृत रूप । 
मूल शब्द (तक्षण कल्ना)--मूरति, मूर्ति । 
मृक्ष शब्द (चित्रकत्ला)--चित्तर, चित्तर सिंह, चित्र कृष्ण, चित्र गोपाल, चित्र दत्त, 
चित्र पाल, चित्र पाल सिंह, चित्र मणि, चित्र शरण, चित्रराय । 
मूलशब्द (राग रागिणी)--कल्याण, गौरी, भूमर, टप्पा, थेड़ी, देवकली, ध्रूव, पूर्वी 
वागेश्वरी भैरव, भेरवी, बसंत. श्री । 
(७) समाज सुधार 
मूल शब्द (अछूत)--श्रछुत, महाशय, हरिजन | 
ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 
महाशय--इसका अर्थ है उदार चित्त वाला | यह नाम आर्य समाज ने उन लोगों को दिया 
जो मुसलमानी मत छोड़कर आर्य बन गये हैं | 
हरिजन--इसका अर्थ है ईश्वर भक्त | यह नाम गाधीजी ने अछत जातियों के मनुष्यों के 
लिए व्यवद्बत किया है । 
मूल शब्द (गो रक्षा)--गो रक्त । 
ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 
गो रक्षु--भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है अ्तएव यहाँ गाय की बड़ी मान्यता है। भारत- 
वासी इसे गो माता कहते हैं | इनकी रक्षा के लिए समय-समय पर अनेक प्रयत्न हुए। सबसे प्रथम 
स्वामी दयानंद ने गो-बध के विरुद्ध गो करुणा निधि पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया 
कि एक गाय से सैकड़ों मनुष्यों का पालन-पोषण हो सकता है। इतके फलस्वरूप अनेक गौशालाएँ 
खोली गई तथा अनेक समभा-समितियाँ गो रक्ना के लिए स्थापित हुईं। इसके उपरांत महामना 
मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी तथा अनेक मान्य नेताओं ने गोबष रोकने का प्रयत्न किया । 
मूल शब्द (शुद्धि)--शुद्धि, उद्धि (शुद्धि) उद् (शुद्धि) | 


३२० अमिधान श्रनुशीलन 


ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :-- 

शद्धि---शुद्धि आन्दोलन को आर्य समाज ने मुस्लिम तथा ईसाइयों को फिर हिन्दू धर्म में 
मिलाने के लिए चलाया । 

ग--गौण शब्द :-- 

(१) वर्गौत्मक--गिरि, पुरी, राय, शाह, सिंह, सी । 

(२) सम्मानाथेक :--- 

(अ) आदरसूचक--जी, बाबू; भी | 

(आ) उपाधि सूचक--राजा, लाल । 

(३) सक्तिपरक--शआ्रनंद, इंद्र, ईश, ईश्वर, कांत, किशोर, कुमार, कृष्ण, गोपाल, चंद, 
चंद्र, चरण, जीत, ज्यो(७, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नंद, नंदन, नारायण, पति, पाल, प्रकाश, 
प्रसाद, बक्स, वहाढुर, भूषण, मणि, मल, मोहन, रंजन, रतन, राज, राम, रूप, लाल, विहारी, शंकर, 
शरण, सहाय, सेन, सोहन, स्वरूप । 

३--विशेष नामों की व्याख्या-- 


व्याख्या के योग्य कोई विशेष नाम नहीं है। मूल की निरुक्ति से सब नाम स्पष्ट हो 
जाते हैं । 

हेमंत कुमार -- ऋतुपरक नाम है । 

हमेल सिंह--इस नाम से स्त्रियों की आभूषणों के प्रति ममता प्रगठ होती है* । 


(४) समीक्षण 


इसके अ्रंतर्गत समाज सम्बन्धी संस्थाएँ, प्रथाए., भौतिक जीवन की सामग्री तथा सुधार की 
कुछ आधुनिक योजनाएँ सम्मिलित हैं। हिन्दुओं के चारों वर्ण किसी न किसी रूप में दिखलाई देते 
हैं। अनेक उपजातियाँ देश तथा,व्यवसाय-मेद के कारण बन गईं प्रतीत होती हैं। बहुसंख्यक नामों 


) हेमंत कुसार--बसंत पंचमी के शभ दिन जन्म होने से मेरे पहले पुत्र॒का नाम बसंत 
कुमार रखा गया । एक दिन बाजार से मैंने एक कंघी खरीदी, उस पर हिंदी में देमन्‍त लिखा हुआ 
था, उसे देखते दी मेरे दिल में यह विचार उठा कि दूसरे पुत्र का नाम हेम॑त कुमार क्यों न रखा 
जाय | नाम भी अच्छा हे । जन्माष्टमी के दिन दूसरा पुत्र पैदा हुआ तो उसका पूर्व निश्चय के 
झनुसार हेमंत कुमार नाम रख लिया गया। इस प्रह्वार बसंत का भाई हेमंत हो गया। अब 
ऋतुओं पर नाम रखने को धारणा पक््की हो गई और जब तीपरा पुत्र पहली मई को हुआ तो 
उसका नाम शरत्कुमार रखा गया। 

--विमलेंदु 

२ पायल अनौट बाँक बिछिया प्रिया के पाँय, 

जहर, जराबव-जरीरसना रसीली की | 
वल्य-वलित कर कंकन कलित तापे, 

राजे रुचि चारु चुरियान चमकीली की ॥ 
झूलत हमेल द्वार, वेसर [करन फूल, 

माँग-सुकता पे छवि चूड़ामनि नीली की । 
स्पामत्ञ घटा में ज्यों चमंक चपला की चारु, 

नीले दुपटा मैं त्यों दर्मक दुति पीली की ॥ 


सामाजिक प्रवृत्ति ३२१५ 


से ब्राह्मण वर्ण का प्रभुत्व दिखलाई दे रहा है। अंग्रेज तथा फिरंगी दो विजातियाँ दूसरे देश की हैं । 
अनेक प्रकार के अ्भिवादन एवं तदनुकूल आशीवांदात्मक प्रयोग पाये जाते हैं। सम्बोधन के लिए. 
श्रीमान, बाबू , साहब, महाशय आदि अनेक आदरसूचक शब्द आपस में व्यवहार करते हैं | पुलिस, 
सेनादि प्रभावशाली विभागों के राजकर्मचारियो के पदों पर श्रंघिक नाम रखे गये हैं। इससे शासन- 
ग्रवस्था का पता भी चलता है। नाना प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। कुछ मनुष्य 
सेवा करके भी अपनी जीविका बत्ति उपाज॑न करते हैं। यह बताया जा चुका है कि नामकरण के 
साथ शिशु के जन्म काल तथा स्थान का अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। दिन, मास, ऋतु के नाम 
पर श्रनेक नाम रखे गये हैं | स्थान-सुचक नामों में वही नाम यहाँ लिये गये हैं जो किसी नगर 
अथवा गाँव के नाम हैं । काल तथा स्थल सम्बन्धी अन्य सामान्य नाम व्यंग्य के अन्तर्गत रखे गये 
हैं। स्थानपरक नामों की अपेक्षा काल वाचक नाम अधिक हैं | उनमें अपश्रंश रूप भी बहुसंख्या में 
दिखलाई दे रहे हैं। लाहौर, मुल्तान तथा पेशावर प्रभ्नति नगर अब पाकिस्तान के अन्‍्तगत हैं । 


धार्मिक पवों के अतिरिक्त इन*लोगों में सामाजिक त्योहार भी मनाये जाते हैं, कहीं-कहीं मेले 
भी लगते हैं। स्वयंबर, जौहर, सती आदि अनेक विचित्र प्रथाएँ हिन्दुओं में प्रचलित हैं । इनके 
भौतिक जीवन में नाना प्रकार की सामग्री का पर्याप्त समावेश रहता है। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र के 
व्यवहार करते हैं| भॉति-भाँति की मिठाइयॉ, फल, मेवादि इनके खाद्य पदार्थ हैं। मिर्चादि मसाले 
प्रेमी मालूम होते हैं| कपूर, केसर, कस्तूरी आदि बहुमूल्य औषधियों का प्रयोग भी करते हैं। अलंकार- 
प्रियता इनके जीवन की विशेषता है । पैर की अँगुलियों से लेकर सिर की चोयी तक ब्ल्रियों का कोई 
अंग आभूषणों से रिक्त नहीं रहता। मिठाई की ममता की अपेक्षा आभूषणों का मोह श्रधिक 
आकर्षक प्रतीत हो रहा हैं, अ्र॒लंकारों का इतना सुन्दर प्रदर्शन किसी श्रन्य देश में दुलंभ है । जैसे 
श्रत्न-शसत््र के संचालन में निपुण दिखलाई देते हैं बैसे ही वाद्ययंत्रों में भी कम कुशल नहीं हैं । 
तेल, फुलेल, इत्र के शौकीन हैं| फूलों से अपना शरीर और घर सजाते हैं। देवाचना में भी पुष्पा- 
प॑ण करते हैं। गुलाब से गुलकंद तैयार किया जाता है। इनका सबसे प्यारा फूल कमल प्रतीत होता 
है। फूलों में सबसे अधिक पर्यायवाचक शब्द कमल के ही पाये जाते हैं। कलम, किताब, दुरबीन 
आदि कुछ अन्य उपयोगी वस्तुओं के भी नाम मिलते हैं । 

ललित कलाओं का अत्यन्त सूक््म प्रदर्शन इस अभिधान संग्रह से होता है। मन्दिर तथा भवन 
निर्माण में उच्च कोटि की वास्तुकला तथा मूर्तियों में उत्कृष्ट तक्षण कला के अरुत निदशन पाये 
जाते हैं। चित्रकला के कुछ नाम मिल गये हैं । इनमें कुछ देव चित्र भी सम्मिलित हैं। कल्लाकार 
राजा रवि वर्मा भी अपने चित्रों के कारण ख्याति प्राप्त कर चुके हैं | संगीत में वाद्य, रृत्य एवं गान 
सम्मिलित हैं। भरत इसके आचार्य प्रसिद्ध हैं। दृत्य तथा वाद्य में मगवान शंकर एवं कृष्ण 
अत्यन्त प्रवीण थे | मध्य युग में संगीत का हास हो चला था। हरिदास, बेजू, बावरे, तानसेन श्रादि 
कुछ सिद्वहस्त संगीतश यत्र-तत्र इसकी गौरव वृद्धि कर रहे थे | कुछ वर्ष पहले संगीत एक अनावश्यक 
एवं अ्रनाहत विषय समझता जाता थां। अ्रतः समाज में प्रचलित कुछ ही राग रागिनियों के नाम 
यहाँ उद्धृत किये गये हैं । संगीत को पुनर्जॉवित कर उत्कर्ष पद पर पहुँचाने का श्रेय विष्णु 
दिगम्बर को है | 

समाज ध्रुधार के लिए होनेवाले आ्न्दोलनों में हरिजनोद्धार, शुद्धि और गो रक्बा का इन 
नामों में उल्तेख मिलता है। 

सामाजिक प्रवृत्ति के अध्ययन से अधोलिखित विशेषताओं का पता चलता है ।--(१) 
ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्ण तथा जातिपरक नाम प्रायः निम्न भेणी के मनुष्यों के वाध्तविक्र नाम 

है 54 


ड़ 


३२२ ग्मिधान अ्रनुशीलन 


का स्थान ले लेते हैं। किन्तु ब्राह्मण वर्ण पर नाम श्रद्धा के कारण रखे गये हैं। (२) प्रथा, संस्कार, 
उत्सव, मेला, देश, काल, बाजे, आन्दोलन सम्बन्धी नाम घटना अथवा परिस्थिति के कारण पड़ते 
हैं। (३) व्यवसायी तथा कर्मचारियो पर नाम डनकी महत्ता के कारण रखे गये हैं । (४) आशीर्वाद 
तथा बधाई में शुभेच्छा रहती है। (५) फ़ल-फल तथा अन्य वध्तुओ पर नाम रूप रंग के कारण 
पड़ जाते हैं। (४) रत्नाभूषण, वस्त्र तथा मिठाई पर नाम रखने का देतु उनकी सर्वप्रियता तथा 
व्यक्तियों की अभिरुचि-विशेष है। (७) मन्दिस-मूर्ति पर भक्ति तथा चित्र पर उनकी मनोमोहकता के 
कारण नाम रखते हैं। राग-रागिनियों के देवता होते हैं अतः उन पर नाम प्रायः बहुत ही कम 
रखे जाते हैं | 

समप्ताज के उन्नयन के लिए, विकासादि नई-नई योजनाओं के आयोजित करने के भी कुछ 


प्रमाण पाये जाते हैं। 





१ व्रिकासचन्द्र । | 


अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति 
(१) दुलार 
(२) उपाधि 
(३) श्लाघात्मक विशेषण 
(४, ब्यंग्य 


छ 
अठारहवा प्रकरण 
दुलार 
१--गणना 
क--क्रमिक गणना--- 
(१) नामों की संख्या २७२ | 
(२) मूल शब्दों की संख्या १४८। 
(३) गौण शब्दो की संख्या २४। 
मूल तथा गोण शब्द में अनुपात--५८'०६४८*८ । 
ख--रचनात्मक गणना-- 
एकपदी नाम दिपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम योग 
६६ श्व्र्३ १७ ३ >5२७२ 
२--विश्लेषण 
क--भूल शब्द-- आत्मानंद, आत्माराम, कक्‍्कू, कीरेंद्र, कीरे, कुँवर, खिलावन, खुनखुन 
खोला, गुड, गुड्दें, गुलगुल, गुलाब, चंदा, चमचम, चिगनू , चिगुड़, चिरई, चुनमुन, चेंधू , छुगन 
छुग्गा, छुब्बा, छुन्ना, छुन्नन, छुन्नू , कुनझुन, तूती, तोता, तोती, तोफा, ददई, ददन, ददनी, दहन, 
दद्दी, दद , दुलवारी, दुलारे, दुलिया, दुली, दुलुश्रा, दुले, दुल्ला, दुल्ली, दुल्ले, दुहिता नंद,दुल चंद, 
नाती, नौनिहाल, पंछीं, पंतू , पंते, पटरू, पटे, पट्ट, , पढें, परम हंस, पुतन्नी, पुत्तन, पृत्ती, पृत्तू , 
पोतन, प्यार चंद, प्यारे, फरजंद, बचई, बचऊ, बचन, बचनू, बचन्न, बचाऊ, बची, बचुली 
बचुल्ली, बच्चन, बच्चा, बच्चू, बच्चे, बहुश्रा, बद्दन, बह्दा, बद्दी, बढ़ , बबई, बबऊ, बबन, 
बबुशा, बबुनी, बब्बन, बब्बू , बाबुली, बाल, बालक, बिवन, बिद़्ुकन, विड्ुकुन, विद्धन्ना, विद्वन, 
बुध्दे, बुडन, बुद्दी, बेटा, भशया, भउओआ, भाई, भाऊ, भैया, मिद्न, मिट; मिठाई, मिठोन, 
मिन्नी, मिसिरिया, मीठा, मुनिया, मरुनुश्रा, मुन्ना, मुन्नी, मुन्रू, मोती, रतन, राजाबाबू , लड़ेती 
लाल, ललई, ललन, ललैयन, लल्लन, लल्ला, ललली, लल्लू , लल्लूराजा, लाडूलाल, लालबच्चा, 
लालमन, लालहंस, लालू , शिशु, साहबजादा, सुआ्रा, सुगई, सुगन; सुग्गन, सुग्गा, सुबच्चन, सुवन, 
सुवनू ,(सोहन, हँस-स्वरूप, हवीब, हीरा, हीरामणि, हीरामन, होरिल । 
ख--मूल शब्दों पर ठिप्पणियाँ-- 
१--रचनात्मक टिप्पणियाँ--( देखिए समीक्षण )। 
पर्यीयवाचक शब्द्‌ू-- 
(१) तोता--अश्राव्माराम, कीर, ढुईयां, पठे, मिद्ठ , लालमन, सुआ, सुग्गा, सुबन, हीरामन । 
(२) बच्चा--कक्‍्कू, कुंवर, खोखा, छुलन्ना, पुत्तन, फरजंद, बेण, लाल, शिशु, साहबजादा 
सुबन । 
श्रच्छे / श्रच्छ । आत्मानंद- (सं०) आत्मा को प्रिय | आत्माराम (सं०) तोते के लिए, प्यार 
का शब्द | कक्‍्कू ८ कोका (प०),< कोका (फा०)-बालक | कीरेंद्र-सं०) कीरे< कीर-तोता | कुँअर, 
कुबर ८ कुमार । खिलावन ८ खेल /. केलि । खुनखुन (अनु ०) कुनकुना वाजा | खुलई ८ खोला (बं०) 


३२६ अभिधान श्रनुशीलन 


कोका फा०) बालक | गुडदू, गुडडे ८ गुड़-गुड़िया; ८ गूदड़<चुद्ध | गुलगुल ८ (अनु०) मालपुआ | 
चंदा ८ चंद, चंद्र । चमचम (देश०) एक मिठाई। चिगन, चिंगना (देश ०)-छोग बच्चा | चिगुण ८ 
लैंगड़ा-बच्चा । चिरई ८ चटक-चिड़िया | (चू चू का अनु०)। चुनमुन चूर्ण + मुन्ना (हिं०) 
आटे का पुतला। मुन्ना (प्यार)। चेंघू ८. चेंगड़ा ८ वें चें करना (अनु०) छोटा बच्चा । छुगन, छुग्गा< 
छुगट-छोय बच्चा । छुब्बा, छुब्बू / छवि-सुन्दर; ८ छूवना, छुवा; ८ छोना < शावक-बच्चा । छुल्ना, 
छुल्न, छुन्नू <छौना-शावक-बच्चा | कुनकुन ८. कुनकुना (अनु०) खिलौना, माँकन (अनु०) पायल । 
तोता, तोती ८. वूती ८. (का ०) | तोफा - तोहफा (अ्र०)-उपहार, मेंट । ददई, ददन, दहन, दद्दी, दह ८. 
दादा ८ तात-प्यारा । दुलवारी, दुलार, दुलारे, दुलिया, दुली, द्‌ लुआ, दुले, दुल्ला, दुल्ली, दुल्ते 
दूल ८. दुलार ८ लाड / लालन-प्यारा । दुह्दितानंद (सं०) लडकी का पुत्र नंद, नंदन (सं०)-पुत्र। 
नवजादिक ८ नवजात-सद्योजात शिशु । नाती ८ नप्तृ-लडकी का लड़का । नौनिहाल ८ नव + निहाल 
(फा०) बच्चा | पंछी ८ पत्नी-चिडिया | पंतू, प॑ते ८ पोता ८ पौत्र-लड़के का लडका ] पटरू ८ पथ्ल-हाथ 
का गहना । पर, पटे, पट्ट , पं < पढ़-तोता । परमहंस (सं०)-शुद्धजीव, पुतज्नी, पुत्तन, पुत्ती, पुत्त, 
पोतन ८ पुत्र । प्यास्वंद ८. प्रिय + चंद (चद्र) प्यारा चाद | बचई, बचऊ, वचन, बचनू, बचन्न, 
बचाऊ, बची, बचली, बचुल्ली, बच्चन, बच्चा, बच्चू, बच्चे £ वत्स | बढुआ, बच्चन, बह्दा, बद्दी 
बढु ८ बेटा ८. बढु-पुत्र | बबई, बबऊ, वबन, बुआ, बब्चुनी, बव्बन, वब्बू, बाबुली ८ बाबू « बाव 
(ठु०)-बच्चो के लिए प्यार का सम्बोधन । बाल, बालक (सं०)। बिटन, बिद्ुकन, बिटकन, विदुन्ना, 
बिट्दन / बेटा < वहु-पुत्र | ब॒ट्दे, ब॒ुदन, जुद्दी ८ बूटा ८ विटप-फूल । बेटा ८ वहु-पुत्र | मइ्या, भउझा, 
भाई, माऊ, मैया ८ भाई-श्रात्‌ | मिदन, मिद्द , मिठाई, मिठोन, मीठा ८ मिष्ण-मीठा तोता । मिन्नी<, 
मिनमिनाना (अनु०) | मिसिरिया < मिसरी (मिखदेश से) मिश्रित मिश्री । मीठा ८ मिष्ट | घुनिया / 
मुनि-लाल नामक छोटी सुन्दर चिड़िया, रायमुनी, मुनुआ, मुन्ना, मुन्‍्नी, मुन्न ८ मुनम॒ना (देश०) एक 
पकवान; ८ सुनरशा (देश०) कान का एक गहना; ८ सुनिया ८ मुनि-राय मुनी प्यार का एक सम्बोधन। 
मोता, मोती ८.मौक्तिक | रतन ८ रन । राजा बाबू ८. राजा + बाबू (तु०) बच्चों के प्यार का 
सम्बोधन । लड़ेती ८ लाड़ ८ लालन-लाडला । ललई, ललन, ललेयन, लल्लन, लल्ला, ललली, लल्लु, 
लल्लु राजा, लाडू, लाल, लाल बच्चा, लालमन, लालहंस, लालू ८ लाल .« लालक-पुत्र, प्यारा | 
शिशु (सं०) साहब जादा (अ०)-पुत्र | सुआ, छुगई, सुगन, सुग्गन, सुग्गा ८ शुक | सुबच्चन ८ स+ 
बच्चा । सुवन, सुबनू ८ सूनु-पुत्र । सोहन ८ शोभन-सुन्द्र । हँस स्वरूप (सं०) शुद्ध स्वरूप | हवीब 
(अ०)-मित्र | हीरामणि (सं०)। हीरामन ८ दवीरक + मणि-हीरा, तोता । हीरा ८ हीरक। होरिल 
(देश०)-नवजात शिशु | 

धघ--गोण शब्द 

(१) वर्गोत्मक - राय, सिंह । 

(२) आदरसूचक--जी, साहब । 


(४) भक्तिपरक--अच्छे, कुमार, कृष्ण, चन्द, दत्त, दास, दीन, नरायन, नवाजादिक, नाथ, 
नारायण, प्रकाश, प्रसाद, बक्स, मल, राय, रूप, लाल, विहारी, शंकर, सहाय; स्वरूप । 
३--विशेष नामों की व्याख्या-- 


आत्मानंद, आत्माराम--पृत्र की उत्पत्ति पिता की आत्मा से मानी गई है। “आत्मा वे 
जायते पुत्र” इसलिए वह सबका प्रिय तथा आनंद देनेवाला होता है। आत्माराम तोते को भी 
कहते हैं जो अपने रूप रंग तथा बोली के कारण पुत्रवत प्रिय तथा हर्षदायक होता है। 


दुलार | ३२७ 


गुडड़प्रसाद, गुड़े सिह--जिस प्रकार बच्चों को गुडिया आदि खिलौने अत्यंत प्रिय 
होते हैं श्रोंर उनसे वह दिन भर खेलते रहते हं। इसी प्रकार बच्चे भी माँ बाप आदि के प्यारे 
खिलौने हैं | इसी भावना से प्रेरित हो, प्रायः बच्चों के खिलोनों पर नाम रख लिये जाते हैं | 

दुहितानंदू--प्रत्री पुत्र से अधिक प्यारी होती है और उसका पुत्र उससे भी अधिक प्रिय 
होता है । 

मिठाइलाल--स्वादिष्ट मिठाई के सहश बच्चों की भोली बोली भी श्रत्यंत मधुर होती है । 
इसलिए वे सबको प्यारे लगते है | इसलिए चमचम, ग़ुलगुल आदि मिठाइयो के नाम उन्हें दुलार 
के कारण दिये जाते हैं | 

मुनियाप्रसाद- एक बहुत छोटी सुन्दर चिड़िया जो भाडियों में फ़ुदकती रहतीं है मुनिया 
कहलाती है | वह लाल नामक पक्षी की स्त्री होती है । उड़ते समय पंखो को फड़फडाते हुए. बंड़ीं 
सुहावनी लगती है । कुछ मनुष्य उसको पालते भी हैं। बच्चो के प्यार के नाम मुनियों, मुन्नू आदि 
कदाचित्‌ इसी से बने हुए प्रतीत होते हैं । | 

मोतीलाल--ुत्र मोती रन आदि अमूल्य मणियों के समान प्रिय होता है इसीलिए ऐसे 
नाम रखे जाते हैं। यह प्रसिद्व देश भक्त पं० जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था जो अपने 
समय के एक विख्यात वकील, देशभक्त, राजनीतिश तथा नेता थे | 

लाल बच्चा राम--लाल लाड प्यार का नाम है जो अनेक अ्रथों में आता है (१) छोगा, 
प्यारा (२) ऋष्ण (३) लाल रंग का सन्दर पत्ती (४) लाल मणि | लल्लन आदि नाम इसी के 
रुपांतर हैं । 

हीरामणि--कुछ पत्तियों को रूप रंग के कारण तथा कुछ को मधुर बोलीं के कारण पाला 
जाता है। इनमें तोते मुख्य हैं। ये कई प्रकार के होते हैं । दोनों गुण होने के कारण तोते मनुष्य को 
श्रत्य॑त प्रिय होते हैं । एक विशेषता यह है कि ये मनुष्यों की तरह शब्दों को रटकर बोल सकते हैं । 
इसलिए, बहुत से लोग इसे राम राम रथ देते हैं | जिन घरों में पुत्र नहीं होते हैं वहाँ इसे ही पुत्रवत्‌ 
मानकर अपना मनोविनोद करते हैं | तोते अनेक रंग के होते हैं। हीरामणि तथा लालमणि इनकी 
दो विशेष जाति हैं। दुलार के नामों में तोता सबसे अधिक प्यारा प्रतीत होता है । 


४--समीक्षण 

इन नामों में एक प्रकार की आत्मीयता एव॑ प्रगाद अंतर्प्रियता अभिव्य॑ंजित होती है । नामी 
के लिए एक कोमल कल्पना का प्रादुर्भाव होता है जिससे सरसता, सौदर्य एवं श्रेष्ठत्वादि अनेक 
गुणों एवं हर्षादे सुद मनोवृत्तियों का आवेग उमड़ पडता है। दुलार का नाम मिठास, शोभा, 
स्नेह एवं भोलेपन की प्रतिक्ृति है जिसमें व्यंग्य की कठ्ुता, घृणा अथवा अन्य कलुषित मनोवेगों 
का प्रवेश श्रसम्भव होता है। ये नाम माता पिता अथवा अन्य सम्बंधियों द्वारा बचपन में ही दिये 
जाते हैं। 

इस समुदाय के श्रधिक्रांश नाम इस प्रकार रखे गये हैं :--- 

(अ)--पुन्र के पर्यायवाचक शब्दों द्वारा बनाये गये नामों की संख्या अधिक है । इसमें विक्ृत 
रूप भी अतिशय छंख्या में प्रयुक्त हुए हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा शब्दों को मनमाना रूप दे 
देता है वही दशा इन नामों में मी प्रतीत होती हैं यथा-पुतन्नी, बच्चन, छुगन, छुन्ुन, बुद्दन आ्रादि । 

(आ)--तोता एक सुन्दर तथा मधुरभाषी पकी है जो अनेक रंग रूप का होता है। जंतु- 
जगत में केवल वही एक जीवधारी है जो मनुष्यों की बोलियों का कुछ अनुकरण कर लेता है अत- 
एब्र वह जन-समाज में अत्यंत प्रिय हो गया है। इस प्रकरण में तोता के पर्यायवाची शब्दों पर भी 
घहुसंख्यक नाम पाये जाते हैं। यथा-आत्माराम, मिट्ठ,, पढे, सआ, सस्गा श्रादि । 


३२८ अ्रभिधान श्रनुशीलन 


(इ)--बच्चे प्यार के कुछ विशेष शब्दों से पुकारे जाते हैं | ये नाम ऐसे शब्दों से बने हुए 
हैं जिमसे माधु्य, सोंदर्य प्रेम के साथ-साथ (प्रकृत ऋजुता भी प्रकट होती हो एवं बाल्य चापल्य का 
भी किंचित्‌ पुट हो यथा छुँवर, दुलुश्रा, मुन्ना राजा आदि | 

(ई)--बच्चे मनुष्यों के सजीव स्थानापन्न खिलौने हें जिनके साथ वे यथावकाश खेला 
करते हैं। बड़ी श्रायु में काष्ठधात्वादि निर्मित खिलौनों से खेलने की अवस्था तथा व्यवस्था में 
बड़ा परिवर्तन हो जाता है। किंतु पुरानी भावना के जाग्रत रहने से बच्चों को 'खिलौना सम्बंधी 
नाम दे दिये जाते हैं। जिछ प्रकार बचपन में खिलौने प्यारे होते हैं, उसी प्रकार माता-पिता को 
अपने बालक प्रिय ह्वोते हैं । वे खिलोने के सदश्य ही उनसे खेलते हैं । 

(उ)--चमचम, गुलगुल आदि मिठाश्यों पर बच्चों के नाम इसलिये रखे जाते हैं कि वह स्व 
प्रिय होती हैं । 

(ऊ)--कुछ प्रिय सम्बंधियों पर भी नाम रख लिये जाते हैं । 

यथा--कक, ददई, भश्या। 

(ए)--कुछ नाम अन्य प्रिय पदार्थों पर भी मिलते हैं यथा चंदा, मोती, गुलाब, हीरा । 

प्यार के नाम प्रायः लघु, विक्ृत तथा गौण प्रवृत्ति रहित होते हैं । 


उन्नीसवाँ प्रकरण 


उपाधियाँ 

१--गणना 
क--क्रमिक गणना-- 
(१) नामों की संख्या १०४६ । 
(२) मूल शब्दों की संख्या ६३६ । 
(३) गौण शब्दों की संख्या ५६ । 
दोनों में अनुपात ६०.६ : ५.३ । 
ख--रचनात्मक गणना -- 

एकपदी नाम दिपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम घंदपुदी नाम योग 


वीरता श्र ६६ 8६४ २३ प्‌ २६३० 
धन १२ श्र ७ धू 
विद्या ४ ७० २३ १ ध्ष्र 
सम्मानविशेष १४ २३७ ११३ १० फू शेध्थ 
राजपद १६ ६० १३४ ३७ प्‌ १ सर 

६० ५३१ २७१ ७१ १५ १ ४०१०४६£ 


इस प्रवृत्ति में दो शब्दवाले नामों की संछ्या सबसे अधिक है। गणना की दृष्टि से उपा- 
धियों का क्रम इस प्रकार है। (१) सम्मान विशेष (२) राज पद (३) वीरता (४) विद्या (३) धन । 
पाँच तथा छे शब्द वाले नाम ऐश्वर्यबोधक हें । 


२--विश्लेषण 

क--मूल शब्द --(१) वीरता --अंबर जीत, अंबर सिंह, अखितयार सिंह, अ्रग्रबहादुर, अजय, 
अजयदेव, अजय बहादुर, अजय सिंह, अजय स्वरूप, अ्रजयेंद्र, श्रजीत सिंह, अतिबल सिंह, अनी 
बहादुर, आदि बोर थिंह, आर्य वर, आलम सिद्द, उत्तम सिह, उदभिद सिह, कटक बहादुर, कथर 
सिंह, केशरी मर्दन सिंह, खंधारी सिंह, खडग सिंह, खरग जीत सिंह, खरग बहादुर, खलक सिंह, चमू 
छिंह, जंग जीत, जंग जीत सिंह, जंग बहादुर, जंग विजय सिंह, जंगवीर सिंह, जंग शेर बहादुर सिंह, 
जग जीत, जग जीतन, जगत सिह, जगत वीर सिह, जगवीर, जगसिंह, जत्थे सिंह, जय कत सिंह, 
जहान सिंह, जैत, जैत बहादुर, जैतू, तेजबीर, तेज सिंह, दल गंजन, दल जीत, दल 
थम्मन, दल मर्दन सिंह, दल विजय, दलवीर, दल श्ज्ञार, दलसिंगार सिंह, दल सिंह, दवन सिंह, 
दावा सिंह, दिग्विजय नाथ, दिग्विजय भास्कर, दिग्विजय सिंह, दिल बहादुर सिंह, दिलावर सिंह, 
दुनियासिंह, दुनी सिंह, दुन्‍्नू सिंह, दुर्गविजय सिंह, दुर्ग थिंह, दुजय सिंह, ढुजेंद्र नाथ, दुर्जेंद प्रताप, 
दुर्विजय, दुर्विजय सिंह, ढंद बंहादुर, दंद राज, धनुर्घर, धतुर्पराचार्य, धनुत्रधर, धनुषधारी सिंह, नर 
बहादुर, नरबीर, निर्भय सिंह, पंजाब सिंह, पद्म सिंह, प्रचंड सिंह, प्रसिद थिंह, फौजराय, फौजू सिंह, 
बंग बहादुर, बंब बहादुर, बलधारीसिह, बल बहादुर, बलबंत बहादुर, बलवत राय, बलब॑त सिंह, भवसागर 
सिंह, भारत सिंह, माल मिह, भुजचत, मुजबल सिंह भुजबरीर सिंह, भुजेन्द्रपाल सिह, भूदल सिंह, मद 

४ 


३३० अमभिधान अनुशीलन 


गंजन सिंह, मल, मलई सिंह, मल्‍ला, मल्‍लू , महारथी, महा सिंह, युद्धराज, युद्धवीर, युद्धवीर सिंह, 
रणंजय, रणंजय सिंह, रण ककंश सिंह, रणजोर सिंह, रण घीर, रण पति, रण बहादुर, रण बाज, 
रण भद्र, स्णमत सिंह, रण विजय, रण विजय बहादुर सिंह, रण विजय सिंह, रणवीर, रणवीर बहादुर 
सिंह, रणवीर बिजय सिंह, रणवीर विहारी, रणवीर सिंह, रण सिंह, रनपत, रिसाल सिंह, लशकरी सिह, 
विजई, विजय प्रकाश, विजय बहादुर राय, विजय बहादुर सिंह, विजय मूर्ति, विजय वीर सिंह, विजय 
स्वरूप, विजयेंद्र जीत, विश्ववीर, वीर पाल घिंह, वीर बंघु, वीर बहादुर, वीर भंजन, वीर मणि, वीर ब्रत 
वीर शमशेर सिंह, वीर सिंह, वीर सेन, वीरेंद्र, वीरेंद्र बीर सिंह, वीरेंद्र भान, बीरेद्र सिंह, 
शत्रुणिह, शमशेरजंग, शमशेरजंग बहादुर, शसशेरबहादर, शादूलराज, शूरवीरसिंह, शूरसिंह, शेरपाल 
सिंह, शेरबहादुर, शेरसिह, संसारसिंह, सत्यप्र्थ्वीसिंह, समरजीतर्सिह, समरपालसिंह, समरबहादुरसिंह, 
समरतिंह, समरेद्र, समरेंद्रनाथलिंह, समरजीतसिंह, स्वदमनसिंह, सामंत, सारजीतसिह, सात॑ता, 
तिर्ताजजंग बहादुर, सेनबहादुर धिंह, सेनसिंह, हस्तबहादुर, हस्तमल । 
इस प्रवृत्ति की यह विशेषता है कि जातीयसिंह इनमें उपाधि का एक अंग बन गया है। 


(२) धन 


अमीर, अ्रमीरबहादुर, अमीरराय, अ्रमीरी, उमराय, उमराव, करोडपति, करोड़ी, जगतसेठ, 
जगसेठ, घनवीर, लक्खी, लक्ख, लक्ष, लक्षपति, लक्षराय, लक्ष्मीसागर, लखईसिंह, लखटकिया, 
लखपति, लखमीर, लखरू, लखिया, लखी, लखीचद्‌, श्रीसागर, श्रेष्ठमणि, श्रेष्ठी, साहु, साहूकार 
सेठ, सेट, हजारी । 


(३) विद्या 


अलूमसिंह, अचारी, आचार्य, आलिम, इलमचंद, इलाचंद, कवींद्र, कर्वीद्शेखर, शानचंद, 
शानदेव, ज्ञानधर, ज्ञाननाथ, शानप्रकाश, शानभानु, ज्ञानभूषण, ज्ञानसागर, श्ञानसिंह, ज्ञानानंद, शानेंद्र, 
ज्योतिषभूषण, तीत्मेध, पंडित, परीक्षा्सिह, प्रतिभा-भूषण, बुद्धिसागर, ब्ल्मविशारद, मुंशी, मेघाथों, 
मौलवी, विशञानभिक्तु, विज्ञान स्वरूप, विज्ञान-हंस, विज्ञानानंद, विद्याकांत, विद्याघर, विद्यानंद, 
विद्यानिधि, विद्यानिवास, विद्याप्रकाश, विद्याभानु, विद्यामास्कर, विद्याभूषण, विद्यारत्न, विद्यार्थी, 
विद्यावंत, विद्यावागीश, विद्याविनोद, विद्याशिरोमणि, विद्यासागर, विद्यासिधु, विद्यारिंह, 
विद्नत्तमचंद्र, विद्वाननाथ, विद्वानसिंह, विवेकरंजन, विवेकशरण, विवेकशील, वेद्प्रकाश, वेदप्रिय, 
वेदभानु, वेदभास्कर, वेदभूषण, वेदमणि, वेदमित्र, वेदरत्न, वेदत्रत, वेदअतभूषण, वेदांती, वेदानंद, 
सुधींद्र, सुमेदी । 


(४) सम्मान-विशेष 


अमूल्य रत्न प्रभाकर, आनंद भूषण, आनंद मूर्ति, आनंद स्वरूप, आर्य भास्कर, आर्य 
भूषण, आर्यमणि, आर्यरत्न, आलमचंद, इलाचंद्र, उत्त मशील, डपदेशबहादुर, करुणानिधान, 
करुणानिधि, करुणासागर, कर्मबहादुर, कर्मवीर, कार्येद्र, कीर्तिभूषण, कुमनी; कुलकांत, कुलचंद्र, 
कुलजीतराय, कुलदीपक, कुलदेव, कुलनंदन, कुलानंद, कुलपति, कुलमास्कर, कुलभूषण, कुलरंजन, 
कलराज, कुलवंत, कुलवीर, कुलेंद्र, कुलोमणि, कुल्लनतिंह, कृपाशील, कृपासागर, कृपासिंधु, क्षमाकर, 
छमास्वरूप, खंजादेसिंह, झ्थातसिंह, गढ़पति, गुणज्ञ, गुणबहादुर, गुणवंतराय, गुणागार, शुणवीर, 
गुणवीरप्रसाद, गुणानंद, गुणीनाथ, गुनई प्रसाद, गुन्नूसिंह, जगज्ञोत, जगज्योति, जगतचंद्र, जगतप्रकाश, 
जगतबंधन, जगतबंधघु, जगतभास्कर, जगतमणि, जगतसिंह, जगब॑धु, जगमानु, जगमल, जगमानसिंद, 
जगमेहर, जगरतन, जगरोशन, जगवंश, जयप्रकाश, जयमूर्ति, जयरत्न, जयस्वरूप, जयकरणसिंह, 


उपाधियाँ ३३१ 


जूस जीतसिंह, जसंपतराय, जस्पाल, जसबीर, जस्मल, जितेंद्र, जितेन्द्रविक्रमसिंह, जितेन्द्रवीरसिंद, 
जिर्तेंद्रतत, जीवनज्योति, टेकबहादर, ताजबहादुर, ताजमल, ताजसिंह, ताहलुकेदार, दयानिधान, 
दयानिधि, दयासागर, दयाधिंधु, दयास्वरूप, दरबारो, दानबहादुर, दानसिंह, दानिशराय, दानीसिंहः 
दावनसिंह, दावासिंह, दीनबंध, दीनानाथ, दुनियामणि, दुनीचंद, देशकरण, देशबंध, धर्मकीर्टि 
धर्ममिन्तु, धर्मभूषण, धर्ममित्र, धर्मवीर, धर्मत्रत, धर्मशिरोमणि, धर्मशील, धर्मस्वरूप, धर्मात्मा, धर्मावतार, 
धर्मेंदु, धर्मेंद्र, धमष्ठी, धीरात्मानंद, धीरेंद्र, धीरेश, धुरंधर, धुरीधर, धुरेंद्र, नेकपालसिंह, नेकभूषण 
नेवाजसिंह, परमजीतराय, पुण्यश्लोक, प्शलम॒कुट, प्रणुवीरसिंह, प्रियदर्शन, प्रियदर्शी, प्रियत्नत, 
बलतेजसिंह, वसुधानंद, वसुधासिंह, भवर, भंवरपालस्हि, भवरस्हि, भ्रमर, भ्रमरसिंह, भारतचंद, 
भारतब्योति, भारतनरेश, मारतप्रकाश, भारतभानु, मारतभूषण, भास्तमित्र, भारतबीर, भारतसिह, 
भारतेंढ, भारतेश्वर,| भुवनचंद, भ्रुवनद्वाकर, भुवनभास्कर, भूप्रकाश, भूमित्र, मनईसिंह, मालचंद 
मित्रानंद, मिर्जाराय, यशोविमलानंद, युवराज, युवराज बहादुर, योगधारीराय, राजकरण, राजकिशोर, 
राजकुमार, राजबन्धु, राजवंशी, राजरोेशन, राजवंत, राजवंश, राजवल्‍लभ, राजावहादुर, राजेश्वर 
राय, रायबहादुर, रायसिंह, रावराजा, लोकमणि, लोकमन, लोकमित्र, लोकसिंह, वंगेंद्र, वंगेश्वर, 
वंशदेव, वंशधारीलाल, वंशपति, वंशबहादुर, वंशभूषण, वंशराज, वंशरोपन, वंशलोचन, वशींद्र, 
विश्वचंद्र, विश्व प्रकाश, विश्व प्रिय, विश्वबंधु, विश्व मित्र, विश्व रंजन, विश्व विनोद, शम्मूर्ति, 
शर्मघर, शाति प्रिय, शांति भूषण, शांति सागर, शांति स्वरूप, शाहजादा, शाहजादे, शिरोमणि, 
शील स्वख्पानंद, शीलेंद्र, शीलेश, सज्जन सिंह, सत्यनिष्ठ, सत्यप्रिय, सत्य प्रेमी, सत्य भक्त, सत्यभान, 
सत्य भूषण, सत्य मूति, सत्य रंजन, सत्यरूप, सत्यवादी, सत्यवीर सिंह, सत्यत्रतराय, सत्य ब्रतसिंह, 
सत्य स्वरूप, सभा कांत, सभाचंद, सभाजीत, सभा जीतसिंह, समापति, सभा मोहन, सभासिंह, सरकार 
बहादुर, सरताज बहादुर, सरदार सिंह, सरदारी, सरफराज सिंह, सल्तनत बहादुर, सल्तनत राय, सल्तू , 
सवाई सिंह, सिद्दार, सिरताज सिंह, सिरतू सिंह, सुगुण, सुगुण चंद, सुधीर, सुधीर चंद, सुल्तान सिंह, 
सुशील, सशीलचंद, सुशील प्रकाश, सुशील बहादुर, सुशील भूषण, सुशील स्वरूप, सुशीलेंद्र, हिन्दू 
पति, हुकुम पाल, हुकूमतराय, हुक्म सिंह । 


(४) राजपद 


श्रवरनींद्र, क्षत्रपति, क्षत्रपाल, क्षमापति, ऋ्षमापाल, ज्ञितिपाल, ल्ितीश, क्षितीश्वर, ज्षितेश्वर 
क्षमापति, चक्रवर्ती, जनेश्वर, जमीपाल, दुनियापति, दुनियाराय, घरणीकांत, नरदेव, नरपति, नरेंद्र, 
नरेंद्र बहादुर, नरेंद्रभानु, नरेंद्रभूषण, नरेद्रवीर, नरेश, नरेश्वर, नवाब, नब्बू, नाहा, निरपति, रूप, 
तपति, नपेंद्र, हपेश, पुरुष पाल, प्रथ्वीपाल, एथ्वीश, बादशाह, बोपति, भुआर, भुआल, भुवनकांत, 
भुवनपाल, भ्रुवनेंद्र, भुवाल, भूप, भूपति, भूपन, भूपा, भूपाल, भूपाली, भूपेंद्र, भूपेश, भूमिनाथ, 
भूमींद्र, महरजवा, महाराज, महाराजा बहादर, महिपाल, महिराज, महीप, महीपत, महीपति, मद्दीश, 
मुलकराज, रजई, रजना, रजुआ, रजोला, रज्जन, रज्जा, रज्जू, राज, राजकरण, राजकेश्वर, राजदेव, 
राजधर, राजधारी सिंह, राजन, राजनाथ, राजनारायण, राजनेतिसिंह, राजपत, राजपति, राजपाल, 
राजबहादुर, राजभूषण, राजमणि, राजमन, राजमल, राजमुकुट, राजरतन, राज राजसिंह, राज राजेश्वर, 
राजा, राजू , राजेंद्र, राजेश, राजेश्वर, राजेसिंह, रावत, रावल, शाह, सम्राट, साहु, सुल्तान । 


ख--समूल शब्दों पर टिप्पणियाँ :-- 


(१) रचनात्मक--ये सम्मानार्थक उपाधियाँ प्रायः निम्नलिखित शब्दों के योग से 
निर्मित हुईं हैं :-- 


३३२ शझमिधान अनुशीलन 


(अ)--आनंद, सत्य, शील, धीर, करुणा, छुमा, इ पा, दया, दान, रुशील, शांति, धर्म, 
जितेंद्र, जस आदि गुणों के योग से | 
(आ) लोक, आलम, विश्व, जग, जगत, भू, भुवन, दुनिया, देश, मारत आदि स्थानों के 
योग से । 
(३)--कुल, वंश, सभा के योग से । 
(ई)--श्रार्य, मँवर, राज, आदि उपाधियों के योग से । 
(3)--ताज, जय के योग से । 


(२)--पय्योयवाचक शब्द (अ)--आलम, लोक, विश्व, जग, जगत, दुनिया, दनी, 
संसार के पर्यायवाचक । 

(आ)--इला, भू, वसुधा, कु, एथ्वी के पर्प्यायवाची । 

(३)--कुल, वंश । 

(३) विकसित शब्द तथा उनके तत्सम रूप--कुमनी (कुमणि); कुल्लन (कुल) खंजादे 
(खानजादा); गुनई (गुणी); गुन्नू (गुण); जोत-(ज्योति) बंधन (बधु); मेहर (मिहिर); रतन (रन); 
जस (यश); जितेंद्र (जितेद्रिय); दुनीदुनिया; नेबाज (निबाज); भंवर (भ्रमर), मनई (मनुष्य); मन 
(मणि); वशींद्र (व्शीद्रिय); सिद्दार (सरदार); सिरतू (सरताज); हुकम (हुक्म) 

(४) विजातीय प्रभाव--निम्नलिखित उदूं, फारसी तथा अरबी के शब्द पाये जाते हैं |--- 

जंजादे, रोशन, ताज, ताल्लुकेदार, दरबारी, दानिश, दुनिया, नेक, बहादुर, मिर्जा, शहजादे, 
सरताज, सरदार, सल्तनत, सुल्तान, हुकुम, हुकमत । 

(१) रचनात्मक टिप्पणी- ये राजपद प्रायः प्रथ्बी, मनुष्य के पर्यायवाची तथा राजा शब्द 
से बने हैं। 

(२) पर्योयवाची शब्द (अ)-घप्ृथ्वी के पर्यायववाची शब्द-अवनी, क्षमा, ज्षिति, धरणी, 
पृथ्वी, भू , महि, मही, भूमि, जमी । 

(आ)--मनुष्य के पयोयवाची--जन, नर, तू, पुरुष । 


(३) विकसित शब्द तथा उनके तत्सस रूप--नाहा (नाथ); निरपति (वहृपति); भुश्नार, 
भुआल, भुवाल (भूषाल); महरजवा (महाराज); रजई, रजना, रजुआझा, रजोला, रज्जन, रज्जा, रज्जू, 
राज, राजू (राजा); साहु (शाह या साधु)। 

(४) विजातीय प्रभाव--निम्नलिखित उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द पाये जाते हैं । दुनिया, 
नवाव, बादशाह, मुल्क, शाह, सुल्तान । 

ग - मूल शब्दों की निरुक्ति 

अंवरजीत--अंबर या आमेर जयपुर राजा की पुरानी राजधानी थी। 

अनी बहादुर--अनीं - सेना । 

उद्भिद सिह--उदमिद > नाश करनेवाला | 

कटकबहादुर---कटक - सेना । 

केशरी मर्देन सिंह--सिंह को मारनेवाला | 

खन्धारी सिंह--कंघार देश का वीर | 

खडग सिंह--तलवार चलाने में वीर । 

चम्मू सिंह--चम्मू (चमू) > सेना । 

जैतू--बिजेता । 


उपाधियाँ ३ है ३े 


तेज सिंह--तेज > प्रताप । 
दुल्लगंजन-- सेना का संहार करनेवाला | 
दल थम्मन--दल को रोकने वाला। मारवाड़ के राजा गज सिंह (१६२०-३८) की 
उपाधि | द 
दक्ष मदन--सेना का संहार करनेवाले । 
दुल आंगार--सेना के शिरोमणि । 
दावा सिंह--दावन ८ दमन । 
दिल बहादुर, दिल्लावर--साहसी । 
दु जेय सिंह--बड़ी कठिनाई से जीता जानेवाला । 
हूंद बहादुर--मल्ल युद्ध में वीर । 
पंजाब सिंह--महाराजा रणजीत सिंह की उपाधि। 
पद्म सिंह--सेंना का एक पद्म व्यूह, पद्म >गज, संख्या, निधि, राम, ब्रह्मा, कमल । 
बंग बहादुर--बंग - बंगाल । 
बंब बहादुर--बंब + बम का गोला | (380790 00777) 
मद-गंजन प्रसाद--अहंकार को नाश करनेवाला । 
मल--मल्ल-युद्ध करनेवाला । 
महारथी--बढ़ा योद्धा । 
रणंजय -रणजीत । 
वीर शमशेर सिंह--तलवार का वीर । 
शमशेर जंग--युद्ध में तलवार चलाने में निपुण । 
शादू ल राज--शादूल ८ सिंह । 
हस्त बहादुर--हृस्त ८ हाथ । 
संपत्ति-- 
उम्राय, उमराव--(उमरा) अ्रमीर का बहुवचन, अरबी शब्द हैं जो प्रतिष्ठित लोग या 
परार के अर्थ में आता है | 
करोड़ी--जिसके पास करोड़ रूपया हो, खजांची । 
जगत्‌ सेठ --अत्यंत घनवान पुरुष, यह सेठ लखमी चंद की पदवी थी । 
लकी, लक्ख, , लक्षुपत्ति, लक्षराय, लखई सिंह, लखटकिया, लखपति, लखरू, लखिया, 
लखी, लखीचद्‌ू--जिसके पास लाखों रुपये की संपत्ति हो । 
लखटकिया--टका--चाँदी की पुरानी मुद्रा । 
लखमीर--मीर ++ मुखिया--लखपतियों सा मुखिया । 
साहु--शाह का विकृतत रूप जो राजा के श्रर्थ में व्यवद्वत होता है। सेठ, महाजन, (देखिए 
ईश्वर प्रवृत्ति के अन्तर्गत गौण प्रवृत्ति में)। 
हजारी--एक हजार सिपाहियों का सरदार जो मुसलमानी शासन-काल में नियुक्त किया 
जाता था हजारों की सम्पत्ति का स्वामी। 
विद्या-- 
आचारी (आचार्य), आचार्य-वेद का श्रध्यापक, गुरु, पुरोहित, एक सरकारी उपाधि 
जो संस्कृत॥की सबसे !उच्च परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रदान की जाती है। 
(आलिस अरबी )--यह्द विद्वान्‌ या पंडित के श्र्थ में आता है। 


रे ३४ 


ग्रभिधान अनुशीलन 


इलमचंद--इल्म (अरबी) विद्या के श्रर्थ में आता है ! 

इतलाचंद--इला +- पृथ्वी का चाँद । 

कवींद्र--कवियों में श्रेष्ठ । 

तीव्रमेघ--तीक्ष्ण बुद्धिवाला । 

त्रिवेदी-- तीन वेद का जाननेवाला, ब्राह्मणों की एक उपाधि | 
पंडित--जो पंडा अर्थात्‌ बुद्धि से युक्त है, शास्त्रश, विद्वान । 
ब्रद्मविशारद--(१) ब्रह्म को जाननेवाला, (२) वेद का अर्थ सममनेवाला | 
मेधार्थी--मेघा + अर्थी > बुद्धि को चाहनेवाला | 

मौलवी (अ०)--पंडित, मुसलमानी धर्म का आचार्य । 
विद्यासासर्कर--विद्या का सूर्य । 

विद्यावागीश--वागीश > इहस्पति, देवताओं के गुरु । 
विद्याविनोद--विद्या का आनंद लेनेवाला । 

विद्यासागर--यह उपाधि विशेषतः ईश्वरचंद्र के लिए, प्रयुक्त हुई थी। 
विद्वत्तमचंद्र--विद्वानों में अत्यत श्रेष्ठ । 

विवेकरंजन - विवेक - भली बुरी वस्तु का ज्ञान, सत्य ज्ञान । 
विद्वानसिंह-बिद्वानों में श्रेष्ठ, विद्वान वह है जो आत्मा के स्वरूप को समझता हो। 
सुमेदी--(सुमेधी) अच्छी ब॒द्धि वाला । 

सुधीद्र--विद्दानों में श्रेष्ठ । 

सम्मान -- 

गढ़पति--दुर्ग का स्वामी । 

गुनईप्रसाद--शुणों का प्रसाद । 

जगमत्न--संसार में श्रेष्ठ । 

जगरोशन--ससार में प्रसिद्ध । 

जीवनज्योति--जीवन को प्रकाश देनेवाला अथवा जीवन की आशा । 
टेकबह्ाहुर--टेक > प्रतिज्ञा को पूर्ण करनेवाला । 
ताजसिह--मुकुय्धारियों अर्थात्‌ राजाश्रों में श्रेष्ठ | 
ताल्‍लुकेदार--अवध के बड़े जमींदारों की उपाधि | 

मालचंदू--माल मालवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। 


रायबहादुर--यह उपाधि अंग्रेजी सरकार द्वारा रईंसों को दी जाती थी । यह रायसाहब से 


उच्च श्रेणी की है | 


हुकूमसतराय--शासन को चलानेवाला । 
गोण शब्द 


(१) वर्गोत्मक--राय, सिंह, सिनहा । 
(२) सक्तिपरक--आनंद, किशोर, कीर्ति, कुमार, चंद, चंद्र, चरण, जीत, दत्त, दास, दीन, 


देव, ध्वज, नंद, नंदन, नाथ, नारायण, नेति, पत, पति, पाल, प्यारे, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बक्स, 


बरन, बल, बली, बहाद्र, भान, भूप, भूषण, मणि, मन, मनोहर, मूल, महेंद्र, मित्र, मोहन, राम लाल, 
वसंत, विक्रम, विजय, विहारी, वीर, त्रत, शंकर, शरण, शाह, सहाय, सेन, स्वरूप | 


उपाधियाँ ३२१५ 


३--विशेष नामों की व्याख्या 

अंबरजीत, अंबर सिंह--अंबर या आ्रामेर जयपुर राज की प्राचीन राजधानी थी जो जय- 
पुर से कुछ दूरी पर पहाडियों में बसाई गई थी । 

अभिराज सिंह--अमिराज समश्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अथवा जिसका शासन 
सवंत्र हो | 

केशरी मदन सिंह--सिंह को मारनेवाले शेर बबर के समान बली | 

खन्धारी सिंह--अफगानिष्तान में कंधार नामक एक नगर है। 

खलक सिंह--खलक-दुनिया । 

दिग्विजय सिंह--चक्रवर्तों राजा अपनी सेना के साथ अ्रन्य देशो को अपने अधीन करने 
के लिए, निकलते थे । यह यात्रा दिग्वजय के नाम से प्रसिद्ध थी। राजा रघु ने अपने आस-पास के 
समस्त राजाओं को जीतकर दिग्वजय पूर्ण की थी जिसका वर्णन कालिदाम ने रघुवंश में किया है। 

शमशेर जंग--यह उपाधि दो विजातीय शब्दों से बनाई गई है शमशेर-- तलवार और जंग 
युद्ध के अर्थ में श्राते हैं । 

सरजीत सिह -यह सर्वजीत सिह का खूपांतर प्रतीत होता है । 

हस्त बहादुर--जो अपने कर-कौशल दिखाने में प्रवीण हो । 

धन-- 

उमराव--यह अरबी शब्द अमीर के बहुबचन उमरा का विक्वत रूप है जो धनी प्रतिष्ठित 
तथा सरदार के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 


करोड़ी--करोड़ रुपये का स्वामी करोड़ी कहलाता है । खजांची को भी करोड़ी कहते हैं । 


लक्खी--जिसके पास लाखों रुपये की सम्पत्ति हो । लखपति, लक्षपति लखटकिया आदि भी 
इसी श्रर्थ में आते हैं। 

श्री सागर--जिसके पास अतुल सम्पत्ति हो | 

साहु--फारसी शब्द शाह का अपश्रंश रूप है जो राजा के अर्थ में आता है। मालदार महा- 
जनों में इसका प्रयोग होता है। देखिए ईश्वर के गौण प्रवृत्ति में शाह । 

शिक्षा सम्बंधी-- 

अलूमसिंह -अलूम --अरबी शब्द इल्म का बहुवचन है। इस उपाधि से प्रकट होता है 
कि यह व्यक्ति श्रनेक विद्याश्रों में पारंगत है । 

अचारी प्रसाद--आचारी संस्कृत की आचार्य उपाधि का विकसित रूप है। आचार्य संस्कृत 
की सबसे बड़ी पदवी है जो राजकीय संस्कृत कालेज काशी से परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थी को दी जाती है । 

ब्योतिषभूषण--नक्षत्र सम्बंधी विद्याञ्ं में निपुण । 

तीत्रमेध--तीकुण बुद्धिवाला । 

त्रिवेदीदत्त --यह वेद सम्बंधी उपाधियाँ बड़ौदा राज्य के अंतर्गत वेदों की परीक्षा पास करने 
पर प्रदान की जाती हैं| तीन वेदों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जिवेदी कहलाता है। ब्राह्मणों में त्रिवेदी 
एक उप जाति हैं । 

प्रतिभाभूषण--असाघारण बुद्धि वाले ब्यक्ति को इस प्रकार की उपाधियाँ प्रदान की 
जाती हैं । 

मुंशी--मुंशी अ्ररबी का शब्द है जो उर्दू पढ़े-लिखे मुसलमान, कायस्थ तथा अन्य व्यक्तियों 
के लिए आदरार्थ व्यवद्धत किया जाता है। फारसी की एक परीक्षा का नाम मुंशी है | 


३३६ ग्रभिधान अनेशीलन 


मेधार्थी--धारणावती बुद्धि को मेधा कहते हैं। 
विज्ञानभिज्तु, विज्ञान रवरूप, विज्ञान हंस, विज्ञानानंदू--ये उपाधियाँ साइंसवेत्ताओं को 

दी जाती हैं। विज्ञान ईश्वर का नाम भी है। 

वेदांतीप्रसाद--वेदांत का जाननेवाला वेदांती । वेदांत दो श्रथों में प्रयुक्त होता है। 

(१) वेद का अंतिम अंश अर्थात्‌ उपनिषद्‌ और आरण्यक आदि जिनमें आत्मा, परमात्मा, 
संतार आदि का निरूपण है अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या । 

(२) षड़्‌ दर्शनों में से एक दर्शन जिसमें ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की गई है अर्थात्‌ 
उत्तर मीमांसा । 

सम्मान-- 

कुलदीप दास--इस उपाधि से यह भावना प्रकट होती है कि यह व्यक्ति दीपक के सहश 
अपने कुल की उज्ज्वल कीर्ति का प्रकाश फैलायेगा । 

जगमेहर सिह--मेहर चंद्र के अर्थ में आता है। संसार को चन्द्रमा के सदश श्रालोक 
तथा आनंद देनेवाला । 

द्रबारी--मुसलमान बादशाहों की राजतमा का सभासद दरबारी कहलाता था । 

दानिश राय--दानिश - बुद्धि । 

दावन सिंहू--(१) दावन 5 दमन, नाश (२) खुखड़ी, हंसिया । 

दावा सिंह--दावा -: अधिकार । 

देशकरण--करण -- आभूषण । | 

धर्मोवतार--श्रत्यंत घर्मात्मा--शिष्टाचार में राजा तथा न्यायाधीश को सम्बोधित करते 
समय धमावातार कहते हैं । महाराज युषघिष्ठिर की एक उपाधि | 

धमद्र--यह उपाधि युविष्ठिर तथा यम की है। अत्यंत धार्मिक पुरुष के लिए, भी प्रयुक्त 
होती है | 

घुरंधर--धुरी को धारण करनेवाला श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण भार अपने ऊपर लेनेवाला | 

पुण्य श्तोक--पुण्य ही है कीर्ति जिसकी । 

पेशल मुकुट--पेशल -- चतुर + मुकुट - शिरोमणि । 

प्रियदर्शी--प्रिय है दर्शन जिसका, यह महाराज अशोक की उपाधि थी। 

मंवरपाल सिंह--राजपूताने में राजा के बड़े पुत्र को मैँवर कहते हैं। वही युवराज पद 
तथा राज्य का अधिकारी होता है । 

भारत चन्दू--भारत सम्बंधी उपाधियाँ देशभक्ति की सूचक हैं । 

भारतेंदू--यह हिन्दी के प्रसिद्ध कवि हरिश्चंद्र की उपाधि है | 

मिजोराय--(१) मिर्जा (फा०) का अर्थ वीर या वीर का पुत्र अर्थात्‌ मीरजादा | 

(२) तैमूर वंश के शाहजादों की उपाधि । 

(३) मुगलों की उपाधि | 

यशोविमलानंद--विमल यश में आनंद लेनेवाला अथवा जिसे यश में ही विमल आनंद 
मिलता है। विमल देहरी दीपक के तदृश है । 

राजाबहादुर--अ्रग्रेज सरकार द्वारा धनियों, जमींदारों तथा ताल्छुकेदारों को यह उपाधि 
वितरण की जाती थी । 
राबराजा--यह उपाधि अंग्रेजों की ओर से प्रतिष्ठित घनी महाराष्ट्रों को दी जाती थी। 


उपाधियाँ ३३७ 


लोकमणि--लोक सम्बंधी उपाधियाँ लोकप्रियता सूचित करती हैं । 

वंरगेंद्र--बंगाल के स्वामी । 

वंशरोपन--बंश को स्थापन करनेवाला, वंश सम्बंधी उपाधियाँ वंश .के उत्कर्ष को व्यक्त 

करती हैं । 

वशींद्रदत्त--वंश में हैं इंद्रियाँ जिसकी । 

विश्वचंद--विश्व सम्बन्धी उपाधियोँ व्यक्ति के विश्व प्रेम को प्रकट करती हैं। 

शम्मूर्ति--शांतिस्वरूप | 

शमधर--शांति धारण करनेवाला | 

शाहजादा (फा०)--बादशाह का पुत्र । 

शीलस्वरूपानंद-- शील से युक्त उपाधियों चरित्र से सम्बन्ध रखती हैं । 

सभाकहांत--समभा सम्बन्धी उपाधियों जनता पर व्यक्ति का प्रभाव सूचित करती हैं। 

सरकार बहादुर--यह शासक के लिए: प्रयुक्त होता है । 

सरताज बहादुर--पिरताज का श्रर्थ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, शिरोमणि, सरदार आदि होता है | 

सरदार--सिकखों की एक उपाधि | 

सल्तनत बहादुर--अरबी शब्द सल्तनत, राज्य तथा शासन अर्थ में आता है। 

सवाई सिंह--जयपुर महाराज जयसिंह को औरंगजेब ने यह उपाधि प्रदान की थी। तभी 
से यह उपाधि जयपुर के राजवंश में चली आरती है। 

सुल्तानसिह-सुल्तान शब्द फारसी है जो सम्राट के श्रर्थ में श्राता है।यह मुसलमान 
बादशाहों की उपाधि है। 

राजपद्‌- 

क्षत्रपति--क्षत्रियों का अधिपति । 

चक्रवर्ती--एक समुद्र से दुसरे समुद्र तक राज करनेवाला सार्वभौम राजा । 

नवाब--(१) किसी बड़े प्रदेश के शासन के लिए नियुक्त किया हुआ सुसलमान बादशाह 
का प्रतिनिधि । 


(२) छोटे-छोटे मुसलमानी राज्यों के शासकों की उपाधि । 

(३) अअ्रजो की ओर से मुसलमानों को दी जानेवाली राजा के समान उपाधि । 
(४) जो बड़े अ्रमीरी दंग से रहता हो और अपव्यय करता हो (व्यंग्यात्मक)। 
राजकेश्वर--छोटे-छोटे राजाओं को राजक कहते हैं । 

राजनेति-सिंह--राज्य का नेतृत्व करनेवाला | 

रावतमत्ल--रावत ++ छोय राजा । 

रावत्न सिंह--राजपूत सावंतों की एक उपाधि रावल है। 


४--समी क्षण 


इस प्रवृत्ति के श्रंतर्गत नामों की विशेषता यह है कि अधिकांश नाम प्रायः समस्तपदी हैं 
जिनमें गौण प्रवृत्तियों का अधिकतर अभाव है। इस बृहत्‌ संकलन में इतने प्रकार की उपाधियाँ 
सम्मिलित हैं -- 

(१) सामरिक उपाधियाँ--ये उन शूरवीर सैनिकों, सामंतों, सेनापतियों तथा राजाओं को 
सरकार द्वारा प्रदान की जाती दें जिन्होंने अपने, बल, शौर्य पैर्य, पराक्रमादि गुणों से शत्रु पर विजय 
प्राप्त करने में संग्राम में विशेष कौशल प्रदर्शित किया है । इनकी रचना विशेषतः रण, सेना, सिंह, 

४३ 


३३८ ब्रेभिधान अनुशीलंन॑ 


मर्दन, आयुध, रथ, जयविजय, बलवीर, आदि युद्ध रुंबंधी शब्दों से अथवा उनके पर्यायों से हुई 
है। राज की ओर से इन पदवियों को योधाओ्रों एवं अन्य बीर मनुष्यों को उत्साहित करने के लिए. 
अधिक संख्या में वितरण किया जाता है क्योकि इनके प्राप्त करने में प्राणों को विकट संकट में 
डालना पड़ता है। यही नहीं, कभी-कभी तो जीवन की आहुति देने पर ही इनकी प्राप्ति होती है। 


(२) गुणात्मक उपाधियाँ--कभी-कभी किसी सभा--स्षमिति श्रथवा संस्था की ओर से 
विशेष व्यक्तियों को उनके ह्भा, धर्म, सत्य, शील, शांति आदि गुणों के कारण इन पदों से सम्मा- 
नित किया जाता है। कभी-कभी जनता तथा राजा की ओर से भी यह समादरणीय भाव प्रदर्शित 
होता है । 

(३) पांडित्यमूलक उपाधियाँ--इनमें दो प्रकार की डपाधियों सम्मिलित हैं । 

(अ)--विद्या-विषयक उपाधियाँ विश्वविद्यालय अथवा विद्वत्‌ परिषद्‌ द्वारा परीक्षार्थियों 
को उनकी सफलता पर वितरण की जाती हैं । 

(आ)--बुद्धि-विषयक उपाधियों विद्वानों को राजसभा अथवा विद्वत्‌ परिषदों की ओर से 
प्रदान की जाती हैं। कभी-कभी संम्रात पुरुष भी विशेष व्यक्तियों की प्रतिमा, मेध', बुद्रि, ज्ञानादि 
गुणों से प्रभावित हो उन्हें इन उपाधियों से विभूषित करते हैं । 

(४) धन संबंधी--श्रमीर, करोड़ी, लखपति, हजारी, सेठ आ्रादि उपाधियों सम्पत्तिशाली 
पुरुषों को राजा की ओर से प्रदान की गई हैं । 

(४) सम्मानसूचक--दु्िक्ष, जल विप्लव, मूकम्प, महामारी आदि घोर संकट में 
मनुष्यों की सहायता करने अथवा श्रन्य परोपकार के कार्यो' में अग्रसर होने के उपलक्ष में जनता 
अपने प्रिय नेताओं की नाम-विशेष से ग्रभिहित करने लगती है--विश्वबंधु, दीनानाथ, देशबंधु 
थ्रादि ऐसे ही नाम हैं । 

जाति, देश, समाज की सेवा में प्रबृत्त होने पर ये उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं । 


कभी-कभी मनुष्य अपनी हितैषिता को अपने कुल या वंश के उत्थान तक ही सीमित रखता 
है। कुलभास्कर, वंशभूषण आदि उपाधियाँ इसी प्रवृत्ति की सूचकहैं। रायबहादुर, सरदार बहादर, राव 
राजा, सल्तनत बहादुर आदि राजभक्तों की उपाधियों हैं। देशभक्तो को उनकी देशसेवा के उपलक्ष में 
सम्मानसूचक भारतभुषणादि नाम दिये गये हैं। कुछ अन्य प्रकार की उपाधियाँ भी इस संग्रह में सम्मि- 
लित हैं जिनका विवरण टिप्पणियों में दिया जा चुका है। राजपद की उपाधियाँ राजा तथा युवराज के 
पय्योयवाचक शब्दो से बनी हैं इनमें पैतुक एवं स्वयं उपार्जित दोनों प्रकार के सम्मान पद संकलित 
हैं । युवराज आदि पद जन्मसिद्ध स्वत्व से स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। 


अधिकांश में इन सब उपाधियों का उद्देश्य उत्साहित तथा सम्मानित करना ही होता है ताकि 
अन्य पुरुष भी ऐसे कार्यों के करने में संलग्न हों। उपाधियों से प्रभावित होकर ही मनुष्य उन पर 
अपने नाम रखते हैं, धन जन बल शासनादि के कारण राजा का मान देश में सबसे अ्रधिक होता 
है, इसलिये उसका प्रभाव भी जनता पर अधिक पड़ता है अतएव राजा से संबंध रखनेवाले नामों 
की संख्या भी विशेष है, उपाधियों के क्रम से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं--- 


(अर) भारतीयों में गुणों का अधिक मान है | 

(आ) देश में राजा विशेष गोरव से देखा जाता है । 

(है) बीरता यहाँ के मनुष्यों का आभूषण हे । 

(ई) धन की अपैद्धा विद्या को विशेष महत्व दिया जाता है। 


उपाधियाँ १३६ 


श्लाघात्मक विशेषण 


नैतिक एवं सौंदर्य भावात्मक गुण तथा उपाधियों के अतिरिक्त कछ ऐसे शब्द भी नामों के 
लिए प्रयुक्त किये जाते हैं जिनसे संशी के व्यक्तिगत सौंदर्य, सौकमार्य, माधुर्य, शीलशक्ति आदि सद्गुण 
सम्बंधी विशेषताएँ व्यक्ति होती हैं | व्यक्त के रूप की मनोशता, अंगो की प्राकृतिक कोमलता, वाणी की 
मधुरिमा आदि अनेक विशेषताएँ प्रायः जन्मजात होती हैं जिन्हें व्यंग्य कहना असगत एवं अन्याय 
होगा | इनको श्लाघात्मक विशेषण कह सकते हैं। ये स्व॒त्यर्थक विशेषण मनुष्य की व्यक्तिगत 
विशेषता के परिचायक होते हैं। प्रियदशी, कोमल, सुंदर, मंजु, मंजुल, चंद्रवदन, सुभाष, सुदृष्टि, 
सुदर्शन, सुकुमार, सुलोचना, मंजुभाषिनी, खुशदिल, मनोरंजन, म्दुल मनोहर, मुद्त मन, अच्छे, 
सज्जन, बलवान, शान्त, सुशील, सरूपी, दानी, सोहन आदि शब्दो द्वारा इस प्रवृत्ति की अभिव्यंजना 
होती है | व्यक्ति में जब यथार्थ विशेषता होती है तभी वह नाम इसके अंतर्गत आ सकता है अन्यथा 
उसे व्यंग्य कहना ही उचित होगा | चंद्रानन, कमलनयन, फूलवबदन आदि अलंकारिक नाम भी 
शरीर-सौंदर्य में श्रभिवृद्धि करने के कारण इन्हीं नामो में सम्मिलित हो सकते हैं। माधुर्य, ऋजुता, 
नम्नता, विनय सम्बंधी तथा प्रियम्बदा, प्रसन्ननदून आदि नाम स्वभाव की सौम्यता प्रदर्शित करते 
हैं। स्वर बलाघात के कारण--उच्चारणु-मेद से--कभी-कभी प्रशस्त शब्द भी विपरीत अर्थ का 
बोधक हो जाता है। देवानाम्‌ प्रिय (मूल), मंगलामुखी (वैश्या) आदि कुछ शुभार्थसूच क शब्द समूह 
भी दुराशय के लिए रूढ हो गये हैं । 

श्लाधात्मक नामों का ज्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक है | इसमें सौंदर्य भावात्मक एवं नैतिक गुणों 
का समावेश रहता है| उपाधियों भी श्लाघात्मक ही होती हैं | इनमें बहुत थोड़ा सा अन्तर रहता है । 
सोंदर्यात्मक नाम किसी व्यक्ति के स्वरूप की, भावात्मक उसके स्वभाव की एवं नैतिक उसके चरित्र 
की विशेषता बतलाते हैं | उपाधि में किसी एक हीं गुण का आतिशय्य समाविष्ट रहता है और व्यंग्य 
में कहता, उपहास तथा अरमणीयता | स्तुतिपरक नामों में विशेष्य भी विशेषण का ही काम 
करता है। 

कभी-कमी एक ही शब्द के तत्सम तथा तद्भधव रूपों अ्रथवा दो समानार्थी पर्यायवा्ची 
शब्दों से दो विरोधी गुणों का बोध होता है । हंसोड़ा (खिल्लो) व्यंग्य व्यंजक हैं। परन्तु प्रसन्न वदन 
(हंसमुख) श्लाघात्मक नाम हैं। इसी प्रकार छवीले (छुला) व्यंग्य हैं और सरूपी श्लाघात्मक हैं । 
हसोड़ा और छुवीले शाब्दी व्यंग्य हैं। आर्थी व्यंग्य में अर्थ या माव प्रबल रहता है, जो श्लेष, काकु 
आदि से व्यक्त किया जाता है। एक ही शब्द अर्थ-भेद में दोष या गुण का बोधक हो सकता है। 
चतुर चालाक के अर्थ में व्यंग्य हैं, निपुण या दक्ष के श्रर्थ में गुण बोधक है। ब्याज निदा से मी जहाँ 
स्तुति के रूप में निंदा की जाती है आर्थी व्यंग्य ही समकना चाहिए। आप बड़े सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
हैं। इसका अर्थ हुआ आप बड़े झूठे हैं। श्लाधात्मक विशेषणों का स्थान डपाधि तथा व्यंग्य के 
मध्य में समकना चाहिए। उपाधियों अजित होती हैं। उनमें आप्तिक धर्मो का मूल्यांकन किया 
जाता है| व्यंग्य में बक्रता होती है। परंतु यह प्रकृत विशेषता व्यक्ति के जीवन को सहज रूप से 
परमोज्वल एवं मनोरम बनाती है । 

श्लाघात्मक विशेषण प्रव्नत्ति नैतिक या सोंदर्य---भावात्मक गुण प्रद्वत्ति से बहुत कुछ मिलती- 
जुलती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि द्वितीय में विशेषण के स्थान में विशेष्य से काम लिया 
जाता हैं। मंगलभाषित में किसी व्यक्ति के अवशुण, त्रुटि या दोष को गुणबोधक शब्द से प्रकट 
किया जाता है। अंधे व्यक्ति को प्रश्ञाचक्षु अथवा सूरदास कहने से उसकी यथार्थ प्रशंसा नहीं है । 
यह केत्रल्ल शिड्ट पुरुषों के व्याहरण का एक विशिष्ट प्रयोग या प्रिय ठंग है जिससे नेत्रहीन व्यक्ति 
के अंत।करण को कोई आधात न पहुँचे । 


३४० अमिधान अन॒ुशीलन 


पहले यह बताया गया है कि नाम में यथार्थता न होने से सुंदर अर्थ वाला नाम भी व्यंग्य 
बन जाता है। अवसर, परिस्थिति, घटना, भावना आदि विशिष्ट प्रयोग के कारण वह श्लाघात्मक के 
स्थान में निदात्मक रूप धारण कर लेता है। 


आख्याहि भद्रो प्रियद्शनस्थ, 
गज्गदतः पुनरेति कृपम्‌* 

यहाँ प्रियद्शन अपग्रिय दशन हैं। गंगदत्त नामक मेढ़क गोह से कह रहा है--हे भद्र गोथे 
उस कलमुद्दे कुलभक्ती अशुभ दर्शन विषधर से कह दो कि गंगदत्त अब उस कए में नहीं आनेवाला 
है। तीसमारखाँ जैसी उपाधियाँ जिनका आदि खोत विरोधी अर्थों (गुणों) से आरम्भ होता है किसी न 
किसी दुगु ण॒ की बोधक ही होती हैं । तीस मक्खियाँ मारनेवाले तीसमारखों का नाम वीरता का बोधक 
नहीं, प्रत्युत असमर्थता तथा कायरता प्रकट करता है। मरती तो एक चुहिया भी नहीं और नाम रख 
लिया तीसमारखाँ। ऐसे नाम न उपाधियाँ हैं, न श्लाघात्मक विशेषण और न मंगल मापित। इन्हें 
ब्याज निदक व्यंग्य ही कह सकते हैं। 

आत्मश्लाघा आत्महत्या है, परंतु ये श्लाघात्मक सरस विशेषण सभ्य समाज में व्यक्तिगत 
आभूषण सममे जाते हैं । 


,  पूंचतंत्र 


री 
बीसवाँ प्रकरण 

व्यंग्य 
(१) गणना-- 
कृ--क्रमिक गणना -- 
(१) नामों की संख्या--१७२६ 
(२) मृज्ञ शब्दों की संख्या--१२०४ 
(३) गौण शब्दों की संख्या--३७ 
मूल तथा गौण शब्दों में अनुपात ६६. ७ : २. ०७ 
ख- रचनात्मक गणना-- 
एकपदी नाम द्विदी नाम त्रिपदी नामा चतुष्पी नाम योग 

३४७६ ०६२ पद छः -: १७२६ 


इस प्रवृत्ति में २ शब्दवाले नाम सबसे अधिक हैं तथा ४ शब्द से अधिक नामों का सर्वथा 
अ्रभाव है | व्यंग्य की दुसरी विशेषता यह हैं कि इसमें अन्य प्रवृत्तियों की अपेक्षा मूल तथा गौण 
शब्दों के अनुपात में अ्रधिकतम विषमता है । 


२---विश्लेषण 

क--मृल शब्द्‌--अंगन, अंगना, अंगनू , अंगने, अगरनी, अग्रज, अचक, अचपल, अच्छे, 
ग्रजगर, अजायब, अजशात, अ्य्ल, अवय्लू , श्रट्ल्ली, अशुक, अदालत, अद्वि, अधिक, अनमोल, अन- 
मोलक, अनाड़ी, अनुआ, अनुज, अनुरूप, अनूप, अफीमी, अबलक, अव्बल, अमिराज, अभिराम, 
ग्रमल, अमलधारी, अमान, अमोल, अमोलक, अ्रमोला, अलगरज, अ्रलबेल, श्रलबेला, अलबेली, अल- 
बेले, अहरवा, अहलू , आनन, आफत, आलू, इकराम, इलाका, डगम, उमग्रह, उचित, उजबक, 
उजागर, उजियारी, उज्जी, उज्जू , उज्ज्वल, उदय, उम्दा, ऊदा, ऊूषम, ऋजणु, ऋतु, एकांत, श्रोस, 
आ्ौदान, कंगलिया, कंगलू , कंगाली, कंजरा, कंजू , कंपन, कट्टर कल, कठिन, कद्ल, कद्दी 
कह , कनोड़ा, कब्जा, करिंगन, करिया, करेरे, कणंसुख, कलंदर, कलईं, कलबा, कलिया, कलुंश्रा 
कलूटा, कलूटी, कललन, कलल्‍्ला, कहलू , कारू, कारे, काबिज, कायम, कालू, काले, किलोला, 
किल्कू, कुंजर, कुंजल, कुंजा, कूंटी, कुकई, कुकरिया, कुक्कुर, कुटई, कुटिल, कुटिलू , कुनुरू, कुन्नुन, 
कुन्नू , कन्मुन, कुन्हन, कुब्बत, कुमले, कुरिया, कुलंजन, कुलबुल, कुलाहल, कुल्लन, कुल्लू , 
कूदन, केरा, केसरी, केसरिया, केहरि, केहरिया, केहरी, कैरा, कोंचा, कोका, कोकी, कोठी 
कोड़ा, कोकिल, कोमल, कोयला, कोरे, कोलीन, खंजन, खगन, खजान, खडेरन, खबरदार, खरखर, 
खासा, खासे, खितई, खितारू, खिलई, खिलपत, खिलानंद, खिलावन, खिलाड़ी, खिल्लन, खिल्ला, 
खिल्लू , खुन्ना, खुन्नी, खुन्नू , खुरखुर, खुरखुन, खुखुर, खुरभुर, खुर्मल्‍लो, खुल्ला, खुल्ले, खुश, खुश- 
दिल, खुसमन, खंठी, खब, खुबलाल, खूबी, खबेंद्र, खेला, खेलू , खैरा, खौनी, ख्याली, गंजन, गंभीर, 
गंभू , गजा, गज्जन, गज्जी, गज्जू , गद्न, गद्दी, गटद्ू, गठीले, गदू , गदर, गन्ना, गन्‍्नू, गप्पी, गप्पू, 
गफलू , गबडुश्ा, गबदी, गबदू, गबद्धी, गबर, गबरी, गबरू, गब्बर, गब्बू , गमला, गमलू , यल्तेसिंह 
गहन, गहनी, गहोता, गाजर, गिरि, गुहन, गुठेले, गुड्ड, गुड्डे, शुदना, गुद्दी, शुन्ना, गुरुवत, गुलगुल, 
गुलजार, गुलजारी, गलफाम, गुलबदन, गुलशज, गुलवंत, गुलशन, गूदन, गूलर, गेंकन, गेना, गेनी, 


३४२ अमिधान अ्नुशीलन 


गोगा, गोजर, गोट्न, गोठी, गोड़, गोड़ , गोदी, गोना, गोरे, गोलैया. गोसू , गोल्हे, गौर, घनसूर, 
घमनू, घमरू, घम्मन, घरभरन, घरभरू, घरभावन घानू , धामू , घिघई, घुटई, घुट्टन, घुमची, धुम्मन, 
घुरविन, घूरे, चंगड़, चंगा, चंगुल, चंगू , चंचल, चंद्रोदय, चक्खन, चतुर, चत॒रणुन, चतुरजीत, चतुरी, 
चतु॒रे चनकी, चनखी, चमकू. चातक, चाली, चाहत, चाहते, चाहली, चिखुरी, चिखुरू, चिटक 
चिट्टन, चित्तर, चिनगी, चिपुन्नी, चिम्मन, चिलम सिंह, चुंदू, चुंबन, चुकता, चुक्खन, चुलईं, चुखारू, 
चुटकर, चुलब॒ल, चुल्हन, चुहल, चूहा, चँंगा, चेंखुर, चेखू , चेतकर, चेला, चोंच, चोंचू ) चोखे, 
चौकिया, चोंधी, चोबार, चौहल, छंगन, छुंगा, छुंगी, छंगुर, छंगुल, छंगू, छंगे, छुठ, छुकरा, छुक्कन, 
छुक्की, छुक्कू, छुगल, छटंकी, छपी, छप्पन, छप्पू, छुबील, छंबीले, छागुर, छिंगा, छुटकऊ, छुंटकन, 
छुटकुनू , छुंटकुन्नू , छुटके, छुट्मन, छुटवारी, छुट्टन, छुट्टा छुट्टी, छेल बहादुर, छेला, छेलू , छोट, 
छोटक, छोटवा, छोटू, छोटे, जंगल, जंगलिया, जंगली, जंजाली, जगमग, जबर, जबरू, जबला, जब्बा, 
जब्बार, जट्नन, जमान, जरबंधन, जलाहल, जायसी, जिनसी, जिरई, जिलई, .जिह्ना, जुंगड़, जुगी, 
जुग, जुगई. जुगत, जुगल, जुगली, जुगलू , जुगुल, जुग्गढ़, जुग्गा, जुग्गी, जुग्गू, जुटई, जुलफ, जोक, 
जोंकी, जोजन, जोड़ा, जोड़े, जोरा, जोरावर, जोहला, जौम, भंकारू, भकक्‍कड़ी, झगडू, भरणड़, 
भड़झा, भडले, भड़ोले, भनकू, भपठ, भबरू, भब्बा, भब्बू. भमई, भमेला, ररगत, भरगदा, 
फभरगा, मरिया, भरिहक, फरिहग, ररी, के, भलई, झलक, भाइया, मिनकई, मिनकन, मिनकू, 
मिनको, मिल्‍नू , मिलंगी, मिह्लू , भीलक, मीलन, भुंदू, कुनकू, कुनखुन, क्ुनकुन, अन्ना, क्कुन्नी, 
भुन्नू , कूरी, कूरू, भोरी, भौरी, टंग, टंटू, टिड्डी, टिन्नी, टिम्मल, टिसिश्रिवा, टिरों, टिलला, थैमल; टुंटन, 
टुंड, टुंडई, ढु डा, ढ़ डी, हुश्यां, हकई, हुकी, इवकीं, इड़िया, उनहुना उनहनिया, इन्न, इन्नू, टूंडी, 
टेंटी, देगचू , टेनी, योकी, ओेक, येला, ठंडी, ठडे, ठक्कन, ठग, ठाठ, ठेया, ठेला, डगर, डंडा, डगमग, 
डगरू, डबतु, डलमीर, डांगर, डिगरी, डिब्बा, डीपू » ज3ड, डइल्लक, डइुल्ला, डुल्लन, डुंगर, डुंगरा, 
डेबरा, डेरा, डेरू, डोकरी, ढंगू, दाक, ढाकन, ढुनगुन, ठोड़ा, ढोढई, ढठोढा, ढोतल, तनकू, तनारू, 
तब्बा, तलफ, तलफी, तल्कू, तहसील, तांतिया, ताड़ी, तालुक, तालुका, तीतर, तीतल, तुंडी, 
तुनत॒न, तुनठनियां, तुरंत, बुरंती, तुरी, तुरंन, ठुफानी, तेजी, तोंदी, थम्मन, थावर, थोप, दंगल, 
दगली, दखत्न, दब्बू, दत्तेलसिह, दावा, दिमाग, दिलखुल, दिलबदन, दिलमर, दिलभरी, दिलमन, 
दिलमोहन, दिलराज, दिलवबंत, दिलवर, दिलसुख, दिला, दिलावर, दीदार, दीन, दीना, दुदी, 
दुक्खी, दुखई, दुखी, दुखू, हुबरी, हुभई, दुर्ग, दुबंल, इुबली, दु्लभ, दूंदे, दूभर, दूल्हे, देहरी, 
टंद, द्वारी, द्वीप, धवल, धारा, धारी, धारे, घुंधई, धुंघले, धुनधुना, धुनमुन, धुन्नी, धूँघा, धूम, धूसर, 
घोंधा, घोंताल, घोंधन, धौरी, धौरे, नंगा, नयू, नंगे, नकई, नकचू, नकटठा, नकटू, नकली, नक्का, 
नगऊ, नगद, नगिन, नगेला, नचऊ, नचको, नजरी, ननई, ननकऊ, ननका, ननकू, नन्नी, नन्‍नू, 
नन्ने, ननन्‍्हकू, नन्‍हा, नन्‍हू, नन्हे, नया, नवल, नवीन, नहर, नाठे, नान्‍हू, नाहर, नाहरिया, निकई, 
निक्‍्का, निगाही, निगाहू, निजन, निठ्धुर, निनुआ, निन्‍नू, निन्‍्हकू, निबंल, निवास, नीवर, नींबू, 
नीमन, नींमर, नुखई, नेडर, नेकसा, केक्‍्सी, नेक्से, नेका, नेता, नोखा, नोखे, नोहर, नौती, नौनिहाल, 
नौबस्ता, नौबहार, नौरंग, नौसे, नौहर, नौहरिया, न्‍्यादर, पंथ, पंथू , पकौड़ी, पक्‍कू, पगरोपन, 
पचइंया, पटकन, पद् , पतंगी, पतरीक, पतरे, पतवारू, पत्तर, पबारू, पब्बर, पब्बार, परचन, परदेशी, 
परबत, परसन, परांकुश, परिखा, परोही, प॑त, पलई, पसेरा, पहल, पहलवान, पहली, पहलू , पहाड़ी, 
पाखंडी, पाड़, पाली, पुचई, पुदई, पुद्दन, पुरई, पुलकित, पुलिंदा, पूंजी, पेचू, पेशी, पोखर, पोचू, 
पोदना, पोष, पोपी, पोशाकी, पोस्ती, प्रकट, प्रथम, प्रभात, प्रभाती, प्रभूत, प्रमादकरण, प्रवीण, 
प्रवेश, प्रसन्न, प्रियंबद, फककड़, फककू, फल, फलई, फणादी, फुय्बाल, फुदकई, फुदनी,  फुदन, फुद्दी, 
फुनई, फुन्नन, फुलभरी, फुलवारी, फूचो, फूल, फैली, फोइया, फ़ोगल, फोपी, फौरन, बंका, 


व्यंग्य शा 


बंदुआ, बंटे; बंधन, बंबल, बखेड़ी, बगईं, बग्गे, बजरी, बयेही, बड़, वड़कन्न, बड़का, बड़कू, 
बड़के, बड़े, बढ़ऊ, बगोलें, बतोती, बनखंडी, बनच्चा, बनवासी, बन्ना, बनने, बरखंडी, बरजोर 
बरस, बराती; बरियार, बलवान, बसगीत, बसावन, बस्ती, बहरी, बहाली, बहोरन, बांका, 
बाके, बांगुर, बाउर, बाउल, बाउलिया, बाग, बाघ, बाजारी, बाटू, बादी, बालबोध, बिकय्बाबा, 
बिचई, बिचेल, बिच्चा, बिपत, बिपति, बिपतिया, बिलटू, बिलाई, बिल्मन, बिल्ला, बिल्ले, 
बिल्हड़, बिसाईं, विसार, बीच, बुआ, बुचचन्न, ब॒च्चू, बुभी, बुझारत, बुक्ावन, बुटई, बुद्न, 
बुढ़क, बुनियादी, बुलंद, बुआ, वूचन, बूचा, बूचे, बूका, बूढ़े, बूतान, बेग, बेद्रिया, बेदल, 
बेपरवाही, बेरी, बेलन, बेहवल, बैठोल, बोतल, बोदड़, बोदा, बोदिल, बोदे, बोना, बोनी, बोवल्ली, 
बोरी, बोरे, बोड़म, बोरंगी, भंगडी, मंगबहादुर, भंगू, भककू, मगलिया, भगोला, भगोले, भय, 
भल्लर, भल्लू , भवन, भाल, भालू , मिनका, मिनकू, भिन्न, मुंडा, भुंडी, भुंदन, भुकुई, सुख, 
भुजा, मदद, भुनईं, भुरई, भुलद्र, भूश्रा, भूड़, भूमिकासिह, भूर, भूरा, भूरे, भूलोट्न, मेंग, भेजू, 
भेदी, भोंड़, मोंदल, भोनू, भोंदू, भोपू, भोरी, मंडित, मंडिल, मंथन, मंदरा, मंहगी, मंहगू, मंहगे, 
मकडा, मकनू , मगनमूर्ति, मचलू , मचान, मच्चोला, मजनू , मजबूत, मव्कन, मढहुकी, मयेला, मट्ठन, 
मठरा, मठरू, मठोली, मढ़ई, मढ़ी, मतबार, मत्तोहन, मदऊ, मद्ठ , मनफेर, मनवहल, मनबोध, 
मनराज, मनरूप, मनवीर, मनसुख, मनछुल्ला, मनसूबा, मनियार, मनोगी, मकंट, मलतू , 
मल्‍लू , मवासी, मस्तू , महल, महाजीत, महादीन, महिलानंद, माहू;, मिचकू, मिजाजी, मिज्जा, 
मिथुन, मिलई, मीठा, मुंडा, मुंडे, मुक्खा, मुखई, मुट्री, मुरादी, म॒ुल्तायम, मुसई, मुसाफिर, मुहकम, 
मुहलत, मूक, मूडन, मूड़, मूसा, मूसी, मूसे, मुगराज, म्णाल, मेंहदी, मेधू , मेला, मैका, मैंकू, मोकम, 
माखा, मोय, मोहऋप, मोज, मोजो, मोजू , मोद , मौनी, यात्रा, यादकरण, युगल, रंगबाज, रंगीला, 
रंजन, रजनी, रजनू, रतुआ, रसमय, रहतू, रहवा, राजहंस, राबठी, रावंती, राहु, रुकमकेश, रूश्रा, 
हर, रेत, रोजो, रोता, रोप, रोनन, रोमल, रोयैतिंह, रौनक, लंगड़, लंगड़ी, लंब, लघुआ, लद्ग॒र, 
लट्रे, लगोरे, लट्टी, लट्ट , लड़े, लड़ेर, लत्ती, लबतू, लबरू, लशकरी, लहरी, लहुर, लाऊ, लातू, 
लाभ, लायक, लाल हंस, छुचई, लुचुर, लुट्वर, लुतरी, लुरखुर, लूले लुरी, लेश, लौधर, लौबा, लौलीन, 
लोहर, ल्‍्हौरे, विकल, विकारी, विचित्र, विचित्रानंद, विदेशी, विद्युत, विपिन, विलक्षण, बीर भारी, 
बृतांती, चृहद्॒ल, शरवती, शर्पन, शिल्ीमुख, शीश, शेरा, शैतान, शैल, शोभांग, शोमित, शौकत, 
शौकी, संचित, संतोषजनक, सकड़े, सच्चल, सच्चा, सजन, सजीवन, सज्जन, सज्जी, सट्ट,, सतोवन, 
सदन, सदनू, सदर, सदरी, सनहू, सनाथ, सपूती, सप्यू, सफरी, सबारू, समई, समय, समकावन, समुंदर, 
समान, सरज,, सखती, सरिता, सलेटू, सेहगू, सहती, सहतू, सहते, सहल, सहवीर, सहे, सहेल, सदह्दोद्र, 
सांभी, सांवरे, सानंद, सामर्थी, सारसपाल, सिताब, सिल्लू, सीरे, सु दरू, सुकुमार, सुकुमारी, सुकेश, 
सुगम, सुधड़, सुचित, सुदाल, सुदई, सुदन, सुद्द, सुदर्शों, खुधघन, छुधार, खुधुआ, सुधैया, सुनकी, 
सुनहरा, सबेदा, सब्बन, सब्बा, सरदे, सरफू, सरहल, सुलायक, सुल्हड़, सबचन, सहावन, सहृत रंजन, 
सूखा, सूचित, सूबा, सूरू, सूरे, सेख, सेकू, सोंधी, सोंथू, सोपी, सोंफी, सोलन, सोता, सोतिम, सौरबी 
स्यारू, स्वार्थ, स्वास्थ्यरंजन, हंगन, हंगू, हंडुल, हंसमुख, हठी, हृत्ती, हत्थीं, हत्थू , हरक, हरदिया, 
हरवर, हरहंगी, हरिणेंद्र, हलकू, हलके, हवेल, हानी, हिल्‍ला, हस्ती, हुंकार, हुँडी, हुनर, 
होशियार । 


ख--मूल शब्दों पर टिप्पणियों 
(१) रचनात्मक टिप्पणियाँ--देलिए समीक्षण । 
(२) पर्यौयवाचक शब्द :-- 


३४४ अभिधान अ्रनुशीलन 


(अ) नादे--अश्रणुक, अनुआ, गहन, गेनी, टिन्नी, यीमल, हुइ्याँ, ल्‍्हौरे, गद्दा । 
(आ) नासि--6 ढई, हु ढी, ठोढा । 

(इ) बाग--गुलजार, गुलशन, चमन । 

(६) बन--गहन, जंगल, विपिन । 


तत्सम शब्द तथा उनके अथ 


अग्रज-पहले उत्पन्न, श्रेष्ठ | अ्रचपल-घीर, गंभीर | अजगर-बड़ा साप। अज्ञात-गुप्त | अगुक- 
छोटा । अद्वि-पर्बत ॥ अधिक | अनुरूप-समान, सहश, योग्य। अनूप-जलप्रायः देश । अमिराज- 
ज्योतिर्मय । अमिराम-सुंदर । अमान-मानरहित। आनन-मुख।| अग्रह-उद्घधार। उचित-ठीक | 
उदय-प्रकदट। ऋजु-सरल | ऋतु। एकांत । कठिन। कर्णंसुख-कर्णुप्रिय। कुंजर, कुंजल-हाथी। 
कुकुर-कुत्ता | कुटिल-छुली । केशरी। कोकी-चकई पक्षी । कोकिल-कोयल । कोमल । कोलीन- 
अच्छे वंश से सम्बन्धित | खंजन-खंडरिच | गंजन-अवज्ञा। गम्भीरूधीर, शांत ॥। गिरि। घनसूर- 
नितात अंधा । चंचल । चंद्रोदय | चतुर। चातक-पपीहा। चुंबन | चेतकर-सावधान करनेवाला । 
जंगल । जिह्ासिंह-बक्की, चयोर। दीन-दरिद्र । दुर्ग-किला | दुर्बल-दुबला। दुलंभ-दृष्प्राष्य, विल- 
कण । ढंद-जोड़ा, कलह । द्वीप | धवल-श्वेत, स्वच्छु। घारा-नदी का प्रवाह। धूम-ठाठ, प्रसिद्धि, 
ऊषम । समारोह | धूसर-मव्मैला, खाकी | नवल-नवीन, नया । पुलकित-प्रसन्‍न, गदगद । प्रथम-पहला। 
प्रभात-सवेरा । प्रभूत-अधिक । प्रमाद करण-नशीला | प्रवीण-चतुर | प्रवेश-आगमन, पहुँच । प्रसन्‍न । 
प्रियंबद-मधुरभाषी । फल । बलवान । बालबोध-बच्चों की सी समझ। भवन-धर। भाल-माथा | 
भूमिका-मूमि । मनरूप-मन के अनुकूल । मनवीर | मकट-बन्द्र | महाजीत । महादीन । महिलानंद- 
ज्री का प्यारा; ८. मदेल (महल) + आनन्द; ८ महेला (सुन्दर) । मियुन-जोड़ा, एक राशि । मूक-गूंगा | 
मगराज-सिंह। मुणाल-कमल नाल । रजनी-रात । रसमय-रसीला। राजहंस। राहु-एक राह्षृस। 
रूक्मकेश-सुनहत्ते बालवाला | रुस्सुन्दर। रोम-रोएँ । लम्ब-लम्बा। लाभ | लाल हंस | लेश-श्रगु, 
थोड़ा | विकल-व्याकुल । विकारी-बुरा | विचित्र । विचित्रानन्द | विदेशी | विद्यू त-बिजली । विपिन- 
वन | विल्नक्षण-श्रदूभृुत | इतांती-सूचक । बृहद्बल-अतिबली । शिलीम्रल-मोंरा । शीश । शैल-पव॑त । 
शोभांग-सुन्दर अंग वाला। शोभित-सुन्दर | संचित-इकट्ठा किया हुआ। संतोषजनक-संतोष देने- 
वाला | सज्जन | सदन-घर | सनाथ । समय । सरल-सीधा । सरिता-नदी | सहेल-आसानी से । सहोदर- 
सगा भाई | सानन्द । सारसपाल-सारस पक्षी पालनेवाला | सुकुमार- कोमल । सुकेश | सुगम-सरल | 
सुद्ृत्‌ रजन-मित्र-विनोदी । सूचित-सूचना दी गई। स्वास्थ्य रंजन-आरोग्यवर्द्वक | हठी ( हठिन )। 
हरिणेंद्र-सिंह । हस्ती ( हस्तिन्‌ )-हाथी | 


विकसित शब्दों के तत्सम रूप तथां अथ 


अंगन, अंगना, अंगनू , अंगने<अंगण-आंगन । अगरनी ८ अ्रश्रणी - श्रेष्ठ । अचक 
“८ चक्र (भरपूर, आश्चर्य घीरे | श्रचानक ८ अ्रज्ञानात्‌ू - सहता । अच्छे ८ अच्छु । अग्ल, 
अट्लू , अटल्ली ८ अर +टलन । अनमोल, अ्रनमोलक<अ्रमूल्य । अनाड़ी ८ अनाये । अनुआ 
“अशु । अनूप / अनुपण । अबलक ८ अवलक्ष - चितकबरा। अमोल, अमोलक, अ्रमोला ८. 
अमूल्य । अलबेल, अलबेला, अलबेली, अलबेले /. अलम्य । अ्रहरवा ८ अहरा ८ आहरण - कंडे का 
ढेर, लोगों के ठहरने का स्थान | अहलू ८ अहला ८ श्रहरा - बाद, भड़ी । अगार ८ अ्श्न (श्रेष्ठ) या 
आकर (कोष) या आगार - घर, छुपपर | उगम ८. उद्गम - उदय । उजागर ८ उद्‌ + जागरण - 
प्रकाशित, प्रतिद | उन्नाला ८. उज्ज्वल । उजियारी ८ उज्म्बल | उज्जी, उज्जू / उज्ज्वल | ऊषम ८ 

डड़ूम - उपाव। ओस ८ अवश्याय । ओदान<अ्रवदान - वल, शुद्वग, आचरण, उल्लंघन । 


व्यँग्य १४पू 


कंगलिया, कंगलू , कंगाली ८. कंकाल । कंजरा (देशज) - कंजड़ जाति । कंजू / कंज - कंजी ऑट- 
वाला, कंजा | कट्टर, कददल ८ करत्तन - हृढ़ विश्वासी। कटरा ८ काष्ट +- णह-चौकोर छोटा बाजार। 
कनौड़ा ८ काना ८ काण - एकाक्षु या कणंक - दोषपूर्ण। करिंगन / करिंगा / कलिंग (चतुर) - 
ठिठोलिया । करिया ८ काल - काला । करेरे ८ कड्डा - कड़ा | कलई, कलवा, कलिया, कलूटा, 
कलूटी, कल्लन, कल्जा, कहलू , कालू , काले ८ काल - काला । किलोला . कललोल - तरंग, 
आनंद । किल्कू ८ किलकिल - हृषेध्वनि | कुंनन ८ कुज। कुजल क्‌जर - हाथी । क्‌जा ८ 
कुंज | क॒ठी ८ कुए्ठ - अकर्मण्य - मूर्ख | कुंडी ८ कुंड - जलाशय, अन्न नापने का बर्तन, सधवा 
स्त्री का जारज पुत्र | कुकरिया ८ कुकुर-क्‌ ता | छुटई / कुटी । कुटिलू ८ कुटिल | कुनरू, कुनुरु ८ 
कुंदर // कदर - एक फल । कुन्नुन, कुन्न, क्‌न्युन, कुन्हुन ८ कोण - कोना। कमले / कोमल । 
क्‌ रिया ८ कटी > मोपड़ी । क्‌लंजन ८ क्‌,ल + अंजन-कूल कलंक | क,लब॒ल (अनु०)- आतुर । 
क लाहल ८ कोलाहल । कूदन ८ कोद्रक - कोदो चाबल | केश ८ कदली-केला । केसरिया, केसरी / 
केसर-केसर के रंग का। केहरिया, केहरी / केसरी-सिंह | कैरा ८ कैरब-भूरा, क जा । कोका, कोकी (देखिए 
कुकर) | कोठी ८ कोष्ठक | कोड़ा (कौड़ा) ८ कपर्दक (बड़ी कोड़ी);< कंड (अलाव) । कोयल ८. कोकिल | 
कोरे ८ कबूंर - मूर्ख, दरिद्र, नया । खंडेरन »/ लंडहर / खंड + गृह | खगन ८. खंगन « क्षय - आगे 
निकले हुए दातवाला, चुटिपूएें। खडगा /खजब्ड - तलवार । खरखर (अनु०) खरखर 
ध्वनि | खांगा /. खड्‌ग । खासा, खासे (देश ०)- बढ़िया । खितई, खितारू / खेत ८ क्षेत्र। खिला ८. 
केजलि ता स्खवल। खिलाड़ी ८ केलि | खिलावन ८ केलि । खिललन, जखिल्ला, खिल्लू ८ केलि या 
स्वल | खुरखुर, खुरखुन, खुरबुर, खुरभुर (अनु०) ध्वन्यात्मक शब्द | खुरमल्लो ८ ज्लुर + मलन-पैर 
पीयना । खुल्ला, खुल्लो ८ खुल-खुला स्थान । खूंटी «. ज्ञोड-खेंग सा छोय । खेखरू ८ खंखरा (देश०) 
भीना, दुबल | खेतल ८ क्षेत्र | खेरी ८ खव्क-छोय गाँव। खेला, खेलू ८ केलि । खेरा / खदिर- 
कत्थई | खौनी ८ खूनी<खून-हत्यारा या ज्ञौणि-पथ्वी। गंजन ८ (१) खंज (गंजा); गंज (फा०) 
मंडी; गंजन (सं०) नाशक | गंभू ८. गम्भीर या गसुआर ८ गर्भ +बाल । गज्जन, गज्जी, गज्जू ८ 
गज-हाथी सा डील । गद्दन, गद्दी, गद्ट ८ अंथि-ठिंगना, बोना । गठीले < ग्ंथि-गठीला । गढ़ ८ गढ- 
दुर्ग | गन्ना, गन्‍नू ८ कांड | गप्पी< गल्प (बं०);८ कल्प । गबडुओआ ८ गड़बड ८ गड्डंबढु < गत॑ + बुह॒त्‌ 
अव्यवस्थित; ८. गब्बर< गव । गवदी, गवदू, गवद्दी ८ गो + धी-मूल। गब्बू ८ गयवें; ८ गायक; / 
गव्य | गरज ८ गज । गले ८ गल-कण्ठ । गहन ८ अहण | गहनी ८ ग्रहण-आ्राभूषण, गहण | गहोता ८ 
गहीत-स्वीकृत । गाजर < ग्जन । गुट्दन ८ गुटिका-बौना, नाथ। गुठीले ८ गुदल ८ गुटिका मूरते, 
जड़ | गुढ़ाई ८ गूढ़ । गुड £ गुड्ड-गुड़िया | गुदना, गुदाई, शुद्दी « गोद ८ कोड । गूदन ८ गोद «८ 
क्रोड । गूलर ८ गोल, उर्दृवर | गेंकन ८. गमिन ८ गछना ८ गच्छसघन, गठीला। गेनी ८ गैन ८. 
गमन-मार्ग; गैना (देश०) छोटा । गोजर ८ खजु -कनखजूरा । गोटन, गोटी ८ गुटिका-नागथ । गोड़ ८ 
गम- पैर | गोदी / क्रोड । गोना <_ गमन गोने के समय उत्पन्न । गेरे< गौर श्वेतवर्ण । गोलैया < 
गोल नाथ | घमनू < घामड़ < धर्म मूर्ल । घमरू, घम्मन ( दे० घमनू )। घर भरन, घरमरु < गह + 
भरण | घरभावन < णह + भावन-घरवालों का प्रिय। घानू <घात-प्रहार। घामू < पघम-धूप । 
घिगई <. घिग्घी (अनु ०)-घिघियानेवाला । घिनई < घृणा | घुच्चन <' घोंचू (घुक)-मूख | घुटई, घुट्टन < 
घुंग्क या घटन-घुट्ने के बल चलना । घमची <:घंघची < गुजा। धुम्मन< घूमना < घूशुन । घुर- 
बिन < कूठ + वीक्षण-घूरे से बीननेवाला | धूरे< कू>-घूरा । घेंघई < घेंघा < (देश०)। चंगड़, चंगा, 
चंगुल < चंगा < चंग-स्वस्थ । चकक्‍्खन<चक्तु। चनखी < चिनगी< चिनगारी < चूणे + अंगार | 
चमकू < चमत्कार । चाली < चल-छुली । चाहत, चाहिली < इच्छा । चिखरु + चिखुरी < चिकुर- 
गिलहरी | चिटकक // चिट्कना (अनु०)-चिढ़ना। चिह्नन<चिद्दा ८ सित -सफेद । चित्तर< चित्र । 
है है] 


१४६ अ्रभिधांन अनुशीलंन 


चिनकुवा<चिनक (श्रनु०)-चुनचुनाहट । चिनगी (देखिए. चनखी) | चिपुन्नी ८. चिल्लपों <चीत्कार + 
ओं (अनु०) । चुंदू ८ चुध < चक्‌-चुधी आँख वाला | चुकता<च्युत्कृत-उऋण । चुक्वन चुलई, 
चुलार<चोखा<चोह्-बढ़िया । चुय्कई ८ चोटी<चूड़ा। चुरई ८. चुर (देश ०/मांद;<५/चुर्‌ चोर । 
<चूड़ी चूड़ा । चुलबुल<चलवल-चंचल । चुल्हन ८ चूल्लि-चूल्हा, नटखट | चूहा /चू (अनु०) +हा 
(प्रव्य०) चेंगा ८ चींठी ८ चिमटना (अनु०) | चेंखुर, चेंखू ८ चिखुरी ८ चिकुर-गिलहरी | चेला <' चेटक | 
चोंच » च चु-मूर्ख । चोकी <: चतुष्क | चोखे < चोज्ञ | चौकिया < चउक < चतुष्क-चौक । चौंधी 
(दे० चुन्दू)। चौवार < चतुर + वार-चारों ओर से खुली हुईं कोठरी। चोहरी ८. चूहड़ा ८ च्युत + 
हर-श्वपच । छट्ठा, छुंगन, छंगुर, छुंगुल, छठ, छुकरा, छुकन, छंकू, छुगले < पड्‌ + अंग-जिसके हाथ 
में छः अंगुली हो | छुटंकी < घड + टंक | छुपन, छपी < चपन-मुद्रा, घट ८ पंचाशत्‌ (४६) । छुवील, 
छुबीले < छवि-सुन्दर | छांगुर, छिंगा (दे० छंगन) । छुट्कऊ, छुटकन्‌, छुटके, छुथ्मन, छुटवारी, 
छुटटन, छुट्टी<छोटा ८ चुद्र । छैल, छैला, छैलू <छवि | छोट, छोटक, छोटन, छोय्वा, छोट्, छोटे 
(देखिए, छुटकऊ) | जंगलिया, जंगली < जंगल | जंजाली < जग + जाल-मगड़ालू । जगमग (अनु. ) 
जगार < जागरण । जट्दन > जय । जरबंधन<जड़ + बन्धन । जलाहल <! जलाजल्-जल मय । जी 
बोध ८. जीव + बोध । जुगढ़, जुग्गी (अनु ०) जुगई<यंग या युग्म जोड़ा। जुगति/ युक्ति । जुगरे, 
जुगल, जुगुल, जुग्गढ़, जुग्गा, जुग्गी, जुग्गू८-युगल;८ युग्म । जुट < योटक-जोड़ा। जोंक <जलूका | 
जोजन <: योजन । जोड़ा, जोरा < जोट < योटक । जोल्ला < युगल, योटक । भंकारु < भमंकृत-मंकार । 
भकड़ी < भक (अनु ०)। भगई, भगडू, भग्गड, कग्गा < भकककक (अनु०)। भड़आ, भड़के, 
भडोले<मंडला< जयंत + उला (धत्य०); क्षरण (काडना)-बाल | भनकू<भन्तू <भीना < छ्षीण-दुबला, 
भपद < मंपाझडप । रूणमा ८ झपना (अनु ०)परेशान होना | भबरु< (अनु०) भबरा, बिखरे लम्बे 
बालों वाला | मब्बन, भब्बा < (अनु०)फुंदना । मई, ममेला, रम्मन ८ भांव (अनु ०) कगडा | 
भरगत, भरगदा, भरगा, भरिया, भरिहक, भरिहग, भरी, भरे< भर वर्षा की कड़ी | भलईं ८ 
भाल या जल-कोष। भलक < भल्लिका-चमक | मांइयाँ ८ मांई < छाया-परछाई। भ्ावर< 
भाँपना < उत्थापन-डलिया । भिनकई, भिनकक, समिनकू, भिन्नू ८ भीना < छीण- 
पतला हुबला। मिलंगी< शिथिल। मिल्ल, <चैल-पतला। भीनक (देखिए. मिनकऊ) | 
भीमल <मीमना (श्रनु०) मूमनना। भीलन, भीलर <त्ञीर। कझुद <क्रुण्ट-गुल्म; < 
जूट-बडेबडे बाल वाला । भ्रुनकू, कुनखुन, अ्ुनकुन ८ (अनु०) । क्षुत्रा, 
मुनी, अआुन्‍्नू ८ दे” झुनकू। भ्ुबीला 2जग । भूरी, भूरू ८ भूरा ८. ज्वर - सूखा। 
भोंद < जय । भोरी(अनु ०) ८. भोर निकम्मा; और - कगड़ा । टंटा, <्हू ८ ग्नट्न (अनु०) झगड़ा | 
टि्वा<टिट्विम । टिम्मल ८ दीम ठाम (अनु०) छेला । टिरिश्रिवा, टिर्रो ८ ८र्रो ८ व्यटर (अनु ०)- 
बड॒बड़ानेवाला । टिल्‍ला ८ दिलवा (अनु०)-नाय, ८ यैला ८ अरष्टीला - मींय, दूह । टीमल (दे० 
टिम्मिल) | इव्न ८ हट या इंडा/ तु ड - लूला | हइंड, हुंडई, हुडा, हंडी2ठ डा<तु'ड- 
लुजा;८ ट्ूड़ ८ तुड या तुद - नामि, ढोंढी। हुइ्यां / इण्डुक - नाटा। हुकई, इुकी, इकी ८ 
स्तोक - ढुकड़ा । इड़िया (दे० हुडई) | इनठुन, इनडुनिया, इन्ना ८ (अनु०) | दडी ८ तु'ड नाभि । 
इला /येला< तूलिका - मुहल्ला । टेंग्चू « थे टे (अनु ०) । ठेंटी (देश०)- करील का फल । देनी ८. 
टाइनी (अं०)-नन्हा | दोंठ « तु ड या चुट-लूला । येकी ८ द् क<स्तोक-हकड़ा । येला < (दे० टूला) | 
ठंडी < ठंदा<.(अनु०) । ठक्कन <ठक (श्रनु०) भौचका। ठग <स्थग । ठाद<_ ठाठ < स्थातृ- 
.. सलज्लावट। ठुकी < ठुकना (श्रनु०) हानि सहना । ठेला<' ठेलना (अनु ०) धक्का। डंगर < (देश ०)- 
५ पश्चा४डिंगर-दुष्ट, मोद्य | डंडा < दंड | डगमग (श्रनु ०)-लड़खड़ाना । डगरु-[देश०)-मार्ग | डलमीर 
॥3, <तह, (मोल) + मीर (पवेत)। डांगए (देश०) कृश, मल॑। डिब्बा <डिस्ब | डुड <तुड या 
!+ आह +०0, । 


व्यंग्य ३४७ 


स्थाणु-लु ज, ट5 | डुल्लक, इल्ला, डुल्लन < दोलन-घुमकड़ । डू गर, ड्ूगरा<ठु ग-टीला । डेबरा 
< ड्योढी / देहली-फाटक | डेश, डेरु"डहर-बायां;<स्था-तंबू। डोकरी<ढोक (देश०)-क्ुकना । 
ढंगू<तंग-पद्धति, चतुर । ढाक, दाकन<आपषाटक-पलाश | ठदिलई, ढिल्लू <शिथिल ढीला | 
दुनमुन (अनु०) लुड़कना | दुरईे, हल्ली<घार-प्रसन्न होना । ढेलांकी< शिथिल + अंग-- ठीला । 
ढोंडा, ढोढई, ढोढ़ा <तठुड, ढंदि-नामि। दोंतल<तोंदल<ठु ड-बड़पेटू । तनकू<तनिक< 
तनु-छोट;< तृण-तिनका । तातिया<तांत<त तु-तांत सा पतला। ताड़ी<ताड़-ताड़ सा सीधा | 
तीतर, तीतल< तित्तिर-तीतर; <त्रि+इतर-तैतिल-तीन लड़कियों के बाद जनन्‍्मा पुत्र, तँतरा। 
तु डी<तु डि-नामि, मुख | दुनतुन, तुनतुनिया (अनु०) बाजा | तुरंत, तुरंती< त्वरा। तूरी<तूर- 
नगाड़ा | तोंदी< तु ड-बड़े पेट वाला। थम्मन<स्तंभन-रोकना। थावर<स्थावर-अचल। थोप< 
स्थापन, छोपना | दब्बू<दबना<दमन । दीना, दीन्‌ू<दीन-दरिद्र, नम्न। दुदी<दंढू-डपद्रवी 
दुक्‍्खी, दुखई,<दुखू । दुखाती<दःख अत । दुवरी<दर्बल । दुभई<द्विविधा-दुबिधा 
<दुभ रदूभर । दूंदुर, दूदे<ढुंढ़ - झगड़ालु | दूभर<दुभर - कठिनता से सहा जानेवाला। 
दूल्हें< दुलंभ। देहरी<देहली | दोदी<ढंढ । धारी, धारेद्धारा | धुघई, घु'घले< 
धुध<धूम्र +अ्ंघ - धुमिल। धुनधुना<घनुस या धुन (अनु०) घुनियां । धुनमुन<घनबुन 
<धुन +वयन या धुन (अनु०)-लगन। धघुन्नी<धूनी<धूम्र-साधओं की धनी, नाभि या धुन 
(अनु ०) । धृंधा<धुंध< धूम्र-धूमिल;<धघोंधा<टुंढ़ि-बेडोल, मूख । धूम < घृमघाम (अनु०) धूम। 
धोंकल < घोकड़ < धौकना< घम-हट्ट कट्टा । धोंधन, धोंधा- देखिए घुंधा। धौताल<धुन + 
ताल-साहसी, उपद्रवीं | धौरी, धौ रे<धवल-सफेद । नंगा, नंगू , नंगेटनग्न | नकई, नकचू <नाक 
<नक्र | नकठा नकद्ग< नक्न +टा (प्रत्य०) । नक्का ८ (देश ०)-पक्‍्का, बदनाम या ८ नाक ८ नक्क | 
नगऊ, नगिन, नगेला< नग्न । नचऊ, नचको ८ नाच ८ ब्त्य । ननईं, नन-कऊ, ननका, ननकू, 
नन्‍्नी, नन्‍न्‌ , नन्‍ने, नन्‍हकू, नन्हा, नन्‍हू, नन्‍हें ८ न्‍्यंच । नया नव। नाठ £ नत-बौना। नानन्‍्हू 
८. न्यंच-छोटा । नाहर, नाहरिया ८ नरहरि-सिंह । निकई, निक्का / न्यंच ८ नन्‍्हा । निजन ८. निर्जन- 
लन शूत्य स्थान। निद्धर< निष्ठुर-क्र। निनुआ, निन्‍नू, निनन्‍्हकू नन्‍हा८ न्यंच । नीवर ८ 
निर्बल | नीबू ८ (१) निर्बल (२) निम्बुक-नीबूफल । नीमन ८. निर्मल-चंगा, सुन्दर | नीमर ८ निब॑ल । 
नुखई ८ अनोखा ८ अ+ ईैक्च-विचित्र | नेउर ८. नेवर ८ नूपर-घुंघुरू; नेवला ८ नकुल-न्यौला । नेकसा, 
नेकती, नेकसे<न्‍्यंच +सदहृश-छोट सा । नेता< नेतृ-नायक । नोखा, नोखे (दे० नुखई)। नोहर ८. 
(१) मनोहर; (२) ८ नोपलम्य, दल्लभ, (३) नौहड़ा ८ नवण्ह या हांड़ी (हिं०)। नौवस्ता< नव + 
बसति। नौरंग<ओरंग (जेब) का अपम्रंश; ८ नारंगी;<नवरंग-अलबेला। नौहर, नौहरिया (देखिए, 
नोहर) । पंथ, पंथू. <पथ | पकौड़ी ८ पक्का + बरी (बड़ी) ८ पक्त + बटी । .पक्कू ८ पक्क-दृ ढ़ । पग- 
रोपन <पद + रोपण-पैर जमाना | पघइंया < प्रग्रह-रस्सी | पटकन € पतन + करण-पछाड़ना । पट्ठे <. 
पुष्ट। पतंगी < पतंग-पतंग सा हल्का; < पत्रंग-लाल रह् | पतरीक, पतरे, पतबारू, पत्तर <पात्न८- 
पतला । पनकोठी <पर्णुकुटी। पवारु, पब्बर, पब्बार <प्रवारना अर + वार्य-फेंकना (अंध० वि०);८ 
प्रबल | परचन<!परिचयन-परिचय । परसन<स्पर्श;< प्रसन्‍न ! परोही< प्ररोहण । पलई, पल्ला< 
पालन-किसी दूसरे से पाला गया। पसेरा. ..पंच +सेर-पाँच सेर का | पहल, पहली, पहलू < प्रथम । 
पहाड़ी< पाषाण | पाखंडी<पापंडिन । पाढ़ ८. पदट-मचान; पाडा- मुहला | पाली (दे० पलई, । 
पुदई, पुदरन<(पिद्दी (अनु०)-नाया। पुरई<पुर्नगर। पुलिंदा-पूलक (मूंज का मुद्दा) पूंजी ८ 
पुंज-मूलधन । पोखर < पुष्कर--तालाब । पोदना (दे० पुदई)। पोष, पोपी < पुहुप < पुष्प < पोप 
(रोम का पोप)-सबसे बड़ा पादरी, धर्म पुरोहित, दोंगी (ब्यं०)। प्रगट< प्रकट । पकड़, फक्करफर्किका 
दरिद्र और मस्त, निदु न्‍द । फलई ८ फल-लाम। फुदकई, फुदनी, फदन, फुद्दी ८ फदकना-(अनु ०) पिह्ी 


शेड्थ अमिधान श्रनुशीलन 


चिड़िया । फुनई, कुन्नन, फुन्नी ८ फुंदना ८ फुल्ल + बंध (फंदा)भब्बा । फुलभरी ८ फुल्ल + भर | 
फुलवारी ८ पुल्ल + वारी-बाग । फूचो ८ फुचड़ा (अनु०)-रेशा, मुँह का क्राग, बेकार चीज | फैली ८. 
प्रसरण-मोदा । फोइया ८. फोया<फलक-फाहा (सा हल्का) | फोगल< फोकला< वल्‍्कल-छिंलका । फोपी 
फूफी ८ (अनु०) बुआ । बंका ८ वक्र-ठेढ़ा, वीर । बंआ, बंटे / वितरण-बॉटनेवाला, नाशक | बंबल ८. 
बंब या बंबा (अनु०) बंबं॑ करनेवाला, जल का खोत;< वैंबू (मलाया)-बांस की तरह लम्बा | बखेड़ी< 
बकबक अनु०) कगडालू | बगोही<बाट-पथिक । बड़कनू, बड़का, बड़कू, बड़े, बढ़ऊ वहन या 
बवृहत-बड़ा । बतोले; वतोसी / वार्ता-बातूनी | वनखंडी <वन + खंड-वनवासी | बनच्चा ८ बन+ चर | 
बन्ना, बच्ने ८ वरना ८ वरण-दूल्हा | बरखंडी < वट (वन)-खंड । बरजोर ८ बल + जोर | बराती ८ वर 
+यात्रा या ब्रात। बरियार ८ बलवान | बसे < वर्ष या वर्षो । बसगीत < बसति-बस्ती, जनपद | 
बसावन ८ वसन-वंश चलाना | बस्ती: वसति | बहरी ८ वधिर-बहरा ८ बहिर-घर के बाहर + बल्‍लभ 
सम्प्रदाय के मंदिर के बाहर रहनेवाले कर्मचारी (बहरिया); बहर-समु द। बहोरन< बाहुड़ ८ व्याघुट- 
लौटानेवाला, वंश चलानेवाला । बांका,बांके <वक्र बंक-ठेढ़ा, छुन्दर, छेला, वीर, गहना । बांगुर ८. 
(देश०) फंदा, बंधन < बांकुरा / वंक-वांका, चतुर; 2 बांगर (देश०)-वह भूमि जो भील, नदी 
के बढ़ने पर कभी पानी में नहीं ड्ूबती; ८ वांगड़<_ बंगा ८. वक्र ८ बंगली, मूर्ख, लुच्चा, बाउर ८ प्राकार 
कच्चा घर। बाघ ८ व्याप्र-सिंह । बाद ८ वा>मार्ग । बादी ८ वादी-ऋगड़ालु | विकट बाबा< 
बिकट + बाबा । विचई, बिचेल, बिच्चा ८ द्वीच-बीच का | विपत, विपत्ति, विपतिया< विपत्ति । 
बिलट<उल्लग्ना £ उल्लीठन-नष्ट होना । बिलाई ८ विडाल-बिल्ली; विलयन-नष्ट होना | विल्मन ८. 
भिलंब-देर । बिल्‍ला, बिल्ले-दे० बिलाई) । बिल्हड़ ८ (देश०) बेठंगा । बिसईं ८ बिखाहना ८ विश्वास 
मोल लेना । बिसारर विशाल | बीच (दे० बिचई ) । वीरभारी वीर + भार बड़ा 
योद्धा । बुआ (देश०)-फूफी (से पाला गया)। बुचन्न, बुच्चू<बूचा (देश०) कनकटा;<वत्स-बच्चा । 
बुज्भी< बुद्धि । बकारत, बफ्कावन<बध्य - समझना, चतुर। बटई बुट्नन< बूटा< विठ्प छोटा 
पौधा | बुढ़क<इृद्ध-बुढ़ापे में जन्म लेने या बचपन में बूढ़ों की सी बातें करने से । बुड्डा की कहानी 
टिप्पणी में -बूचन, बूचा, बूची, बूचे (दे० बुचन्न)। बूकी ८ दे०<ब॒ज्की | बूढ़े (दे० बढ़ई) । 
बूतान<बित्त < वित्त-सामर्थ्य । बेग< वेग-शीमर । बेदल< बे + दल-बिना पत्ते का, ढुँठ। बेरी £ बेड़ी < 
विलय; ८ वेरबेर-देर; ८ बदरी; ८ बैर “ बेलन ८ वेलन-वेलन सा छोण या लुढ़कने वाला। 
बेहबल < विहल-व्याकुल । बैठोल < बैठना < वेशन-बैठनेवाला, आलसी, निकम्मा | बोदड, बोदा, 
बोदिल, बोदे < अबोध-मूर्ख, दुर्बल । बोना, बोनी < वामन-नाथ । बोबल्ली, बोरी, बोरे, बौड़म< 
बावला< बातुल-पागल । बौरंगी< बहु + रंगी-बहुरुपिया, छेला | भंगडी, भंग, भंगू<म्ंगी। भंगेडी । 
भक्कू < भकुआ < भेक-मूर्ख | मगलिया, भगोला, मगोले < बजन-मगोडा । मठ < भट-योद्धा। भरपूर 
< भरण + पूर्ण-पूरी तरह से भरा हुआ | ममना < मवन । भल्‍्लर, भल्लू , भालू < मल्‍्लुक । मिनका, 
मिनकू < मिनकना (अनु०)-गन्दा होने से सक्खियों का मिनभिनाना और उससे घुणा होना। 
भिन्न < भिन भिताना (अनु-)। भ्रुंडा, भुडी (रूंड का अनु०)< मभंड-दुष्ट; भोंडा (देश०)। 
भ्ुद्दन < भोंदू < बुद्ू < अ्बोध | भकुई ( दे० भक्त्‌ू)। भ्रुखई < ब॒भुक्षा-सुकद। भद्द < भ्रष्ट- 
मक्का । सुनई < भवन | झुरई < भूरा < बश्नू । भुलंदर; भुलुझा < भोला < भूलना < विहल । भूश्रा 
देश०)-रईसा हल्का । भूड < भुरमरा (अनु०) बालू मिली हुई भूमि। भूर, भूरा, भरी, मरे <' 
बन्नु । भूलोग्न < मू +-छ ठन । मेंग (देश ० )-मेंगा-वह जिसकी ठेढ़ी तिरछ्ली पुतली चलती हो । भेज < 
भेजा (देश०) लोपडी का गूदा | भेदी < भेद-मेदिया । मोंड मोड़ा < (देश०) | भोंदल, भोंदू< बुद्ध । 
भोंनू < भवन । मोंपू< भों (अनु०) +पू (प्रत्य०)। भोरिया, भोरी < विहल-मोला । भौरी < भ्रमर-श्रमर 
५... जे काला; < अमण पुमकड्‌, लिर में बालों की मंबरी | मंडिल < मंद्रि । मंदरा < मंथर, मंद, मन्दर- 


माफ 


व्येंग्यं ३४६ 


छुस्त, नागा, मदराचल । मकडा / मरक्टक | मगन ८ मरन । मचलू (अनु०) अडना । मचान < 
मंच, मच्चोला ( दे० मचलू )। मव्कन < मट्-मव्कना । मडुकी < मुकुट, < मिट्टी + म्वात्तिका । मथेल. 
मइन < मछर < मद, आलसी < मत्तिका, मिट॒टी सा | मठरा, मठरू, मठोली <. मठ । मढई, मढी < मठ । 
मतवार < मत + वार-मतवाला, पागल । मत्तोहन < मत्त + वहन-उन्मत्त | मदऊ, महू < मद-मस्त | 
मनफेर< मन + प्रेरण-उपेक्षा करना। मनफूले ८ मन + फुल्ल-प्रसन्न चित्त । मन बहल< मन + बहलाना | 
मनराज < मनो राज्य-सुन्दर, सुखद काल्पनिक स्वप्न | मनठुखा < मन + सुख विदूषक । मनियार < 
मणि-सुन्दर | मनोगी < मनोबोग-मन को एकाग्र करनेवाला | मरकट + मरण बहुत ही दुबला, पतला, 
क्षीण, < मकट-बन्दर सा नटखट । मलतू मलन । मल्लू < मल्‍्ल। मवासी ५ मबास- दुर्ग । महँगी, 
महँगू, महँगे<महार्ध-दु्मिज्ष | माठ्‌ू<मठ। मिचकू ८ मूंदना < मुद्रण-बार बार आँखे लोलना और बद 
करना । मिलई < मिलन । मिहीं < महीन < महा + ज्ञीण-पतला । मीठा < मिष्ठ | मुंडा, मुडे < मंड- 
सिर | मुक्खा, मुखई < मुख-बड़े मुंहवाला; < मुख्य-मुखिया; < मोक्च-मुक्ति । मु चुआ < मोचन छुडाना । मुयरी 
मुष्ट-मोटा। मुसई < मूषक मूसा, चूहा | मूड़न < मुंड-सिर | मूसा, मूसी, मूसे (दे० मुसई) | मेंहदी <' 
मेन्धी मेला < मेल ऋ-उत्सव । मैका, मैक्‌ < मायका ८ मातृ-पीहर | मोकल ८ मुक्त-लंबा-चौडा । मोखा 
८ मोध (व्यर्थ); ८ मोक्ष, ८ मुख । मोद्य ८ मुष्ट | मौदू ८ मोद-आनंद; ८ मोधू ८ मुग्ध मूल | मौनी ८ 
मौनिन-चुप रहनेवाला। रंगीला / रक्न-रसिक । रजन्‌ ८ राजन । रतुआ ८ राजि | रनुज ८ रण ! 
रहतू, रहता, रहोबा ८ राज (विराजना) किसी अन्य के घर रह कर पल्ा हुआ। रामती < रामति <_ 
रम्‌ -- भीख मागने के लिए. हधर-डघर घूमना। रावटी < राज छोटा तंबू | रकम < रक्‍्म-स्वर्ण | रूआ < 
रोम | रूरा ८ रूर सु दर । रेत < रेतसू < बालू। रोता < रुदन | रोम, रोमन, रोमल < शेम । रोटी 
तामिल) | लघुआ ८ लघु-छोथ । लद्दर, लद्दरी, लगेरे, लट्टी, लब्ठ, ८ लग्वा-बालों की लटे; < लड- 
लग हुश्रा | लड़े < रणन-लड़ाका । लड़ेत ८ लाड़ ८ लालन प्यारा । लता, लत्ती ८ लत्तक चिथडा | 
लबतू, लबरू< लबार ८ लपन-मूठा, गप्पी । लहरी < लहर-मीौज । लहुर, लाऊ< लघु-छोग । 
लातू < (देश०) लात चलानेवाला | लालहंस < लाल + हंस । छुचई, लुच्चा < (देश०) | लुचुर < 
लचड़ < लचक (अनु०)। लुद़्र< लुटेरा “ छुद। लुतरी (देश०) चुगललोर | लुरखुर, लूरी < 
लुरना (अनु०) दील; < लोल-चचल। लुले < लून-लु जा । लोही< लोहित-ऊषा या प्रातः की लाली | 
लोधर< लड्ढड़ < लब्ध-मोट और श्रालसी । लौवा < लोबा < लोमश-लोमड़ी । लौलीन < लय + लीन- 
तनन्‍्मय | लौहर, ल्होरे < लघु-छोण । सकड़े<संकीर्ण तंग;<*ंखला संकड़ी, गहना, जंजीर | सचल, 
रचा <सत्य। सजना, सज्जी८ सज्जन। सदट ८ सद्टा ८ (देश०) । सतोवन ८ सत्‌ + वन-तपीवन । 
सदनू ८ सदन-घर | सनहू < स्नेह । सपूती < सपुत्र । सप्पू८ सपे । समई < सामर्थ्य ।सममकावन < समुज्भ< 
सम्बुद्ध । समुंदर ८ समुद्र | सयान<सज्ञान | सरिया (देश ०)-ऊँचीभूमि< श्री-छोटी मुद्रा | सलेटी< सिलेट 
< शिला-सिल्लेटी रड्ग | सस्ती, सहती, सहतू सहते < स्वस्थ-सस्ता । सहंगू / संहगा (महंगा का अनु०)- 
सप्ता । राहेल<सुहेला< शुभ-सुखदायक; स+ हेलया-सरलता से; ८ सह +ईल ( प्रत्य० )- 
घाथी; सुदेल (अ०) एक तारे का नाम (अगध्य )। सहे ८ सहन-आगन । सांभी ८ संध्या; 
“ सज्जा-मंदिर के सामने की सजावट । 'सांवरे/ श्यामल। सांवा < श्यामक सांवा चावल। 
सामर्थी 2 सामर्थ्य | सिल्‍लू ८ शिला उंछ, पटिया; ८ विलीबल्ला (देश०)-मूले | सीरे ८ शीतल - 
सुष्त | सुंदर, सुन्दा ८ सुन्दर । सुघर ८ सुध्रट - सुन्दर | सुचित 2 सु+ चित्त - निश्चित । सुचेतर<्‌ 
सु + चेतसू - सतक। सुढाल ८. सुडौल <सु + डौल (हिं०)-सुन्दर । सुद्ई, सुद्न < सूधा< शुद्ध सीधा; < 
सूदन -- नाशक । सुद्ध < शुदू--सीधा, पवित्र | सुधने, सुशुआ, सुवैया < शुद्ध-सीधा । सुधार ८ सु + 
ढार (हिं०)। सुनकी ८ सु+नाक (नक्र) या नख, सुन्दर नाक या नखवाला, <सूनिक - मांस 
बेचनेवाला; < शौनक ऋषि; < शौनिक्र-कठाई । सुनहरा<स्वर्णं। सुबेदा« सु+वेद - अच्छा 


३५७० श्रमिधान श्रमुशीलन 


शानी;<सूबेदार (फा०)। उभई८ शोभा, शुभ। सुरदे<स॒ु०+रद्‌ - (दांत); <सुहत्‌ - मित्र । 
सुरफू < सुफला ८ सुलभा -(खुलफा) गांजा | सुरहले< सुरहर < सरल -सीधा ऊपर की ओर गया 
हुश्रा | सुलायक< सु + लायक (अ० )। सुल्हड़ (विल्हड़ का अनु०) सुलभा, सुलक्षण । सुहावन< 
शोभन - सुन्दर । सूखा ८ शुष्क-अनावृष्टि, पतला दुबला; < सूक < शुक्र - एक भह; ८ सूका ८ 
सपादक - चवज्नी | सूरू, सूरे< सूर, शूर - अंधा, वीर | सैकू (मैकू का अनु ०)-सस॒राल में उत्पन्न । 
सोंधी, सोंधू<सुगंध; <: सौध (भवन) | सोंपी ८ सॉंपन<सप्र्पण -पालने के लिए. किसी को सोंपा या 
दिया हुआ; < सिपुद-(फा०) | सोंफी < शत पुष्पा - सोंफ के रंग का; < सूफी (अ०) सूफी सम्प्रदाय | 
सोखन < शोषण - सुखाना, नाश करना | सोता, सोतिम < लोत पानी का सोता या सुप्तावस्था | सौखी < 
शौक-लालसा । स्थारू < सियार < शगाल-गीदड़ । स्वार्थ < स्वार्थ | हंगन, हंगू (अनु०) हंगनोरी में 
जन्म । हंडुल <: हंडा < भांडक हंडा सा पेट्बाला | हंसमुख < हंस + मुख-प्रसन्न बदन | दत्ती, हत्थी, 
हत्थू < हस्तिन-हाथी, हथिया नक्षत्र; < हस्त-हाथ, हरक < हष; हर + क (प्रत्य०) नाशक। हरदिया < 
हरिद्रा-हल्दी; ८ हरदेव । हरवर < हड़बड॒ (अनु०)-जल्दी ! हरहंगी < हड (अ्रस्थि)। अंगी-दुबला, 
पतला, हर + हांगी (स्वीकृति); < शरभंग-एक ऋषि | हलकू, हलके < लघुक- हलका, <; हलक (अ्र०)- 
गांवों का समूह | हानी < द्वानि । हिल्‍ला < हल्ला (अनु०) शोर । हुण्डी < ९/हुड्‌-उगाहना । 


विजातीय शब्द तथा उनके अथ 


अजायब (अ०)-विलक्षण | श्रदालत (अ्र०)-न्यायालय | अ्रफीमी < अ्फ्यूनी (फा०) | अव्वल 
(अ०) प्रथम, श्रेष्ठ । अमल घारी, < अमल (अ०) नशेबाज | अलगरज (अ्र०) निश्चित | आफत 
(फा०)-आ्रपत्ति | आलू < आलु (शाक) या < आला-(अ०) श्रेष्ठ । इकराम (अ्र०)-डपहार, पारितो- 
बिक । इलाका (अ्र०)-कई गाँवों की जमीदारी। उजबक (तु०)-तातारियों की एक जाति, मूल, 
डजड्ड । उम्दा (अ०) उत्तम | ऊदा € ऊर (अर), < काबूद (फा०)-बैगनी ! कंपन < कैंप (अ०) 
छावनी । कहल, कद्दी, कद्दू, कद (श्र०) ऊँचाई, <: कद्दी (अ०) हठी। कबजा (आअ०)-अधिकार | 
कलंदर <. कलंदूर (अ०) फकीर | काबिज (अ०)-अधिकार प्रात । कायम (अ०)-स्थापित | कुकई < 
कोक (तु०)-गुलाबी मलक लिए नीला रंग | कुल्लन, कुल्लन, < काकुल (फा०)-बालों की लर८ं। कोंचा 
< कूंचा (फा०)-गली, कूंचा, कोका, कोकी (दे० कुकई) | खिलपत < खिलवत (अ०)-एकांत स्थान | 
खुन्ना, खुन्नी, खुन्नू , खून (फा०)-हत्यारा, खून सा लाल | खुश (फा०) | खुशमन < खुश (फा०) 
के मन-प्रसन्‍्न चित्त । खुशवंत < खुश (फा०)+ बंत (प्रत्यय)-प्रसन्‍न | खब (फ०)-अक्रच्छा । खरा <_ 
जद्रि-कत्थई रघ्च । लौनी ( दे० जुन्ना ), ख्याली (फा)-ध्यानी | गहर < गदर (अ्र० )- विद्रोह | 
गफलू < गफलत (अ०)-असावधान | गबर, गबरी, गबरू, गब्बू < गब्बर (फा०)-घमंडी | गुरबत < गुबंत 
(अ०)-निर्धनता । गुलजारी < गुलजार (फा०)-वाटिका | गुलफाम (फा० ) एक फूल। गुलबदन 
(फा०) बहुमूल्य रेशमी वद्ध, फूल सी कोमल काया | गुलराज, गुलवंत (फरा० )। गुलशन (फा०)- 
उद्यान । गोसू < गोशा (फा०) कोना | चिम्मन < चमन (फा०)-बाग | चिलम (फा०) तम्बाकू पीने 
का पात्र | जबरू,जबला, जब्बा, जब्बार, <जवर (फा०)-बली। जमान < जवान (फा०)-तरुण | 
जिनसी < जिंस (फा०) गल्ला, अन्न । जिरई <_ जिरह, जुरह (अ०) तकरार, <_ जेर (फा०)-तंग किया 
गया । जिलई < जिला (अ०)-प्रां, < जेल (अ०)। जु गड़, जुगी< जुनून (फा०)-भक्की | जुलफ < 
जुदफ (फा०) काकुल, बुलबुलियाँ । जोवर (फा०) बलवान | जौम <जोम (श्र ०)जोश, आवेश | 
. ठेनी <अइनी (अ०)-नन्‍्हा | डबलू < डबल (अं० »दुहदरा, मोद्र | डिगरी < डिकरी (आं०) | यीपू < 
/ डिपो (आं०)-मंडार, गोदाम । तनारू < तनाजा (श्र०) झगड़ा | तब्बा < ताब (फा०) शक्ति। तलफ, 
'+अकरीद (अ०) नष्ट। तहसील (अ०) छोटी कचहरी | ताक, ताबुका (अ०)। 


व्यंग्य ३५१ 


तुरन 2 तरर्य (फा०) अनोखा । तुफानी (अ०)<तूफान-बखेड़िया। तेजी < तेज (फा०)-तीक्षण, 
महंगा । दंगल, दंगली (फा०)-कंगड़ालू | दखल (अ०) अधिकार | दलेल - ड्रिल (अं०)। दावा 
(अ०) अधिकार | दिमाग (अ०) मस्तिष्क | दिलखुल, दिलवदन, दिलभर, दिलमन, दिलमोहन, 
दिलराज, दिलवंत, दिलबर, दिलसुल, दिला-दिलावर मे दिल (फा०) | दीदार (फा०) दर्शन |नगद ८. 
नकद (अ०)। नजरी ८ नजर (आ०) दृष्टि । नढर (फा०) । निकई, निक्‍्का, < नेक (फा०)-अच्छा | 
निगाही, निंगाहू, ८ निगाह (फा०) दृष्टि | नेक, नेक (फा०)। नौनिहाल (फा०)-बच्चा। नौबहार 
(फा०)-नवबसंत । नौसे<नौशा (फा०)-दुल्हा। न्यादर<नादिर (फा०)-अश्रद्धितीय । पहलवान 
(फा०)-मल्ल | पुच३<.पोच <पून (फा०)-निर्वल। पेचूपेच (का०)-छुल । पेशी<पेश(फा०) 
आगे, मेट | पोपी < पोष (अं*)-रोस का बड़ा पुजारी | पोशाकी८ पोशाक ,फा०)-परिधान (डुर्बलता 
का भात) । पोस्ती.पोस्त (फा०) आलसी | फदारी (फा०-कगढ़ालू | फुटबाल (अं०)-गेंद सा फूला 
हुआ | बगई, वरगे <बाग (फा०) | बजरी<!बाजार 'फा०) | बहरी (अ०)-समुद्री । बह्यली (फा०)- 
स्वस्थ, प्रसन्न। बाग (फा>)। बाजारी (फा०)। बुनियाद (फा०)-नींब । बुलंद (फ०)-ऊँचा। 
बोतल <! बाटत (अं०)। मनसूब। (अ०) मुक्ति, विचार । मस्त (फा०) मतवाला, घमंडी | महल (अ०) । 
मिजाजी (अ०)-घमंडी । मिज्जा <मित्राजी (अ०)। मुसाफिर (अ०)-पथिक | मुहकम (अ०) दृढ़, 
पक्का । मुहलत<मोहलत अ०)-अवकाश । मोहकम<मुहकम (अ०)-पकका | मौजी, मौजू< मौज 
(अ्र०)-उमग | रंगवाज<:रंग + बाज (फा० प्रत्यय०) रौनक (अ्र०-शोभा। लंगड़, लंगड़ी<लंग 
(फा०)-लंगढ़ा । लगर; <ल बट; < लंघतह-नटखट, धृष्ठ; < लंगर (पं०)--सदावते । लश्करी (फा०)- 
छावनी | लायक (अ०) - योग्य | शरबती 2शबंत (अर०)- पीला मिला हुआ हल्का हरा रंग | 
शरपन <(शरीफ (अ्र०)-सज्जन । शेरा “शेर (फा०) सिंह । शैतान (अ०)-दुष्ट | शौकत, शौकी < शौक 
(आ० )-व्यसन, चार | सदर, सदरी (आ०)-बड़े हकिम के रहने का स्थान) सफरी (आ०)-यात्रा 
सम्बंधी | सरबती-(दे० शरबती) | सवारू <'सबार (फा०) | सिताब (फा०) तुरंत । सुब्बन, सुब्बा<! 
सूबा <:सूबः (अ०) किसी देश का भाग । सुरफू<सुलफा (फा०) | सुलायक< सु (सं०) प्रत्यय) +- 
ज्ञायक (अ०) | सूधा (दे० छु६्बन) सेंखू८ शेली (फा०)-गर्व, अहंकार, आत्म श्लाघा। हलकू, 
हलके _हलका (श्र०) कई गाँवों का समूह। हबेल< हबेली-प्रासाद । हुनर (फा०)-कला । 
होशियार (फा०)-बुद्धिमान, निपुण । 


मूल के विशेष शब्दों की व्याख्या 


कायम--स्थापित --पहली संतान के मरने के बाद पैदा होने से वंस को स्थापित करने- 
वाला हुआ । 

कुकई -कूका नामक नानकपंथी सम्पदाव । कोका रंग का | 

कुकरिया--(१) कुकुर दंत--वह दांत जो साधारण दांतों के अतिरिक्त नीचे को आडा 
निकलता है, जिएसे श्रोठ कुछ ऊपर उठ जाता है। (२) कुक्‍्कुर--यहुवंशी अंधकराज का पुत्र । 

कुभुन-- १) (क्वणित)--बच्चे के रोने का शब्द । (२) कोण--छुप्पर का | कोना | 

कुज्नंजन (कुरंजन)--चित्त को खेद पहुँचानेवाला । 

कोड़ा (कोढ़ा)--गोबर इकट्ठा करने के लिए बाड़ा जहाँ चौपाये बाँघे जाते हैं (२)-- 
कौड़ा--अलाव | 

खंजन--( १) (खंज) लंगढ़ा (?) खंजन पन्षी | 

गंसीर--शिप्रा नदी की सहायक गंभीरा । 


३५२ श्रमिधान श्रनुशीलन 


गंभू--(१) गझ्ुआर जिसका मुंडन न हुआ ही, (२) गरभीर, (३) गब्भा (फारती)--रुई 
भरा गदा | 

गहर--गदर (अरबी)--उपद्रव, बलवा | सन्‌ १८४७ का गदर | 

गहन, गहनी--(१) जंगल, (२) अहण लगने का समय, (३) गहना या आभूषण, 
(४) गंभीर । 

गौर--गोबर का शिवलिड् । गोरा रंग । 

घुटई--(घोट)--चठ । 

चित्तरसिह - भीरु । 

चिनगी--नटठ के खाथ का लडका जो बातचीत में बडा चतुर होता हैं | 

चिल्मसिह--अ्रघिक हुकका पीने की तल । कुछ लोगो में तम्बाकू पीने का व्यसन है। 

जट्नन--(१) जठाधारी, (२) जटना, ठगना, (३) जाट । 

जरबंधन--बंश के अनुक्रम को जीवित रखनेवाला | 

जल्लाहुल -- १) जलमय, (२) (जोलाहल), (३) क्रेश्वर के पास जलाहल देवी | 

जायसी--मलिक मुहम्मद जायसी | जायत का रहनेत्राला । 

जिंदा--जिंदा बाबा का मेला घुसिया (जालोन!) में पूस की पूर्णिमा को होता है | 

जिह्ासिह--वकवादी, चयेर । 

जुग, जु गड़--मनमीजी | 

मभमई--(समाम)--घोखा कपट | 

मिलंगी, मिल्लू--मिलमन-पतला, हुवेल (२) ( मिलली ) आज का जाला, भील के पास 
उत्पन्न । 

ऊुनकू, भुज्ना--(१) नूपुर या पैजनी का शब्द (२) खिलीना या चहना (३) कुन एक 
छोटी चिड़िया । 

मोरोी--मोर भराडा, (२) पेड़ों या फ्राडियों का समूह या कुज | 

ठुन टुन, टुन टुनियाँ--हन इनियाँ एक प्रकार का छोय तोता जिसकी च्रोंच पीली और 
गला वैगनी रंग का होता है । 

टुक्‍की--हकडा--ऐसा अंध विश्वास है कि जिसके बच्चे जीते नहीं वह श्रपने बच्चे को 
अपने किसी संबन्धी के यहाँ भेज देता है जो इन नामों से संबोधित होता है। क्योंकि वह 
दूसरे की रोटी के इकड़ों पर जीवन निर्वाह करता है। 


तब्बा--(१) (तबना) क्रोध से लाल होना-(२) (तवा)-एक प्रकार की लाल मिट्टी (३) 
रोटी सेकने का लोहे का बेतन जो अपने काले पन के लिए, प्रतिहँ है, (४) (तबान) मोटा-बलवान । 

ताँतिया--वांत के समान पतला (देखिए बीर पूजा में तांतिया टोपी) । 

तुरी, तुरेन--(१) (वर) अरहर का का खेत (२) नगाड़ा । 

तेजी--(१) स्वभाव का तेज (२) मँँहगी (३) तीन कन्याओं के बाद उत्पन्न पुत्र तीणाया 
तेंतरा कहलाता है जो माता पिता तथा बहिनों के लिए अनिष्टकर होता है | 

थम्मन--वबंश के अनुक्रम को जीवित रखने वाला, स्तम्भव नामक तांभिक किया । 
|. थावर--(१) पव॑त (२) बैठने वाला, अचंचल (३) शनिवार । 
कल घला, ध॒ एके रंग का कुछ काला, मंद्दृष्टि | 

कक इलभ-(२) (नोहरा)-पशुओं की लम्बी कोठरी, सार । 


न 9 





ष्येग्य ३५३ 


नोती--( १) (न्यौता)-निमंत्रण(२) (नौरता) नौरात्र में उत्पन्न । 

प्गरोपन--वंश के अनुक्रम को स्थिर रखनेवाला | 

पधइया--( १)-चौपायों को बांधने की रस्सी-२) पगाह (फारसी) यात्रा करने का समय, 
प्रात:काल । (३)-५चैया-गाँव गाँव घूम-घूमकर बेचनेवाला व्यापारी | 

पटकन--(१) (पटक) तंबू-(२) पटकना-गिराना । 

पतंगी--( १) अधिक पतंग उडानेवाला-२) पतंग की तरह हलका, (३) पतंगी रह्ढ । 

पोप, पोपी--(१) ईसाइयों के कैथोलिक सम्प्रदाय के प्रघान गुरु जो इटली की राजधानी 
अर रह (२)-स्वामी दयानंद ने व्यंग्य से पंडित पुजारियों के लिए पोप शब्द का प्रयोग किया 

३)॥ पुष्प 
भूमिका सिंह--दूसरा भेप धारण करना, बनावटी भेष । 


श मौनी --(१) मौनी बाबा ।* (२) जैनियों के मौनधारी साधु मुनि (३) ब न्देलखण्ड के ब्ती 
मीनिए । 


रोजी--( १) (रोज) रोना-(२) जीविका-वह जिसके सहारे भोजन बद्च प्राप्त हो। (३)-रौजा- 
बाग-४)-नवरोज में उत्पन्न । 

लत्ती--(१) लात फेकनेवाला-(२) (लत) दुब्यंसनी (३) (लतरी) केराव- एक अन्न (४) 
लत्ता-फटा वस्र। (५) एक देवी । 

लबतू--(१) (लवित्र) हसिया-(२) (लवन) मलमास । 

लबरू--१) भ्ूठ-२) (लवन) मलमास (३) (लवारू) बच्चा । 

सहवीर--(१) दुःख सहन में जो बीर हो गुणवाचक-(२) भाई के खाथ उब्बन्न श्रर्थात्‌ युग्म 
(३) सह--अगहन मास-(४)-महादेव के गण | 

सुनकी--( १) (छुनकी) सुन्दर नाक वाला-(२) (सुनखी)-अच्छे नलवाला-(३) शौनक ऋषि | 

घ--गोण शब्द्‌ू-- 

(१) वगोत्मक--राय, साहु, सिंह, सिनहा | 

(२) सम्मानाथंक-- 

(अ) आदरसूचक--जी, बाबू । 

(आ) उपाधिसूचक--राजा | 

(३) सक्तिपरक--अ्रानंद, करण, कुमार, शुन, चंद, जीत, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, 
नाथ, नारायण, पत, पाल, प्रसाद, बक्स, बहादुर, भाई, भैया, मन, मल, राज, राम, राय, लाल, 
बललम, विहारी, शरण, सहाय, सेन । 

४--विशेष नामों की व्याख्या 

अजगरसिंह--ब्यंग्य के अतिरिक्त इससे एक धामिक भावना भी प्रगट होती है। नागों में 
श्रेष्ठ अरथात्‌ शेष भगवान | 

अधिकलाल--(१) अधिकांगी--किसी-किसी बच्चे के अ्रंगुली या दांत संख्या से अधिक 
हो जाता है जैसे छंंगू । 

(२) अधिक तिथि--अधिक तिथि सौर वर्ष पूरा करने में लि: जोड़ी जाती है। बच्चे के 
जन्‍म दिन की ओर संकेत करता है । 

(३) अधिक मास--मलमास-जो सौर वर्ष पूरा करने के लिए जोड़ा जाता है। सम्भवतः 
बच्चा मलमास में हुआ हो । 


) मौर्न सर्वा्थंशाधकम । 
४५, 





३५४ ग्रभिधान अनुशीलन 


(४) नौ महीने से अ्रधिक समय में उत्पन्न हुआ हो । 

(५) विशेष, प्रधान (काकु से व्यंग्य । 

अनूपकिशोर--(१) अ्रनूप--(अनोखा) बच्चे के रूप, आकृति, स्वभाव अथवा णुणों में 
अनोखापन होने से यह नाम पड़ा । 

(२) अनूपशहर (बुलंदशहर) में उत्पन्न हुआ हो । 

(३) वह स्थान जहाँ जल अधिक हो अ्रनूप कहलाता है । जन्म के स्थान की ओर संकेत 
करता है । 

(४) ब्रज तथा मऊ (मालवा) को भी अनूप कहते हैं । 

(४) अनुपम | 

(६) गोस्वामी, अनूप गिरि उपनाम हिम्मतबहादुर । 

ऊधमपालसिह, ऊधम सिंह--व्यंग्य के अतिरिक्त रूथम उद्धव का विकृत रूप प्रतीत होता 
है। काश्मीर में माधोपुर के निकट ऊध्रमपुर भी है। उन दोनो नगरों की सन्निकय्ता ने ही मेरा 
ध्यान उद्धव की ओर आकर्षित किया था। देशभक्त ऊपमतिंह ने इगलेंड में जि पान ताला बाग 
में गोली चलानेवाले कर्नल डायर को मारा था । 

कंगाली चरण--जन्म परिस्थिति के अतिरिक्त यह भक्त भावना का भी सूचक है। कब्नाली 
(कंस काली) देवी का मंदिर कंकाली टीले पर मथुरा के पात्त पथित है। उसे देवकी की कन्या 
समझकर कंत ने मारना चाहा था। परन्तु वह उसके हाथ से छुथ्कर आकाश को चली गई थो। 

कुटिलसिह, कुटलू--व्यंग्य के अतिरिक्त श्रन्य भावना भी इनसे प्रगट होती है। 
कुटिला--(१) सरस्वती नदी (२) राधिका की ननद (३) पाव॑ती को बड़ी बहन (४) कुप्ल--छान- 
छुप्पर (अन्धविश्वास) । 

खुरमल्लो राम--देहाती बोलचाल में कमी कभी मनुष्य के पैरों को खुर कह दिया करते 
हैं । इसलिए, खुरमल्लो का अर्थ हुआ पैर फेंकनेवाला, यह बच्चे के स्वभाव का सूचक है। खुरमा- 
छुहारा, एक मिठाई । 

चतुरसेन--व्यंग्य के अतिरिक्त इसमें ये भावनाएं भी सन्निहित हैं । 
बे | १) चतुर (प्रवीण) है सेना जिसकी, (२) जिसके पास चतुरंगिणी (हाथी, घोड़े, रथ, पैदल) 

हे 
चतुरी नारायण--कृष्ण का भी वाचक है । 
चनकीसिंह, चनखीसिंह--चनक--चना के श्रर्थ में भी आता है। इससे चना से तौलने 

का अन्धविश्वात प्रकट होता है (चाणक्य) | 

चमनगोपाल--स्थान के साथ-साथ इसमें कृष्ण के प्रति भक्ति-भावना भी पाई जाती है। 

छुटंकीराम--व्यंग्य के अतिरिक्त यह नाम इस कथा की ओर भी संकेत करता है। जब 
गोपियाँ यशोदा से कृष्ण की माखन चोरी का उलहना देने लगीं तब नंदरानी ने छोटे बड़े पत्थर 
जे छुटंकी, हे पसेरी) लाकर सामने रख दिये ओर उनसे माखन दही तौल तौलकर ले जाने के 

० कहा 

डलमीरसिंह--कश्मीर की प्रसिद्ध भील डल जिप्के तट पर शालिधार, निशात आदि 
प्रसिद्ध मुगल सप्रायें के भश्य उद्यान स्थित हैं। श्रीनगर भी इसी कील के चारों ओर बसा हुआ 
है। चतुर्दिक उच्च प्रत-मालाशों से आबुत है | 


) जञाको खायो सोई लेजाओोरी। 
: गारी संत दीजो मो गरीबिती को जाओरी' ॥ 


व्यंग्य शेप 


द्वीपनारायण-- शिशु जन्म स्थान के श्रतिरिक्त यह नाम व्यास द्वेपायन की ओर भी संकेत 
करता है क्योंकि वह भी एक द्वीप पर उत्पन्न हुए थे । 

धारासिंह-- इस नाम से ये तीन भावनाएं व्यंज्ित होती हैं :-- 

(१) किसी नदी की धारा के निकट जन्म हुआ हो | 

(२) उत्पत्ति के समय मुसलाधार वर्षा हो रही हो । 

(३) धारा नगरी का सिह अर्थात्‌ राजा भोज, जिसके सप्रय में संस्कृत साहित्य तथा कबियों 
का विशेष उत्कष रहा । 

धघुनमुनदास--( १) कुछ मनुष्यों में शब्द को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर धुन की 
निरर्थक आवृत्ति प्रतीत होती हे अतः घुनमुन का अर्थ घुनिवाला अर्थात्‌ मौजी हुआ । 

(२) कल्पना से घुनि मुनि मानकर घुनिवाला मुनि अर्थ भी ले तकते हैं। 

धूम बहादुर--धूमसिह-- धूम को धूम्र का अपश्रंश मानने से निम्नलिखित श्रर्थ प्राप्त 
होते हैं :--- 

(१) धूम्रवर्णी अर्थात्‌ धुए के रंग का। 

(२) धूम्र >> शिव । 

(३) धूम्रा - पावती इस प्रकार इन दोनों नामों का अर्थ शिव हुआ | 

(४) देखिए ऋषियुनि प्रवृत्ति में धूमऋषि । 

(५) जन्मकाल की धूमधाम की ओर भी संकेत करता है । 

नंगे दास--नंगा शब्द दिगंबर शिव के लिए भी व्यंग्य है ।'* 

नहरदेव--यह नाम किसी स्थानीय नहर के किनारे के देवता का भी सूचक है। सम्मव 
है सज्ञी नहर के तठ पर पैदा हुआ हो | 


नाहरसिंहू---यह उपाधिसूचक नाम वीरता का बोधक है। तिंह सार्थक होने से इसका 
अर्थ हुआ सिंहों में श्रेष्ठ | 

प्रगटसिंह--प्रगट प्रसिद्ध तथा प्रादुर्भाव के अर्थ में आता है। यह नाम प्रह्माद तथा 
हिरिण्यकशिपु की कथा की श्रोर संकेत करता है। इसमें विष्णु भगवान्‌ दइ॒सिंह के रूप में प्रकट 
हुए थे | 

प्रवेशचंद्र--चंद्रोदय के समय पुत्र की उत्पत्ति का सूचक है। 

प्रवेश नारायश--नारायण का प्रवेश अथवा नारायण के भक्त का प्रवेश या पहुँच । 

बागुर राम--यह नाम राम की उस स्थिति का निर्देश करता है जब वह मेघनाद की 
नागफाँध में बढ्ध थे । 


' हँसि-हँसि भाजें देखि दूलह दिगम्बर को, 
पाहुनि जे आें हिमाचल के जछाह में। 

कहे 'पद्माकर' सु काहू सों कहे को कहा, 
जोई जहाँ देखें सो हँसेई तहाँ राह में॥ 

मगन  भयेऊ हेँसे नगन महेस टाढ़े, 
ओरे हेँसे येऊ हँसि-हँसि के उमाह में। 

सीस पर गंगा हँसे भुजनि भुजंगा हँसे, 
दास द्वी को दंगा भयो नंगा के विवाह में | 

(जगद्विनोद, पद्माकर पंचाम्रत ॥६६८) 


३२३४६ अभिधान अनुशीलन 


बीचपालसिंह--यह नाम अन्य अर्थों का भी निर्देश करता है। वीचि का अर्थ लहर तथा 
किरण होता है| अ्रतः डउपलक्षणा से यह दोनों समुद्र तथा रर्य के वाचक हैं| इसलिए वीचपाल का 
अर्थ हुआ वरुण तथा शिव। बीच मेंमले के अर्थ में प्रयुक्त डुआ प्रतीत होता है | 

भूड़देव--(१) भूड़ बालू मिली हुई भूमि यथा भूड़ बरेली--स्थानसूचक व्यंग्य ! 

(२) भूड़ देव कोई स्थानीय देवता जिसकी मनौती से पुत्र॒जन्म हुआ (अधविश्वास) । 

भौंरीलाल--(१ ) भ्रमर की तरह काले रंग का | 

(२) बालों के चक्र को भँवरी फहते हैं। 

संथनप्रसाद (१) यह नाम जन्म समय की किसी दुर्घटना की ओर निर्देश करता है। 

(२) समुद्र-मंथन से चतुदंश रनों की प्राप्ति हुई, उन्हीं के सहश अमूल्य तथा उपयोगी | 

(३) मंथान--शिव के श्रर्थ में आता है जो नाश करनेवाले हैं । 

मजनूलाल--(१) पागल, दीवाना, अति दुब ल मनुष्य । 

(२) प्रेमी |” 

विजयासिनंद्न--यह किसी विजयोत्सव के ह्ष की सूचना देता है। 

विजया--हुर्गा, विजयादशमी आदि तिथियों, इससे धार्मिक प्रश्त्ति का सुचक हुआ | 

विद्युतकुमार--शक्ति की एक मूर्ति का नाम विद्यूत्‌ गौरी है। समभव है यह नाम 
जैन देवता तडितकुमार की ओर संकेत करता हो । 

सप्पू--इस संबन्ध में एक कहानी प्रसिद्द है |२ 

सेकूलाल--(१) सैकू सैका से बना प्रतीत होता है | जिसका अर्थ घड़ा है। पीपल के पेड 
में सब देवताओं का वास बतलाया जाता है और शनिवार के दिन अपनी बहन दरिद्रा से मिलने 
के लिए लक्त्मी जी उसके पास आती हैं | ध्राय: मनुष्य विविध कामनाओं से पीपल पर जल चढ़ाया 
करते हैं। कोई-कोई जल का घट भी बॉ देते हैं। कदाचित्‌ पुत्र कामना से यह घट बाँधा गया हो । 

(२) एक पंडित ने सैकू का अर्थ समुराल में पैदा हुआ बतलाया जो मैकू का अनुकरण 
प्रतीत होता है। 

(३२) सेकुवा एक प्रकार की बढ्ढीं को भी कहते हैं। 

(४) धान के अर्थ में सेकुरी शब्द आता है जो अंधविश्वास का व्यंजक है। 


४--समीक्षण 


अंधविश्वास के तुल्य यह प्रकरण भी अ्रत्यंत रोचक है | दोनों का आधार शिक्षा का अ्रभाव 


एवं संस्कृति का भिथ्या रूप है। अतएव दोनों का प्रचार प्रायः अशिक्षित तथा अशिष्ट निम्नस्तर के 
नल लक नम ल 


 सजनू अरब के एक सरदार का पुत्र था। उसका असली नाम कायस था । वह देला 
नाम की कन्या पर आसक्त हों गया और जब उसने सुना कि उसका विवाद दूसरे के साथ हो जायगा 
तो वह उसके वियोग में पागल हो गया । इसीलिये भेस-वियोगी को व्यंग्य से मजनू कहते हैं । 

+ एक दिन एक सूख देहाती को मार्ग में एक सर्प सिला तो उसमे पूछा “कोभ॑वान” । 
इस शिष्टाचार के उत्तर सें सर्प ने कहा “सप्पोड्ह! (देहाती ने रेफ अधिक बोला था इसलिए सर्प 
को रेफ लोप करना पढ़ा) देद्दाती ने फिर प्रश्न किया “रेफः क्ररतः” सर्प ने उत्तर दिया “तबमुखे”' । 

 बैचारा भूख सर्प की इस वाफपहुता से अध्यंत लज्जित हुआ । 


व्यंग्य ३५७ 


समाज में ही सीमित है, इसी हेतु दोनों प्रवृत्तियों में बिकृत शब्दों की रुंख्या प्रचुर है और गौण शब्द 
श्रल्प रंख्यक हैं। इन समता के साथ दोनों में एक विषमता भी दिखलाई दे रही है। प्रथम में 
अप्रिय तथा कुत्सित शब्द होते हुए. भी एक मंगलमयी भावना सन्निहित रहती है, द्वितीय में 
विषाक्त कद्ृक्ति तथा उपहास का पुट रहता है। अंधविश्वास की अपेक्षा इसमें यह विशेषता और है 
कि ऐसे नाम बडी आयु में भी पड जाते हैं। शनेः शनेः मनुष्य उनके वासस्‍्तबिक नामों को भूल 
जाते हैं | इसके विपरीत, अंधविश्वास के नाम केवल बचपन में हीं सम्भव हो सकते हैं, श्रेष्ठ शब्द 
भी काकु से विरोधी अर्थ की अमिव्यंजना करता है। अन्धविश्वास का दु्नसिंह अशुभ शब्द होते 
हुए भी शुभाशी का सन्देश देता है, किन्तु व्यंग्य का खुजान भी श्रच्छा नहीं, क्‍योंकि इसमें एक 
कुटिल भावना कार्य कर रही है | व्यंग्य व्यक्ति के शरीर, चरित्र ग्रथवा जीवन की विलक्षणता व्यक्त 
करता है, यह अभिव्यंजना प्रियाप्रिय दोनों प्रकार के शब्दों द्वारा होती है। इस बृहदाख्यावली में 
व्यंग्य के तीन भेद दिखलाई देते हैं। 

(१) शारीरिक व्यंग्य जिनमें रूपाकृति के नाम सम्मिलित हैं, रूप के अन्तर्गत सौंदर्य एवं वर्ण 
का समावेश रहता दै। समानघर्मी पुष्पादि पदार्थों से भी यह काम लिया जाता है। अंगों का 
न्यूनाधिक्य ग्रथवा वैकल्प अमिव्यंजक नाम आकृति से सम्बन्ध रखते हैं। दोर्बल्य, स्थुलता, खब॑त्व, 
विशालतादि काया के गुण सम्बन्धी नाम भी इसी प्रकार के व्यंग्य के अंग हैं। इसके उदाहरण 
गोरेलाल, छंंगामल, नाठे, विशाल, सूरे, मिनकू, खूनी आदि हैं | 

(२) चारित्यिक व्यंग्य उन नामों में पाया जाता है जो मनुष्य के स्वभाव, गुण, मनोंविकार 
तथा अन्य भाव-मावनाश्रों से सम्बन्धित होते हैँ | इस प्रकार के नामों के पड़ने का कारण यह होता 
है कि मानव-प्रकृति अथवा प्रवृत्ति मर्यादा का उल्लंघन कर किसी एक ओर ही विशेष आसक्ति 
प्रदर्शित करती है | चिलमर्सिंह हुकका का प्रेमी है । इक्से उसका स्वभाव प्रकट होता है। किसी 
वस्तु विशेष में स्वभावतः श्रत्यधिक अमभिरुचि होने से ऐसे नाम रख लिये जाते हैं। मान गुण होने 
से अतीत के नामों की आध्त्ति भी हो जाया करती है। दुर्वासा क्रोध के प्रतीक हैँ, तो नारद कलह- 
प्रियता की प्रतिमा | इसी हेतु क्रोधी पुरुष को दुर्वासा या परशुराम कहने लगते हैं और कलहकारी को 
नारद या माहिल । कभी कभी ताहक प्रकृति वाले जीव जन्तुओं पर भी ऐसे नाम रख लिये जाते हैं । 
लोभड़ी की चालाकी प्रसिद्ध है तो शरगाल की भीरुता | इन्हीं गुणों के कारण व्यक्तियों के नाम उन 
जानवरों पर रख लिये जाते हैं | गप्प हाँकनेवाला गप्पी और शेली मारनेवाला शेलू के नाम से पुकारे 
जाते हैं। उपहासमूलक विरोधी गुणों का आरोप करने से कथोपभ्यास के विचिन्न पात्रों का सर्जन 
होता है। कायर को तीसमारखाँ तथा दुबंल को सींकिया पहलवान ऐसे नामों के नमूने हैं। नाटक 
का विदृषक इसी प्रेरणा का फल दहै। मानसिक वृत्तियों की पुनः-पुनः त्वरातृत्ति होने से वे एक प्रकार 
से नितव्यत्व का रूप धारण कर लेती हैं| इसीलिए खुशदिल, हंसमुल आदि नाम पढ़ जाते हैं। इसी 
प्रकार अन्य भाव-भावनाओं से श्रमिनव अमिधानों का आविर्भाव होता है । 


(३) तृतीय प्रकार का व्यंग्य स्वतः मानव जीवन से सम्बन्ध रखता है। देश, काल, घटना, 
परिस्थिति आदि से सम्बद्ध होने के कारण उनका मनुष्य पर अत्यन्त प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पूर्णतः 
नहीं तो अंशतः अवश्य परिस्थितियों का दास होता है। देश, काल तथा घटना के अतिरिक्त उसके 
कार्य कल्लाप भी एक जाल गस्तुत करते रहते हैं। निर्दिष्ट देश-काल के विशिष्ट नाम तो स्मारक 
प्रवृत्ति में प्रवृष्ट हो चुके हैं | यहाँ केवल अनिश्चित देश काल से सम्बन्ध रखनेवाले नाम ही लिखे 
गये हैं। आँगन में उत्पन्न पुत्र अगना कहलाता है, तो उजाले में जन्मा उजियारी लाल या अऑजोरे 
राम नाम से पुकारा जाता है। जन्म के समय नेग के लिए दाई के भांगड़ने से कगड़ू या जंजाली 
नाम पड़े | 


श्प८ श्रभिधान अ्रनुशीलन 


नामों की गणना के विचार से ब्यंग्य का प्रवृत्तियों में सबप्रथम स्थान है। इसकी एक 
विशेषता यह है कि मूल शब्दों की श्रपेज्ञा पूरक शब्द अत्यन्त न्यून हैं | इसके दो कारण हो सकते 
हैं, (१) अधिकांश नाम बिना सहायक शब्दों के ही प्रयुक्त हुए हैं। (२) एक ही पूरक शब्द की 
अनेक बार आ्रवत्ति हुई है | इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इतने मूलशब्द किसी अन्य प्रवृति में 
नहीं पाये जाते। इसका अभिप्राय यह है कि मूल शब्द की आवृत्ति नाममात्र को ही हुई है। अतः 
इसमें नवीन नामों की संख्या अधिक है | तत्समों की अपेक्षा इसमें तद्भव या विकसित रूप ही प्रचुर 
मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं, यह इसकी चतुर्थ विशेषता है। बहिरंग एवं अंतरंग दृष्थियों से व्यंग्य में 
शरीर-विज्ञान, मनोविशान, मानव विज्ञान आदि अनेक विज्ञानों का समावेश पाया जाता है; इनके 
अतिरिक्त भारतीयों के लोक-व्यवहार कौशल वाम्वैद्गध्य, व्युत्पन्नमतित्व आदि की अभिव्यंजना इन 
नामों से स्पष्ट हो रहा है। अमूर्त भाव भावनाओं को साकार एवं सजीव करने में इनकी आओप- 
चारिक बुद्ठि अत्यन्त प्रखर एवं प्रवीण दिखलाई देती है। मूर्लता के लिए लक्ष्मी-वाहन उल्लू , 
शीतला-वाहन गर्दम तथा भोले बाबा का नादिया (वृषभ) लोक प्रसिद्ध हैं। 

अनधिकारी पुरुषों के उपाधिमुलक नामों पर भी व्यंग्य का रंग चढ़ जाता है। डाकू, लुटेरा 
और श्रत्याचारी र्नाकर रत्नाकर न था। वाल्मीकि होने पर ही वह सच्चा र्नाकर हुआ। 

व्यंग्य के अनेक भेदोपमेदों के पचड़े में न पड़ उससे सम्बन्धित कुछ अ्रन्य बातों का उल्लेख 
कर देना ही अल॑ होगा । 

व्यंग्य का मुख्य धर्म चिढ़ाना है जिसमें तीन प्रकार की भावनाएँ” पाई जाती हें--(१) 
सुधार की, (२) विनोद को (३) या परपीड़ा या वेदना की । पहले में ढु्गूणों या दोषों को दूर करने 
का प्रयत्न किया जाता है। क्ुटकऊ, खिल्लो आदि नामों में सुधार की भावना काम करती दिखलाई 
देती है। द्वितीय में विनोद की भावना से चिढ़ानेवाले और चिढ़नेवाले दोनो पक्ष को आनंद मिलता 
है। इस गणना में वे मनुष्य आते हैं जो किसी उद्देश्य से चिढ़ते हैं| उनकी चिढ् कृत्रिम होती है | 
कोई-कोई भक्त अपने इशष्टदेव के नाम से दिखाने के लिए चिढ़ने लगते हैं ताकि बार-बार अपने आराध्य 
देव का नाम कानों में पड़ता रहे । वस्तुतः वह अपने मन में बहुत प्रसन्न होता हैं। रवींद्र बाबू का 
भंगभक्त दरवान शोभाराम बनावटी क्रोध दिखलाने के लिए बालकों के पीछे डंडा लेकर दौड़ता है 
जब वे चुपचाप उसके कान में 'राघे श्याम' कह कर भाग जाते हैं। बालक उसके बनावटी चिढ़ने 
से खुश होते हैं ओर उसका हृदय भी अपने भगवान्‌ का नाम सुनकर गद्गद हो जाता है। कुछ 
दिनों में शोभाराम का नाम ही राघेश्याम हो जायगा । तीसरा दल उन लोगों का होता है जिनके 
शरीर, स्वभाव, चरित, विश्वास, रुचि आदि में कुछ वेचित्रय होता है जिसका उल्लेख करने से 
उन्हें मानसिक बेदना होती है जो मुँकलाहट, क्रोध, पीड़ा आदि शारीरिक क्रियाश्रों अर्थात्‌ श्रनुभावों 
में रूपांतरित होने लगती है | यह सच्चा चिदना है। कुछ लोगों को बेंगन, करेला, कद्दू आ्रादि से 
इतनी घृणा हो जाती है कि वे उसका नाभ सुनते ही मारने को दौड़ने लगते हैं। अंत में वे बेंगन, 
करेला या चिद्नेवाली अन्य वस्तु के व्यंग्य नाम से ही कुख्यात हो जाते हैं। तकिया कलाम 
(सखुन तकिया) भी व्यंग्य का रूप घारण कर लेता है। “जो का तुमारे साब' क्षमा कीजिए, “भगवान 
तुम्हारा भला करे”, जो है सो या 'त्मके' आदि अनेक प्रचलित तकिया कलाम हैं। एक व्यक्ति 
का एक ही तकिया कलाम द्वोता है जिसे वह बातचीत में बार-बार इहराता जाता है| अंत में वही 
उसका व्यंग्य नाम बन जाता है । 


"जैसे भगवान की लीलाएँ एक से एक निराज्ी होती हैं वेसे ही भक्तों की भावनाएँ भी 
पक से एक अनोखी होती हैं। रास के एक भक्त ने अपने घर का नामकरण “निबंल के 
बल राम? किया है | 


व्यंग्य शैप है 


खर-खर, धुन घुना, भक भक, इन दनियाँ जैसे ध्वन्यात्मक नाम; अंगूठा राम, अनारदे, 
रम्पेल-ह्टल्टिज-किन ( रिप्रणा०८) 50]0-टांत )” जैसे बच्चों की कहानियों के नाम और काला 
पहाड़, अंगुलिमाल* आदि ऐतिहासिक नाम व्यंग्य के रंग में डूबे हुए हैं । 

प्रहसनो, उपन्यासों और कहानियों में प्रयुक्त लतखोरी लाल, ढठोलक राम, चौपट चरण, 
गबड़आ आदि विषय के अनुकूल मनगढ़ंत व्यंग्य नाम हैं। संस्कृत नाथ्कों के विदृषक; अंग्रेजी 
राजद्रबारो के कलाउन ( ८०7 ) या कोर्ट जेश्टर ( ००५६ ]०४८४ )$ सरकसों के जोकर 
(]०८८४ ) ; महफिलों के मसखरे तथा रासधारियों के मनसुखे केवल रमोहीपक व्यंग्य नामधारी 
ही होते हैं । 

लाल बुककड, गोबर गनेस, ठपोरसंख, शेखचिल्ली, तीसमारखाँ जैसे परम्परा से प्रचलित 
व्यंग्याव्मक नाम श्रेणी विशेष के विशिष्ट गुणों के प्रतीक से बन गये हैं । 

किन्नर, किंशुक जैसे प्रश्नमूलक व्यक्तिवाचक नाम व्यंग्यात्मक ही समझना चाहिए । 

सामान्य मनुष्य ही नहीं देवता भी व्यंग्य के रंग से नहीं बचने पाये हैं। छंगुरी की तरह 
उनमें भी व्यंबक, चतुभु ज, पण्तु्ल, सहतनथन आरि व्यंग्य नाम प्रचलित हैं। एक एक देव के 
कई कई व्यंग्य नाम देखे गये हैं। कृष्ण के रणओर, दामोदरादि; शिव के भोले बाबा, दिंगम्बरादि; 
गणेश के लम्बोद्र, वक्रतुंडादि व्यंग्य नाम हैं। हनुमान और वामन भी व्यंग्य ही हैं। ऋषि-मुनियों 
में भी कुकर, उलूक, कुक्ुटादि प्रसिद्ध हैं। 


९ ल्‍रनन+० करके, ९०३+७३+मैके >ाकमकपाज के 3>५०%+४-47३6-+-का-आ++के-+त सै+जनककनन+ कक... कलम >या.ध82.3-39/ा०/प०१७ ५3333०५9। कनन सा ॥-ाकाओ-न कान अब .तपरकल्‍क- ॥नतक, 


१ [॥6 00९5 ६76 809 (76७77. 
एपा09०-5४।६४७-४६ं। 48 779 ए08॥76. 


(रानी नहीं जानती कि मेरा नाम “रम्पेलस्टिल्टज-किन' है) आनंद की उर्मंगों से भरा 
हुश्ला एक बौना देव जंगल के एकाँत में ऊपर का गीत गा-गाकर नाच रहा था । रानी के गुप्तचरों ने, 
जो उसके नाम की खोज में थे, महत्व में जाकर यह बात रानी को सुनाई तो वह समर गई कि यह 
वही जंगली बौना देव है जो उसके पुत्र को लेना चाहता है, दूसरे दिन बौना देव राजकुमार को 
तने आया | रानी ने उसका गुप्त नाम बतला दिया। प्रतिज्ञाबद्ध बौंने को राजकुमार के बिना ही 
लौटना पड़ा | 

गुप्त नाम की एक अन्य कहानी भी बच्चों की उस्तकों में मिलती है--एक निरदंयी डाकू 
झपने प्रत्येक कैदी से अपना गुप्त नाम पूछा करता था । जो नहीं बतला पाते थे वे बेचारे जान से मार 
दिये जाते थे । 

२ अंगुलिमाल एक भ्रत्याचारी डाकू था जो मलुध्यों की अंगुलियों की माला पहना करता 
था | अंत में वह बुद्ध के उपदेश से बौढ-भिद्ठ बच गया । 


३3 १ 
हिन्दी नामो' में भारतीय संस्क्रति 
संस्कृति के कुछ अंग 


धम 

दशन 

सामाजिक जीवन 
राजनीतिक प्रगति 
इतिहास 
शासन-तन्त्र 
साहित्य 

ललित कलाएँ 
विज्ञान 
प्रकृति-पेंम 
भौगोलिक परिज्ञान 


भारतीय संस्कृति 


प्रस्तुत अमभिधानों में मारतीय संस्कृति के अनेक रूपों का आभास दृष्टिगोचर हो रहा है 
जिससे यह प्रकट होता है कि उसका स्वरूप परमोज्वल, पवित्र एवं मनोमोहक है। वैदिक युग से 
लेकर आज तक सहस्त्रों वर्षों से उसकी एक अविन्छिन्न तथा अविरल घारा प्रवाहित हो रही है। इस 
अमरता के मूल हेतु आयों की आस्तिक भावनाएँ, सात्विक शुण एवं आदर्श चरित्र हैं। जीवन का 
कोई ऐसा काय-क्षेत्र नहीं, जिसमें उसके पुरुष-पंगवों के महान्‌ व्यक्तित्व की मुद्रा न दिखलाई देती 
हो | ऐसा जान पड़ता है कि अपनी जीवंत शक्ति की अमिवृद्धि करने तथा उसे चिरस्थायित्व देने के 
लिए आय-हिन्दू संस्क्ृति अपने में अन्य संस्क्ृतियों का समावेश भी समय-समय पर करती रहती है। 
इन नामों में धर्म-द्शन की दिव्यता, कलाशओं की कमनीयता, साहित्य की सुप्रमा, ज्ञान-विज्ञान की 
विलक्षणता आदि सस्क्ृति के अनेक रम्य रूपों का समाहार प्रत्यक्ष हो रहा है। समाहार में समन्वय 
है, समन्वय में सौंदर्य है। 

इन नामों से तत्कालीन संस्कृति के विविध अंगों की रूपरेखा इस प्रकार प्राप्त होती है। 


धर्म 

धामिक नामो की बहत्‌ संख्या ( लगभग ७४ प्रतिशत ) से भारत के इस गदेश में धर्म की 
प्रधानता दिखलाई दे रही है। इस वातावरण के कारण मनुष्यों ' के समस्त कृत्यों, विचारों, मनोभावों 
तथा भावनाओ्रों में धम की एक अतर्धारा प्रवाहित हो रही है। उनके प्रत्येक संकल्प-विकल्प 
में धर्म का एक पुट इृष्टि-गोचर होता है जो; उनकी सत्य निष्ठा, पूर्ण आस्था एवं दृढ़विश्वास का 
व्यंजक हे | 

नाम गणना के अनुसार १६२१३ नामों में से ८०२३ नाम देव संबंधी हैं। इससे स्पष्ट है 
कि लगमग ५० प्रतिशत भारतीय देग-देवियों में श्रद्धा-मक्ति रखते हैं। इस संकलन मे देवों के तीन 
प्रकार के नामों का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ी संख्या हिन्दू देवताओं के नामों की है। कुछ 
तीथंकरों के नाम भी सम्मिलित हैं । बहुत ही अल्प संख्या बुद्ध के नामों से सम्बन्ध रखती है | इससे 
हिन्दू , जैन तथा बौद्ध इन तीन बड़े-बड़े धर्मों का प्रभाव देश में परिलक्तषित हो रहा है । 


निराकार ईश्वर के अतिरिक्त जनता में चिदेव, पचदेव, लोकपाल, अवतार आदि अनेक देवो 
तथा पावती, लद्मी, सरस्वती आ्रादि अनेक देवियों की पूजा भी प्रचलित दिखलाई देती है। इससे 
यहाँ के मनुष्यों की अभिरुचि बहुदेववाद की ओर भझ्ुक्की हुईं प्रतीत होती है | हिन्दुओं की आराधना 
के दो रूप यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। (१) निशु ए--निराकार ब्रह्मोपासना अर्थात्‌ परापूजा तथा 
(२) सगुण--साकार देवाचना शअ्रर्थात्‌ बैधी पूजा। 

ब्रह्मोपासना--परापूजा मानसिक आराधना है जिसमें न कोई बाह्य उपचार है, न कोई 
आहइंबर। ब्रह्म के अवाड्मनसगोचर होने के कारण उसकी उपासना का क्षेत्र बहुत द्वी सीमित एवं 
संकुचित दिखलाई दे रहा है। कतिपय विद्वानों, वेदांतियों, निग्गुणी संतों तथा आर्य समाज आदि 
कुछ आधुनिक संस्थाओं में ही इसका विशेष प्रचार दृष्टिगोचर हो रहा है। ईश्वर के विषय में उन 
लोगों की धारणा है कि वह सर्व व्यापक, सब्ज, सवशक्तिमान्‌ आदि अनन्त णुणों से युक्त निराकार 
एवं निर्विकार है। सृश्टि-रचना, प्रजापालनादि उसके मुख्य कार्य हैं। वह स्वभाव से दयालु, न्‍्याय- 
कारी आदि लक्षणोपेत है । परमात्मा चेतन्य, शञानी तथा आनन्द-स्वरूप भी है। इस प्रकार ईश्वर 
के घशुण, कम, स्वभाव तथा स्वरूप का सम्यक्‌ परिचय इन नामों से प्राप्त दो रहा है। वेदों में उसे 


२६४ अमभिधान अनुशीलन 


प्रणव के नाम से अमिहित किया गया है। प्रणब के व्यक्तिगत नामों से परोवरीयस ओम संज्ञा 
विशेष लोक-प्रिय दिखलाई दे रही है | संत-समाज में ईश्वर के संबंध में दो भावनाएँ और प्रचलित 
हैं| पहली सेव्य-सेवक संबंधी सेवा-धम की भावना है जो साहब, हजूर, मालिक आदि नामों से व्यक्त 
हो रही है | प्रियतम, बालम, दूल्हा आदि नामों से माधुर्यरस की दूसरी भावना व्यंजित हो रही है । 
कदाचित्‌ ये दोनों भावनाएँ सूफीमत के प्रभाव का परिणाम हो अथवा उपनि पद का कोई मंत्र इस 
प्रेरणा के मूल में रहा हो । 

देव पूजा--प्रतिकूल परिस्थिति, अनुपयुक्त पर्यावरण एवं कष्टसाध्य होने के कारण बहुत 
थोडे से ही मनुष्यों का मन इस अनौपचारिक मानसिक आराधना में संलग्न दिखलाई दे रहा है। 
सर्वेसाधारण में वैधी पूजा ही विशेष रुचिकर प्रतीत होती है | सगुण-साकार -देव-पूजा के अंतर्गत अनेक 
प्रकार के देव सम्मिलित दिखलाई दे रहे है। अधिकांश मनुष्य त्रिदेवों एवं पंचदेवों में आसक्ति 
रखते हैं। कुछ लोकपालों के श्र डालु भी मालूम होते हैं। अवतारों में रामहृप्ण के + क्तों की 
संख्या अत्यधिक दृष्टिगोचर हो रही है। प्रतिमा-पूजन जनता में अधिक प्रिय प्रतीत होता है। ये 
लोग नदियों में भी बड़ी निष्ठा रखते हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व॑ आ्रादि अनेक प्रकार की छोटी-छोटी देव- 
योनियों में भी इनकी आस्था पाई जाती है। इनके अतिरिक्त निम्नश्रेणी के कुछ अशिक्षित लोगों में 
भूत-प्रेत, पीरों-फकीरों तथा कबरों की मान्यता भी दिखलाई देती है। मुख्य-मुख्य देवों का नामों से पाप 
परिचय नीचे दिया जाता है | 

मेहा--उसकी उत्पत्ति विष्णु के नामिस्थ कमल से हुईं है। त्रिदेवो में त्र्मा सबसे ज्येष्ठ 
माना गया है उत्के चार मुख हैं, सरस्वती उसकी ख्र है | सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार, काम- 
देव तथा नारद उसके मुख्य मानत्ष-पुत्र हैं । हंस उसका वाहन है। वह मनुष्यों के भाग्य का विधाता 
है तथा सृष्टि की रचना करता है। बह्मा की उपासना निराकार तथा साकार दोनों ही रूपों में 
व्यक्त हो रही है । 

विष्णु--विष्णु के स्वरूप, कार्य-कलाप, शुण एवं चरित्र सम्बन्धी अ्रमिव्यंजना इन नामों में 
पर्यात रूप से पाई जाती है | राजिव-लोचन हरि का रूप सुन्दर तथा सौम्य है। चारों हाथों में शंख 


"हायता करना, अवतार लेकर अथछुरों को मारन , दुष्टों का दमन, भक्तों की रक्षा तथा विश्व का 
जन करना आदि बैकुंठ वासी विष्णु के अनेक कार्य हैं । लोक-हितैषिता की भावना के कारण 
हरि का नाम बहुत प्रिय हो गया प्रतीत होता है, विष्णु की पूजा निराकार, सुराकार तथा नराकार 
तीनों रूपों में की जाती है । 

शिव--विष्णु के सदश महेश का भी तहत झुछ इतिइत्त इन नामों से प्राप्त हो जाता है। शिव 
के तीन नेत्र तथा पंच मुख हैं । जगाओं में गंगा, ललाट पर चन्द्रमा, हृदय पर भुजग, नीलाभ कट 
में मुण्डमाला, गौर वर्ण शरीर पर भस्म, कटि में मेखला, एक हाथ में त्रिशुल तथा दूसरे में डमरू 
शोमित हैं। महादेव का परिवार अत्यन्त शक्तिशाली है। उसकी पत्नी आदिशक्ति महामाया पार्वती 
है जो नाना रूपों और नाना नामों से दुद्वंपं देत्यों का दलन करती है। उसका बडा पुत्र स्वामिकातिं- 
केय देवताओं का सेनानी है । इंसरा पुत्र लखोदर-गजानन गणेश है जो विश्नहर तथा विन्नकर दो 
विरोधी गुणों के कारण परोवरीणदेव माना जाता है। महेश के गुणों में जैसी बहुलता है बैसी ही 
कार्यों' में भी बहुरूपता एवं विधुलता दिखलाई दे रही है । ब्रह्मा के सहश शिव की पूजा भी निरा- 
शर तथा घुराकार दोनों रूपों में प्रचलित है। 


धर्म ३६५, 


इंद्र-लोकपालों में इद का कुछ विशेष परिचय मिलता है। बह स्वर्ग का राजा तथा देवों 
का अधिनायक है। उसकी स्त्री शची तथा पुत्र जयंत हैं । वह वज्र से अपने शन्नुओं का संहार करता 
है, कुवेर उसका कोपपाल है। जलदेव, वरुण, अग्नि, मरत, कामदेव आदि अनेक देवता उसकी सभा 
में रहते हैं, इहस्पति देवों का गुरु है । 

सूर्य--सर्य की गणना पंच देवों में की जाती है । वह ग्रहो का स्वामी मामा जाता है। यम, 
यमुना, अश्विनीकुमार तथा शनि उसकी सतान हैं | वह प्रकाश तथा उष्णता का खोत है | 


चंद्र---चंद्र नक्षत्रों का अधिपति है। रोहिणी उसकी स्री है । उसके पुत्र का नाम बुध है। 

हिंदुओं में विष्णु के अवतारो को विशेष मान्यता दी गई है--इन अवबतारो में मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम तथा लीला पुरुषोत्तम कृष्ण मुख्य अवतार हैं। 

शम--कां जन्म अयोध्या में राजा दशरथ तथा कौशल्या के यहाँ हुआ | यह चार भाई ये । 
कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शच्रुन्न उत्पन्न हुए। राम लक्ष्मण दोनो माइयों ने विश्या- 
मित्र से धनुविद्या सीखी॥। जनक-नंदिनी सीता के साथ कौशल्या-नदन का परिणय हुआ | अपने 
अनतन्य सेवक पवन के अवतार हनुमान की सहायता से राघव ने रावण आदि असुरों का विनाश 
कियां | सीता के लंव॑ ओर कुश दो पुत्र हुए । लोकसम्रही शुणों के कारण राम का नाम अत्यन्त प्रिय 
हो गया है | भगवान राम की पूजा तीनो रूपो में प्रचलित दिखलाई देती है। निराकार रूप में बह 
साक्षात्‌ ब्रह्म है, सुराकार रूप में विष्णु तथा नराकार रूप में अवतारी राजा राम। रामराज्य स्वर्ण- 
युग का प्रतिनिधि माना गया है । 


कृष्णु--प्रस्तुत नामों में ऋष्ण की अत्येक अवस्था का सम्यक्‌ चित्रण अकित हुआ है। बच- 
पन की बाल-लीलाए, तारुण्य की अटखेलियाँ तथा बृद्धावस्था के गम्भीर उपदेश--सभी कुछ व्यक्त 
हो रहे हैं। कृष्ण के माता-पिता का नाम देवकी-वसुदेव हैं। श्रजमोहन का प्रारंभिक लालन-पालना 
नंदयशोदा के घर हुआ | बढ़े भाई का नाम बलराम है। रानियों में रुक्मिणी तथा सत्यभामा मुख्य 
हैं| व'मुदेव के पुत्र तथा पौत्र का नाम क्रमशः प्रद्यम्न तथा अनिरुद्ध है। गोपियों मे राधा का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। गोपान के जीवन की भॉकी नामों के द्वारा त्ज के जन-जीवन में दिखलाई 
दे रही है। कस आदि बड़े-बड़े असुरो को बचपन में ही मारकर मधुसूदन ने अ्रपनी महत्ता का परिन्वय 
दिया तथा गीता का उपदेश दे शान्ति की वर्षा की। विष्णु का अ्रवतार होने के क'रण राम के सहश 
कृष्ण की भी तीनों रूपों में अचेना की जाती है । 


गंगा--अद्यद्भबव श्रर्थात्‌ निराकार ब्रह्म का नीराकार रूप होने के कारण गंगा को अन्य नदियों 
की अपेज्ञा अत्यधिक महत्व दिया गया है। भगीरथ की तपस्या के कारण सुर-सरिता गंगा स्वर्ग से 
शअवतरित हो इस भूलोक में आई । चिरकाल तक शिव की जटश्नों में खेलती रही | वहाँ से प्रवा- 
हिंत हो जह॑ के आश्रम में पहुँची, ऋषि ने उसका आचमन कर लिया । भगीरथ की प्रार्थना पर 
जह ने उसे फिर से मुक्त कर दिया। गंगा सागर में पहुँचकर सगर के साठ हजार मृत पुत्रों का 
उद्धार किया । 

हनुमान --अंजना तथा केसरी के पत्र हनुमान को पवन का अवतार माना गया है। संकट- 
मोचन होने के कारण जनता में बजरगब्ली की पूजा का बड़ा प्रचार दिखलाई देता है । 

मूर्ति पूजा--देवाचना के अतिरिक्त हिंदुओं में प्रतिमा-पूजन का भी व्यापक रूप दिखल ई 
दे रहा है। पचदेवों, रामकृष्णदि अबतारों तथा अन्य देव-देवियों के स्वणं, मणि, प्रस्तरादि निर्मित 
देव-विग्रहों--चलाचल मूर्तियों का पूजन किया जाता है। अडेनारी-नटेश्वरादि यवयुग्म या हरशुंकरी 


३६६ अ्रमिधान अनुशीलन 


मूर्तियों के आधार पर गौरीशंकर, राधा कृष्ण, सीताराम आदि युस्म नामों का श्री गणेश 
हुआ होगा | 
अन्य देवों का विवरण तत्संबंधी प्रवत्तियों के अध्ययन में दिया गया है । 


उपयुक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान हिन्दू-जनता में भगवान के निराकार, 
छुराकार एवं नराकार इन तीनों रूपों की पूजा का तिधान प्रचलित है। निराकार रूप में ब्रह्म, सुराकार 
रूप में ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देव तथा नराकार रूप में राम कृष्णादि अवतार अहण होते हैं | बहु. 
देववादी होते हुए भी वह देवो को एक ही सचा के विभिन्न रूप समझती हे अ्रथवा उस परम सत्ता 
तक पहुँचने के लिए उन्हें सोपान-साधन मानती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने इष्टदेव का पूजन 
करता है, अपनी समस्त कामनाएँ उसी के सम्मुख रखता है, अपने हृदय के उद्गारों को उसी के आगे 
खोलवा है, अन्य देवों में भी वह शभ्रद्धा-भक्ति रखता है; उन्हें भी वह मान्यता की दृष्टि से देखता है 
ओर साथ ही ईश्वर के अस्तित्व में भी उसका दृढ़ विश्वास रहता है। इस प्रकार उसकी बहुरूपता में 
भी एकरूपता भझलकती है। नाना देवों के पूजन से उद्भूत प्रतिदंद्विता हरिहर, रामकझृष्ण, शिव- 
गोविदादि देव युग्म नामों से दूर करने की चेष्टा को गई है। भिन्न-भिन्न देवों में सामंजस्प् स्थापित 
करने के लिए यह समभादना की मनोबृत्ति ही दिववलाई देती है। अनेकता में एकता तथा एकता में 
अनेकता हिंदू धरम के इस रहस्य का उद्घाटन इन नामों से स्पष्ठ हो रहा है । 


धर्म सम्प्रदाय-पंथादि--तीन प्रकार के धामिक नामों से हिन्दू, जैन तथा बौद्ध इन तीन 
भारतीय धर्मों का पता चलता है। सनातन हिदू-धर्म के ये तीन रूप परिलक्षित हो रहे हैं--(१) 
वैदिक--इसमें आये समाज तथा राजा राममोहनराय के ब्राह्मसमाज की गणना की जा सकती है। 
निगुंण ब्रह्माराधना तथा वेदादि सच्छात्रों में निष्ठा--इन दो बातों का उसमें विशेष प्रचार देखा जाता 
है। आएयों में यश्ञ को भी महत्ता दी गई है। उनके विशेष शब्द है--ओम, 'वेद, यज्ञ, आर्य, 
सत्यादि | (२) पौराणिक--यह अनेकशाखा-उपशाखाओं में दिखलाई देता है | पंच देवों से पाँच 
सम्प्रदाय प्रचलित हुए. | वैष्णव धर्म का तो स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त शंकर, रामा- 
नुज, माधव, निम्वाक, वल्लभादि ने भी-अनेक वादों-मार्गों (मतों) को जन्म दिया। देवों में भक्ति 
भावना, वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रमों में श्रद्धा, पुराणादि ग्रंथों में आस्था; पर्वादि की मान्यता, अवतार, 
मूर्ति पूजा तथा तीथ्थों में निष्ठा जातिमेद, छुआछूत, करमफल, स्वर्गादि में विश्वास आदि हिंदूधर्म के 
अनेक मूलतत्व इन नामों से उदभासित हो रहे हैं । 


विष्णु के परिवार तथा अवतार सम्बन्धी नामों की संख्या का योग ३६७७ है। शिय एवं 
ठसके पुत्र-कलन्न सम्बन्धी नामों की संख्या का योग २६६७ है। इस न्यूनाधिक संख्या की दृष्टि से 
जनता में वैष्णव धम का विशेष प्रभाव सिद्ध होता है। 


(३) पांथिक--गोरख, नानक, कबीर, दादू आदि अनेक संत-साधकों के नामों पर गोरखपंथी, 
सिक्‍्ख, कबीर पंथी, दादू पंथी आदि नाना प्रकार के पंथ देश में प्रचलित हो गये हैं। उनमें कुछ 
निगुंण पंथी हैं, कुछ सुगुण साकार देवों के उपासका निगुण पंथों की विशेषता, सतनाम, सतणुरु, शब्द, 
सुरति, हुकम, अनहृद, नामादि पारिमाषिक शब्दों से व्यक्त हो रही है। सिक्‍खों के अमृत, राहत, 
पंच प्यारे आदि शब्द-विशेष हैं। 

जैनधम के प्रवतक जिन माने जाते हैं | जैनियों के देवता तीथेकर कहलाते हैं। ऋषभदेव से 
लेकर महावीर तक अनेक तीर्थंकरों के नाम इस संकलन में विद्यमान हैं। परमेष्ठी, सूरि, मुनि आदि 


शब्दों से जेनधम की विशेषता प्रकट होती है। बुद्ध के नाम बौद्ध की ओर संकेत कर रहे हैं | भिन्नु 
शब्द इस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है । 


धरम ३२६७ 


कुछ विजातीय शब्द इसलाम तथा ईसाई धर्म की ओर भी संकेत करते हैं । 


तीर्थ--दीर्थ संबंधी नामों की बड़ी संख्या से यह ज्ञात होता है कि जनता में इनकी बडी 
महत्ता है। चार घाम तथा सप्तपुरी के अतिरिक्त अनेक छोठे-बड़े तीथों का उल्लेख मिलता है। 
भारतवर्ष के मानचित्र से पता चलता है कि देश का कोई माग इनसे रिक्त नहीं है। अतः तीर्थ यात्रा 
के ब्याज से सम्पूर्ण भारत-अ्रमण का लाभ भी होता रहा होगा | इनकी स्थिति से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ये आयः सरिताओ के घपुलिनपर, समुद्र के वेट पर तथा पव॑तों की घाटियों में अवस्थित 
हैं| इन पुण्य-स्थलों का सम्बन्ध विशेषतः रामइझष्ण, विष्णु, शिव, पार्वती आदि देवों से रहता है । 
कुछ तीर्थों का सम्बन्ध धर्म-गुरुओं के जन्म स्थान, निर्वाण-क्षेत्र तथा उनके जीवन परक घटना-स्थलों 
से भी रहता हैं। जैन, सिकख तथा बौद्ध तीथों के नाम भी पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं । 

मंगल-अनुष्ठान--शारी रिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास एवं आत्मिक उत्कर्ष के लिए इन 
लोगो में नाना प्रकार के मज्ञल-अनुप्ठान प्रचलित दिखलाई दे रहे हैं। नित्य, नैमित्तिक तथा 
वार्षिक यज्ञ-्यागादि बेदिक कर्मकराड में कुछ लोगो की अनुरक्ति है, तो कुछ की पर्वोत्सवों में | ब्रत, 
पे, उत्सव, जयती, लीला, मे ता आदि अनेक प्रकार के अनुष्ठान मनाने की प्रवृत्ति जनता में पाई 
जाती है । इनके सामाजिक अनुष्ठानों में भो घार्मिकता का पुट रहता है। सुख, सौभाग्य, संतति, 
सम्पत्ति, स्त्र्गादि की प्राप्ति के लिए ये लोग जब्त रखते हैं, पर्वोत्सवों पर आनंद मनाते हैं। अनेक 
स्थानों पर सामाजिक तथा धार्मिक मेले भी लगाये जाते हैं | जन्माष्टमी, नवमी आदि पुश्य तिथियों 
पर कृष्ण, रामादि महापुरयों की जयतियाँ मनाई जाती हैं। अ्रवतारों के लीलामिनय में भी इनकी 
आसक्ति दिखलाई देती है। होलो, दिवाली, श्रावणी तथा विजयादशमी इनके मुख्य सामाजिक 
त्योहार हैं ओर शिवरात्रि, एकादशी आदि वेयक्तिक । पर्वो में सोभयती, अमावस्या, बाहुली (कार्तिक- 
पूर्णिमा ) तथा गंगा द्राहरा मुख्य हैं | कुंभ तथा सूर्ब-चंद्र-अहण भी पर्वों में ही सम्मिलित किये 
जाते हैं | इन नामो से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्व साधारण के जीवन में इन पर्वों 
का कितना अधिक मूल्य है। 


पूजा-उपचार--हिंदू धर्म में नवधामक्ति, एकादश आसक्तियों तथा षोडशोपचार का विशेष 
महत्व माना गया है । प्रस्तुत नामों से जिस प्रकार विभिन्न कोटि के देवो की ओर निर्देश किया गया 
है उसी प्रकार उनकी अचना के भी नाना विधान पाये जाते हैं । निर्गुण की उपासना केवल मनोयोग 
पर ही निर्भर रहती है, किन्तु सशुश-साकार की पूजा के लिए. नवधामक्ति आदि कुछ अन्य उपचार 
की भी आवश्यकता होती है। वेधी पूजा के ये विधान नामों में गोण प्रवृत्तियों से सम्यक्रूपेण व्यक्त 
हो रहे हैं । जन साधारण में श्रवण, कीर्तन, स्मरणादि नवधामक्ति का प्रचलन दिखलाई दे रहा है। 
ये लोग अपने उपास्य देव के रूप, लीला, प्रभाव, गुणादि पर-मुग्ध हो उसे पिता, पति, स्वामी अथवा 
सखा मानकर अपनी प्रेमासक्ति प्रकट करते हैं। आसन, अर्ध्य, धूप-दीप, फलफूलादि आतिथ्य की 
प्राय: समस्त सामग्री देवों के पोडशोपचार में प्रयुक्त की “जाती रही है। निमंत्रण से लेकर नौराजना 
तक के अनेक विधानों का उल्लेख इन नामों में पाया जाता :है । 

इनकी वैधी पूजा में अष्ठ द्रव्य का प्रयोग अ्रपना अमूल्य स्थान रखता है। प्रत्येक वस्तु 
किसी न किसी भावना का प्रतीक समझी जाती है। जल जन्मजरामरण से निबृत्ति देता है। चंदन 
से भवताप शांत होते हैं | अक्षय शुणों की प्राप्ति के लिए अक्षत सम्मिलित किये जाते हैं। फूलों से 
काम-वासना दूर होती है। नैवेद्य छुधातृत्ति करता है, दीपक मोह-अ्रंधकार निवारक है। अ्रष्ट 
करम-छुय के लिए धूपादि सुगंधित पदार्थों का व्यवद्यार करते हैं तथा फलों से मुक्ति-लाम माना 
गया है । 


रैद८ अभिधान अनुशीलन 


नामों के अनुसार हिन्दओं 
(नामों पर “"/पणशपप7+रू-+८----..... मो पर इनका कितना गहरा प्रभाव है कितना गहरा प्रभाव है 


































































































मास --अतिपदा | दितीया |तीया | चतुर्थी | पंचमी | पष्ठी | सामी | 
हा पिपदा ह्वितीया गा चतुर्थी | पंचमी | षष्ठी सप्तमी | अष्टमी 
मर 
फाग, तिलक मनोरथ, | मेष सतु- मोदन | अशोक 
चैत्र | आरोग्य, बालेंदु, | आशा आस श्री, कुमार | ब्रत भवानी 
विद्या्रत, | नेऋत्रत, | विनायक,!| क्राति, | सौभाग्य नाम, | दुर्गा 
नवरात्रि दोलनो- | गणेश सूर्य शीतला 
फूल डोल त्सव 
परशुराम गड्जा, 
जयंती,नर- कमल 
बैसाख नारायण, गणेश शीतला 
हयग्री 
जयन्ती 
सि 
४0 आए ४७४ ७७ ब<छ' शिवपूजा 
ज्येष्ठ क्‍ जयंती, | गणेश शीतला 
कल स्म्भा __ (बसौरा) 
आपषाद । । रथयात्रा गणेश ! ही कब आल व आई कै स्कन्द । सूर्य 
0+-न>नक कक मम कक...» तन >»+-म थमा > नमक कल । ज्स् 
ठकुराइन नाग- तुलसी 
श्रावण जयंती | सकट | पत्मी, जयन्ती | दुर्गा 
सुकत, कज तृ शीतला, | शिव कोटि 
__ ४ लीगौरी पञ्नमी कुमारी | 
कट, | ऋषि, | चन्द्र, । अक्षय 
भाद॒पद | मौन हरतालिका | बहुला, | मित्र, | हलषष्ठी, | ललिता कृष्ण, राधा 
। वरद | कजली, | भाई | चम्पा उमामहिश्वर 
अं फजि-+-तै शिवा, |_ 
जिउतितया व्रत 
आश्विन| अशोक ललिता | गणेश | शान्ति सरस्वती, | (जीवित 
कलश महालक्ष्मी | पृत्रिका) 
-_ | [दुर्गा अन्नपूर्ण 
कार्तिक | अन्नकूट | गोधन करक सूर्य | अहोई | अशोक, 
बलि पूजा | यम, वेनायकी राधा, गोप 
चित्रभुप्त 
_|* |'* हो 
मार्गशीर्ष क्‍ गणेश स्कन्द्‌ है अ॥ आय आओ ॥ मित्र भैरव 
पौष पौष |... | जा गणेश 
माघ | मी आ। सकट बसन्‍्त | मकर सूर्य 2 आओ] 
। सक्राति --. संक्राति | विधान विधान | 
|“। आ आग |  । 0०2 
! संक्रांति | जज भ”प॑णज---_-..0ह0ह0ह8ह जवन्ती _ जयन्ती 


टिप्पणी--मलमास में पुरुषोत्तम त्रत॑ 


धरम ३६६ 


के कुछ व्रत-पर्वोत्सवादि 
इस सारिणी से प्रत्यक्ष हो रहा है) 


छाए इश्क एए ही हर हरा पर आग + ४ ६ 
नवमी _| दशमी (एकादशी | ढ्वादशी | त्रयोदशी | चतुदशी | पूर्णिमा क्‍ अमावस्या 
| 






















































































































राम जन्म कामदा | महा- शिवरात्रि | हाटकेश्वर, | सत्यनारायण | वहित्रत 
कल्याणी वारुणी, | दमनकोत्सव केदार दशन हनुमानजयंती 
दर्शन क्‍ मदन मदन 
| 
चरिडिका, मोहनी मधुसूदन | कामदेव टिसिंह जयन्ती, वैसाखी 
जानकी- | 
जन्म 
विशिश लक, | ही 
ञ्मा गड़ा । भीमसेनी शिवरात्रि सोमवती 
दशहरा ः 
ल्‍ ल्‍ योगिनी जयंती शिवरात्रि अम्बिका बीए पुल हम 
श्रवण 
कामदा | दधि | शिवसत्रि रक्षा बंधन ऋषि तर्पण 
. आर | बी गा 
दशमी | जया, | वामन | शिवरात्रि | अनंत महालय [कुशोत्पादिनी 
अबतार | पञ्ना, 
_दशमी | भकूका।| | 
मातृ, दुर्गा | विजया | इंद्रि | प्मनाभ | शिवरात्रि | वराह जयंती|। शरद, । पितृविसर्जन 
ढेड़िया | आकाश द्वीप 
नरक बैकठ सोमवती, अन्न 
अक्षय | आशा [ र॑भा धन्व॑तरि जयंती| हरिहर पूजन| बराह जयती क्रूट, दिवाली 
प्रबोधनी धनतेरत | हनुमान लिपूजा,वीर 
शिवरात्रि । जयन्ती निर्वाण 
मोत्षादि 
गीता शिवणात्रि संक्रान्ति 
जयन्ती 
सफला सुप्मा | शिवरा 
जया शिवरात्रि मौनी 
विजया 
आमलकी| _ शिवरात्रि गा दोलिकाहहन ़़्््् 


उमर ०कंकक७क 4 क+- पैसन “लककीतल+& ५ तधानक-क व किक कप शत पक ८ फनी ननफल... जवान अकाप दाम+ ००३५० नमक 


४७ 


३७० अमिधान अनुशीलन 


अंध-विश्वास--धर्म के नाम पर अशिक्षित तथा अदंशिक्षित जन-साधारण में अंध- 
विश्वासमूलक कुछ रुढ़ियो ने भी जड़ जमा रखी है | लिया मुख्यतः बुढ़िया-पुराण के टोना-टोटका 
आदि जैसे उपचारों में प्रगाढ़ अद्धा रखती हैं। पिथ्याप्रतीति के कारण वे इन मूढ़ परम्पराओ्रों को 
पुत्र के जन्म तथा जीवन के अचूक साधन मानती हैं। पुत्र-लाम-लिप्सा तथा उसकी दीर्घायु की 
लालसा से लालायित पुत्र-कामा एवं मृतवत्सा ललनाएँ इन अंध रूढ़ियों को अमोघ राम-रक्षा-कबच 
ही समभती हैं| अंधविश्वास के इन नामों में अनेक रोचक अंतकथाएँ एवं प्रथाएँ. अंतर्हित रहती 
हैं जिनसे अनेक विचित्र लोकाचारों का परिचय मिलता है। जनता के लौकिक जीवन की ये अलौ- 
किक भांकियों हैं जिनके दर्शन देश में सर्वत्र ही हो जाते हैं। पश्चिम के घुरऊसिह में संरक्षक की 
जो हितेषणामनोबत्ति दिखलाई देती है वही पूत्त के कतवारू ( कूड़ा-ककट ) लाल, राजस्थान के 
कजोड़ा ( कचरा ) मल तथा दक्षिण के कुप्पू ( धूल ) स्वामी में भी सन्निहित है। यह अंधविश्वास 
इन नामों में तीन प्रकार से व्यक्त हो रहा है। नि मय 

के लाल, दुजनसिह, घसियां, गूस्डिया; चीलर मल, खुल्नी, जालिमसिंह आदि घृणा- 
सूचक दुर्नोमां से माता-पिता की पुत्र के प्रति अवज्ञ तथा उपेक्षा की मनोवृत्ति प्रकट होती है । 
ख--पुत्र को दी्घंजीबी बनाने के लिए उपेक्षा-मूलक ग्रथाओं में निम्न अंधरूढ़ियाँ 
मुख्य हैं | 

(१) अलगूराय, फेकूलिंह, लुटई, पड़ेलाल, डालचन्द आदि नामों में अलग करने की मनो- 
इत्ति पाई जाती है। इससे बच्चा को जच्चा से उथक्‌ कर भूमि पर रख दिया जाता है। 

(२) खचेरू, घसीटा, कढ़ेरा, आदि नामों से खींचने की प्रथा की ओर संकेत है। इसमें 
सद्योजात शिशु को किसी छितानी ( उथली डलिया ) में रखकर भूमि पर कुछ दूर खींचकर उसकी 
आयु बढ़ाई जाती है। 

(२) छेदीलाल, नकछेदी, कंछीलाल आदि नामों से छेदने का भाव व्यक्त होता है। जिस 
करवट से बच्चा धरती पर आता है उसी ओर उसका कान या नथुना छेद दिया जाता है | 

(४) वलाराम, जोखू आदि नाम इस बात के सूचक हैं कि नवजात बालक को कोदो, समा 
आदि किसी कदन्न से तौला गया है | 

(५) फेरूमल, बहोरीलाल, लौदूसिंह आदि नामों में किसी मान्य व्यक्ति या देवता को 
समर्पित पुत्र को पालनार्थ फेरने या वापस लेने की भावना है | 

(६) बदलू राम, पल दास आदि नामों से व्यक्त होता है कि दो माताओं ने आपस में एक 
दूसरे के पुत्र को बदल लिया है | किसी बस्तु से बदलने का भाव भी हो सकता है। 

(७) बेचेलाल, बेचन आदि नामों से पता चलता है कि संजी दमड़ी, छदाम, छुकोड़ी आदि 
स्वल्प मूल्य पर बेचा गया है। 

(८) मोल लेने की भावना मुलई, बिंसाहू, मोलकराम आदि नामों से व्यक्त होती है । जिन 
वस्तुओं से बेचत्रे या बदलते हैं उन्हीं से मोल भी ले सकते हैं । चवन्नीलाल चार आने में मोल 
लिया गया है।, 

(६) मन्नालाल, मन्नन, मानता प्रसाद आदि नामों में किसी नदी, देवयोनि, अत पर्व आदि 
की मनौती मानी गई है। 

(१०) किसी देवता या मान्य व्यक्ति को अर्पित किये हुए शिशु को पालनाथ फिर से भीख 


के रुप में माँग लिया जाता है | भगतू , मांगीलाल, माता भीख, आदि नाम इसके उदाहरण हैं। यह 
अथा फेरने की प्रथा के तुल्य ही है। 


ध्म ३७१ 


(११) नवजात शिशु का तुरन्त ही मुडन कर दिया जाता है। मूड़नदेव इसी प्रथा की 
व्यंजना करता है | 

(१२) म्तवत्सा माताएँ कमी-कभी अपने बच्चों को पालनार्थ अपने सम्बन्धियों को दे देती है। 
रहतू , पाली, टुकई, बुआलाल आदि नाम इसी धारणा के हेतु हैं । 


(१३) दाई का पुत्रोष्तत्ति के नेग के लिए. कगड़ना भी एक शुभ सशुन समझा जाता है | 
भगड्‌ , जंजाली, टंटू , फसादी, आफतिया आदि ऐसे ही नाम हैं । 

(ग) अंध विश्वास के अन्तर्गत कुछ अन्य भ्रांतिपूर्ण उपपत्तियाँ भी पुत्र को चिर-जीवन देने 
“क्षमता रखनेवाली समभी जाती हैं जिनका सम्बन्ध किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, बरत-पर्व, आशीर्वाद, 
प्रक्रिि ( उपचार ) आदि के नामों से रहता है । 

(१) वस्तु संबंधी उपपत्तियोँ डोरीलाल, मंडार्सिह, कोदई, अशर्फीलाल गंडारसिह, छीतरिया 
आ्रादि नामों से व्यक्त हो रही हैं। 

(२) जाहरिया, मदारीलाल, साधो, बैरागी, फकीरा हर्सू , आदि नाम पीर फकीर ओर 
साधुओं से सम्बन्ध रखते हैं | धुन-धुना जातिगत नाम है जो किसी धुनिया सयाने के उपचार की ओर 
संकेत करता है। 

(३) थानसिंह, दरगाहीलाल, बहराइची आदि नाम देवस्थानों की जारत करने से हुए है। 

(४) त्रत-पर्व, सम्बन्धी उपपत्तियों जिउतिया, जीत आदि सनन्‍्तति के हितार्थ ब्रत-पर्वों में 
द्खिलाई देती हैं । 

(५) अमृतसिह, चिरंजीलाल, सजीवन, खुमानसिह, जीवनदास, अमर बहादुर आदि नामों 
में आशीर्वादात्मक उपपत्ति है। गुरु नानक के आशीर्वाद ने मरदाना को अमर कर दिया। 

(६) प्रक्रियाएँ कुछ तात्रिक होती हैं, कुछ सामान्य । तांत्रिक अभिचारों में जंतर-मंतर 
( यंत्र-मंत्र ) जादू ठोना आदि मुख्य उपचार हैं। इनका सम्बन्ध कुरवानसिह, मेड, पारूसिह, बलि- 
करनसिह, डोरीसिह, टहलू , जंत्रीलाल आदि नामों से रहता है। 

अंधविश्वास भी वैष्णव धर्म के सहश सामान्य जनता में देशव्यापी हो रहा है | 

महात्मा--भारतीय प्रकृत्या गुण-आहक होता है उसकी यह गुण-ग्राहकता अथवा वीर पूजा को 
भावना महात्मा तथा महापरुषों के बहुसंख्यक नामों से व्यक्त हो रही है। ये महात्मा अपने आत्मसंयम, 
अगाध पांडित्य, नैतिकबल एवं परोपकारिता के कारण जनता में पूजनीय हो गये हैं। अनेक महात्माओ 
ने अपने गहन शान तथा अनुपम अनुभव को उत्कृष्ट ग्रंथों में संचित कर दिया है जो सदैव मनुष्य का 
पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं । इन पुण्यात्माओं की तीन श्रेणियाँ यहाँ पर इृष्टिगोचर हो रही हैं । 
कुछ अतीत के ऋषि-म्॒नि हैं जो सदगुणों के प्रतीक माने जाते हैं। कुछ मत-प्रवर्तक धमम शुरु हैं 
जिन्होंने सनातम धर्म के किसी एक अंग अ्रथवा अंश को लेकर या प्रचलित धर्म में ही कुछ सुधार 
अथवा परिवर्तन कर एक नया रूप दे दिया है। बहुत से अनुयायी अपने धर्म-गुरु को ईश्वर का 
अंश अथवा अबतार मानते हैं। वर्तमान युग के साधु-संत तथा गुरु तृतीय श्रेणी के महात्मा हैं 
जिनके सत्संग, प्रवचन-सदुपदेश तथा पुण्य दर्शन से जनता लाभान्वित होती है, इन ऋषि, मुनि, 
गुरु, साधु संतादि दिव्य पुरुषों के पवित्र नामों को स्मृति रूप से अपनाकर निष्ठाबान भक्त अपनी भद्धा- 
जलि अपंण कर रहे प्रतीत होते हैं । 

इस निखिल .भारतवर्षीय महात्माओं के सत्संग में युग-युग के सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो रहे 
हैं| प्राचीन थुग के ऋषि मुनियों में अन्रि, अंगिरा, वशिष्ठ आदि सत्तर्षि, दत्तात्रेय, |नारंद, शुकदेव 


३२७२ अभिधान अनुशीलन 


मुख्य हैं| अनसूया तथा गागीं दो ऋषि-पत्नियाँ भी सम्मिलित हैं। अ्रनेक ऋषि-म॒नियों का उल्लेख 
साहित्य प्रकरण में आगे किया गया है। धर्म-शुस्ओों में शंकर, वह्लभ, नानक, रामानन्द, कबीर, 
दयानन्द, गोरखनाथ के नाम उल्लेखनीय हैं । सन्त समाज में देश के सभी शआ्रान्‍्तों के प्रमुख साधु एक- | 
त्रित हैं। पंजाब के तेग बहादुर, गोविन्द्सिह आदि सिवखों के गुरू, रामतीथ, सन्त निह्यलसिह आदि; 
सिंध के सच्चल रवामी आदि; राजस्थान की मीराबाई; महाराष्ट्र के तुकाराम, रामदास, श्ञानदेव, 
नामदेव आदि दरिणि के त्यागराय, पुरंद्र आदि बगाल के चैतन्यदेव, रामकृष्ण, विवेकानंद, देवेन्द्र 
नाथ आदि; उत्तर के सूर, तुलसी, हरिदास आदि; इस रंघ की शोभा बढ़ा रहे हैं। भक्तों की श्रेणी में 
भक्तप्रवर नरसी महता, पूरण भगत, सदना कसाई, सेना नाई, धनाजाट, रैदास चमार, नाभा भंगी, 
पीपा महाराज आदि; सत्संग की महिमा गा रहे हैं। इनमें न कोई जाति या वणण मेद है, न ऊँच- 
नीच की भावना, न कालस्थान की बाधा । सई बाबा (सिंध), जिंदा बाबा (उ० प्र०), मेहरबाबा 
(महाराष्ट्र ), पौहारी बाबा (गाजी पुर), मौनी बाबा आदि अनेक पहुँचे हुए साधु-फकीर भी आसन 
जमाये हुए हैं । 
के पुण्यात्माओं के अनुकरणीय जीवन का मनुष्य की अंतदृत्तियों पर बड़ा प्रभाव 
पढ़ता है | 


“घर्-मंथ!--दयानंद सरस्वती के आगमन से पूर्व श्रुतियों का रवाध्याय संरक्ृषत के कतिपय 
विद्वानों के गहों तक ही सीमित रहा है। आर्य-समाज की उतप्रेरणा से वेदो के ;्रति दिन-दिन श्रद्धा भक्ति 
बढ़ती जा रही है | इसके फलस्वरूप नामों में ओम शब्द के सहश वेद शब्द का प्रयोग भी रुचिकर 
होता जा रहा है। दर्शन, शास्त्र, उपनिषद्‌ आदि गृढ़-अंशें की कथा भी विद्वतू-मंडली में प्रचलित हो 
रही है। कृष्ण-चरित्र से सम्बन्धित होने के कारण पुराणों में श्रीमद्भागवत की कथा का विशेष 
प्रसार दिखलाई दे रहा है। वाल्मीकीय रामायण तथा व्यास का जयकाव्य ( महभारत ) हिन्दुश्रों की 
संस्कृति के दो विशाल स्तंभ हैं। इन अंथ-रत्नों में वेदिक सिद्धांतों एवं नैतिक तथ्यों का निरूपण 
मर्यादा-पुरुषोत्तम राम तथा लीला-पुरुषोत्तम ऋषण के पुनीत चरितों द्वारा किया गया है। धर्म का 
वास्तविक स्वरूप इनके कथानकों से अंकित हो जाता है। हिन्दू समाज के फोटुग्बिक, सामाजिक एवं 
जातीय जीवनादर्शों के चित्र इनमें सन्निविष्ट है। गोस्वामी तुलसीदासझत रामन्चरितमानस 
( रामायण ) का पारायण बहुधा श्रद्धालु भक्त किया करते हैं। उपनिषदों तथा महाभारत का सार- 
गीता का पाठ आजकल भक्तों का कंठहार हो रहा है। श्रीमद्मगवत गीता में निष्काम कर्म की 
श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। गीता प्रथ्वी पर कम, भक्ति तथा ज्ञान की त्रिवेणी प्रवा- 
हित कर रही है| कन्याओं के नामों पर गीता का प्रभाव अधिक दिखलाई देता है । नामों के अनुसार 
हिन्दुओं के धरम ग्रन्थों में वेद, भागवत, रामायण तथा गीता अधिक लोक-प्रिय है । 

जिस प्रकार मन की मलिनता दूर करने एवं जीवन की दुरूह-प्रंथियों को सुलभाने के लिए 
महात्माओं के सत्संग की महिमा सर्वसाधारण में देखी जाती है उसी प्रकार धर्म-अंथों का स्वाध्याय 
तथा अवण भी निःश्रेयस की ग्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक समझे जाते हैं। 


>। की ढक 


दर्शन 


अध्यात्म-विद्या--इन घमैधुरीण तत्वशञनियों की दाशनिका प्रज्ञा भी अर्तिशंय विकसित 
प्रतीत होती है। अध्यात्म विद्या के सहश गहन से गहन विषयों पर इन्होंने चितन एवं 
मनन किया है। कुछ लोग ईश्वर, जीव तथा प्रकृति का एथक्‌.प्रथक्‌ अ्रस्तित्व मानते हैं, परन्तु कुछ 
व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आ्रात्मा-परमात्मा में भेद नहीं मानते तथा प्रकृति की भी प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार 
नहीं करते । उनके विचार से ब्रह्म ही सब कुछ है। वही जीव के नाना रूपों में प्रकट होता है | माया 
उसकी शक्ति है जो इस व्यक्त विभिन्नत्व का मूल हेतु समभी जाती है। रामानुज, मध्ब, वल्लमादि 
आचायों की भी माया के विषय में यही धारणा रही है, परन्तु वे जीव तथा ब्रह्म में अंशांशी सम्बन्ध 
मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने यत्‌किचित्‌ परिवर्तन कर विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, पुष्ठि-मार्ग आदि अनेक 
वादों का प्रतिपादन किया है। भारतीय। अभिधानों में अद्वैतवादियों के ब्रह्म के तीनों ख्रूपों का 
दर्शन हो जाता है। 


१--निगुण निराकार--शुद्ध चैतन्य तथा निष्किय ब्रह्म | २--सशुण निराकार-माया 
विशिष्ठ सृष्टि कर्ता ईश्वर | ३--सगुण साकार--अल्मा, विष्णु, महेश । 


ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों सत्‌ हैं | आत्मा तथा परमात्मा चेतन भी हैं | आनन्दमय केवल 
ब्रह्म ही कहा गया है। ईश्वर की अन्य विशेषताएँ हैं---निराकारता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, सर्व- 
शक्तिमत्ता आदि । सुष्टि-सुजन तथा प्राणियों का पालन-पोषण उसके दो मुख्य कार्य हैं| ईश्वर एक 
है, जीवों का स्वामी तथा , त्रिशुणात्मक प्रकृति का नियामक है। शंकर ने मायाविष्ट ब्रह्म] को ईश्वर 
की संज्ञा दी है। 

अजरामर आत्मा के विषय में इन लोगों की यह धारणा है कि वह जीवन-मरण के बंधन में 
पड़ती है और पुनः मुक्ति की कामना करती है। जीव कम फल भोगने के लिए. इस संसार में जन्म 
लेता है, वह हंस के सहश गतिशील, उज्ज्वल तथा विवेकपूर्ण है। सुख-दुःख, राग-द्वेष, इच्छा-प्रयत्न 
जीव के लक्षण हैं। वेदांती आत्मा तथा जीव में किचित्‌ भेद मानते हैं। जब आत्मा जन्ममरण के बन्धन 
में पड़ जाती है तब उसकी जीव संज्ञा होती है । 


सत्‌ रज-तम त्रिशुशात्मक प्रकृति से लोक-लोकांतरों की स्वना मानी गई है। कोई तीन लोक 
मानता है, कोई चौद॒ह | गतिशील-होने से इस सृष्ठि का नाम जगत्‌ है। अव्यक्त प्रकृति को ऋत 
कहा गया है। काया को वे पंचभूत-संभूत मानते हैं | मोक्ञानंद के लिए कल्पवृक्ष, अमृतादि अनुपम 
पदार्थों से परिपूर्ण स्वर्ग की कल्पना भी: की गई है। 


भारतीय जीवन में अंतर्मुंखी एवं बहिसंंखी दोनों प्रकार की दाशनिक दृष्टियों का समन्वय 
दृष्टिगोचर हो रहा.है ।इअंतद ष्टि।से वे।।“अणोरणीयान! | ,अंतरात्मा। के ', निरीक्षण-परीक्षण में संलग्न 
रहते हैं एवं बहिद्द ष्टि से 'महतोमहीयान? परमात्मा के विराट रूप को समझने तथा उसकी अनंत 
शक्तियों का अनुभव-करने का प्रयत्न करते हैं । 

इन मनीषियों के चिरचितन की भूमिका विशेषतः त्ितापों से मुक्त हो परमानन्द की ग्रासि की 
ओर दिखलाई देती है। एतदर्थ उनकी साधना-बत्ति--(१) हेय अर्थात्‌ दुःख का स्वरूप क्या है। 
(२) हेय-हेतु अर्थात्‌ दुःख क्‍यों आते हैं| (३) द्वान अर्थात्‌ दुःख के अभाव का मुख्य स्वरूप मोक् 


३७४ अभिधान अनुशीलन 


क्या वस्तु है तथा (४) हानोपाय अ्रथवा दुःख निवृत्ति के कौन-कौन से साधन हैं-...इस ंथि- 
चदुष्टय के निम्नंथन में संलग्न रहती अतीत होती है। त्ह्ानंद को ही ये परमानंद समभते हैं जो 
सालोक्य, सामीष्य, सायुज्य तथा सारूप्य मुक्ति-लाभ के रूप में योग के अष्टांगों द्वारा ममुत्ष को प्राप्त 
होता है | 

इन तत्वदर्शियों ने जन्म-म्ृत्यु, कम-फल आदि अन्य '#तम समसयाञ्रों पर भी विचार विमश 
किया है | 

मनोविज्ञान--दर्शन की हितीय धारा मनोविज्ञान के रूप में दृष्टिगोचर होती है | प्रस्तत 
संकलन में मन तथा उसकी अनेक प्रक्रिओ्ों एव आधेगों की चर्चा मिलती है। उन्होंने अन्तःकरण 
के मन, चित्त, बुद्धि तथा अहड्लार--ये चार विभाजन किये हैं | रूप, शब्द, रस, गंध, स्पश--इन 


रूप से अ्वाहित हो रही है। जनता के सर्वप्रिय मनोवेगों में आनन्द तथा प्रेम अपने अनेक छाया- 
तपों में दिखलाई दे रहे हैं । मानव-हृदय की तीन प्रबल भावनाएँ--इच्छा-शक्ति, ज्ञान-पिपासा एवं 
शांति-कामना त्रिवेणी के सदश मन को प्रशस्त, पवित्र एवं प्रफुल्ल करती हैं। 

नीति:--दैबी सम्पदा से परिपूर्ण भारतीय जीवन संसार के लिए एक उच्च आदर्श प्रस्तुत कर 
रहा है। इससे उनके नैतिक तथा आत्मिक बल का बहुत कुछ अजुमान लगाया जा सकता है। उनके 
चरित में दो प्रकार के सदगुण परिलज्षित होते हैं। धर्म के लतित्व--शति, क्षमा, दम, सत्य, दया, 
दान, संतोष, तप ब्रतादि सदाचार सम्बन्धी नैतिक गुण हैं तथा नागरिक शुणों में विनय, हित, शील, 
त्याग, न्याय, मेल आदि मुख्य हैं| इन सात्विक शुणों से उनके अनुपम शिष्टाचार, उदात्त चरित्र एवं 
आदर्श जीवन की अभिव्यक्ति होती है। दान-दया-सत्यादि अनेक सात्विक शुण आरयों के संयमशील 
व्यक्तित्व के कारण मूर्तिमंत हो गये हैं। इसके अनेक निदर्शन इन नामों में दिखलाई दे रहे हैं | इन 
आत्मयाजियों के लोक-प्रेम तथा विश्वव॑धुत्व॒ की उत्कट भावना ने वसुधेव कुड्ठम्बकम?, 'स्वदेशों 
उवनत्रेयम आदि सूक्तियों को सार्थक बना दिया है । 


इतना ही नहीं, उनकी आत्मबन्धुत्व-भावना “मित्रस्य चन्षुषा समीक्षामहैः तथा आत्मवत्‌ सर्व- 
भूतेषु की परिधि को पारकर--वहुधा और त्रिभुवन से ऊपर उठकर अध्यात्म के उच्चतम शिखर 
सो5हम्‌ तक पहुँच गई है। चार प्रकार की मुक्ति ही उनके लिए सर्वस्व नहीं--तद्वतू, तद्रप, तदश 
वा तादात्य ही उनकी चरम सीमा नही | सो&हम्‌ सोडहम्‌-सो5हम्‌--.वह मैं हूं, वह मैं हूँ, प्राणिमात्र मैं 
ही हूँ। इस प्रकार स्व” तथा “पर! का अंतर विल्यन होने पर आत्मीयता अपना व्यापक रूप धारण 
कर लेती है। अंततोगत्वा, आत्मतत्व ही +रमात्मतत्व है-.इस पूर्ण आत्मबोध की अवस्था में “अहं- 
त्ह्माउस्मि! परमात्मा भी मैं ही हैं, वह अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेता है। यही अ्रमिन्नता 
वेदान्तियों का आत्मविशान है | अह अस्मिता (अहंता) नहीं, अ्रह॑ के विराट रूप की भावना है-- 
परमतत्व से आत्मीयता स्थापित करना है जिसे मनोवैज्ञानिकों ने भाव-तादात्म्य (तदनुभूति) कहा है। 

इन नैतिक निधियों के अतिरिक्त इनको सौंदर्य-भावना भी अत्यन्त उत्कृष्ट एवं उज्ज्वल 
दिखलाई देती है| सौंदर्य के साधन नेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है | इन अभिधानों में न केवल 
शारीरिक सुषमा का ही उल्लेख है अपितु प्रकृति के नाना रूप-सौंदयों की ओर भी ध्यान आकर्षित 
किया गया है। नक्षत्रों में रंजनकारी चंद्रकलाओं, खनिज पदार्थों में कांत-प्रभ कांचन एवं रंगरजित 
रनों; पत्तियों में बहुबरणीं शुकों एवं पुष्पों में कमनीय कमलों के प्रति उनका अतिशय अनुराग 
प्रतीत होता है । 


सामाजिक तथा भौतिक जीवन ३७% 


सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा मौतिक जीवन 


बणु-व्यवस्था--जनता के सामाजिक जीवन का चित्रण इन नामों से बहुत कुछ मिलता है। 
हिंदू समाज में अनेक सस्थाएँ हैँ जो उसके संगठन को सुदृढ़ बनाती हैं | ब्राह्मण, ऋत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्र इन चार वणणों का कतिपय नामों में उल्लेख पाया जाता है। कुछ मनुष्यों में प्राचीन पद्धति के 
जाति सूचक उपनाम शर्मा, वर्मा, शुप्त तथा दास अपने नामों के अंत में व्यवहत होते देखे जाते हैं । 
ब्राह्मण का कर्म था शर्म श्रर्थातू सुख शांति स्थापन करना, क्षत्रिय का बम (कवच) धारण कर रक्षा 
करना, वेश्य का धन संचय एवं गोपन करना, तथा शूद्र का सेवा-शुअरपा करना | ब्राह्मण, ज्ञत्रिय 
ओर वेश्य द्विंज कहलाते हैं। चारों बर्णों की अपनी-अपनी अनेक उपजातियों का उल्लेख उनके 
गोत्र के नामों में मिन्नता है। कुछ जातियाँ देश-मेद के कारण हो गई हैं, जैसे--बुदेला, बंगाली 
माथुर आदि । व्यवसाय के आधार पर भी कुछ जातियाँ बन गई प्रतीत होती हैं । तेली, ग्वाला, थबई 
माली, मोदी, लखरु, लोहार श्रादि व्यवसायी जातियाँ हैं। इन वर्णों के अंतर्गत सूर्ववंश, चंद्रवंश, 
चित्रभुप्त वंश, हरि (यदु) वंश, रघुवंशदि अनेक प्रमुख वंश सम्मिलित हैं । डोम अस्पृश्य तथा मील 
वन्य जातियाँ हैं। अग्नज, द्विजराज, भूदेव आदि नाम विश्रों के लिए. प्रयुक्त हुए हैं। इससे अ्रन्य 
बर्णों पर उनका प्रभुत्व प्रकट होता है। फिरगी, अग्रेज, मुगल आदि कुछ विदेशी जातियों का उल्लेख 
भी पाया जाता है । 


आश्रम--दूसरी उल्लेखनीय संस्था है। चातुवरण्य के सहश मानव जीवन को भी अ्रह्मचर्य, 
ग्रहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यस्थ--इन चार अंगों में विभाजित किया गया है। विद्याध्ययन तथा शारी 
रिंक, मानसिक एवं आत्मिक शक्ति को सुहृढ़ करने के लिए ब्रह्मचर्य, संसार के सुब्लभोगने वथा परोप- 
कार के लिए यहस्थ; एकांत वन में जाकर मनन एवं साधना करने के लिए वानप्रस्थ तथा जग से 
विरक्त हो ईश्वर-आराधना और लोक-कल्याण करने के लिए संन्यास आश्रम माने गये हैं। बढ़, 
ब्रह्मचारी शब्द प्रथमाश्रम के; दूल्हा, वरना, शादी, स्वयंवर गहस्थ के; यति, मुनि वानप्रस्थ के; साध्ठु, 
स्वामी आदि संन्यास आश्रम के प्रतिनिधि शब्द हैं । 

यज्ञ-संस्कार--यज्ञ संबंधी अनेक नाम इस बात की सूचना देते हैं कि इन लोगों में यश-होम 
के प्रति बहुत आस्था रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि इनका कोई भी शुभ कार्य तथा संस्कार यज्ञ 
के बिना परिपूर्ण नहीं समझा जाता । पुत्रोत्तत्ति के लिए भी यश-याग एक उत्तम साधन माना जाता 
रहा है। विश्वजित यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। प्रयाग का नाम ही यजशों की साक्षी दे रहा है। 
कर्ण वेध, नामकरण आदि अनेक संस्कार इनके जीवन के अंग वन गये हैं। 


पर्वोत्सव--जनता में अनेक पव॑ तथा उत्सव मनाने की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। चार वर्णों 
के चार प्रसिद्ध त्योहार ये हैं---आह्मणों की आवणी, क्षत्रियों की विजयादशमी, वैश्यों की दीपावली 
तथा शूदों की होली | देश में सबंत्र ही श्रनेक छोटे बड़े मेले लगते हैं। हरिहर क्षेत्र का मेला संसार 
के प्रमुख मेलों में गिना जाता है। हरिद्वार, नासिक, उजैन तथा प्रयाग--इन चार स्थानों पर कंम 
मेला लगता है | प्रयाग का माघ मेला प्रसिद्ध है। बटेश्वरादि अन्य मेले भी अपना महत्व रखते हैं । 
ये मेले समाज-संगठन, विचार-विनमय, धर्मोपदेश तथा व्यापारादि के साधन समझे जाते हैं। 
कुछ महापुरुषों की जयंतियाँ भी मनाई जाती हैं। धार्मिक पर्वों का उल्लेख धर्म-यवृत्ति में पहले 
हो चुका है । 

शिष्टाचार--भारतीय शिष्टाचार अत्यंत उच्चक्रोटि का इृष्टिगोचर होता है। पारस्परिक 
सम्बोधन के लिए श्रीमन्‌, मगवन्‌, महाशय, महोदय, लाला, बाबू , मुंशी, साहब, हजूर आदि अनेक 


३७६ अभिधान अनुशीलन 


शिष्ट प्रयोग व्यवहार में लाये जाते हैं। स्त्रियाँ अपने पतियों को प्राण-जीवन, प्राणनाथ, प्रियतम, 
हृदय नंदन, हृदयेश्वर आदि सरस शब्दों से सम्बोधित करती हैं । बालकों को मुन्ना, बच्चा, कुंवर, 
बेटा, लल्ला आदि प्रिय शब्दों से पुकारते हैं। समवयस्कों को मित्र, सुद्ृद, भाई, बंधु आदि स्नेह- 
स्निग्ध शब्दों से अमिहित करते हैं। राजा के लिए धर्मावतार, महाराज, देवादि विशिष्ट शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के शिष्ट सम्बोधनों से इनके सौजन्य का बोध होता है । 

अभिवादन तथा आशीवोद---अमिवादन तथा आशीर्वाद के लिए. इनके यहाँ अनेक 
प्रकार के ललित, श्लील, शुभ एवं प्रिय प्रयोग पाये जाते हैं। विशेषतः दिव्याभिवादन ही अधिक 
प्रचलित है जिसमें प्रायः प्रत्येक सम्प्रदाय अपने-अपने इष्ठदेव का नाम लेता है। कभी-कभी जय, 
नमः तथा हरे शब्द भी अपने इष्टदेव के आदि में संयुक्त कर देते हैं--जैसे--जयराम, नमो नारायण, 
हरे कृष्ण आदि | राम को द्वित्व करके भी यह अभिवादन बना लिया जाता है। जय-हिन्द देशभक्ति 
सूचक अभिवादन है। जुहार एक विशेष प्रकार का अभिवादन है जो ज्ञत्रियों, जैनियो तथा कुछ 
निम्नस्तर की जातियों में प्रचलित है। बैनायिकी एवं आशीर्वादात्मक अमिवादनों का प्रयोग भी 
यत्र-तत्र देखा जाता है। इन अभिवादनों से धरम, विनय एवं मंगल-भावना व्यक्त होती है । 

अभिवादन के सदश आशीर्वाद भी आया में शिष्टाचार का एक अंग माना गया है । सुख, 
सम्पत्ति, सौभाग्य, संतति, स्वास्थ्यादि की प्राप्ति की मज्ञलमयी कामना ही इसके मूल में दिखलाई 
देती है। आशीर्वाद नामों में इतना व्यापक है कि चतुष्फल, एपणा, अभ्युदय तथा निःश्रेयस सब्र 
कुछ इसके अंतर्गत आ गया है। आशीर्वादी लाल, आयुष्मान, खुमान सिंह, चिरंजीलाल आदि 
अनेक नाम इसके ही फल-स्वरूप प्रतीत होते हैं | गुण, उपाधि तथा फलयोग के नामों में भी आशीर्वाद 
का ही आभास दृष्टिगोचर होता है। 


३ के ये छुन्दर छींटे ( शिष्ट प्रयोग ) भारतीय सम्यता की मुखभरी को कैसी दिव्यता 
दे रहे है ! 

प्रथाएँ--इन लोगों में स्वयंवर, सती, जौहरादि कुछ विलक्षण प्रथाएँ मी प्रचलित हैं । 
स्वयंवर में कन्या वर को स्वयंवरण करती है, कुछ कुलीन ग्रहों की महिलाएँ कभमी-कमी पति के शब 
के साथ चिता में जल कर सती हो जाती हैं | शत्रु से पराजित होने पर वीर राजपूत लड़ते-लड़ते मर 
जाते हैं और वीरांगनाएँ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए. अग्नि में ग्राणाहुति दे देती हैं। यही 
जौहर त्रत है। 

शिक्षा-दीक्षा--शनेन्द्र, विद्यासागर, त्रिवेदी, आचार्य, कवींद्र ,वेदरत्न आदि शिक्षा संबंधी अनेक 
उपाधियों से यह विदित होता है कि भारतीयों में विद्यानुराग अत्यन्त पराकाष्ठा को पहुँच चुका है। विद्यार्थी 
जीवन में वे ज्ञानाजन करते हैं। उनका ज्ञान किसी एक ही दिशा में सीमित न होकर, बहुमुखी 
प्रतिभा का द्योतक हो गया है।' उनका वागूवैदग्प्य, वक्रोक्ति-ब्यज्ञना, हास-परिहास, प्रत्युत्पन्षमतित्व 
आदि कौशल उनके व्यंग्यों से परिलक्षित होते हैं। लिखने में वे कलम का प्रयोग करते हैं तथा अपने 
दीघ अनुभव एवं विविध शान को पुस्तकों में सश्चित कर सुरक्षित रखते हैं । 


समाज-सेचा--दीनबंघु, लोकमित्र, दयासागर, दानबहादुर, कुलभूषण, देश-दीपकादि अनेक 
उपाधियाँ इन लोगों की समाज-सेवा का स्मरण दिला रही हैं | इनकी दृष्टि में नर-सेवा तथा नारायण- 
पूजा में कोई विशेष अंतर नहीं है। 


काल-विभाजन--आयों ने कल्प को युगों में और युग को संवत्सरों में विभाजित किया है | 
प्रत्येक व में चेत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आवरण, भाद्रपद, आश्विन (क्वार ), कार्तिक, मार्गशीर्ष 
( अंग्रंदन ), पौष, माघ, फालह्युत नाम के बारह मास द्वोते हैं। और दो-दो मास की एक ऋतु मानी 


सामाजिक तथा भौतिक जीवन॑ ३७७ 


गईं है। सोम, मज्ञल, बुध, शुरु, शुक्र शनिवार और इतवार का एक सप्ताह मानते हैं। भास को 
शुक्क तथा कृष्ण पक्ष में और वार को दिन तथा रात्रि में विभक्त किया गया है। दिक्काल-शान उनके 
आहिक जीवन का सहायक रहा है । 


आजीविका--मनुष्यों की जीविकाबृत्ति के ६ मुख्य आधार दिखलाई देते हैं। (१) असि- 
जीवी वे व्यक्ति हैं जो अस्त्र-शत्रों के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके अंतर्गत सेना तथा 
पुलिस के कमचारी सम्मिलित किये जा सकते हैं। (२) मसिजीवी को बुद्धिजीवी भी कह सकते हैं । 
इस वर्ग में लेखक, वकील, वैद्य, अध्यापक आदि रखे जा सकते हैं । (३ ) कृषि-जीवी खेती का काम 
करते हैं। (४) पण्यजीवी अर्थात्‌ व्यवसायी वे हैं जो वाशिष्य-व्यापार में लगे रहते हैं। (४) उपयोगी 
एवं ललित कला का काम करने वालेःशिल्पजीवी कहलाते हैं | (६) अ्रमजीवी में वह भृत्य-बर्ग सम्मिलित 
है जो कठोर परिश्रम कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है | 

सनोरंजन--मनुष्यों के मनोविनोद के साधन भी प्रचुर मात्रा में दिखलाई देते हैं| छोटे-छोटे बच्चे 
नाना प्रकार के खेल कूद तथा खिलौनों में, नवथुवक कुश्ती, फुटबाल आदि में एवं वृद्ध ईश्वर भजन, 
धर्म ग्रंथ-पारायण में रुचि रखते हैं | लड़कियाँ शुड़ियों से खेलती हैं । कुछ व्यक्ति जल, थल, तथा 
पुलिन पर बिहार करते हैं | कुछ तोता आदि पक्षियों को पालते हैं। कुछ की अ्रभिरुचि गाने-बजाने 
की ओर है ओर कुछ प्रकृति-चित्रण के अनुकरण पर चित्रकारी करते हैं | साहित्य चर्चा, संगीतोल्लास, 
कला-कौशल, कथा-वार्ता, आयुध-अभ्यास, क्रीडा-कौतुक, इच्चारोपण, हास-परिहास आदि नाना प्रकार 
के मनोर॑जनों से अवकाश के समय ये लोग अपना दिल बहलाते होंगे | 


आशिक स्थिति 


सम्पत्ति संबंधी नामों का बाहुल्‍य, सुवर्ण के पर्यायों की प्र चुरता, अनेक प्रकार की अमूल्य मणियों 
का प्रयोग, विविध भाँति के सिक्कों का प्रचलन, आभूषणों का नानात्व तथा भोज्य एवं भोग्य पदार्थों 
की बहुरूपता से देश की आर्थिक दशा अतिशय समुन्नत दृष्टिगोचर हो रही है। विविध अचन्नों के 
अतिरिक्त प्रथ्वी से भॉति-मॉति की धातुएँ तथा अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ और समुद्र से मोती आदि 
मिल जाते हैं । 

विनिमय के साधन--कुदईसिंह, रामकठोरी, श्रशर्फीलाल आदि नामों से पता चलता है 
कि जनता में तीन प्रकार के विनिमय-साधन प्रचलित रहे हैं, आदान-प्रदान या व्यापार के लिए, अन्न 
एक सुलभ साधन है| आवश्यकतानुसार कभी-कभी द्वव्यों का भी एक दूसरे से परिवतन कर लेते हैं । 
परन्तु मुद्राएँ विनिमय का सबसे उत्तम साधन प्रतीत होती हैं | छोटी से छोटी मुद्रा से लेकर बड़ी से 
बड़ी मुद्रा तक का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। कोड़ी से लेकर|सोने की अ्रशर्फी तक देश में प्रचलित 
दिखलाई देती है। समुद्र की कौड़ियाँ; ताँबे का छुदाम, दमड़ी, अद्धा तथा पैसा; निकल या गिलट 
की इकन्नी आदि; चाँदी के चवन्नी-रुपये आदि एवं स्वर की मुहर, अशर्फी तथा गिन्नी का प्रचलन 
भारतवर्ष में रहा हैं। आर्थिक दृष्टि से व्यापार के लिए इन मुद्राओं का विशेष महत्व बतलाया गया 
है। ये कला-कौशल की समृद्धि का आभास दे रहीं हैं । 

पशु-पालन--मानव-प्रइृत्ति पशु-पक्ती पालन की ओर भी प्रतीत होती है । गाय, बैल, घोड़ा, 
हाथी चल सम्पत्ति समझे जाते हैं। अ्रनेक वन्य पशु पालतू बना लिये गये हैं। कृषि के लिए बैल; 
सवारी के लिए हाथी-घोड़े; चौकीदारी के लिए कुत्ते पालते हैं। गाय की मान्यता माता के तुल्य मानी 
जाती है। दुग्ध, दि, धृतादि के कारण उसे कामघेनु कहा गया है। राजा महाराजाओं के यहाँ 
सिंहादि हिंसक जंतु पाले जाते हैं । स्गादि अन्य जंगली जीव भी नित्य सम्पर्क के कारण विशेष 

है 


श्ष्ट अमिधान अनुशीलन 


परिचित हो गये हैं। रसिकजन तोता, मैना, मोर, हंस आदि सुन्दर पक्ती पालते हैं। तीतरों के युद्ध 
से ये लोग अपना मनोविनोद करते हैं। आत्माराम (तोता) बस्तुतः आत्माराम ही है जो अपने रूप 
रंग तथा मधुर बोली के कारण अत्यन्त प्रिय हो गया है। अनुकरण-प्रिय होने से भक्तजन उसे राम 
राम का उच्चरण सिखलाते हैं। शुकों की लालमन, टुइयाँ, हीरामन आदि अनेक जातियों का उल्लेख 
मिलता है| अनेक पर्यायों तथा तत्सम्बन्धी संख्या-बाहुल्य से उसकी जन-प्रियता व्यंजित होती है । 


भोतिक जीवन 


भोज्य पदार्थ--भारतीय भौतिक जीवन विचिचत्रताओं से परिपूर्ण प्रतीत होता है। जहाँ एक 
ओर सरलता का सूचक है वहाँ दूसरी ओर भोग-बिलास की मात्रा भी कम नहीं दिखिलाई देती | नाना 
प्रकार के मिष्ठान्न, पक्‍वान्न तथा फल-मेवे उनके व्यंजनों में सम्मिलित हैं। आआरात्मा के लिये 
आनन्द रस एवं मन के लिए नव रस हैं, तो रसना के लिए षड्‌ रस विद्यमान हैं। 
मिठाइयों में लड्डु , पेड़ा, इमरती, खुचन, बरफी, थेवर, चमचम, खुरमा, आदि विशेष प्रिय 
दिखलाई देते हैं। उनके स्वादिष्ठ भोजन में सिमई, लुचई, मठरी, खीर, पकड़ी, पूरी-कचौड़ी 
आदि का समावेश भी रहता है । मक्खन-मिश्री एवं दूध-दही में उनकी विशेष रुचि पाई जाती है। 
फलों में अंगूर, अनार, आम, केला, कैथा, खिरनी, खीरा, जामुन, संतरा, नीबू , नारंगी, शरीफा और 
अमरूद मुख्य हैं | बादाम, मुनक्का, चिरोजी आदि विविध प्रकार की मेवा सेवन करते हैं। गुलाब 
के फूलों से औषधि रूप एक स्वादिष्ठ अवलेह गुलकंद बनाते हैं। वे सुगंधित तथा मूल्यवान तीन 
ककार ( कपूर, केशर, कस्तूरी ) का व्यवहार भी करते हैं। मिर्चादे मसाले तथा झुगंधित तेल फुलेल 
का भी उनमें देखा जाता है। चंदन की शीतलता एवं सुगंध से वे सम्यक्‌ परिचित प्रतीत 
होते हैं। 


परिधान--रेशमी, ऊनी और सूती तीनों प्रकार के परिधानों का प्रयोग हिंदुओं में पाया 
जाता है। उद्मिज से सूत, पशु्रों से ऊन तथा जंतु-जगत से रेशम उत्पन्न करते हैं। धनिकों के यहों 
में रेशम, मखमल, अंडी, तनसुख आदि महा वस्त्र धारण किये जाते रहे होंगे। साधारण लोगों में 
खासा, टूल आदि का व्यवहार दिखलाई देता है । 


आशभूषण--मनुष्यों की सबसे अधिक विलञास-प्रियत उनके अलंकारों से प्रदर्शित होती है | 
वेंन केवल अपने इष्टदेव को ही नाना भूषणों से विभूषित करते हैं, अपित स्वयं भी आपादमस्तक 
स्वर्ण-रजताभूषण धारण करते हैं। पुरुष प्रायः मुकुट, कडा तथा अंगूठी पहनते हैं। कंठा और 
बालियाँ छोटे बच्चों के अलझ्जार हैं। झ्लियों की गहनों से बड़ी ममता प्रदर्शित हो रही है। उनका 
कोई अद्भ अनलंकृत नहीं दिखलाई देता | इन आभूषणो को धारक अज्ों के आधार पर तीन श्रेणियों 
में विमकत कर सकते हैं :--- 


(१) कटि तथा अधोभाग के आभूषण--कटि में कर्घनी, पैरों में नूपुर ( बिछिया ), भांकन 
मुख्य हैं | (२) कटि तथा कंठ के मध्य भाग के आभूषणों में भुजाओं में अंगद, अंगूठा में आरसी, 
अंशुलियों के छल्ले, मणिबंध की पहुँची और चूड़ियाँ आदि तथा कंठ के हार, माला, हमेल आदि 
मुख्य हैं। (३) नाक में नथ और बुलाक, कानो में बाली और बुंदे, माये पर बेंदी, तिलक और सिर 
में शीशफूल कंठ के ऊध्व भाग के आभूषण हैं। रानी, महारानी, सेठानी आदि सम्पन्न महिलाएँ 
नवरत्न जटित नोलखाहार, बहुमूल्य मालाएँ, हीरे की अँगूठी एवं स्वर्ण॑कंकण धारण करती हैं । 
आशभूषणों में बिछिया, बंदी और चूड़ियाँ सुहाग ( सौभाग्य ) के चिह्न समझे जाते हैं । 


सामाजिक तथा भौतिक जीवन ३७६ 


आयुध--समर सम्बन्धी अनेक उपाधियाँ मनुष्यों की वीरता, साहस, पराक्रम तथा शौर्य की 
सूचना दे रही हैं। खड॒ग, करवाल, त्रिशल, धनुष आदि भाँति-भाँति के अख-श्त्र संचालन में वे 
अत्यन्त सिद्धहस्त प्रतीत होते हैं | दूल्हा तथा दलश्ंगार दोनों ही उनकी सरस कल्पना के आधार 
प्रतीत होते हैं | साहित्य की अमर कृतियाँ उनकी लेखनी का चमत्कार है तो विजय-स्तम्भ उनके 
आवुध-कौशल के शाश्वत प्रतिमान हैं | ढाल, तलवार आदि नानायुथों से सुसज्जित हो भेरी, मारु, 
टोलादि रणवाद्य बजाते हुए, वीर सैनिक युद्ध-स्थल को प्रस्थान करते रहे होगे। चक्रवर्ती सम्राटों की 
दिगविजय का उल्लेख भी मिलता है । 

सामाजिक-आन्दोलन--समय-समय पर समाज में अनेक आन्दोलन भी हुए हैं | इनमें 
गो-रक्षा, हरिजनोद्धार तथा शुद्धि मुख्य हैं। दूध, घी, दही आदि अमृतोपम खाद्य पदार्थ तथा कृषि 
के लिए बैल देने के कारण हिन्दुओं में गाय की मान्यता विशेष दिखलाई देती है। दूसरा आंदोलन 
अछुतोद्धार का है जिसका मुख्य उद्देश्य अ्रस्वृश्य जातियों को समानाधिकार दिलाना है। दयानंद 
सरस्वती तथा महात्मागांधी के सदुद्योग से उनमें बहुत कुछ सुधार हो गये हैं और अब वे आर्य, महा- 
शय, हरिजन आदि भद्र नामों से पुकारे जाते हैं। घर्मेतर व्यक्ति को शुद्ध कर हिन्दू धर्म में सम्मिलित 
कर लेना शुद्धि आंदोलन की विशेषता है। 


राजनीतिक प्रगति 


देश-द्शा तथा विदेशी शासन--ऐसा प्रतीत होता है कि देश में कोई चन्द्रशु्त सा प्रतापी 
सम्राट एवं चाणक्य सा नीति कुशल मंत्री न रहने के कारण अनेक छोटे-छोटे राज्यो की स्थापना हो 
गई थी। कदाचित्‌ उनकी पारस्परिक फूट के फलस्वरूप विदेशी शासकों को यहाँ अपना अधिकार 
तथा आधिपत्य जमाने में सफलता मिली है | इसी दासता के अनेक लक्षण प्रस्तुत नामों में पाये जाते 
हैं। (१) अधिकांश अधिकारीवर्ग के लिए विदेशी भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। विदेशी मापा का 
आधिपत्य विदेशी राज्य सें ही सम्भव हो सकता है। (२) विदेशी शासन का अंत करने तथा देश 
को स्वाधीन बनाने के लिए प्रयत्न-शील अनेक देश-भक्‍्तों का ग्रादुर्भाव प्रायः ऐसे ही समय में हुआ 
करता है । स्वराज्य प्राप्ति के लिए राजनीतिक क्रांतियों का ध्येय भी देश को विदेशी सत्ता तथा दासता 
से मुक्त करना ही होता है | इन नामों के अध्ययन से उपयुक्त तीनो बातों का सम्यक्‌ परिचय मिलता 
है | अधिकांश राजकमचारियों के पदों के नाम उद , अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषा के 
शब्दों से बने हुए हैं।। इससे यह स्पष्ठ हो जाता है कि उस समय भारत में विदेशी शासन का प्रबल 
प्रभाव रहा है। फोजदार, म॒त्सद्दी, दीवान, मीरमुंशी आदि पद मुसलिम आधिपत्य के अवशिष्ट चिह 
हैं। अंगरेजी राज्य का प्रभुत्व कलक्टर, कनेल, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर आदि नामों से प्रकट हो रहा 
है। मुसलमानों ने फारसी द्वारा तथा अंगरेजों ने अंगरेजी द्वारा अपनी-अपनी सस्क्ृतियों को प्रसारित 
करने की चेष्टा की | कचहरी के वकील, मुखतार, बालिस्टर, जज, मुसिफ आदि नाम भी अतीत के 
दासत्व की स्मृतियाँ हैं । विदेशी शासन के साथ-साथ देश में उनकी चिकित्सा पद्धतियों ने भी प्रवेश 
किया। वैद्यों के अतिरिक्त यूनानी हकीमों और अंगरेजी' डाक्टरों ने अपने-अपने उपचार आरम्भ 
किये । इसकी | सत्यता नामों से स्पष्ट हो रही है। विजेता मुसलमान इस देश में आकर बस गये थे | 
इस लिए नवाब, घुलवान, शाह आदि राजपद भी जनता में अपनाये गये | इसके विपरीत दूरस्थ 
अंगरेजी सम्राट्‌ तथा उनके अधीनस्थ ड्यूक आदि भारतीयों के लिए अपरिचित ही रहे | इसलिए, 
उनके नामों तथा पदों का इस नामावली में सवैथा अभाव है। 


स्वाधीनता-संग्राम--विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए अनेक देश भक्तों का प्रादुर्भाव 
हुआ जिन्होंने समय-समय पर देश को स्वतंत्र करने का प्रयास किया | इस प्रयत्न के तीन मुख्य काल 
दिखलाई दे रहे हैं। (१) मुगलों के शासनकाल में प्रताप, छुत्रसाल, शिवाजी आदि राजाओ ने 
व्यक्तिगत रूप से हिंदुओं की परतंत्रता को हटाने का भरसक प्रयत्न किया। (२) सन्‌ १८५७ में 
अंगरेजों को देश से निकालने के लिए; देशी राजाश्रों और प्रजा की ओर से एक सम्मिलित 
विद्रोह उठ खड़ा हुआ जो सत्तावन के गदर के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ। इसके प्रधानपात्र 
नाना साहब, बहादुरशाह, लक्ष्मीबाईं, तांतिया टोपी ( रामचंद्र पांडरज्ञ तात्या टोपे ) आदि अनेक वीर 
देश भक्तों के नामों का यहाँ उल्लेख पाया जाता है । 
तीसरा उद्योग कांग्रेस तथा गांधी का है जो खदेश, स्वदेशी, स्वतंत्रता तथा स्वराज्यअमभिमुखी 
हो चारों दिशाश्रों में स्फुरित हुआ | दयानंदआदि अनेक धार्मिक सुधारकों के आंदोलनों के कारण देश जाग 
उठा था, मनुष्यों की मनोदत्तियों में परिवर्तन होने लगा था। अनुकूल वातावरण पाकर निष्पन्न क्षेत्र 
में कांग्रेस ने कार्य आरम्म किया । विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार होने लगा । 
समस्त देश के बड़े-बड़े नेताओं ने इस स्वदेश-यश् में सहयोग प्रदान किया जिनमें बाल गंगाधर 
तिलक, लाजपत राय तथा विपिनचन्द्र पाल मुख्य हैं जो बाल, लाल, पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए; । 


इतिहास इपघ१ 


खा धीनता की लहर को रोकने के लिए अंगरेजी सरकार द्वारा प्रसारित विरोधी आंदोलनों का सूत्न- 
पाव अमन आदि नामों में दिखलाई दे रहा है। रासबिहारी घोष, खुदीराम बोस, भगतर्सिह, चन्द्र- 
शेखर आजाद आदि अनेक हुतात्माओं ने स्वतंत्रता की वेदी पर अपने ग्राणो की आहुतियाँ दीं। 
गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्र में एक नवीन शक्ति का संचार हुआ। “नौअश्रगस्त” नाम सन्‌ ४२ 
की एक चिनगारी है जो देशव्यापी पराधीनता को दुग्ध करने में समर्थ हुईं। यह नाम ६ अगस्त 
१६४२ की भीषण क्राति का स्मारक है। सुभाष का प्यारा “जयहिन्द” स्वतत्नता-संग्राम-अमिनय 
के अंतिम दृश्य का जवनिकापात है। यह नाम युगपद्‌ कई भावनाओ की अभिव्यंजना करता है-- 
भारत की विजय, विदेशी सत्ता को विदाई का अंतिम प्रणाम तथा स्वतत्नता और स्वराप्य का स्वागत । 
रामराज्य के लिए उत्सुक प्रजा विजयामिनंदन मनाने लगी। आनद-विभोर जनता ने स्वतंत्रता 
तथा स्वराज्य के सूत्रधार महात्मागाधी को बापू के नाम से पुरस्कृत किया। स्वतंत्रता तथा स्वराज्य 
ये दो अभीश फल भारत को प्राप्त हुए |_ 


इतिहास 


प्रस्तुत नामों में दो प्रकार के व्यक्ति दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रथम वर्ग में धर्म भावना वाले 
ऋषि-मुनि, शुरु, साधुसंत आदि महात्मागण हैं. जिनका उल्लेख धार्मिक प्रवृत्ति के अंतर्गत हों चुका 
है। राजा महाराजा, शासक, सचिव, सेनानी, सामंतादि विशेष शुझ सम्पन्न महापुरुषों का द्वितीय वर्ग 
है। इतिहास के इन महापुरुषों को प्रागैतिहासिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, तथा उत्तर 
महाभारत काल--इन चार समुदाय में विभाजित किया जा सकता है। 


प्रागेतिहासिक काल--पौराणिक काल के राजाशओ्रों में सूर्य तथा चंद्रवंशी दो राजकुल विशेष 
प्रसिद्ध प्रतीत होते हैं। इन नरेंद्रो की लोक-प्रियता का कारण उनके गुणातिरिक हैं। दिलीप की गो- 
सेवा, रघु की द्ग्विजय, भगीरथ का अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगावतरण का महान प्रयास तथा 
हरिश्चन्द्र की सत्यवादिता एवं दानवीरता की कहानियाँ आज भी लोगों के मुँह से सुनाई पड़ती हैं । 
चंद्रवंश का द्ुष्यन्त तथा उसका पुत्र भरत प्रबल प्रतापी चक्रवर्ती नरेश हुए हैं। मोरध्वज का महात्याग 
कौन नहीं जानता है। चद्धबंश की अपेक्षा सूर्ववंश के सम्राटों के नाम अधिक प्रयुक्त हुए, हैं जिससे 
उस वंश का प्रभ्ुत्व तथा महत्व प्रकट हो रहा है। 

रामायण काल--इस काल के अनेक राजाओं के नाम संकलित दिखलाई दे रहे हैं । राम 
का नाम दशरथ, लक्ष्मण, भरत, शत्र न्ञादि आत्मीय जनों; जनकादि सम्बन्धियों तथा जामवंत, सुग्रीब 
हनुमानादि हितैषियों के नामों के साथ विद्यमान है। सुभ्रीव के बड़े भाई बालि के नाम का ग्रयोग भी 
हुआ है। राम के प्रतिद्वंद्वी रावण, उसके भाई कुंभकरण और विभीषण वथा उसके पुत्र मेघनाद का 
उल्लेख भी मिलता है | राम-लच्मण के पुत्र लब-कुश तथा अगद-चन्द्रकेतु के नाम भी ग्रयुक्त हुए है। 
नामों से राम का पक्ष ही प्रबल प्रतीत हो रहा है । 

महाभारत काल--महाभारत काल के वीर दो दलों में विभक्त दिखलाई दे रहे है। प्रथब 
दल में युधिष्टिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पंच पांडव; कंष्णादि यदुबंशी तथा धृष्टचुम्न, 
द्रपदादि देश-विदेश के अनेक वीर राजा, सामंत, नायक आदि सम्मिलित हैं। विपक्ष में दुर्योधन, 
दुःशासनादि कौरव; शकुनि, कर्णादि, अनेक वीर प्रतिद्वंद्वी दिखलाई दे रहे हैं। इस नरेन्द्र मंडल में 
कंस, शिशुपाल, जरासन्ध आदि अनेक प्रबल राजाओं का भी समावेश है। अन्य महारथी तथा शक्ति- 
सम्पन्न व्यक्तियों में द्रोण, अश्वत्थामा, भीष्म, चित्रांगद, विचित्रवीर्यादि उल्लेखनीय हैं | अजुन की 
संतान-परमपरा में व श्रुवाहन, अभिमन्यु, परीक्षि, जनमेजय आदि नाम आ गये है। 


इंटर अमभिधान अनुशीलन 


उत्तर महाभारत काल--इतिहास के इस युग में अनेक शक्ति शाली राजाओं के नाम सक्ति- 
विष्ठ हैं। मौय॑बंश के चन्द्रगुत, अशोकादि; शुंगबंश के पृष्यमित्रादि; गुप्तवंश के चन्द्रशुप्त, समुद्रशु्त 
स्कंदशुप्तादि; मुगलवंश के अ्रकबर, जहॉगीर, शाहजहाँ, औरड्रजेब आदि प्रसिद्ध सम्राट हो गये हैं | 
मेवाड के राणओं में कुम्मा, हमीर, राणासांगा, अजीतसिंह, राजसिह, प्रतापादि तथा मारवाड़ ढे 
जसवंतसिह आदि नाम उल्लेखनीय हैं। मारवाड़ की अपेक्षा मेवाड़ का महत्व विशेष दिख लाई दे 
रहा है| इनके अतिरिक्त भारत के अनेक भूपालों के नाम दृष्टिगोचार हो रहे हैं जिनमें शक-सवत्सर 
का प्रवर्तक शालिवाहन, उज्जैन का विक्रमादित्य, दिल्ली का प्रथ्वीराज, गुजरात का कुमार पाल, अ्रजमेर 
का अजयतिह, कन्नौज का जयचन्द्र, पंजाब का रणजीतसिंह, जयपुर का सवाई जयसिह, भरतपर के 
बदनसिंह, सूरजमल और जवाहरसिंह, मगध का महानन्द, धारानगरी का भोज, मैसूर का टीपू सुलतान, 
बीकानेर का रायसिंहद, कोटा का जालिमसिंह, महोबा का परमाल, ओरछा का छुत्रसाल, इन्दौर की 
अहिल्याबाई, बाँदा का हिम्मत बहादुर, मालवा का बाजबहादुर, दिल्ली का बहादुरशाह, उत्तर कौशल 
का सुहेलसिह तथा महाराष्ट्र का शिवाजी मुख्य हैं। गोरा, बादल, जयमल, फत्ता, भामाशाह, दुर्गादास, 
वीरबल, टोडरमल, मानवलिंह, श्रमीचन्द, हरीसिंह नलुआ, ध्यानसिह, नन्दकुमार, आल्हा-ऊदल, भाव- 
सिंह, जुकारसिंह, इन्द्रजीतसिह, अमरसिह आदि इस युग के व्यक्ति विशेष हैं । 


उपय॑क्त नामों के अतिरिक्त इतिहास प्रसिद्ध कुछ विदेशी महापरुषों के नाम भी इस मण्डल 
में दिखलाई दे रहे हैं। यूनानी सिकंदर और खुरासानी नादिरशाह भारत- आक्रमण के लिए प्रसिद्ध 
हैं| अफलातून विद्वत्ता के, लुकमान चिकित्सा के, हातिम परोपकारिता के तथा सुलेमान न्याय-प्रियता 
के प्रतीक सममे जाते हैं । 


सूर्य वंश तथा चन्द्रवंश की वंशानुक्रमणिकाएँ बच्चों द्वारा दिखलाई गई हैं। 


सयवंश-वृत्त 


ब्रह्म 
| 
द्क् 


ञ्र देति 


है 
इच्वाकु 


फ्क् 
फ् 


श्थु 


प्रसेनजित 


श्र 
् 


मांधाता 
| 
अम्बरीष 


सूयवंश-बृक्त रैटरे 
सत्यत्रत (त्रिशंक्रु) 
हरिश्चन्द्र 
रोहिताश्व 
विजय 
सागर 
असमंजस 
अंशमान 
दिलीप 
भगीरथ 
अम्बरीष 
ऋतुपर्ण 
सौदास मित्रसह 
दशरथ 
र्घु (बंश) 
श्र 


दशरथ 


७ छः लक्ष्मण कह ५5 कल 
लत शा के 


लब क्ुश कम चंद्रकेतक..तक्त पृष्कल 
निर्मिवंश 

श्षाइ 

निमि (विदेह) 

हे (विदेह) 





ईै८४ अमभिधान अनुशीलन 


सीरध्वज 
लुप्त 
सुश्ुत 
जय 
विजय 
चंद्रवंश-इत्त 
ब्रह्मा 
श्र 
चर 
बे 
ठसडइसअइअअ्ुंेअक्‍िातननतनियःय;।ख।।-तचझनझ चैक -३;-_++त 
नहुप भीम 
शौनक | दी 
काशिराज जह्‌ 
धन्वंतरि क्ुश 
केतुमान कौ शिक ( गाधि ) 
सत्यकैतु जमदस्रि 
विभु परशु राम 


सुकुमार 
पुरुषंश--जनमेजय, सुमति, भरुव, दुष्यंत, भरत, भरद्वाज, रंतिदेव, हस्ती, कण्व, मेधातिथि, जयद्र थ, 
विश्वजित, सेनजित, सुकत, अह्दत्त, भ्रृतिमान, सुपाश्व, कृत, सुधीर, रिंपुंजय, 
नील, शांति | 
कुरुबंश--परीक्षित, जनमेजय, उग्रसेन, भीमसेन, जह , दिलीप, ग्रतीप, शांतनु, भूरिश्रवा, शल्य, 
भीष्म, चित्रांगद, विचित्रवीर्य, ध्ृतराष्ट्र , पांड, विदुर, दुर्योधन, दुःशासन, पाँचों पांडव, 
श्रुतकीति, इरावन, वश्रुवाहन, अभिमन्यु । 
[ प्रस्तुत संकलन में आये हुये नामों को ही इन वंश बक्षों में ध्थान दिया गया है | बंश 
खड्डला के लुत नामों को बिन्दुओं से दिखलाया गया है| इन बच्चों का आधार विष्यु पुराण है ] 


शासन-तंत्र 70 ॥ 


शासन-ैतंत्र 


तंत्र विधान--देश का सबसे बड़ा शासक राजा होता आया है। सारी शक्तियाँ उस पर 
केन्द्री-भूत रहती है | सारा उत्तरदायित्व उसी का होता है। इन नामो से यह पता चलता है कि राजा 
के लिए तीन बातें आवश्यक हैं जो राजा, भूप तथा त्वप शब्दों के निर्बेंचन से व्यक्त होती हैं । 
(१) राजा ( राज-चमकना ) को ऐश्वर्यशाली होना चाहिए ताकि उसका प्रभाव तथा आतड्ढ मित्रा- 
मित्र दोनों अनुमव कर सके। वह अपने स्वत्वों की रक्षा कर सके। भू या उसके पर्यायों से बने हुए 
राजा के अर्थ में आने वाले अ्रन्य शब्द यह सूचित करते हैं कि राजा चलाचल दोनों प्रकार की 
सम्पत्ति का स्वामी हो ताकि उसकी द्रव्य सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहें | (३) छप या इसी 
प्रकार के नर ( 6 ) से बने हुए शब्द यह प्रकट करते हैं कि राजा की सैन्य-शक्ति भी अत्यन्त प्रबल 
हो जिससे वह अपनी प्रजा की रक्चा कर सके । धन शक्ति, जन शक्ति एवं प्रतापादि शुण ही राज्य को 
चिरस्थायी बना सकते हैं | राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल तथा अन्य राज कर्मचारी होते 
हैं। राजा का पुत्र युवराज कहलाता है। 

सतयुग-वैदिकिकाल में शासन की क्या व्यवस्था थी इसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत नामों में 
नहीं पाया! जाता । शिवि आदि आत्मयाजी महिपालो के नामों से इतना ही अनुमान लगाया जा सकता 
है कि ये राजपुरुष अपनी प्रजा के कल्याण में अवश्य संलग्न रहते होंगे। मांधाता आदि अनेक 
सम्राटों का शासनकाल सतयुग के नाम से प्रसिद्ध है जिससे प्रतीत होता है कि उस समय देश की 
शासन पद्धति बड़ी घुन्दर होगी । प्रजा सब प्रकार से सुख-सम्पन्न होगी। मनुष्यों के आचार-विचार 
आहार-बिहार एवं व्यवहार सब्र सत्य पर ही अवलम्बित रहते होगे। सत्यनिष्ठा ही उनकी प्राण- 
प्रतिष्ठा रही होगी | 

त्रेवा--त्रेता युग में प्रजा का जीवन अत्यंत आनन्दमय रहा प्रतीत होता है। किसी को कभी 
किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहा होगा । राजा अपने नंत्रिमएडल के परामश से राजकाज करते रहे 
होंगे । यही कारण है कि रामराज्य स्वर्ण युग का प्रतीक बन गया । रामायण, महाभारतादि अनेक 
ग्रंथ-- देहिक देविक भौतिक तापा। 

रामराज काहू नहि व्याण।! 

की उद्धोषणा आज भी कर रहे हैं। 

ह्वापर--द्वापर के मनुष्यों की मनोबृत्तियाँ स्वार्थ तथा लोभ-परायण प्रतीत होती हैं । भाई- 
भाई में संघर्ष होने लगा। देश का विभाजन अनेक राज्यों में होने से राज-प्रबन्ध व्यक्तिगत वस्तु 
बन गई | इस काल में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के हपतियों के नाम विद्यमान हैं । 


कलियुग--महाभारत के पश्चात्‌ देश हासोन्मुखी हो गया। आन्तरिक युद्धों के कारण 
शासन-प्रबन्ध भी अस्त-व्यस्त रहा होगा, कमी-कभी अन्तराल में शुत्त, मौर्य, वद्धेन आंदि कुछ प्रतापी 
राजवंशों में चंद्रशुत, अशोक, हृर्षबद्धन आदि समृद्धिशाली राजा हुए जिनकी सुन्दर व्यवस्था के 
कारण देश में शांति रही और प्रजा को सुख मिला। 

मुसलिम तथा अंगरेजी शासन का बहुत कुछ परिचय इन नामों से व्यक्त हो रहा है | पुलिस 
विभाग के सिपाही, दीवआन, दरोगा, इंधपैक़्टर, कोतवाल, छुपरिटेंडेंट, सेना के हवलदार, रिसालदार, 
कनल, जनरल, कप्तान, सेनापति, कचहरी के मुंशी, मीरुंशी, मु॒त्सद्दी, तहसीलदार, डिप्टी, कलक्टर 
तथा न्याय विभाग के वशील, मुख्तार, बैरिस्टर, जज आदि अनेक विभागों के सरकारी कर्मचारियों का 
बहुत स्पष्ट उल्लेल पाया जाता है। इनके अतिरिक्त खजानची, बक्सी, सद्रञ्राला, दीवान, सिकत्तर, 

ड६ 


३२०६ अभिधान अनुशीलन 


बजीर,मंत्री, सूचा, गबनर, लाट, राजा, बादशाह, आदि अन्य हाकिम भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे 
हैं। इस प्रकार द्वारपाल ( दरबान ) से लेकर दिल्लीपति तक सब छोटे-बड़े राज कमचारी अष्टांगाभ्रित 
शासन-तंत्र के संचालन में संलम्म हैं । 


साहित्य 


भारतीय वाडमय का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। वेदों से लेकर हिंदी की नवीन से नवीन रचना 
तक यह अनेक रूप--अनेक वेष धारण करने को विवश हुआ | वैदिक संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत, अ्प- 
अंश, पाली, ब्रज, श्रवधी, खड़ी बोली (आधुनिक हिंदी) आदि अनेक भाषाओं का परिवान धारण 
कर चुका है। सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की उस पर अमिट छाप लगी हुई है। इतना 
विशाल साहित्य होते हुए भी केवल कुछ धार्मिक ग्रंथों के नाम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों पर नाम 
नहीं रखे गये | इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-... 


(१) अन्य पुस्तकों के प्रति मनुष्यों की कोई ऐसी भक्ति-भावना नहीं है जिससे वे उनका पारा- 
यण आदि में नित्य प्रयेग कर सके | 

(२) कभी-कभी पुस्तकों के नाम कर्ण-कठ्ठ॒श्रप्रिय एवं निरर्थक होते हैं अर! उनका विषय 
अरुचिकर होता है| इससे मनुष्य उनकी ओर आकर्षित नहीं होते । 


(२) जीवन चरित, नाटकादि कुछ पुस्तकों के नाम प्रायः उन प्रसिद्ध पुरुषों के नाम पर ही 
रखे जाते हैं जो पहले से प्रचलित हैं । 


(४) कुछ पुस्तकों के नाम लेखक अथवा कवि के नाम से युक्त होते हैं । 


(४) कुछ पुस्तकों के नाम अधिकांश में ऐसे विषयों से सम्बद्ध रहते हैं जो प्रायः दुरूह, गूढ़ 
अथवा अंतंढंद्ों की ओर प्रवण होने से अनुपयुक्त होते हैं । 

(३) परन्तु मुख्य हेतु यह प्रतीत होता है कि पुस्तकों के नाम उन प्रवृत्तियों पर नहीं रखे 
जाते जिन पर मनुष्यों के नाम होते हैं । 

धार्मिक पुस्तकों के नाम प्रयुक्त होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं--उनकी रचना किसी 
अलोकिक शक्ति अथवा दिव्य व्यक्ति के द्वारा हुई है। (ऋषि मुनि अथवा मत प्रवर्तक भी अलौकिक 
अथवा दिव्य व्यक्ति ही होते हैं।) कुछ अंथों में इष्टदेव के चरित अथवा उनकी लीलाओं का वर्णन 
होता है इसलिए, वे इष्टदेव के सदश ही मान्य एवं पूज्य समझे जाते हैं | देव-स्व॒ति, प्रार्थना तथा 


उपासना-सम्बन्धी पुस्तकें प्रायः भक्ति-माजन होती हैं । उत्कृष्ट नीति-संकलन भी मनुष्यों को प्रिय 
होते हैं। ..' 


उल्लिखित कथन का यह निष्कर्ष नहीं है कि इन नामों में साहित्य-सामग्री का नितांत अ्रभाव 
है। प्रत्यक्ष में न सही प्रच्छुन्न रूप से--उपलक्षणा से-समस्त वाडमय यहाँ पर विराजमान है। कालि- 
दास के नाम-स्मरण से ही उसकी समस्त क्ृतियाँ आकाश में नक्ञत्रों के तुल्य जगमगाने लगती हैं। 
जिस प्रकार अपने भवन के सतमंजिले पर खड़ा हुआ मनुष्य सबको दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार 
कलाकार अपनी कृतियो की कीति से ही चमकता है । कविता से ही कालिदास कालिदास हुए | साहित्य- 
कारों ने साहित्य सेवा की और साहित्य ने उन्हें समृद्धशाली बनाया । प्रेमचन्द्र ने उपन्यास बनाये और 
उपन्यासों ने प्रेमचन्द्र को बनाया | यह अन्‍्योन्याश्रित भाव है। जैसे दृष्ट सत्ता के पीछे एक अदृष्ट 


सत्ताका भान होता है बेते ही ग्रन्थक्रार के नाम के पीछे उसकी कऋतियाँ श रीस्संरक्षक के सहश' 
उपस्थित रहती हैं । 


साहित्य इंप्प७ 


इस दृष्टि से अध्ययन करने पर निगमागम शास्त्रों से लेकर अद्यावधि साहित्यकारों तक की 
एक बृहत्‌ परम्परा ऋषि, मुनि, मतप्रव्तक, साधु-संत, शुरु, लेखक एवं राजाओं के नामों में दृष्टि- 
गोचर होती है | इस दीर्घ कालीन साहित्य का ऋ्मपूर्वक विवेचन करना सरल नहीं है, क्योंकि नामो 
की बहुसंख्या बीच-बीच में अग्रयुक्त, अग्रचलित एवं विलुप्त होती रहती है | एक युग के अधिकांश 
नाम दूसरे युग में प्रायः व्यर्थ हो जाते हैं। आज जो नाम प्रचलित हुआ वह पहिले न था, सम्भव है बह 
कल भी न रहे | अतीत, अ्नागत तथा श्रद्यतन की त्रिकालीन कल्पांत अवधि का साथ विरले ही नाम 
दे सकते हैं । 

कतिपय धार्मिक अंथी के अतिरिक्त प्रत्यज्ञ रूप से साहित्य सम्बन्धी अन्य किसी कृति का 
उल्लेख इस नाम संग्रह में नहीं मिलता है किन्तु बेदिक वाहुमय से लेकर अद्यावधि तक के अ्रनेक 
प्रमुख साहित्यकारों के नाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो इस प्रकार विभक्त किये जा सकते हैं-.. 

बैदिक कालीन--दरश्शनकारो में न्याय के रचयिता गोतम, साख्य कर्त्ता कपिल, योग शाख्त्र 
के लेखक पतंजलि, पूर्व मीमांसाकार जैमिनि वथा वेदांत प्रणेता व्यास हैं | स्मृतिकारों में मुख्य मनु, 
याशवल्क्य, विष्णु, पराशर तथा नारद हैं। पाणिनि का त्यायनादि वेयाकरण तथा कुछ शास््रकारों के नाम 
यत्र-तत्र छिठके हुए हैं । 

पौराणिक तथा ऐतिहासिक कालीन--पुराण तथा महाभारत-प्रणेता व्यास का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है | रामायण के र्वयिता वाल्मीकि हैं। इस युग के तीन ग्रंथ भागवत, गीता तथा 
रामायण भक्ति भावना के कारण जनता में अधिक प्रचलित तथा प्रसिद्ध प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन 
धर्म-प्रंथों पर प्रत्यक्ष रूपेण कुछ नाम पाये जाते हैं । 

संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास, भवभूति, माघ, श्रीहर्ष, जयदेवादि हैं। कालिदास के 
शकुंतला नाठक में मानव अंतह्वंद्ों का तथा रघुबंश, कुमार-सम्भन्न एवं मेघदूत काव्यों में प्रकृति-दय 
का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है | भाषा-भाव एवं शैली के विचार से उनके अंथ अद्वितीय हैं। मव- 
भूति का करुणरस प्रधान उत्तर रामचरित नाटक प्रसिद्ध है। इहत्‌ चयी के लेखकों में से माघ का 
शिशुपाल-बध तथा श्री हर्ष का मैषध चरित्र प्रकांड पॉडित्य पूर्ण महाकाव्य हैं| जयदेव ने गीतगोविंद 
में कोमलकांत पदावली में राधा-ऋष्ण भक्ति की मधुर धारा प्रवाहित की है | कादम्बरी प्रणेता बाणु की 
स्वना अनुपम है। अनेक नाटकों के निर्माता भास का नाम भी प्रसिद्ध है। बाण के आशभ्रयदाता सम्राट 
हमे ने स्वयं रत्नावली आदि नाटक लिखे हैं। रस तथा अल्षड़ार ग्रथों में पंडितराज जगन्नाथ का 
रस गंगाधर और विश्वनाथ का साहित्य-दर्पण प्रशंसनीय है। अमरतसिह तथा हेमचन्द्र कुशल कोश- 
कार हुए हैं । ज्योतिष में बराह मिट्टिर, आर्यभट्ट तथा भास्कराचार्य के नाम देदीप्यमान हैं। आयुवेद 
से सम्बन्धित धन्व॑तरि, चरक, सुश्रत तथा नागाजुन लोक-कल्याण के लिए, वरदान स्वरूप हैं। काम- 
शातत्र के विशेषज्ञ वात्स्यायन तथा कोकराज ने क्रमशः कामसूत्र तथा कोकशाञ्नर की रचना की । सज्जीत 
के आचार्य भरतमुनि हुए हैं। अर्थशात्र में चाणक्य का कौटिल्य शात्र विश्वविख्यात है। चाणक्य 
के अतिरिक्त अन्य निपुण नीतिकारो में शुक्र, विदुर तथा धौम्य के नाम उल्लेखनीय हैं। सांसारिक 
अनुभवों से आप्लावित शतक-त्रय के स्वयिता भतृ हरि से कौन परिचित नहीं है। विनोद द्वारा नीति 
शिक्षक, विश्व-विश्रुत पंच-तंत्र-प्रणेता विष्णु शर्मा भारती का एक अनमोल लाल है। राजा भोज के 
शासन-काज़ में संस्कृत का प्रचुर प्रचार रहा है। शड्डरादि अनेक मतीषियों ने अपने अमूलय पन्थ- 
रत्नों से संस्कृत साहित्य को अलंकृत किया है | 

मध्यकाल में सस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, अपभ्रेंश तथा पाली भाषा में भी अंथ-रचना होने 
लगीं ५ जैनियों का बहुत सा साहित्य प्राकृत भाषा में है, बोद्ध साहित्य पाज्ञी भाषा में लिखा 
गया है । 


श्पप अमभिधान अनुशीलन 


हिन्दी साहित्य कालीन--इसका प्रारम्म चद कवि से माना गया है। उसका पृथ्वीराज 
सो वीर युग का एक विशाल महाकाव्य है। इसमें प्रथ्वीराज के युद्धों का वर्णन है। इसी सम्य 
मैथिल-कोकिल विद्यापति ने राधा-कृष्ण की भक्ति में कोमलकांत पदावली की सरस रचना की। 
निर्गणी सन्त कब्रीर, नानकादि ने अपने विचारों का प्रचार पदों में किया। सूरदास ने सूरसागर में 
कृष्ण भक्ति की तथा ठुलसी ने रामचरित मानस में रामभक्ति की ऐसी पावन घाराएँ बहाई' कि दोनों 
के सज्ञम से देश में शांति की सरस्वती बहने लगी। रीति काल के प्रमुख कवि केशव, देव, बिहारी 
आदि ने शंगार रस क्रा ऋज्ञार किया। भूषण ने वीरनायक शिवाजी का चित्रण कर निराली राष्ट्रीयपा 
का परिचय दिया। भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी, हिन्दू , हिन्दुस्तान का राग गाया । 


गद्य में सदा खुखलाल का सुखसागर, लल्लूलाल का प्रेम सागर तथा नाभाजी का भक्तमाल 
उल्लेखनीय हैं | प्रथम दो में ऋष्ण-क्था एवं तृतीय में भक्तों का चरित्र वर्णित है। स्वामी दयानंद 
ने हिन्दी संस्कृत में अपने अपूर्व ग्रंथ लिखे जिनमें वेदिक पुनरुत्थान की ओर विशेष आग्रह किया 
है | उपन्यास तथा कहानियाँ प्रेमचन्ध की अमर कृतियोाँ हैं जिनमें पात्रों के चरित्र तथा आमीण 
दृश्य सरल, शुद्ध एवं सजीवभाषा में चित्रित किये गये हैं । इनकी पुस्तकों में सामाजिक तथा राज- 


नीतिक समस्याओं का निरूपण सम्यक्‌ दिया छुआ है। महात्मा गाधी ने भी अपनी हिन्दी कृतियो द्वारा 
हिन्दी साहित्य को प्रोत्साहन दिया । 


कुछ वंगवासी विद्वान मी इस साहित्यकार-संसद्‌ की शोभा बढ़ा रहे है। शारदा के इन 
श्लाध्य घ॒पुत्रों में समाज-सुधरक ईश्वर चन्द्र, इतिहार-प्रवीण रमेशचम्द्र, ब्रह्मसमाज के प्रबतेक 
राजाराम मोहनराय, उपन्यासकार वंकिमचन्द्र, शरच्चन्द्र, नाव्यकार दिजेंद्रलाल तथा कवींद्र रवींद्र के 
नाम्र उल्लेखनीय है जिन्होंने वाणी-मन्दिर को अपनी अमूल्य कृतियों से अलंकृत किया है। 


इस वाडमय में श्रार्य जाति का आचार-विचार, कला-कौशल, आमोद-प्रमोद, ज्ञान-विज्ञान 


एवं अनुभव-अनुयोग का निष्कर्ष संगह्ठीत है जो जीवन को सरस, समुन्नत एबं सुन्दर बनाने में 
शक्ति सम्पन्न है 


ललित कलाएँ 


नुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी है| प्रकृति के नाना रंग के फूलों से उसने हार, मालादि की 
रचना की, फूलदान अलंकत किये। स्वागत-अमभिनन्दन के हेतु तोस्ण-पताका से अपने मवन विशभूषित 
किये। सुन्द्र-छुन्दर पुष्पों को चित्राकित किया गया। किसी ने कागज पर, किसी ने बल्ठों पर तथा 
किसी ने शह-भित्तियों पर भाँति-मॉति के रंगों में चित्रण कर उन्हें स्थायी रूप दे दिया । उनकी रमणी- 
यता तथा मनोमोहकता और भी उत्कर्ष को प्राप्त हो गई। पक्षियों के प्रति मी यही अनुराग उत्पन्न 
हो गया । शुक सारिकादि ललित पत्तियों का लालन-पालन आरम्म हुआ । रसिक तथा विलासी पुरुष 
मनोहर मोर-पड्डों के मुकुट धारण करने लगे। पत्तियों में एक विशेषता है। उनमें सौदर्य के साथ 
मधुरवाणी भी है। पुष्पों में मूक सौंदर्य है। रजनी की कालिमा में जब॒चमचमाते हुए तारे वियति 
में जगमगाते तो वे मुग्ध हो जाते। इसके अतिरिक्त मानव-मानस भी भव्य भावनाओं, कलित कल्प 
नाओं, अनुपम अनुभूतियों एवं विशद्‌ विज्ञान का मनोरम मंदिर है। आम्यन्तर सौंदर्य के सम्पक से 


बाह्य सौंदर्य और भी प्रोज्बल हो जाता है--अत्यधिक खिलने लगता है, उसमें सरसता आ जाती है। 
सौंदर्य की अ्रभिव्यंजना ही कला की जननी है कि 


सरस अनुभूति की व्यंजना का नाम ही कला है। प्राचीन काल भें ६४ कलाएँ मानी जाती 
रही हैं। आज कल कलाओं के दो विभाग किये गये हैं। उपयोगी कला वे हैं जो मनुष्य के भौतिक 


ललित कलाएँ श्व्यह्‌ 


जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं | अलंकारादि इसी के अन्तर्गत हैं जिनका वर्णन गत 
पृष्ठों में किया जा चुका है। ललित कलाओओों में स्थापत्य, तत्षण, श्रालिख्य, सज्जीत तथा काव्य-कला 
मुख्य हैं। कला से विशेष आनन्द का उद्ेक होता है । 

धर्म-परायण देश में जहाँ विशाल, भव्य मन्दिर खड़े हों जिनके गर्भ-ग्हों में नानालंकत मूर्तियाँ 
विराजमान हो इन ललित कलाझओं का सर्बदा अभाव हो ऐसा अनुमान करना केवल उपहासास्पद ही 
होगा । विलास-प्रिय, भूरि भोगी महाराजाओं के राजप्रसाद चित्रों से रिक्त कैसे हो सकते हैं। अनेक 
स्थलों पर नाटको में चित्रशालाओ का वर्णन आता है। अजन्ता की कंदराओ में अद्वितीय चित्रकला 
प्रदर्शित की गई है। दक्षिणी भारत तथा मथुरा वृन्दावन के हिन्दू देवालयों, आबू के जैन मन्दिरों 
तथा बौद्धों के विहारों में अनेक उत्कृष्ट एवं अनुपम कलाओं के दर्शन होते हैं। 

वास्तु तथा तक्षण कल्ा--हिंदू मन्दिरों में प्रायः सब कलाओं का समन्वय पाया जाता है। 
मन्दिर के निर्माणमें स्थापत्य, मित्तियों, गोपुरो, स्तम्मों, मंडपों, तोरणों आदि पर भास्कर्य; मूर्ति रचना 
में तक्षण, प्रसाधना के लिए चित्र कला के विचित्र निदशन प्रास होते हैं। प्रात: साय॑ देव-विभह के 
समक्षु सरस सन्नीत एवं स्तोत्र पाठ के समय काव्य कला का प्रदर्शन होता है। इस नाम माला में 
तीन प्रकार से ललित कलाओ्रो का आभास मिलता हैं -कलाकारों के नाम से, कृतियों के नाम से 
और कलाओं के नाम से | स्थापत्य तथा भास्कर्य कल्ला के किसी विशेषज्ञ का नाम अधिक प्रसिद्ध न 
हुआ होगा । इन दोनों कलाओं की केवल कृतियाँ ही मन्दिर तथा भवन आदि के रूप में दृष्टिगोचर 
हो रही है। मुगल कालीन वास्तु-विद्या-विशारद दसवन्त, बसावन आदि कुछ नाम इस संग्रह में 
अवश्य पाये जाते हैं। तक्षण अर्थात्‌ मूर्ति कला के किसी कलाविद्‌ का नाम भी उल्लेखनीय नहीं है । 
मूरतिसिंह, मूर्ति-नारायण, शिवमूरति आदि कुछ नाम केवल इृतियों की ओर संकेत करते हैं 


चित्रकत्ता--चित्रकारों में राजा रविवर्मा का नाम उल्लेखनीय है। चित्तरसिहादि नामों से 
स्वत: आल्ेख्य की ओर इंगित होता है । 


संगीत--संगीत में संमोहन जादू होता है | कहते हैं कि कृष्ण-की मुरली के स्वर से जड़-चेतन 
मुग्ध हो जाते थे । सद्भीत के तीन अंग हैं--वाद्य, गान, तथा उत्य। वाद्य से वायु में कम्पन उत्पन्न 
होता है। उन कम्पनों से स्वर-लहरी अनुप्राणित होती है। स्वर से अंग-स्फुरण होने लगते हैं | 
शरीर आनन्दोल्लास में विभोर हो जाता है। नौवत, मजीरा, डमरू, मुरली, सारंगी, वीणा, वीन, 
निशान, तुरही, ठोल आदि अनेक बाजों के नाम इस संग्रह में मिलते है। कृष्ण को वंशी प्रिय थी | 
डमरू बजाने में शड्भर प्रवीण थे, सरस्वती तथा नारद की वीणा विश्वविमोहिनी थीं। कुछ बाजे युद्ध 
के समय बजाये जाते हैं, कुछ मज्ञलोत्सवो पर तथा कुछ देव-मन्दिरों में पूजा के समय बजते हैं। 

गायन अपनी अदभुत से शक्ति मानव-हृदय की भावुकता एवं सहयता को ग्रबुद्ध करने 
में अद्वितीय है। भरत सद्भीत के आचार्य माने गये हैं। सूर, कबीर, तुलसी आदि संतों॥ ने भी 
अनेक राग-रागिनियों में सहखों पद सर्वे हैं। श्री, टोड़ी, देबकली, राम-कली, भैरवी, मारु, वसंत रागो 
के थोड़े से ही नाम यहाँ संग्रहीत हुए हैं। इसके अतिरिक्त तानसेन, हरिदास, बेजूबावरा, विषणु- 
दिगम्बर आदि कुछ सद्जीतशों के नामों का उल्लेख भी पाया जाता है, हिंदुओ्रों के दो प्रमुख देवता शिव 
तथा कृष्ण नृत्यकला में अत्यन्त प्रवीण माने गये हैं। ऋष्ण की रास लीला में द्ृत्य सदा हुआ्ना करता 
था| शिव तांडव से सभी परिचित हैं | दृत्य बिहारी, नटराज, नटवरादि नाम रृत्य कला के द्योतक 
हैं। प्रसिद्ध तृत्य-विशारद उदय-शझ्लर भट्ट, रामगोपालादि इस कला के जीते जागते नमने हैं । 

काव्य-कला--कविता अनिर्ब॑ंचनीय आनन्द की देवी है। अन्य कलाओं की अपेक्षा इसका 
आधार शअ्रत्यन्त सूह्मतम शब्दमूलक नाद है अतः ललित कलाओं में इसका स्थान सर्वोच्च माना 


३६० ग्रभिधान अनुशीलन 


गया है। इसकी परिमाषा भिन्न-मिन्न काव्य मर्मशें ने विभिन्न प्रकार से की है। कोई अलड़ागे 
पर विशेष बल देवा है, किसी के विचार से अर्थ की रमणीयता का इसमें विशेष महत्व है एवं किसी 
किसी ने रस का उद्रेफ ही सर्वस्व मान लिया है। परिभाषा कुछ भी हो। परन्त इसमें तीन शुण 
अवश्य होने चाहिए। (१) मनोर॑जकता--जिससे पाठक तथा श्रोता का हृदय उसकी ओर स्वत: 
ही आकृष्ट हो । (२) विचारों की परिष्कियता--भावनाओं की पवित्रता जिससे उच्च उत्प्रेर्णाएँ 
अंकुरित होकर चरित्र निर्माण में सहायक हों एवं निर्मल ज्योति स्फुरण हो दुगुणों तथा दुर्वासनाओं का 
दूषित तम दूर कर सके। (३) व्यक्ताव्यक्त से तादात््य स्थापित करना जिससे विश्वमैत्री तथा लोक 
कल्याण की भावना जाग्रत हो । 


अपने आदश-ध्येय की सिद्धि के लिए कविता के पास साधन हैं--भाषा, छुंद, अलड्ढार, रस- 
घ्वन्यादि । सरस, सरल तथा सुन्दर शब्दों के योग से वह अधिक प्रभावोत्यादिका हो जाती है। 
कुशल कवि अपनी प्रतिमा एवं कल्पना के आमिश्र रूप द्वारा सच्ची कविता के सजीव चित्रण उप- 
स्थित करता है। वह अपनी कोमल कढ्पना से अमूर्ते अन्तर्भावनाओं को मोहनी रूप दे देता है। ये 
रूपवती अनंग-अंगनाएँ प्रकृति की पृष्ठभूमि पर अलोकिक अमिनय प्रदर्शित कर जन-मन को मुग्ध 
कर लेती हैं। प्रस्तुत नामावली में ऐसे अनेक कवि-कोविदों के नाम सम्मिलित हैं जिन्होंने अपने 
अमूल्य रत्नों से सरस्वती देवी के अज्ञो को अलंकृत किया है। उनका उल्लेख साहित्य के अन्तर्गत 


हो चुका है । 
विज्ञान 


साहित्य-संगीतकला-प्रवीण हिन्दू जाति न केवल ज्ञान में ही चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई प्रतीत 
होती है, अपितु विज्ञन में भी उतका अतिशय कौशल य्यक्त हो रहा है। शान के अद्ध प्रत्यज्ञ सम्पूर्णत: 
उसके अंतरज्ञ एवं बहिरज्ञ जीवन में घुल मिल गये मालूप होते हैं। उसका सार्वभौमिक धर्म संसार 
में शांति तथा धान्वना की अनुपम सरिता बहा रहा है । उप्के अद्वितीय दशन ने ब्रह्म की सम्भूतियों 
तथा रहस्यों के उद्घाटन का प्रयत्न किया है, उसकी अनुकरणीय ललित कलाश्ों ने विश्व को 
सौंदर्य की भावना से आप्लाबित कर दिया। उसके सर्वतोमुखी साहित्य ने ही देश देशांवरों को 
ज्योतिमय बनाया होगा | ज्ञान-विज्ञान के समन्वय से जगत के जीवन में यथार्थता आ गई है। 


परमतत्व उनके निरन्तर चिंतन का लक्ष्य रहा है, आत्मतत्त्व का भी उन्होंने सम्यक्‌ परिशीलन 
किया है। ये दोनों असंलक्ष्य विषय थे | उसी समय उन्होंने प्रकृति-तत्व का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 
संलक्ष्य प्रकृति से उनका नित्य सम्बन्ध रहता था, इस सतत सम्पक से निरीक्षण तथा परीक्षण का 
विशेष सुयोग मिलता था। प्रकृति मंथन से उन्होंने अनेक अमूल्य विशान रत्न हस्तगत कर लिये। 
प्रकृति अध्ययन की सचेष्ट प्रवृत्ति ही विज्ञान की जननी है। इसी भावना से अनेक विद्याश्रों का 
प्रादुर्माव हुआ । पदञ्मतत्वों को, देवी सम्पत्ति होने के कारण, देव तत्व में परिगशित कर लिया गया | 
मानव जीवन की स्थिति तथा पोषण उनके बिना असम्मव था। पृथ्वी उसके निधास का एकमात्र 
आधार थी | जल तो जीवन था ही, वायु के त्िना ऋण भर भी जीना कठिन था। आकाश में अपने 
घद्‌कर्मों के करने का सुयोग मिलता था। अग्मि से वह प्रकाश तथा ऊष्णता प्राप्त करता था। ये पदश्च- 
तत्व मनुष्यों के लिए अत्यन्त उपादेव एवं उपयोगी रहे हैं । इस पश्चमुखी प्रकृति से भौतिक विज्ञान का 
आरम्म हुआ | प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ के शुण-दोष, आकति-प्रकृति एवं स्थिति का ज्ञान उपलब्ध 
करने का प्रयास किया गया। इस भौतिक विज्ञान अ्रथवा पदार्थ विज्ञान से ऋतु विज्ञान, उदधि 
विज्ञान, भूगम विशान आदि अनेक विज्ञान उद्भव हुए | 


विज्ञान ३६१ 


नामो के सड्जलन में सूद रूप से अनेक विज्ञोनों की और सड्ढेत पाया जाता है। गणि-त 
शासन के त्रिना जगत्‌ का काम चलना असम्भव है अतएव उसका स्थान बहुत छँचा माना गया है। 
इन नामों में एक से करोड तक की संझ्या का कैता सुदूर समावेश हुआ है--एक नाथ, द्विजराज, 
त्रिज्ञोकी नारायण, चतुमु ज, पश्चानन, घट्वदन, सतई, अष्ठ भुजा प्रसाद, नवरत्न, दशरथ, शतानन्द 
हजारीलाल, लखपतिराय, करोड़ीमल आदि नाम एक प्रकार से इस विज्ञान की अमिव्यजञ्ञना करते 
हैं। ज्योतिमेय नकत्रों के निरीक्षण में तो गणित अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया है । 

ज्योतिष के बिना हिन्दुओ्रों का कोई काम चलते हुए. नहीं दिखलाई देता। अधिकांश नाम 
ज्योतिष के फलाफल के विचार से ही रखे जाते हैं । जन्म से मृत्यु पर्यन्त हिन्दू -जीवन ज्योतिष पर 
ही निर्भर रहता है। लाखो मील दूरस्थ नक्षत्र, प्ह, उपग्रह, राशि, धूम्रकेठु आदि ज्योतिष्को की गति, 
परिमाण, दूरी, प्रभाव, उदयास्तकाल, ग्रहण इत्यादि अनेक ज्ञातव्य विषयो पर चमत्कार पूर्ण प्रकाश 
डाला है। खगोल सम्बन्धी अनेक अन्थ प्रणेता ज्योतिषाचार्य्य बराह मिहिर ने ज्योतिविज्ञान की तीनों 
शालाओ पर श्रे७ ग्रन्थो का निर्माण किया । अहराशि नक्ष॒त्रादि ज्योतिष सम्बन्धी अनेक नाम इस 
संग्रह में दृष्टिगोचर हो रहे हैं | 

भौतिक विज्ञान के अनेक तत्लो का विधान इन अमिधानों में सब्निविष्ट है। : प्रकृति के मूल- 
तत्व--्षिति जल पावक गगन समीरा का अनेक नामों में प्रयोग हुआ है। 

अश्विनीकुमार, धन्व॑ंतरि, चरक, सुषेण आदि आयुरवेद के प्राणस्वरूप हैं। नागाजुन का नाम 
रसायन-शाद््रियों में प्रसिद्ध है। अनेक धातुओं के मारण-शोधनादि में उन्होंने अ्रदूभृत कौशल 
प्रदर्शित किया है | पारद-प्रयोग में तो वे अद्वितीय सिद्ध हुए। छुश्रुत ने न केवल रोगों के निदान, 
उपचार, औषधि, पशथ्यापथ्यादि पर ही विचार किया वरन्‌ शल्य-चिकित्सा के अनेक यन्‍न्त्रों का 
आविष्कार भी किया | वैद्यक के अशंगों पर सुन्दर ग्रंथ रचें गये। 

काम विज्ञान पर वात्सायन, कोकादि विद्वानों के कई उत्तम अन्थ उपलब्ध हैं जिनका 
उल्लेख साहित्य प्रकरण में हो चुका है। इनमें गाहंस्थ्य जीवन के अनेक अड्ों पर प्रकाश 
डाला गया है । 

हीरा, नीलम आदि रोीं, सुवर्णादि धातुओं के प्रयोग,से उनके खनिज पदार्थ सम्बन्धी 
ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। नाना जीव-जंतुओं के संस्ग से उनकी गति जीव-विज्ञान में 
भी प्रवेश कर गईं प्रतीत होती है। नल-नकुल तथा शकुनि इस विद्या में विशेष पारज्षत थे । आयुर्वेद 
से उनके वनस्पति-विज्ञान का चातुर्य प्रकट होता है। मनोविज्ञान का उल्लेख दशन के अन्तर्गत 
हो चुका है । 

ये विज्ञानवेत्ता न केवल सिद्धांत ( 7607 3 में ही निष्णात थे वरन्‌ प्रयोगात्मक विशान 
में भी उनकी बुद्धि का चमत्कार प्रतिफलित होता है। अनेक प्रकार के अखस्र-शस््र आविष्कृत कर 
उन्होंने धनुरवेंद को उत्कर्ष पर पहुँचाया। वे शञ्ल एवं शात्र दोनों के उद्‌भट पंडित ग्रतीव होते 
हैं । साम्पत्‌ वायुयानों को ऊपर मडराते देख कालिदास के पृष्पक विमान का सजीव चित्रण सहसा 
स्मरण हो अ।ता है। 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यों की वेशानिक दृष्टि प्रखर, दूरदर्शी एवं 
सर्वतोमुखी है । वे विज्ञान मिक्तु से उन्नति करते-करते विज्ञानाचार्व बन जाते हैं। विशानानन्द कैसा 
सार्थक नाम है। जन-जींवन विज्ञनमय प्रतीत होता है । 


ससकमभायमादायपअामक वापस त२॒यपमन, 


प्रकृति-प्रेम 


प्रस्तुत अमिषानों में ऐसे अनेक प्रसज्ञों का उल्लें मिलता है जिससे यह उडद्मासित होता 
है कि भारतवासी प्रकृति के बड़े पुजारी हैं | घवल हिमाच्छादित नगराज हिमालय एवं उसके उत्तुंग 
श्रद्ध कैलास, गौरीशडूर, केदारनाथ, बदरीनाथ आदि; विध्याचल, नीलगिरि, महेंद्रादि अ्रन्य 
पर्वत मालाएँ; उत्ताल तरड्रान्वित रत्ाकर; कलकलनिनादिनीन्कल्लोलिनी गदड्ढा यमु॒नादि; कमलो- 
'फुल्ल सरोबर, भील, ताल, तडाग आशदि जलाशय; नाना प्रकार के वृक्षलताओं से परिपूर्ण अरशण्य, 
बनखंड, फारखण्ड, उपयनादि एवं नानाकृति चित्रोपम उनकी हरित ताम्नवर्णी पत्रावलियाँ एवं उनमें 
महकते चित्रित प्रसून तथा चहकते बहुवर्णी विहँग अथवा मॉकती हुई अद्धंमुकु लित मनोहर कलियों; 
तमिस्ना को धोते हुए. विद्युत्‌ कणों से ज्योतिरिज्षण; रजनी के नीलाम्बर में मिलमिलाते तारे; 
शरतू-सिताश्र में लुकता-छिगता एवं चाँदनी को अबीर सा बलेरता पूर्णिमा का चन्द्र; उषा की 
सुषमा से सम्पन्न अस्णोदय; नीरद रक्षित गोधूलि आदि अनेक अनुरत, अवर्शनोय दृश्य उनके अन्त - 
करण क्रो प्रफुल्लित करते रहते हैं । 


भारतवर्ष की स्थिति उसके लिए. एक अमूल्य वरदान है। अधिकांश देश उष्णकटिबन्ध में 
घसा हुआ है | हिन्दी प्रदेश भी इसके प्रभाव से वश्चित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वन, उपवन 
उद्यान, वाटिका विविध वर्ण के पुष्पों से परिपूर्ण रहते हैं | उनकी मुकुलित कलिकाश्रों एवं प्रफुल्लित 
कुसुमों से ऐसा प्रतीत होता है कि हरित, जडित, साडी पहने वन-श्री मन्द-मन्द मुसकराती है एवं 
कभी-कभी हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाती है| रक्लों फे कितने प्रकार, प्रकारों के कितने भेद-उपमभेद, 
भेद-उपभेदों के कितने मिश्रण एवं मिश्रणों के कितने मिश्रणोपमिश्रण ! कदाचित्‌ ही कहीं ऐसा 
वर्णुसमुच्चय एवं समन्वय दृष्टिगोचर होता होगा। शरद्‌ की शोभा से बसन्‍्त का वैभव निराला 
दिखलाई देता है। यही कारण है कि हमारे नामों में भी वणों की इतनी विभिन्नता पाई जाती है | 
ऊदा, कोकई, नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा, सुनहला, रूपहला, स्याम, कस्तूरी,*गुल्बी, शर्वती, सिलेटी 
कपूरी, सेवती, केसरिया, नारज्ञी आदि अनेक रज्चों का आभास मिलता है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के प्रेमी ये पुरुष-पुंगव रज्नों के कारण ही पुष्पों की ओर 

आकष्ट हो उन्हें अवतंसों के तुल्य धारण करने लगे। उनका रज्ञ, उनकी सुगन्ध, उनकी कोमलता, 
उनकी सरसता एवं उनका सौंदर्य ऐसे मनमोहक होते हैं कि अश अमर भी उन्मत्त हो शुनशुनाकर 
उनके गशुणानुवाद करने लगता है। मानव-प्रिय पुष्पों में कमल, कुमुद, कदस्ब, गुलाब, सेवती, गेंदा, 
चम्पा, चमेली आदि अनेक फूलों का उल्लेख पाया जाता है।' मनुष्य इनके हार, मालादि बनाकर 
घारण करते तथा कुसुमस्तवकों से अपने णहों को सजाते हैं। देवों की अर्चना में भी विविध सुमनों 
का प्रयोग दिखलाई देता है | उत्सवों का खागत-अमिनंदन करने में प्रसूत ही सर्वप्रथम है। ये वन- 
श्री, उद्यान-सुषमा, एवं वेश्म-शोभा को अरतिरज्ञन करते हैं। कोकाबेली, रजनीगंधादि अपनी मनो- 
मोहक सुगन्ध से चंद्रिका की चारुता को चौगुनी करती हैं। कपल अपने नाना रूप-रक्ष तथा भीनी- 
भीनी सुरमि के हेठु सब का अत्यंत प्यारा बन गया है। वह लक्ष्मी का कोमल आसन है। ब्रह्मा का 


' लड़कियों के नाम--शेफालिका ( हरसिंगार ) कचनार, जूही, रजनीगंधा, बेला 
कोकादि । 


प्रैकृति-प्रेम डेट ३ 


उद्भव मूल है हे नलिन विलोचुन विष्णु पद्मपाणि हैं। एुरेंद्रमहेंद्रादिदेव भी पद्म विभूषित रहते हैं। 
काया के चक्रों में भी नाना प्रकार के कमलों की कल्पना की गई है । कया साहित्य, क्या श्वज्धार, क्‍या 
कला कमल सबको जीवन प्रदान करता दिखलाई दे रहा है। कोमल एवं कलित कमल भारतीय-संस्कृति 


का अमूल्य एवं रहस्यपूर्ण प्रतीक प्रतीत होता है ।" 





१ कमल के पर्याय--अंबुज, शब्ज, अरविंद, इन्दीवर, उत्पल, कंज, कमल, जलज, कुँवलथ, 
नलिन, नीरज, पंकज, पद्म, पंंडरीक, राजीव, वनज, सरोज, सारंग; सारस । ु 


पूछ 


भौगोलिक परिज्ञान 


भौगोलिक स्थिति--इस देश का नाम भारत है जो राजा भरत के नाम पर पड़ा हुआ माना 
जाता है। मुसलमानों ने इसका नाम हिंद रखा। काश्मीर से कनन्‍्याकुमारी तक तथा पेशावर से पुरी 
तक यह विस्तृत भूखण्ड फैला हुआ है। इन नामों की सहायता से स्थिति, भू-रचना, जल-वबायु, कृषि- 
शाइल सम्बन्धी उपज, खनिज पदार्थ, कला-कोश त, व्यापार-वाणिब्य एवं नगरों से पर्यात परिचय 
प्राप्त हो जाता है । 
पर्वत--इस देश के उत्तर में १२०० मील लम्बा हिमालय पर्वत, गौरीशंकर, कैलास आदि 
तुषार धवलित तुंग शिखरों के साथ, तीन समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। मध्य में अनेक विस्तृत 
अधित्यकाएँ एवं उपत्यकाएँ बृहत्‌ हिमागारों से आ्राच्छादित हैं जो अनेक भारतीय सरिताओं के उद्गम- 
स्थल हैं | कैलास के समीप ही सुन्दर मान-सरोवर भील है। इन पर्वत मालाओं पर नाना प्रकार की 
बाप्तत्रियाँ उ न्न होते हैं । डिपाद्रि अपूछ्य खनिज पदार्थों का भाडार है। उपादेयता की दृष्टि से 
इसे भारतवर्ष का कल्प-बृक्तु कहना अनुचित न होगा | इस देश के तीन ओर अधिकांश समुद्र हिलोरें 
ले रहा है जिसका पूर्वीय भाग गड्ा सागर के नाम से प्रतिद्द है । यह समुद्र भी कम डपयोगी नहीं है । 
बहुमूल्य वस्तुओं को प्रदान करने के अतिरिक्त यह वासिज्य-व्यापार तथा विदेशयात्रा का सु गम साधन 
बना हुआ है | 
महादेव, महेंद्र, गिरिनार, शत्रुक्ञय, रामटेक, राजगिरि, भुवनेश्वर, ज्यम्बक, वेंकट, नीलाचल, 
रामेश्वर आदि अनेक छोटी-छोटी पहाड़ियों के अतिरिक्त हिमगिरि, तथा विध्याचल दो प्रमुख पर्वत 
मालाएँ हैं | हिपाजय का संत्तित परिचय प्रारम्म में दिया गया है। विध्याचल भारत के मध्य में 
पूर्व-पश्चिम फैला हुआ है और देश के दो विभाग --उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विमाजक बना 
हुआ है | 
नदियाँ--भारतवर्ष की मुख्य-मुख्य नदियों के नाम इस संकलन से प्राप्त हो जाते हैं। 
हिमालय से नि:सृत सिंधु तथा उनकी सहायक नदियाँ सतलज ( गौरी ), व्यास ( विपाशा ), रावती 
( इरावती ), केनम ( वितस्ता ), चिनाव ( चन्द्रभागा ), गद्स्‍ा, यमुना, गोमती, सरयू , कोसी 
( कोशिकी ) उत्तर भारत की प्रसिद्ध नदियों हैं | गह्ढा हिमालय में गंगोत्री से निकलती है और 
अजखवन्द। आदि अनेक सहायक नदियों के साथ प्रयाग में यमुना से सज्ञम करती हुई गज्ञा सागर 
में गिरती है। यमुना अपनी अनेक सहायक सरिताओं के साथ प्रदेश का एक बड़ा भूमाग अमि- 
सिंचन करती है | नरमदा तथा ताप्ती मध्य में पश्चिम प्रवाहिनी हैं । गोदावरी और कृष्णा दक्षिण की 
प्रसिद्ध नदियाँ हैं | दक्षिण का कावेरी संंदरम? व्यक्तिधाचक नाम कावेरी नदी का उत्तम स्मारक है। 
अनेक छोटी-छोटी नदियाँ भी देश में यत्र-तत्र फैली हुई हैं। ये नदियाँ धरती को उर्वरा करती हैं 
तथा यातायात के उत्तम साधन है। अतएव उनके तट पर अनेक नगर बस गये हैं। इन पर्वत 
मालाओं तथा सरिताश्रों से देश की प्राकृतिक भू-रचना का सम्यक्‌ बोध हो जाता है। 


जलवायु--प्रस्तुत अमिधानों से जलवायु सम्बन्धी ज्ञान भी स्पष्ट अवगत हो रहा है | गर्मी, 
सर्दी तथा वर्षा के विचार से संबत्सर की षड़ऋतुओं के नाम यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। चैजत्र-बैसाख 
में वसन्त, ज्येष्ठाषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद में प्राइट (पावस ), आश्रिन-कार्तिक में शरत्‌ , 
अगहन-पौष, में शिशिर तथा माध-फाह्गुन में हेमनत ऋतु होती हैं । 


भोगोलिक परिज्ञान ३६५ 


कृषि सम्बन्धी उपज--अन्नों में विशेषतः गेहूँ, जौ, मक्का तथा कई प्रकार के चावल 
मुख्य हैं। चना, अरहर, मटर, खेसरी ( केराव ) आदि दालों का उल्लेख भी मिलता है। तिल, अंडी, 
नारियल यहाँ के प्रसिद्ध तिलहन है । अफीम के पौधे से पोस्त के दाने तथा अफीम प्राप्त ढोते हैं। 
तेल, इत्र, गलाब-जल, गुल-कंद आदि गुलाब के फूलों से बनाये जाते हैं। कपास के पौधों से रुई 
मिलती है। केशर कश्मीर की विशेष उपज है। चीनी के लिए गन्ने की खेती की जाती है । 

उद्‌ भिज्ज--वनस्पति में अशोक, वट, गूलर, पीपल, शमी, काऊ तथा केला मुख्य हैं । 
कुश घासआदि तृणों का उल्लेख भी मिलता है। बाग-बगीचों में नाना प्रकार के फल-मेवों के बक्ष भी 
लगाये जाते हैं । 

अन्य उपज--कुछ पशुओं से भी अनेक उपयोगी वस्तुर्णे मिलती हैं। गाय से दूध , घुत 

तथा मक्खन, भेडों से ऊन, कोष-कीटो से रेशम, मगों से कस्तूरी, मोरों से मोरपंख, सुरागायों से 
चमर प्राप्त होते हैं । 


खनिज पदार्थ--भारतवर्ष खनिज पदार्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। रत्नगर्भा भात-भू की 
खानों से हीरा, पन्ना, लाल, नीलम, गोमेद, उत्पल आदि अनेक प्रकार की महा मणियाँ तथा सोना, 
चाँदी, तॉबा, लोहा, आदि उपयोगी तथा बहुमूल्य घातुएँ प्राप्त होती हैं | मुक्ता, प्रवाल आदि मूह्य- 
वान द्वव्यो के लिए, रत्नाकर है । यही कारण है कि इस देश को 'सोने की चिड़िया' कहा गया है 
जगप्रसिद्ध कोहनूर भी भारतवर्ष की ही देन है । 


शिल्पकला तथा वाणशिज्य-व्यापार--अनेक प्रकार के उद्योग धंघे भी देश में प्रचलित 
दिखलाई दे रहे हैं । सूती, ऊनीं, रेशमी बस्रों, नाना प्रकार के आभूषणों, भाँति-भाँति के खिलौनों, 
जिविध प्रकार के आयुधों एवं वाद्ययंत्रों के निर्माण में शिल्पी वर्ग कालयापन करता है। अनुमानतः 
इन वस्तुओं के क्रय-विक्रय से सौदागर देश-विदेश में व्यापार करते रहते हैं। 

प्रमुख-स्थान-- कोशल, पंजाब, मालवा, गुजरात, मोरंग, भूटान, बंगाल, कश्मीर, नैपाल 
आदि कतिपय राष्ट्र तथा प्रान्तों के अतिरिक्त प्रस्तुत संकलन में तीन प्रकार के नगरों के नाम 
सम्मिलित हैं। ( १) तीर्थ--ये प्रचुर संख्या में समस्त देश के विस्तृत माग में फैले हुए हैं। 
इनका उल्लेख तीर्थ प्रवृत्ति में हो चुका है। (२) शिल्प कला एवं व्यापार केंद्र--कुछ नगर ब्यापार के 
कारण उन्नति कर गये हैं। (३२) कुछ समृद्धिशाली नगर सरकारी राजधानियाँ है। इन नगरों में कल- 
कत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, लाहौर (पाक०), कन्नौज, बक्सर, अम्बर, ईदर, अलवर, अमरावती, 
अजमेर, पेशावर (पाक०), मुल्तान, रेवाड़ी आदि मुख्य हैं। शिमला ऐसे पाव॑त्य शीतल नगरों को 
सरकार ने ग्रीष्म कालीन राजधानी बना लिया है। अमरीका महाद्वीप का नाम समुद्र यात्रा का सूचक 
है| जिसके व्यापार, पर्यटन, राजकार्य आदि अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। 

इन भौगोलिक पर्यावरण का प्रमाव देशवासियों के जीवन पर प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहा है। 
ऐसे प्राकृतिक वातावरण में मोग तथा योग दोनों ही सम्मव हो सकते हैं। किंतु उनकी इन धारणा 
ने कि भोग का अन्त है मृत्यु एवं योग का मुक्ति, उनको भौतिकवाद से श्रध्यात्मवाद की ओर प्रइृत्त 
कर दिया प्रतीत होता है। भौतिक जीवन की अपेक्षा उन्हें नैतिक जीवन विशेष रुचिकर हुआ है। 
क्योंकि उसमें घम की भावना रहती है, कम का योग रहता है ओर रहता है शान का संश्रय | 


इस नामावली के आ्राधारभूत भारतवर्ष का यह मानचित्र प्रस्तुत होता है (३० ३६६) । 


३६६ अभिधान अनुशीलन 


न्द7 ३ ५ अर [। >> ८ अर पाकन जप ०४००१ 43352 2: 4४-:0:५-> ४ 4४॥4$ 2... 2.3८ &७ ४ 7० ..+.०४४ /2:800:०6१-५०-० ०8० ००५०४ अअन्‍पममककाक ज्ताशकणसमल..य पड... 2पाभाफापके 22% 8-०० धमक झण्कमायक... छड.. इक ४७७७७७७७४७४७४७७/०७७७ ०४० 7 वन०+त१:५७4०५१४५५००५॥ २ कर | लक 
०%%०-+९७+०७५ ++ह एड 3+य३ कह $ व्यदोगाकाशआ्22,07ककरमंपाका एफ: इतक. था अवयष हैं वीक गए । 3४ कमा ६:%02कय४ आज ५४5 १, 
कं, | 


नामावली के आधारभृत- 


. भारतवर्ष 
का मानचित्र 





है| ०५४६ 





टिप्पणी---तीय, नगर इत्यादि मुख्य-पुरुय स्थान अंकों से दिखलाये गये हैं। उनका विबरण 
अलग पृष्ठ पर देखिये । ्क 


भौगोलिक परिशान ३६७ 


निम्नशिखित स्थान भारतबर्ष के मानचित्र में अंकों द्वारा दिखलाये गये हैं :-- 


१--अगम्बर 
२--अजमे२ 
' उ--अ्रयोध्या 
६--अलवर 

७ -- उज्जैन 
८--कन्नों न 
६--कलकत्ता 
१०--कांची 
११--काशी (वाराणसी) 
१२--(कन्या) कुमारी 
१३--कुरुक्षेत्र 
१४--केदारनाथ 
१४--कैलास 
१६--गंगोत्री 
१७--गया 

१्:-- गंधार (कन्धार) 
१६--शुजरात 
२०--गोकरसण 
२१--गौरीशह्डर 
२२--चम्पा 
२३--चित्रकूट 
२४--जगजन्ना थपुरी 
२५--जम्बू 
२६--दिल्ली (इंद्रप्रस्थ ) 
२७--हदारका 
२८--धनुष्कोटि 
२६--धारा 
३०--पंञ्नवटी 
३१--पृष्कर 
३२--पेशावर 


३---श्रमरनाथ 

४--अमरावती 
३३--प्रयाग (इलाहाबाद) 
३४--बहराइच 
३४--बद्रीनाथ 
३६--बैजनाथ 
३७---भीमाशड्डर 
३प--शुवनेश्वर 
रेह-मथुर. .- 
४०५---मद्रास 
४१--महोबा 
४२--मिथिला 
४३--समुक्तिनाथ 
४४-- मुलतान 
४५--राजगृह 
४६--रामे श्वर 
४७--रेवाड़ी 
४प्य--लाहौर 
४६--बुन्दावन 
१०--वबैद्यनाथ धाम 
५१--शिमला 
५२--शभी रज्ञम 
१३--संभल 
१४--सांची 
५१५--सारस्नाथ 
४६--सोमनाथ 
४७--स्थानेश्वर (थानेश्बर) 
प्८ू--हरिदार 
५६--हिंगलाज 
६०--दृषिकेश (ऋषिकेश) 


'इकलकासखालाक हलमाकम्माइपातलआअपालजाओ 


भारतीय संस्कृति की विशेषता 


इस कंटकाकीरण कानन की शोधान्वेषण-दुर्गम यात्रा में अनेक जीवनमयी संस्क्ृति-सरिताशओरों 
को संतरण करना पड़ा जो अपने अमूल्य उपहार से एक विशाल, गम्भीर, एवं अ्रद्धत आर्व-सम्य- 
ताण॑ब के वक्षस्थल को अनुप्राणित कर रही हैं। भक्ति रामरस का अतिशय पुट होने से जिसका 
सलिल मलिन, अपावन एवं विषाक्त नहीं होने पाता ; जो संयम, सदाचारादि सद्शुणो तथा सदुपदेशों 
के अनमोल मोतियो का आकर है, चतुदंश विद्याएँ जिसदी चतुदंश मणियों हैं; जो विचारों के 
यातायात का मुख्य साधन है; जो कर क्रान्तियों तथा विषम विज्ञवों में भी मर्यादोचित सीमा का कदापि 
उल्लच्नन नहीं करता; जो सुशीतल, श्रकाशवती तथा सुकृतिमूला चन्द्रज्योत्स्ना-वेदात-शिक्षा की जन्म 
भूमि है; जो विश्वजनीन शांति-वर्षा का मूल खोत है तथा जो नामनिर्भारशीकरों का पुंजीकृत सौम्य 
रूप है, ऐसे रत्ञाकर से कोई भी देश ऐ्वर्यशाली एवं भौरबान्वित हो सकता है। कोन कह सकता 
है कि ये अभिधान ऐसी सुन्दर, सुखद, शांतिप्रद एवं समृद्धिशाली सं स्कृति की ज्योतिमंयी गगन-गज्ढा 
के जाज्वल्यमान रत्न नहीं है। भारतीय संस्कृति का चारु चित्रण इनमें उद्भासित हो रहा है । 

जिसे वेदों ने बीज रूप से इस पुण्य भूमि में वपव किया; आगमो ने अपने नूतन अनुसंधानों 
द्वारा जिसे प्रतिपादन कर अंकुरित किया; ऋषि मुनि आदि तपस्वी महात्माओं ने जिसे अपने बचना- 
मृत से अभिसिचन कर पल्लवित किया एवं रामइष्णादि अवतारी महापुरुषों ने लोक-संग्रह की भावन 
से जिसे असूत-फलान्वित किया, वह श्रार्य-संस्कृति सत्यवती होने से दीर्घायुष्मती, शिव-संकल्पमयी 
होने से “सर्वभूत हितेरता” एवं सुन्दर स्वरुपिणी होने से सर्ग्राणवल्लमा होकर मानव-अंतःकरणों में 
_ वराज रही है। भूम त्राज हिमालय के उत्रुड्ध में, उत्तुज्ञ शड्"ों की शीतल, सुन्दर एवं सुखद छापा में 
परिषोषित , परिवद्धित एवं परिपुष्ठ भारतीय संस्कृति विश्व-सुख-शांति के निमित्त निश्चय ही 
मज्जलवाद सिद्ध होगो। 


] 


शोध संबंधी अन्य तथ्य 
नामों का प्रहत्तिमूलुक वर्गीकरण 
कुछ आवश्यक तालिकाएँ तथा ग्राफ 
श्रथ के संबंध में कुछ स्मरणीय वातें 
लम्बे नामों के स्पष्टीकरण के कुछ नमूने 
अतिरिक्त नामों की सूची 
संदर्भ-ग्रंथ तथा ग्रंथकार 


(ये) नामों का प्रवृत्तिमूलक वर्गीकरण 


१ धाभिक प्रवृत्ति 
इेश्वर---अ्रकलंक अकलंकप्रसाद अकलू अक्षरसिंह अखंडसिंह अखंडानंद अखिलनिरंजन 


अखिलानंद अगमप्रकाश अगमधुखराय अ्गमध्वरूप अच्ित्यदेव अरचित्यबहादुर अच्युतानंद अजात- 
प्रसाद अतुलकुमार अ्रद्वेतकुमार अद्वेतप्रसाद श्रद्वेतानंद अनंत अनघ अनाथनाथ अनादिलाल श्रनुपम 
अनुपमकुमार अनूप अनूपचंद्र अनूपदत्त अनूपदेव अनूपसिंह अपूर्वदयाल अपूर्व प्रकाश अपूर्वप्रसाद अमय 
अमभेदानंद अमर अ्रमत्कांत अरूप श्रलल अलखचंद्र अलखदयाल अलखदेव अलखनाथ अलख- 
नारायण अलखनिरंजन अलखप्रकाश अलखप्रसाद अलखबहादुर अलेश अविनाश अविनाशचंद्र 
श्रव्यक्तानंद अशरणशरण अशेष असीमकुमार असीमरंजन आत्माराम आनंदब्रह्मशाह आनंदरूप 
आ्रनंद्सागर आनंदम्वरूप ईशानंद ईश्वर श्रोजोमित्र ओम ओमदत्त ओमदेव ओमनाथ ओमूनारायण 
ओरमनिधि ओमपरम झ्रोमपालर्सिह ओमप्रकाश ओमप्रकाशचंद्र ओम्‌प्रकाशसिंह ओमप्रसाद ओमूप्रिय 
ग्रोमरन ओमज़त ओमशरण ओमसागर ओमस्वरूप ओमानंद ओ्रोमेश्वरदयाल ओमेश्वरनाथ 
ग्रोमेश्वर्सहाय । कंतू कंतूृप्रसाद करिमनराम करिमसनलाल करुणाकर करुणानिधान करुणानिधि 
करुणापति करुणाभूषण करुणासागर कर्त्तारप्रसाद कर्त्तारसिह कर्त्तासहाय इृपालदत्त कृपालसिंह 
कृपासिंधु केवल केवलप्रसाद केवलब॒हादुर केवलसिंह केवला केवलानंद केवलाप्रसाद | जीराजमल 
जीवधर जीवनंदनदास जीवनाथ जीवप्रकाश जीवबोधसिंह जीवराखनलाल जीवहर्षश जीवानंद 
जीवानंदलाल जोवाराम जोवालाल जीवेंद्रनाथ जीवेश्वर जीमुख जीसुखराय ज्ञानस्वरूप भलक- 
निरंजनस्वरूप | दयालशरण दयालु दाता दातादीन दाताप्रसाद दातासहाय दिलेशराय दिल्लेश्वर 
दिलेश्वरसिंह दीनदयाल दीनबंधु दीनानाथ दीनेश्वर दीनेश्वरदयाल दीनेश्वरलाल दुनियापति दुनियाराय | 
नित्यानंद नित्यानंदर्सिह निरंकारकिशोर निरंकारदेव निरंकारनाथ निरंकारप्रसाद निरंकारबक्स 
निरंकारशरण निरंक्रारसहाय निरंकारस्वरूप निरंजन निरंजनकुमार निरंजनदेव निरंजननाथ 
निरंजनपाल निरजनप्रकाश निरंजनप्रसाद निरंजनलाल निरंजनसहाय निरंजनसिंह निरंजनस्वरूप 
निरंजनानंद निराकारसहाय निगुशसिंह निर्दोपानंद निर्भभशरण निर्भयस्वरूप निर्मल निर्मलदेव 
निर्मलप्रकाश निर्मलसिह निर्मलष्वरूप निर्विकारप्रसाद निर्विकारशरण नूरदयाल | पतितपावन 
पतितपावनकुमार पतिपाल पतिराखन पतिराखनलाल पतिराज पतिराम परत्रह्मशिव परमकीर्तिशरण 
परमगुरुदयाल परमजीवराय परमदयालसिह परमप्रकाश परमबल परमलाल परमसिंह परमसुख 
परमहंस परमहंसप्रसाद परमहंसभक्तसिंह परमा परमात्मा, परमात्मादतत परमात्मादीन परमात्मानंद 
परमात्माप्रकाश परमात्माप्रसाद परमात्माराम परमात्माशरण परमात्माशरणदीन परमात्मासहाय 
परमाध्मास्वरूप परमानंद परमाराय परमेश्वर परमेश्वस्वंद्र परमेश्वरदत्त परमेश्वरद्याल परमेश्वरदास 
परमेश्वरदीन परमेश्वरनाथ परमेश्वरप्रसाद परमेश्वरलाल परमेश्वरशरण परमेश्वस्शरणदीन प्रमेश्वर- 
सहाय परमेश्वरस्वरूप परमेश्वरानंद परिपूर्णानंद पीतमचंद* पीतमजी पीतमदास पीतमपुरी पीतमलाल 
पीतमसिंह पूर्ण॑दत्त पूर्णुदेव पूर्णप्रकाश पूर्णप्रताप पूर्णानद प्यारेदास प्रकाशस्वरूप प्रजापति प्रणवकुमार 
प्रशवदेव प्रशवप्रकाश प्रणवानंद प्रभु प्रभुकुमार प्रदुचरण प्रशुदयाल प्रशुदास प्रभुदीन प्रशुदेव 
प्रभुनाथ प्रभुनारायण प्रभुप्रकाश प्रसुप्रताप प्रभुप्रसाद प्रभुलाल प्रभुतिह प्रशुशूमभिरनलाल आजीवन - 


4 दादू देखु दयाल को बाहरि भीतरि सोह। 
सब दिसि देखों पीव कों दूसर नादीं कोइ ॥ 


( ४०२ ) 


प्राणपति प्राणवल्‍्लम प्राशुसुल प्राणेश्वर्नाथ प्रियचरण प्रियतमचंद्र प्रियतमदास प्रियदत्त प्रियदेव 
प्रियनाथ प्रियमणि प्रियमित्र प्रियरंजन प्रियलाल प्रियशरणदेव प्रियसहाय प्रीतम प्रीतमकुमार प्रीतमदास 
प्रीतमसिंह बंधुदास बालमर्सिह ब्रह्म ब्रह्म ग्रोंकार ब्रह्म रात ब्रह्मकिशोर ब्रह्मकुमार ब्रद्मचरण अश्मजाहिरसिंह 
ब्रह्मदत्त ब्रह्मदयाल बह्यादास व्रह्मदीन ब्रह्मदेव ब्रह्मदेवनारायण ब्रह्मदेवनारायणप्रकाश ब्रह्मदेवनारायणराय 
ब्रह्मदेवप्रसाद ब्रह्मदेवलाल बह्मदेवरसिंह बअह्ननंदनप्रसाद ब्रह्मनाथ ब्रह्मनारायण ब्रह्मनारायण प्रसाद ब्रह्म- 
पाल ब्रह्मप्रकाश ब्रह्मप्रेम ब्रह्मभूषणुप्रसाद ब्रह्मसत्न ब्रह्मतल्‍लम बह्यशरण ब्रह्मतिंह ब्रह्मसुमिरनलाल ब्रह्म- 
स्वरुप ब्रह्मानं ३ ब्रह्षेद्र ब्रह्मेद्रप्रतापसिंह मलिकदीन मलिकराज महबूबसिंह मायाकांत मालिक मौला 
सिंह | वरनाम विभुकुमार विमल विमलप्रसाद विमलशरण विरजानंद विशुद्धानंद विश्वपति विश्वपाल 
वेदकांत वेदनाथ वेदइनिधि वेदपाल वेदमूर्ति वेदराज। श्रीझ्रोम्‌ श्रश्रोममगवानचंद भ्रीनिरंकारदेव 
श्रीजरह्म श्रुतिकात । सपूरनतिंह संपूर्णदत्त संपूर्णान॑द सकलानंद सबच्िदानंद सच्चिदानंदकिशोर सच्िदानंद- 
प्रधाद सच्चिदानंद्सहाय सच्चिदानंद्सिह सच्विदानंद्सिनहा सच्विदानंदस्वरूप सजनसिंह सतशुरू सतगुरु- 
चरण सतगुरुदयाल सतगुरुप्रसाद सतगुरुबक्सर्सिह सतगुरुशरण सतगुरुसह्य सतगुरुसिह सतगुरुसेवक- 
सिंह सतनामसिह सत्यनाम सत्यनामबक्तर्सिह सत्यस्वरूप सदानंद सर्वगुणप्रखाद सर्वदार्: सबंशक्तिमान- 
लाल सर्व॑ंसुद्व सर्वेश्वरदयाल सांईदास सांईलाल"' साहबदयाल साइबदास साहबदीन «': टसाद साहब- 
बक्शतसिह साहबराम साहबराय साहबलाल साहबशरण साहबशरणलाल साहबसिंह सा. . : “गहिबराजतिंह 
खुष्टिधर सृष्टिनारायण स्वयंप्रकाश स्वयंभू स्वयभूनाथ स्वामीचरण स्वामीदत्त स्वामीदयाल स्वामीदयाल- 
स्वरूप स्वामीदीन स्वामीदीनप्रसाद स्वामीनाथ स्वामीनारायण स्वामीग्रसाद स्वामीविहारी स्वामीशरण 
स्वामीस्वरूप | हंसनाथ हजूरतपिंह हाकिप हाकिपि्रचेद हाकिमजाल हाकिपर्सिह हाकिमहुकुम हृदयनंदन 
हृदयनाथ दृदयनारायण हृदयप्रकाश ह्ृदयप्रकाशराय हृदयमोहन हृदयराय हृदयस्वरूप हृदयानंद 
हृदयानंदसहाय हृदयेशचंद हृदेशनारायण हृदेश्वर | 


ब्रह्मा--अंबुजकुमार श्रब्जनारायण कमलअ्रयन कमलकिशोर कमलकुमार कमलदेव कमल 


देवनारायशलाल कमलनाथ कमलनारायण कमलबासप्रसाद कमला सनतसिंह कम्मललाल कर्तारनारायण 
कर्तारप्रवाद कर्त्तारर्सिह कर्त्तासहाय गिराराम गिरेंद्र मिरेंद्रनाथ गिरेंद्रप्रतापसिंह। गिरेंद्रबह्मदुरसिंह 
गिरेंद्रराम गिरेदर्लिह चठुरानन चतुराननदास चतुराननप्रसाद चितामणि चिंतामणिसिंह धावृशरण 
नलिनीकुमार नियतिदेव पंकजलाल पदुमलाल पत्मकिशोर पद्मग्भ शाह पद्मदेव पद्मदेवलाल पद्मनारायण 
पत्मप्रसाद पद्माधारसिनहा परमेष्ठी परमेष्ठीदास प्रजापति बरमादीन बरमारसिंह बागेश्वरदयाल बागेश्वर- 
प्रसाद बागोश्वरलाल बानीराम बानीसुर बिर्मनलाल बिस्मलाल बीधा ब्रह्मदेव ब्ह्महंसनारायण ब्रह्मा 
ब्रह्मादत्त ब्रह्मानंद ब्रह्मालाल ब्रह्माशंकर ब्रह्मास्वरूप ब्दक्ेंद्रप्रतापसिह भारतीराम मेधापति राजिव- 
नारायणतिह वागीश वागीशचंद्र वागीशदत्त वागीशनारायण वागीश्वर वाणीश वाणीशदत्त विद्याकांत 
विद्यानिवास॒विद्यामोहन विद्याराम विद्यासाहब विधिचंद्र विधिनारायण विभलेंद्र विमलेद्रदास विमलेश 
विमलेशकुमार विरंचि विरंचीलाल विश्वकर्मा शारदाकांत शारदाराम भ्रुतिदेव श्रुतिधर सरस्वती 


नारायण सरस्वतीमणि सरोजकुमार सारसपाल सृष्टिनारायण हंसदेव हंसदेवलाल हंसध्वजसिंह हंसनाथ 
हंसनारायण हंसराज | 


विष्णु--अ्रच्युतमणि अजुगनारायण अनंतनारायण अनुग्रहनारायणुतिंह अनुभवनारायण 
अनूपनारायण अ्रपूर्वना रायण अ्मरना रायण अ्ररविंदेज्षण अ्रवतारना रायण अशोक वि घपु आदि पुरुष श्र [दि- 








'. ) दादू सरवर खट्दज का तामें प्रेम तरंग । 
तहँ मर भूले आतमा अपने साँई संग || 


( ४७०३) ) 


पुरुष भगवान इंदिरार्मण इकबालनारायण इकबालनाराणलाल इष्टमारायण उत्तमनारायण उपंद्र 
उपेंद्रकूमार उपेंद्रदल उपेद्रदेव उपेद्रदेवनागयण उपेद्रनाथ उरपेंद्रप्रकाशचंद्र उपेंद्रपसाद उपेंद्रराज उपेंद्र- 
राम उपेंद्रवीरसिह उपेंद्रशरण उपेद्रसिह ऐश्वर्यनारायशसिह ओमश्रीधवर ओमहरि कंवलधारीराय कमल- 
नयनतसिंह कमलनेत्र कमलमोहन कमल्ञाकांत कमलाचंद्र कमलानाथ कमलापति कमलापतिप्रसादणिह 
कमलामोहन कमलाखुलख कमलेंद्र कमलेंद्रतिह कमलेश कमतेशकुमार कमलेशचंद्र कमलेशदयाल 
कमलेशनारायण कमलेशमल कमलेश्वरसिंह कुमुदकात कुमुदचंद्र कमुद्प्रसाद केवलनारायण कोस्तुम- 
चंद्र कोस्तुभानंद गंगानारायण गजराम गजाधर गजाधरप्रसाद गजाधरसिंह गदाधर गदांधरप्रसाद 
गदाधरराम गदाधरराय गदाधरलाल गदाधरसिंह गरय्येद्रनाथ गयेद्रनारायण गरुड़ध्वजप्रसाद गुप्तारनाथ 
चकी चक्रधर चक्रधरप्रसाद चक्रधरशरण चक्रधारीसिनहा चक्रपाणि चक्रपालसिंह चतुभुज चतुर्मजनाथ 
चतुसु जनारायण चतुभु जप्रसाद चतुस्ु जतहाय चतुर्भुजाचार्य जगतनारायण जगतनारायणबहादुर 
जगवनारायणलाल जगतनारायणशुसिह जगतपाल जगतारसिंह जगदीश जगदीशकिशोर जगदीशचंद्र 
जगदीशदत जगदीशनंदन जगदीशनाथ जगदीशनारायण जगदीशनारायणुल्ाल जगदीशनारायणर्सिह 
जगदीश प्रकाश जगदीशप्रताप जगदीशप्रसाद जगदीशबक्सर्सिंह जगदीशबहादुर जगदीशलाल जगदीश- 
वल्लम जगदीशविहारी जगदीशशरणु जगदीशसहाय जगदीशसिह जगदीशस्वरूप जंगदीश्वर जगदीश्वर- 
चंद्र जगदीश्वरनारायणुसिंह जगदीश्वरप्रसाद जगदीश्वरशरण जगदीश्वराधार जग्रदीश्वरानंद जगदेव 
जगदेवनारायणु जगदेवप्रसाद जगदेवराय जगद्धर जगद्धरप्रसाद जगधारी जगनायकसिंह जगनारायण 
जगन्नाथ जगन्नाथद्याल जगन्नाथदास जगन्नाथप्रसाद जगन्नाथबक्ससिंह जगन्नाथराम जगन्नाथलाल 
जगन्नाथस्वरूप जगन्नारायणु जगपति जगपतिराम जगपतिंसहाय जगपतिसिंह जगपाल जगपालकिशोर 
जगबंधुसिंहजगमूरत जगराजसिंह जगरूपसिंह जगेश्वरजगेश्वरद्याल जगेश्वरप्रसाद जगेश्वरशरण जनाद॑न 
जनाद॑नप्रसाद जनादनराय जनादनसिंह जनादनस्वरूप जनेश्वर जनेश्वरदास जनेश्वरप्रसाद जयकांत जय- 
नाथ जयनाथप्रसाद जयपति जयपाल जयरत्नतिंह जयविज्यनारायण जयविजयनारायणसिंह जयेंद्र- 
नारायणसिनहा जयेंद्रलाल जागेश्वर जागेश्वरद्याल जागेश्वरनाथ जागेश्वरप्रखाद जैरक्खन जैराखन 
लाल ज्योतिषशरण तारन ' तुलसीधर तुलसीनाथ तुलसीनारायण तुलसीरमण ठलसीवल्लभ त्रिजुगीदयाल 
त्रिजुगीनारायण त्रिथुवननारायण त्रिश्रुवनसुख त्रिलोकनारायण त्रिलोकीदत्त त्रिलोकीनारायण देव- 
नारायण देवनारायणुप्रतापसिंह देवनारायणलाल देवनारायणुसिंह देवप्रतापनारायणसिंह देवलोकसिंह 
धनंजय घनंजयप्रसाद घनंजयश्रसादराम घनंजयप्रतादतिंह धर्मप्रतापनारायणसिंह धुवनाथ अ,वनारायण 
प्र बपति श्र वराज नरबरप्रसाद नरवरसिंह नरायन नरैना नरोत्तम नरोत्तमदास नरोत्तमप्रसाद नरोच्तम- 
लाल नरोत्तमसिंह नलिनविलोचन नागेद्रनाथ नागेंद्रनारायण नारायण नारायणकिशोर नारायणुर्चंद्र 
नारायणचंद्रलाल नारायणदत नारायणदास नारायणदीन नारायणदेव नारायणपति नारायणप्रखाद 
नारायणराम नारायणलाल नारायणविहारी नारायणशरण नारायणसहाय नारायश्तिंह नारायशसेवक 
नारायशुस्वरूप नारायणहरि नारायणाचार्य नित्यनारायण निर्भयनारायणसिंह पद्मकांत पद्मघर पद्मननाभ 
पद्मनाभप्रसाद पद्मपाणि पद्माकांत प्माघारसिनहा प्मापति पवित्ननारायण पवित्रपावन पुंडरीकाछ 
पुंडरीकाज्ञाचार्य पुण्यदेव पुण्यदेवनारायण्तिंह प्ुण्यदेबप्रसाद पुण्यश्लोक पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमकुमार 
पुरुषोत्तमचंद्र पुरुषोत्तमद्याल पुरुषोत्तमदास पुरुषोत्तमदेव पुरुषोत्तमनाथ पुरुषोत्तमनारायण पुरुषोत्तम- 
प्रसाद पुरुषोत्तममगवान पुरुषोत्तमलाल पुरुषोत्तमशरण पुरुषोत्तमसह्दाय पुरुषोत्तमसिंह पुरुषोत्तमस्वरूप 
प्रभुदेव प्रभुनारायण प्रसिद्दनारायण प्रसिद्नारायण॒र्तिंह फर्यीद्रनाथ बक्सनारायणसिंह बदरीराम बद्री- 
धर बद्रीनाथ बद्रीनारायण बद्रीनारायणप्रसाद बद्रीनारायणलाल बद्रीनारायणसिंह बद्रीराजसेवकर्तिदद 


(अनजान कट टननानी न्‍० अमनलपकत ० सालाना ध्क 


अर्थान्तर-छुज्जा । 





( ४०४ ) 


बद्रीविशालराम बद्रीविशाललाल बिशबर बिशंभरप्रसाद बिशन बिशने द्रनाथ ब्शिनलाल बिश्नानंद 
बेंकटेश्वर भक्तवत्सल भक्तीशचंद्र मगवंत" भगबंतदयाल भगवंतप्रसाद भगवतराम भगवंतशरण भगवंत 
सिंह भगवतकिशोर भगवतचरण भगवतदत्त मगवतदयाल भगवतदास भगवतप्रसाद भगवतत्रत मगवत्‌ 
शरण भगवतसहाय भगवतसिंह भगवतस्वरूप भगवतानंद मगवतेद्रप्रसाद भगवद्दास भगवन्ना भगव- 
न्नारायण भगवान भगवानदत भगवानदास भगवानदीन भगवाननारायण भगवानप्रकाश भगवान 
प्रताप भगवानप्रसाद मगवानबक्स भगवानमल भगवानशरण भगवानशरणुसहाय भगवानसहाय 
भगवानसिंह भगवानस्वरूप भगेलूतिंह मगोलेसिंह मगोने भग्गनप्रसाद भग्गनमल भग्गूलाल मखदेव 
मधुसूदन मधुसूदनदत्त मधुसूदनदयाल मधुसूदनदास मधुसूदननारायणलाल मधुसूदनप्रसाद मधुसूदन- 
मुकुंद मधुसूदूनलाल मनधारी महाजीतनारायण महानारायण महानारायशलाल माधव माधवकिशोर 
माधवकुमार माधवदास माधवदीन माधवनारायण माधवप्रसाद माघवमुकुन्द माधवराम माधवशरण 
माधवसहाय माधवेंद्रनारायण मावत्रेंद्रसिह माबोराज माधोलाल माोस्वरूप मायाराम मुकुन्द मुकुन्द्चंद्र 
मुकुन्दचरण मुकुन्दनाथ मुकुन्दनारायण मुकुन्द्प्रताद मुकुन्दमनोहर मुकन्दमाधव मुक॒न्दमुरारी मुकुन्द- 
मोहन मुकुन्दराम मुकुन्दराय मुकुन्दलाल मुकुन्द्वल्लभ मुकुन्दविहारी मुकुन्द्सिह मुकुन्दस्वरूप मुकुन्द- 
हरि मुकुन्दीलाल मुक्तनारायण पम्ुनिप्राणुविजय मुनीश मुनीशचद्र मुनीशनारायण झुनीशप्रताप मुनीश्वर 
मुनीश्वरदेव मुनीश्वरप्रसाद मुनीश्वरबक्ससिंह मुनीश्वरल्हि मुनीश्वरानंद मुनेश्वर मुनेश्वरकिशोर 
मुनेश्वरदत्त मुनेश्वरदयाल मुनेश्वरलाल मुनेश्वरश रण मुरहू मराहुराम म॒राहुसिंह यश्देव यशनारायण 
यज्ञगम यशेशशरण यज्ञेश्वर यशेश्वरप्रसादर्सिह यागेंद्र यागेद्रकमार यागेंद्रनाथ यागेंद्रवहलभ यागेंद्र- 
विद्दरीलाल यागेश्वरदत्त यागेश्वरप्रसाद रमाकांत रमाकातवसाद रमाकातसिह रमानंद रमानाथ 
रमानिवास र्मापति रमापतिराय रमापतिलाल स्मापतिसह्ाय रमाराम रमेंद्र रमेंद्रकुमार रमेंद्रदत्त 
रमेंद्रदयाल रमेंद्रप्रसाद रमेंद्रभूषण रमेंद्रतिह स्मेश स्मेशचंद्र रमेशवं॑द्रप्रकाधथ समेशदतत रमेशदेव 
रमेशनाथ रमेशनारायण रमेशप्रतापनारायशसिंह रमेशप्रधाद रमेशबक्ससिह रमेशबहादुर रमेशमोहन 
रमेशलाल रमेशविहारी स्मेशशरण रमेशसिंह राजिवलोचन राजिवलोचनप्रसाद राजिवल्ोचनसिह 
लक्षमीकांत लक्ष्मीनाथ लकद्धभीनारायणु लद््मोनारायणलञाल लक्षवीनाराय ण तिंह लक्ष्मीनित्रि लक्ष्मीनिवास 
लच्ष्मीपति लद्मीप्रकाश लक्ष्मीराजप्रखाद लचद्गीराम लक्ष्मीबिलास लद्धमीविह्ारालाल लक्घमीसहाय 
लक्ष्मेंद्र लक्ष्मेश्वरप्रसाद लखीचंद्र ललीराम लच्छीराम लच्छूराम लछीराम लोकराज लोकेद्रनाथ लोलापति 
लोलासिह लोलीराम विजयकात विजयदेवनारायण विगयनरेश विजयनारायण विजयपाल विजय- 
पालसिंह विज्पप्रतापनारायणुसिह विजयमुकुंद विजयराज विजयराजसिह विजयराम विजयवल्ज्भ 
विजयेंद्रनाथ विजयेद्रपालसिंह विजयँद्रमोहन विजयेद्रजीत विजेद्रनाथ विजेंद्रनाशयण बिजेंद्रविहारी 
विजेंद्रशरण विद्डलदास विद्दलनाथ विवलरशाय विद्डलसिंह विमलदेव विमलनारायण विशुनश्रौतार 
विशेषनारायण विश्व॑ंभर विश्वंभरदयाल विश्वंभरनाथ विश्वंभरप्रसाद विश्व॑भरलाल विश्व॑भरशरण 
विश्वंभरसहाय विश्वंभरानंद विश्वकात विश्वदेव विश्वदेवप्रसाद विश्वधर विश्वनारायण विश्वपति 
विश्वपाल विश्वरूप विष्णु विष्णुकात विष्णुकुमार विष्णुक्रपाल विष्णुगोपाल विध्णुगोविंद बविष्युचंद्र 
विष्णुचरण विध्णुदत्त विष्युदयाल विष्णुदास विष्णुदेव विध्णुदेवप्रसाद विष्णुदेवर्सिह विष्णुघन 
विधणुनाथ विष्णुनारायण विष्णुपाल विष्णुपुरी विष्णुप्रकाश विष्णुप्रसाद विष्णुप्रसादराय विष्णु- 
भगवान विष्णुमनोद्दर विष्णुमिन्र विष्णुमुरारीलाल विष्णुराम विष्णुलालविहारी विष्णशरण विष्गु- 





१ ऐश्वयैस्य समग्रस्य घर्मेस्य यशसश्श्रियः । 
ज्ञान वेराग्ययोश्चैव षण्णा भग इतीरणा || 
(विष्णु पुराण, अंश ६, झ० २, श्तो० ७४) 


( ४०५४ ) 


सहाय विष्णुसेवक विष्णुस्वरूप' विष्णुस्व रूपप्रसाद वीरनारायण वीरनारायणरि ह वीरहरि वेकटरमण 
वैकस्मणसिंह वेकटेश वेंकटेशचंद्र वेंकटेशनारायण वेकटेशनारायणसिंह वेंकटेशप्रसादसिनहा 
वेंकठेश्वर वेकटेश्वरचंद्र वेंकटेश्वरप्रसाद वेकटेश्वरसिंह वैकुंठ वैकुंठचंद्र बैकुंडनाथ वैकुंठनाथराय 
वैकुंडनारायण बैकुंठनारायणसिंह बैकुंठप्रसाद बैकुटराम बैकुण्ठविहारीलाल व्यंकटेश व्यंकटेशचंद्र 
व्यंकटेशनारायण व्यंकयेशप्रसाद व्यंकटेशसेबकर्सिह शंखघर शांतरूप शांताकार शांतिस्वरूप शाब्रधर 
शालिप्राम शिववल्लम शिवहरि शिवहरिलाल शुद्रनारायण शुभनारायण शेषनाराण शेषराज शेषराम 

श्रीइंद्र भीकमलाकरजूदेव श्रीकरण श्रीकांत श्रीकातप्रसाद भ्रीकांतभूषण श्रीकांतसेवकर्सिह भ्रीदेव श्रीदेव- 
प्रसाद भ्रीदेवविंह श्रीधर श्रीधर्‌याल शीधरनारायण श्रीधरप्रताप श्रीघरप्रसाद श्रीधरानंद श्रीनंद श्रीनन्दन- 
राम श्रीनाथ श्रीनाथप्रसाद श्रीनाथलाल श्रीनाथशरण भ्ीनाथसिंह भ्रीनायक श्रीनारायण श्रीनारायणुदास 
श्रीनारायणुदेव श्रीनारायणराय श्रीनारायणुसहाय श्रीनिकेत श्रीनिधि श्रीनिवास श्रीनिवासनारायण श्री- 
निवाससेवक श्रीनेति श्रीपति श्रीपतिकुमार श्रीपतिनारायण भ्रीपतिना रायणुराय श्रीपतिनारायणुलाल भ्रीपति 
नारायणसिंह भ्रीपतिप्र साद श्रीपतिराम श्रीपतिश रण श्रीपतिसहाय भ्रीपाल श्रीपालसिंह श्रीमगवत श्रीमगवतद्त 
श्रीमगवतनारायण श्रीमगवतलाल श्रीभमगवान श्रीमागवतनारायण भ्रीमावन श्रीभूषण भीमंतनारायण श्रीमणि 
श्रीमनोहर श्रीमन्‍्नारायण श्रीमाधवशरण श्रीमोहन श्रीरंगजी* श्रीरंगनाथ भ्रीरंगनारायणर्सिह श्रीरंगबहादुर 
सिंह भ्रीरंगसिंह श्रीरंजन भ्रीरत्न श्रीराज श्रीवल्लभ भ्रीवल्लमसहाय श्रीविल्लास श्रीविल्लाससिंह श्रीविह्ारी- 
जीदात भ्रीशचंद्र श्रीशप्रसाद श्रीतदातन श्रीसहाय श्रुतिनाथ भ्रुतिनारायण श्लोकनारायण श्वेत- 

बैकृंठ सत्यकांत सत्यदेव सत्यदेवनारायण सत्यदेवप्रसाद सत्यदेवलाल सत्यनारायण सत्यनारायणप्रसाद 

सत्यनारायणराय सत्यनारायणुलाल सत्यनारायणुतिंह सदहरीलाल समुद्रनारायण सलिका सल्तेकूसिंह 
सारझ्घर सालिकचंद्र सालिकलाल सालिगराम सलिगरामलाल सिरपतराय सुदर्शनराम सुदर्शनराय 
सुदिष्यनारायशसिंह सुदृष्य्यारायशु सुधनारायण सुरतिनारायणसिंह त्मृतिनारायण स्वरूपनारायण 
स्वगंवीरप्रसाद हयवरप्रताप हृयवरप्रसाद हरि३ हरिश्रोम्‌ हरिश्रोमप्रकाश हरिओरोमसहाय हरिकरणप्रसाद 
हरिकांत हरिकिशनदास हरिकिशोर हरिकुमार हरिकृपाल हरिक्ृष्ण हरिकृष्णुदयाल हरिक्ृष्णुनारायण 
हरिक्ृष्णयाय हरिक्ृष्णुसिंह हरिगुन हरिगुनराम हरिगोपालदांस हरिचरणवल्लभ हरिजीसिंह हरिज्ञान 
हरिदत्त हरिदत्तनारायणु हरिदत्तराय हरिदेव हरिनदन हरिनंदनप्रसाद हरिनन्दनसिंह हरिनाथ हरिनाथ- 
प्रखाद हरिनाथराय हरिनाथसिंह हरिनाम हरिनामदास हरिनामनारायण हरिनाराथण हरिनारायणुदास 
हरिनिवास हरिपाल हरिपालदास हरिपालसिंह हरिप्रकाश हरिप्रतापसिनहा हरिप्रपन्न हरिप्रसाद हरिबख्स- 
सिंह हरिबलीलाल हरिबहादुर हैरिभगवान हरिमजनदास हरिभजनलाल हरिभूषण हरिमंगल हरिमंगल- 
प्रसाद हरिमंगललाल हरिमाधव हरिमुकुन्दरास हरिमूर्तिसिंह हरिमोहन हरिमोहनदयाल हरिमोहननाथ 
हरिमोहनलाल हरिमोहनशरण हरिमोहनसहाय हरियश हरिया हरिरतन हरिस्मण हरिराज हरिराजकृष्ण 
हरिराजविहारी हरिराजशरण हरिराजसिंह हरिराजस्वरूप हरिराम हरिरूप हरिलाल हरिलालदास हरि- 





) सशंखचक्र सकिरीटकुंडलं सपीतवस्त्र सरसीरुहेक्षणम्‌ ! 
सहारवक्षः स्थल्कौस्तुभभ्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुभ जम ॥| 


* बार बार बर मागऊं दरषि देहु श्रीर॑ग । 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग 
3 इरति योगिचेतांसीति हरि: 
हरिहेरति पापानि दुष्ट चिसेरपिस्म॒तः 
अनिच्छुयापि संस्पृष्टो दुहत्येवदि पावकः 


वल्‍्लभ दरिविल्ञास हरिविलासराय हरिविष्णु हरिविहारीलाल हरिशरण हरिशरणानन्द हरिसहाय हरि 
सिंह हरियुल हरिसुमिरत हरिसेवकर्मिंह हरिबरूप रीडर हरीद्रकुमार हरीडदेय हरींद्रगाध हरींदनारायश 
हरींद्रभूषण हरेराज | 


शिव--अ्रंवधर अंबाशंकर अ्रंबिकाकांत अंबिकाशंकर अंबिकेश अबिफेश्वरप्रताप अंबिकेश्वर- 
प्रसाद अक्वरसिह अलंडसिंह अलण्डानंद अखिलेश अखिलेशचंद अखिलेशदत्त अखिलेश्वर अखिलेश्वर 
दत्त अखिलेश्वरनाथ अखिलेश्परप्रसाद अ्रखिलेश्वरसहाय अपोरनाथ अचलमना थ अ्चचले श्वर अचलेश्वर- 
नाथ अचलेश्वरप्रसाद अजयशंकर अदेशरप्रसाद श्रक्वतनाथ अद्विनारायणतिंह अनंतशंकर अनुग्रह- 
शंकर अमयंकर अ्रभय अ्रमयचंद अभयचरन अमयचरणलाद अमयदस अभयदेव अभयनंदन 
अभयनंदनग्रसाद श्रमयनाथ अभयनारायण अमयपाल अभयपालसिंह अभयप्रकाश अभयराजहिंह 
अमरनाथ शअ्रमरेश अमरेशप्रसाद अ्रमरेशसिंह अमरेश्वर अमरेश्वरप्रसाद अम्ृतशंकर अमृतस्वरूप 
अम्ृतानंद अद्गेंदुभूषणराय अलोपीनारायण अविनाश अबिनाशचंद्र अधिनाशविहारी आदित्येश्वर 
आद्यानाथ आद्याश कर आनदकरण आनंदकांत आनंदशंकर आनंदीकांत आनंदीश्वरप्रसाद आरन॑- 
देश्वरसहाय आयंद्र आर्येद्रगल आशकरण आशकरणुसिंह आशपालसिह आशाकांत आशाराम 
आशाशंकर आशुतोष आ्राशुतोषनारायण आशुतोषपाल आ्रशेश्वरदयाल आसाएिंह इंदुकांत इंदुभूषण 
इंदुशेखर इंदेश्वर इंदेश्वरदयाल इंद्रेशचरण इब्रेश्वर हंद्रेश्वरनारायण इंद्र श्वरप्रसाद इकबालशंकर 
इलाचंद्र इष्टनाथ ईशदत्त ईशनलाल ईशनारायण ईशानंद ईशानचद्र ईश्वर ईश्वस्कृपाल ईश्वरत्त 
इश्वरदयाल ईश्वरदयालराय ईश्वरद्यालू सिंह इश्वरदास ईश्वरदीन शश्वरदेब इंश्वरदेवप्रसाद ईश्वर- 
देवसिंह ईश्वरनाथ ईश्वरनारायण ईश्वरप्रकाश इेश्वरप्रसाद ईश्वरबक्सतिंह ईश्वरलाल ईैश्वरशरण 
ईश्वरशर्णदीन ईश्वरशरणलाल ईश्वरसहाय ईश्वरसिह ईश्वरस्वरूप इेश्वरानद ईश्वरीनारायण उम्र 
उम्रदयाल उम्रनाथ उप्नज़ारायण उग्रराय उमग्रहसिंह उम्रेंद्रसिह उत्तमसहाय उदयनारायणशंकर 
उरपेंद्रशंकर उमाकांत उमाकांतराय उमानंद डम्तानाथ उमानायकसिंह उमापति उमापाल उमामहेश 
उमाराम उम' शंकर उम्ताशंकरप्रसाद उमाशंकरराय उम्राशंकरधिंह उमेंद्र उमेंद्रबिहारी उमेंद्रश्वरूप 
उमेश उमेशचंद्र उमेशचंद्र देव डमेशदत्त उमेशद्यालसिंह उमेशशरण उमेश्वरदयाल उमेश्वरनारायण 
उमेश्वरप्रसाद सिंह ऋषीश्वर ऋषीश्वरनाथ ऋषेश्वरद्याल एकनाथ एकराज एकराम ओंकार श्रोंकार- 
दत्त ओंकारदयाल झ्रों का रदेव ओंकारनाथ झ्ोंकारनाराय ण ओंकारपाल ओंकारप्रकाश श्रोंकारप्रसाद 
ओऑंकारबहादुर ओंकारमल ओंकारमुनिश्वामी ऑकारराम श्रोंकारताल ओकारशंकर ओकारशरण 
ओऑंकारसब्चिदानंद ओंकारसहाय श्रोकारस्वरूप ओंका रेश्वर ओम्‌शंकर ओमेश्वरदयाल श्रोमेश्वरनाथ 
ओमेश्वरसहाय औरसानसिंह ओऔसानेसर कटेश्वर कटेश्वरनाथ कटेश्वरप्रसाद कपर्दीनाथ कपिलेश्वर 
कपिलेश्वरशरणु कमलशंकर कमलाशंकर कमलेश्वरयाल कमलेश्वरप्रसाद कमल्लेश्वरराम कमलेश्वरराय 
कमल्ेश्वरध्वरूप कमलेश्वरान॑द कमलेश्वरीनारायण करुणाशंकर कलेसर कहपेश्वरप्रसाद कल्याणकात 
कल्याणदेव कल्याणपति कविलाससिंह कांतानाथ कांताराम कांतिनारायण कांतिमोहन कांतिवल्लभ 
कांतेश्वरनाथ कामताराय कामताशंकर कामतासिंह कामदनाथ कामाख्य नारायणुसिंह कामेश्वर 
कामेश्वरद्याल कामेश्वरदास कामेश्वरनाथ कामेश्वरप्रसाद कामेश्वरलाल कालीकांत कालीनाथ काली- 
राम कालीशंकर कालीशंकरदयाल कालीशंकरप्रताद कालीसहाय कालीसिह कालीसुंदर कालेंद्रप्रसाद 
कालेश्वरयाल कालेश्वरप्रसाद कालेश्वरयय कालेश्वरस्वरूप काशीनरेश काशीनाथ काशीनारायण 
काशीराम काशीविश्व॑ंभर काशीविश्वनाथ काशीशंकर किरणशंकर कुटेश्वरनाथ कुलेश्वरणाम कुश- 
लेंद्रसिंद्द कुशेश्वर कुशेश्वरप्रसाद कुशेश्वरसिंह कूरेश्वरप्रसाद कृपलेश्वर क्पाशंकर कृष्णमहेश कृष्णु- 
शंकर झृष्ऐेश्वरप्रसाद ऋष्णेश्वरस्वरूप केंद्रपाल केदारघर केदारनाथ केदारनाथदास केदारनारायण | 
कैदारराम केदारविहारी केदारेश्वर कैलाशचंद्र कैलाशनाथ कैलाशनाथप्रसाद कैलाशनारायण कैलाश- 


( ४०७ ) 


पति कैताशपतिनाथ कै ताशपतिलाल कैलाशपवंतनारायण कैलाशबहादुर कैलाशविहारी कैलाशबिहांरी- 
दास कैशाशबिहारीराय कैजाशविहारीलाल कैजञाशभानु कैज्लाशभूषण कैलाशमभूर्ति कैलाशराय कैलाश- 
शंकर कैलाशसिंह कैलाशी केलासीप्रसादं कोतवाल्षेश्वरप्रसाद कौलेशकुमार कोलेश्वर कौलेश्वरद्याल 
कौलेश्वरप्रसाद क्षमाधर'क्भानारायण क्षमापति ज्ञमापाल क्षेत्रनाथसिनहा क्षेत्रपाल ज्ञेमकरणदास ज्षेम- 
नाथ ज्ञेमगाल खेतपालसिह खेरहरण खेमऋरन खेमकरनलाल खेपचंद खेमनारशयण खेमपाल खेमराज 
खेमसिह खेमसुंदरनारायण सिंह खेमेश्वर खेमेश्वरसहाय खेरेश्वर गंगागिरीश गंगादेव गंगाधर गंगाघर- 
दास गंगाधरनाथ गंगाधारीसिह गगानाथ गंगानारायण गंगाराम गंगावल्लभ गंगाशंकर गंगेंश्वर 
गंगेश्वरप्रसाद गणेशशंकर गनपतेश्वर गनपतेश्वरप्रसाद गनपतेश्वरबहादुर गनेशपाल गिरिजानारायण 
गिरिजापति गिरिजापतिराय गिरिजाभूषण गिरिजाशंकर गिरिजाशंकरपालसिंह गिरिजेशनारायण 
गिरिजेशबेहादुरसिंह गिरिजेशसिंह गिरींद्र गिरीद्रनाथ गिरींद्रराम गिरीशचंद्र गिरीशनाथ गिरीशनारायणु 
गिरीशनारायणंसिंह गिरीशपति गिरीशबहादुर गिरीशमोहन गिरीशवल्लभ गिरीशविहारीलाल ग़ुटेश्वर 
गुणश्वर गुप्तनाथ शुप्तेश्वर गुप्तेश्वरनाथ गुप्तेश्वरप्रसाद गुप्तेश्वरराय गुप्तेश्वर्लाल गैवीनाथ 
गोकरणनाथ गोदावरीश गोपाल्ममहादेव गोपालशंकर गोपेश्वर गोपेश्वरनाथ गोरखेंद्रबहादुरसेंह गोली 

राम गोविंदशंकर गोरशंकर गौरशंकरपाल गौरशंकरलाल गौरसिंह गौरीकात गौरीनाथ गौरीगम गौरी- 
शंकर गौरीशंकरप्रसाद गौरीशकरराय गौरीशंकरलाल गौरीशंकरशरणुसिह गौरीशंकरसिंह गौरीश्वर 
गौरीश्वरदयाल चंडीनाथ चंडीपाल चडीराम चंदराखन चंद्रकरण चंद्रकांत चंद्रकांतदेव चढद्रकेश 
चंद्रकेशराय. चद्रकेश्वर चंद्र कैश्वरप्रसादनारायणुसिंह चंद्रचूड़ चंद्रचूड़प्रसाद चंद्रचूड़णल चंचद्र* 
चूड़ामणि चद्रचू रसि चंद्रधर चंद्रपाल चंद्रपालकुमार चंद्रपासिंह चंद्रप्रभाशकर चंद्रभाल चंद्रभालप्रसाद 
चंद्रभावन चंद्रभूषण चंद्रभूषणुवर चंद्रभूषणनारायणशाह चंद्रभूषणलाल चंद्रभूषणशरण चंद्रभूषण- 
सिंह चंद्रमणि चंद्रमणिप्रसाद चंद्रमणिलाल चंद्रमुकुट चंद्रमौलि चंद्रमोत्ीश्वरप्रसाद चंद्रवल्लम चंद्र- 
शंकर चंद्रशेखर चंद्रशेखरदेव चंद्रशेबरप्साद चंद्रशेखरसिंह चंद्र द्रबह्दुर चंद्र शर्सिंह चंद्र श्वर 
चंद्र श्वरप्रसाद च॒ द्रश्वरशकर चक्रेश्वर चक्रेश्वककुमार चक्रेश्वरप्रसाद चक्रेश्वस्लाल चक्रेश्वरसिंह 
चॉदकरण चित्तेश्वरसिंह चिस्मौलीराय छितेश्वरदास जंबूदास जंबूप्रसाद जगतेश्वरीसहाय जगदंबा- 
नारायण जगदंबापति जगदीशशंकर जगनेश्वर जगनेश्वरदयाल जगबंधन जगबंघनराम जगेश्वर 
जगेश्व रप्रसाद जगेश्वरशरण जयधघर जदाशकर जयाशंकरपति जटथाशंकरप्रसाद जतींद्रप्रसाद जतींद्रराम 
जतँद्र जमुनाशंकर जय॑तीमोहन जलेश्वर जलेश्वरनाथ जलेश्वरनाथराय जल्ेश्वरसिंह जाग्रतेश्वर 
जाह्वीशकर जितेद्रनाथ जीवनशंकर जीवेश्वर जोगदेव जोगीद्रनारायण जोगींद्रलाल जोगेद्रप्रसाद 
जोगेंद्रसिंह जोगेशच द्र जोगेश्वरप्रसाद ज्योतिशंकर ज्वालाशंकर भलकनि रंजनस्वरूप <्प्पेनाथ टिके- 
श्वर टीलेश्बर टीलेश्वरराय डेलेश्वर तपेशच द्र तपेश्वर तपेश्वरदत्त तपेश्वरराम तपेश्वरलाल तपेश्वर- 
सिंह तपेश्वरीनारायण तरुणँदुशेखर तामेश्वर तामेश्वरप्रसाद तामेश्वरसिंह तारकेश्वर तारकेश्वरनाथ 
तारकेश्वरप्रसाद तारकेश्वरलाल तारकेश्वरसिहद ताराकांत ताराच द्र ताराच द्रदत्त तारानाथ तारापति 
ताराराम ताराशंकर तारासिंह तिलेबरसिंह तीरी तुंगनाथ तेजेश्वरप्रसाद त्रिंबक त्रिंबकलाल त्रिज्ञगीनाथ 
त्रिनाथदास निनेत्र त्रिनेत्रप्रखादसिंह त्िपुरारी त्रिपुरारीनाथ जिपुरारीबक्ससिंह त्रिपुरारीराम न्रिपुरारी- 
लाल त्रिपुरारीशं कर त्रिपुरारीशरण त्रिवेणीशह्र त्रिथुव॒ननाथ त्रिभुवनशक्लर चिलोकनाथ त्रिलोकनाथ- 
देव चिलोकनाथशरण त्रिलोकीनाथ त्रिलोचन त्रिल्ोचनदत्त त्रिलोचनप्रसाद त्रिशुलधारी च्रेलोक्यनाथ 
5ंबकदत्त ज्येबकनाथ *यंबकेश्वर ज्यंबकेश्वरप्रसाद दक्षिणामूर्ति दक्षिणा रंजन दयाशंकरं दयाशंकरप्रसाद 
दयाशड्ूरलाल दिगंवर दिगंवरच द दिगंवरदत्त दिगंवरद्याल दिगंवरनाथ दिगंबरप्रसाद दिगंवरराम 

दिगंवरलाल दिगंवरसिंह दिनमणिशंकर दिव्यानंद दिव्यानंदविद्री दीनूशझ्ूर दीनेश्व दुयाल दीनेश्वर- 

लाल दुग्धराम दुर्गाकांत दुर्गा दर दुर्गानारायणिंद दुर्गामाधव दुर्गाविनायकप्र वाद दुर्गेशड्भर दर्गा- 


( #*८ ) 


शैज्लरप्रसाद दुर्गाशइ् रप्रसादर्सिह दुर्गाशाह दुर्गेशप्रतापनारयण दुर्गेशप्रसाद दुर्गेशशक्षर दृधनांर्थ 
दूधराज दूघेश्वरप्रसाद देवपतीशनंदन देवमणि देवशझ्ढर देवसिंह' देवीनाथ देवीनारायण देवीराम 
देवीशइ्कर देवीसहाय देवीसिंह देवेश्वर देवेश्वरप्रसादर्सिह देवेश्वरसिंह दोदराज द्वीपधर धारेश्वर धुर- 
कंडीराय धूजंटी धूर्जटीप्रसाद नंदकेश्वर नंद्शह्लर नंदावज्लभ नंदीनाथ नंदेश्वर नंदेश्वरदयाल नंदेश्वर- 
प्रसाद नगनारायण नगगेंद्रनाथ नरगेंद्रनारायण नरगेंद्रप्रसाद नवंदाशक्र नवदेश्वर नर्वदेश्वस्नाथ नर्व॑- 
देश्वरप्रसाद नवदेश्वरसहाय नवनाथलाल नागभूषण नागमणिलाल नागेंद्रभूपण नारायणशंकर नित्या- 
नंद नित्यारञ्चन बहादुर निर्हशंकर निर्भयनाथ निष्कामेश्वर निहालकरण निहालशंकर नीतीश्वरप्रसाद 
नीलकंठ नीलकंठप्रसाद नैनीशड्डर पंचानन पंचमुखीलाल पश्चचवदनलाल पठेश्वरीभूषण पंडेश्वरीनाथ 
पदुमशइ्र पतन्नाशड्डर परब्रह्मशिव परमेश्वर परमेश्वरचंद्र परमेश्वरदत्त परमेश्वरद्याल परमेश्वरदास 
परमेश्वरदीन परमेश्वरनाथ परमेश्वरप्रसाद परमेश्वरलाल परमेश्वरशरण परमेश्वरशरणुदीन परमेश्वरसहाय 
परमेश्वरस्वरूप परमेश्वरानंद परमेश्वरीनारायण परमेश्वरीवल्लम पर्वतेश्वरलाल पशुपति पशुपतिनाथ 
पशुपतिप्रसाद पशुपतिशरण पशुपतिसद्दाय पाठेश्वर पाताल्ेश्वरनाथ पार्थिवेश्वरप्रसाद पार्थ श्वर्प्रसाद 
पाव॑तीनाथ पाव॑तीराम पाव॑तीशझ्लर पिनाकीदत्त पूरणशड्डर प्यारेशड्डर प्रपन्ननाथ प्रभाकांत प्रभाचंद्र 
प्रभाशइर प्रभुशड्डर प्रभुशड्ड राय प्रमेशनारायण प्रमेशसिंह प्रमेशकुमार प्रमेशचंद्र प्रमोदशड्जडूर प्रसन्नदेव 
प्राणपतेश्वरीनारायण प्रेमशड्डर प्रेमशइ्रलाल प्रेमहदयशड्डर प्रेमोशड्ूर फूलशड्डर फूल्ेश्वर फूलेश्वरसिंह 
बंवेश्वरपसाद बंभोलीराम बंमोलेनाथ बढुकदेवपति बटुकी बनवारीशड्डर बरखंडेश्वर बरमेश्वर 
बलकेश्वरप्रखाद बलरमेंद्रनाथ बलेशचंद्र बलेश्वस्नाथ बतेश्वर्यम बालकरेशनारायश बालशडुर 
बालानंद बालाराम बालीशंकर बालेदुधर बालेदभूषणसिंह बालेंद्र बालेश्वर बालेश्वस्चंद्र बालेश्वर- 
दयाल बलेश्वरदास बालेश्वरनाथ बालेश्वरप्रसाद बाल्नेश्वर्राय बालेश्वस्लाल बालेश्वस्सहाय बालेश्वर 
सिंह बालेश्वरस्वरूप बीजघर बीजासिंह बुंदेश्वरसिंदह बैजनाथ बैजनाथप्रसाद बेजनाथराय बैजनाथ- 
सहाय बेजनाथसिंह ब्ह्मश्रोंकार ब्रह्ममहेश ब्रह्मशड्भर बरह्मशह्गनरलाल ब्ह्याशड्डर अह्म श्वर ब्रह्मेश्वरद्याल 
अ्क्ेश्वरनाथ ब्रह्म श्वरप्रसाद भंगमोला भंजूराम भंबूलचंद्र मक्तीशशह्कृर भगवतीधर भगवतीपति भगवती- 
सहाय भगवानशड्डर मदेश्वर महर मद्रजित मद्रदत्त भद्रपाल मद्रपालसिंह भद्बसेन भद्रेश्वरसिंह 
भवदत्त मवदेव भवनाथ मवानंद भवानीवलल्‍्लम भवानीशड्भर भवानीशड्डरसहाय मवानीशाह मालचद्र 
भामाशह्वर मीमशह्डर भीमाशछ्ूर भीलचंद्र भीलेश्वरानंद भ्रुजंगभूषण मुलई भुलईप्रसाद सुलईराम भुलई- 
सिंह भुलुश्ना भुल्लनदास भुल्लनप्रसाद भुल्लनसिंह भुल्लू भ्रुवनेश भ्रुवनेशकुमार भुवनेशचंद्र भुवनेश्वर 
भुवनेश्वरनाथ भुवनेश्वरपति भुवनेश्वरप्रसाद भुवनेश्वरणाम भुवनेश्वरराय भुवनेश्वरसहाय भुवनेश्वरस्वरूप 
भूतेंद्रकुमार भूमेश्वरशरण भूमेश्वरसिंह भूलराजसिंह भूला भूलीराम भूक्तेश्वर भैरवदत्त भेखदात 
भेखदीन भैर्वनंदन मैखनाथ भेरवनारायण मैरवप्रसाद भैरवराज भैरवराजदत्त मैरवलाल भैरों भेरों- 
दयाल भेरोंप्रसाद मैरोंसिंह मोगेश्वप्रसाद भोला भोलादत्त भोलादेव भोलानंद भोलानाथ भोलानाथ- 
लाल भोलानाथसिंह भोलाप्रसाद भोलाबक्स भोलाबाबा मोलाबाबू भोलाराम मोलाराय भोलालाल 
भोलाशंकर मोलाशरण भोलासिंह भोलीप्रसाद भोलूसिंह भोलेराम भोलेराय भोतेश्वर भोलेश्वर्नाथ 
मंगलाधघर मंगलामोहन मंगत्तेश्वर मंगल्तेश्वरद्याल मंगलेश्वरसिंह्‌ मंथनप्रसाद मखसूदन मखसूदनदास 
मलसूदनसिंह मणिशक्लर मणिशक्लसलाल मर्णीद्रप्रसाद मणींद्रभूषण मण्ींद्रश्ाल मदनदहन मदनमदेश 

मदनसूदनलाल मदनेश्वरशरण मदनेश्वरीराय मनकामेश्वरनाथ मनमोहनशझ्लर मनमोहनशड्डरलाल 





) दुक्षिणे पुरतः सिद्द सम धर्ममीश्वरभ 
वाहन पूजयेद्देव्या ध॒तं ये चराचरमस्‌ 


(दुर्गाससशती घेकृतिक रहस्य ए० २५५) 


( ४०६ ) 


मनशड्भर मनसांराम मनसाशइ्ूर मनिराजराम मनीराम मनेश्वरराम मयंकमोहन मयंकरंजन मयाशड्)धुर 
मल्लिकाजु नदेव मधानीराम महादेव महादेवनारायण महादेवश्रसाद महादेवराम महादेवलाल महादेवशाह 
महदेवसिह महा देवध्वरूप महारुद्रसिह महाशझ्लर मरहेंद्रशकुर महेश महेशकात मदेशचंद्र महेशदत्त 
महेशनंदन महेशनारायण महेशनायायणसिह महेशअ्रतापबहादुर महेशप्रसाद महेशप्रसादर्सिनहा महेशबल 
महेशबहादुर महेशमुनि महेशलाल महेशविहारी महेशविहारीलाल महेशशझ्भलर महेशसिंह महेशस्वरूप 
महेंशानंद महेंशेंद्रशड्डर महेश्व्र महेश्वरकात महेश्वरदयाल महेश्वरदास महेश्वरनाथ महेश्वरप्रसाद महे 

श्वस्वत्ससिंह महेश्वरसिहद महिश्वरानद महिश्वरी वारायणु माताराम मातावरसिंह मातुराय माधेशड्ररमायाकात 
मायाशड्डर मायाशकरलाल मिन्रेश मुक्तिनाथ मुक्तिताथशरण पम्रुक्तिनाथसिंह मुह्लेंद्रप्रतापसिंह मुक्तेशदत्त 
मुक्तेश्बर मुक्तेश्वरद्याल मुक्केश्वरप्रसाद मुक्केश्वरराम मुक्तेश्वरराय मुक्तेश्वरीमोहनसिंह मुनिशइ्डर मुर्नींद्रनाथ 
मुरनींद्रनाथनारायण मुनींद्रना थराम छु्नींद्रप्रताप मुनींद्रप्रसाद मुनींद्रबह्मदुर मुनींद्रसिंह मुनींद्रानन्द मुरारी- 
शब्डर मूकेश्वर मूलेश्वरसिंह मृ्गेंद्रनाथ म्त्युजय मत्युंजयनारायण म्ृत्युंजयनारायणलाल मृत्युंजय- 
प्रतापसिंह मृत्युंजयप्रसादर्शिनहा मृत्युंजयसहायलाल मेखरी मेदिनिशड्जर मेघापति मोहनशह्ृर मौलिचंद्र 
यतीद्र यतीद्रनाथ यतीशचंद्ररायथ यतीशनारायण यमुनाशड्डर यादर्वेंद्रशइ्र युगेश्वर युगेश्वरप्रसाद 
योगपाल योगराज योगाबरसिंह योगींद्रचद्र योगींद्रपति योगीद्रमन्‍्द योगीश्वरप्रसाद योगेंद्र योगेद्रकुमार 
थोगेद्रचरणलाल योगेद्रदयाल योगेंद्रनाथ योगेद्रनारायण थोगेंद्रनारायशलाल योगेद्रपाल योगेद्रप्रकाश 
योगेद्रप्रसाद योगेद्रबह्ादुर योगेद्रमुनि योगेद्रलाल योगेद्रविदरीलाल योगेंद्रसिंह योगेश योगेशनारायण 
योगेशवीरप्रसाद योंगेश्वर योगेश्वरदत्त योगेश्वरद्याल योगेश्वरप्रसाद योगेश्वरस्वरूप रणछोरशडूर 
र्नशह्ूर स्नेश्वर र्नेश्रवरपताद रमाशइ्डर रमाशइ्रप्रखाद रमाशंकरलाल रमेशप्रसाद रमेशशंकर रविकरण 
रविशज्भर रविशज्ञरप्रवाद राजशड्भर राजाशारदामहेशप्रतादसिहशाह राजेंद्रशक्लर राजेश्वरोशं कर 
रामकलेश्वर राममदेशलाल रामरुद्र रामशंकर रामशह्डरराम रामशझ्भरत्ताल रामशम्भूशरण रामेश रामेश्वर 
रमेश्वरचंद्र रामेश्वरदत्त रामेश्बरदयाल रामेश्वरदास रामेश्वरदीन रामेश्वरनारायण रामेश्वरप्रतापसिंह 
रामेश्वरप्रसाद रामेश्वरलाल रामेश्वरशरण रामेश्वरसहाय रामेश्वरसिंह रायकेलाशनाथबली रायगोपेश्वर- 
बली रायम्रदेशचरणसिनहा रुद्र रुद्रदर्य रुद्रदेव रुद्रनारायण रुद्रनारायणप्रसाद रुद्रपाल रुद्रपालतिंह 
रुद्रपकाश रुद्रप्रताप रुद्रप्रतापनारायण रुद्रप्रतापसिह रुद्रप्रताद रुद्रमणि रुद्रमोहन रुद्रमित्र रुद्रसिंह 
रुद्रहरि रुद्रानन रुद्राराध्य रुद्र द्रपालसिह रुद्र श्वरप्सादसिंह रूदल रूदा रूपमहेश रेवतीशड्भर रेबाघर 
रेबानन्द रेवाराम रेवाशड्डर लक्नोशइर लब्जानाथ लज्जाराम लज्जाशड्र ललितार्मण ललिताराय 
ललिताशड्भर ललितेश्वरप्साद लाजश्रंविकेश्वरप्रतापसिंह लालगिरिजेशप्रतापसिंह लालग्रिरिजेशबहादुर- 
पालसिंह लालेश्वर लालेश्वर्नाथ लाॉकनाथ लाकेंद्र लोकंद्रनाथ लोकेंद्रप्रसाद लोकेश लोकेशचंद्र लोकेश- 
प्रसाद लोकेश्वर लोकेश्वरनाथ लोकेश्वरप्र खाद बंगेश्वरनाथ वंगेश्वरप्रसाद बुक वहुकदत्त वढुकदेव वढुक- 
नाथ वहुकप्रसाद बढुकबहादुर बठेश्वर वटेश्वरद्याल वटेश्वरनाथ वटेश्वरनारायण वटेश्वरपाल बनेशंझ्लर 
वनेश्वर वनेश्वरदयाल वामदेव वामदेवमल विजयशज्भलर विजयशंकरलाल विजयेंद्र विद्याशंकर 
विधुभूषण विनोदशंकर विपिनशंकर विभूतिनाथ विभूतिनारायण विभूतिपसाद विभूतिभूषण विभूति- 
मणि विभूतिराय विभूतिलाल विभूतिसिंह विमलननाथ विमलशंकर विमलेश्वरूथाल विशालेश्बर विश्व- 
नाथ विश्वनाथचरण विश्वनाथदयाल विश्वनाथप्रताप विश्वनाथप्रसाद विश्वनाथप्रसादराय विश्व- 
नाथप्रसादसिंह विश्वताथबहादुर विश्वनाथराय विश्वनाथलाल विश्वनाथसहाय विश्वनाथसिंह विश्व- 
विमदन विश्वशंकर विश्वेश्वर विश्वेश्वरचन्द्र विश्वेश्वरदत विश्वेश्वददयाल विश्वेश्वरनाथ विश्वेश्वर्नारा- 
यण विश्वेश्वरनारायणप्र ताद्सिंह विश्वेश्वरप्रवाद विश्वेश्वरप्रसाद्सिह विश्वेश्वरराम विश्वेश्वर्राय विश्वे- 
श्वरत्वरूप विश्वेश्वरानंद विष्णुप्देश विष्णुशंकर विह्रीशंकर वीरवाहन वीरवाल्तेश्वर वीरभद्र वोरभद्रपाल 
वोरभद्रप्रताप वारभद्रसिंदह वारबोरेश्वर्मणि वोरेद्रशंकर वारेश वोरेशक्रुमार वोरेशचंद्र वीरेशदत्त 


भरे 


( ४१० ) 


वीरेश्वर वीरैधरकुयार वीरैशवरदयाल वीरेश्वरनाथ वीरेश्वरप्रसाद वीरेश्वरसहाय वीरेश्वरसिंह वृषकेतुिंह 

वेशीशंकर वैद्यनाथ वैद्यनाथदत्त वैद्यनाथनारायणसिंह वैद्यनाथप्रसाद वैद्यना थराम वेद्यनाथसिंह वेच्रपाल 

व्योमकेश ब्रजेशशंकर शंकर शंकरचन्द्र शंकरदत्त शंकरदयाल शंकरदास शंकरदीन शंकरदेव शंकर- 

नारायण शंकरपाल शंकरप्रसाद शंकरबक्ससिह शंकरबहादुर शंकरलाल शंकरशरण शंकरसहाय 

शंकरसिंह शंकरसेन शंकरस्व॒रूप शंकरानंद शंभुआ शंमुकुमार शंभूदतत शंभूदयाल शंभूनाथ शंभूनाथ- 
प्रसाद शंभूनाथसहाय शंभूनारायण शंभूपसाद शंभूम॒नि शंभूरुन शंभूलाल शंभूशंकर शंभृशरण 

शंभूसिंह शक्तिदेव शक्तिघर शक्तिनाथ शक्तिनारायण शक्तिगाल शक्तिमोहन शंरणशकर शशिशंकर 

शशिधर शशिभाल शशिमृषण शशिमृषणुप्रखाद शशिभृषणलाल शशिभूषणशरण शशिमोहन शशि- 

मौलि शशिमौलिराम शशिशेखरानंद शाताराम शांतिचंद्र शांतिबीर शातिशेखर शांत्यानंद शारदाशंकर 

शिब्बनचंद्र शिब्बनना थ शिव्बनलाल शिब्बा शिव शिवश्रोम्‌ शिवश्रोमकुमार शिवकंठ शिवकंठलाल 
शिवकरणुदास शिवकरणनाथ शिवकरणराम शिवकांत शिवकिशोर शिवकुमार शिवक्षपाल शिवकेदार 
शिवकैलाश शिवकोट्लाल शिवगुलाम शिवचंद शिवचंदन शिवचंद्रमोहन शिवचयनराम शिवचरण 
शिवचरणदत्त शिवचरणदास शिवचरणलाल शिवचरणसिंह शिवचेतन शिवजतनराम शिवजनार्दन 
शिवजन्म शिवजादिकलाल शिवजी शिवजीतलाल शिवजूठन शिवजोरराम शिवय्हल शिवतवक्कल 
शिवतेजना रायश शिवदत्त शिवदत्तनारायणसिंह शिवदत्तबहादुर शिवदत्तसिंह शिवदयाल शिवदशन 
शिवदर्शनप्रसाद शिवदर्शनराय शिवदश नलाल शिवदर्शनसिंह शिवदान शिवदानमल शिवदान- 
सिंह शिवदास शिवदासप्रसाद शिवदीन शिवदीनप्रसाद शिवहुलारे शिवदेनी शिवदेव शिवधनसिंह 
शिवघनी शिवध्यानी शिवधारीसिनहा शिवनंदन शिवनंदनप्रसाद शिवनंदनलाल शिवनंदनसहाय 
शिवनंदनस्वरूप शिवनरेश शिवनरेशराय शिवनाथ शिवनाथप्रसाद शिवनाथप्रसादलाल शिवनाथराय 
शिवनाथस॒हाय शिवनाथसिंह शिवनायक शिवनायकरसिंह शिवनारायण शिवनारायणप्रसाद शिव- 
नारायणलाल शिवनिधि शिवनिरंजनदिंह शिवपरसन शिवपलट्नसिंह शिवपाल शिवपूजन शिव- 
पूजनप्रसाद शिवपूजनलाल शिवपूजनसहाय शिवप्यारे शिवपष्यारेप्रसाद शिवप्रकाश शिवप्रकाशचंद्र 
शिवप्रताप शिवग्रतापनारायणुसिंह शिवप्र तापराम शिवप्रपन्न शिवप्रवेश शिवग्रवेशनाथ शिवप्रसन्न 
शिवप्रसाद शिवफन्न शिवफेर शिवफेरराम शिवफेरसिंह शिवबंधन शिवबक्स शिवबच्चनलाल शिव- 
बच्चा शिवबदनलाल शिवबली शिवबहादुरसिंह शिवबालक शिवबालकप्रसाद शिवबालकराय 
शिवबालकसिंह शिवबोध शिवबोधन शिवमगवान शिवभजन शिवभावन शिवभीख शिवभूषण 
शिवमंगल शिवमनोगसिंह शिवमहेश शिवमीत शिवमुनि शिवम्ुुनिराम शिवमूर्ति शिवमूर्तिप्रसाद 
शिवमूर्तिराम शिवभूर्तिसिंह शिवमोहन शिवमौलि शिवयश शिवयत्नप्रसाद शिवयोगी शिवरतीलाल 
शिवरतन शिवरत्नलाल शिवराखन शिवराम शिवरामदास शिवरामप्रसाद शिवलहरी शिवलाल शिव* 
लालप्रसाद शिवलोचन शिववंश शिववंशदेव शिववंशराम शिववदनराय शिववदनलाल शिवबदन- 
सिंह शिववरणुसिह शिववरदानीसिंह शिवविजयसिंह शिवविशाल शिवविहारी शिवविहारीलाल शिव- 
त्रत शिवत्रतराम शिवत्रतलाल शिवशंकर शिवशंकरप्रसाद शिवशंकरलाल शिवशम्भूसिंह शिवशरण 
शिवशरणदास शिवशेखर शिवसंतलाल शिवसंपतिराम शिवसंपतिलाल शिवसनेही शिवसहाय शिवसागर 
शिवक्षागरप्रधाद शिवतागरलाल शिवध्षागरतिंह शिवसिह शिवसिंहासन शिवसुन्दर शिवध्ुमिरनलाल 
शिवसूरत शिवसेन शिवसेवक शिवसेवकप्रसाद शिवसेवकलाल शिवस्वरूप शिवहरख शिवहर्ष शिवांवर 
शिवागम रिवाचार्य शिवाघार शिवाघारताल शिवाधीन शिवानंद शिवावतार शिवेंद्र शिवेंद्रचन्द्र 
शिर्ेद्रनाथ शिवेंद्रबह्यदुर शिवेंद्रपोहन शिवेंद्रवह्याय शिवेशचन्द्र शिवेश्वर शिवेश्वरप्रसाद शुद्धेश्वर 
शुद्वेश्वरप्रसाद शुभनाथ शुद्रेंदुभूषण शुश्रेश्वरप्रशाद शूजोनारायण शेत्वर शेत्रमणि शैत्षनाथ 
शैलेंद्र शैलेंद्रनाय शैलेद्रपकारा शैज्ञेंद्रपतापतिंद ' शैज्ञेत शोऋइरण शोमाकात शोभानंद' शोभानाथ 


( ४११ ) 


शोमानाथलाल शोभापति शोभाराय श्यामशंकर श्यामाशइए श्यामेश्ररप्रवाद श्याम व रबहादर- 
विंह श्रीकंठ श्रीवर्धन श्रीशह्वर श्रीशड्ड रप्रसाद इलोक्नाथ स्तेश्वरानद सदींद्रनाथ सतीश सटीशचद्र 
सतीशचरण सतीशनाथ सतीशनारायण सतीशप्रकाश सतीशबहादुर सताशसिंह स्त्यशद्भूर सत्यानंद 
सत्येंद्र सत्येद्रकुमार सत्येद्रचंद्र सत्येद्रनाथ सत्येद्रनारायण सत्येद्रप्रकाश सत्येंद्रप्रसाद सत्येंद्रबंधु सत्येद्र- 
भूषण सत्येद्रशरण सत्येद्रसहाय सत्येंद्रस्वरूप सत्येश सत्येश्वर सत्येश्वरप्रसाद सदादयाल सदानंद 
सदानंदप्रसाद सदानंद्सिह सदापति सदाबंलीप्रसाद सदारंग सदाश कर सदाशिव सदाशिवचंद्र सदासहाय 
सदासुखरांय सरबू सर्वचंद्रराय सर्वजीतनारायण सर्वदत्त सर्वदेव सर्वदेवप्रसाद सर्बप्रकाश ,सर्वेश सर्वेश- 
चंद्र सर्वेशदमन सर्वेशविक्रमसिंह सर्वेश्वर सर्वेश्वर्दयाल सर्वेश्वरनाथ सर्वेश्वरसिंह सर्वोत्तमदाससहाय 
सिंहेश्वरसिंह सितेश्वस्स्वरूप सिद्धनाथ सिद्धराज सिद्ध रामेश्वर सिद्धेश्वर सिद्ध श्वरप्रसाद सिद्धश्वररासंह 
सुंद्रीकांत सुंदरीराम सुंद्रेश्वर सुंदरेश्वरदयाल सुधाशुशेखर सुधाकरनाथ सुबोधशंकर सुरेश्वर घुरेंश- 
वरदयाल सुरेश्वर्नाथ सुरेश्वरलाल सुरेश्वरसेन सुरोत्तम सूरजकरण सूर्यकांत सूर्यमहेश सेत॒बंधनाथ 
सेतुबंधरामेश्वर सोनेशंकर सोनेश्वर सोमनाथ सोमपतिसिंह सोमपाल सोमराखनसिंह सोमेंद्र सोमेंद्रनाथ 
सोमेशचंद्र सोमेश्वर सोमेश्वरदत्त सोमेश्वरद्याल सोमेश्वरनाथ सेमेश्वरप्रकाश सोमेश्वरलाल सोमेश्वरसिह 
सोमेश्वरीनारायण स्थानेश्वरप्रसाद स्मरहर स्वयंप्रकाश स्वयंभूनाथ स्वामीश्वर दरकसिंह हरकानंदप्रसाद 
हरकरणुनाथ हरकरणुप्रसाद हरकरणलालसिनहा हरकिशोर हर्ख्यालपिंह हरगायनराम हरगुन हर- 
गुनराम हरगुरुचरण हरगौरीनाथ हरचरण हर्चरणदयाल हरचरणलाल हरजयेंद्रसिहद हरजससिंह हर 
जीतसिंह हरजीराम हरजीवन हरजीवनदास हरज्ञानराय हरदयाल हरद्शन हरदानसिंह हरदाम हरदीप- 
लाल हरदेव हरदेवदास हरदेवप्रसाद हरदेवबक्स हरदेवसहाय हरध्यानचद्र हरध्यानसिंह हरनाथ हर- 
नाम हरनामदाध हरनामसिह हरनामसुंदर हरनारायण हरनारायणराम हरपति हरप्यारीदेव हरप्यारेलाल 
हरफूल हरफूलदत्त हरबक्सतहाय हरमगतसिंह हरभगवान हरभगवानदास हरभजदास हरभजन- 
प्रसाद हरमजनलाल हरमजनसिंह हस्मरोसेलाल हरभवनप्रतापबहादुरसिंह हरभानसरिदह हरमंदिरितिंह 
हरविलास हरविहारीलाल हरवीरसिंह हरसहाय हरसुख हरसखलाल हरसुमिरनलाल हरखरूप हरहेतुलाल 
हरिकेश हरिकेशनारायणसिंह हरिकेशपति हरिकेशसिह हरिकेश्वरराय हरि द्रप्रसाद हरिशंकर हरिशं कर- 
लाल हरिशंमूशरण हरिहरनाथ हरिदरशंकरराय हरीश्वरदबाल हराश्वरनाथ हरीश्वरसहाय हरुआ हरेंद्र 
हरेंद्रकुपार हरेंद्रदेव हरेंद्रनाथ हरेंद्रनाथसिंह दरेद्रनारायण , हरेंद्रपाल हरेंद्रप्तापतिंह हरेंद्रबहा<र 
इरेद्रशंकर हरेंद्रसहायध्िनहा हरेंद्रतिह हरेशविहारीलाल हर्जोस्हि हरूमल हितेद्रकुमार हितेशचंद्र 
हिमांशुषर हिमांशुराय हीराचंद द्वीराधर हीरानंद हीरानाथ हीराबल हीराबहादुरसिंह हीरामणि हीराराम 
हीरावल्‍लभ दहीराशंकर हीरासिंह हेमनाथ देमराज हेेमशंकर हेमेंद्र हेमेंद्रनाथ हेमेंद्रप्रसाद हेमेंद्रशंकर 
हेमेंद्रस्वरूप । 

आ--बत्रिदेव वंश (१) सरस्वती --बानीणिंद मारतीमल भासतीसिंह मनोरमा मनोरमाग्रसाद 


रायबागेश्वरीप्रसाद वागीश्वरीदयाल वागीश्वरीप्रसाद वागीश्व रीलाल वागीश्वरीशरण वाणीविलास विद्या- 
चरण विद्याच ए्ण॒प्रसाद विद्यादत्त विद्यादास विद्यानंद विद्यानंदनसिंह विद्याप्रकाश विद्याप्रसाद विद्या- 
लाल (ेद्याविलास विद्याविनोद विद्यात्रत विद्याशरण विद्यास्वकूप विमलाचरण विमलाचरणदेव 
विमलादत्तराम विमलानंद विमलानंदन विमलानंदनप्रसाद विमलाप्रसाद शारदाचन्द्र शारदा चरण 
शारदाचरणलाल शारदानंद शारदानंदन शारदाप्रकाश शारदाअसाद शारदाबक्ससिंह शारदालाल 
शारदाशरण्‌ सरध्वतीचरण सरस्वतीप्रकाश सरध्वतीप्रसाद सरस्वतीसहाय साविन्रीकुमार | 


(२) ब्रह्मा के मानस पुत्र--(अ) चार पुत्न्‌5उनक सनंदन सनतकुमार सनातन । 
(आ) नारदू--देवमुनि देवमुनिराय देवर्षि नारद नारदभ्रवाद नाखूठुनि नारूसिंह नारदानंद | (३) 


( ४११ ) 


कामदेव--अंगरहित अनंगनाथ अन॑गभूषण अ्रनगलाल कदर्पनाथ कदपनारायण कामदेव कामहिह 
कामू मकरध्वजसिंह मदन मदनकिशोर मदनकुमार मदननारायण मदमपाल मदनग्रकाश मदनप्रसाद 
मदनराय मदनसिंह मदनस्वरूप मदनानंद मनसिज मनोभबर्सिह मनन्‍्मथनाथ मैनपाल मैनफल मैनबहा- 
दुरलाल मैनराम मैनसिंह मैना रतिकांत रतिनाथ रनिपान्न रतिमवनसिंह रतिभानु रतिराम रतिराम- 
बहादुर रतीश रागदेव रागदेवसिंह । 

(३) लक्ष्प्री--अ्रमला अ्मलाप्रसाद कमला कमलाकर कमलाचरण कमलानंद कमलाप्रसाद 
कऊमलाप्रसादराय कमलामल कमली केश्वरीलाल धनेश्वरीप्रसाद नारायणीप्रसाद प्मादत्त पद्मानंद 
मुनेश्वरीदास रमाचरण रमादत्त र्माप्रसाद रमाप्रसादलाल लक्ष्मी लक्ष्मीकिशोर लक्ष्मीकुमार लक्ष्मीचंद 
लक्ष्मीदत्त लद््मीदास लक्ष्मीप्रकाश लक्ष्मीप्रसाद लक्ष्मीलाल लक्ष्मीसिंह लक्ष्मीसेवक लच्छमीदास लच्छीमल 
लछ्छीलाल लोलादास श्रीचरण भीजी श्रीदत्त श्रीदयाल श्रीपद श्रीप्रकाश श्रीप्रपन्नाचार्य श्रीप्रसाद भ्रीबक्स 
भीबाबू श्रीभूषण श्रीलाल श्रीवंशकुमार श्रीविलास श्रीविलाससिंह श्रीशरणसिंह श्रीसिंह श्रीसेवक सिरिया 
हरिप्रियाशरण | 

(४) पाव ती--अंनतेश्वरीप्रसाद अ्रंबादत्त अंबादयाल अ्ंबादास अंबाप्रसाद अंबालाल अंबासहाय 
अंबिकाचरक्ष अंबिकादत अंबिकानंद अंबिकाप्रसाद अंबिकराबक्स अ्ंबिकालाल अंबिकाशरण 
अंबिकाशरणसिंह अखिलेश्वरीप्रसाद अन्नदाप्रसाद अन्नपूर्णादत अन्नपूर्ण नंद अन्नपूर्णाप्रसाद अफलासिंह 
अभयानद अमरेश्वरीप्रसाद अमला अमलाप्रसाद अलोपी अलोपीचरण अ्रलोपीदत्त श्रलोपीदीन श्रलोपी- 
प्रसाद अलोपीशरण अलोपीशरणदीन अ्रष्टमुजा श्रष्टभुजाप्रसाद आदि ज्योतिप्रसाद आद्याचरण 
आद्यादत्त आद्यानंद आद्याप्रसाद आरद्याशरण आनदी आनदीचरण आनदीदीन आनंदीप्रसाद आनंदी- 
लाल आआनंदीशरण आनंदीसहाय आर्या आर्यादत आर्यानंद आशाजीत आशादत्त आशादीन आशानंद 
आशाप्रकाश आशाग्रसाद आसातिंह इच्छापूरन इल्‍ला ईश्वरी ईश्वरीदत इश्वरीनंदन ईश्वरीनंदन- 
प्रसाद ईश्वरीप्रसाद ईश्वरीप्रसादसिंद् ईश्वरीमल ईश्वरीलाल ईश्वरीसिंह उमा उमाचरण उमादत्त 
>मादयाल उमानंद उम्राप्रकाश उमाप्रसाद उमामूर्ति उम्राशरण डमासेन डमास्वरूप ऋषेश्वरी- 
नताद कमच्छाप्रसाद कमलेश्वरीप्रसादर्सिह कमलेश्वरीशरण कलिकई कल्याणीदत कांताप्रसाद 
कांतिकिशोर कांतिचन्द कांतिनन्द्न कांतिनन्दनशरण कातिप्रकाश कातिप्रसाद कातिलाल कांतिसिंह 
कांतिस्वरूप कात्यायनीदत्त कात्यायनीप्रसाद कामाज्ञा कामज्षाप्रसाद कामाख्याचरण कामाख्या प्रसाद- 
सिनहा कामेश्वरीदयाल कामेश्वरीप्रसाद कामेश्वरीलाल कामेश्वरीशरण कालकाप्रसाद कालिका 
कालिकाचरण कात्निकादत्त कालिकानंद कालिकाप्रसाद कालिकाप्रसादराय कालिकालाल कालिका- 
शरण कालिकासिंद कालीकिकर कालीक्िशोर क लीकुमार कालीचरण कालीचरणसहाय कालीदत्त 
कालीदीन कालीनंदन कालीप्रकाश कालीप्रताप कालीप्रसाद कालीरल कालीशरणलाल काली- 
पहाय कालीसिंह कालीसुंदर केवला केवलानंद केवलाग्रसाद केशी कौमारीसिंह कौशिकीनंद 
फमानद क्षमास्वरूप खड़ेश्वरीप्रसाद खिमई खिम्मन सिम्मनदास खिम्मनलाल छिम्मासिंह खेमसिह 
खेमा खेपानंद गंगेश्वरीप्रसाद गायत्नी गायज्नीप्रताद गायत्रीशरण गिरिजा गिरिजाकिशोर गिरजाचरण 
गिरिजादत्त गिरिजादयाल गिरिजानंदन गिरिजाप्रसाद गिरिजालाल गिरिणाशरण गंंजेश्वरीलाल गुंदे 
गुप्तेश्वरीप्रसाद गुहोश्वरीप्रसाद गोलासिंह गोलैया गौरी गौरीकिशोर गौरीचरण गौरीचरणदास 
गोरीदतत गौरीदथाल गौरीनन्दन गौरीप्रसाद गौरीमल गौरीलाल गौरीशरुण गौरीशरणलाल गौरीसहाय 
चेडिकाचरणसिनहा चंडीचरण चंडीदत्त चंडीदास चंडीदीन चंडीप्रसाद चंडीलाल चंडीशरण 
चंडूबक्स चंडूलाल चंद्रिका चंद्रिकानंददास चद्रिकाप्साद /चंद्रिकाबक्ससिंह चंद्रिकालाल 
चंद्रिकासिंह जगदंबा जगदंबाप्रताप जगद॑बाप्रसशाद जगंदबालाल जगदंबाशरण जगद॑बा- 
शरखसराय जगदंबासहाय जगदंबि काप्रसाद ज़गदषिकाशरणसिंह जगदीशवप्रीप्रस्ताद , जगदीश्वरीशरय] 


( ४१३ ) 


जगदीश्वरीसहाय जगमातासिंह जगेश्वरीप्रसाद जनेश्वरीदास जय॑ंतीप्रकाश जयतीप्रसाद जयंतीलाल 
जयंतीसिंह जयकरी जयानंद जल्ेश्वरीदास जलेश्वरीप्रतापनारायणसिंह जालपा जालपासहाय॑ जाली- 
चरण जेंती ज्योत्स्नाकुमार ज्वालादत्त ज्वालाप्रसाद ज्वालालाल ज्वालास्हाय ज्वालाधिंह ज्वाला- 
स्वरूप ज्वाली तपेश्वरी तपेश्वरीदत्त तपेश्वरीलाल तमात्यादीन तारकेश्वरीलाल वाराचरण तारादत्त 
तारापसाद तारालाल तारासिंह तारिणीचरण तारिणीप्रसाद तुंगेश्वरीदत्त तेजेश्वरीप्रसाद त्रिगुणानंद 
दक्खिनी दक्खिनीदीन दक्खिनीलाल दक्खिनीसिंह दक्‍्खीसिह दाक्षायणी दुरगाई दुर्गा दुर्गाचरण 
दुर्गादत्त दुर्गादयाल दुर्गादान दुर्गादीन दुर्गाप्रसाद दुर्गाबह्दुर दुर्गामल दुर्गालाल दुर्गाशरण दुर्गासिंह 
दुर्गेश्वरीदयाल दुर्गेश्वरीप्रसाद देवी देवीगुलाम देवीचंद देवीचरण देवीचरणलाल देवीतनय देवीदक्त 
देवीदयाल देवीदर्शनलाल देवीदहलराज देवीदास देवीदीन देबीनंदन देवीप्रकाश देबीप्रसाद देवी- 
बक्स देवीभक्त देत्रीर्न देवीलाल देवीविशाल देवीशरण देवीसहाय देवीसिह देवीस्वरूप 
धमबहादुर घूमसिद्द नंदा! नंदासिंद नर्वदेश्वरीप्रसाद नारायणीपसाद नित्याननंद नित्यानंदतिंह 
पटेश्वरीसिह पटेश्वरीदयालसिंह पटेश्वरीप्रतापसिंह पटेश्वरीप्रसाद पटेश्वरीभूषण परमेश्वरी परमेश्वरी- 
दयाल परमेश्वरीदीन परमेश्वरीप्रतापनारायण परमेश्वरीप्रसाद॒ परमेश्वरीशरण परमेश्वरीशरणदीन 
परमेश्वरीसहाय पार्वतीनंदन पाव॑तीग्रसाद पाव॑तीलाल पूर्णानंद पूर्वीदीन बालाजी बालादत्त बालादीन 
बालानन्द बालाप्रसाद बालाबक्स बालाशरण बालासहाय बालासिंह बाल्ेश्वरी बाल्तेश्वरैप्रसाद 
बिदेश्वरी बिदेश्वरीप्रसाद बिजलेश्वरीप्रसाद बिजलेश्वरीप्रसादर्षिह ब्राह्मीदत्त भगवती भगवतीचन्द 
भगवतीशरण भमगवतीदत्त भगवतीदयाल भगवतीदीन भगवतीप्रसाद भगवत्तीबक्सतिह भगवतीलाल 
भगवतीशरण भगवतीसहाय भगवतीधिदह भगवतीस्वरूप भद्गकालींदीन भवानी भवानीदत्त 
भवानीदयाल मवानीदास भवानीदीन मवानीप्रसाद भवानीफेर भवानीमील भवानीमल भवानीशरण 
भवानीसिंह भागेश्वरीप्रसाद भीमा भुवनेश्वरीदयाल भुवनेरवरीप्रसाद भैरवीप्रकाश मैरवीस्हाय मंगला 
मंगलाचरण मंगलानन्द मंगलाप्रसाद मंगलाप्रसादर्तिह मतईराय मतोले मनगौरीलाल मनपूरन 
मनसादीन ममुरिया मसुरियादीन मुरियाप्रसाद मस्‍्सू महामायाप्रसाद महाविद्याप्रखाद महारानीदीन 
महेशी महेश्वरीदयाल मद्ेश्वरीनन्द महेश्वरीनन्दन महेश्वरीप्रसाद महेश्वगीराय महेश्वरीलाल महेश्वरी- 
शैरासिंद माईदयाल माताओ्रतारतिंह माताचरण माताव्हल मातादयाल मातादीन मातादीनलाल 
मातानिवाज मातापलग माताप्रसाद माताफल माताफेर माताफेरप्रताप माताबक्स माताबदल माताबदल 
मणि माताभीख माताभीखलाल माताभीखसिंह मातारूप मातालाल माताश॑रणसिंह मातासेवक मातृदन्त 
मातृप्रसाद मातृकाप्रसाद माधवीप्रसाद माधवीशरण मामेश्वरीशरण मायादत मायादास मायादीन 
मायानंद मायाप्रकाश मायासहाय मायास्वरूप मावलीप्रसाद माहेश्वरीदत्त मुनेश्वरीदास मुनेश्वरीशरण- 
सिनहा राजराजेश्वरीप्रसाद राजेश्वरीदत्त राजेश्वरीदयाल राजेश्वरीप्रमाद॒राजेश्यरीलाल राजेश्बरीणिंह 
रानीदान रामेश्वरीप्रसाद रायमगलेश्वरीप्रसाद रुद्रीदत्त लक््मेश्वीशरण ललतू लालताप्रसाद लालता- 
बक्ससिंह लालतासिंह लालदुर्गाप्रसादलालसिंह विंध्यवासिनी विंध्यवासिनीदत्त विंध्यवासिनीप्रसाद 
विंध्यवासिनीसिंह विंध्येश्वरी विध्येश्वरीप्रसाद विंध्येश्वरीशरणसिंह विजयलद्ंमीशरण विजयानंद विजया- 
प्रसाद विश्वंविकाप्रसाद वीरेश्वरीदयाल शंकरीप्रसादसिंह शक्तिचन्द्र शक्रिप्रसाद शक्तिशरण शक्तिसिंह 


यमन» मेक 2सकनान-वन पाप+भका+न धानफाआ»क»+० जकीीपननभन»ाभपा+अपकभ-+०-फाकन 
२. से १ 3७० कक» 2०न- अन्‍मअमम»» ०“ - 7... 3कम#ेकान-न-न+-किनेन- 3 >फनक»+-म 3. ५4ननीन-अलनय७-७-+4-भक जप, 


--तीच तीन तिथियों के नाम-- 
) नैदातिथि भद्गांतिथि जयातिथि रिक्तातिथि पूर्णातिथि 
प्रतिपदा १ दौज २ तीज चतुर्थी ४ पंचमी २ 
छुठ ६ सप्तमी ७ अष्टमी ८ नवसी & दशमी ३० 


एकादशी ११ द्वादशी १२ त्रयोदशी १३ चतुदंशी १४ ु पूणिमा १९, 


( ४१४ ) 


शाकंबरीलाल शाताप्रसाद शांतिप्रपन्न शातिसेवकसिनहा शारदाशरण शिवनागरीप्रसाद शिवमाया- 
सहाय शिवशक्ति शिवशक्तिर्प शिवशक्तिशरण शीवालिह शीनलाचरणु शीतलादीन शीतलानंद शीतला- 
प्रसाद शीतलाबक्ससिंह शोतलाशरण शीतल्ासहाय शुद्वेश्वरीलिंह शोभा श्रीकातिकुमार श्रीनिभुवनेश्वरी- 
प्रसाद संकटप्रसाद संकठाचरण संकठाशरण संक्ठासहाय सतई सतनेश्वरीप्रसाद सतीग्रकाश सतीप्रसाद 
सत्तनसिंह सत्तीदीन सत्तीलाल सत्याचरण सत्याचरणलाल सत्यानंद सबंशक्तिप्रकाश सर्वशक्तिप्रसाद स्व- 
शक्तिस्वरूप सर्वेश्वरीदतत सर्वेश्वरीदयाल सिंहवाहिनीकिशोर सितलूसिह सिद्धिशरण सिद्ध श्वरीदयाल 
सिद्देश्वरीप्रणाद सुंदरीप्रसाद सुरेश्वरीप्रशाद हरचण्डीलाल हस्मायासिह हरेश्वरीप्रसाद हिरैया हीरा 
हीरादत हीराप्रकाश हीराप्रसाद हीरालाल हीरासिंह | 

(४) स्वामि कार्तिकिय-अग्निकुमार श्रग्निलाल श्रजयकुमार अतुलकुमार अद्विकुमार 


अनूपकुमार श्रभयकुमार आशुतोषकुमार कन्दकुमार कातिकुमार कार्तिकेयप्रसाद कालीकुमार कुमार 
कुमारदास कुमारविजयतिनहा कुपारसिंह कुमारस्वामी गिरिजाकुमार गिरीशकुमार चन्द्रवदन चन्द्रानन 
चक्रेश्वर्कुमार चमूपति चमूपतिकुमार जयवंतकुमार जितेंद्रकुमार तरूशकुमार तारकजित तेजक्ुमार 
तेजनंदनस्वरूप घन्यक्रुमार नवकुमार नवीनकुमार पुनीतकुमार प्रत॒ुल्यकुमार प्रफुल्लकुमार प्रभुकुमार 
प्रशातकुमार प्रसन्नकुमार बालकुमार भूर्तेंद्रकुमार मजुलकुमार मनोहरशिवकुमार महादेवकुमार 
महेशकुमार मोरदेव यतींद्रकुमार रणविजयकुमार ललितकुमार लालकुमारसिह विजयकुमार वीरेशकुमार 
वीरेश्वरकुमार शंभुकुमार शक्तिघर शिवकुमार शिवेंद्रकुमार शैलकुमार शैलजाकुमार शैलेंद्रकुमार 
शैलेशकुमार श्यामकार्तिकर्तिंह श्रीकुमार षटबदनसिंह सज्जनकुमार . सर्तीद्रकुमारसिंह सतीशकमार 
सब्पुजसिह सुकुमारचन्द सेनपालसिह सेनापति स्कन्दकुमार स्मृतिकमार स्वामिकार्तिकेयलाल । 

(६) गणेश--उमाशंकरलाल ऋणषद्धिनाथ कमलाशंकरलाल कुशलपालतिंह कुशलेंद्रमणि 


कुशलेंद्रसिंह गजपति गजपतिनारायण गजपतिशय गजराज गजराजबहादुर गजराजसिंह गजरूप गज- 
बदनतसिंह गजानन गजाननप्रसाद गज्जूसिंह गजेंद्र गर्जेंद्रदत्त ग्जेंद्रनाथ गजेद्रनारायशसिंह गजेद्रबहादुर 
ग्जेंद्रस्‍न गर्मेद्रबल्लभ गजैंद्रसिंह गणपति गणपतिदेव गणपतिप्रताद गणपतिराय गणपतिलाल गणपति 
सहाय गणपतिस्वरुप गणरंजन गणेश” गणेशदत्त गणेशदास गणेशदीन गणेशनारायण गणेशपाल 
गणेशप्रतापनारायशसिंह गणेशप्रसाद गणेशमल्ल गणेशराम गणेशराय गणशलाल गणेश बिहारी गणेश- 
थिंह गणेशानंद गणेश्वर गनपतचद गनपतिविंह गनेशबाबूसिंह गनेशराय गनेसीलाल गयेद्रनाथ गयेद्र- 
लाल गौरीगणेश चिताहरण जयकरण जयकरणनाथ जयक-णलाल जैकू ज्ञानेद्र शानेंद्रकुमार ज्ञानेद्रदत्त 
शानेंद्रदेव शानेद्रप्रकाश शानेंद्रप्ताप झानेंद्रपसाद शानेद्रबहादुर ज्ञानेद्रनोहन दुंडीसिंह दुंढिराज दुर्गा- 
विनायक प्रसाद द्िजेंद्रकुमार बुद्धिदेव बुद्धिनाथ बुद्धिपाल बुद्धिराय बद्धिवल्‍लम रायगणेश रायगणे- 
शुलाल रायविनायकर्सिह लंबोदर वक्रतुंड विनायक् विनायकदतत विनायकनंद विनायकप्रसाद 
विनायकराम विनायकशय विनायकलाल विनायकसिंह शिवगणंश शिवजादिकलाल शुभकरण शुभ- 
करणुलाल शुभाकर भीकरण श्रीगणेश संकव्हरण स्द्विगणेश सिद्धिनाथ सिद्धिविनायक धिद्धिसदनस्वरूप 
सिद्वीश्वर हत्थीसिंह हरनंदनप्रसाद हरनंदनराय हरनंदनशरण हरनंदनसहाय हानीराय देरंबदत्त हेरंब- 
नाथ देरंबमोहन । ह 

लोक पाल-“-( १ ) इंद्र--श्रमरपाल अमरपालसिह अमरराज श्रमरेंद्र श्रमरेंद्र- 
कुमार अमरेंद्रकृष्ण अमररेंद्रनाथ अमरेंद्रप्ताप अमरेंद्रतिंह अमरेशबहादुरणिंह अमृतराज अमृतराय 


१ गणेश के १२ नाम और उनहा मसाहात्म्य--वक्रतुशड एकदन्‍्त कृणपिज्ञात्त गजवकतन्र 
लम्बोदर विकट विध्नराज धूम्रवणं भालचंद्र विनायक गणपति गजांनन - द्वादशेतानि नामानि 
तिसन्ध्यं थः पठेतुनरः न च विधनभयं तस्य सवे सिद्धिकरं परस्‌ | 


( ४१५ ) 


इंदरसिंह इंदुल इंदुरी इंद्र इंद्रकात इंद्रकिशोर इंद्रकिशोग्लाल इंद्रकुमार इंद्रचंद्र इंद्रजीत इद्रजीत- 
नारायण इंद्रजीतप्रसाद इंद्रजीतसहाय इद्रजीततिंह इद्रदत्त इंद्रदयाल इंद्रदास इंद्रदीवानशरणसिंह 
इंद्रदेव इंद्रदेवद्याल इद्रदेवनारायण इंद्रदेवप्रसाद इंद्रदेवसिंह इंद्रनाथ इंद्रनारायण इंद्रनारायणराम 
इंद्रपति इंद्रपतिप्रताद इद्रगतिराय इंद्रपा्न इंद्रपालप्रसाद इंद्रपालसिंह इंद्रप्रकाश इंद्रप्रताप 
इंद्रप्तापनारायण इंद्रप्रतापतारायणुर्तिह इंद्रयतापर्तिंह इंद्रप्रसाद इंद्रबली इंद्रबहादुर इंद्रबहादुरसिंह 
इंद्रभूपप्रधाद इंद्रभूषण इंद्रभूपण॑चंद्र इंद्रमणि इंद्रमल इंद्रभोहन इंद्रमोहननारायण हंद्रमौलिराम इंद्रराज 
इंद्रराजकिशोर इंद्रराजतिह इंद्रलाल इद्रलालतिह इंद्रविक्रमसिह इंद्रविजयसिंह इंद्रशंकर इंद्रसहाय इंद्रसिंह 
इंद्रसेन इंद्रसेनविंह इंद्रस्वहूप इंद्रापन इंद्रासनघर इंद्रासनप्रसाद इंद्रासनसिंह एदलप्रसाद एदलसहाय एदल- 
सिंह कंदपाल पनेद्रसिंहजूदेव जेत्न दिवेद्र्िंह देवकात देवनाथ देवनाथराय देवनाथलाल देवनाथसहाय 
देवनायक् देवपाल देवराज देवराजबली देवराजतिंह देवराजसेवकर्तिह देवराय देवस्वामी देवेद्रकुमार 
देवेंद्रचंद्र देवेंद्रदत देवेद्रदेव देवेंद्रनाथ देवेंद्रनाथदेव देवेंद्रप्रकाश देवेंद्रप्रताप देवेंद्रप्रतापनारायणसिंह 
देवेद्रप्रतापस्िंह देवेंद्रप्रसाद देवेंद्रभूषण देवेद्रमोहन देवेद्रलाल देवेंद्रावजय देवेद्रसिह देवेद्रस्वरूप देवेश 
पुरंदरतिह बजरीदास महेंद्र महेंद्रकुमार महेंद्रजीतसिंह महेंद्रदयाल महेंद्रदेव महेंद्रनाथ महेंद्रनारायण 
महेंद्रपति महेंद्रपाल महेंद्रपालतिह महेंद्रप्रकाश मरहेंद्रप्रकाशबहादुर महेंद्रप्रताप महेंद्रप्रतापनारायण 
महेंद्रप्रतापसिंह महेंद्रप्रसाद महेंद्रबह्ादुर महेंद्रबह्मदुर्तिह महेंद्रमानसिह महेंद्रमोहन महेंद्रलाल मरेंद्र- 
वीरतिंह महेंद्रशंकर महेंद्रशरण महेंद्रसिंह महेंद्र॒स्वरूप मेघनाथ मेघनारायण मेघनारायणराम मेघ- 
नारायणराय मेघपालतिह मेघमरतराय मेघराज मेनपाल लालसुरेद्रप्रतापसिह लालसुरेंद्रबहादुरसिंह 
लेखनारायण लेखराज वासवदत्त वासवराज वासबानंद शक्रराजराय शचिकांत शचींद्रकुमार शचींद्रनाथ 
शचीद्रप्रकाश शचोंद्रवहदुरसिह शवोंद्रवात भ्रीइंइ सर्तभूरेद्रसिंह सर्वेद्रविक्रमसिंह सुरपतिसिंह सुरभूप- 
शा सुरेंद्र तुरेदकियार सुरदकुवार सुरेस्क 'णु सुरंद्रेतव सुरेदवाव सुरेंद्रवारायण सुरेंद्रपालसिह सुरेंद्र- 
प्रकाश सुरेंद्रपताव सुरेद्रपनारनारायण सुरेद्रप्रतायबहादुर सुरेंद्रपतापसिंह सुरेद्रबंहादुर सुरेंद्र भूषण प्रसाद 
मुरेंद्रमोहन सुरेद्रमोहनराय सुरेंद्रलाल सुरेद्रतिक्रमिह सुरेंद्रविहारीलाल सुरेद्रवीरविक्रमबहादुरसिह 
पुरेंद्रसिंह सुरेद्रध्वरूप सुरेश सुरेशकिशोर सुरेशकुमार सुरेशक्रमारदेव सुरेशचंद्र सुरेशदत्त सुरेशदेव 
पुरेशनंदनप्रसाद सुरेशनारायण सुरेशप्रताद सुरेशविहारीलाल सुरेशत्रतराय सुरेशशरण सुरेशस्व॒रूप 
सुरेशानंद सुरेश्वर सुरेश्वरदयाल सुरेशरताथ सुरेश्रलाल सुरेश्वरसेन । 

(२) अग्नि-अग्निकुमार अग्निदत्त अग्नेत्लाल उषवुंव तेजकरण तेजगिरि तेजदत्त 
तेजप्रकाश तेजप्रताप तेजमल तेजसिह वैश्वानर हुताशनदेव । 

(३) यम्‌--कालेद्रप्रसाद जमराम धर्मदेव घर्मदेवनारायणसिंह धर्मदेवराम धर्मदेवसिंह 
धर्मनाथ धर्मनारायण धघर्मपाल धर्मराब भर्मेद्र धर्मेद्रकुमार धर्मेद्रचंद धर्मेदनाथ धर्मेंद्रनारायणर्सिह 
धर्मेद्रगाल धर्मेद्रपताद धर्मद्रमोहन धर्मेंद्रसहाय भर्मेद्रसिंह धर्मेंद्रस्वरूप धर्मेश्वर घर्मेश्वरप्रखाद यमजी 
यमशरण सर्बनजीतराय स्वंजीतसिंह | 

(४) अरुण---केंद्रदत्त केशचंद्र केशवीर केश्वर केश्वरीलाल जलईराय जलदे वप्रकाश 
जल्लेश्वर जलेश्वरनाथ जल्लेश्वरनाथराय जलेश्व रसिंह जलेसर नीरसिंह वरुण वरूणचंद्र वरुणदत्त 
वारींद्रसिंह वारीशचंद्र । 

(४) वायु-अर्निमित्र अनिलचंद्र अनिलग्रकाश पवनस्वरूप प्रभंजनसिंह बलकरण 
महाबल महाबली सिंह समीरत्रक्ततिंह समीरशरण । 

(६) कुबेर---प८डविडभू कुबेर कुंबेस्चंद कुबेरदत कुबेरदास कुबेरनाथ कुबेरप्रसाद | 
कुबेरराम कुबेरलाल कृबेरसिंह कुमे एसिंह टंकनाथ धनधारी घनेनारायण घनपति धनपतिराम धनपतिराय 


( ४१६ ) 


घेनपतिसहाथ घनपतिसिंह धनपाल घनपालचद्र घनराज धनराजराम घनेद्र धनंद्रवु मार घनेश धनेशर्॑द 
घनेशपति धनेशप्रकाश धनेशशरण घनेश्वर घनेश्वरदयाल घनेश्वंर्नाथ धनेश्वरप्रसाद घनेश्वरगाय 
नवनिधिनाथ निद्धिनारायण निद्धुराम निधोश पुष्पेद्रकुमार पुष्पेद्रनारायण यज्ञराज रूकमपालरिह 
संपतपालसिह सोनपाल हेमपाल । 

(७) सूय---श्रजोरराय अंशधारीसिह अरशुधर अंशुमाली अद्तिसहायलाल अरुण अरुण- 
कुमार अरुणचंद्र अरूशप्रकाश अरुणविहारी अरुणसिंह अरकंनाथ अकूलाल आतपनारायणरिंह 
त्रादित्य आदित्यकिशोर आ्रादित्यकमार श्रादित्यकेतसिह आ दित्यदत्त आदित्यनाथ आदित्यनारायण 
आादित्यनारायणलाल आदित्यप्रकाश आदित्यप्रसाद श्रावित्यराम आदित्यलाल आदित्यवल्लभ 
आदित्यसिंह आरादित्यस्वरूप आदित्येंद्र आदिमिहिर आफताबसिंह आलोकनारायण उदयनारायण उदय- 
नारायशराय उदयनारायणलाल डउदयनारायणसिंह उदयभान डउद्यभानसिंह डदितनारायण उद्ित- 
नारायणलाल उद्योतनाराबणससिंह उस्माकर केवलभानसिंह किरणप्रकाश किरणसिह खरभान खरभान- 
राय खरभानसिंह खुरशेदबहादुर खुरशेदलाल जगतनयन ज्यो तिनाथ ज्योतिनारायण ज्योतिनारायण- 
प्रसाद ज्योतिनिवास ज्योतिप्रसाद ज्योतिभूषण ज्योतिलाल ज्योतिसिंह ज्योतिस्वरूप ज्योतिषप्रसाद ज्योतींद्र- 
अताद भज्ञकनाथराय तपननारायण तपनाथ तस्तनारायण तपेशचंद्र तेजकरण तेजधर तेजधारीसिह 
तेजनारायण तेजनारायणदेव तेजनारायणराम तेजनारायणसिंह तेजपति तेजपाल तेजपालशरण तेज- 
पालसिंह तेजपकाश तेजबल तेजबलीदेव तेजबहाहुर तेजमानप्रसाद तेजमणि तेजराज तेजेंद्र तेजेद्र- 
प्रतापसिंद तेजेशचंद्र तेजोराम दनकू दिनकरप्रसाद दिनदेव दिनिपतिराय दिनेद्रभानसिंह दिनेश दिनेश- 
कुमार दिनेशचंद्र दिनेशदत्त दिनेशनारायण दिनेशनारायणर्सिंह दिनेशपालसिंह दिनेशप्रसाद दिनेश- 
विह्रीसिंह दिनेशमोहन दिनेशलाल दिनेश्वरद्याल दिनेश्वरप्रसाद दिनेश्वरतिंह दिवाकर दिवाकरदत्त 
दिवाकरनाथ दिवाकरप्रधाद दिवराकरमणि दिवाकरसिंह दिवेंद्रसिह दिव्यज्योति देवदीपसिंह देवप्रभाकर 
देवमरणिं देवमणिप्रधाद कानारायण धूपनारायणलाल नवादित्यलाल परगासराय परमप्रकाश प्रकाश 
प्रकाशदत्त प्रकाशदेव प्रकाशनाथ प्रकाशनारायण प्रकाशपतिनाथ प्रकाशबहादुर प्रकाशभानुसिंह 
प्रकाशमल्ल प्रकाशवोर प्रक्राशस्वरूप प्रकाशानद प्रकाशो भभाकर प्रभाकरदत्त प्रभाकरप्रसाद प्रभाकर- 
लाल प्रभाकरानंद्‌ प्रभाकांत प्रभादित्यसिंद प्रभेशनारायण प्रभेशसिह वालदिवाकर बालादित्य भनऊ 
भन्नामल भाना भानामल भानसिंह भानुकिशोर भाुकुमार भानुदत्त मानुदास भानुदीन भानुदेव 
भानुपालसिंह भानुप्रकाश भानुप्रताप भानुप्रतापनारायण भाजुप्रसाद भानुभक्त भानुभूषण भानुराम 
भानुशंकर भानुशेखर भानुसिंह भास्कर भास्करदत्त आसकरनारायण भाध्करप्रतापसिंह भास्करानंद 
मित्रनारायण मित्रपाल मित्रप्रसाद पिन्रम शणि पिन्रसिंह मित्रसेन मित्रानंद मिहिरलाल मेहरचंद रथ- 
भानसिंह रूबी रविकरण रविकांत रविकिशोर रविचंद रविचंदनाथ रविचंदप्रकाश रविचद्र सिनहा 
रविदत्त रविदर्शनलाल रविदेव रविनंदन रविनंदनसिंह रविनाथ रविनारायण रविश्रकाश रविप्रताप 
रविप्रतापनारायणसिंह रविप्रतापबह्ादुरसिंह रविरत्न रविराज रविराम रविरामसिंह रविलाल रविवंश 


सूरजबक्ससिंह सूरजबल सूरजबली सूरजबलोग्रसाद सूरजबहादुर सूरजभान सूरजमोहन सूरजरतन 
/जलाज सूरजश्वरूप सूरजासिह सूर्यकरण सूर्यकात सूर्यकिशोर सूर्सकुमार सूर्यकुमारप्रसाद सूर्यकमार- 
सिंह सूर्यकृष्ण सूर्यचंद्र सूर्यदत्त सूर्यदोन सूर्यदेव सूर्यदेवनारायण सूर्यदेवनारायणसिंह सूर्यदेवप्रसाद 
सूर्यदेवरसिंद सूर्यनंदन सूर्यनाथ सूर्यनारायणु सूर्यपाल सूर्यप्रकाश सूर्यश्रतापनारायण्॒सिंह सूर्यप्रतापरिंद 


( ४१७ ) 


सूर्यप्रखाद सूर्यबक्ससिंह सर्यबली सूर्यबहादुर सूर्यवालक सूर्यविक्रमसिंह सूर्यभानु सूर्यभानुलाल सूर्यभूषण * 
सूर्यमंगलमिंह सूर्यमणि सूर्यमोहन सूर्यराय सूर्यजाल सूर्यत्िंह सूर्यसेन सूर्यश्वरूप सूर्यानंद सौरीशचंद्र । 

(८) चंद्र--अजिलचंद्र अतुलचद अतुलचंदकुमार श्रतुल्लेशचंद्र श्रनुकूलचंद्र अनूपचंद 
अ्रमीचंद श्रम्मृतवास श्रम्मनतसागर अस्ुुरारीचद श्राकाशचंद्र इंदु इंदुकांत इंदुबक्स इंदुलाल ऋत्तेश्वर 
कलाघर कलानाथ कलाराम कार्तिकचंद कुमुदकांत कुप्रुद्चद्र कुमुदिनीकांत कुम॒द्देंदु केवलचंद्र कौमुदी 
कांत चंदधुजसिंह चंदराम चंदानारायण चंदालाल चंदीप्रशद चंदूराम चंदुलाल चंद्र चंद्रकिशोर 
चंद्रकीतिं चंद्रकुमार चंद्रकेश चंद्रकेशराय उंद्रजीत चंद्रज्योति चंद्रदत्त चंद्रदीप चंद्रदीपलाल चंद्र- 
देव चंद्रदेवचंद्र चंद्रदेवनाथ चंद्रदेवनारायण चंद्रदेवप्रसाद चंद्रदेवराम चंद्रदेवतिंह चंद्रनारायण 
चंद्रप्रकाश चंद्रप्रतापसिह चंद्रप्रभाकर चंद्रप्रसाद चंद्रवल चद्रवल्ली चद्रवलोराम चंद्रबलीसिह चंद्रभगवान 
चंदभान चंद्रमनोहर चंद्रमल चंद्रमा चंद्रमाघव चंद्रमाप्रकाश चंद्रमाराम चंद्रमातिंह चंद्रराज 
चंद्रलाल चंद्रवंश चंद्रवंशपाल चंद्रविशाल चंद्रविहारी चंद्रसहाय चंद्रसिंह चंद्रसेन चद्रहंस चंद्रा- 
कर चंद्रोदयसिंह चॉद चॉदनारायण चांदबहादुर चांदबाबू चादमल चांदरतन चादविहारी चांद- 
विद्दारालाल चांदस्वरूप चारूचंद ज्योतिषचंद्र तारकचंद तरकचंददत्त तारकनाथ ताराकांत तारा- 
चंद ताराचंददत तारानाथ तारापति ताराराम देवचंद्र द्विजदेव द्विजभूषण द्विजराज द्विजेद्र द्विजेंद्र- 
कुमार द्विजेंद्रनाथ द्विजेंद्रमरिण नलिनचंद्र नलिनीकात नवलचंद्र नवीनचंद्र निश्चिलचंद्र निशाकर 
निशाकरकांत निशाकात निशानाथ निशिकरात निशिराज निशेंद्रकृमार पीयूषधर पूनभ्चंद्र पूर्ण॑चंद्र 
पूर्गेहुनारायणशसिंह प्रकाशचंद्र प्रथमचद्र प्रफुल्लचंद्र प्रभातचंद्र प्रसन्नचंद्र बालचंद्र बालेंदु बालेंदु- 
प्रतापसिंह बुेश भगवानचद्र मंजुलमयंक महताबच द महताबनारायण महताबनारायणमल मह- 
ताबराय महताब्सिंह मोहितच द याभिनीकात रजनीकांत रामर्न रिच्छुपालतिंह रेखच'द्र रोहिणी- 
रमण ललितच दर विमलच द्र विभलेंदु विशेष व दर शरूच दर शरदेंदुकुमार शव॑रीश शशिकांत शशिकमार 
शशिनंद शशिनाथ शशिनारायण शशिप्रकाश शशिभानतिंह शशिरंजनग्रसाद शशिराज शिखरच द्‌ 
शिवकरनदास शिव भूषण शिवशेखर शिशु च द्र शोतलच द्र शोमितच द्र भ्रीच द्र श्री च द्रकुमार श्रीबंधु 
सकलच द्र सर्व॑च द्राय सुकलच द्व सुधर्व द्र॒ सुदेवच द्र सुधांशु सुधाकर छुधाकरकुमार सुधाकरच दर 
सुधाकरद्त सुधाकरप्रसाद सुधाघर सुधानंद सुधानिधि सुलेशच द्र सोमकुमार सोमदत्त सोमदेव सोमन- 
राय सोमनारायण सोमनिधि सोमपतिसिंह सोमप्रकाश सोमभद्र सोममित्र सोमवद्ध न सोमेशच द्र हर- 
भूषणलाल हिमकर हिमांशु हिमांशुराम हिमांशुराय । 


(३) विष्णु के अवतार ? मत्स्यावतार“-प्रथमावतार मीनावतार मीनाराम 
मीनालाल । 

(२) कूर्मावतार--किच्छूमल धरकुमार धरीक्षण । 

( ३) वाराहवतार--बाराहशरण श्वेतवाराह । 


(४) उर्सिहावतार---तरसिंह नरतिंह॒किशोर नरसिंहदयाल नरसिंहदास नरसिंहदेव नर- 
सिंहनंद नरसिहनारायणलाल नरसिंहनारायणतिंह नरसिंहपाल नरसिंहप्रसाद नरसिंहप्रसादतिह नरसिंह- 
बहादुर नरसिंहराम नरसिंहलाल नरसिंहसहाय नर॒सिंहसिंह नरहरि नरहरिदत्त नरहरिनारायण नरहरि- 
प्रसाद नरहरिराम नरहरिराय इसिंह दरसिंहदनारायणलाल दृर्तिंहप्रसाद दसिहबहादुरसिंह दृसिंहराज 
दससिंहवल्लभ सिंहरूप । 


) शिव 
पड 





( ४श्ट् ) 


(४) वामनावतार--न्यल्मनाथ ग्रल्मनारायण उपेंद्रकुमार उपेंद्रदत्त उपेंद्रदेबनारायण 
उपेंद्रवाय उपेंद्रप क्ाशचंद्र उपेंद्रप्रखाद उपेंद्रराज उपेद्रराम उपेद्रवीरसिंह उपेंद्रशरण उपेंद्रसिंह टीकमचद 
दैेकपराम टीकृपराय टीकमसहाय टीकमसिंह टैकाप्रसाद टीकाराम दीकालाल थीकासिंह त्रिविक्रम ब्रिवि- 
क्रमप्रसाद बलिराजराम बलिजीत बलिहारी वामन वामनदास वामनप्रसाद वामनवीरप्रसाद | 


(६) परशुरामावतार---परशुराम झ्ुरामराय परशुरामसिंह परस परसैया भागंध 


भारग्यनाथ भगुआ्मास भगुदत्त भगुनंदन रुगुनंदनलाल भगुनाथ भगुनाथनारायण भगुनाथप्रसाद भूगु- 
नाथलाल भ्गुनाथसहाय झगुनाथसिंह मगुराम शुरासन भ्गु्सिह विप्रनारायण | 


(७) बुद्धावतार--अ्मिताम गौतम गौतमचंद्र गौतमदेव गौतमप्रकाश गोतमसिंह 


परमसुख बुद्ध बुद्धदेव बुद्धपाल उुदलाल बुद्सेन शाक्यमुनि शाक्यसिंह सिद्धार्थ सिद्ार्थप्रकाश 
सिद्वार्थराय | 


(८) कलिकि अवतार---अकलंक उचाद सम्बलराम सम्बुलराय संभरसिंह | 


(६) राम--अश्रऋलूराम अखिलकिशोरराम अगमराम अच्छराम अज्रीराम अभयराम 


अयोध्यानाथ अ्योध्याराम अयोध्यातिंह अलखराम श्र वधकिशोर अवधकिशोरप्रसाद अवधकुमार ग्रवध- 
नरेश अवधनाथ अवबनारायण अ्रवधनारायणलाल अवधनारायणसिंह शत्रवधपति अवधपतिराय अवध- 
बहादुर अवधपणि अवधराजसिंह* अबवधराम अवधलाल अवधबिहारीलाल अवधविहारीशरण अवपधेंद् 
अवर्धेदप्रतापसिंह अ्रवधेश अ्रवधेशकात अवधेशकिशोर अवधेशकुमार अवधेशकुमारसिंह अवधेशचंद्र 
अवधेशदया।ल अवधेशनंदन अवधेशनदनसिंह अवधेशनारायण अवधेशप्रताप शअ्रवधेशप्रसाद श्रवधेश- 
मणि अवधेशलाल अवधेशबिद्ारीलाल अवधेश उन्दर अवधेश्वर अवधेश्वरप्रसाद अवधेश्वरप्रसादसिह 
आदिराम आनराम रच्वाकुवारायण ओपराय कंतराम ऋ ताराम कामताराम कष्णराम केवलराम कोमल- 
राम कौलीराम कौशलकिशोर कोशलकिशोरशरण क्रोशलकिशोरशरणथिंह कौशलकुमार कौशलनरेश- 
कौोशलपति कौशलपाल कोशलबिदारीलाल कोशलाधीश कौशलानंद कौशलेंद्र कोशलेंद्रकुमार कोशलेंद- 
प्रताप कोशलेंद्रविक्रमतिंह कोशलेंद्रशरण कौशलेश कोशलेशचंद्र कोशलेशप्रसाद कौशल्लेशसुन्दर 
कोशल्यानंदन ज्षित्रिगनराम जावाराम खेत्राराम ख्यालीराम गुनईराम चरित्रराम चित्रकूटराम जगई- 
राम जगतराम जगदीशराम जगदेवराम जगराम जगरामदास जगरामबिह्ाारी जगरामसिंह जगवरनराम 
जगबह्लभराम जग्गोराम जयधारीराम जद्दनरात् जतीराम जागेराम जानकीकांत जानकीजीवन जानकी- 
जीवनप्रताद जानकीजीवनप्रसाद सिनहा जानकीनाथ जानकोनाथसद्ाय जानकीरमण जानकीरमणशरण 
जानकीराम जान कीवहुज्ञभ जानकीवल्लभमशरण जानकोपिद ज्योतिषराम तपस्वीराम तुर्सीराम तुलसीचंद्र 
तुलसीनाथ वुलतीनारायण तुलपीपतिराम तलतीबहादुर तुलसीराम तुलतीवल्लभ तुह्दीगम तेजराम त्रिभुवन- 
राम जिलोकराम जिलोकीराम त्रिवेणोीराम त्रेतानाथ रजेबलराम दलराम दशरथकुमार दशरथनंदन 
इशारथराम दशरथलाल दाताराम दानीराम दासरथीराम दिलवरराम दिलसुखराम दिलेराम दिशाराम 

मि इंलहरराम दुल्लीराम इल्लेराम देवराम धन्त्रीराम धार्मिकराम भामीराम निद्ुरराम निष्यराम 
निर्मबजीराम निर्भराम निर्मतराम निहालराम नीकूराम नूराराम नेकनामराम नेकराम नेकरामधिंह 


नेतराम पतिराम पनराम परिलाराम पिताराम पुन्नेशराम दैरनराम प्यारेशम प्रकाशराम प्रध्षन्नराम 
ल+-+--तह8ह8त808.._ 


) स्थुरुत्तरपदे व्याध्-पुंगवर्षभ- कुझ् रा: 
सिंद शादू ल नागाद्या: पुंसिश्र ष्लाथ॑ गोचराः 
( अमरकोष १३०४ ) 


( ४१६ ) 


फुरीरम कुलीराम फूलघरराम बंधनराम बंघुराम बलवबंतराम बानूराम बालऋराम बालजीत 
बालजीतनारायण बालजीतप्रसाद बेदीराम ब्रक्षराम भद्रराम भमरतराय भूमिजञानाथ मंजुलराम मजूराम 
प्रलोधरराम मनह्ारीराम मनोराम मर्यादराम मादा पुरुषोत्तम महाबलराम महाराम महाबीरराम 
मातवररम माधवेश्वरपतिराम मानसशम मायाराम मुक्तिराम सुदितराम सुहकीराम मेघूराम 
मैथिलीमोहन यशवंतराम यादराम रघुकुलतिलक रघुनंदन रघुनंदनदयाल रघुनंदनप्रसाद रघुनंदनलाल 
रघुनंदनविहारी रघुनंदनसहाय रघुनंदनसिंह रघुनंदनस्वरूप रघुनंदनाचार्य रघुनाथ रघुनाथचरण 
रघुनाथदास रघुनाथप्रसाद रघुनाथशरण रघुनाथसहाय रघुपति रघुपतिलाल रघुपतिसहाय रघुपतिसिंह 
रघुपतिस्वरूप रघुपालसिंह रघुराज रघुराजकिशोंर रघुराजकिशोरनारायणसिंह रघुराजकुमार रघुराज- 
पालतिंदह रघुराजबहादुर रघुराजबहादुरलाल रघुराजशरण रघुराजशाह रघुराजसिंह रघुराजसेवक सिंह 
रघुराजस्वरूप रघुवंश रघुवंशकुमार रघुवशनारायण रघुवंशनारायणसिह रघुवंशभूषणप्रसाद रघुवंश- 
मणि रघुवंशरत्न रघुवंशलाल रघुवंशविहारी रघुवंशविह्यरीलाल रघुवंशसहाय रघुवंशस्वरूप रघुवंशी रघु- 
वंशीलाल रघुवर रघुवरचरण रघुवरदत्त रघुवरदयाल रघुवरदास रघुवरप्रसाद रघुवरविहारीलाल रघुबर- 
शरण रघुवरतहाय रघुवरसिंह रघुवरस्वरूप रघुवीर रघुवीरकिशोर रघुवीरद्याल रघुवीरनारायण रघुवीर- 
प्रसाद रघुवीरराय रघुवीरशरण रघुवीरशरणदास रघुवीरसहाय रघुवीरसिंह रघुवीरस्वरूप रजईराम रजनूराम 
रमई रमचंदी रमचन्ना रमदूराम समनू रमला रमुआ रमोसे रम्मनराम रम्मनल्लाल रम्मू रागीराम राघव- 
दास राघवप्रसाद राघवराय राघवविहारी राघवशरण राघवसेन राघवानंद राधवेंद्र राधवेंद्रकुमार राधवेंद्र- 
नाथ राघवेंद्रनारायण्सिंह राघवेंद्रप्रतापवहादुरसिंह राघबे द्रप्रतापसिंह राघवेद्रलाल राघवेशसंंदर राघो राघो- 
प्रसाद्सिह राजाकौशलकिशोरप्रसादमल राजाराम राजारामशरण राजितराम राम रामअ्ँलजोर रामअक्षयवर 
रामअ्रचरज रामअ्रचल रामअचलघर रामश्रचलराम रामभ्रचलराय रामअ्रचललाल रामअ्जेय राम- 
श्रढ़ेते रामअ्रधार रामअधीन रामअ्रनंत रामअनुग्रह रामअवलंब रामअवलंवराय रामअमिलाष रामश्रयुग 
रामअ्रयोध्यासिंह रामअ्ररजसिंह रामअवधचंद्र रामभ्रवधलाल रामअवधरसिंह रामअवधेश रामअसीम 
रामआनंद रामआत॑ रामआश्रय रमआसरे रामहकबालराय रामह॒कबाललाल रामइकबालसिंह राम- 
इच्छासिंह रामईश्वर रामउग्रहलाल रामउग्रहसिंह गामठ चित रामउच्छुव॑सिंह रामडछाह शमउजागरः 
प्रसाद रामडजागरसिंह रामडजार रामउदार रामऋतक्षुपाल रामऋतुराजकुमार रामऋषि रामऋषिदेव राम- 
ऑंकार रामओओतार रामओश्रौतारलाल रामकठिन रामकठिनलाल रामकदम रामकमल रामकरण रामकला- 
नाथ रामऋल्प रामऋल्याण रामकझामता राम्किंकर रामकिंकरराम रामकिकरसिंह रामक्रिनकनसिंह 
रामकिशोर रामकिशोरलाख रामकिशोरसिंह रामकीतिं रामकीतिंशसण रामकुंडलसिंह रामकुबेर राम- 
कुबेरराम रामकुबेरलाल रामकुमार रामकुमारलाल रामकझतलाल रामझतार्थलाल रामपाल रामकेदार 
रामकेरसिंह रामकेवलराय रामकोमल रामकौलराय रामकऔशल रामकौशिक रामखातिर रामखिलाड़ी 
रामलिलावन रामखिलोना रामखेलावन रामखेलावनप्रसाद रामखेलावनलाल रामगति रामगतिराम 
रामगरीब रामगहन रामगहनराम रामगुलाम रामगुलामदास रामगही रामचंद्र रामचंद्रदास रामचंद्रनारायण 
रामचंद्रप्रताद रामचंद्रप्रसादलाल रामचंद्रलाल रामचम्मनलाल रामचरित रामचरित्रप्रसाद रामचरित्र- 
शाम रामचरित्राचार्य रामचदेलीराम रामचिरंजीव रामचीजर्सिह रामचीर रामचुंवन रामठकन राम- 
छुत्रतिंह रामछ॒वि रामछुबीला रामछुबीलाराम रामछुबीलेसिंह रामजग रामजगसिंह रामजतन राम- 
जनकलाल रामजनम रामजन्म रामजन्मराय रामजयश्री रामजत रामजसलाल रामजान रामजानकीदेव 





4 केल्याणानों निधांनं कल्िमलमथर्न पावन पॉवनानां । 
पाथेयं यन्मुसुक्षो सपदि परपद्प्राप्ये प्रस्थितस्य || 
विश्रामस्थानमेक्क कविवर वचसां जीवन सज्जनानों । 
बीज॑धर्म हुमसस्‍्य प्रभवतु भवततां भूतये रामनाम ॥| 


( ४२० ) 


रामजानकीराम रामजितवनराय रामजियावन रामजी रामजीत रामजीतनाथ रामजीतराम रामजीतराय 
राम॑जीदास रामजीपाल रामजीप्रधाद रामचीराम रामजीराय रामजीलाल रामजीवन रामजीवनदास राप्- 
जीवहाय रामजीथिंह रामजू रामजोलन रामजोति रामज्ञान रामश्ञानदास रामकलक रामट्हलदास राम- 
दटहलराम रामतपस्या रामतंवकराय रामतवकक्‍्कुल रामतारक रामतूफानीराम रामतेगराय रामतेज राम- 
तोष रामदत्त रामदयानिधि रामदर्श रामदशमणि रामदहलराय रामदहिन रामदहिनराम रामदास 
रामदिलासराय रामदीन रामदुलार रामदुलारे रामदुलारेलाल रामदुलारेशरणसिंह रामदेनी रामदेव राम- 
देवदास रामदेवराय रामदेवलाल रामदेवसिंह रामदेवीसिंह रामदेवेश रामदौड़ रामदौरराय रामद्वार 
रामघड़ाका रामधन रामधनदात रामघनप्रसाद रामधनराम रामधनीसहाय रामधघनीतसिंह रामघनेशरपिंह 
रामधन्वीलाल रामघर रामघरिक्षणराम रामघरिन्षणलाल रामधरिक्षणसिंह रामधारी रामधारीप्रसाद राम- 
घारीराय रामधीरजसिंह रामधुन रामघुनलाल रामबोखे रामध्यानप्रसाद रामध्यानसिंह रामध्वजसिंह राम- 
नंद रामनंदन रामनंदनप्रसाद रामनंदनराम रामनंदनसिंह रामनक्षत्र रामनक्षत्रमल रामनगीना राम- 
नगीनाराम रामनगीनाराय रामनगीनालाल रामन नरसिंह रामनयन रामनरेश रामनरेशप्रसाद रामनवल 
रामनसीव रामनागर रामनाथ रामनाथराम रामनाथसहाय रामनायक रामनारायण रामनारायणप्रसाद 
रामनारायणराम रामनारायणलाल रामनिचोड़ रामनिधानसिंह रामनिधि रामनिधिप्रसाद रामनियादीराय 
रामनियादीसिंह शामनिरंजन रामनिरंजनलाल रामनिवाज रामनिवास रामनिशानीसिंह रामनिहालसिंह 
रामनिहोरप्रसाद रामनिहोरसिंह रामनिहोरे रामनेतिसिंह रामनेन रामनौकर र मपति रामपतिप्रसाद रामपति- 
राय रामपद रामपदार्थ रामपदार्थदास रामपदुमराय रामपरसादीराम रामपरिख [रामपरीक्षाप्रसाद रामपलट 
रामपलटन रामपलटराय रामपलटलाल रामपाद रामपाल रामपालराय रामपालसिह रामपालितराय राम- 
पुत्र रामपुरी रामपूजन रामपूजनसहाय रामपोखनलाल रामप्यारे रामप्या रेराम रामप्यारेलाल रामप्रकव्मणि 
रामप्रकाश रामप्रकाशज्ञाल रामप्रगट रामप्रताप रामप्रतापनाथ रामप्रतोष रामप्रदीपल्ाल रामप्रपन्न राम- 
प्रपन्नदास रामप्रपन्नाचार्य रामप्रभावमल रामप्र मावसिंह रामप्रवीणराय रामप्रवेश रामप्रवेशराय रामप्रवेश- 
सिंह रामप्रसन्न रामप्रसाद रामप्रसादराय रामप्रसादीराम रामप्रिय रामप्रीति रामफकीरराम रामफकीरलाल 
रामफल रामफलराम रामफुल्लेलसिंह रामफूलराम रामफेर रामफेरराम रामबंगाली रामबंधनलाल राम- 
बक्स रामवचन रामबथेही रामबड़ाईराम रामबदल रामबरफसिंह रामबल रामबलिहारी रामबली राम- 
बलीराम रामबलीतिंह रामबसंतलाल रामबहादुर रामबहादुरताल रामबहादुरसिंह रामबहालराम रामबहोर 
रामबहोरीलाल रामवाजसिंह रामबाबू रामबालक रामबालकप्रसाद रामबुकावन रामबूर रामबेटीसिंह 
रामबोध रामभगवान रामभंज रामभजदत्त राममजन रामभजनराय रामभजनलाल रामभद्र राममरत- 
सिंह रामभरोस रामभरोसाप्रसाद रामभरोसे रामभरोसेलाल राममवन रामभा रू राकमाल राममावन राम- 
भाष्कर रामभीखराय रामभुज रामभुजी राममूलन रामभूषण रामभूषणप्रसाद राममोजमंगल राममंदिर 
राममगन राममगनराम राममदनराम राममवावनपिंह राममनुक राममनोश राममनोरथ राममनोहर 
राममहातम राममिलन राममिहिर रामसुकूठ राममुनि राममुनेश्वर राममुद्दा लसिंह राममोहर रामयश राम- 
यशेश्वर राममतनदास रामयबतनराम रामबतनराय रामयत्न रामयश रामबमशमल रामयशबंत शमयाद- 
सिंह रामरंग रामरंजन रामरक्ष्पाल रामसरत्पालतिंह रामसक्षराय रामरतक्षा रामरक्षानाथ रामरत्ाप्रसाद्‌ 
रामरख रामरघुनाथसिंह रामरघवर रामरघुवीर रामरघुवीरप्रसाद रामरज रामरजपालसिंह रामस्णविजय- 
प्रसादर्तिद रामरतिराम रामरतिशरण रामरतन रामरत्नदास रामरत्नराम रामरत्नलाल रामरसिक राम- 
राखन रामराज रामराजपाल रामराजपालरसिंह रामराजसिंह रामराजा रामराज्य रामराय रामरिख राम- 
रिखपाल रामरुचिसिंह रामरुद्र रामरूप रामरूपप्रसादर्तिह रामर्पराम रामरूपपिंह रामरेख रामरेखलाल 
रामरेला रामरेजसिंह रामलक्मण रामलखन रामलगनसिंह रामलड़ेते रामतलक रामलला रामललित 
रामलल्लूसिह रामलाल रामलालराम रामलोचन रामलोट रामलौग्नप्रसाद रामलौटलाल रामलौटनसिंद 
४ 


६ 


( ४२१ ) 


रामलौटसिंह रामलौलीनसिंह रामवंशलाल रामवचनराम रामबदनराय रामबदनसिंह रामवर्ण राम- 
वल्‍लम रामवाणराम रामवासी रामविचार रामविजय रामविजयप्रसादसिंह रामविजयशरण रामविनय 
रामविनायकर्सिंह रामविनोद रामविभू//जिह रामविमल रामविलास रामविलासप्रसाद रामबिलासपिंह 
रामविशाल रामविश्वाससिंह रामविहारी रामविहारीलाल रामबीर रामवीरशरण रामबृक्ष रामबृत्ञलाल 
रामव्यास रामतब्रत रामब्रतप्रसाद रामब्रतसिह रामशकल रामशकलप्रसाद रामशकललाल रामशब्द राम- 
शरण रामशरणुदास रामशरणलाल रामशरणसहाय रामशरीक रामशांति रामशाह रामशिरोमणि 
रामशीस रामशीसराम रामशुहरत रामश्ंगारप्रसाद रामशेखर रामभ्रीनेत रामभ्रीसिंह रामश्लोक राम- 
संभार रामस बारे रामतकल रामसखीराम रामसजीवन रामसजीवनलाल रामसनेहसिह रामसनेही रामसमर 
रामसमुक रामसमुझमनि रामसमोख रामसमोखन रामसम्मुख रामसरोवर रामसहाय रा मसहायराम रामसांवरे 
लाल रामसागर रामसागरराम रामसागरलाल रामसाया रामसिंगार रामसिंह रामसिंहासन रामसिहासन- 
राय रामसिंहासनसहाय शमसिहासनतिंह रामसिद्ध रामसुन्दर रामसुंद्राथ रामसुंदरराम राम सुंदरलाल 
रामसुन्द्रसिंह रामसुकुल रामसुख रामसुखराम रामसुचित रामसुचितराम रामसुदर्शन रामसुदिष्ट रामसुघ 
रामसुधार रामसफल रामसुफेर रामसुभग रामसुभगराम रामसुप्त रामसुमिरन रामसुमिरनलाल रामसुमेर 
रामसुमेरराय रामसुरंजनराय रामसुरत रामसुरतिराय रामसुरेश रामसुरेशनाथ रामसुरजनराय रामसुलक्षण- 
लाल रामसुशील रामसुहागर्तिंह रामसुहावन रामसूरत रामस्रतमणि रामसेवक रामसेवकलाल रामसोच- 
राम रामसोचर्तिह रामस्नेही रामष्मरण रामस्वयंबरप्रसाद रामस्बरूप रामस्वरूपदत्त रामस्वरूपराय रामस्व 
रूपतिंह रामस्वारथ रामस्वार्थसिंह रामहंस रामहजारी रामहजूर रामहरख रामहरखच द रामहरखसिंह राम- 
हरि रामहरिदास रामहरिलाल रामहर्ष रामहित रामहितकारी रामहितराय रामह्ितर्िंद्द रामहिमाचलसिंह 
रामहुकार रामहुजूरसिह रामहुब्ब रामह्दय रामहेत रामाकात रामाचार्य रामाज्ञा राभादश रामाघ'र 
रामाधारराम रामाधारी रामाघिराज रामाधीन रामाधीनराय रामानुअह रामानुअहनाशयणसिंह रामा- 
नुग्रहसिंह रामापति रामामिलाष रामायतनराम रामायतनराय रामाराध्य रामावतार रामावतारदास- 
रामावतारलाल रामावलम्ब रामाशीष रामाश्रय रामाश्रयलाल रामाश्रयश रण रामासन रामू रामूमल रामू- 
राम समेंद्र रामेंद्रप्रताप रायराधोप्रसाद रायसीतानाथवली रीमलरशम रूपचंद्रराम रूपराम रूगराम रेखाराम 
लक्ष्मणराम लक्ष्मणराय लखनराम लखनलालराम लखनेश्वरप्रकाश ललितराम लवकुशराम लायकराम 
लालअवधेशप्रतापतिंह लालरामशिरोमणिसिंह लेखराम वशिष्टनारायण विजयराघव विजयराम विवेकी- 
राम वेदराम वैदेहीवल्लभ शंकरराम शत्रुदमननाथ शांतराम शिलानाथग्रसाद शिवकरनराम शिवजोरराम 
शिवराम शिवरामदास शिवरामदासधिह शिवरामप्रताद शिवलखनराय शुभराम भीराम सँवरूराम सकल- 
देवराम सचईराम सज्जनराम सतराग धत्यराम स्त्यरामप्रसाद सदलराम सदाराम सनेहीराम समस्थराम 
सरजूशाह सरजूसिंह सरयूकांत ससयूनारायण सरयूराम स्युनाथ सर्वदेवराम स्वराम सर्वश्ुच॒राम सहवीर- 
राम सहीराम सांवलियाराम साकेतबिद्दारीलाल सितईराम सियंवर सियापतिराम धियारतन सियाराम सिया- 
रामशरण वियावर धियावरशरण सीताकांत सीवानाथ सीतानाथलाल लीतापति सीतापतिरम सीतारमण 
सीतार्मणशरण सीताराज सीताराम सीतारामचरण सीतारामराय सीतारामलाल सीतावरशरण सुंदरराम 
सुग्रीवपति सु््ीवराय सुधीरराय सधीराम सुमंतपति सुवचनराम सुरतिराम सेतूराम स्वरूपराम हरिनाथराम 
हरिनारायणराम हरिद्श्रम हरेराम हितराम होराम होरिलराम | 

(१०) क्रृष्ण---अ्रख्िलकिशोर श्रचलगोपाल अचलबिहारीलाल अ्रज्यक्ृष्ण श्रट्लविहारी 
अव्लविहारीलाल अतिसु दरस्वरूप श्रतींदगोपालसिनहा अध्ुलइझृष्ण अनंगमोहन श्रनंतगोपाल अनंत- 
विहारीलाल श्रनादिमोहन अ्रनिरुद्धकृष्ण अनूपकिशोर अबूपदेव अ्नूपलाल अनूपशाह अ्रनूपसु दरलाल 
अनूपीलाल अनोखेलाल अपूर्यवक्ृष्ण श्रमयकृष्ण अभिराजराय श्रमरेंद्॒ष्ण अम्रृतगोपाल श्रलखमुरारी 
अब्रतारकिशोर अ्रवतारक्षष्ण श्रविनाश विह्ारी श्रसितकुमारतिंह श्रद्विवरण अ्रहिवरणुलाल श्रहिवरण- 


( ४२२ ) 


सिंह आनंदकंद आनंदकिशोर आनंदकिशोरप्रसादर्सिह आनंदकुमार आनंदकृष्ण आनंदगोपाल आनंद- 
घन आआनंदच द आनंदनायायण अरनंदमाधव आमनंत्मोहन आनदउलाल आनंदविहारी आनंदविहारी- 
लाल, श्रामोदविहारीलाल इकबालकृष्ण उग्रमोहन उत्तमलाल उत्तम(वरूप उर्पेंदगोपाल उद्धवराम कऋषि- 
कृष्ण ओमविहारला।ल कंतलाल कंपरई कंपईप्रधाद कंपैयालाम कन्हई कन्हईराम कन्हैया कन्हैयाच द 
कन्हैया चरण कन्हेयाप्रसाद कन्हैयाबक्ससिंह कन्हैयालाल कन्हैयाशरण कमलक्षष्ण कमलमोहन कर्ता- 
कृष्ण कर्त्ताकृष्णलाल कश्यपकृष्ण कह्मानच द कांजीमल कांतनारायण कांतराय कांतिकृष्णु कानारिंह 
कान्हकुमार कान्हसिंह कान्हा कान्हाराम कामिनीमोहन कामिनीमोहनप्रसाद कामेश्वरगोपाल कालीमद॑न 
सिंह काश्ययकृष्ण काहनकृष्ण किरणुविहारीलाल किशन किशनराजसिह क्रिशनलाल किशनसिह किशुन 
किशुनद्यालतिह किशुनधरराय किशुनाई किशोर किशोरच द क्शोरूत्त किशोरमल किशोरलाल 
किशोरसिंह किशोरानंद किशोरीच द किशोरीनंद शिंशोरीनं दन किशोरीनंदनप्रसाद किशोरीनंदनसद्दाय 
किशोरीपति किशोरीमोहन किशोरीमोहनलाल किशोरीरमण किशोरीस्मणुप्रसाद किशोरीलाल किशोरी 
वल्लभ किष्सू किध्सूमल केँग्ररबह्ादुर कुअरलाल कुंजक्शोर कुजनसिह कुंजनारायण कुजरमण कुंज- 
लाल कुंजविहारी कुंजविहारीराम कुंजविहारीलाल कुजविहारीशरण कुंजी कुजीलाल कुंवरकन्हैया क॒वर- 
कृष्णु कुंवरगोपाल कुंवरजी कुंवरजीलाल कुंवरपाल कुंबरप्रसाद कुंवरबहादुर कुंवरलाल कुंबरविहारी 
कृवरविहारीलाल कुंवरशरण कुंवरसिंह कुतरपेन कुमरचंद कुमारदास कुमारविजयसिनहा कुमार- 
सिंह कृष्ण कृष्णश्राघार कृष्णश्रोतार कृप्णकन्हैया कृष्ण ऋन्‍न्हैयालाल कृष्णुक्रात कृष्णक़िकरसिंह कृष्ण- 
किशोर कृष्णक्रीतिशरण कृष्णकुमार कृष्णकुमारलालसिंद कृष्णक्रेशव कृष्णगोपाल कृष्णगोपालदक्त 
कृष्णगोपालदास कृष्णगोविंद कृष्णगोविंदलाल कृष्णुच द कृष्णच दराय कृष्णचरण कृष्णजीवन कृष्णु- 
जीवनलाल कृष्णुदत्त कृष्णद्याल कृष्णुदास कृष्णुठु लार कृष्णदुलारे कृष्णदेव कृष्णदेवनारायण कृष्ण- 
देवप्रसाद कृष्णन दन कृष्णन दनप्रसाद कृष्णुनंदनसहाय कृष्णनाथ कृष्णनारायणु कृष्णनाराबणलाल 
कृष्णुपदारथतिह कृष्णपाल कृष्णपालसिंद कष्णप्पारे कृष्णप्यारेलाल कृष्णप्रकाश कृष्णुप्रताप कृष्णुप्रताप- 
_ नारायण कृष्णप्रतापनारायण वाल क्ृष्णप्रतापसिंह कष्णप्रसाद कष्णप्रेम क'णबलीणिंद ऋष्णषद्दादुर झष्ण- 
भगवंतलाल कृष्णमणि कृष्णमनोहर कृष्णमनोहरदास कृष्णमनोहरनाथ कृष्णमनोहरलाल कृष्णमाध्वलाल 
कृष्णमुरारी कष्णमुरारीलाल इष्णमुरारीशरण ऋृष्णमूर्ति कृष्णमोहन ऋष्णमोहनदयाल कृष्णमोहनप्रधाद 
कृष्णमोहनराय कृष्णमोहनसहाय ऋृष्णयोगी ऋष्णरतन कृष्णराम कृष्णुलाल कृष्णवल्लभ कृष्णवल्लभ- 
सहाय कृष्णविहारी कष्णविहारीलाल कृष्णवीर कृष्णश रण कृपष्णशेखरसिंह कृष्णुसहाय कृष्णसिंह ऋृष्ण- 
सुंदर कष्णुसेवक कृष्णसेवकलाल कृष्णस्वरूप कृष्णस्वामी कृष्णकांत कृष्णानंद कृष्णानंदनाथ कृष्णानंद- 
स्वरूप कृष्णावतार कृष्णावतारलाल कष्ऐेंद्रपाल केवलकझृष्ण केशव केशवकुमार केशवक्ृषष्णु केशवर्चंद 
केशवदत्त केशवदयाल केशवदास केशवदेब केशवनंदन केशवनाथ केशवनारायण केशवप्रसाद केशव- 
मोहन केशवराम केशवलाल केशवशरण केशवर्धिह केशबस्वरूप केशवानंद केशी केशीशाह केसोंसाहु 
कोबरनशाह कोलाहल कोलाहलरणशम कोलाहलसिंह खानचंद खानजू खानसहाय खानसिंह गंगावृजभूषण 
गताभ्रमनारायण गिरधारी गिरिघर गिरिधरगोपाल गिरिघरदयाल गिरिघरनारायण गिरिघरमुरारीलाल 

गिरिधरलाल गिरिघरशरण गिरिघरश्याम गिरिधारी गिरिघारीदास गिरिधारीलाल गिरिराजकिशोर गिरि- 


) क्षति योगिनां मनांसीति कृष्णः। अथवा 
कृषिभू वाचकः शब्दोंणश्रनिव क्ति वाचकः 
तयोरैक्‍्यं पर॑ अद्यकृष्णइत्यमिधीयते | 
कृषि भू सत्तावाचक है और णनित्र त्तिवाचक है । 
इन दोनों की एकता दोने पर परजह्य कृष्ण कहलाता है । 


( ४२३ ) 


राजविहारी गिरिराजस्वामी गिरिवरकृष्ण गिरिवरधारी गिरिवरधारीलाल गिरिवरनारायणलाल गिरिवर 
नारायणसिंह गिरिवरलाल गिर्रजकिशोर गिल्लूमल गीतकृष्ण गीतमलाल गीताराम गुणीलाल यूजरमल 
गोकुलचन्द गोकुलनारायण गोकुलराम गोकुलसिंह गोकुलानंद गोकुलेश गोकष्णमूर्ति गोधनलाल गोघन- 
सिंह गोपचन्द गोपानंद गोपाल गोपालक गोपालकृष्ण गोपालकष्णनारायण गोपालचन्द गोपालचन्दराय 
गोपालजी गोपाल जीमल गोपालजीलाल गोपालदत्त गोपालदास गोपालदेब गोपालधर गोपालनरेश गोपालनाथ 
गोपालनारायण गोपालग्रसाद गोपालबहादुर गोपालमनोहर गोपालमोहन गोपालमोहनप्रसाद गोपालराज- 
स्वरूप गोपालराम गोपाललाल गोपालबल्लभ गोपालविहारी गोपालशरण गोपालशरणतिंह गोपालश्वरूप 
गोपालाचार्य गोपालानंद गोपीकांत गोपीकृष्ण गोपीकृष्णदास गोपीकृष्णनारायण गोपीकृष्णराम गोपी- 
नंदन गोपीनाथ गोपीनारायण गोपीमोहन गोपीरमण गोपीराम गोपीलाल गोपीवल्लभ गोपीशरण गोपी- 
श्याम गोपेंद्र गोपें द्रपसाद गोपेश्वर गोपेश्वरनाथ गोरधनलाल गोरघनसिंह गोली गोलीराम गोलीसिंह 
गोलैया गोवर्धनलाल गोविंद गोविंदचन्द गोविंदचरण गोविंददास गोविंदनारायण गोविंदपति गोविंद- 
प्रसाद गोविंदमाधव गोविंदमुरारीलाल गोविद्राजसेवक गोविंद्राम गोविंदलाल गोविंदवल्लभ गोविंद- 
विहारी गोविंदविहारीलाल गोविंदशरण गोविंदसहाय गोविंदस्वरूप गोविदानंद गोविंदावतार गौरीश्याम 
ग्वालशरण घनदयाल घनराम घनश्याम घनश्यामकिशोर घनश्यामकृष्ण घनश्यामचन्द धनश्याम 
दास घनश्यामनारायण घनश्यामप्रसाद घनश्यामबहादुर घनश्याममुरारी घनश्याममोहन घनश्यामलाल 
घनश्यामवललभ घनश्यामविहारी घनश्यामशरण घनश्यामसिंह घनसिंह घनसुंदरलाल घनानंद 
चंदनगोपाल चंद्रगोकुलराय चंद्रगोपाल चंद्रमाधव चक्रधारीक्ृषष्ण चतुरविहारीलाल चतुभुजबिहारीलाल 
चरित्रविहारीलाल चितरंजनविहारी चित्रकांत चित्रकृष्ण चित्रगोपाल चैनविहारीलाल चोखे- 
लाल छुगनलाल छुविनंदन छुविनाथ छुविनाथलाल छुविनारायण छुविप्रकाश छुविराज छुविलाल छुवि- 
सागर छेलविहारी छेलविहारीलाल जगतकिशोर जगतकुमार जगतकृष्णु जगतनंदन जगतमोहन जगत- 
मोहननाथ जगतविह्ारी जगतविहारीलाल जगदशन जगदानंद जगदीपनारायण जगदीशकृष्ण जगदीश- 
मोहन जगनंदन जगनंदनप्रसाद जगनंदनलाल जगन्नाथ जगन्नाथकृष्ण जगपाल जगपालकिशोर जगपाल- 
कृष्ण जगमालसिंह जगमूरत जगमेरसिंह जगमोहन जगमोहनदास जगमोहनराय जगमोहनलाल जगमोहन- 
शरण जगमोहनसहाय जगमोहनस्वरूप जगराजविहारी जगलाल जगवंतलाल जगवंशकिशोर जगवंशलाल 
जलगवल्म जगवीरशरण जगारदेव जदुनंदन जदुनंदनलाल जदुनंदनलिंह जदुनाथ जदुराजबली जदुलाल 
जदुबंशसहाय जदुवीर जनानंद जनार्दन जनार्दनदास जनाद॑नप्रसाद जनाद॑नराय जनाद॑नसिंह जनाद॑न- 
स्वरूप जमुनानाथ जमुनानारायण जठुनालाल जयऋरणुलाल जतोदानंद जसोदानंदन जसोदानंद्राय 
जादवप्रसाद जादोराय जादोधिंह जालपाऋष्ण बितेंद्रमोहन जीवनकिशोर जीवनकृष्ण जीवनलाल जुगल- 
किशोर जुगलकिशोरप्रसादसिंह जुगललाल ज्ुगलविहारीलाल जुर्गींद्रनारायण जुगुलकिशोरनारायण जुगुल- 
किशोरप्रसाद ज्ुगुलबंदपाल जोगराज जोगेंद्रपाल ठकुगी ठकुरीप्रसाद ठकुरीलाल ठकुरीसिंह ठाकुर ठाकुर- 
चंद ठाकुरचरण ठाकुरजी ठाकुरद॒त्त ठाकुरदयालु ठाकुरदास ठाकुरदीन ठाऊुरप्रसाद ठाकुरबक्ससिंह 
ठाकुरमल ठाकुरलाल ठाकुरसहाय ठाकुरसिंह ठाकुरानंद ताजबिहारीलाल ताराकृषष्ण तृतनारायण तेज- 
बिहारी त्रि्ुुवनकुमार त्रिभुवनप्रकाश त्रिभ्ुवनप्रतापतिंह त्रि्न॒वनप्रसाद तिश्ुवनबहादुरसिंह त्रिभुवनराय 
विभुवनलाल त्रिभुवनविद्दारीलाल त्रिभुवनशरण त्रिभुवनसिंह त्रिभुवनसुल्ल त्रिधुवनानंद त्रिमालसिंह 
त्रिमोहनलाल चिलोंकचन्द त्रिलोकभास्कर त्रिलोकराय त्रिलोकसिंह त्रिलोकीसिंह त्रिवेशीमाधव त्रिवेणी- 
लाल त्रिवेणीश्याम दघिराम दयाकृष्ण दयालमोहन दयावंतलाल दानविद्ारीालाल दामवरसिंर दामलाल 
दामोदर दामोदरगोविंद दामोदरदास दामोदरदीन दामोद्रनाथ दामोद्रनारायण दामोदरप्रसाद दामोदर- 
लाल दामोदरसह्ाय दामोदरसिंद दामोदर्व॒रूप दिनकरगोपाल दिनेशविद्वारीसिंह दिनेशमोहन छुखकोर 
दूखभंजन दुखमभंजमगप्रसाद दुखभंजनलाल दुखदरण दुद्ददरणनाथ दुखदरणसिंद -डुनियालाल दुल्लारे- 


( ४२४ ) 


मोहन इुलारेलाल देवकिशोर देवकीनंदन देवकीनंद्नप्रसाद देवकीनंदनस्वरूप देवकीलाल दैवकृषा 
देवकृष्णलाल देवकृष्ण दवंदविहारी द्वारकालाल द्वारकेशजी द्वारिकाधीश दारिकानाथ द्वारिकाबहादुर 
द्वारिकाराम द्वारिकासिंह द्वारिकेश धीरेंद्रमोहन धूमविहारीलाल धेनुकृप्ण ध्यानकृष्ण भ्र वविहारीलात 
नंदकिशोर नंदकिशोरप्रसाद नंदकिशोरराम नंदकिशोरलाल नंदकिशोरसिह नंदगोपाल नंदगोपालराप 
नंदजीराम नंदजीराय नंद्जीलाल नंदजीसहाय नंददुलारे नंदनंदन " नंदन नंदनगोपाल नंदनप्रसाद नंदन- 
लाल नंदनशरण नंदनसिह नंदनस्वरूप नंदबहादुर नंद्राज नंदराम नंदराय नंदरूप नंदलाल नंदवल्लभ 
नंदूलाल नट्बर नव्वरविहारीलाल नटवरलाल नवजादिकलाल नवनीतनारायण नवनीतराय नवनीत- 
लाल नवश्ञकिशोर नवलकिशोरप्रसाद नवलबहादुर नबलविहारी नवलविहारीलाल नवीन किशोर नवीन- 
नारायण नागर नागरूत्त नागरदास नागरमल नागेद्रमोहन नारायणविहारी निठुरविहारीलाल नितबरन- 
सिंह नित्यक्षिशोर नित्यगोपाल नित्यविहारी नित्यविहारीलाल निवाजलाल निर्भयलाल निर्मलकुमार 
नीरद्वरण नीलकुमार नीलकृष्ण न्ृत्यकिशोर शृत्यगोपाल द्ृत्यविहारीलाल नेतकृप्ण नैनीगोपाल 
नौनीतलाल नौनीलाल नौरंगविहारीलाल नौरंगीलाल पय्वर्धनलाल पतिराखन पतिराखनलाल परमाराय 
परमालाल पाथ श्वर पावनविहारीलाल पितांवर पीतमलाल पीतावरकिशोर पीतावरदत्त पीतांवरदास 
पीतांवरप्रखाद पीतावरलाल पीतांवरशरण पीतांवरसिंह पीतावरस्‍्वरूप पुनीतलाल पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम- 
कुमार पुरुषोत्तमचम्द्र पुरुषोत्तमदयाल पुरुषोत्तमदास पुरुत्रोत्तमदेव पुरुषोत्तमनाथ पुरुषोत्तमनारायण 
पुरुषोत्तमप्रसाद पुरुषोत्तममगवान पुरुषोत्तमलाल पुरुषोच्ममशरण पुरुषोत्तमसिह पुरुषोत्तमस्वरूप पुलिन- 
विह्रीलाल प्यारेक्ृष्ण प्यारेमोहन प्यारेमोहनराम प्यारेमोहनलाल प्यारेलाल प्रकाशकिशोर प्रकाश- 
कृष्ण प्रकाशविहारीलाल प्रकाशमोहन प्रकाशल।ल प्रसन्ननाथ प्रफल्लकुमार प्रफुल्लितक्रिशोर प्रभुलाल 
प्रमादहरलाल प्रमोदविह्ारीलाल प्रियकांत प्रियलाल प्रियाकांत प्रियानंद प्रियानंद्नारायणुसिंह प्रियानंद- 
प्रसाद्सिह प्रियानंदरतिंह प्रियासहाय प्रियेंद्रयालसिंह प्रेमकिशोर प्रेमकुमार प्रेमकृष्ण प्रेमगोपाल प्रेम- 
विहारी प्रेमविहारीलाल प्रेममाषत्र प्रेममोहन प्रेममोंहनलाल प्रेमलाल प्रेमहरि फूलकझष्ण बंकटलाल बंदी- 
छोर बंदीदीन बंदीग्रसाद बंदीरत्न बंदीराम बंधनलाल बंधलाल बंसिया बंसूसिह बंनवारी बनवारीराम 
बनवारीलाल बनवारीसिंद बरसानेलाल बलकांतचन्द्र बलदेवविह्यरीलाल बलरामकृष्ण बलविद्दारी बल- 
विहारीलाल बलवीर बलत्रीरच-द्र बलप्रोरदास बलबोरनारायण बलबीरप्रसाद बलवीरबहादुर बलवीर- 
भद्गसिंह बलवीरशरण बलब्रीरसहाय बलप्रोरसिंह बसरेव क्वीनंइन बस त्रानंर बॉकेविहारी बॉकेविहारीराम 
बॉकेविहारील।ल बाँकेलाल बालकिशोर बालकृष्ण बालकष्णदास बालकष्णुप्रसाद बालकृष्णुसहाय बाल- 
केशनारायण बालकरेश्शरप्रसाद बालगोपाल बालगोविंद बालगोविंदप्रसाद बालगोविंदलाल बालगोविंद- 
सहाय बालगोविंद्सिंह बालपुकुद बालमु कुंददास बालमुकुंदलाल बालमुकुंदसहाय बालमुकुंद्स्वरूप बिदाराम 
बिंदेविहारीलाल बिजनू विहरिया विहारीसिंह बृजभूखनलाल वृ जरा जकिशन अह्मगोपाल ब्रह्ममोहन त्रिजलाल 
भक्तीश चन्द भक्तीशप्रसाद भगनलाल मगनसिंह मगजन्ना भगवान किशोर भगवानक्ृष्ण भगवानविहारीलाल 
भगवानलाल भगोलेसिंह भगौने भग्गनप्रसाद भग्गनमल भग्गूलाल भानुकृष्ण भारतकृष्ण भारतकृष्णु- 
लाल भुवनमोहन भूकरनलाल भूपालकृष्णराय मंजूलाल मक्खनलाल मक्खनसिंह मगनकिशोर मगन- 
कृष्ण मगनविहारी मगनविहारीलाल मगनलाल महकधारीसिंह मणिलाल मरणींदप्रसाद मर्णीदभूषण 
मर्णींद्रलाल मथुरानंद मथुरानारायण मथुरामणि मथुराराम मथुरालाल मथुरा विहारी मथुरासिंह मथुरी- 
लाल मदनकिशोर मदनकुमार मदनगोपाल मदनमनोहर मदनमनोहरलाल मदनमृरारी मदनमोहन 
मदनमोहनक्ृष्ण मदनमोहनदास मदनमोहनलाल मदनमोहनशरण मदनमोहनसहाय मदनलाल मदन- 
विह्ारी मदनविद्वारालाल मधई मववा मबुबनधर मबुबनलाल मधुरमनोहर मु रमोहन मनप्यारेलाल 
मनभावनलाल सनमोदनारायण मनमोहन मनमोहनकुमार मनमोहन कृष्ण मनमोहनगोपाज्ञ मन मोहन- 


0७७४ ७७७७ मनन जा आम बल 








* देव नंदनंदन घंदे | 


( ४२५५ ) 


देयाल मनमोहनदास मनमोंहननारायण मनमोहनलाल मनमोहनशरण मनमोहनसहाय मनमोहनसिंह 
मनमोहन ध्वरूप मसनरालनलाल मनरूप मनहरननारायण मनहरनप्रसाद मनहर्षनारायण मनहारीराम 
मनहारीलाल मनोहर मनोहरकुमार मनोहरक्ृषष्ण मनोहरद्य मनोहरदयाल मनोहरदास मनोहरनारायण 
मनोहरप्रसाद मनोहरभूषण मनोहरलाल मनोहरशरण मनोहरश्याम मनोहरसिह मनोहरस्वरूप मनोहरी- 
लाल महाराजकृष्ण महेंद्रकृष्ण महेंद्रमोहन माखनलाल माठ्राम माथुर माधुरीमोहन माधुरीरमण 
मानिकलाल मीराराम मुकुंदराम मुकुंदलाल मुकुंदीलाल मुकुटधर मुकुय्धारी मुकुग्नारायण मुकुट्मनोहर 
मुकुथ्मुरारी पुकुटबल्लभ मुकुय्बिहारीलाल मुकुटेश्वरीमोहनसिंह मुदितमनोहरलाल मुरलीघर मुरलीघर- 
गोपाल मुरलीधरनारायणुप्रसाद मुरलीमनोहर मुरलीमनोहरप्साद मुरलीमनोहरलाल मुरलीमनोहग्शाह 
पुरलीमनोहरसिंह मुरलीश्याममनोहर मुरलीसिंह पुरह मुरारीकृष्ण मुरारीचंद्र मुरारीमोहन मुरारीमोहन- 
लाल मुरारीमोहनसिंह मुरारीलाल मुरारीशरण मुराहूराम मुराहुसिंह मेघवरणसिंह मेघश्याम मेघसिंह मोर- 
मुकुट मोहन मोहनकिशोर मोहनकुमार मोहनकृष्ण मोहनचंद्र मोहनदयाल मोहनदास मोहननारायण 
मोहनप्यारे मोहनबहादुर मोहनमनोहरसिंह मोहनमुरारी मोहनराम मोहनलाल मोहनवलल्‍्लभ मोहन- 
विहारी मोहनशरण मोहनश्याम मोहनसिंह मोहनश्वरूप मोहनाचार्य मोहनीमोहनलाल यतींद्रमोहन यदु- 
चरिज्रसिंह यदुनंदन यदुनंदनप्रसाद यदुनंदनराय यदुनंदनलाल यदुनंदनशरण यदुनाथ यदुनाथप्रताप- 
सिंह यदुनाथप्रसाद यदुनाथवक्ससिंइ यदुप्रसाद यदुराज यदुराजबली यदुलाल यदुवंशभूषण यदुवंश- 
राम यदुवंशलाल यदुवंशशरण यदुवंशसहाय यदुवीरशरण यदुवीरसिंह यमल।|जु नसिंह यमुनाधर यशवंत्‌- 
कृष्ण यशोदानंद यशोदानंदन यशोदानंदनप्रसाद यागेंद्रविह्दारालाल यादवचंद्र यादवदत् यादवदास 
यादवनाथ यादवप्रसादयादवमोहन याददेद्र याददवेंद्रदश यादवेंद्रनाथ यादवँद्रनारायणसिंह याददवैंद्र- 
पालसिंइ यादर्वेद्रपताप यादवेद्रप्रसाद याददवेंद्रबह्दुरसिंह यादवेंद्रशरण याददवेद्रसिंह युगलकिशोर 
युगलकिशोरप्रसाद युगलकिशोरसिंह युगलनाथ युगलनारायण युगलराय युगलतिंह युगलेंद्र योगेंद्रकुमार 
योगेश्वर योगेश्वरदत्त योगेश्वरद्याल योगेश्वरप्रसाद योगेश्वरध्वरूप रंगदास रंगनाथ रंगनारायण रंग- 
प्यारेसिह रंगबहादुरलाल रंगबहादुरसिह रंगलाल रंगलालराम रंगविहारी रंगविहारीलाल रंगतिंह रंगी- 
लाल रब्वीलेमोहन रंगीलेलाल रंगीसिंह रंगू रंगेश रंगेश्वरदयाल रंतूलाल रणछोरदास रणछोरप्रसाद रण- 
छोरलाल रतिलाख रतीशमोहन रत्नगोपाल र्नविहारीलाल रनछोर र्मणलाल रमणुविदह्रीलाल रमणी- 
मोहनसिनहा रमणेतविहारी रसिकज्ञाल रहसविहारीलाल रह्यविहारी राजकृष्ण राजकेशव राजगोपाल 
राजमोहनशरण राजबिहारी राजविहारीलाल राजेंद्रमोहन राजेद्रलाल राजेंद्रविहारी राजेंद्रविहरीलाल 
राजेश्वरमुरलीमनोहर राधाकमल राधाकांत राधाकुमार राधाकुमुद राधाकष्ण राधाकृष्णलाल राधाकृष्णसिंह 
राधागोपाल राधागोविंद राधानाथ राधापति राधामणिराम राधामनहरणलाल राधामाधव राधामोहन 
राधामोहनराय राधामोहनसिंह राधारंजन राधारमण राधाराय राधावल्‍लम शधाविनोद राधाविहारी राधा- 
सहाय राधिकानंदन राधिकानारायण राधिकारमणप्रसाद राधिकारमणप्रसादर्सिह राधिकाविहारी राघे- 
कष्णदास राधेगोविंद राघेनाथ राधेविह्रीलाल राधेमोहन राबेलाल राधेश्याम राधेश्यामदास राधेश्याम- 
प्रसाद राधेश्यामलाल राधेश्यामर्सिह राधेश्वरबली रामकेशव रामगोकुलसिह रामगोपाल रामगोपाल- 
नारायण रामगोपालसिंह रामगोविंद रामगोविंददास रामश्याम रामगोकुलसिह रामेश्वरकृष्ण रामकृष्ण- 
किशोरचन्द्र रामकृष्णुदास रासविहारी रासविहारीलाल रुकमिन राय रुद्रगोपाल रुद्रमोहन रुद्रहरि रूपकांत 
रूपकिशन रूपकिशोर रूपकृष्ण रूपचन्द्र रूपनतिंह रूपनाथ रूपनारायण रूपनारायणु रास रूपनारायणलाल 
रूपनारायणसिंह रूपबहादुर रूपरत्न रूपराज रूपलाल रूपसिंह रूपेंद्र रूपेंद्रपकाश रूपेंद्रबह्मदुर लक्षमीकृष्ण 
लंलितकिशोर ललितकिशोरदास ललितकिशोरसिंह ललितकुभार ललितचन्द्र ललितमोहन ललितमोहन- 
नाथ ललितलाल ललितविहारीलाल ललितसिंह ललितारमण ललिताराम लज्ञोराम लल्लनजोगोपाल 
लाढ़िलीमोहन लाड़िलीलाल लालकृष्ण लालकुमारसिंह लालगतिसिंह लालगिरि लालचन्द लालचन्द- 
फूड 


( ४२६ ) 


सिंह लालजी लालजीत लालजीप्रसाइ लालजीमल लालजीराम लालनीलाल लालजीसहाय लालजीरिंह 
लालधर लालनारायण लालप्रकाश लालबक्स लालबचन लालबहादुर लालबहादुरसिंह लालबाबू 
लालमणि लालम॒ुनि लालराय लालविहारी लालविहारीलाल लालशरणराय लालसाहिब लालसिंह लाज- 
पट लीलांवरतिंह लीलाघर लीलाधरसिंह लीलानंद लीलानिधि लीलापति लीलापतिसहाय लीश्ापुर- 
षोत्तम लीलाराम लोकानंद वंशगोपाल वंशविहारीसिंह वंशीधर वंशीमनोहर वंशीलाल वनमाली बन- 
मालीदास वनमालीप्रशताद वनमालीलाल वनविहारी वल्‍लभरसिक वललभराम वल्लमलाल बल्लम 
सिंह वासुदेव वासुदेवदास वासुदेवनारायण बासुदेवपति वासुदेवग्रसाद वासुदेवराम वासुदेवराय बासु- 
देवलाल वासुदेवविहारी वासुदेवशरण वासुदेवसहाय वासुदेवर्सिह बासुदेवानंद विजयकृष्ण विजयगोविंद 
विज्यमोहन विजयविहारी विदुरनाथ विनयक्ृष्ण विनीतविहारी विनोदकृष्ण विनोदविद्यरीलाल विपिन 
कृष्ण विपिनचंद्र विषिनमोहन विपिनविहारी विपिनविद्दरीलाल विमलकांत विमलकिशोर विमल्नकुमार 
विमलमोहन विमलविहारी विश्वप्रिय विश्वमोहन विश्वरंजन विश्वरूप विहारी विहारीचरण बिहारी 
दास विद्दरीलाल विहारीशरण वीरविहारीलाल वीरेंद्रविहारी वीरेंद्रमोहन बूंदबहादुरसिह बूंदानारायण- 
बु दावनविहारी ब्वृदावनलाल ट्वंदावनसिह वेदकृष्णु व्यथितद्वारकानाथ ब्रजइकबालसिह ब्रजक्ात 
ब्रजकातस्वरूप ब्रजकिशोर ब्रबकुमार ब्रन्रकृष्ण व्रजकृष्णदास ब्रजगोपाल त्रजच द ब्रजच दनाथ ब्रजनंद 
ब्रजनंदनप्रसाद ब्रजनंदनराय बजनंदनलाल ब्रजनंदनशरण ब्रजनंदनसह्ाय ब्रजन॑दनस्वरूप व्रजनागर 
ब्रजनाथ ब्रजनायक ब्रजनारायण ब्रजनारायणुपल ब्रजनारायणराम ब्रजपति ब्रजपतिभूषण ब्रजपतिराय 
ब्रजपतितिंह ब्रजपतेश ब्रजपाल ब्रजपालशरण ब्रजपालसहाय ब्रजपालसिंह ब्रजबहादुर ब्रजबहादुरतिह 
ब्रजविदलदास ब्रजमान ब्रजभानसिंह ब्रजभुवनसिंह ब्रजभूषण ब्रजभूषणदत्त ब्रजमषणदास ब्रजभूषण- 
प्रसाद ब्रजभूषणराय ब्रजभूषणलाल ब्रजमूषणसिंह ब्रजमंगलसिंह अज़मनोहरदास ब्रजमुकुटकिशोर बअज- 
मोहन व्रजमोहनदास ब्रजमोहनलाल ब्रजमोहनशरण ब्रजरन त्रजरत्नदास ब्रजराज ब्रजराजकिशोर ब्रज- 
राजक॒ष्ण ब्रजराजबहादुर ब्रजराजराय ब्रजराजविहारी ब्रजराजशरण ब्रजराजसद्याय ब्रजराजसिंह ब्रजराय 
बजलाल ब्रजवंश ब्रजवंशविहारी ब्रजवंशविहारीलाल ब्रजवल्लभ ब्रजवह्लमदात ब्रजवल्लभनारायण- 
सिनहा ब्रजवल्लभशरण्‌ बत्रजवललभसहाय ब्रजवासी ब्रजवासीदत्त ब्रजवासीलाल ब्रजविलास ब्रजविहारी 
ब्रजविहारीलाल ब्रजविहारीशरण ब्रजवीर ब्रजवीरशरण त्रजवीरशरणुदास त्रजवीरसिंह ब्रजस्वामी ब्रजानंद 
ब्रजेंद्र ब्रजेंद्रकिशोर ब्रजेंद्रकुमार ब्रजद्गदत्त ब्रजेंद्रनाथ ब्रजेंद्रपाल ब्रजेंद्रपालसिह ब्रजेंद्रप्रताप ब्रजेंद्रप्रसाद 
ब्रजेंद्रबह्मदुर ब्रजेंदलाल ब्रजेंद्रसिंह ब्रजेंद्रस्वरूप ब्रजेश ब्रजेशकुमार ब्रजेशचंद्र ब्रजेशनारायण ब्रजेश्वर ब्रजे- 
श्वरनाथ ब्रजेश्वरप्रसाद ब्रजेश्वरख्वरूप शंकरकष्ण शंकरदामोद्र शं करमाधव शचींद्रगोपाल शरणगोपाल 
शरणविद्वारी शरणविहारीलाल शांतिगीविद्विहारी शिवकिशन शिवकृष्ण शिवगोपाल शिवगोविंद शिव- 
गोबिंदपाल शिवगोविंदप्रसाद शिवगोविंदलाल शिवगोविंद्सिह शिवजनादन शिवमाधव शिवमोहन 
शिवविहारी शिवविहारीलाल शिवश्याम शिवहरि शिवहरिलाल शिवेंद्रमोहन शुभलाल शेलेंद्रकृष्ण 
शोभानाथलाल शोभापति श्याम श्यामअ्रपीन श्यामकिशोर श्यापकिशोरलाल श्यामकिशोरश रण श्याम- 
कुमार श्यामकृपाल श्यामकृष्ण श्यामकृष्णकांत श्यामकृष्णराय श्यामखेलावन श्यामखेलावनलाल 
श्यासगोपाल श्यामगोपालनाथ श्यामचंद्र श्यामजी श्यामजीलाल श्यामजीसहाय श्यामजीसिनदा श्यामदत्त 
श्यामदास श्यामदुलारेलाल श्यामदेव श्यामनंदन श्यामनंदनसहाय श्यामनरेश श्यामनाथ श्यामनारा- 
यण श्यामपाल श्यामप्यारेलाल श्यामप्रकाश श्यामप्रसाद श्यामवदन श्यामवरण श्यामवरणलाल 
श्यामबह्ादुर श्यामबाबू श्यामभरोसे श्याममनोहर श्याममनोहस्लाल श्याममनोंहरसिंह श्याममुरारी 
श्वाममूर्ति श्याममूर्तिप्रसाद श्याममोहन श्याममोहननाथ श्यामरथी श्यामराज श्यामरूपप्रखाद श्यामल- 
कांत श्यामलकिशोर श्यामल्दास श्यामलतिह श्यामज्ञानद श्यामज्ञाल श्यामविद्वारों श्यामविहरीलाल 
श्यामशरयण श्यामसनेद्दी' श्यामसांवलेलाल श्यामसिंह श्यामसुंदर श्यामसुंदरदास श्यामसुंद्रनारायण 


( ४२७ ) 


श्यामसुंदरलाल" श्यामसूरत श्यामस्वरूप श्यामहित श्यामाकांत श्यामाकिशोर श्यामाकुमार श्यामादेव 
श्यामानंद श्यामापति श्यामास्मण श्वामागम श्यामाथिह श्यामेंद्रतिह् शणमेश्वरप्रभाद ईंयामेश्वर 
बहादुरतिंह श्यामोराम श्रीकिशोर श्रीकृष्ण अ्र.कृष्णणीवन औकष्णदा। श्रीकृष्णवल्लम भ्रीकृष्णसहााय श्री- 
गोपाल श्रीगोपालचंद्र श्रीगोष लनारायणराय श्रीगोविंद श्रीगोविंद्राम श्रीनंदन श्रीनंदनदास श्री न॑दनप्रसाद 
श्रीमनूलाल भ्रीमुरलीश्याममनोहर भ्रीरंगजी श्रीरंगनाथ भ्रीरंगनारायणरसिंह भरीरंगबह्ाादुरसिह भीरंगसिह 
श्रीविहारीजीदास श्रुतिबंधु संसारीलाल सकलदेव सकलनारायण सलीचंद्र सखीचंद्रराम सलीचंद्रसहाय 
सलीराम सखेशचंद्र सगुनलाल सतीशगोपाल सत्यनारायणुकृषष्णु सत्यमोहन सत्यविहारी सदारंग सदा- 
विहारी सदाविहारीलाल सद्गोपाल सनेहीलाल सवल्लकिशोर सबलायकराय सबसुखलाल सरूपीलाल 
सर्बंजीतनारायण सर्वेजीतलाल सर्वजीत+ह सर्बसुखलाल सल्ञोनेश्याम सांतरेलाल' सावलदच खांवलदास 
सांवलप्रसाद सांवलसहाय सांवलिया सांतरलियाविहारीलाल सांवलीमोहन सावलेधिंद साखीगोपाल सामली- 
प्रसाद सिद्धगोपाल सिद्धविह्ारीलाल सुंदर सुंदरगोपाल सुंदरदास सुंदरनारायण सुंदरपाल सुंदरपकाश 
सुंदरप्रसाद सुंदरराम सुंदरलाल सुंदरश्याम सुंदरसिह सुंद्रर्वरूप सुघड़विहारीलाल सुद्शनलाल सुदामा- 
गम सुदामाराय सुदामालाल सुदिष्टलाल सुनीलकुमार सुनीलचंद्र सुफलकर्सिह सुमनविहारीलाल सुशील- 
विहारीलाल सूरजकृष्णप्रसाद सूर्यकृष्ण सूर्यमोहन स्वरूपकृष्ण स्वरूपचंद स्वरूपलाल हरगोपाल हर- 
गोविंद हरगोविंद्दयाल हरगोविददास हरविहारीलाल हरिकृष्ण हरिकृष्णदयाल हरिकृष्णदास हरि- 
कृष्णनारायण हरिक्षष्णराय दरिकष्णतिंह हरिकेशपति हरिगुलाल हरिगोपालदास हरिगोविंद प्रसाद हरि- 
गोविंदलाल हरिगोविंद्सहाय हरिगोविंदर्सिह हरिवंशकिशोर हरिवंशप्रसाद हरिवंशभूषण हरिवंशराय 
हरिवंशलाल हरिवंशसहाय हरिवंशतिंह हरिहरगोपाल हरिहरश्याम दरेकृष्ण हरेशविहारीलाल हृषीकेश 
हृषीकेशलाल हृषीकेशशरण | 


(उ) अन्य देव-देवियाँ--(१) अश्विनी - अ्रश्विनीकुमार अ्रश्विनीप्रसाद । 


१ स्थाम तन स्थास सन स्थाम ही हमारो धन, के 
झाठौ जाम ऊधो दर्म स्थाम ही सों काम दे, 
स्थाम हिये स्थाम जिये, स्याम बिलु नादि तिये, 
आँचे की सी खाकरी अधार स्याम नाम है । 
स्याम गति स्याम मति स्याम ही है प्रानपति 
| स्यास सुखदाई सों भलाई सोभाधाम है, 
ऊधो तुम भए बौरे पाती लैके आए दौरे 
ज्ोग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम स्थाम है ॥ 
(रज्नाकर-उद्धव शतक) 


२ जाथे ये मुकुट देखि, चंद्विका-चटक देखि, 
छुवि की लटक ढेखि रूप रस पीजिये। 
लोचन बिसाल देखि गरे गुंज माल देखि, 
झधर रसाल देखि चित्त चाव कीजिये | 


कुंडल हलनि देखि अलक बलनि देखि, 
पत्नक चलनि देखि सरबस दीजिये । 


पीतंबर की छोर देखि, मुरली की घोर देखि, 
साँवरे की ओर देखि, देखिबोई कीजिये ॥ 


( डरे ) 


(२) आकाश--आकाशमित्र आसमानसिह गगनचंद्र गगनदेव गगनदेवनारायशरिह 
गगनराम गगनलाल गगनबिहारीलाल गगनसिह । 

(३) ऊर्वा --ऊर्वादत्त । 

(४) ऋभु --ऋभुदयाल ऋशभुदेव । 

(४) कलि-कलिराम । 

(६) कल्पद् म-- कल्पदू म । 

(3) किन्नर -किंदर किदरलाल किंदरुसिंह किन्नरसिंह । 

(८) गंधवे--गंधव गंधर्वतिह गंधर्वसेन चित्रसेन विद्याधर । 

(६) गरुढड--खगेश खगेश्वर खग्ेश्वरप्रसाद गरुड़ गरुड़दत गरुड़दयाल ह्विजराज पतन्नगेश 
बाजपति बाजतिंह शिवगरुड़ | 

(१०) चक्रसुद्शन-- चक्कर चकरसिंह चक्रदत्त चक्रदीन चक्रसिह सुदर्शन सुदर्शनकुमार 
सुदर्शनचक्र सुद्शनद्याल सुदर्शनदास सुदर्शनदेव सुदशनप्रसाद सुदर्शनसिह । 

(११) चिन्नगुप्त -चित्रगुपत चित्रगुप्तप्रसाद चित्रदत्त चित्रपालसिंह चित्रमणि चित्रशरण 
चित्रूराम चित्र॒राय | 

(१२) जयंत--जयंत जयंतकुमार । 

(१३) दक्त- दक्ष दक्षुकुमार दछ्तुराज | 

(१४) दिक्पाल--दिक्पाल दिक्पालमणि दिक्पालसिंह लोकपाल लोकपालरिंद | 

(१४) दि्ग्गज- दिग्गजप्रसाद दिग्गजराम दिग्गजसिंह दिग्गे। 

(१६) नांदी --नंदीदीन नंदीलाल नंदीसिह । 

(१७) प्रथ्वी--उर्वीदत्त खौनीमल लौनीलाल भूदत्त भूदत्तप्रसाद भूदत्ततिंह भूमिकासिह 
महीलाल मेदिनीप्रसाद मेदिनीशरण वसुधा वसुधानंद वसुधाराम । 

(१८) बहुस्पति--ददेवपूजनराय देवाचार्य बृहस्पति वागीश वागीश्चंद्र बागीशदत्त वागीश- 
नारायण वागीश्वर वाचस्पति । 

(१६) मंगज्न--कुजेंद्रदत्त । 

(२०) मेघ-- घनश्याम घनसिंह जलघरसिंह मेघरसिंह | 

(२१) यक्षु--यक्षुदत्त। 

(२२) राहु-- राहुनाथ राहुवीरसिंह राहुमल | 

(२३) वसु--वसुदत्त वसुपति बसुमित्र । 

(२४७) विश्वकमों --सुकर्मपालसिंह विश्वरूप | 

(२४) शुक्र-शुक्रराज शुक्रलाल शुक्राचार्य | 

(२६) सपाति-- संपातीलाल । 

(२७) शेष --उर्बीधर ज्षमाधर धरणीघरप्रसाद घराधर नागनाथ नागेंद्र नागेंद्रकिशोर नागेंद्र- 
कुमार नागेंद्रदत्त नागेंद्रअसाद नागेंद्रबह्मदुरतिंह नागेंद्रमोहन नागेश नाग्रेशचंद्र नागेशदत नागेश्वर 
नागेश्वरदत्त नागेश्वरदेव नागेश्वरनाथ नागेश्वरनारायणसिंद नागेश्वरप्रसाद नागेश्वरबक्ससिंह 
नागेश्वरसहाय नागेश्वरसिंह नागेश्वरानंद प्रथ्वीघर फर्णीद्र फर्णीद्रकुमार फर्यीद्रनाथ फणीश फर्णीशदत्त 
भूषर भूधरसिंदह भमिधर भोगमणि सेदिनीधर । 

) कतुदज्ञोचसुः सत्यः काल: कामस्तयैच च 
घूरिश्व लोचनश्चैव तथा चेव पुरूरवा: 


आश्रवश्च दशेवेते विश्वेदेवा: प्रशीतिता: । 
(मत्स्य पु० १७१ वुहस्पति) 


( ४२६ ) 


(२८) अन्य देवियाँ--अंजनी अंजनीप्रसाद उस कनकलतासहाय गोचरण गोदानी 
गोमाजी तुलसी त॒लसीदत्त तुलसीप्रसाद नंदिनीकुमार परीदीन बेलनराम बेलनसिंह बेलाप्रसाद बेलीचंद 
बेलीसिंह भालदाप्रसाद मालतीदास मीनालाल मुखनाथसिंह मुखराम मुखरामराय मुखरामसिंह मुखलाल 
मुललालणिंह मैना रतलू रतिलाल रत्ती रत्तीलाल लीला लीलाप्रसाद लीलासिंह शचिकुमार सिद्धिप्रसाद 
सिद्धिसिंह सिमईराम सिमईसिंह। 


(ऊ) अन्यावतार (१) राम सम्बन्धी (अ) सीता--अरवधेश्वरीनंदनसहाय अब- 
घेश्वरीप्रसादर्सिह जनकसुताशरण जानकी जानकीदत्त जानकीदास जानकीप्रसाद जानकीशरण जानकी: 
सिंह जानकीस्वरूप मिथिलेश्वरीशरण मैथिलीशरण रमाकुमार रामजानकी रामजञानकीदास रामजानकी- 
प्रसाद रामतीप्रसाद रामदेवीसिंह रामप्रियाशरणसिंह रामबल्लभाशरण रमसिया रामसियादास रामसिया- 
शरण रामा रामादया वैदेहीचरण वेदेहीशरण सितई सितईराम सियादीन सियानंद सियानंदनसिंह सिया- 
प्रशाद सियाशरण सीताप्रताप सीतामल सीताशरण सीतासिंह | 

(आ) लक्ष्मण--उर्मिलानंदन उर्मिलाप्रसाद उर्मिलामोहन रामलच्षण रामलच्मणसिंह राम- 


लखन रामलखनलाल रामलघन रामसहोदर लक्ष्मण लक्ष्मणकुमार लक्ष्मणचंद्र लक्ष्मणदास लक्ष्मणदेव 
लद्दमणप्रकाश लक्ष्मण॒प्रसाद लक्ष्मणशंकर लक्ष्मणसिंह लक्ष्मणस्वरूप लखन लखनकिशोर लखनदास 
लखनदेवप्रसाद लखनप्यारेलाल लखनप्रधाद लखनलाल लखनिया लछुमन लछुमनदास लछुमनसिंह 
लछिमना लघण सियारामानुज सुमित्रानंदन सुमित्रानंदनग्रसाद सुमिन्राप्रसाद । 

(३) भरत--ऊफैकईनंदनसद्दाय भरत भरतञ्रौतार मरतकिशोर भरतकुमार भरतचंद्र भरत- 


जी भरतनारायण भरतराज भरतलाल भरतसिंह भरताराय भरतू भरतूमल भरतो भरथप्रसाद भरतूमल 
राममरतसिंह । 

(३) शत्रु घन---अरिद्मनसिंह अ्रिमर्दन श्ररिमिदनप्रसाद श्रिमिर्दनसिह भरतानुजदास पिएं- 
जय रिपुखंडनसिंह रिपुद्मनपाल रिपुदमनसिंह रिपुसूदन शत्रुधनप्रसाद शत्रु्ष शत्रुन्नसिंह शत्रुजीत शत्रु- 
जीतसिंह शन्रुदमन शत्रुद्मनप्रसाद शत्रुद्मनसिद शत्रुसूदून शन्रुहन । 

(उ) हनुमान --अजनीकिशोर अ्रंजनीकुमार अंजनीनंदन अंजनीवीर अंजनीवीरप्रसाद 
अ्निलकुमार अनिलकुमारराय श्रनिलमोहन केशरीकिशोर केशरीकिशोरशरण केशरीचंद्र केशरीनंदन 
केशरीनंदनप्रसाद केशरीनारायणु केशरीप्रसाद केशरीमल केशरीलाल केशरीशरण केशरीसिंह केसरीकुमार 
केसरीमोहनलाल दुखमोचन पवनकुमार प्रभंजनकिशोर बजरंग बजरंगदत्त बजरंगनारायण बजरंग- 
प्रसाद बजरंगबली बजरंदबलीप्रसाद बजरंगबहाहुर बजरंगबहादुरसिंह बजरंगविहारी बजरंगविह्रीलाल 
बजरंगलाल बजरंगशरण बजरंगसहाय बजरंगसिंह बजरंगी बजरंगीप्रसशाद बजरंगीराम बजरंगीलाल 
बजरंगीतिंह बालकेशरी महाबल महाबलराम महाबली महाबलीप्रशाद महाबलीसिंह मद्दावीर महावीर- 
नारायण महावीरप्रसाद महावीरप्रसादनारायण महावीरप्रसादर्सिह महावीरबली महावीरशरण महावीर- 
शरणदास महावीरतहाय महावीरसिंह मारुतिकिशोर रामसेवक रामसेवकलाल रामहरीशरिंह वायुनंदन 

बीरहरि संकटमोचन संकय्हरण समीरकुमार हनुप्रसाद हनुमंत दनुमंतलाल हनुमंतविहारीलाल हनुमंत- 


) झतुलितबलधामं हेमशैला भदेहं 
दनुजबनकृशा नुं ज्ञानिनामग्रगणयम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 


रघुपतिप्रियभक्त वातजातं॑ नमामि ॥| 


( ४३० ) 


शरण हनुमंतशरणलाल हनुमंतसिह हनुमतप्रसाद हनुमतसिंह हनुमान हनुमानदत्त हनुमानदयाल हनु- 
मानदास हनुमानप्रकाश हनुमानप्रसाद हनुमानवक्ससिह हनुमानमल हनुमानलाल हनुमानशरण हमु- 
भानसहाय हनुमानतिह हनूमान हनूमानचरण हनूमानप्रसाद हनूप्तानर्तिह हन्नू हन्न्‌ लिह हरिनाथ हरि 
नाथप्रसाद हरिनाथर्सिंह | 
(२) कृष्ण सम्बन्धी (अ) राधा--किशोरी क्रिशोरीचरण किशोरीदत्त किशोरीदास 
किशोरीप्रसाद किशोरीशरण किशोरीसिंह नागरीग्रसाद नागरीमल प्रियादास प्रियाशरण बिंदा बिंदा- 
चरण बिंदादीन तिंदाप्रसाद बिंदाशरण बिंदाधिंह बिदोली बिद्राप्रशाद माधुरीचरण माधुरीप्रसाद 
माधुरीशरण राधाकुमार राधाचरण राधाप्रसाद राघाशरण राषघामहाय राभिका राधिकादत्त राधिका- 
प्रसाद राधिकातिंह राषेप्रसाद राघेशरण राघेनिंह ललली लल्लीप्रसाद लाडिलीप्रसाद लाडिलीशरण 
वृ दाप्रसाद ब्रजनागरीपसाद ब्रजवालाप्रसाद ब्रजेश्वरीप्रसाद बजेश्वरीशरणसिह श्यामा श्यामाचरण 
श्यामाधीन श्यामानंद श्यामाप्रसाद श्यामासिंह । 
(आ) बलराम--क$ष्णराम कृष्णबलदेव कृष्णवीर केशबीर गौरकिशोर गौरगोपाल दाऊजी 

दाऊजीदयाल दाऊजीराम दाऊदयाल दाऊप्रसाद दाऊलाल दाऊसहाय दाऊर्सिंह घेनुकराम नीलपट 
नीलांवर बलई बलकरण बलकांतचंद्र बलकेश बलकेश्वरप्रसाद बलज्ीत बलदाऊजी बलदाऊपसाद 
- बलदाऊरसिंह बलदीपिंह बलदुत्आा बलदेव बलदेवकुमार बलदेवदत बलदेवदास बलदेवप्रसाद बलदेव- 
बक्ससिंह बलदेवराज बलदेवराम बलदेवराय बलदेवबिहारी बलदेवविह्ारीलाल बलदेवशरण बलदेव- 
सहाय बलदेवतिंह बलधारी बलघारीसिंह बलबहादुर बलभद्र बलभद्रदास बलभद्रनाथ बलभद्रनारायण 
बल्नभद्रनारायणूसिंह बलभद्रप्रसाद बलराज बलराम बलरामकिशोर बलरामदास बलरामप्रसाद बलराम 
बहादुर बलरामराय बलरामलाल बलरामसिंह बलवंत बलवंतबहादुर बलवंतराम बलबंतराय बलबंत- 
शरण बलवंतसिंह बलविहारी बलविहारीलाल बलसहाय बलसिंह बलस्वरूप बलुआ बलुआमल बलेशवचंद्र 
बलेश्वरनाथ बलेश्वरराम बलैया बलोत्तम बल्‍ला बल्‍्लासिंह बल्‍ली बल्‍्लीराम बल्लू बल्लूप्ल बल्लूसिंह 
बल्लेसिंह योगेशवीरप्रसाद रेवतीकात रेवतीरंजनसिनहा रेवतीर्मण रेबतीर्मणसिह रेबतीराम रेवती- 
बल्‍्लभ रेवतीरिंह रोहिणीकुमार रोहिणीकुमारलाल रोहिणीनंदन संक्पण संकर्षणदास संकर्षणप्रसाद 
सलीचंद्रराम सारभद्गसिंह हलई हलघरसहाय हलबलसिंह हलिवतर्सिह हलीनालाल हल्ली। 

(३) प्रयुम्न- परहुमनसिंह प्रद्म म्न प्रद्म म्नक्ृष्ण प्रद्य म्नचंद प्रद्य म्ननारायण प्रद्म म्नप्रसाद 
प्रथ ग्नमूर्ति प्रथ म्नशरण प्रद्य म्नसिंह प्रद्य,म्नस्वरूप रुक्मिणीनंदन | 

(है) अनिरुद्ध-अनिरुद्ध अनिरुद्धकुमार अ्निरुद्धदास अनिरुद्धनारायण श्रनिरुद्धप्रसाद 
अनिरुद्धलाल अनुरुद्वस्वरूप उषाकांत उषापति उर्षेंद्रप्रतापसिंह ऊूसाराम । 

(3) रेबृती--रेबती रेबतीचरण रेवतीनंदन रेबतीप्रसाद रेवतीलाल रेबतीशरण । 


(ऊ) रोहिणी--रोदिणीप्रसाद । 

(ए) देवकी--देवकी देवकीचरण देवकीप्रसाद देवकीमवानीदत्त देवकीशरण | 

(ऐ) बसुदेव--देवकीराम बसुआ बसुदेवा बस्सू रोहिणीरमण बसुदेव बसुदेवसहाय । 
(ओ) यशोदा--जखोदा जसौधी रापजसोदा । 

(ओ) नंद--नंद नंददत्त नंदप्रखाद नंदरूप नंद्सिंह नंदस्वरूप नंदा नंदूप्रसाद नंदूसिंह | 


नदियाँ--(१) गंगा--अलकनंदाप्रसाद गंगवा गंगविहारीलाल गंगा गंगाकिशोर गंगा- 
गणपति गंगागुलाम गंगाचरण गंगादस गंगादयाल गंगादास गंगादीन गंगादुलारे गंगानंद गंगानंद- 


( ४१ ) 


$ 

सिंह गंगाप्रतापदत्त गंगाप्रतापसिंह गंगाप्रसाद गंगाबक्ससिंह गंगाबहाहुर गंगामहेश गंगामोहनराय 
गंगारत्न गंगाराम गंगालहदरी गंगालाल गंगावत्ससिंह गंगावासी गंगाविष्णु गंगाविहारी गंगाशरण 
गंगासहाय गंगासिंह गंगासेवक गंगास्वरूप गंगू गंगोली जाहवोकुमार जाह्वीदत्त जाह्वीदास जाहवी- 
प्रसाद जाह्वीशरण ब्रह्मद्रवसिह भागीरथी भागीरथीचंद भागीरथीप्रसाद भागीरथीमल भागीरथीराय 
भागीरथीलाल मंदाकिनीअसाद सुरसरि सुरसरिद्याल सुरसरिबक्ससिंह हरिगंगा । 

(२) यमुना--कालिंदीप्रसाद कालिंदीशंकर कृष्णा जमुना जमुनादत्त जमुनादास जमुनादीन 
जमुनाप्रसाद जम्रुनालाल जमुनासहाय जमुनातिंह यमुनादत्त यमुनाप्रसाद यमुनाशरण यमुनाशरणलाल 
यमुनास्वरूप । 

(३) नवेदा -नर्वंदा नव॑दाचंद्र नर्वदाप्रसाद नर्वदाशंकर नर्मदानंद रेवानंद रेवाप्रसाद 
रेवार्सिंह । 

(४) सरयू--सरजू सरजूचरण सरजूदीन सरजूप्रसाद सरजूलाल सरजूविहारी सरजूश रणराय 
सरजू6ि|ह सरयूप्रसाद सरयूशरण । 

(४) अन्य नदियाँ --ऋृष्णा गोदावरीअ्रताद गोमती गोमतीप्रसाद भेलमराय भेलमधिह ताप्ती- 
प्रसाद दामोदर पुनपुन फलगोप्रताद फल्गूर्तिह बन्ना बितस्ताप्रसाद सिंधुकुमार सिंघुराम सिप्रा सोना । 

तीथंकर (१) क्रेवलज्ञानी--केवल केवल्चंद्र केवलप्रसाद केवलबहादुर । 


(२) 'निर्वाणी'--निर्वाणचंद निर्वाणदत्तलाल निवांणदास निर्वाणबक्सतिंह निर्वाणसिंह । , 

(३) 'सागर'--सागर सागरचंद सागरदत्त सागरप्रसाद सागरमल सागरलाल सागरतसिंह । 

(४) महाशय”--महाशय । 

(४) 'विमल'--विभल विमलक्ाांत विमलकिशोर विभल्कुमार विमलदेव विमलनाथ विमल- 
प्रसाद विमलशरण । ' 

(६) 'श्रीधर--श्रीधर श्रीधरदयाल श्रीधरप्रताप श्रीषरप्रसाद श्रीधरानंद । 

(७) 'दुत्त--दत्तप्रसाद दचतराम दत्ततिंह दत्ता दत्तामल दत्तीलाल दत्तूप्रसाद दत्ते । 

(८) दामोद्र! -दामादर दामादरदाव दामोदरदीन दामोदरनाथ दामोदरनारायण दामोदर- 
प्रसाद दामोदरलाल दामोदरसहाय दामोदरसध्वरूप । 

(६) 'स्वामोः--स्वामी चरण स्वामीदयाल स्वामीदयालस्वरूप स्वामीदीन स्वामीदीनप्रसाद 
स्वामीनाथ स्वामीनारायण स्वामीप्रवाद स्वामीविहारी स्वामीशरण स्वामीस्वरूप । 

(१०) 'समति!--समतिचंद्र सुमतिनाथ सुमतिप्रकाश सुमतिप्रसाद सुमतिलाल । 

(११) 'यशोधर'--यशोघर यशोराज | 

(१२) 'कृताथं--क॒तराजर्तिह कुतराम कृतार्थराम । 

(१३) जिनेश्वर'--जिनवरदास जिनेंद्रकुमार जिनेंद्रप्रकाश जिनेश्वर जिनेश्वरदास 


जिनेश्वरप्रसाद । 
(१४) ऋषस--श्रादिना थ आद्नारायण ऋषम ऋषभ चरण ऋषभदेव रिखवर्चंद रिखबलाल । 


" धातु: कमंडलु जल॑ तद्रुक्रमस्य 
पादावनेजन पविन्नवथा नरेन्द्र 
स्वर्धन्यभून्नमसि सा पतती निमार्ष्ट 
ल्ोकन्रयं सगवतो विशदेव कीतिः 

(भाग० पृ० ८घ-२१-४) 


( ४औै२ ) 


(१४) अजितनाथ--श्रजित अजीतकुमार श्रजीतप्रकाश अजीतप्रसाद अजीतप्रसादरसिंह 
श्रजीतप्रसादर्तिहदेव | 

(१६) अभिनंदन--अ्रमिनंद्न अमिनंदनकुमार अभिनंदनदास अ्रमिनंदनप्रसाद | 

(१७) सुपाश्वेनाथ--सुपाश्वंकुमार । 

(१८) शीतल्नाथ--शीतल शीतलचंद्र शीतलनाथ शीतलप्रसाद । 

(१६) श्रेयांश -श्रेयांशशरण । 

(२०) अनंतनाथ--अश्रनंत अनंतनाथ अनंतप्रतापतिंह अ्रनंतप्रखाद अ्रनंतराज श्रनंतलाल 
अनंतसिंह अनंतस्वरूप । 


(२१) 'घर्मनाथ'--घर्मकिशोर धर्मकिशोरलाल धर्मकीर्ति धर्मकीर्तिशरण घर्मचंद धर्मजीत 
धर्मदत्त धर्मदास धर्मनाथ घर्मपाल धर्मप्रकाश धर्मप्रिय घर्ममिन्तु धर्ममित्र धर्मसहाय घर्मसिह धर्मस्वरूप । 

(२२) 'शांति नाथ'--शांतिकुमार शातिचंद्र शांतिदेव शांतिनंदन शातिनारायण शांतिप्रकाश 
शांतिप्रपन्न शांतिप्रसाद शांतिप्रिय शांतिभूषण शांतिमोहनसिह शातिरूप शातिलाल शांतिशेखर शाति- 
सागर शांतिसेव कसिनहा शातिस्वरूप शांत्यानंद । 


(२३) 'अमरनाथ'--अमरचंद्र अमरजीतसिंह श्रमरनाथ अमरपाल अ्रमरपालसिंह अ्मरलाल। 

(२४) 'नेमिनाथ? -नेमिचंद नेमिदत्त नेमिदास नेमिनारायण नेमिराज | 

(२४) 'पाश्वेनाथ/--पारत पारसचंद्र पारसदास पारसनाथ पारसनाथलाल पारसनाथरसिंह 
पारसमल पारसमुनि पारससिंह पा््वनाथ | 


(२६) 'महावीर'--महावीर महावीरनारायण महावीरप्रसाद महावीरप्रसादनारायण महाबीर- 
प्रसादर्सिह्ठ महावीरराम महावीरशरण महावीरशरणदास महावीरसिह वद्धमान ।" 


(३) महात्मा अ---ऋषिप्नुनि--अंगिरा अंगिराप्रसाद अ्रंगिरामणि अंबरीष अंबरीष- 
प्रसाद अगध्त्य अगल्यनारायण अतरलाल श्रतरवीरसिंह अ्रतरतिह अ्तरसेन अतिबल श्रतिराज अ्तिराम 
अत श्रत्रि अन्िकुमार अन्रिदेव अनिभरनसिंह अन्निपुनि अन्रेयनारायणसिंह अनसुहयाप्रसाद अनसूया- 
प्रसाद अनसूयालाल अनूपदत्त अमरिकाप्रसाद अमरीकसिंह अश्वथामा उद्धव उद्यालक उधई ऊधम- 
पालसिंह ऊघमसिंह ऊधवप्रसाद ऊधो ऊधोदास ऊधोप्रसाद ऊधोराम कपिल कपिलकांत कपिलचंद्र कपिल 
देव कपिलदेवनारायण कपिलदेवनारायणलाल कपिलदेवनारायणुर्तिह कपिलदेवराय कपिलनाथ कपिल- 
नारायण कपिलमुनि कश्यपकृष्ण कात्यायन कृपाचार्य गगनाथ गार्गीदीन गार्गाप्रसाद गार्गीशरण 
गालव गालवनंदन गोतम गोतमचंद्‌ गोतमदास च्यवन जंबूप्रसाद जनुराम जमदगरिनि जलभरतराम 
जलभरतराय जवालीराम जावाली जैमिन जैमिनकुमार जेमिनतिंह तोखीतिंह त्रिपानसिंह दत्तप्रसाद 
दत्तराम दत्तसिंह दत्तात्रेय दत्तामल दत्तीलाल दत्तुप्रसाद दत्ते दधीचर्सिह दुर्वासाप्रसाद देवब्त द्रोण 
दोणकुमार द्रोणपालसिंह द्वोणाचार्य धन्वंतरि धूनीलाल धुपाल धूमप्रसाद धूमबहादुर धूमसिंह धूराम 
अ्रव अ,वकुमार अवविहारीलाल श्रतिह् नरनारायण पतंजलि पहलाद पहलादशरण पातंजलि 


१ सन्मतिमंहतिदीरों महावीरोउन्स्यकाश्यपः । 
नाथान्वयों वर्धभानो यत्तीथेमिह साम्मतम्‌ | 
(नाममाला श्लो« ११२) 


* धन्वेतरि--इंस नाम से प्राचीन शल्य चिकरित्सा-ज्ञाव का परिचय मिलता है धनुरुपत्न- 
चआुणत्वावशल्यादि चिकित्सा शारतन्न॑ तसस्‍्य अंतम्‌ ऋच्छुति,<_५/ ऋ 


( ४३३ ) 

पाराशर पुलस्त्यपुरी प्रहलाद प्रहलाददास प्रहलादराय प्रह्मदकिशोर प्रह्नादकुमार प्रह्मादकृर्ष्ण 
प्रह्ादचंद प्रह्मादनारायण प्रह्लादप्रकाश प्रह्मादप्रसाद॒प्रह्मदमरिण बलिगम विखम भरत 
भरद्वाज" भीकमलाल भीखमचंद्र भीलमदास भीखमर्सिह भीषमराम भीष्म भीष्मकुमार भीष्मचंद 
भीष्मदत्त मीष्मदाससिंह भीष्मदेव भीष्मपितामह भीष्मपितामहसिंह भीष्मसेन भीष्मानंद भूगुदत भ्ृगु- 
दास मनुआ मनुजी मनुदत्त मनुदेव मनुराजसिंह महादत्त मानवेंद्रनाथ मारकंडेप्रसाद मारकंडेय मार- 
कंडेराय मारकंडेसिंह मीनाराम मेघातिथि भेधाव्रत यमदरगिनि याज्ववल्क्य रामकौशिक लालरतनाकरसिंह 
लोमश लोमशप्रसाद वशिष्ठ वशिष्ठदेव वशिष्ठनारायण वशिष्ठमुनि वशिष्ठराज वात्स्थायन वामदेव 
वाल्मीकराय वाल्मीकि वाल्मीकिप्रसाद वाल्मीकिराम विदुरजी विदुरदत्त विश्वश्रवा विश्वामित्र वेद- 
व्यास वेशंपायन ध्यास व्यासजीसिंह व्यासदेव व्यासनंदन व्यासनारायण व्यासमाधव व्यासमुनि व्यासराम 
व्यासराय व्यासस्वरूप शिलंकु शिवदधीचर्तिह शुकदेव शुकदेवदास शुकदेवनारायण शुकदेवप्रसाद 
शुकदेवविद्दारी शुकदेवशरण शुकदेवसिह शुकन शुकलाल शौनक श्रवण शभ्रवणकुमार श्रवणुकृष्ण 
अ्रवणप्रसाद श्रवणतिंह श्रीप्रहलाद श्वेतकेतुसिनहा संजय संजयलाल सतानंद स्त्यकाम सत्यकेतु सत्य- 
भारत सत्यवान सरमन सरवनकुमार सरवनप्रताद सरवनलाल सावितन्रीकुमार छुकई सुखदेव सुखदेव - 
नारायण सुखदेवप्रसाद सुखदेवलाल सुखदेवविहारी सुखदेवस्वरूप सुदामा सुदामानंद सुदामाप्रसाद 
छुदामाशंरण सुनीतिकुमार सुथुत सुभ्रतकुमार । 


(अ) मत प्रवत्तक (१) कबीर--कबीर कबीरचंद कबीरदास कबीरराम कबीरशरण 
कबीरसिंह । 


(२) गरीबदास--गरीब गरीबचंद गरीब॒दास गरीबसिंह गरीबा | 

(३) गोरखनाथ--गोरख गोरखदयाल गोरखदात गोरखनाथ गोरश प्र साद गोरखमल गोरख - 
राय गोरखलाल । 

(७) चरणदास--अ्रमूल्यचरणसिनहा चरणुजीतसिंह चरणदत्त चरणदास चरणधर चरणु- 
प्रसाद चरणलाल चरणुवललभ चरणुविहारीलाल चरणशरण चरणसहाय चरणरधह चरणुसेवक चरणा- 
धार शुभचरण । 

(४) चेतन्य--कृष्णचैतन्यदास चेतनदत्त चेतनदास चेतनप्रकाश चेतनमल चेतनलाल चेतन- 
सर्प चेतनसिंद चेतनानंद चैतन्य चैतन्यकुष्ण चैतन्यदेव चैतन्यपालसिंह चैतन्यप्रसाद चैतन्यत्र्नचारी 
चैतन्यस्वरूप बीरचैतन्यनारायण श्यामनैतन्य सत्यचैतन्य । 

(६) जगजीवन तथा जग्गू--जगजीवन जगजीवनदास जगजीवनप्रसाद जगज्जीवनराम जग- 
जीवनराय जगजीवनलाल जगजीवनसहाय जग्गा जग्गू जग्गूप्रसादर्तिह जग्यूतिह जीवनदत्त जीवनदास 
जीवनदेव जीवनराम जीवनलाल जीवनसिंह | 


(७) दयानंदू--दयानंद दयानंदप्रकाश दयानंदप्रसाद दयानंदशंकर दयानदस्वरूप | 

(८) दरिया--दरियाईसिंद दरियाप्रसाद दरियालाल दरियाब द्रियाबचन्द दरियाबंसिंह। 

(६) दादूदयाज्--दादू दादूदयाल दादूराम दादूरिद । 

(१०) नानक--गुरुनानकप्रसाद नानक नानकचन्द नानकचरण नानकनाथ नानकप्रसाद 
नानकबक्ससिंह नानकराम नानकलाल नानकशरण नानकवहावथ नानिगराम । 

(११) पलटूदास--पलव्राम पलदूराम पलदूर्पिद पल्थन पलटा । 





१ भरद्ाज-सरश्चासौ द्वाजश्च --हवाभ्याँ जायते इंति द्वाज :--संकरः-- 
२/जन, जियते मदद्भिः-- ४/* 
पप 


( ४३४ ) 


(१२) प्राणनाथ --पिरानू पिरोनी प्राण जीवन प्राणदत्त प्राणदास प्राणदीन प्राणनाथ प्राए- 
पति प्राशवल्लम प्राणसुख प्राणेश्वस्नाथ । 

(१३) बाबालाल--बाबाः बाबाचेला बाबादीन बाबाबक्ससिंह बाबाराम बाबालाल। 

(१४) भीखा--मिकू मिक्खन भिक्‍्खीलाल भिक्खूसिंह मिखई भिखारीराम भीकराम भीका 
भीकाराम भीकेलाल । 

(१४) मलूकदास--मलूकच द मलूकदास मलुकसिंह मलूके । 

(१६) मध्वाचाय--माधवाचार्य माघवानंद | 

(१७) रत्ता--रत्ा रत्तीदास । 

(१८) रविदास--रविदास । 

(१६) रामचरण--रामचरण रामचरणदास रामचरणप्रसाद रामचरणराम रामचरणराय राम- 
चरणलाल रामचरण सिंह | 


(२०) राममो हनराय--राममोहन राममोहनराय राममोहनलाल राममोहनसिंह । 

(२१) रासानंद्‌--रामानंद रामानंदप्रसाद रामानंद्राम रामानंदलाल रामान:सिंह रामानंद- 
स्थरूप । 

(२२) रामानुज--रामानुज रामानुजदयाल रामानुजदास रामानुजप्रसाद राम नुजराय रामा- 
नुजलाल रामानुजसिंह रामानुजाचार्य । 

(२३) लालदास--लाल लालदास लालसाहिब लालसिंह । 

(२४) वल्लभ्--वल्लभ वल्लभच'द वल्जञमदात वल्लमप्रताद वल्लभरसिक बलल्‍्लभराम 
वल्लभलाल वल्लभ सिंह | 

(२४) वीरभान --बीरभान वोरभानसिंह सत्र वीरभान । 

(२६) शंकर--शंकर शंकरच दू शंकरदत्त शंकरदयाल शंकरदास शंकरदीन शंकर प्रसाद 
शंकरबद्दादुर शंकरलाल शंकरशरण शंकरसहाय शंकरसिंह शंकरस्वरूप शंकराचार्य शंकरानंद । 

(२७) शिवद्याल तथा शिवनारायणु-शिवदयाल शिवनारायण शिवनारायण प्रसाद 
शिवनारायणलाल शिवमुनि शिवमुनिराय | 

(२८) सहज --सहजराम सहजसिंह सहजानंद | 


३--साधु संत तथा गुरू-अंगद अंगदप्रशाद अंगदराम अंगदसिंह श्र क्र अग्रसेन 
अप्रेनायथ अजवरपालतिंह अजबदास अजवैनारायण अजबसिंह अ्मरदास अजुन अजुनदत श्रजुनदास 
अजुनदेव अजु ननाथ अजु नप्रताद अजञु नराम श्रजुनराय अजु नलाल अजु नरसिंह अ्रहिल्याणिंह आनंद 
आनंदकुमार आनंदुचंद्र आनंद्चरण आनंददास आनंददेव आनंदनारायश आनंदपाल आनंदपाल- 
सिंद आनंदप्रकाश आनंदप्रताद आनंदप्रिय आनंदबद्दादुर आनंदबाबू आनंदबोध श्रानंद्भास्कर श्रानंद- 
मिकछु आनंदभूषण आनंदमूर्ति आानंदराम आनंदराय आन॑दवन आनंदवर्द्धन आनंदवल्लम श्रानंदशरण 
आरनंदसश्य आनंदसागर आनंदतिंद आनंदस्वरूप एकनाथ एकराज एकराम कोकराज कोकामल 
कोकाराम कोकीराभ गहरीदीन गदरीलाल गुरुगोबिंद गुलाब गोपीचंद गोविंद्सिह गोविंदसेवकर्सिह चाण- 
क्य छीतमल जयदेव जयदेवकुमार जयदेवदास जयदेवनारायण जयदेवप्रकाश जयदेवप्रसाद जयदेवाचार्य 
शानदेव शानेश्वर शानेश्वरकुमार ज्ञानेश्वरयात जानेश्वरदास शानेश्तरनाथ शानेश्वरप्रसाद शानेश्वर- 
रद्याय तुकाराम तुकीराम तुलती तुलवीदत्त तुलसोदास तुलतीप्रखाद तुलत्ीमगत तुस्सी तेगघर तेगबहा- 
दुर तेंगराम त्यागराय दीनदयाल दीनदयालप्रवाद दीनदयालज्ञाल वृल्लप दुलमचंद दूलमसिंह दुत्देराम 
' देबेंद्र देवेंद्कुमार देखेंद्रचंद्र देवेद्रदत्त देवेंद्रदेव देवेंद्रवाथ देवेंद्रनाथदेव देवेंद्रप्रकाश देवैंद्रप्रताप देवेंद्र 


( ४२५ » 


प्रतापनारायणरिंह देवेंद्रप्तापसिंह देवेंद्रप्रसाद देवेंद्रभूषण देवेंद्रमोहन देवेंद्रलाल देवेंद्रविजय देवेंद्रसिंह 
देवेंद्रस्वरूप धन्नन घन्ना धन्नाचरण घन्नामल घन्नाराय धंन्नातिंद धन्तराम घन्तूलाल नरत्रीदात नरहरि 
नरहरिद्त नरहरिनारायण नरहरिप्रधाद नरहरिराम नरहरिराय नवनाथलाल नागाजुन नाभादास नाम- 
देव नामप्यारा नामप्रसाद नामस्वरूप निश्चलदास निहालचंद निहाद्वर्सतिंह पवनहारीशरण पीपारिंह 
पूरणदत्त पूरणमल पूरणतिह पूरन पूरनदास पूरनप्रसाद पूरनबहादुर पूर्णप्रकाश पूर्यप्रताप पौहारी पौहारी- 
शरण बंदा बंदाराम बंदासिंह बैजसिंह बैजराम बैजलाल बैजू बैजूदास बैजूप्रसाद बैजूसिंह भरथरी भर- 
दलीसिंह भत्‌ हरि मिरतारीदास भिरतारीसिंह मत्त्येंद्रनाथ महींद्रनाथ महीघर महीधरप्रसाद महेंद्र महेँद्र- 
कुमार महेंद्रजीतसिंह महेंद्रदत्त महेंद्रदयाल महेंद्रदेव मह“ंद्रनाथ महँद्रनारायण मरहेंद्रपति महेंद्रपाल 
महेंद्रपालसिंह महेंद्रप्रकाश महेंद्रपकाशबहादुर महेंद्रप्रताप महेँद्रप्रतापनारायण मरहेंद्रप्रतापसिंह मरहेंद्र- 
प्रसाद महेँद्रबहादुर महेंद्रशहादुरसिंह महेंद्रमानसिंह महेंद्रमोहन महेंद्रलाल महेंद्रवीरसिंह महेंद्रशंकर 
महेंद्रशरण महेंद्रसिंह महेंद्रस्वरूप मीरा मीरासिंह मीरूसिंह रंगाचारी रंगाचार्य रामकृष्ण रामकृष्सृदास 
रामकृष्णदेव रामकृष्णप्रसाद रामकृष्णुराम रामकृष्णलाल रामकृष्णसहाय रामकृष्णुसिंह रामतीर्थ राम- 
दास रामदासराम रूपप्रसाद लहनासिंह लेहनीराम विवेकानंद विष्णुगुत्त विष्णुद्गंवर शिवत्रतलाल 
सदनू सघना सुंदरदास खुखानंद सूरदास सेनसिंह स्वामीशंकर हरिकिशनदास हरिगोविंद हरिदास हरि- 
दासकुमार हरिराय देमचंद्र । 

४--तीथैं--(अ) “चार धाम--(१) जगन्नाथ--जगन्नाथ पुरई पुरईदास। 

(२) द्वारका--द्वारकादास द्वारकाप्रकाश द्वारिका द्वारिकाप्रसाद | 

(३) बद्रीनाथ--बदशी बदरीदास बदरीप्रसाद बंदरीप्रसादलाल बह बद्री बद्रीकेदार बद्री- 
दत्त बद्रीदयाल बद्रीप्रसाद बद्रीलाल बद्रीविशाल बद्रीविशाललाल बद्रीशरण बद्रीसिंह । 

(४) रासेश्वर--रामसेत सेतनर्सिह सेतुबंधु सेतुबंधुरामेश्वर सेतू । 

(आ) 'सप्तपुरी-- १) अयोध्या'--श्रजुद्दी श्रजुद्दीसिंह अजुध्यादीन अजुध्याप्रसाद 
अजोध्याप्रसाद श्रयोध्यादास अ्रयोध्याप्रसाद * अवध अवघशरण औधू कौशलदत कौशलप्रसाद कोशल- 


शरण रामअवध | 

(२) अवंतिकाः--अवंतीलाल । 

(३) 'कांची?--कांचीदच कांडीमल कांडीलाल । 

(४) 'काशी'--श्रानंदबन कशिया कांसीराम काशी काशीचरण काशीदत काशीदयाल 
काशीदीन काशीनारायण काशीप्रसाद काशीबक्ससिंह काशीलाल काशीसिंह पंचकोशी। 

(४) 'अज्? (मथुरा) के अंतर्गत--कोकिलाप्रसाद गिर्वर गिरवरदयाल गिरिराजचरण गिरि- 
राजप्रसाद गिरिराजसिंह गिरिवरप्रसाद गिर्यजशरण गोकुल गोकुलदास गोकुलप्रसाद गोघनसिद्द गोधा 
गोधाराम गोधू गोरघनसिंह गोवर्धन गोवर्धनद्त गोवर्धनदास गोवर्धनप्रसाद गोवर्धनसिंद बिंदावन विंद्रा- 





१ झयोध्या मथुरा माया काशी कांची अबंतिका 

पुरी द्वारावती शेयाः सप्तेतार्मोच्षिदायिका । 

२ सुनु कपीस अंगद लंकेसा # पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ 
जद्यपि सब चेकंठ बखाना & बेद घुरान विदित जग जाना ॥ 
झवध सरिस प्रियमोद्दि न सोऊ & यह प्रसंग जाने कोड कोऊ || 
जनम भूमि मम पुरी सुहावनि # उत्तर दिशि बह सरजू पायनि || 
झति प्रिय मोहि इंहाँ के बासी & मम धामदा एरी सुखरासी || 

(रॉम० उत्तर०) 


( ४३६ ) 


वनदात मथुरा मथुरादत्त मधुरादात मथुराप्रसाद मथुरी मधुवन मधुबनदास मधुवनप्रसाद महावन राम- 
ब्रज वूं दावनदत्त वृंदावनदास व्ृंदावनप्रसाद बूंदावनशरण इंदावनसहाय श्जवंश ब्रजशंकर ब्रजशरणु 
त्रजस्वरूप बजी | 

(६) हरिद्वार (मायापुरी)--हरिद्वार हरिद्वारदत्त हरिद्वारसिंद दरिद्वारी हरिद्वारीलाल हरि- 
दारीशरण हरिद्वारीसिंह । 

(७) अन्य तीथं--अ््ञतबड़राय अक्ञयबटरे अछयवटनारायण अक्षुयवर अक्षयवरनाथ अक्तय- 
तस्पसाद अक्ययवरलाल अक्षयवर तह अचल अचलदत्त ग्रचलसिंह अचलू ऋषिकेश ऋषिकेशसिंह कड़ी 
कड़ेदीन कड्डी कहा कमतू' कमसानदीन कविलास कविलासप्रसाद कामतायसाद कामतातिह किद्धा- 
मल किद्धासिंह कुमारीनंदन कुरुप्रसाद कुलक्षेत्रप्रसाद केदार केदारदत्त केदारमल केदारलाब केदार- 
विहारी केदारसिंह केदारी कैलाश कैलाशकिशोर कैलाशनंदन कैलाशनंदनप्रसाद कैलाशग्रकाश कैलाश- 
प्रसाद कैलासबक्शसिह कैलासलाल कैलाशशरण कैलासश्वरूप क्षेत्रदत्त खिरोधर गंगासागर गंगोत्री 
गंगोन्रीप्रसाद गया गयागजोधरप्रसखाद गयाच द्र गयाचरन गयादत गयादास गयादीन गयानाथ गया- 
पाल गयाग्रसाद गयाबक्सतिंह गयामल गयाराम गयारी गयालाल गयालू गयासिंह गिरिनारसिंह गिरि- 
विध्यबह्दुरसिंह गुप्तार गुप्तारनाथ गुप्तारपसाद गुतारसिह गोकरण गोकरणनाथ गोकरणसिंह चित्रकूट 
चित्रकूटलाल चौहरजाप्रसाद चौहरजालाल चौहरिया चौहरियालाल चौहरियासिंह चौदारी चौहारी- 
बकक्‍्ससिंह जगमंदरदास जगमंदरलाल जगमंद्रसिंह जागेश्वर जोगमंदरदास भुँसीप्रसाद तल्नतसिंह तीरथ- 
वार्सी तीर्थप्रसाद तीर्थराज तीर्थराजमणि तीर्थराजसिंह तीर्थराम तीर्थसिंह तुंगलसिंह त्रिवेणी त्रिवेणीचर 'द 
त्रिवेणीदत्त त्रिवेशीदयाल त्रिवेणीप्रकाश त्रिवेणीप्रसाद त्रिवेशीप्रसादराम त्रिवेशीमाघव तिवेणीयाम 
निवेणीलाल त्रिवेणीशरण त्रिकेशीसहाय थरियालाल देवप्रयागसिंह धनुकक्षेत्र धनुष्कोटीलाल नंदाचल 
नायपसाद नाथमल नाथसिंह नाथूराम नाथूलाल पयाग परगुन्ाल परागसिंह परागी परागीलाल परागू 
पाटन पादनदीन पाट्नदीनलाल पिलखिनदीन उ'कर पुष्करच द्र पुष्करदच पुष्करनाथ पुष्करराम 
3'करलाल पुष्करसिंह पुद्करसिंह पोकरसिंह पोखकरदास पोखरमल पोहकरपाल प्रतिष्ठानसिंह प्रभास- 
कुमार प्रभासचंद प्रभाससिंह प्रयाग प्रयागदत्त प्रयागदास प्रयागदीन प्रयागध्वजसिंह प्रयागनाथ प्रयाग- 
नारायण प्रयागराज प्रयागराजकृष्ण प्रयागराम प्रयागलाल प्रयागसिंह प्रयागी प्रयागीलाल बिसराम 
बेनी बेनीकृष्ण बेनी चरण बेनीप्रकाश बेनीप्रसाद बेनीबहादुर बेनीम|।धव बेनीमाधवप्रसाद बेनीमाघवलाल 
बेनीमाधवसहाय बेनीमोहनसिनद्ा बेनीराम वेनीशंकर बेनीशरण मनकर्शिकावक्ससिंह मनिकरन भनो- 
कनिक मिथिलाप्रसाद मिथिलाशरण मुक्तिनाथ मैडरूसिंह राजगिरि राजगहीसिंह रामप्रयाग रामसरोबर 
गमयागर रामसागरराय रामसागरलाल रामेश्वरदयाल रामेश्वरदास लहरीचरण लहरीदत्त लहरीमल लहरीराय 
लहरीसिंह लोलाक॑प्रसाद वंकटलाल विंध्यवह्नाढुर विंध्याचलप्रसाद विंध्धाचलमरणि विंध्याचललाल विध्या- 
चलसिंह विश्राम विभ्रामप्रसाद बेंकट वेंकव्प्रसाद वेंकटलाल वेंकटरमण वेंकटरमणससिंह वेंकटलाल वेणी- 
माधव वेणीमाधवसिंद वैकुंठ बैकुंठप्रसाद शत्रुंजय शरत्रंजयप्रतापसिंद शिवकेदारसिंह शिवकैलाश शिव- 


के 





_ रिसखानि! कब्रों इन आँखिन सों बज के बन बाग तड़ाग निहारों । 
कोटिन हूँ कन्नघौत के धाम करीर के कुजन ऊपर वारों ॥ 
* बटमूले स्थितो अह्मा वटमध्ये जनादुनः 
वटाओं तु शिवो देवो सावित्नी वट संश्रिता 
वट सिंचामि ते मूल सब्िलैर्मतोपसेः 
यथा शाखा प्रशाखामित्र दो 5सि त्व॑ महीतले 
तथा पुत्रेश्च पौज्नेश्च सरपन्न' कुरु माँ सदा । 


( ४३७ ) 


कीटिलाल शिवशेखर भीमंद्रदास संगतदास संगतमल संगतराय संगतशरण संगतसिंह संगम संगमप्रकाश 
संगमप्रसाद संगमलाल सम्मलसिंह सरोत्तमप्रसाद सांची सांमर सागरचंद सागरदत सागरप्रसाद सागरमल 
सागरलाल सागरसिंह सारनाथसिंह सिंहाचलदास सीमाचल हरगिरि हरिहर हरिहरकृपालसिंह हरिहृर 
गोपाल हरिहरदयाल हरिहरदास हरिहरनाथ हरिहरनाथप्रसाद हरिहरनारायण हरिहरनिवास हरिहर- 
प्रसाद हरिदरप्रसादर्सिह हरिहरबक्ससिंह हरिहरराम हरिहरशंकरराय हरिहरशरण हरिहरसिनहा हरिहरा- 
नंद हिंगलांजश रण हिंगालाल हिंगूसिंह हिमराज' हिमांचलपिंह हिमेंद्र हिमेशचंद्र । 

५--धमे ग्रन्थ (अ) वैदिक काल--निगमपालसिंह निगमानंद निग्मेंद्रसेन बेदा 
बेदीचंद वेद वेदकांत वेदकुमार वेदनाथ वेदनारायण वेदनिधि वेदपाल वेदप्रकाश वेदप्रकाशचंद्र 
बेदप्रताप वेद्प्रिय वेदमणि वेदमणिकुमार बेदमित्र वेदराज वेद्राम वेदत्त वेदत्रतभूषण वंदसिंह बेंदा- 
नंद वेदानंदलाल वेदीराम श्रुतिकांत श्रुतिदेव श्रुतिनारायण । 

(आ) दर्शन--दर्शन दर्शनदयाल दर्शनदीन द्शनप्रसाद दर्शनलाल दर्शनतिंह दर्शनानंद 
वेदांतप्रसाद । 

(३) पोराणिककाल--गीतमर्तिंह गीतादास गीतानंद गीताराम* भागवतप्रसाद भागवत- 
लाल भागवतानंद श्रीभागवत हरिवंश हरिवंशद्याल हरिवंशग्रसाद । 

(३) आधुनिककाल---गंगाल हरी पत्रा पत्रिकाराम प्रेमतागर भक्तमालप्रसाद रघुवंश रघुवंश- 
स्वरूप रामायणप्रसाद रामायणलाल रामायन रामायनजी रामायनराम रामायन४४िह रामायनी सुखसागर 
सुलसागरलाला । 


६--मंगल-अनुष्ठान (अ) धार्मिककृत्य--ग्यारीलाल जगमेघसिंह दरसबहादुर दर्शन 
दर्शनदयाल दर्शनदीन दर्शनप्रसाद दर्शनलाल दशनसिंह द्शनानंद देवपूजनराय पूजाप्रसाद पूजाराम 
भजदनत्त भजनदयाल मजनराम मजनलाल भजनविहारीलाल भजनसहाय भजनसिंह भजनस्वरूष 
भजनानंद भजामिशंकर भजुरामराय भजोरीलाल भजौरामराय भज्जा भज्जूतिंह मखोले मनशुमिरनदस 
मुखरामराय यशकुमार यज्ञचंद्र यश्दत्त यशनंदन यश्ञप्रसाद यशभू यशमोहनस्वरूप यशराज यशराय यश्ञ- 
लाल यशशरण यागप्रसाद लीला लीलाग्रसाद लीलापिंह विश्वजीतनारायण सर्वजीत सुमिरनलाल 
सुमिरनसिंह होमनिधि होमसिंह होमा । 

(आ) पर्व तथा उत्सव्‌--अ्रंतराम अंता अंतीलाल अंवू अंत्राम अंतूराय अंदूलाल अंदूलिद 
अज्ञवकीति अक्षयकुमार श्रक्यचंद्र अक्दयधन अ्रद्यराज श्रद्यलाल श्रक्लवविनोद अचल अचलदत्त 
अ्रचलनाथ अचलतविंह अ्चलू अ्रधिकलाल अ्रनंत श्रनंतदेव अनंतदेवनारायण श्रनंतनाथ भ्रनंतनारायण 


१ अस्ति तन्न महानेकी दविसमवान्‌ नग उत्तमः। 
नानाभूतिसमाकीणों.. नानाहुमसमा कुल: ॥ 
नानापदिसमायुक्तो. नानामगविचित्रितः | 
स्फाटिकेः काखने।.. शह्ेमेणिवेदूयूपषिते: । 
हिमेन पूरितों नित्य गदल्भाध्वनिनिनादितः ॥ 

हरितालिका ब्रत कथा श्लोक १३-१६ (संक्षिप्त) 

* १२ परम वेष्णव भक्त--मनु; सनकादि, नारद, 
जनक, कपिल, बह्मा, बल्नि, भीष्म, प्रह्मद, शुकदेव, 
भर्मराज, शंभु । 


६ 


( ४रेघ ) 


) 


अनंतप्रतापसिंह श्रनंतप्रसाद अ्रनंतबहादुरसिंह श्रनंतमगवान अ्नंतराज श्रनंतराम श्रनंतलाल अनंत- 
शरण शअ्रनंततहाय श्रनंतसिंह श्रनतसुमिर्नदास गअनंत्स्वरुूप अनंतानंद अ्रनंतीप्रसाद श्रनंतीलाल श्रवतार 
अवतारराय श्रहोई अ्रहोईलाल इंद्रदमनसिंह ऋतुपाल ऋ(राज ऋतुराजकुमार ऋतुराजप्रधाद ऋतुराज- 
राय ऋतुराजतिंदह ऋतुराम ऋषि ऋषिकुमार ऋषिक्ृष्ण ऋषिदत्त ऋषिदेव ऋषिदेवग्रसाद ऋषिदेव- 
राम ऋषिनन्दन ऋषिनाथ ऋषिनारायण ऋषिनारायणसिंह ऋषिपति ऋषिपाल ऋषिप्रसाद ऋषिमिन्र 
ऋषियपुनि ऋषिराज ऋषिराजसिंह ऋषिराम ऋषिलाल ऋषींद्रद्य ऋषीद्रनाथ औतारसिह कल्पनाथ 
कल्पनाथप्रसाद कल्पनाथसहाय कल्पनारायण कलल्‍्पू कोकिला कोकिलाग्रसाद क्रांतिकुमार क्रांतिचंद्र 
क्रांतिनंदन क्रांतिप्रकाश क्रांतिप्रसाद क्रांतिसेवक कांत्स्विरुप खिचड़ीराम खिच्चूमल गहनसिह गहनीगम 
गिरवानसिंह गीवाणदत्त शुरुभपाल गुरुचरण गुरुचरणनिवास गुरुचरणप्रताप गुरुचरणराम गुरुजी 
गुरुदत्त गुरुदयाल गुरुदयालदास गुरुदयालप्रकाश गुरुदयालप्रसाद गुरुदशंन गुरुदास गुरुदीन शुरुदीप- 
तिंह गुरुदेव गुरुदेवनारायणलाल गुरुदेवप्रसाद गुरुदेवप्रसाद््सिनहा गुरुदेवराय गुरुदेवसिंह गुरुनामसिंह 
गुरुनारायणलाल गशुरुप्रकाशलाल गुरुप्रतापसिंह गुरुप्रखाद गुरुबक्सराय गुरुबफ्तलाल गुरुबक्ससिद 
गुरुबच नरसिंह गुरुबच्चनसिंह गुरुबालकप्रसाद गुरुमौजप्रकाश शुरुमौजशरणसिनहा गुरुरत्नप्रसाद गुरु- 
राम गुरुरामप्यारे गुरुलिंगदेव गुरुशंकरलाल गुरुशरण गुरुशरणनारायण शुरुशरणप्रसाद गुरुशरण- 
लाल गुरुसहाय गुरुसहायलाल गुरुसहायसिंह गुरुसेवक गुरुसेवकनाथ गुरुसेवकराम गुरुसेवकलाल गुरु- 
स्वरूप ग्यार्तीलाल ग्यारीलाल ग्यासिया ग्यासीराम ग्यासीलाल चतुर्थीलाल चौथमल चौथीप्रसाद चौथी- 
राम छुटेबहादुर छट॒नलाल छुदराम छुठीतिंह जिउत जिउतप्रसाद जिउत्तबंधन जिउतबंधनप्रसाद जिडत- 
राम जिउतिया जिउधन जिडधारी जिउभारी जिउराखन जितई जितबंधनसिह जितमन जितरतिंह 
जितारू जितुआ जित्ता जितू जित्तूलाल जीतगिरि जीतनराय जीतनलाल जीतनाथ जीतनारायण जीतपाल 
जीतप्रसाद जीतबहादुरलाल जीतमणि जीतमल जीतगम जीतलाल जीतरसिंह जीवृूराय जीवरुखन जीव- 
राखनलाल भुलई भुलईसिंह भुल्लरसिद कुल्ली फकूलन भूलनलाल भूलनविद्दारी भूलर भूलाराम भूला- 
सिंह दिलई ठिल्लूराम तिजई तिजू तिजोली तिज्जा तेजई तेजा तेजामल तेजाविद्वारी तेरस तेरसराम 
तौद्ारीराय दशादीन दशाराम दसईराम द्सवंततिंह दसवन सिंह दसेकुमार दसैया दस्सू दिवारी दिबारीलाल 
दिबव्बू दियालीराम दुजई दुजवा दुजेसिंह दुज्जी दुज्जू दुजाराय दूजीलाल देव देवई देवकरण देवचंद 
देवचरणा देवजस देवजीत देवता देवतादत्त देवतादयाल देवतादीन देवताप्रसाद देवतालाल देवतारिंह 
देवदमन देवदर्शनसिंह देवदास देवदीपर्िह देवधर देवधारी देवधारीप्रसाद देवनन्दन देवनन्दनरम 
देवनन्दलाल देवपूजनराय देवप्रकाश देवप्रतापनारायशसिंह देवप्रसाद देववचन देवबलीसिंद देवभक्त 
देवमंगलप्रसाद देवमित्र देवमूर्ति देवलाल देववंश देववंशसहाय देवशरण देवशरणशप्रसाद देवशरण- 
लाल देवशरणसिंह देवसुद्ष देवशुचितराम देवसृष्टि देवसेन देवहर्ष देवानंद दोजीराम दौजीलाल घुरई 
घुरी धुरीसिंह धूरीलाल धूरूप्रसाद धूरूतिंह धूरे धूलचंद धूलसिंह घूलीलाल नवनाथ नागचंद्र नागदेव 
नागदेवलाल नागनारायण नागनारायणलाल नागमणिलाल नागमल नागराम नागाराम नागाराय 
नागू नागुराम निरौतीलाल नौमी नौमीनाथ नौमीलाल नौरताराम नौरतू पंचदेव पंचनंदनराय पंचम 
पंचमदास पंचमदेव पंचमनाथ पंचमप्रसाद पंचमराम पंचमलाल पंचमसिंह पंचमरत्न पंचलाल पंच- 
सुखलाल पंचा पंचानंद पंचानंदराय पंचू पचई पचईराम पचईलाल पचऊ पचडऊलाल पचवासिंह 
पचोली पचोलीलाल पच्चा पच्चूलाल पर्बलाल पांचा पांचीलाल पांचू पांचेराम पितृशरण पुनःराम घुनई 
पुनवासीराम पुनेशराम पुन्ना पुन्नालाल पुन्तू पुन्दी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमकुमार पुरुषोत्तमचंद्र पुरुषोत्तम- 
दयाल पुरुषोत्तमदास पुरुषोत्तमदेव पुरुषोत्तमनाथ पुरुषोत्तमनारायण पुरुषोत्तमप्रसाद पुरुषोत्तममगवान 
पुरुषोत्तमलाल पुरुषोत्तमशरण पुरुषोत्तमसिंह पुरुषोत्तमस्वरूप पूनमचंद पूनामल पूरनमासी पूरनमासीयाय 
पूर्णमासी पूर्णमासीराम पूर्णिमाप्रसाद फगनासिंह फगवा फरुआ फगुना फंगुनी फयुरिया फरुद्दार फरगन 
कण फरा[सिंद फनदास फागू फागूचंद फायूपसाद फायूराम फागूलाल फाल्युन बर्सू बसावन बसावनराय 


( ४शेह ) 


बसावनसिंह बसोरा बासराम बासासिंह बाती बासीराम बासौरे सुज॑गसिंह भूधर भूधरसिंह भूमिघर मकर 
मदन मदननारायण मदनपाल मदनप्रकाश मदनप्रसाद मदनराय मदनलाल मदनसिंह मदनानंद मंन- 
धारी मनिराज मनोरथ मनोस्थप्रसाद महामंगल रक्खासिंह रक्षपाल रक्षा रज्ञाराम राजवंसत रामनौमी- 
राय रिक्खा रिक्खाराय रिक्खसिंह रिखई रिखईराम ललई ललईराम ललकप्रसाद ललकालाल ललकूराम 
ललकूसिंह ललनकुमार ललनजी ललैयन लल्लन लल्लनप्रसाद लललनलाल लक्लानाथ लल्लामल 
लल्लाराम लल्ज्ञातिंह लल्ली लल्लीप्रसाद लल्लीराम लहलू लल्‍्लूप्रसाद जल्लूमल लल्लूराजा लल्लूसिंह 
लिक्खा लिफ्खू लिक्खेराय लिखई लिख्या लेखराम लेखा लेखासिंह लोदीराय लोदीसिंह लोघी वसंत 
बसंतकिशोर वसंतकुमार वर्सतकृष्ण बसंतनारायण वसंतबहादुरसिंह वर्ंतराम वसंतराय वरंतलाल वसंत- 
बल्‍लभ वसंतविनोद वसंतविहारी वसंतर्सिह वसंता विजय विजयहंद्रसूरि विजयकिशोर विजयकुमार 
विजयचंद्र विजयदत्त विजयद॒याल विजयधारी विजयनंदन विजयप्रताप विजयप्रसाद विजयबाबू विजयमल 
विजयमित्र विजयलाल विजयसिंह विज्जोलाल बैकुंठ वैकुंठप्रसाद शीतलाप्रसाद सकटविह्ारीलाल 
सकटाराय सकट सकटमल सहटराम सफूटलाल सक्टतिंद सकटेलाल सहपदेव सरूपसिंद सरूपा सुकृत- 
नारायण सोमवतीनारायण स्वरूपनंद हलछुठी होरा होरी होरीलाल होरीसिंह होली होलीराम । 

(इ) पोडशोपचार-(१) आसन - श्रासन आसनीप्रसाद तखतसिंद सिंहासन सिंहासनसिंह । 

(२) जल --जलईराम जलुआ जह्लू नीरसिंह | 

(3) आमषण--भूषण भूषणचंद भूषणराम भूषणलाल भूषणशरण भूषणसिंदह | 

(४) खब्भार--४ंगारसिंह साँफरी राम सिंगारसिंह सिंगारु । 

(४) सुगन्ध--अगर्वंद चोई चोयालाल धुपई धूपचंद धूपसिंह धूपी बासराम बासासिंद 
बाती बासीराम सुगन्ध । 

(६) "पुष्प--कुसम कुसमकांत कुसमचंद्र कुसुमनारायण गुलई गुलबक्स पद्मग्रकाश पहुपदत्त 
पहुपतिंह पहुपी पुष्पानंद पुष्पीलाल पुरष्पेंद्रराय पोप पोपराम पोपी फुलई फुलावन फुलेना फुलेनानारायण 
फुलेनासिंह फुल्लस्यय फुल्ली फुल्लूतिह फूलगिरि फूलचंद फूलचंदराम फूलदेव फूल देवसहाय फूलदेवरसिंह 
फूलनारायण फूलराजसिंह फूलशंकर फूल्शरण फूलपहाय फूलसिंह फूज़ा फूलूसिंह सुमन सुमनकुमार 
सुमनच द्र । हे 


5 सूर्येदेव पर भिन्न भिन्न प्रकार के फूल चढ़ाने का साहाल्य :-- 


दल फल 
सालती देवसान्निध्य 
मल्लिका माग्योदय 

कमल सौभाग्य 

कदुंब परमैश्वर्य 

वकुल अक्तय मंत्र सिद्धि 
मंदार सर्व कुष्ठ निवारण 
विल्व श्री 

किशक पीढ़ानाश 
अगस्त झजुकूजता 

कनेर अनुचर पद 
शतपन्न सालोक्यता 


. ्ाक दरिद्रवाश 


( ४४० ) 


(७) दीप*--दिपईराम दियालीराम दीपक दीपकर्सिंह दीपकुमार दीपचंद दीपदानराय दौप- 
नंदनसिंद दीपनराम दीपनारायण दीपनारायणप्रधाद दीपनारायणसिह दीपनारायणपसतिनहा दीपराज 
प्रदीपकुमार प्रदीपचंद्र प्रदीपनारायण प्रदीपनारायणसिंह प्रदीपशाह महादीपक सकलदीप । 

(८) नेवेद्य--परसादी परसादीलाल प्रसाद प्रसादराम प्रसादसिंह प्रधादीराम प्रखादीलाल भोग- 
नाथ भोगा महाप्रसाद । 

(६) तांबूल--गिलोरीराम पनालू पनुआ पानदेव पानसिंह । 

(१०) कलश *--कलशनारायण घल्ला सेकूलाल | 

(११) पंखा--विजनू । 

(१२) माला--मनकीराय मालचंद मालाराम मालू । 

(१३) वाद्य--घंटर घंटरसिंह घंगेली नौबत नौबतदयाल नौवतराय नौबतराम नौबतलाल 
नौबतसिंह । 

(१४) शंख--शंखराम संखूप्रसाद संखुराम । 

(१४) तित्ल--तिलई तिलसिंह तिलोमनि तिहला । 

(१६) अक्षत--अ्क्षत । 

(१७) कपुर--कपूरचंद कपूरसिंद कपूरीलाल कर्पूरचंद्र । 
(१८) चंदन--चंदन चंदनगोपाल चंदनदास चंदनपालसिंह चंदनप्रसाद चंदनमल चंदनलाल 
चंदनसिंह संदलसिंह हरिचंदन । 
(१६) रोरी--इंगुर रोरीमल रोरीलाल । 
(२०) स॒पारी--सुपारी । 
(२१) नारियल--नरियल सदाफल । 
(२२) दूब तथा कुश--दूर्वा प्रसाद कुश ? । 
(२३) मंगल सूत्र--नाराप्रसाद नाराराय । 
(२४) शमी--छोकर शमीनंद । ु 
(२४) चमर--चंवरी चमरीलाल चमरू चमरूलाल चौरी | 


उ्योतिष--आअ) राशि नक्षत्र-अरश्विनीप्रसाद श्रार्द्राप्रसाद कुंभनाथ क्षितिजकुमार 
चित्तर तुलाराम तुल्ला घनुआ धनुकप्रसाद पुक्खनलाल पुक्खलाल पुक्खू पुखराज पुखराम पुखलाल 
पुष्यजित पुष्यदत्त मकर मघराज मिथुनसिंह मीनाराम मीनालांल मुरहू मुरहूराम मुराहूसिंह मुलई मुलईराम 
मुलईलाल मुलहू मुलुआ मुल्ला मुल्लाप्रसाद मुल्लू मूलकृष्ण मूलचंद्र मूलचंद्रप्रसाद मूलनारायण मूल- 
प्रकाश मूलराज मूलशंकर मूला मूलामल मूलासिंह मूलीराम मूलू मूलूसिंह मूलेतिंह मेखचंद मौलासिंद 
मौलिया मौली राहुनाथ राहुवीरसिंह रेवती रोहिणीप्रसाद बृषभानतिंह श्रवण सिंहराम हृत्तीप्रसाद हृत्थी- 
प्रसादलाल हृस्तीमल । 


१ द्वीप; पापहरः प्रोकस्तमोराशि विनाशनः | 


दीपेन लम्यते तेजस्तस्माद्‌ दीप॑ दुदामि ते | 
£ गंगे च यमुने चोच ग्रोदावरि सरस्वती | 
मर्मदे सिधु कावेरि जल्ले5स्मिन सपन्निधि कुरु || 
. * विरंचिना सदोत्पन्न परमेव्ठिज्िसगंज | 
झुद सर्वांणि पापानि दुर्भ स्वस्तिकरो भव ॥ 


( &४१ै ) 


(आ) सिद्ध योग--(१) 'धर्म'--धरमात्माप्रताद घर्मात्माशरण घर्मात्मासिंह धम्मू धमे ष्टि। 


(२) 'अ्थ!--दौलत दौलतचंद दौलतप्रसाद दौलतराम दौलतराय दौलतरिंह दौली दौलीराम 
दौलू द्व्यप्रकाश धन घनई घनकलाल घनकुमार धनकूसिंह घनदयाल घनप्रकाश घनफूलनारायण 
घनरूप धनरूपमल घनलाल घनवंत धनवंतनारायण धनवंतर्सिह धनवानसिंह धनवीरप्रसाद धनसुखलाल 
धनानंद धनियां धनी धनीराम नवनिधिलाल निद्धा निद्धामल निद्धालाल निद्धीसिंह निद्धराम निधिदास 
निधषिस्वरूप पूंजीराम पूंजीलाल मिललीराम विभवर्तिह विभूतिलाल विभूतिसिंद शुभधनसिंह संपत संपति- 
कुमार संपतिमल संपतिराम संपतिलाल संपतिसिंह । 

(३) काम--आरामदास आरामीलाल इकबाल इकबालकिशोर इकबालकृष्ण इकबालचंद्र 
हकबालनारायण इकबालनारायणलाल इकबालप्रसाद इकबालबहादुर इकबाललाल इकबालशंकर 
इकबालसिंह इकबालीप्रसाद ऐश्वर्यनारायणुसिंह ऐश्वर्यभूषण खुशबख्तराय खुशहाल खुशहालचंद्र 
खुशहालसिंह खुशहालीराम खुशहालीलाल खुशाकरलाल खुशालचंद्र खुशालसिंह खुशाली खुशालीमन 
खुशालीराम नसीबधारी नसीबसिंह बख्तबहादुरसिह बख्तावरलाल बख्तावरतिंह भागचंद भागमल 
भागवंतसिंह भागी भागीमल भागूमल भावीचंद भावीराय भोगी भोगीराम भोगीलाल रायधुभगदास 
विकासचंद विलासचंद विलासनारायण विलासराम विलासराम विलाससिंह सुक्खन सुक्खवनलाल सुक- 
खनसिंह सुक्खा सुक्खामल सुक्खाराम उुक्लासिंह सकली सुक्वीलाल सुक्‍्खू सुक्खूलाल सुक्खे सुखई सुलई- 
दयाल सुलईराम सुखदश्शन सुखद्शनदयाल मुखदर्शनलाल सुखदीन सुखधनजीसहाय सुलध्यान सुब्नंद न 
सुखनंदनप्रसाद सुखनंदनराम सुखनंदनलाल छुखनंदनसिंह छुखनप्रसाद सुखना सुखनारायण सुखनिधान- 
सिंह सुखपाल सुखबिन सुत्रभावनसिंह सुखमं गलसिंह सुखमय सुखमल सुखमलचंद सुखराज सुखराजबहाहुँर 
सुवराजसिंह सुखराम सुखरामपाल सुखरामलाल सुखरामसिंह सुब॒लाल सुखबंतराय सुखवासी सुखवास- 
लाल सुखविलासशरण सुखवीर तुखबीरदत्त सुखवीरशरण सुखवोरसिंह सलंपतिराय सुख स्वरूप सुखानंद 
सुलानंदस्वरूप सुखारी सुखारीराय सखारीसिंह सुल्योबक्त सखुआ। सुखूराम सु्ेंद्र कुमार सुखेंद्रदेव सुखेंद्र - 
पालसिंद सुखेंद्रसिंह सुभागचंद सुभागमल सूखा सेहतबह्ाहुर सेहतराम सेहत्सिंह सौभागनारायणसिंद 
सौभागमल सौभागसिंह । 

(४) लोकेषणा--अक्षपकरर्ति अजमतसिंह आशादत आशाराम हसमचंद इसमसिंह डदित 
उद्तिप्रसाद डद्तिलाल उद्तिरिंह कीरत भान कीरतराम कीरतसिंह कीतानंद कीर्ताभदेव कीर्तिकर कीर्ति- 
गोपाल कीर्तिचन्द कीर्तिदेव कीतिपालसिंह कीर्तिप्रकाश कीर्तिप्रखाद कीर्तिभूषण कीतिभूषणुप्रकाश 
कीर्तिभूषणस्वरूप कीर्तिमान कीर्तिवर्ननदेव कीर्तिवल्लभ कीर्तिविहारी कीर्तिशंकर कृतराजसिंह कृतराय 
ख्यातसिहद जगरोशन जगरोशनलाल जयवंतकुमार जसईराम जसकरनसिंह जसजीतसिंह जसपतराय जस- 
पतिराम जसपाल जसपालतिंह जसमलसिंह जसवीरसिंह तारीफतिंह नामवरसिंह परमकीतिशरण प्रसिद्धराय 
महिमाचन्द्र महिमाचरण महिमानंद महिमाराजध्वजसिंह यशकर्ण यशपाल यशपालच द्र यशपालसिंह 
यशराज यशराय यशवीर यशवीरशरणुदास यशवीरसिंह यशोधर यशोराज यशोविमलानंद रोशनमल 
रोशनलाल रोशनसिंह ललितकीर्ति बरनाम शोहरतप्रसाद श्लोक सन्नामल सन्नुलाल सरनाम सरनाम- 
कुमार सरनामसिंह सुक्रीतिंदास सुनामराथ हसमत हसमतराय हुकुमच द्‌ हुकुमपाल हुकुमराज हुकुम- 
सहाय हुकुमसिंह । 

(४) चार पदा्थ--पदारथ । 

(८) सम्प्रदाय--अदंडीलाल अ्रनहृदशब्द्शरण श्रमूल्य चरणसिनद्दा अम्रतबहादुर अस्तृतर्सिह 
अहददास अलबघारी अवधू अवधूत अवधूतधिह अवधूतानंद श्रार्यद्स इमरतरिंद डदासी केवल सिद 
कोलवारीसिंह गिरिप्रधाद गिरिलाल गुरुकुल गुरुदयाप्रकाश गुरुमु खदात गुरुवुबराम गुरुपुलशरण शुरू 
बुखिंह गुसाई गुसाई दत्त गुसाई राम गुताई'विंद छुपरनलाल छुपनसिंह जैनकुमार जैननाथ जैन- 


( ४४२ ) 


प्रकाश जैनूराम जैनेंद्र ज्योतिषसिंद तपसी तपसीसद्ाय तपसीसिह तपश्वीप्रसाद तपस्वीराम तपोनिधि तपो- 
राज तिलकथारी थावरच' द्‌ दयाल दयालच द्र दयालदास दयालनंद दयालनारायणर्सिह दयालप्रसाद 
दयालराम दयालशरण दयालसहाय दयालसिह दयात्ुदास दिगंबर दिगंबरच द दिगंबरदत्त दिगंबर- 
दयाल दिगंवरनाथ दिगंबरप्रसाद द्गंबरराम दिगंबरलाल दिगंबरसिंह देवलघारीसिंह नक्षत्रवली नाथ- 
प्रसाद नाथमल नाथसिंह नाथूराम नाथूलाल नामप्यारा नामप्रसाद नामर्सिह नामस्वरूप नेतिरामसिह 
परमगुरुदयाल परमहंस परमहंसप्रसाद परमहंसमक्तसिंह पुष्टिबल्लम प्यारेसिंह प्रपन्नाचार्य ब्रह्मम॒नि मक्त- 
दर्शन भक्तदशनस्वरूप मक्कनंदन भक्षप्रसाद भक्तमूषण भक्तमल भक्तमोहन भक्तरत्न भक्तराज भक्तराम 
भक्तशिरोमणि भक्तसज्जन भिन्नुपसाद महंत महंतपति महंतराम महंतसिंह महात्मा महात्माप्रसाद महात्मा 
राय महात्मालाल महात्मासहाय महाप्रसाद महामुनि महावरदयाल मुखीनाथ मुनईलाल मुनिकांत मुनि- 
कुमार भुनिच द मुनिजिनविजय मुनिज्ञानसुन्दर मुनिदीक्षित मुनिनारायणसिंह मुनिप्रसाद मुनिराज 
मुनिराजशरण मुनिराम मुनिलाल मुनींद्रपताप मुनींद्रप्रसाद मुनींद्रबह्मदुर मु्नींद्रतिह मुनींद्रानंद मूरतसिंह 
मूरतिप्रसाद मूरतिराय मूर्ति मूर्तिकिशोर मूर्तिनारायण मूर्तिलाल रामसनेही रामसनेहीलाल रेखराज 
विष्णुधारीसिंह 'वैष्णवदास शब्दकुमार शब्दप्रसाद शब्दमोहनलाल शब्दलसिह शब्दशरण शब्दस्वरूप 
शब्दानंद शब्दानंदराय संत संतकुमार संतगोपाल संतचरण संतदयालसिंह संतदास संतदेव संतनारायण 
संतपाल संतप्रकाश संतप्रसाद सतप्रसाददास संतबक्ससिंह संतबहादुरसिंह संतमिलन संतराज संतराम संत- 
लाल संतलालदास संतविलास संतशरणु संतसागर संतर्सिह संतसेवकराय संतसेवकलाल संतस्वरूप छंता 
संतान संतानप्रसाद संतानसिंह संताभ्रयलाल संतूदास संतूराम संतूलाल संतोदास सकलदीप सक्लसिंह 
सकलानंद सकलू सतगुरुचरण सतगुरुदयाल सतगुरुप्रधाद सतगुरुबक्ससिह सतगुरुशरण सतगुरुसहाय 
सतगुरुसिह सतगुरुसेव ऊसिंह सधवा साधवराम साधवस्तिह्र साधू साधुचरण साधूदास साधूराम साधूृशरण 
साधूशरणुप्रसाद साधो साधोप्रसाद साधोलाल साधोशरण साधोसिंह सिद्वनारायण सिद्धप्रसाद सिद्धानंद 
सिद्धिशरण सिद्ध, सिद्वराम सुरतिकुभार स॒ुरतिनारायशुसिंद सुरतियक्राश सुरतिराम सोहम्‌ स्वामीचरण 
स्वामीदयाल स्वामीदयालध्वरूप स्वामीदीन स्वामीदीनप्रसाद स्वामीनाथ स्वामीनारायण स्वामीप्रसाद 
स्वामीविहारी स्वामीश रण स्वामीक््वरूप हंस हजूरसिंह हजूरीसिंह हाकिमहुकुम हुकुमच द छुकुमराज 
हुकुमसहाय हुकुमसिंह हुक्‍्मी होतमरतिंह होतीप्रसाद होतीलाल होतृदत्त । 


६-्यन्ध-विश्वास (अ) अशुभनाम--अश्रजामिल अनरूपसिंह अनेकसिंह अपरूप- 
नारायणलाल अपरूपतिंह इंद्रजीत ओछे श्रोे ताल श्रोछेसिंह करखू करिया करियातिंह कलंक कलुश्रा 
कलूटीराम कलूटीसिंह कसूरराम कुंभकरण कुमनी कुशंककुमार कोबरनशाह खरदूषण खोद खोटे गुलामी 
गैरी घरभारी घिनई चूहड़मल चूहरसिंह चूहरा चूहरीमल जालिम जालिमच'द जालिमप्रसाद जाहिम 
सिंह दसैया दस्सू दासूसिह दुर्जन दुर्जनराम दुजनलाल दुर्जनसिंह दुर्जाराम दुर्जी दुर्वचनसिंह घिककी- 
सिंह नंगा नंगाराम नंगू नंगूराम नंगेदास नंगेसिंह निखिद्दी! भिन्ुकसिंह मिखारी मिखारीलाल मकतूल- 
हिंह लुचई लौधर सिरिया । 


(आ) निकृष्ट तथा नगण्य नाम--अ्लियावन कचरूमल कजोरीमल कतवारू कत- 





१ वेष्णवजन तो तेने कह्ििये जे पीर पराई जाणे रे । 
परदु:खे उपकार करे तो पे मन अभिमान न आणे रे ॥ 
(भक्त नरसी ) 

+ ॥, काय्णातत 5087 एे. च७, 97879 ६8५०१ (४० नाहा। 3500 एडडा- 0 (08 


डि०87व ० पांडा 50०० & [०७ 47. ए. ?. 9 7984 & रत ६0 टाध्याह० 0७ 7६708 (० 
,. मिफआ जेाशांत जिदाए8. --8-9- 87 


(. ४डरे ) 


वारूलाल कत्तू किरही कुकरियासिंह कुक्‍्कुर कुनाईसिंह कुरकुट कूड़ासिंह कूड़ेमल कूड़ेराय क॒ढ़ी करे 
क्रेसिंह खतुआ खत्त खरपत्त, खरपत्त्राम खुही खेखरूराम खोभारीराम गासीराम गिज्रुआ गशुदड़ी गुदड़ी- 
प्रसाद गुदड़ीराम गुदड़ीलाल गुदड़ीसिह गुबरी गुबरीराम गुबरीलाल गुहरी गृदड़मल गुदड़राम गूदड़लाल 
गृूदड़तिंह गूदड़िया गोजर गोबरसिंह गोबरीराम गोबरू घसिया घस्सा घासी घासीराम घासीलाल घासीसिंह 
धुन घुनऊ घुन्नन घृन्नीसिह चिथरू चिथरूराम चिथरूसिह चिरकिट चिरकुट चिरकुटलाल चिरकुटसिंह 
चिरकू चिलरू चिलरूराम चिल्लर चिल्लरसिंह चीथर चीलर चीलस्मल चीलरसिह चीलरू चूखर चोकर 
चोकरच द छिलक जीमिट्टीसिंह जुठई जुठईराम जूठनराभ मंजी मंजू मंजूराम भंजूसिंह कमई भम्मन 
भूम्मनराम भम्मनराय भम्मनलाल भम्मनसिंह रूम्मा काऊराम भाऊलाल माऊरिंह कागूलाल भाड़- 
सिंह मिंगई मिंगईसिंह किगन मिंगनसिंह भिगुरी मिंगुरीराम भिंगुरीलाल मिलंगीराम भींगुर भींगुर 

प्रसाद भींगुरी भींगुरीलाल मेंगई मेंगनप्रसाद टिड्डी डढ़ोरे डींगुर तिनकूलाल तुल्लू दक्तेराम दूनाराम 
धुरई धुरीलाल धूरे धूलच द धूलसिंह पत्तर पातीराम पातीलाल फर्तिंगन फुनई फकुनईराम फूचोलाला 
फूसन फूसीराम फूसे फोगलसिंह बालूचरण बालूराम बालूलाल भ्रध्सूराय भूआ भूसी भूसीराम भूसूराम 
मटह शाँ मठोला मद्दन मनकीराम मल मलईसिंह मिट्टीच द मिट्टीलाल रेतराम रोड़ामल लुखईप्रसाद लुखई- 
राम सगवामल सगवासिंह सग्गल सग्गू सरपत सहिजनराय | 


(३) विनिमय साधन--(१) अन्नादिद्रव्य--अंडीराम कदनलाल कुदई कुद्दराम कुदई- 
सिंह कुदीराम कुदीराम कुद्द, कुदलाल कृदन केरावसिंह कोदई कोदईलाल कोद्राम खेसरीप्रसाद गुत्यन- 
सिंह गुच्चालाल गुजईराय चन्नेसिह चुनकई चुनकईलाल चुनकराम चुनियांसिंह चुन्नी चेना जिनसी 
राम जुश्रारमल तंदूगम तिलई तिलसिंह तुअरप्रसाद तूरीसिंह दोौली दौलीराम दोलू धानजू परई बीजा 
सिंद्द बूटे बेभूराय भुट्ट राम भुद्द, सिंह मका मकाराम मकालाल मकक्‌ मक्कूराय मक्कूसिंह मव्रादास 
मटर मठ्रूमल मव्रूराम मयरूलाल मय्रूसिंह मटरे सत्तूसिंह समाईलाल समासिह सम्मा सम्मीलाल होरा- 
लाल होरासिंह । 


(२) मुद्रा--अद्द, अशर्फी अशर्फीराम श्रशफॉलाल अ्रशर्फॉसिंह कंचन कंचनप्रसाद कंचनलाल 
कंचनसिंह कंचनस्वहूप कनककुमार कनकराम कनकसिंह कनिकलाल कुंदन कुंदनमल कुंदनलाल 
कुंदनसिंद कौड़ा कौड़ी गिन्नीलाल च दगीराम चवन्नीमल चवन्नीलाल चाँदीरम चौअन्नीमल छुकोड़ी- 
छुकौड़ीलाल छुकक्‍्कन छुक्क्रनलाल छुक्‍्कीदास छुक्कीमल छुक्कूलाल छुदम्मीलाल छुदामी छ॒ुदामीलाल 
छुदामीसिंह तिनकौड़ी दमड़ी दमड़ीराम दमड़ीलाल दम्मातिंह दम्मी दामलाल दावनसिंह दुश्नन्ननीलाल 
पँचकौ 2 पँचकौडीलाल बिसई बीसी बोड़ई बोड़ी बोड़ीराम म्रहरदत्त मुहरलाल मुहरसिंह मोहरच द मोहर- 
पाल मोहस्मनि लालमुहरणाम लालमोहरराय सरिया सरियाप्रसाद सुनई सुनईराम सुनईसिंह सुनकी सुनहरी 
सनहरीमल सनहरीलाल तनहरीसिंह सन्नी सवर्णकुमार सुवर्णसिह सोनईप्रशाद सोना सोनाराम सोनाराय 
वीनालाल सोनिया सोनियासिंह सोनीराम सोनीलाल सोनेलाल सोनेसिंह सोबरणसिह सौनीराम सौनू 


स्वरणंजीतसिंह स्वर्णुसिंह हेमन देमप्रकाश देमबह्ादुरसिंह हेमा | 
(३) अन्ध रुढियाँ--(१) अलग करना--अपणीचरण अपितसिंह अलगू अलगराम 


अलगराय अलगसिंह खदेरनप्रसाद खदेरनसिंह खदेह" खदेरूमल खदेरूराम खदेरूतिह जुदागीलाल 
डरी डरेलाल डरैले डलई डल्लन डल्लासिंह डललू डाल डालचंद डालसिंह डालिमचंद डाली डाली 
सिंह डालूराम डालुसिंह पथ्कन पड़रूसिंह पड़ेलाल पड़ेतिंह पवार पब्बरराम पब्बार परहू परोहीराम 


१ ससुर खदेरी नदी जो प्रयाग में जसुना से मिलती हे । 


( ४४४ ) 


परोह्दीसिह पेंकू फेकृूमल पेकूराम पेकूसिह बखोरीलाल लुटई लुरईराम छुटावन लुटावनसिह लुट्टीप्रसाद 
लुट्ठ,तिह्द लोग्न लोग्नदास लोटनसिह लोटना विसर्जनसिह्द सोपलाल सोंफीराम सोंफीलाल सोपन । 

(२) खींचना--कढ़ा कढ़ीलेराम कठढीलेलाल कद़्ेस्मल कढ़ेरा कढ़ेरासिह कढ़ोर्मल काहेराम 
जचेड़सिह् खचेरन लचेरपालसिंह खचेस्मल खचेरसिंह खचरा खचेरूमल लचेरूसिह् खचोड़ेसिह खच्चू- 
मल गाजीदीन घत्तीआ" घ्रत्तीरराम घसीटासिंह धसीटेप्रखाद घसीटेराम घिराऊप्रसाद घिशऊसिह घिरावन 
घिरू लाल घिसई विसलाईप्रसाद घितियावन घिसीराम घीसम-घीसा घीसाराम घीसासिंह घीसू घीसूलाल 
घेराऊ | 

(३) छेदना--कंछीमल कंडीलाल कंछेदलाल कंछेदीलाल कनछिदमल कनछेद्मल छिद्दन 
छिंद्ा छिद्दामल छिद्दासिंह छिंद्दू छिद्सिह छेदालाल छेदासिंह छेदी छेदीप्रसाद छेदीराम छेदीलाल छेदी- 
सिंद छेदुआ छेद नकछेद नकछेद्घर नकछेदराम नकछेदर्सिह् नकछेदी नत्था नत्थाराम नत्थासिंह 
नत्थीमल नप्थीलाल नत्थीसिंह नत्यूबक्स नत्यूराम नत्थूलाल नत्थूसिंह नत्थीला नथई नथईनाथ नथमल 
नथत्रा नथाराम नथुआ नथुनप्रसाद नथुनी नथुनीचंद्र नथुनीनंदन नथुनीग्रसाद नथुनीराय नथुनीसिह 
नथोला नथोलिया | 


(४) तौलना--जुक्खासिंह जुलई जुबईलाल जुखतारसिंह जोखन जोखनप्रसाद जोखनराम 
जोखी जोखीराम जोखू जोखूलाल तुलई तुला ठलाकृष्ण तुलाधघर तुलाराम ठुलासिंह तुलिया वुल्ला 
तुल्‍लासिंह तुल्लू तोलाराम तोलाशंकर तोलासिंह तौले । 


(५) फेरना--अ्रहोरवा श्रहोरवादीन अ्रहयोग्वाप्रसाद अहोरे फिरई फिरईसिह फेर फेरकराम 
फेर्नराम फेस्नसिह फेर फेरूमल फेब्लाल फेरूसिंह बगदू बहोरनसिंह बहोरीमल बह्दोरीराम बहोरीलाल 
लूटन लूट्रामसिह लौयैराय लौटराम लौटूसिंह सुफेरसिंह । 

(६) बद्लना--केजूप्रसाद बदलन्‌ बदलसिंह बदली बदलीप्रसाद बदलू बदलूचंद्र बदलूप्रसाद 
बदलुराम बदलूसिंह बदले । 

(७) बेचना--बिकाऊ बिकाऊनाथ बिकाऊलाल बिकानू बिकालाल बिग्गा बेचईलाल बेचन 
बेचनराम बेचनलाल बे वालाल बेचोराम बेचूदयाल बेचूनारायगण बेचूप्रसाद बेचूराज बेचूराम बेचूलाल 
बेचूसिंह बेचेलाल सुबेचनराम सोदू । 


(८) मनौती --निहोरमल निहोरराम मंतूलाल मनतोले मनाऊ मन्नन मन्ना मन्नालाल मन्नीराम 
मन्नीराय मन्नीलाल मन्नीतिंह मन्नू मन्नराम मचुलाल मन्नूसिह मन्ने मन्नोलाल मन्होती मानताश्रसाद माना 
सानाप्रसाद मानाराम मानोलाल । 

(६) माँगना--मंगतराम मंगतसिद मंगतीशाम मंगतूराम मंगतूराय मंगन मंगनीप्रसाद्सिह 
मंगनीराम मंगनूराम मंगा मंगाराम मंगासिंह मंगीनारायण मंगीलाल मंगू मंगूलाल मंगूसिंह मंगेराय 
मंगेलाल मांगीमल मांगीलाल मांगू मांगेसिंह । 

(१०) मोल लेना-- किनयान किनवनराम किन्‍्नूराम कीनाराम बिसई बिसकराम बिसार 
बिसाइन बिसाहूराम बिसाहूलाल मुलई मुलईराम मुलईलाल मुलहू मुलुआ मोलकचंद मोलकप्रसाद 
भोलकराम मोलकराय मोलहरसिंह मोलहूराम मोलुराम मोल्हासिह मौलया । 

(3) अ्रममूलक उपपत्तियाँ--अलियार अ्रलियारशम अ्रलियारसिंह आमिला इंधारी- 
लाल श्रोड़ीराम ओड़ीसिंद श्रोरी ओरीलाल औघड़बक्ससिह कबूलचंद कबूलसिंह कलंदर कुरबानराम 

१886 ॥ दाता 0०% ऐश ।, (095९४८४ रि70, रि०णा घरपाएंँटा 72726 क्रत0 789900 


थ6 एछ, ए, वग्रा०7,. छ02४१5 लाए0 हंदा0ण पिडकाव79007 ० स्‍958 रद्चएा (0 ९9789 079 
'एक.78 (0 हैए) ६प&7 ऐ(8प7ए६- “-36- 42557 


( ४०४ ) 


बलींफाराय खांकनजीसिंह खाकनसिंह खाकीप्रसाद_खेराती खेरातीलाल खैरातीसिह लोपीराम गंडामल 
गंडासिंह गाजीदीन गाजीराम घरई घरईलाल घरनाथ घरपत घरपत्तर घरपत्तरराम घरफेकन घरफेकन 
लाल धुरबयेरराय बुरबिन घुरबिनराम धुरभरी घुरभरीसिंह घुरभूसिंह घुरमल घुरहूराम धुरहू घरहूलाल 
घराऊघ॒राकराम घराऊलाल पर घ॒र्रासिंह घरू घुरुसिह धूयेमल धूःनप्रसाद घूरनसिंह घूग गम घूराशमप्रसाद 
धूरे घरेमल घ्रेलाल घ्रेतिंह चौरी छुजुआ छत्जू छुब्जूमल छुब्जुयाम छुज्जूलाल छुज्जूसिह छ॒न्नू छुम्नू 
लाल छितना छिंतरियाप्रसाद छितानीराम छित्ताराम छडीतमल छीतरमल छीतरिया छीतामल छीवू छीवूराम 
जंत्रीपसाद जलईराम जवईलाल जतन जतनलाल जतनध्वरूप जरबंधनसिंह जहरीराम जहरीलाल जहरू 
जाहर जाहरमल जाहरलाल जाहरिया जाहरियासिंह जाहरी जाहिरसिंह जिदालाल जुगतराम ज्ोगरा 
जोगिया जोगीदान जोगीदास जोगीमगत जोगीराम जोगीठाहु जोती जौनदास भंडा मभंडानंद मडासिंह 
मंडू भंडूदत भंडूमल भंड्राम भंडूल रांडूलाल कडूसिंह झंडे कंडेसिंह भन्नासिह भब्बामल 
मब्बालाल भब्बू भब्बूदास भब्बूप्रसाद कब्बूलाल मब्बूसिंह भाड़ेगिरि काबूलाल टहलराम टहल, 
येड़ी डूंगगा डोरी डोरीदत्त डोरीलाल डोरीसिंह तकियाराम तक्कूराम तजतसिंह थनई थन्नू थम्मनदत्त थम्मन- 
लाल थम्मनसिंह थानसिंह थानी थानू दग्गाही दरगाह्दीगम दरगाहीलाल दरगाहीशरण दरगाहीसिंह 
दिहल धज्जू धूनीराम धूनीसिंह धूनीसेवक धुनेश्वरतिह ध्वजाचंद ध्वजाघारी ध्वजालाल नगरसेनलिंह 
नागाराम नागाराय नाग नागराम निसानसिद्द परसादी परणादीलाल पाली पालीराम पीरचंद पीरदीन 
पीरीमज् पीरीराम पीरूमल पीरूसिंह पुड़ियासिंह फकीर फकीरचंद फकीरचरण फकीरदात फकीरबक्स 
फक्रीस्राम फकीरा फकीरसिंह फकीरेमल बक्सनारायणसिंह बभूती बलकेश बलिकरणुलाल बलिकरण 
तिंह बलिदू बल्कनदेव बहराइची बहराइचीलाल बाघतिंह बिरागीगय बैताल बैतालसिंद बैरंगीलाल 
बैरागीदाउ बैरागीराम बैरागीलाल भगत मगतदयाल भगतदयालदास भगतदास भगतराम भगतशरण 
भगतसहाय भबूती मभूतीप्रसाद भभूतीलाल भभूतीसिंह भुइयाँसिह भुय्यादीन भूडदेव भेयाबक्ससिह 
भोपा भोपीलाल मंन्नीदास मखदूम मखदूमप्रसाद मदारबक्स मदारी मदारीलाल मसानीदीन मिदुईलाल 
मिहुईसिंह मियॉलाल मुगलचंद म॒ुक्ला मुल्लाप्रधाद मुल्ल मूड़नदेव मेड़ई मेड़्‌ मेढ़ा मेढ़ीलाल मेढमल 
मौलवीराम मौलवीसिंह मंत्रीलाल रकक्‍्खासिंह वचनसिंह सक् सगुनचंद सरुनलाल सतोलेेराम सत्तीदोन 
धत्तीप्रसाद सत्तीलाल सत्तूसिंह सघवा सघारीलाल सांईदास सांइलाल साधनलाल झुपईराम सेचनप्रसाद 
सेवनलाल सेवा सेवादीन सेवाघर सेवानंद सेवाराम सेवाशंकरलाल सेवासिंह सैकूलाल । 


दाशनिक प्रवृत्ति 


१--आध्यात्मिक (अ) ब्रह्म--अंडानंद श्रखिलानंद अच्युतानंद अद्वैतकुमार 
श्रद्वेतप्रसाद श्रद्वेतानंद श्रनंत अ्रनादिलाल अविनाश असीमरंजन आत्मप्रकाश आत्मानंद 
श्रात्माराम ईश्वर ईश्वरानंद श्रोम केवल चिदानंद जीवधघर जीवेद्रनाथ नित्यानंद निरंजन 
निराकारसहाय निर्विकारशरण परमात्मा प्रणवदेव प्रभु मायाकांत मायाधारी मायापति मायाराम् 
विभुकुमार सच्चिदानंद स्ंशक्तिमानलाल सृष्टिनारायण सो5हम्‌ हंसनाथ हंसराम । 

(आ) आत्मा "--अश्रात्मचंद्र झ्रातव्मनारायणलाल आत्मप्रकाश आत्मस्वरूप आ्त्माचरण 
ग्रात्मादत्त आ्रत्मानंद आत्यान॑दप्रसाद आ्रात्मानारायण आत्माप्रसाद श्रात्माराम आत्मालाल आत्मा- 
शरण आत्मासहाय आत्मासिंह जीवनंदनदास जीवप्रकाश जीवबोधसिंद जीवहर्षण जीवानंद जीवानंद- 
लाल हंसकुमार हंसदत्त हंसबहादुरसिंह हंसलाल हंसादत्त हंसूसिंह | 

* न जायते प्रियते वा कदाधि-- 
ज्ञायं भूव्या भविता वा न भूयः 


झजो नित्य; शाश्वतो5यं पुराणों 
हन्यवे हन्यमाने शरीरे | २० ॥ (गीता अध्याय द्वितीय) 


ह! 
१. है डे 


( ४ं४ए ) 


(३) माया- त्रिगुणसिह ब्रह्मकलाग्रसाद मायादत्त मायादास मायादीन मायानंद मायाप्रकाश 


मायाप्रसाद प्रायासहाय मायास्वरूप रामकलादीन । 

(३) लोक--खलकई जगत जगतप्रसाद जगतीप्रसाद जगतीशरण जगदयाल जगप्रसाद बगः 
फलसिंह जद्दान" त्रिभुुवन त्रिभुवनदत्त त्रिभुवनप्रसाद तिलोक त्रितोकी विलोछीदत्त दुनिया दुनिया- 
दयाल दुनियाप्रमाद भवसाग-भिह भूमंडलदास मुल्कू लुकई लुआईलाल लुफ्क्री लोकप्रमाद लोकलाल 
ज्ोका लोकानंद लोकागम विश्वप्रकाश विश्वप्रसाद संतारदोन | 

(उ) जीवन -जीवन जीवनकिशोर जीवनशरण जीवनचंद्र जीव्रनदत्त जीवनदास जीवनदेव 


जीवनप्रकाश जीवन प्रसाद जीवनमल जीवनमुनि जीवनशम जीवनराय जीवनलाल जीवनसहाय 
लीवनसिंह जीवा जीवाराम जीवालाल हयातसिह ' 

(ऊ) कमे तथा फल -कर्मचंद्र कर्मसिंद कमेंद्रनागयण फलई फलजीतसिंह फलराम | 

(ओ) स्वगं--देवलोकसिंह देववास बैकुंठ बैकुंठचंद बैकुंठप्रसाद हरिनिवास | 

(ओ) मुक्ति -दिव्यानंद दिव्यानंदविहारी निर्वाणचंद निर्वाणदत्तलाल निर्वाण॒दास 
निर्वाणबक्ससिंह परमारथसिंह मुक्तिराम मोखा | 

२--मनोवैज्ञानिक (अ) अन्त/।करण चतुष्टय--(१) मन--मनईसिह मनप्रसाद 
मनुआ मनोलाल | 

(२) चित्त-- चित्तनसिंह चित्तप्रसाद | 

(३) बुद्धि--धीमल बुद्धि बुद्धिप्रकाश बुद्धिभद्र बुद्धिराम बुद्धिविजयपाल मेघा | 

(४) अहंकार--मामचंद मामराज । 

(आ) पंचतन्मात्रा-(१) रूप--रूपई रूपदयाल रूपप्रकाश रूपप्रसाद रूपबाबू रूपसिंदह 
रूपी रेखाराय सूरत सुर्तदेव सूरतनारायण सूरतराम सूरतसहाय सूरतसिंह स्वरूपकिशोर स्वरूपचंद्र ' 


स्वरूपानंद | 
(२) शब्द--शब्दकुमार शब्दप्रसाद शब्दमोहनलाल शब्दलसिंह शब्द्शरण शब्दस्वरूप 


शब्दानंद शब्दानंदराय | 

(३) रस--रसमयसिंह | 

(४) गंध--महकरिह सुगंध | 

(३) ज्ञानेन्द्रिय--(१) नेत्र--अ्रच्छुपालसिंद दगपाल हगपालसिंह दगराज नयनदास नयन- 
बहादुर नयनसिंह नेत्र नत्रचंद नेत्रपाल नेत्रपालसिंह नेत्रवल्लभ नेत्रसिंह नैनसुख नैमा नैनाराम लोचन 
लोचनप्रसाद लोचनराम ज्ोचनलाल लोचनतिंह | 

(३) योग सम्बन्धी--(१) योग--जोगध्यान जोगमल योगदत्त योगमणि योगानंद 
योगांवरसिह । 

(२) ध्यान तथा स्मृति--खयाली जियालीराम चित्यानंद ध्यानपालसिंह ध्यानप्रकाश ध्यान- 
स्वरूप ध्यानी थादकरण लगनसिंह सुरतिकुमार सुरतिनारायण सुरतिप्रकाश सुरतिराम सुर्तासिह 
घ्मृतिकुमार । 


) आलम कवि के पुत्र का नाम जहान था । कहते हैं कि एक दिन जहँगीर बादशाह ने 
उसकी स्त्री से पूछा कि क़्या तुम ही आजम की स्त्री हो ? उसने तुरंत उत्तर दिया--सरकार जहान 
की यों मेंहीहे। 


हैं (५ हि 


( ४४७ ) 


(उ) विचार तथा अन्लुभव्‌ृ-अव॒ुभवनारायण अनुभवानंद विचारानंद | 

(ऊ) मनोवेग--(१) आनंद--अ्रहलादसिह आ्रानंद आनंदप्रकाश आनंदप्रसाद आनंद- 
प्रिय आनंदबद्दादुर आनंदरूप आआानंदवर्धन आनंदवल्लम आ्रानंदवीरसिह आनंदानंद आमोदकुमार 
उल्लासचंद्र खुशीदयाल खुशीनारायण खुशीराम खुशीलाल चित्तबहलराम चित्बहलसिंह चैनकुमार 
चैनपाल चैनराम चेनसिंह चैनसुख चैना प्रमोद प्रमोदकुमार प्रमोदर्चंद्र प्रमोदवरण प्रमोदनाथ प्रमोद- 
नारायण प्रमोदनारायणर्सिह प्रमोदानंद प्रसन्नकुमार प्रसन्नचंद्र प्रसन्न देव मगनमल मगनसिंह मग्रनस्वरूप 
मगनानंद मगनू मगनूतिंह मनफूल मनफूलदतत मनफूलासिंह मनमोदसिह मोदनाथ मोदी मोदीलाल 
विनोद विनोदकुमार विनोदचंद विनोदपालसिंह विनोदप्रकाश विनोदभास्कर विनोदभूषण विनोदराय 
विनोद्तिह विनोदानंद विनोदीलाल शर्मघर शर्मानंद शादीराम शादीलाल हरकुश्रा हरखचंद दररखपाल- - 
सिंह दरखबहादुरतिंद हरखू हरसी हुलसनलाल हुलसनसिंद हुलास बुलासच द हुलासराम हुलाधराय 
हुलासी हुलासीलाल हुलासासिंह द्षिभ्‌ । 

(२) आशा--श्राशक रन उम्मेदराम उसम्मेदराय उम्मेदसिंह । 

(३) आश्चये--श्रच मेलाल श्रचरज अ्रचरज्ननाथ आश्चर्यनाथ । 

(४) इच्छा--अंछा श्रमिलाल अ्रमिलाखदेव श्रमिलाखराय अ्रमिलाखसिंह श्रमिलाष अमि- 
लाषच द्र अभिलाषीलाल श्रर्मानसिंह इंद्ाराम इच्छाराम गरजनारायणराय गर्जनसिंह गजू गजूसिंह 
तिरखाराय तृषाराम तृषासिंह मनकामनातिंह मनोरथ रुचिराम ललकप्रसाद ललकालाल लल्क्राय 
ललकूसिंह हिंच्छाराम । 

(४) गरवें--अ्रमिमानसिंह गुमान गुमानमल गुमानविंह शुमानी गुमानीसिंदह घमंडी घमंडी- 
लाल घमंडीसिंह दरबरसिंह दर्पनारायण दर्पराय । 

(६) ग्लानि तथा लज्जा--चज्ञोमदत्तसिंह लज्जू । 

(७) चिता--श्रौसेरीगिरि औसेरीलाल कुलफतराय चिंता चिंताप्रसाद सोचनश्नाल । 

(८) ज्ञान--शान शनचंद ज्ञानद्स शानदास ज्ञानदासराय शानपाल शानप्रकाश ज्ञानवन 
शानमोहन ज्ञानशंकर शानशरण शानसिंह ज्ञानानंद शानीराम प्रवोध प्रवोधच द प्रबोधनाथ प्रबोध- 
नारायण प्रबोधशंकर बोधनंद बोध बोधनारायण बोधपाल बोधराज बोधराम बोधीलाल बोघेसिंह 
सुबोध सुबोधच द सुबोधनारायण सुबोधशंकर सुबोधस्वरूप होशनाथ होशराम । 

(६) प्रेम--अनुरागदास श्रनुरागशंकर इश्कल्लाल उलफतराम उलफतराय उलफतरिंह नेह- 
पालपिंह नेदराजसिंह पिम्मा पिर्आ पेमसिंह पेमा प्यारचंद प्रीतिमनोहर प्रीतिव्धन प्रेम प्रेमकांत प्रेम- 
चन्द प्रेमदत्त प्रेमदयाल प्रेमदास प्रेमदीन प्रेमघर प्रेमनंदन प्रेमनाथ प्रेमनारायण प्रेमनारायणलाल 
प्रेमनिदेश प्रेमनिधि प्रेमनिधिप्रसाद प्रेमपतराय प्रेमपति प्रेमपाल प्रेमप्रकाश प्रेमप्रतापरिंह प्रेमप्रसाद प्रेम- 
बहादुर प्रेमबाबू प्रेममरि प्रेममनोहर प्रेममाघव प्रेममित्र प्रेमरन प्रेमरमण प्रेमराज प्रेमराम प्रेमढचि 
प्रेमवल्‍्लभ प्रेमशंकरलाल प्रेमविहारी पेमविद्दारीलाल प्रेमशरण प्रेमशरणसहाय प्रेमसनेही प्रेमसिंह प्रेम- 
सुंद्रसिंह प्रेमहुख प्रेमछुखदास प्रेमसुजलाल प्रेमसुमिरन प्रेमसेवक प्रेमस्वरूप प्रेमानंद प्रेमी मुदृब्बत राग- 
देव रागदेवतिंदह लगनसिंह वत्सप्रेम भ्रीप्रेमवर्धनशाह सनेही सन्हैयालाल स्नेहकुमार स्नेहदास स्नेहपाल- 
सिंह स्नेहीराय स्नेहीलाल हुबई हुबदारसिंह हुबनाथ हुबराम हुब्बनारायण हुब्बलाल हुब्बाराय हेतपाल 
देतपालसिंह देतमपाल हेतमसिंद हेतराय देतराम देता | 

(१०) सय--भयदेव | 

(११) लोम--लोमानंद । 

(१२) बेराग्य--बैरागदास । 


१ 


करा 


( ४४ ) 


(१३) शॉति--शमानंद शमीनंद शाति शांतिकुमार शांतिनंदन शांतिप्रकाश शांतिप्रसाद 
शातिलाल शांतिवद्धन शांतिवीर शांतिशरण ! 

(१४) शोक--कलकू खेदनलाल खेदू । 

(१४) श्रद्धा, भक्ति तथा विश्वास--भक्तिप्रकाश भक्तिप्रसाद विश्वासराय शद्वानंद अदूनंद- 
सिंह सरधूराय ! 

(१६) साहस--हौसिलाप्रसाद हौसिलाशाह हौसिलेदार ! 

(ए) रस--(१) शंगार रस --रसराज श्रृंगारतिह सिंगारसिह सिंगारू । 

(२) हास्य रस--हासानंद । 

(३) वीर रस--दानवीर धर्मवीर घर्मवीरघसाद घर्मवीरसिंह दयावीर, युद्धवीर युद्धवीरसिंह बीर 
वीरकिशोर वीरचंद वीरप्रकाश वीरसहाय । 

(४) शांत रस--शांतराम । 


३--नैतिक (अ) पधर्म-धम्मीमिंह धर्मकिशोर धर्मकिशोरलाल घर्मच द धर्मजीत घर्मदत् 
धर्मदात धर्मघारी घर्मचीरतिह धर्मप्रतापनाशायण[संह घर्मप्रसाद धर्मप्रिय चर्मबोध घर्मसहाय धर्मसिंह 
धर्माशानाथ धर्मानंद धमू' । 

(१) ध्ृति--धीरजकुमार घीरजपालतिंह धीरजलाल धीरसिंह धीरसेन धीरादास घीरूमल धीरु- 
लाल धृतिमान पैर्यनाथ पैरयराज पैयलाल सुधीरकृमार सुधीरच द । 

(२) क्षेमा--क्षमाच द क्षमानंद कुमानारायव क्षमापति क्षमापाल क्षमास्वरूप | 

(३) दुम --इंद्रीदमन जितेंद्रिय दमनकुमार दमनप्रकाश | 

(४) सत्य--ऋतानंद यथा्यानद्‌ सचई सचईराम ततनिरूपनसिंह सत्यकिशोर सत्यजीवन 
सत्यतीर्थ सत्यधोर सत्यनिवास सत्थपाल सत्यप्रकाश सत्यश्रवाद सत्थप्रोतिसिंद्द सत्यशरणलाल सत्यशील 
सत्यसहाय सत्यताधन सत्याचरण सत्याचरणलाल सत्यानंद | 

(४) द्या--अजुग्रह श्रनुग्रहनारायण सिंह करुणापति करुणाभूषण करुणासागर क्ृपादयाल 
ऊपानंद अझंपानाथ कृपानारायण कृपानिवास कृपाराम तवाक्कुलसिंह दयाकांत दयाकृष्ण दयाच द्‌ 
दयानाथ दवानाथस्वरुप दयाप्रकाश दयाप्रसाद दयाराम दयारामप्रसाद दयावंतलाल दयात्रत दयाशेखर 
निवाज़ीलाल मयाराम महरलाल मेहरच 'द मेहरबानसिंह मेहरसिंह | 

(आ) दान--जैराती लैरातीलाल लैरातीसिंह दानजी दानदयाल दानपालसिंह दानप्रकाश 
दानविहारीलाल दानमल दानसहाय | 

(३) संतोष--तोली त्रिपतिथिंह दिलासा दिलासाराम परितोषकुमार संतोकीराम संतोलीलाल 


संतोषकुमार सतोषच'द्र संतोषनारायण संतोषप्रसाद संतोषमल स'तोषराम संतोषलाल संतोषसिंह संतोषानंद 
सबरूराम। 


(है) त॒प-तपनाथ तपनारायण | 

(3) ब्रत-प्रतिज्ञा- कौलघारीसिंह कौलीराम कोलूराम टेकच द टेकन्सिंह टेकराज टेक- 
यम ठेकसिंह तोबाराम परनपतिराम परनसिंद ब्रतपाल अतराम त्रतानंद | हि 
४--नागरिक गुण--(अ) आदर्श -आदर्शकुमार आदर्शनारायण श्रादशशमित्र । 
(आए) त्याग-प्यागराय त्यागानंद | 
(३) न्यायं--न्यायत्रत | 


( ४डटै ) 


(अ) मान-मयादा-आनदेव आनसिंह आनू इज्जतराय पतिपाल पतिराखन पतेईलाल 


मर्यादपति महातम महातमराय महातिमसिंह । 

(अ१) विनय-विनयकांत विनयकुमार बिनयग्रकाश विनयभूषण विनयमोहन विनय- 
सिंह विनयानंद । 

(क) शील--चरित्रराय शीलकुमार शीलचंद्र शीलभद्र शीलवबंत शीलस्वरूप सुशील 
छुशीलकुमार सुशीलचंद्र सशीलदेव सुशीलप्रकाश सुशीलबहादुर सुशीलभूषण सुशीलविहारीलाल 
सुशीलस्वरूप । 

(ख) सहायता --उद्दाय । 

(ग) 'हिता--उपकारीसिंह नेकीदास नेकीराम परोपकारसिंह हितकारीसिंह हितजीवन हित- 
नारायण हदितपाल हितप्रकाश हितलाल हित्त । 

(घ) भरोसा--अधारतिंह आधारसिंदह आधारी आसरासिह टेकचंद टेकनसिंह टेकराज टेक- 
राम टेकसिंह भरोखनलाल भरोस भरोसमल भरोसा भरोसाराम भरोसेलाल भरोसेसिह । 

(ड) शरण--शरण शरणकुमार शरणजीतसिंह शरणदेव शरणप्रसाद शरणब॑क्सतिंह 


शरणतिंह्‌ शरणाघार शरणानंद | 
(व) मेल मिलाप-मिलई मिलापचंद्र मिलापतिंह मिल्लूराय सुलहदीनतिंह । 


(छ) नीति-नियम्म-उपदेश -उपदेशनारायण नियमधारी नियमपाल नियमपालतिंह 
नियमीर्सिह नियमीस्वरूप नीतिकिशोर नीतिप्रसाद नीतिराजसिह । 
राजनीति 
(अ) वीरपूजा---अ्रजितप्रतापसिंद अमर श्रमरचंद अमरजीतर्सिह अमरतू अ्रमरदेव 


अमरदेवसिंह अमरघारी अ्मरध्वजतिह अमरबहादुर श्रमरबहादुरलाल अ्मरबहादुरतिह श्रमरलाल 
अमरसिह अमरा अमरू अम्मर अरविंद अरविंदकुमार अरविंदनाथ अ्ररविंदनारायण अरबिद- 
पालसिंह अरविद्प्रकाश अ्ररविंद्प्रबोध अरविंदमोहन अरविंद्सिह श्ररविंदस्वरूप श्राल्हा इंदल इंदल- 
सिंह इंदुल इंद्रजीत ईश्वरचंद्र उदई उदईसिंह उदन उदनसिंह उदयकांत डद्यचंद डउद्यनंदन डदय- 
नंदनप्रसाद उदयप्रकाश उदयपग्रतापसिंह उदयप्रसाद उदयबहादुरतसिंह उदयराम उदयलाल उदयबीर उदय- 
वीरघिंह उदयशंकर उदयरधिंह उदयानंद उदिया उदैराजतिंह उद्या ऊदल ऊदलसिंह ऊदा ऊदादास एदल- 
प्रसाद एदलसहाय एदलसिंह खुदीराम गांधीप्रसाद गामा गामू चितरंजनदास चित्तरंजनबिद्दारी चित्तरंजन- 
शाह छुत्तल छत्तनलाल छत्तरसिंद छत्ता छत्ताराम छत्तासिंह छत्तराम छत्नजीतसिंह छुत्रधारी छत्नधारीसिंह 
छुत्रपाल छत्रपालसिंह छुत्रताल छुत्रसालसिंह छत्रानंद छंत्री जगनप्रसाद जगनबहाढुर जगनलाल जगन- 
सिंह जगनू जगनूप्रसाद जयमल जयमलणिंह जवाहर जवाहरकांत जवाहरलाल जवाहरसिंह जसई जसईराय 
जसराज जसराजसिंह जत्सन जस्सा जध्सूलाल जागन जागनसिंह थेपीलाल तन्नू तन्‍्नूलाल तन्नूतिंह 
तातियां तालाधिंह ताहरविंह तानासिंह तिलक तिलककुमार तिलकनदास तिलकनारायण तिलकभान- 
तिलकरान तिज्कराम तेजा' तेजामल तेजाविहारी दसवंतर्तिंद्द दसवनसिंह दसेकुमार दसेया दस्सू दुर्गा- 
दास देशराज देशराजसिंह नानानंद नानालाल नानासाहब प्रणवीरप्रतापसिंह प्रताप प्रतापकिशोर 
प्रतापकुमार प्रतापकृष्णु प्रतापचंद प्रतापबद्मादुर प्रतापबद्ादुरशरणसिंह प्रतापभानु प्रतापबर्द्दनदेव प्रताप- 
विक्रमसिंह प्रतापशंकर प्रतापशंकरपिनहा प्रतापतिंह प्रतापस्वरुप प्रतापी प्रबन्लप्रतापनारायणर्सिह ग्रबल- 
प्रतापसिंह फतहचंद फरहअहाढुर फतइबहादुरलाल फाइतह्मादुरसिंद फतहज्ञाल फ रहसिंह फतेहराम फतेह- 
जंगसिंह फतोहनाराबण फोइराबविद्वारी फदा। फताएसिंद फत्तेसिंद बंदा बंदादा| बंदासिंह बंदू बंदूसिंद 


प 


( ४४० ) 


बंदेधवाद बच्छुराज ब॑च्छुराजप्रधाद बच्छुगशनलाल बदनलाल बदनसिंह बदना बनाफरसिह बादल 
बादलसिंह बालगंगाधर बापूमल बापूलाल बिकरमाजीत विकरमासिंह ब्रह्मानंद भगतसिंह भूपेंद्रविक्रम- 
सिंह मलिखान मलिखानसिंह मलिहा मल्हनसिंह मल्हू मल्हेंशसिंह मल्होसिंह मूलशंकर मूलशंकरलात 
रणवीरप्रतापक्षिंद रवींद्र रवींद्रकुमार रबींद्रकुमारनाथ सवींद्रनाथ रबींद्रनारायण रबींद्रपाल रवींद्रप्रकाश 
रखींद्रप्रतापतिंह रवीद्रबहादुरचंद्र रवींद्रमोहन रवींद्रशाल रवींद्रबिहारी रबींद्रशंकर रवींद्रशरण रवींद्रसहाय 
रवींद्रसिंह खेंद्र राजाप्रताप राजाप्रतापकिशोरनारायणमल राजेंद्रप्रतापभानु राणाप्रतापतिंह रानाराय 
रानासिंह रामदा४ रामदासराय राममूर्ति राममूर्तिनारायणसिंह राममूर्तिराय राममूर्तिलाल राममूर्तिसिंह 
रासविहारी रासविहारीराय रासबिहारीलाल लाखन लाखननारायण लाखनसिंह लाजपति लाजपतिराय 
लालउदयरायर्सिंह लालचंद लालचंदप्रसाद लालचंदसिह बिक्रप विक्रमचंद्र बिक्रमपाल बिक्रमप्रसादलाल 
बिक्रमसिंह विक्रमादित्य विक्रमादित्यप्रसाद बिक्रमादित्यसद्दाय बीरप्रतापसिंह शिवराज शिवराजकिशोर 
शिवराजकुमार शिवराजचंद शिवराजप्रसाद शिवराजबहादुर शिवराजशरण शिवराजसिंह शिवाजी 
श्योराजसिंह भ्द्वानंद भ्रद्धानंद्तिह भ्रद्धाराम श्रद्धासिह समरथ बहादुरलाल समरथमल समरथराम समरथ- 
सिंह समरथी सुभाषचंद सुरेंद्र सुरेंद्रकिशोर सुरेंद्रकुमार सुरेंद्रदेव सुरेंद्रनाथ सुर्रेंद्रनारायण सुरेंद्रपालसिंह 
सुरेंद्रप्रकाश सुरेंद्रपताप सुरेंद्रपतापबहादुर सुरेद्रप्रसादर्सिह 'सुरेंद्रबहादुर सुरेंद्रभूषणप्रसाद सुरेंद्रमोहन 
सुरेंद्रमोहनराय सुरेंद्रलाल घुर्रेंद्रविद्दरीलाल स्‌रेंद्रसिंह सुरेंद्रस्वरूप सुहेलसिह सूरज सूरजमल सूरजतिंह 
सेवाजीआनंद हकीकतराय हरीसिंह । 

(आ) साहित्यकार--अमरतिह अयोध्यासिह कबीर कालिदास केशवदास गिरिधरदास 
जगन्नाथ जयदेव जयशंकरप्रसाद जल्शनप्रसाद जल्‍्लू तुलसीदास देवदत्त द्विजदेव द्विजेंद्र द्विजेंद्रकुमार 
दिजेंद्रनाथ द्विजेंद्रमणि द्विजेंद्रप्रताप नारायण पदूपाकर प्रतापनारायण प्रेमचंद्र भत्‌ हरि भवभूति भस्सू 
भात भासू मिलारीदास भूषण भूषणचंद्र भूषणराय भूषणलाल भूषणशरण भूषणसिंह मतिराम मयूर- 
दत्त महावीरप्रवाद र्नाकर रोंद्र लल्जूचाल बंकिपचंद बाल्मीकि विद्यापति विश्वनाथ विहारीलाल 
व्यास शंकर श्रीदर्षे सरल सइलतिंह सरासुब्राय सदासुवज्ञाल सत्रलततिंह सूरनलाल सूरदास सेनपति 
हरिश्चंद हरिश्चंद्रदास हर्ष हेमचं द्र । 


(३) राष्ट्रीय आन्दोलन -(१) देशभक्ति--देशदीपक देशनंदनसहाय देशपति देश- 
पालसिंह देशभूषण देशरतन देशराज देशत्रत देशाधिह देशहितैबी भारत भारतचंद मारतज्योति भारत- 
नरेश मारतप्रकाश मारतप्रसाद भारतभानु भारतमूष ए भारत मूप एध्बरूप भारतमित्र भारतरत्न भारत- 
वासी मारतबिजयपालतिंह भारतवीर भारतसपूत भारतसिंद वतनसहाय वतनसिंह सुदेशचंद स्वदेशरिंह 
हिंदपालसिंह । 

(२) रवदेशी--स्वदेशीलाल । 

(३) क्रांति--क्रांतिकुमार क्रांतिचंद्र क्रांतिनंदन क्रांतिप्रकाश क्रांतिप्रसाद ऋतिसेवक 
क्रांतिस्वहूप । 

(४) अमन --श्रमनलाल अमनसिंह अ्रमना अम्मन । 

(५) संघ--संघीराम । 

(६) स्वतंत्रता--स्वतंत्रकुमार स्वतंत्रनारायण स्वतंत्रपाल स्वतंत्रानंद स्वाधीनचचंद्र । 





* तेज्ञा--एुक वीर राजपूत जिसकी वीरता के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है--- 
देजा नेजा सों हत्यो सब डाकुन सरदार | 
सरपह्ि जीव चटाइ के गयो स्वर्ग के द्वार ॥ 


( ४४१ ) 


(७) स्व॒राउय--स्वराजप्रकाश स्वराजबहाहुर स्वराजबाबू स्वराजविहारी स्वराज्यप्रसाद 

स्व॒राज्यवीर स्वराज्यानंद । 
इतिहास 
री ५ & 

(अ) पोराणिक काल--अ्रंशुमान अंशुमानतिंह श्रज अ्रजकुमार अजनाथराय अजराज 
अजेद्रपाल असमंजससिंह उत्तम उत्तमचंद उत्तमप्रकाश दिलीप दिलीपकुमार दिलीपचंद 
दिलीपदत्त दिल्लीपनारायणसिंह दुष्यंत दुष्यंतकुभार बलिबहादुर बलिराज बलिराजराम बलिराज- 
सिंह भगीरथ भगीरथप्रसाद भगीरथमल भगीरथराय भगीरथलाल मांघाता मानधाता मानधातारसिंह 
मोरध्वज मोरध्वजसिंह रंतूलाल रग्घू रघुआ रघुचरनप्रसाद रघुमल रोंहिताश्व रोहिताश्वकुमार रोहि- 
ताश्वनारायण रोहितास शाल्वेंद्रपालसिंह सर्वदमन स्वंदमनसिंह हरिचंद हरिश्चंद्र दरिश्चंद्रदास 
हरिश्चद्रराम हरिश्चंद्रविहारी हरिश्चंद्रसद्याय हरिश्चंदस्वरूप | 

(आ) रामायण काल्न-- अ्रंगद श्रंगदग्रसाद अ्रंगद्सिंह इंद्रजीत इंद्रजीतप्रवाद इंद्रजीतसहाय 
इंद्रजीत॒रतिंह कुंभकर्ण कुशकात कुशकुमार कुशदेव कुशध्वज कुशनारायज कुशवीरप्रसाद कुशिया 
च द्रकेतु च द्रकेतुनारायणसिंह च द्रकेतुसिंह जनक जनकदेव जनकदेवसिंह जनकधारीप्रसाद जनक- 
प्रसाद जनकराज जनकराय जनकलाल जनकर्सिह जनकू जामवंत दधघिबल द्धिबलप्रसाद दधिबलतिंह 
दशरथ दशरथदास दशरथप्रसाद दशरथमल दशरथसिंह दुतराम बाली बाल्षेराम मिथिलाबिहारी मिथि- 
लेश मिथिलेशकांत मिथिलेशकिशोर मिथिल्लेशकुमार मिथिलेशसिंह मिथिलेश्बर मेघनाद रामजनक 
रामविभीषणसिंह रामसखा रावन रिच्छेश्वरमल रिच्छुपालतिंह लंकेश लंकेशसिंह लक्ष्मीनिधि लवकुमार 
लवकुश लव॒कुशसिंह लबराजकुमार लवसिंह लवाराम सखवाराम सुखेनप्रसाद सुग्रीव सुग्रीवप्रसाद सुग्रीव 
सिंह सुमंत समंतप्रकाश सुमंतप्रसाद सुमतर्सिह हरिनाथ हरिराज हरिराजशरण हरिराजसिंह हरिराज- 
स्वरूप हरीशकुमार हरीशप्रसाद | 

(३) महाभारत काल-अभिमन्यु अभिमन्युकुमार भ्रमिमन्युनाथ अभिमन्युसिंद्द अजुन 
श्रजुनदत्त अज्ुुनदास अजु नदेव अ्रजु ननाथ अजु नप्रसाद अजु नराम अज्ु नराय श्रजु नलाल अछु न- 
सिह उप्रसेन उग्रसेनलिंह उत्तराकुमार कंसराज कन्ना कन्नूलाल कन्नोमल करना कर्ण कर्णदेव कर्ण॑पाल 
कर्णपिंह कर्णप्रसाद कर्णराज कर्युराजतिंह कर्णंराम कर्णलाल कर्णवीरसिंह कर्णंसिंह कुंतीलाल कुंतीश- 
नंदनप्रसाद कृष्णा ऋष्णादत्त कृष्णानंद कृष्णानंदनाथ क्ृष्णानंदस्वरूप कृष्णाजु नसहाय कृष्णाराम 
गंधारीसिंह चंद्रमान चंद्रभानप्रतापनारायणसिंह चंद्रभानप्रसाद चंद्रभानशरणसिंह चंद्रभानसिंह 
चंद्रहमत चंद्रहासराय चित्रांगदर चित्रांगदर्सिह जनमेजय जनमेजयसिंह जुरजोधन दुर्योधन दुर्योधन- 
राम दुश्शासन दूनाराजसिंह देवत्रत द्रौपद्प्रछाद धनंजय घनंजयप्रसाद धनंजयप्रसादराम धर्न॑जयप्रसाद- 
सिंह धर्मध्वज धर्मराज धर्मावतार धर्मेंद्र धृष्ट्युम्न धौकल धौकलसिंह नकुल नकुलदेव नकुल्सिंह 
परीक्षित परीक्षितकुमार परीक्षितनारायण बम्नुवाहन मिम्मा भीम भीमच द्र भीमजीत भीमराज भीमराम 
भीमलिंह मीमसेन भीमा युधिष्ठिर युधिष्ठिरकुमार युधिष्ठिरप्रसाद युधिष्ठिरराम युधिष्ठिरसिंह रुकमर्सिह 
रुक्‍म रुक्‍्मपालतिंह रुक्‍मांगद्तिंह रेवत रेवतसिंह विचित्रवीर्य वीसश्रमिमन्‍्यु शिशुपाल शूरसेनसिंह 
सकनूराम सकने सकुनच द सकुनराय सलालाल सहदेव सहदेवप्रसाद सहदेवराय सहदेवशरण सहदेव 
सिंह सुफलकरसिंह सुयोधन । 

(है) आधुनिक काल-अ्रकबर अकबरसिंह अजयपाल अजवपालसिह अजयसिंह श्रनंग- 
पाल अनंगपालसिंह अमरतिंह अ्रमरू अमीचंद अमीदास अशोक अशोककुमार अशोकनंदन अशोक- 
प्रकाश अशोकप्रसाद अशोकवर्धन अहिल्याप्रसाद्र अ्रहिल्यासिहद कुभनाथ कुमाराय कुमारपाल खड़ग- 
सिंह खुरम खुरंमसिंह गोपीचंद गोरा गोराचांद चंद्रगुत चंपतराय चंपतलाल चंपतसिह चंपा चंपादास 
चंपाप्रसाद चंपायम चंपाराय चंपालाल चंपासिंह चंपूराय चित्तू चित्तराय चित्रकेठुर्तिह जयचंद्‌ जयचंद- 


( ४४२ ) 


किशोर जयचंद्सिह जयपालजयमल जयमलसिंह:जयसिंह जसवंत जसवंतकुमार जसवंतनारायण जसवंतप्रसाद 
जसबंतराय जसवंतसिंह जहॉगीर जहॉगीरमल जहाँगीरसिंह जहाँदार जालिमसिह जुकारसिंह जोधन जोघ- 
राज जोधा जोधाग्रसाद जोधाराय जोधासिंह टीपू येडर येडरपालसिंह >ेडरमल टोडरसिंह गोड़ी येड़ीलात 
गेड़ीसिंह दलीपमल्ल दलीपसिह दिलसुखराय धानजूराम ध्यानसिंह नंदकुमार नलुआ नवनिहारसिंह नव- 
रतन नवरतनकुमार नौरगमल नौरंगराम नौरंगराय नौरतनसिंह परमालसिंह परमालिक पिरथीसिंह 
पुष्पञ्ित पुष्पदत्त पुष्पमित्र पुष्यमित्र प्रथ्वीचंद प्रथ्वीचंददेव प्रथ्वीनरेश प्रथ्वीनाथ प्रृथ्वीनारायण 
पृथ्वीपति प्रथ्वीपतिनाथ प्रथ्वीपालशरण प*बीपालसिंह परथबीराज प्ृथ्वीराजसिंह बहुल *इललाल बहादुर 
बहादुरप्रधाद बहादुरराम बहादुरलाल बहादुरसिह बाजबहादुरसिंह वाजसिंह बाजी बाजीलाल बादल 
बादलसिंह बालादित्य बीरबल बीरबलदत्त बीरबलराम बीरबलसिंह बीरम भगमल भम्मालाल भम्मासिंह 
भारामल भाराराम भावसिंह भोज भोजदत्त भोजराज भोजवीरसिंह भोजामल भोजीसिंह भोजेद्रप्रतापतिंह 
मकरंद मलहरसिंह महानंद महानंदलाल महानंदसिंह महासिंह मानचद मानजीतसिंह मानदेव मान- 
पालसिंह मानबहादुरसंह भानमल मानशंकर मानसिंह मालचंद मोर्यद्त यशवंत यशवंतराम यशबत- 
सिंह रणजीत रणजीतकुमार रणजीतनारायण रणजीतसिंह रणथीररिह रणुवीरसिंह रतनसिंह राजसिंह 
राजाभोज रामराय रायसिंह रूपवसंत लखमीचंद विशाल विशालभणि विशालसिह वीरखूपलसिह 
शक्तिसिंह शालिवाहनसिंह स ग्रामसिह समुद्रमल समुद्रसिंह सलेमसिद्द सुजान सुजानदत्त सुजानमल 
सुजानधिंह सुजानी स्कन्दकुमार हमीरमल हमीरसिंह हर्षचंद्र हर्पदेव हर्पदेवनारायण हर्षनारायण 
हर्षपति हथ॑वर्धन हृषत्रह्मदुर हर्षरज हृ्षशिलादित्य हिम्मतबहाहुर हिम्मतराय हिम्मतसिह हिम्मा 
छुलकरसिंह । 
(उ) वैदेशिक -अफजञातून नादिर नियादरमल न्यादरसिंह बहशाम रुस्तम रुष्तमलाल रुस्तम- 
सिह लुकमानसिंह सिकंदर सिकंदरलाल सिकंदरसिंह सुलेमान सोहराबसिंह हातिम हातिमसिंह । 
सामाजिक प्रवृत्ति 
संस्थाएं (अ) वण तथा जाति -अ्रंगरेजसिंह अंगरेजीलाल आर्यद्त श्रोसवाल खन्ना 
खन्नासिंह खन्‍नूमल गुप्तप्रसाद गूजरमल गुजरा गोपी गोपीप्रसाद गोपीमल गोरखाराम धोसी 
घोसीराम चमरू चौबेराम चौबेसिंह जदुप्रसाद जदूं डोमन डोमनसिंह डोमरसिंह डोमा डोमाराम 
तेलहीप्रसाद तेलूराम थबई ह्विजराज धूसर नरदेव नरदेवसिंह पंडासिह फिरंगी फिरंगीराय फिरंगीलाल 
फिरंगीसिंह बंगाली बंगालीदात बंगालीप्रसाद बंगालीराय बंगालीलाल बुदेला बेसबद्धादुर वैसी भीलचंद 
भुध्सूराय भूदेव भूदेवप्रसाद भूदेवलाल भूसुर भोदीराय मल मलईधिंह मलना माथुर मालीराम मावली- 
प्रखाद मुकरजी मुदई मोदी मोदीलाल राजपूतलाल लखरू लोदी लोहारी हिन्दू। 
(आ) कुल तथा घंश--कुलबंत कुलवंतनारायण कुलवबंतप्रचाद कुलबंतराय कुलबंतलाल 
कुलबंतसहाय कुलबंतसिंह कुल्लूराय वंशकुमार वंशनारायण वंशनारायणप्रसाद वंशरूप । 
(३) प्रथा तथा संस्कार--जौहर जोहरजतिंह रीतिराम शादीराम शादीलाल स्वयंबरदत्त 
स्वयंवरनाथ स्वयंवरलाल ध्वयंवरसिंह । 


(३) उत्सव-मेला-उत्सवलाल उत्सवसिह जुबलीधतिंह तौहारीराय दियालीराय मेलाराम 
रक्खातिंह विजयाप्रसाद होरीलाल । 





अद्यघारा निराधारा निरालम्बा च सरस्वती 
पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगते 
(कालिदास) 


( ४५३६ ) 


२ शिष्ट प्रयोग (अ) अभिवादन--जयकिशोर जयकृष्ण जयक्षष्णदास जयकृष्णु- 
नारायण जयकृष्णनारायणबहादुर जयकृष्णन्ााल जयगणेशप्रसाद जयगोपाल जयगोविंद जयगोविंदसहाय 
जयजगदीश जयदयाल जयनंद जयनंदनप्रकाश जयनंदनप्रसाद जयनंदनलाल जयनारायण जय- 
नारायणदेव जयनारायणसिह जयप्रकाशनारायण जयप्रभुनंदन जयभगवान जयमगवानस्वरूप जयमुरारी- 
लाल जयराजविहारीलाल जयराम जयरामदत्त जयरामदास जयराप्रप्रखाद जयविहारी जयविहारीलाल 
जयवीर जयशंकर जयशंकरप्रसाद जयशिव जय॑श्रीकिशनमगवान जयश्रीदेव जयश्रीनाथ जयश्रीग्रसाद जय- 
श्रीराम जयश्रीलाल जयशभ्रीसिंह जयहिन्द जुहारदत्त जुहारमल जैजैराम जेजैरामकिशोर जैजैरामराय जैजै- 
लाल जैजैसिंह जैजोति जेविशुनलाल जैबेनी नमोनारायश नमोनारायणराय रामराम हरेकृष्ण हरेराज 
हरेराम | 

(आ) आशीवाद तथा बधाई “-अजरैलदास अ्मरतू अ्म्गतबहादुर अमृतलाल आनंदमंगल 
आशीर्वाद आशीर्वादी आशीर्वादीलाल आशीवांदीसिंह उद्धुरनसिह उमरचंद उमरसिंह उमराखी कलि- 
यान कलियानराय कलियानसिंह कल्याण कल्याणकुमार कल्याणचंद्र कल्याणदत्त कल्याणदास 
कल्याणप्रताद कल्याणुबक्स कल्याणमल कल्याणलाल कऋलयाणुसहाय कुशल कुशलकुमार कुशलचंद्र 
कुशलपाल कुशलपालसिंह कुशलमणि कुशलानंद खुमान खुमानशंकर खुमानविंह खुमानी खुमानी- 
लाल खुमानीतिंह चिरंजीलाल चिरंजीवनारायण चिरंजीवप्रसाद चिरंजीवलाल चिरजीवी चिरंजीवीलाल 
भचैनसुख चैनसुखदास जई जयदत्त जयमंगल जयमंगलप्रसाद जयलक्षबह्दुर जयलाल जयलालधिह 
जयविभव जयवीर जयबीरकुमार जयवीरबहादुर जयशील जयसुख जयानंद निदालाल जिश्वानंद जिश्रा 
लाल जीआ जीवनलाल जीसुख जीसुखराम तालेवर ताल्ेवरसिंह तेजस्वीप्रसाद धन्यकुमार बरकतराम 
बरकतसिंह मुवारिकसिह राजमंगल राजमंगलनाथ राजमंगलप्रसाद राजमंगलराय राजमंगलसिंह रोशन- 
मल रोशनलाल रोशनसिंह रोहनग्रसादसिह विजय विजयप्रतापसिंह वृद्धिचंद्र वृद्धिनारायण वृद्धिशंकर 
शुभधनसिह शुभलाल सजीवनराम सजीवनलाल सजीवनसहाय सतजीवनप्रसाद सतमंगलतिह सदाजीवन- 
लाल सरजीवनलाल सलामतरशिंह सुखमंगलतिह सुखानंद सुफलदास सुफलराम सुभाग सुभागच द्र 
सुभागमल्न । 

(३) शिष्ट सम्बोधन- गुरुदेव गशुरुदेवनारायण गुरुदेवप्रपन्न गुरुदेवप्रसाद गुरुदेवराय 
गुरुदेवसिंह धर्मावतार प्राणजीवन प्राणनाथ प्राणपति प्राणवल्लमभ प्राणेश्वस्नाथ बड़ेबाबू बड़ेलल्ला 
बड़ेलाला बबुनीनारायण बबुनीनारायणर्णत बबुनीनारायणसिंद बापूमल बापूलाल बाबू बाबूबी 
बाबूदयाल बाबूनंद बाबूनंदन बाबूनंदनप्रसाद बाबूनंदनराय बाबूनंदनलाल बाजूनंदनसिंह बाबू 
मणि बाबूराम बाबूलाल बाबूशंकर बाबूश्याम बाबूतिंह महाराज महाशय लाला लालाबाबू 
लालारय लालासिंह श्रीपद श्रीमंत्र भीमत्‌ भ्रीमहाराज श्रीमान भ्रीमानसिंद भ्रीवंतर्सिंह साहब- 
सिंह हजूरसिंह हृदयनंदन द्ृदयनाथ हृदयनारायण हृदयग्रकाश हृदयमोहन छृदयराम द्वद्यस्वरूप 
हृदयानंद हृदयेश हृदयेशचंद्र हृदेशनारायण हृदेश्वर । 


३---आजीविका दृत्ति (अ) बुद्धि जीवी, व्यवसायी तथा श्रमजीवी-उच्चमपति 
किंकरपालसिंह किंकरसिंह भंगी जंगीप्रसादसिंद जंगीमल जंगीराम जंगीलाल जंगींसिंह जंगू्सिंह जौहरिया 
जौहरी जौहरीमल जौदहरीलाल डास्टरसाहब तिलंगीराम दलालसिंह दस्सू दासूसिंह दूतराम बसीठनरसिंह 
बालिस्टर बैरिस्‍्टर बैरिष्टरसिंह बौपारी भंडारी महाजन महाजनलाल बुखतारबक्ससिंह मुखतारराम 
मुखतारसिंह योधालाल वकील वकीलमल वकीललाल बैद्यपाल सईंसलाल सवारू साहूकार सेवक सेवक- 
राम सौदागर सौदागरमल सौदागरराम पौदागरराय सौदागरसिंद हकीम | 


( ४४४ ) 


(आ) राजकर्मंचारी - अ्रमलदारसिंद् अ्रमीनचंद्र अमीनलाल अमीन्िह इसपेक्टर इंस- 


पेक्टरसिंह इलाकेदार कंपो: रसिंह कन्नेलसिंह कप्तान कप्तानशाह कप्तानसिह कर्नलसिंह कलक्टर कोत- 
वाल कोतवालसिह ब्जांच॑लाल चौधरिया चौधरी चौधरीराम जटेलसिह जभादार जमादारसिंह जिले- 
दारसिंह टिकैतनारायण डिप्यैलाल डिप्यैशंकर डिप्टीसिह डिप्टीस्वरूप थानेदारसिंह दफेदार दफेदार- 
सिह दरपाल दरवानतिंह दरोगासिंह दलपति दलपतिसिंह दलमीरतसिंह दलेद्र दीवानचंद दीवान- 
राम दीवानसहाय दीवानसिद्द दीवानी दीवानीलाल दुर्गपाल नंबरदार नाजिरलाल नायकराम नायक- 
सिंह नायवरिंह निरीक्षणपति पहरनाथ फज्जे फोजदारराम फोजदारसिह बकक्‍्सीराम बक्सीलाल भडारी 
मंत्रीदास मास्टर मीरचंद म॑ रमुंशी मुंशीलाल मुंशीसिह मुंसिफ्िह मुखिया मुसहदीराम मुसहीलाल मेजर- 
सिंह बजीरचंद बजीरदयाल सरिस्तेदार सरिस्तेलाल सिकत्तर सिकदारसिह सिपाहीलाल संपरीडैट सूबे- 
दार सूबेदारसिंह सूबेसिंह सेनपालसिंह सेनापति हवलदार हवलदारप्रसाद हवलदारसिंह हाकिम हाकिम 
चंद हाकिमलाल हाकिमसिंह हाकिमहुकुम । 

४--स्मारक (अ) देश--अंबरजीत अंबरदयाल अंबरनाथ अंबरप्रसाद अंबरलाल अंबर- 
सहाय अंबरसिह श्रजमेरसिंह अजमेरी अमरावतीप्रसाद अमरीकाप्रसाद अलत्ररसिंह इंदरसिंह कनौजी 
कन्नौजीलाल कलकत्तासिंह कलकत्ती कश्मीरबहादुर कश्मीरसिंह कश्मीरीलाल कालपी काश्मीरचंद्र 
लंधारीतिंह गुजरातसिंह गुजरातीलाल चनारदेव चनारराम जंबूदास जंबूप्रसाद ज॑बू सिंह भारखंडीप्रसाद 
भारखंडेसिंह डिल्लीराम डिल्लीसिंह दिल्लीपति दिल्लीरमण दिल्लीलाल दिल्‍्लू नैपाल नैपालच'द नेप्ालसिंह 
पंज|बसिंह पंजाबीलाल पेशावरसिंह पेशावरीलाल बंगराम बगामल बंगाली बंगालीदास बंगालीप्रसाद 
बंगालीमूषण बंगालीराम बंगालीलाल बक्सर बनारस बनारसराय बनारसप्िंह बनारसीदास बना रसीप्रसाद 
बनारसीराम बनार्सीलाल बलिया भूटानसिंह मंद्राज मघदहरसिंह महबारसिंह माडूलाल मांडूसिंह 
मारुसिंदह मालच द मुलतानसिंह मोरंग रैवारी लाहौरी लाहौरीप्रसाद लाहौरीमल लाहौरीलाल 
लाहौरीसिंह शांतिनिकेतन शिमलानंदन प्रसाद सांची | 


(आ) काल-श्तवार इतवारी इतवारीलाल इतवारसिंह कार्चिकच द कात्तिकप्रसाद 


कात्तिकीप्रसाद कोजीलाल गुरुआ गुरुवारी चितई चितईसिंह चितानी चेतनाथ चेतनारायण चेत- 
नारायणलाल चेतनारायणसिंह चेतराम चेतरामसिंह चेतलिंह चेता चैतवा अऔैतवार चैतू चेत्र छुप्पनलाल 
जड़ाउलाल जुम्मासिंह जेठमल जेठवा जेठानंद" जेठामल जेठाराम जेठालाल जेट जेदूपसाद जेदूपल 
जेठलाल ज्येष्ठमल तायन थावरच'द नौम्बरसिंह नौश्रगन्‍्त पता पूसाराम पूसासिंह पूसी पूसीराम पूसूलाल 
पूसेलाल पोकेसिंह पोखई पोखदयाल पोखपाल पोसन पोसीराम पोसू फाल्गुन बरखागिरि बरसाती बरसाती 
राम बरसातीलाल वरसातीतिंह बसंत* बसंतकिशोर वसंतकुमार बसतकृप्ण बसतनारायण बसंतबहादुर 
बरसंतराम बसंतराय बसंतलाल बसंतवल्लभ वसंतबिनोद वसंतबिहारी बसंतसिह बसंता बस'तीलाल बुद्दन 
उदनयाम इुढनराय बुद्धनलाल बुद्ध बुद्धामल बुद्धासिह बुद्ध बुद्द॒राम बुद्धलाल बुदूसिंह बुधई बधईराम 
बुधईलाल बुधनाथ बुधनारायण बुधपालतिंह बुधमल बुधराज बुधराम बुधघलाल बुधसिंह बुघुश्रा 
बुधेराजसिंह बैसाखू भदई भदईराम भदैयां भदोले मदौआ भादोंदास मंगर मंगरी मंगरू मंगरूप्रसादसिंह 





) सिक्‍्खों के गुरु रामदास का नामान्तर जेंठा | 
* आम्नीमंज्ञलमंजरीवरशरः सर्किंशुक॑ यद्धजु- 
ज्यों यस्यालिकुल कलझूरहितं छुत्न॑ सिर्तांश; सितम । 
मत्त भों मत्तयानित्रः परभ्ठतो यहन्दिनोल्लोकजि- 
स्सोड्ये॑ वो वितरीतरीतु वितजुर्भद् वसन्तान्वितः ॥ (ऋतुसंहार ३-२८) 


( ४४४ ) 


मंगहराम मंगरूलिर मंगरे मंगल मंगलकिशोर मंगलच द मगलदत्त मंगलद्याल सिह मंगलदास मंगलदेव 
मंगलदेवप्रसाद मंगलनाथराय मंगलप्रधाद मंगलब॒हादुरधिंह मगलविहारी मंगलतिंह मंगलसेन मंगल- 
स्वरूप मंगला मंगलिया मंगली मंगलीप्रसाद मंगलू मघई मधईमल मघराज मधानासिंह माघीराय 
वृहपति शनिकुमार शनिलाल शरू्च द्र शर्तकुमार' शिशिरकुमार शिशिर्च द शुक्रराज शुक्॒लाल 
शुक्लू शुक्लूलाल श्यामकात्तिकलाल समारू सावन सावनमल सावनणिंह सावनिया सुकई सुकरू 
सुकरूराम सुकहराय सुक्करमल सुमरियादीन सुमारू सुपारूलाल सुमिरा सुमेर सुमेर्च द सुमेरपाल 
सुमेर्बक्स सुमेरराय सुमेरसिह सुमेर समेरीलाल सुम्मारी उम्मारीलाल सोमारूसिंह सोमवारलाल सौमबारी 
हेमंत देमंतकुमार हेमंतराय । 


१---भोग पदाय (अ) फल-मेवा-अंगूरसिंह अंगूरीलाल अनारसिह अ्नारसी केर/ 
केराप्रसाद केलालिंह कैथाराम खिन्नीमल खिन्नीलाल खीरापिह खीरूसिंह जंबूदास जंबूप्रसाद जंबूसिंह 
जमीरीलाल बादामलिंह मुनक्काराम मेवा मेवादीन मेवाराम मेवालाल भेवालालप्रसाद शरीफाराम 
सपड़ी सपरू । 


(आ) मिठाई आदि खाद्य पदाथ--इमरतीप्रसाद इमरतीलाल खजला खुचन खुचनराम 
गुलगुल वेवरचंद चमचमजी चिन्नीसहाय चिन्नू चीनीप्रशाद चीनीलाल दघिराम दुधई दुधईसिंह दूध- 
सिंह दूधी नवनीतिदास नीनू पकोड़ी पेड़ीराम बतासू बरफ्ू बेसनरास बेसनलाल मक्खन मक्‍्लनसिंह 
पक्खनू मक्खी मक्खूराम मना मखन्नू मठरासिह मठरू माखन मावाप्रसाद मावासिह मिठाईराम 
मिठाई लाल मिठाईशंकर मिठौन मिश्रीदीन मिभ्रीप्रसाद मिश्रीमल मिभीराम मिश्रीलाल मिभ्रीसिंह मिसि- 
रिया मित्तिर मीठालाल छुचई लोनीराम सिमईराम सिमईसिंह । 


(ह) औषध--ह गुर कपूरचंद कपूरसिंह कपूरीलाल कर्पूरचंद्र कस्तूरचंद्र कस्तूरमल कत्तूरी 
कस्तूरीमल कस्तूरीलाल कुंकुमतिह केशरचंद्र केशरदेव केशरनाथ केशरराम केशरसिंह गुलकंद गुलाल 
चूरनसिंह चूर्ण॑सिंह दवालाल दवाईलाल दारू धनिया फीमचंद फुलेलसिंह भेषजदत्त महकसिंह मिर्चा 
मिर्चामल मिर्चासिंह मेंहदी मेंहदीलाल मेंहदीसिंह मोमराज हरिच दन हिगनलाल हिंगालाल हिंगूसिंह । 

(३) द्रव्य-विशेष--इत्नतिंह कमोरामल कलमसिंद किताबरसिंह गंगाजलीग्रसाद गुंजीलाल 
टिकटनारायण दुरबीनसिंह पोथीराम बंगनलाल मशाल मशालतिंह लोहाराम हंडुल । 

६ --कलात्मक (अ) बृदख्ध-अंडीराम लासेराम खासेसिंह गंछीराय चोगालाल जाली 
जालीचरण भंगूसिंह कगईसिंह कगाराम र्गनसिंह सग्गा कतरू भल्लर मिलमिलराम मिलमिलसिंह 
टला येपीलाल तनसुख तनसुखराय तनपुखलाल मकतूलसिंह मजखमलसिंह मेखरीलाल रेशमपाल रेशम- 
लाल रेशमसिंह । 

(आए रत्नाभूषण--आरसीप्रसाद इंद्रमणिए कंठाप्रसाद कंठीमल कड़ा कड़ेदीन शुच्छुकप्रसाद 
गुच्छुन गोमिद चीजसिंह चुटकई चुन्नाप्रसाद चुन्नामल चुन्नाराम चुन्नालाल चुन्नासिंह चुन्नी चुन्नीनाथ 
चुन्नीलाल चुन्नूराय चुरई चुराऊ चुल॑ चूड़लसहाय चूड़ा चूड़ामणि चूरामन चूरामनसिंह चूरामल 

चैकराम छुगलराम छुप्पनलाल छुप्पनपिंद ७प्पू छ॒प्पूसिंह छल्लन छल्लूसिंद जौहरसिंह भांभनराम 


१ शरदि कुमुदसज्ञाद्ायवों वान्ति शीता 
विगतजलदव॒न्दा दिग्विभागा मनोज्ञा 
विगतकल्ुघमस्भ: श्यानपक्का धरित्री 
विमत्ष किरण चस्रंव्योम ताराबिचित्रम | (आऋतृसंहार ३२-२२) 





( ४४६ ) 


भांभनलाल राम भामरसिंह फामसिंह फामासिंह कुमकनलाल क्रुमरावरम अुल्लरसिंह भ्रुल्लीं भूमक- 
लाल भ्रूमकर्सिंह कूमरमल भूलर टिकई विकुआ टिकोरीसिंह टिकोली टिक्कन टिक्कूलाल टीकमचंद 
टीकमराम टीकमराय यीकमसहाय टीकमर्सिह टीकाप्रसाद टीकाराम यीकालाल टीरासिंह तिहुलीराम तुरी 
तुर॑नसिंद तुर्सनपालसिंह तुशनपाल तेगड़ीसिंह तेहर तीड़ेलाल दूधमणि नगऊ नगीना नगीनाराम 
नगीनाराय नगीनासिंह नगेला नगेसिंह नत्था नत्थाराम नत्थासिंह नत्थीमल नत्थीसिह नत्थूबक्स नत्यूराम ' 
नत्यूलाल नत्युतिह नत्थीला नथई नथईनाथ नथमल नथवा नथाराम नथुश्रा नथुनग्रसाद नथुनी नथुनी 
चंद नथुनीनंदन नथुनीप्रसाद नथुनीराय नथुनीसिंह नथोल्ला नथोलिया नवरतन नवरत्नकुमार नवलखा- 
प्रसाद नाथ राम नाथ लाल नीलमणि नीलमसिंह नीलर्न नूपुरदयाल नेडर नेडरलाल नौरतनकुमार 
नौरतनसिंह नौलखा प८्रू पन्ना पन्नानंद पन्नाराम पन्नालाल पन्नासिह पन्नीलाल पन्न्‌ पलकदेव पलकधघारी 
पलकधारीसिंह पलकन पलकू पलकूराम पहुँचीलाल पारसम'णे पुखराज पुरदई पुलई पुल्ल लाल पेचूराम 
पोला पोलादीन पोल्द्नराम प्रशस्तमणि फुंदन फुंदनलाल फूदनसिह फुंदी फुंदीलाल फुन्नन फुन्ननलाल 
फुन्नीलाल फूलगिरि फूलच द फूल्िंह फूला फूलूसिह बदी बारीदत्त बारीराम बारूलाल बारूसिह बाली 
बाले बाल्षेराम बालेओिह बिंदू्सिह बीरा बीरिया बीरीसिंह त।रूमल बीरूलाल बुंदन बुलाकराय बुलाकी 
बुलाकीदास बुलाकीराम बुलाकीलाल वुल्लनसिह बुल्ला ब॒ल्लूप्रसाद वुल्लूसिंह बुल्लोराम बूँदी बं.दीरम 
बूँदीसिंह बूलच द्‌ बोरीनाथ बोरीसिंह बोरे बोला भूकनलाल भूगल भूषण मनिप्रसाद मनिका मनियाँ 
मनिराम मनीलाल माणिकच द माणिक््यच द मानिक मानिकराज मानिकलाल मानिकर्िंह मुंदर 
मुंदरराम मुकुटच द मुकुथ्मणि मुकुग्सिंह मुक्ताप्रसाद मुक्तमर्णि मुक्तालसिंह मुक्तावनदास मुक्ताशाह 
मुद्रिकाबक्स मुद्रिकाराय मुद्रिकासिंह मुरकीसिंह मूंगा मू गामल मू गाराम मू गालाल मृ गासिंह भू गीलाल 
मोगासिंदद मोता मोती मोतीकांत मोतीच द मोतीप्रसाद मोतीबाबू मोतीराम मोततीलाल मोतीसिंह मौरीलाल 
रतना र्नकिशोर र्नकुमार रत्नचंद र्नज्योति स्नपालतिंह स्नप्रकाश र्ममणि ? रत्नलाल रत्नस्वरूप 
रामनामाप्रसाद लाल लालचूड़ामनशाह लुरदेव लुरीसिंह लोंगीराय शेखरच द शेखरदत्त शेखरशरण 
शेख नंद हमेलसिंह हमेलामिंह हिरेया हीरा हीरादत्त दीराप्रकाश हीराप्रसाद हीरामणि द्वीरालाल । 


(ह) प्रसाधन-साधन (फूल)-४ंदीवर कैंवल्वदीप कंवल्ल, कर्वतल्लाल कदमत्ाल कदम- 
सिंह कमल कमलकझष्ण कमलचंद कमतफल कमलसिंह कमोद कमोदसिंह कुमुदप्रसाद कुमुदू कुब- 
लयानंद गुलाब शुलाबच द गुल्ञाबच दलाल गुलाबदत्त गुल्ल।बदास गुल्ञावधर गुल्ाबनारायण गुलाब- 
प्रसाद गुज्ञाबर्न गुल्ाबराम गुलाबराय गुल्ाबशंकर गुल्लाबशंकरत्ञाल गुलाबसिंह गेंतल गेंदन 
गेंदनदास गेंदनलातल गेंदामल गेंदाराय गेंदालाल गेंदासिंह चंपकलाल चंपा चपादास चपाप्रसाद 
चंपाराम चंपाराय चंपालाले चंपासिंह चंपूराम चमेलासिंह चमेलीप्रसाद पदनू पदमू पदुश्रा 
पदुमशंकर पदोईसिंह पहन पद्द प्मचद पद्मप्रसाद पद्मबहादुर पद्मसिंह सेवतीप्रसाद सेवतीलेल 
हरिच पाराम । 


(६) आयुध--अजिकांत खंगनाथ खंगसिंद लंगा खड़गे खरगा खरगाई खरगी खरगूदास 


च' द्रह्यस च द्रह्यसराय चोबसिंह <ेगारीराम दाल्लेसिंह दुल्ली तिशुत्ञ घनुआ धनुकप्रसाद घनुकराम भाला- 
दीन भालासिंह सांगीदास । 





१ लक्षमीकौस्तुमपपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा । 
गाव: कामदुधाः सुरेश्वरगजों रम्भाविदेवाज्ञनां | 
अश्वः सघमसः सुधा दरिचनुः शझ्लो विषं चारखुधे: | 
रनानीति चतुदृंश प्रतिदिन कुबन्तु ते मजबम्‌ ॥ 


( ४४७ ) 


(3) वाद्ययंत्र--चिकाड़ा चेगाढ़ाग्रसाद झलई भक्न, भालीलाल डंवरलाल॑ डंवरसिंद 
डंबरा डबल्ले डमरू डमरूलाल ढकक्‍कनलाल ढक्‍्कूराम ठगाप्रसाद टुरईं दल्ली तंत्री तुनतुनसिंह तुनतुनिया 
तुन्नू तुमरी निशानसिंह नौबतदयाल नौबतराम नौबतराय नौबतलाल नौबतसिंह बंशूसिंह बजऊसिंह 
बाँधुरी बाजाराय बाजेसिंह बीनसिंह बीना मंजीराराम मंजीरालाल मुरलिया मुरली मुरलीदास मुरलीसिंह 
वंशीप्रसाद वंशीसिंह सरंगी | 

(ऊ) ललित-कला--(१) वास्तु कन्ा--जगनिवास जगमंदर मंडलसिह मंडिल 
मंदिरााम । 

(२) तक्षण-कल्ला--मूरति मूरतिप्रसाद मूरतिराम मूर्ति मूर्तिकिशोर मूर्तिनारायण मूर्तिलाल । 

(३) चित्र-कल्ला--चित्तर चित्तरसिंह चित्रकृष्ण चित्रगोपाल चित्रदत्त चित्रपाल चित्रपाल 
सिंह चित्रमणि चित्रशरण चित्रूराय | 


(४) रागरागिनी--कल्याण गौरी भ्ूपर यप्पा येड़ी थेड़ीलाल थेड़ीसिंह देवकलीदीन देवकली 
प्रसाद देवकलीसिंह देवकलीस्वरूप श्र व पूर्वी बागेसरी भैरव भैरवी वसन्त श्री । 


७--समाज सुधार (अ) अछूत--अ्रछुतानंद महाशय हरिजन हरिजिनसिंह । 

(आ) गोरक्षा--गोरच्षपालसिंह । 

(३) शुद्धि---शुद्धिप्रकाश सुद्धिराम सुद्ध, सुद्ध, प्रसाद सुद्दू राय सुद्ध लाल । 
१---हुलार---अच्छेलाल आत्मानंद आत्माराम कक्‍्कू कीरेंद्रसिंद कीरेचंद कीरेसिंह 


कुश्र कुंअरजी कुअरजीलाल कुँवरलाल खिलावन खुनखुन खुनखुनराम खोखा खुखई गुड्डप्रसाद गुड्डे- 
सिंह गुलशुल गुलाबचंद चंदालाल चमचमजी चिगनू चिग़ुड़ चिरई चुनचुनसिंह चुनमगुन चुनमुनलाल 
चुनमुनसिंह चे घूसिह छुगन छुगनमन छुगनराम छुगनलाल छगनसिंह छुग्गा छुब्बालाल छुब्बूसिंह 
छुत्रालाल छुत्रुनराम छुन्ू छुनूलाल भुनकुनलाल तोताकुमार तोताकृष्ण तोतानाथ तोताराम तोंतासिंह 
तोती तोफामल तोफीराम ददई ददनराम ददनी दद्दनराय दहनलाल दही दह.राम दुलवारी दुलारलाल 
दुलारे दुलारेलाल दुलारेसहाय दुलारेसिंह दुलिया दुलीचंद दुलीराम दुलुआ दुल्लेराम दुलेसिंह दुल्ला 
दुल्लासिंद दुल्ली दुल्लेराम दुह्वितानंद दूलचंद दूलचंदराय नवजादिकलाल नाती नौनिहाल नौनिहाल- 
सिंह पंछी पंछीलाल पंतू पंते पटरु पटे पट्ट राम पट्ट मल पद्ठ सिंह परमहंस पुतन्नीलाल पुत्तनलाल पुत्ती 
पुत्तीलाल पुत्तलाल पुत्तूसिंह पोतनसिंह प्यास्वंद प्यारेलाल फरजंदराय बचई बचऊ बचनसिह बचनू 
बचन्नराम बचाऊ बचीराम बचुलीसिंह बचुल्ली बचुल्लीराम बच्चन बच्चनजी बच्चनदास बच्चनराय 
बच्चनसिंह बच्चा बच्चाजीराय बच्चादीन बच्चाबाबू बच्चाराम बच्चालाल बच्चासाहेब बच्चासिंह 
बच्चूसिंह बच्चेनारायणशसिंह बच्चेलाल बढुआ बद्दनलाल बह्चा बद्दीलाल बह्द,मल बद्द,लाल बह्ट सिह 
बबड्ा बबआप्रसाद बबश्आाराय बबआरसिंह बबई बबऊराय बबनविहारीलाल बबनीनारायण बब॒नीनारायण- 
पति बबुनीनारायणुसिंह बब्बन बबब्नजी बब्बनपति बंब्बनप्रसाद बब्बनरम बब्बनलाल बब्बू बब्बूः 
दास बाबलीराय बालक बालकदास बालकर्णिंह बालदत्त बालप्रकाश बालबचनलाल बालरूप बालरूप- 
सिंह बालस्वहूप बिव्नलाल बिहुकनराम बिदुन्ना बिइनलाल बुट्ईराम बुद्दन बुद्दी बेदलाल भइश्रा 
भउआ भाईजीलाल भाईनरायन भाईलाल भाईशंकर भाईसिंह भाऊ भाऊनाथ भाऊलाल भाऊरसिंह 
मैयाजी मैथाजीदीन मैयाप्रसाद मैयाबक्सतिंह मेयाराम भेयालाल मिन्‍्ठन मिउनलाल मिद्ठनत्तिद्द मिद्ठ 

मिट्ठ प्रखाद मिह्ठ राम मिंठठ लाल मिठाईराम मिठाईलाल मिठाईशंकर मिठौन मिन्नी मिसिरिया मीठालाल 
मुनियाप्रसाद मुनियासिंह मुनुआ मुन्ना मुन्नाराम मुन्नालाल मुन्नारिंद मुन्नी मुन्नीराम मृन्नीलाल मुन्नू मुन्नू- 
प्रसाद मुन्नलाल मोतीलाल रतनलाल राजदुलारे राजहंस राजाबाबू लड़ेतीलाल ललई ललईराम ललन 


श्र 


( ड४डपंध्ूे ) 


कुमार ललनजी ललैयन लल्लन लक्लनप्रसाद लल्लनलाल लल्लानाथ लल्लामल लल्लाशय लल्लातिंह 
लल्‍ली लल्लीग्रसाद ललल्‍्लीराम लल्लू लल्लूप्रसाद लल्लूपल लल्लूराजा लल्लूराम लाडूराम लालबच्चा- 
राय लालबच्चासिह लालमन लालहंस लालू लालूसिंह शिशुचंद साहबजादा साहबजादा प्रसाद सुंद्र- 
लाल सुआराम सुआलाल सुगईराम सुगनचद सुग्गनलाल उुग्गा सुग्गासिंह सुबच्चनलाल सुबनराम सुबनू- 
राय सोहन सोहनपाल सोहनलाल ,सोहनसिंह सोहनस्वरूप हंसस्वरूप हबीबराय द्वीरामणि हीरामन हीरा- 
लाल होरिलप्रसाद । 

२--उपाधियाँ (अ) वीरता-“अंबरजीत अंबरसिंह अखितियारसिंह अगरनीसिंह अग्र- 


बहादुरसिंह अजय अ्रजवदेव अजयबहादुर अजयसिंह अजयस्वरूप अजरयेंद्रपालसिंह अजीतसिंह अतिवल- 
सिह अनीबहादुर अभिराजसिंह आदिवीरसिंह आर्यवीर आलमसिंह उत्तमसिंह उद्भिद्रसिह कटकबहादुर- 
सिंह कटारसिंह केशरीमदंनसिंह खंधारीसिंह खड़गसिंह खरगजीतसिह खरगबहादुर खलकसिंह चमूसिंह 
जंगजीत जंगजीतर्सिह जंगबहादुर जंगबहादुरलाल जंगबहादुरसिंह जंगविजयसिंह जंगवीरसिंह जंगशेर- 
बहादुरसिंह जगजीत जगजीतचंद जगजीतनलाल जगजीतनारायण जगजीतप्रसाद जगजीतबह्ादुर जग- 
जीतसिंह जगतवीरतिंह नगतर्तिह जगवोर जगवीरप्रताद जगत्रीर॒सिंह जगरसिंह जन्येसिंह जयक्ृतर्सिंह जहान 
सिंह जेत जैतबहादुरतिंह जेतू तेजबीरसिंह तेजसिंह दलगजनप्रसाद दलगंजनसिंह दलजीतरसिंह दलथम्मन 
दलथम्मनसिंह दलमदंनसिंह दलविजयबहादुरसिंह दलवोरसिंह दलश्ंगार दलसिंगारसिंद्ध दलसिंह दवन- 
सिंह दाव[सिंह द्ग्विजपनाथ दिग्विजयमा[स्कर दिग्विजयसिंह दिलिबहादुरसिंह दिलावरसिंह दुनियासिंह 
दुनीसिंह ढुच्नूसिंह दुर्गविजयतिंह दुर्गसिंह दुर्जेय सिंह दुर्जेंद्रनाथ दु्जेंद्रप्रताप दुर्विजय दुर्विजयनारायण दुर्विजय- 
सिंह इन्दबहादुरसिंह इृन्द्राजसिंह धनु्भर धनुर्धराचार्य धनुषधर धनुषधारीसिंह नरबहादुरसिंह नरवीरसिंह 
निर्भपर्तिह पंजाबसिंह पद्मतिंह प्रचए्डवीरसिंह प्रसिद्॒तिद फौजराम फोजूसिंह बंगबहादुर्सतह बंबबहादुर- 
सिंद बलधारीसिंह बलबहादुर बलबंतबहादुर बलवंतराय बलवंतसिंह भवसागरसिंह भारतसिंह भालसिंह 
भुजबल भुजबलतिह भ्रुजवोरतिंह भुजेंद्रपालतिंह भूदल्तिंह मदर्गंजनप्रसाद मदगंजनधिहद्‌ मल मलई- 
सिंह मल्ला मल्लू महारथी महातिंह युद्धराजसिंह युद्धवीर युद्ववीरतिंह रखुंजयपग्रतापतिंह रणंजयसिदह 
रणुककंश्सिंह रणजोरसिंह रणधीर रणधीरनारायण रणधीरप्रसाद रणपीरप्रसादलाल स्णधीरबहादुर रण- 
पति रणबहा।दुरसिह रणबाजपिंह रणभद्रसिंह रणभत्तसिंह रणविजयक्रुमार रणविजयबहादुरसिंह रखण- 
विजयधिंह रणवीर रणवीरचंद रणवरीरदेव रणवीरप्रसादरतिह रणवीरबहादुरसिंह रणवीरविजयसिंह रणवीर- 
विहारी रणवीरसिंद रणुतिंह रखालतिंह लशकरीधिंह लालशत्रुनीतबहादुरपालतिंहदू विजयप्रकाश विजय 

बहादुर विजयबहादुरराय विजयबहादुरसिंह विजयवीरपिंह विजयमूर्ति विजयस्वरूप विज्ञबी विजयेद्रजीत 
विश्ववीर वीरपालसिंह वीरबंधु वीरबहादुरसिंह वीरभंजन वीरमणि वीरमणिप्रसाद बीखत वीरशमशेर- 
सिंह वीरसिंह वीरसेन वीरेंद्र वीरेंद्रकिशोर वीरेंद्रकुमार बीरेंद्रचंद वीरेंद्रदत्त वीरेंद्रनाथ बीरेंद्रवागयण 
वीरेंद्रपालसिंह वीरेंद्रप्रकाशसिंह वीरेंद्रप्रताप वीरेंद्रप्रतापनारायण वीरेंद्रप्रतापबह्मदुरसिंह वीरेंद्रप्रधाद 
वीरेंद्रबह्मदुरसिंह वीरेंद्रभानुसिंह वीरंद्रविक्रमसिंह वीरेंद्रविहारी वी रेंद्रवीरसिंह वी रेंद्रशंकर वी रंद्रशरण बीरेंद्र- 
सहाय वीरेंद्रसिद्द वीरेंद्रस्वरूप शनुसिंह शमशेरजंग शमशेरजंगबहादुर शमशेरबह्ादुर शादूंतरराज शूरवीर- 
सिंह शूरतिंह शेरपालसिंह शेरबेदादुर शेरसिंह संसारसिंद सत्यवृथ्वीसिंह समरजीतसिंदहद समरपालसिंह 
सम्रबहादुर समरबहादुरतिंह समरतिद समरेंद्र समरेंद्रनाथर्तिह समरेंद्रनारायशुसिनद्दा सर्वंजीतरिंह सामंत 
सारजीतर्सिंद सावंता सिरताजजंगबहादुर सिरताजजंगबहादुरतिंह सिरताजबहादुर सेनबहादुरतिंह सेन- 
सिंह हस्तबद्ादुर हस्तमल | 

. (आ) घन--अ्रमीरचंद श्रमीरबहादुर श्रमीरराय अ्रमीरतद्वाय अभीरतिंदह श्रमीरीलाल 


' *अमीरीतिंद उपराघ उमरायलाल उमरायतिंद उम्राव्द करोड़पति करोड़ी करोड़ीप्रयाद करोड़ीमल 


( ४फ६ ) 


करोड़ीलाल करोड़ीसिह जगतसेठ जगतसेठराय घनवीरप्रसाद लक्खी लक्वीमल लक्खीराम लक्ष्वीसिह 
लक्खू लक्खूराय लक्खूलाल लक्षपति लक्षपतिलाल लक्षुरायसिद्द लक्ष्मीसागर लखईसिंह लखटकिया 
लखपति लखपतिराय लखपतिसिंह लखमीरसिह लखरू लखियालाल लखी लखीचंद लखीराम लखेश्वर 
श्रीसागर श्रेष्ठमणि श्रेष्ठीलाल साहु साहूकार सेठ सेठमल सेठू हजारी हजारीचंद हजारीप्रसाद हजारी- 
मल हजारीलाल हजारीसिंह | 


(३) विद्या-अलूमसिंह आचारीप्रसशाद आचार्य आलिम इलमचंद इलाचंद कवींद्र 
कवींद्रकुमार कर्वीद्रनाथ कव्वीद्रनारायण कवींद्रविक्रम कवींद्रशेखर ज्ञानचंद शानदेव शानघर शाननाथ 
जशानप्रकाश श्ञानभानु ज्ञानभूषण शानसागर ज्ञानसिंह ज्ञानानंद शानेंद्र ज्ञानेंद्रकुमार शानेंद्रदत्त शानेंद्रदेव 
शानेंद्रप्रकाश ज्ानेंद्रप्ताप शानेंद्रबह्मदुर ज्योतिषभूषण तीत्रमेष त्रिवेदीदत्त त्रिवेदीप्रसाद पंडितलाल 
पंडितरसिंह परीक्षासिह प्रतिमाभूषण बुद्धिसागर ब्रह्मविशारद मुंशी मुंशीदयाल एुंशीपाल मुंशीप्रसाद 
मुंशीराम मुंशीलाल मुंशीशंकर मुंशीसहाय मुंशीसिंह मेधार्थी मौलवीराम मौलवीसिंह विज्ञान मिन्तु विशान- 
ध्वरूप विज्ञानहंस विश्ञानानंद विद्याकांत विद्याघधर विद्यानंद विद्यानिधि विद्यानिवास विद्याप्रकाश 
विद्याभानु विद्याभास्कर विद्याभूषण विद्यारत्न विद्यार्थीसिह विद्यावंत विद्यावागीश विद्याविनोद विद्या 
शिरोमणि विद्यासागर विद्यासिंधु विद्यासिह विद्ृत्ततच द विद्वाननाथ बिद्दानसिंद विवेक- 
रंजनसिनहा विवेकशरण बिवेकशील वेद्प्रकाश वेदप्रकाशच द वेदप्रिय वेदभानु वेदभास्कर वेदभूषण 
वेदमणि वेदमशिकुमार वेदमित्र वेद्रत्न वेदत्रत वेदत्नतभूषण वेदजतसिनहा वेदांतीप्रसाद वेदानंद 
वेदानंदलाल सुधींद्र सुधीद्रकुमार सुधींद्रनाथ सुमेदीलाल । 


(३) सम्मान विशेष--अमूल्यरनप्रभाकर आनंदभूषण श्रानंदमूर्ति आनंद्स्वरूप आर्यभाष्कर 
आर्यभूषण आर्यमणि आर्यमित्र आर्यमुनि श्रार्यरत्ष आलमचंद इलाचंद्र उत्तमशील उपदेशबहाहुर करुणा- 
निधान करुणानिधि करुणासागर करोड़ी कर्मबहादुर कर्मबीर कर्मवीरसिंह कार्यद्रनारायण कौर्तिभूषण 
कीतिंभूषणुप्रकाश कीर्तिभूषण॒स्वरूप कुमनी कुलकांत कुलच'द कुलजीतराय कुलदीपकच द कुलदींप- 
दास कुलदीपनारायण कुलदीपनारायणसिंह कुलदीपशंकर कुलदीपसहाय कुलदीपसिंह कुलदेव कुल- 
देवनारायणतिंह कुलदेवसिंह कुलनंदन कुलपतिराम कुलभास्कर कुलभूषण कुलभूषणच द कुलभूषण- 
स्वरूप कुलरक्षन कुलराज कुलवंत कुलबंतनारायण कुलबंतप्रखाद कुलवंतराय कुलवंतलाल कुलवंत- 
सहाय कुलवंततिंद कुलवीरसिंह कुलानंद कुलेंद्रप्रसाद कुलोमणि कुललनसिंह कृपाशील कृपासागर कृपा- 
सिधु क्षमाकर क्षमास्वरूप खंजादेसिह ख्याततिह गढ़पति गुणश गुणबहादुर गुणवंतराय गुणवीरप्रसाद 
गुणागार गुणानंद गुणीनाथ गुनईप्रसाद गुन्नूतिंह जगजोततिह जगज्योतिनाथ जगतच द जगतप्रकाश 
जगतबंधन जगतबंधनराम जगतबंधु जगतभारकर जगतमणि जगतसिंह जगबंधुसिह जगभानुस्तिंह जग- 
भूषणकुमार जगमल जगमानसिह जगमेहरसिह जगरतन जगरोशन जगरोशनलाल जगवंश जयप्रकाश 
जयमूर्ति जयमूर्तिलाल जयरत्न जयस्वरूप जसतकरणसिंह जसजीतसिह जसपतराम जसपतिराय जसपाल 
जसपाश्षतिंह जसवीरसिंह जउमलधिंह जितेंद्र जितेद्रप्रकाश जितेंद्रप्रतापबह्यादुरसिह जितेंद्रप्रतापसिंदद 
लितेद्रविक्रमसिंह जितेंद्रवीरसिंह जितेंद्रवत जीवनज्योति टेकबह्ादुर ताजबहादुर ताजमल ताजसिंह 
तालुकेदार तालुकेदारसिंह दयानिधान दयानिधि दयासागर दयासिन्धु दयास्वरूप दरबारी द्रबारीप्रसाद 
दरबारीमल द्रबारीलाल दरबारीसिंह दानबहादुर दानसिंद्र दानिशराय दानीसिंह दानवसिह दावासिंह 
दीनबंघु दीनानाथ दीवानबहादुर दीवानवंशधारीलान दुनियामणि दुनीचंद देशकरण देशबंधु धर्म- 
कीर्ति घर्मकीर्तिशरण धर्ममिह्तु धर्मभूषण घर्ममित्र धर्मवीर घर्मवीरप्रसाद घर्मवीरसिंह धर्मत्त धर्मशिरो- 
मणि घर्मशील धर्मसत्वरूप धर्माव्माप्रसाद धर्मात्माशरण धर्मात्मासिंह धर्मावतार धर्मेंु धर्मेंद्र धर्मेद्कुमार 
धर्मेंद्रचंद धर्मद्रनाथ धर्मंद्रनारायणसिंह धर्मेंद्रपाल भर्मेंद्प्रसाद धर्मेद्रमोहन धर्मेद्रसद्दाय घर्मेंद्रसिंह 


( ४६० ) 


धर्म द्रस्वरूप धर्म ष्ठी धीराव्मानंद पीरेंद्र धीरेंद्रकुमार धीरेंद्रनाथ धीरेद्रप्रतापसिह धीरेंद्रवम घीरेंद्रसिह 
धीरेशचंद्र धुरंधर धुरंधरसिंह धुरीधर धुरेंद्र नेकपालसिह नेकभूषण नेवाजसिंह परमजीतराय पुण्यश्लोक 
पृथ्वीसिंह पेशलम्रुकुट प्रणवीरधिंह प्रियदर्शन प्रियदर्शनलाल प्रियदर्शी प्रियत्रत प्रियब्रतनारायणसिह 
बलतेजसिंह बसुधानंद बसुधातदिंह भंवरपालासह मंवरमल भंवरलाल भंवरसिंह भक्तसिंह भारतचंद 
भारतज्योति भारतनरेज्ञ मारतप्रकाश भारतभान्ु भारतभूषण भारतभूषणस्वरूप भारतमित्र भारतबवीर 
भारतसिंह भारतेंदु भारतेंदुकुमारसिंह भारत दु नारायण भारतेंदुप्रकाश भारतेंदुसिह भारतेंद्रनाथ 
भारत श्वरनाथ भुनाल भुवनचंद्र भुवनदिवाकर भ्रुवनभास्कर भूप्रकाश भूमित्र श्रमरलाल भ्रमरसिंह 
म॑ डलतिंह मनईसिंह मालचंद मित्रानंद मिजाराय यशोविमलानंद युवराज युवराजदत्त युवराजबहादुर 
युवराजसिंह योगधारीराय राजकरण राजकिशोर राजकिशोरनाथ राजकुली राजकूवर राजकुमार राज- 
कुमारलाल राजकुमारसिंह राजनीतिसिंह राजबंधु राजरोशनराय राजरोशनलाल राजरोशनसिंह राजलाल 
राजवंत राजवंतर्सिह राजवंश राजवंशी राजवल्लभ राजवल्लभसहाय राजवल्‍्लभसिंह राजाबहादुर राय- 
चंद्र रायचरण सिनहा रायजादा रायबहुदुर रायसिंह रावराजा रुकनसिह लोकमणि लोकमणिदास लोकपन 
लोकमित्र लोकरिंह वंगेंद्र वंगेंद्रनाथ वंगेश्वरनाथ वंगेश्वरप्रसाद वंशदेव वंशधारीलाल वशपति वश- 
बहादुर वंशबद्दादुर्लाल वंशभूषण वंशराज वंशरोपनसिंह वंशलोचनसिंह बशींद्रदत्त वसुधानंद वसुधासिंह 
विश्वचंद्र विश्वप्रकाश विश्वप्रिय विश्वबंघु विश्वमित्र विश्वरंजन विश्वविनोद शम्मूति शर्मधर शांति- 
प्रिय शांतिभूषण शांतिसागर शांतिस्वरूप शाहजादाप्रसाद शाहजादाराम शाहजादाविद्दारी शाहजादे 
शाहजादेलाल शाहजादेसिंह शिरोमणि शिरोमणिदत्त शिरोमणशिलाल शिरोमणिसिंद शीलस्वरूपानद 
शीलेंद्र शीलेंद्रकुमार शीलेश शीलेशचंद सज्जनरसिह सत्यनिष्ठ सत्यप्रिय सत्यप्रेमी सत्यभक्त सत्यभानु 
सत्यभूषण सत्यमित्र सत्यमूर्ति सत्यरंजन सत्यरूप सत्यवादी सत्यवीरसिंह सत्यत्रत सत्यत्रतराय सत्यब्रत- 
सिंह सत्यस्वरूप सभाकांस सभाचंद समाजीत सभाजीतसिंह सभापति समापतिनाथ समामोहन समभारिद 
सरकारबहादुर सरताजबहादुर सरदार सरदारबहादुर सरदार्मल सरदारबिहारी सरदारसिंह सरदारी- 
लाल सरफराजसिंह सल्तनतबहादुर खल्तनतबहादुरसिह सल्तनतरायसिंह सलतू सवाईसिंह सिद्दार 
सिरताजबहादुरसिनहा सिरताजसिंह सिरतूसिंह सुगुणचंद सुधीरकुमार सुधीरचंद सुल्तान सिंह सुशील 
सुशीलकुमार सुशीलचंद्र सुशीलप्रकाश सुशीलबहादुर सुशीलभूषण सुशीलस्वरूप सुशीलेंद्र हजारी 

हिन्दूपति डुकमपाल हुकप्रविह हुकूमतराय । 
(उ) राजपद--अ्रवनींद्र अवनींद्रकुमार श्रवनींद्रनाथ क्षत्रपति क्षनपतिसिंह क्ञत्रपाल क्षृत्र- 


पालसिंह ज्ञमापति ह्ृमापाल जक्षितिपाल च्षितीशमोहन छ्वितीश्वर क्षितीश्वरराम जितेश्बरप्रखाद ऋमापति 
चक्रवर्ती चक्रवर्तीसिंह जनेश्वर जनेश्वरदास जनेश्वरप्रसाद जमीपाल दुनियांपति दुनियांराय धरणीकांत 
नरदेव नरदेवसिंह नरपतिसिंह नरेंद्र नरेंद्रकिशोर नरेंद्रकुमार नरेंद्रचंद्र नरेंद्रजीत नरेंद्रदत्त नरेंद्रनाथ नरेंद्र 
नारायण नरेंद्रप्रकाश नरेंद्रप्रतापनारायणसिंह नरेंद्रप्रसादन रेंद्रबह्म दुर नरेंद्रभान नरेंद्रभूपबहा दुर नरेंद्रभूषण 
नरेंद्रमित्र नरेद्रमोहन नरेद्रमोहनस्वरूप नरेंद्रविहारीलाल नरेंद्रवीर नरेंद्रवीरप्रताप नरेंद्रवीरसिह नरेंद्रसिंह 
नरेंद्रसेन नरेद्रस्वरूप नरेश नरेशकुमार नरेशचंद्र नरेशचंद्रनारायण नरेशदत्त नरेशनारायण नरेश- 
प्रसाद नरेशबल नरेशबहादुर नरेशभूप नरेशलाल नरेश्वरप्रसाद नवाब नवाबल्लाल नवाबशाह नवाब” 
तिंह नवाबीलाल नब्बूसिंह नाहा निरपति तृपतिसिंह उपलालसिंह उपतसिंह ठर्पेंद्र दर्पेंद्रचंद्र रर्पेंद्रनाथ रपेंद्र- 
नारायण दर्पेंद्रप्रताप द॒रपेंद्रशंकर हपेशप्रसाद पुरुषपाल प्रथ्वीपाल प्रथ्वीशचंद बादशाह बादशाहसिंह 
बीपति भुआर भुआलराम भुवनकांत भुवनपाल अ्वनेंद्र भ्रुवनेंद्रप्रतापसिंह भ्रुवाल भुवालग्रसाद भूप 
भूपति भूपतिप्रसाद मूपतिराय भूपतिसिंह भूपदेव भूपन भूपनलाल भूपनाथ भपनारायण भूपरास भप- 
लाल' भूपसिंद भुपध्वरूप भूषा भपानंद भूपाल भूपालप्रसाद भूपालराय भूपालसिंह भूषाली भपाली 
दीन भूपँद्रु भूपेंद्रकुमार भूपेंद्रनाथ मूपेंद्रनाथर्सिंह भुरेंद्रनारायणसिनदा भूपेंद्रपति मूपेंद्रपालसिद्द भर्पेद्र- 


( ४६१ ) 


प्रसाद भूपेंद्रबद्ाडुरसिंद भपेंद्रमरणि भूपेंद्रलाल भूपेंद्रविह्यारी मुपेंद्रवीरसिंह मूपेंद्रशंकर भर्पेंद्रसहाय भूपेद्र- 
सिंह भूपेशचंद्र भूमिनाथ भूमींद्रदेव महरजवा महाराज महाराजकिशोर महाराजकुमार मह्दाराजदीन 
मह्ाराजनारायण महाराजबक्सलाल महाराजबहादुर मदाराजबहादुरलाल महाराजलाल महाराजसिंह 
महाराजस्वरूप महिपाल महिपालप्रसाद महिपालबह्ादुरसिंह महिपालशरण महिपालसिह महिराजध्वज- 
सिंह महीपति मद्दीपतिदयाल महीपतिराम मद्दीपतिशरण मद्दीपतिसिंह महीपदत्त महीपनारायण महीपलाल 
महीशनारायण मुलकराज रजई रजना रजुआ रजोला रज्जनलाल रज्जनसिंह रज्जा रज्जूलाल रज्जूलिंह 
राजकरण राजकेश्वर राजदत्तप्रसाद राजदयाल राजदेव राजदेवग्रसाद राजदेवराम राजदेवलाल राज- 
देवसिंह राजघर राजधारीसिंह राजनंद राजनंदनसिंह राजनलाल राजनाथ राजनाथलाल राजनाथसहाय 
राजनाथसिंह राजनारायण राजनारायणुप्रसाद राजनारायणलाल राजनारायणसिंह राजनेतिसिंह राज- 
पतलाल राजपति राजपतिसिंह राजपाल राजपालत्तिह राजप्यारेलाल राजप्रतापसिंह राजप्रसाद राजबरनसिंह 
राजबल राजबलप्रकाश राजबलतिंह राजबली राजबहादुर राजबहादुरतिंह राजमृूषण राजमणि राजमन 
राजमनोहरसिंह राजमल राजमरहेंद्र राजमुकुट राजमोहन राजरतन राजराजतिंह राजराजेश्वरप्रसाद राज- 
राजेश्वरसहाय राजरूपरगाय राजलाल राजविजयसिंह राजवीरसिंह राजत्रत राजशरण राजा राजादक्त 
राजाबक्ससिंह राजालाल राजूलाल शर्जंद्र राजेंद्रकिशोर राजेंद्रकिशोरशरणसिंह राजेंद्रकीतिशरण राजैंद्र- 
कुमार रजेंद्रचंद्र राजेंद्रनाथ राजेंद्रनाथराय राजेंद्रनाथसिनहा राजेंद्रनारायण राजेंद्रपाल राजेद्रपाल- 
पिंह राजेंद्रप्रकाश राजेद्रप्रताप राजंद्रप्रतापचंद्र राजेंद्रप्रसाद राजेद्रप्रसादर्लिह राजेंद्रबह्मदुर राजेंद्रराय 
श्जेंद्रलालराजेंद्रवीरतिंह राजेंद्रशरण राजेंद्रसहायसिनहा राजेंद्रसिंह राज द्रस्वरूप राजेशकुमार 
राजेशचंद्र राजेशनारायण राजेश प्रसाद राजेश्वर राजेश्वरदत्त राजेश्वरदयाल राजेश्वरदास राजेश्वर- 
नाथ राजेश्वरनारायणसिनहा राजेश्वरप्रसाद राजेश्वरबली राजेश्वरशरण राजेश्वरसहाय राजेश्वरस्वरूप 
राजेसिंह रायराजेद्रबह्मदुर रायराजेश्वरबल्ली रावतमल रावलतिंह लालराजकिशोरनाथ शाहमल स्प्रादू- 
लाल साहु सुल्तान सुल्तानराय । 

(३) व्यंग्य---अ्रंगनदा8 अंगनविद्ारीलाल अ्ंगनलाल अंगना अंगनूपसाद अंगनूराम अंगने 
अंगनेलाल श्रग्नजलाल श्रग्रजशरण श्रचकलाल श्रचपलसिंह श्रचानकप्रसाद अच्छे अच्छेलाल श्रजगर 
अजगरसिंह अजायबलाल अजायबरसिंह अजश्ातबाबू अटलचंद श्रव्लबहादुर श्रव्लसिंह अस्लू 
अगली अगुकप्रसाद श्रदालत्सिंह अद्विकुमार अधिकलाल अधीन अधीनप्रसाद अनमोल अ्रनमोलक- 
राम अनमोलराय श्रनमोलपिंह श्रनवरसिंह अनाड़ीलाल श्रतुआ अनुजप्रसाद अनुरूप श्रनुरूपप्रसाद 
अनुरूपसिंह अनूप अनूपकिशोर श्रनूपकुमार श्रनूपचंद अनूपदत्त अनूपदेव अनूपनारायण अ्रनूपलाल 
अनूपशाह अनूपसिंह अफीमी अबलकसिंह अब्बलसिंह अभिराज अमिराम अमलकांत अमलधारी 
अ्रमलराय अ्रमानसिद्द अमोलकचद श्रमोलकप्रसाद अमोलकराम श्रमोलचंद श्रमोलसिंह अ्रमोला अलग- 
गरजसिंह अ्लबेलसिंदह अलबेला अलबेलीप्रसाद श्रलवेलेलाल अ्रलबेलेसिंद अहरवादीन श्रद्व्लृशम श्रागर 
आनननारायण आरफतचंद आलूमल आलोक इकरामसिंह इलाकाप्रसादर्सिंह उगमदेव उगमसिंह डचित- 
लाल उजबकसिंह उजागरलाल उजागरसिंह उजालासिंह उजियारीलाल उजियारेलाल उज्जा उज्जीलाल 
उज्जू उज्ज्वलतिंह उदयपालसिंह उदयप्रकाश उम्दासिंह ऊदा ऊधमपालसिंह ऊघमसिंह ऋजुमल ऋतु॒लाल 
एकांतदास ऐतराजसिंह औदान कंगलिया कंगलियाराम कंगलू कंगाली कंगालीचरण कंगालीराम 
कंजरा कंजू कंपनलाल कट्टर कट्टलराम कठिनदत्त कहलसिंह कद्दी कदुसिंह कनौड़ासिंह कब्जासिंह 
करिंगनलाल करिया करियाएिंह करेरेराम कर्णयुखललाल कलंदर कलई कलवा कलवासिंह कलिया 
कलुआ कलूटा कलृदीराम कलूटीसिंह कल्लन कल्‍्ला कल्लाराम कल्‍्लू कल्लूदास कल्लुप्साद कल्लूप्ल 
कल्लुराम कल्‍्लूसिंद्व काबिजसिंह कायमसिंह कारू कारे कारेप्रसाद कारेलाल कालू कालूराम कालू: 
लाल कालेसिंह क्रिलोला किल्कू कुंनन कुंजनसिंह कुंजरलाल कुंजरसिंद कुंजल कुंजलरिंद कुंजामल 


( ४६२ ) 


कुंठीसिंह कुंडीलाल कुकई कुकरियासिह कुक्कुर कुटदराम कुटिलिसिंह कुटिलू कुनरू कुनुरूप्रसाद कुन्नन 
कुन्न कुन्पुन कुल्हुन कुब्बतसिह कुमले कुरियासिह कुलंजन कुलबुल कुलब॒लराय कुलबुलसिंह कुलाहल- 
राम कुल्लनसिह कृल्लूराम कूदन केकचंद केकाराय केतवानमल केरा केराप्रसाद केशरी केशरिया केहरिया 
केहरिसिंह फेहरी कैश कोंचामल कोकामल कोकाराम कोकिलेसिंह कोकीराम कोठीराम कोमल कोमल- 
चंद कोमलनाथ कोमलप्रसाद कोमलराम कोमलज्लाल कोमलसिंह कोयलसिंह कोरेसिंह कोलीन खंजन 
खंजनलाल खंजनसिंह लंडेरनसिंह खगनलाल खजानचंद खजानदत्त खजानसिह खडगा खबरदारसिंह 
खरखरदेव खचू' खर्चे खागाराम खासाराम खासेसिह खितईसिह खिताऊ खिलई खिलईराम खिलपतसिह 
खिलाड़ी खिलानंद खिलावन खिलावनप्रचाद खिलावनराम खिलावन सिंह खिहलनस्हि खिहला खिल्लू 
खिल्ल सिंह खुन्ना खुन्नीलाल खुनू खुनूराम खुन्नूलाल खुरखुरलाल खुरबुन खुर्बुर खुन्भुर खुरभुरराम खुरमहहों 
खुल्लाराम खुल्ले खुशदिल०साद खुशमनसिंह खुशवनराय खूंटी खबचंद खबलाल खूबसिंह खुबीराम खूबी- 
लाल खूबीसिंह खूबेंद्रसिंह खेखरूराम खेतल खेतलप्रसाद खेतसिंह खेरीलाल खेरीसिंह खेलाराम खेलु खेरा- 
दास खौनीदास खोनीमल ख्यालीसिंह गंजनराम गंभीरदत्त ' गंभीरसिंह गंभूराम गजानंद गजानंददेव 
गज्जन गज्जीराम गज्जू गज्ज्राम गज्जूलाल गदठ्दनसिह्द गद्टी गद्दीराम गद्दू गद्दमल गद्दराम गद्दलाल गठोले 
गद्ू गहस्मल गन्ना गन्तूसिंह गप्पी गप्पू गप्पूमल गफलू गवड़आ गबदीदास गबदू गबही गबरसिंह 
गबरी गबरूलाल गब्बर गब्बरलाल गब्बरसिह गब्बू गब्बूलाल गमलासिह गमलूराम गरजनारायण्राय 
गजनसिंह गजू गलेसिंह गहनसिंह गहनीराम गहोताप्रसाद गाजर गिरिप्रसाद॒ गिरिलाल गुट्टन गुठीले 
गुढ़ाईप्रसाद गुड्ड,प्रसाद गुडडु सिंह गुदनासिंह गुदाईप्रसाद गुद्दीप्रसाद गुन्ना गुरबतसिंह गुलगुल गुलजार 
गुलजारतिंह गुलजारी गुलजारीराम गुलजारीलाल गुलजारीसिंह शुलफामसिंह गुलबदनलाल गुलराज 
गुलवंतप्रसाद गुलशन गुलशनरय गुलशनलाल गुलशनविहारी शुलशनसिंह गुलशनस्वरूप गृदनराम 
गूलर गेंकनराय गेनीलाल गेनीसिंह गेन्राम गोगासिंह गोजर गोटन गोटी गोवीमल गोदीराम गोड्मल 
गोदीसिंह गोनासिंह गेरेलाल गोलैया गोंसूदीन गौरसुन्दर गौरसिंह घनसुर घमनूमल घमरू घम्मन घर- 
भरनराम घरमरनलाल घरमरुतिंह घरमावन घानू घामू्सिह घिगई घिनई घुच्चनसिंह घुटई घुट्टनराम 
धुमचीणाहु धुम्मनतिंह घुरबिन धरे घेंघई चंगड़ चंगालाल* चंगुल चंगू चंचल चंचलकुमार चंचलराय 
चंचलवक्लभम चंचलरिंह चंद्रोदयरसिंह चक्खन चकखनलाल चतुरगुनसिंदह चठुरजीतसिंह चतुरदत्त 
चतुरभाई चठुस्मल चतुरलाल चतुरतिंह चत॒रसेन चतुरी चतुरीनारायण चतुरेमल चनकी वनखीसिंह 
चमकूराम चमनगोपाल चमनलाल चम्मनलाल चातक चाली चाहतराम चाहतेलाल चाहिली चिखुरी 
चिखुरीराम चिखुरीतिंह चिय्कऊ चिट्टन चित्तरतिंह चित्तरसिहजूदेव चिनकुवा चिनगी चिपुन्नी चिम्मन 
चिम्मनलाल चिम्मनशाह् चिलमसिंह चुंदू चुंबन चुकता चुक्खनसिंह चुखई चुखई लाल चुलारू चुटकई 
चुरई चुलबुल चुल्दन चुहलसिंह चूद्दासिह च॑ टासिंह च खुरराम चेखुरीसिंह चेलूसिह चेतकर चेलाराम 
चोंच चोंचूतिह चोंकीराम चोखाराम चोखे चोखेदतत चोखेदयाल चोखेसिंह चौकियाप्रसाद चोंधी चोंधी- 
दास चौबारसिह चौहरी छंंगनलाल छुंगाराम छुंगालाल छुंगासिंह छुंगीमल छुंगुर छंगुरप्रसाद छंगुरसिंह 
छुंगुल छंगूलाल' छुंगेलाल छुठराम छुकराद त्त छुककन छुक्क्रनराय छुककनलाल छुककीदास छुक्कीलाल 
छुक्कूमल छुक्कूलाल छुगलराम छुटंकी ? छुटंकीप्रसादसिंह छुटंकीराम छुटंकीलाल छुप्पनलाल छुप्पन- 
सिंह छ॒प्पीमल छुप्पू छ॒ुप्पूलाल छुबील छुबीलच द छुबीलदास छुबीलसिंह छुबीले छुबीलेराम छुम्मन 
छ॒म्मनलाल छुम्मनसिंह डम्मीलाल छांगुर छांगुरलाल छिंगा छिंगामल छुटकऊ छुटकन छुंग्कनलाल 
छुथ्कनू छुव्कुन्तू छुटके छुप्मनराम छुग्वारी छुट्टन छुद्टनपालसिंह छुट्टनलाल छुट्टा छुट्टानंदजी छुट्टीसिंह 

) गंभीर--एक नदी । 

२ उंगा <चंग। 

3 छुटंकी< षद्‌ | टंक । 


'( ४६३ ) 


छेलबहादुर छेला छेलामल छैलूराम छैलूसिंह छोग्कच द छोग्कराम छोटकूप्रसाद छोग्न छोव्नलाल 
छोग्मल छोय्वा छोद्टदास छोटनारायण छोट्ूपत छोट्प्रसादर्सिह छोट्टभाई छोटूराम छोट्ूविंह छोटेदास 
छोटेबहादुर छोटेलाल जंगलदेवसिंह जंगलिया जंगली जंगलीप्रसाद जंगल्ीराम जंजालीप्रसाद जगमग- 
लाल ज़गारघिंह जट्टनराम जबरसिंह जबरू जबला जब्बा जब्बारसिंह जमानसिंह जरबंधनसिह जला- 
दलदीन जायसीराम जिन्दालाल जिश्ञानंद जिश्लालाल जिनसीराम जिबई जियाराम जियावन जिलई 
जिलेराम जिल्ला जिहासिंह जीआ जीबा जीबानंद जीबाराम जीवालाल जीबोध जुंगड़सिंह जुगी जंगी 
राम जुंगीलाल जु गीसिंह जुगई जुगतराम जुगराजसिंह जुगरे जुगल जुगलशरण छुगलसिंह जुगली जुगलू 
जुगुलच द जुग्गढ़ जुग्गा जुग्गासिंह जुग्गीमल जुग्गीलाल जुग्गू जुटई जुलफसिंह जोंकराज जोंकीराम जोजन 
सिंह जोड़ामल जोड़ेराम जोरा जोरावर जोरावरलाल जोरावरसिंह जोल्ला जौमसिंह भंकारू भककड़ी 
भककड़ीप्रसाद कगईसिंह गढ़ झंगड़ राम भगड़,सिंह झरगढ़ भरगड़सिह भर्गनराम भम्गनसिह 
झूगा भड़आप्रसाद कडुले कडोलेसिंह कनकू ऋनकूलाल भपव्लाल भप्पामल भबरू मब्बनप्रसाद 
भब्बामल भब्बालाल झब्बू ऋब्बूदास भऋब्बूप्रसाद भव्बूलाल ऋष्बूसिंह कमई ऋमेलासिंह करगतसिंह 
भरगदा भरगामल भरिया भरिहगसिंह मरीसिंह करूलाल भलई भलकसिंह राइयां मांवर कावरमल 
मिनकई मिनकन मिनकू मिनकूलाल मिनकूसिंह क्लिनकोराय मिल्नू भिन्नूसिंह मिलंगीराम मिल्लू- 
प्रसाद मिल्लूराम सीनक भीनकसिंह भीमलराम कीमलसिंह भीलनजीराम भीलरराम भुंटू कुनकूलाल 
कुनखुन कुनभनलाम ऊ्रुत्रा कुन्नीमाल ऊ्ुन्नीसिंह ऋुन्न कुवीला मरी भूरीप्रसाद भूरीलाल भ््रीसिंह म्ूरू 
भोग भोरीनाथ टंणराम टू टंद्राम टिड्ठी टिन्नी टिम्मिल टिरिश्रिवा टिर्रो टिलला टीमलसिंह टुंग्न टुंडई 
टुंडराम टुंडामल टुंडाराम ट,डासिंह टुंडी टुंडीराम दृश्यों ह॒इ्योंसिंह इकई हुकीराम इक्कीमल इड़िया 
ढुनइनसिंह इुनद्नियां इन्नामल टूंडीमल टूंडीलाल टला टेंगचूराम ट्दी टेयैराम टेनी थेंटनारायण 
ठेकोराम ठोलासिंह ठंडोलाल ठडेसिंह ठक्कन ठगराम ठाव्राम ठादसिंद ठुकीराम ठेलञासिंह 
डंगर डंडाराम डगमगराज डगरू डबलूसिंह डलमीरसिंह डॉगरराम डॉगर्राप्ह डिगरीराम डिब्बा- 
सिंह डीपू डंडबहादुर डुल्लकराम डल्लनसिंह डुह्लासिह डूंगर डूंगरदत्त डूंगरमल डगरलाल डूंगर 
सिंह डूंगरा डेबरा डेराराज डेरू डाकरीराम ढंगू ढाकरान ढाकलाल ढाऋनिंह ढदिलई दिल्लूराम 
दुनमुनलाल टुरई ढेलांकी टुल्‍ली ढोंडा ढोंदुई ढोंढईलाल ढोंढ़ा ढोंढाराम ढोढातिह ढोंतल तनकू- 
लाल तनारूराम तब्बाराम तलफसिह तल्फीराम तहफराजसिह तहसील तहसीलसिंह तांतिया ताड़ीमल 
ताड़ीलाल तालुकरसिंह तीतरसिह तीतल तुंडीलाल तुनतुनरिंह तुनतुनियाँ तुरंतनाथ तुरंतलाल तुरंतीलाल 
तुरनसिंह तूती तूफानीराम तूरोसिंह तेजबहादुरसिंह तेजी तेजीराम तेजीलाल तोंदीमल थम्मनसिंह थावर- 
चंद थोपराम दंगलसिंद दंगलीप्रसाद दंगलीसिंह दखलदेव दखलसिंह दब्बूराम दल्तेलसिंह दावासिंह दिमाग 
सिंह दिलखुल दिलदारसिंह दिलप्रसाद दिलवदनसिह दिलमरतिंह दिल्लमरी दिलमनलाल दिलिमोहन 
दिलराज दिलराजसिंह दिलवंतर्सिंह दिलवरीलाल दिलसुख दिलसुलराय दिलावर दीदारतिह दीनचंद्र 
दीना दीनू दीपघर दं-दी दुक्खी दुक्खीराम दुक्खीलाल दुखई दुखांतीप्रखाद दुखीराम दुबरी दुभईसिंह 
दुर्व॑चनसिंह दुर्बल दुरबज्नदास दुबली दुबलीप्रसाद दुर्लभ दुलभर्सिंह दूंदुरदेव दूँदेलाल दूभरराम दूल्देराम 
देहरीप्रसाद दोंदीखिह हंद द्वारी द्वीमनारायण द्वीपनारायणसिंह धवलसिंह घारा घाराजीत घारासिह 
धारीसिंह धारेलाल धुंधई धुंध धुनधुना धुनग्रुन धुनमुनदास घुनमुनलाल धुन्नी धृधा्िंह धूमप्रसाद 
धूमबह्मादुर धूमसिंह धूसर धौंकलसिह धौंधन धौंधा धौतालसिह घोरीसिह घोरेलाल नंगा नंगाराम नंगू 
नंगूराम नंगेदास नंगेसिह नकईसिंह नकचू राम नकण नकठाराम नकटूलाल नकली नकल्ीदास नकली- 
देव नकलीराम नकतीसिंदह नकक्‍्का नगऊ नगृदबिद्यरीलाल नगृदसिह नगिनराम नगेला नचकतिंह 
नचकोराम नजरीलाल ननई नन॑कऊ ननका ननकू ननकूराम तनकूलाल ननकूसिंह नज्ञी नत्नू नन्‍्न- 
मल नन्‍ने नन्‍नेमल नन्‍्दक ननन्‍्दृकूधारीपिनहा नन्‍्हा ननन्‍्द्वाराम नत्दमाहिंद नन्‍्हूदेव नन्‍्हूमत्न नन्‍्हेंबावू 


€ ४६४ ) 


नन्हेमल नन्देरजा नन्हेराम नन्देलाल नन्देसिंह नयाराम नवरंगलाल नवल नवीनप्रसाद नहरदेव नाटे 
नान्‍्हूराम नाहरसिंह नाहरिया निकई निक्‍कारसिंह निगाही निगाहूसिंह निजर निठुरच द निनुआ निनुआ- 
राम निन्नू सिंह निन्हकू निरब॑ँ्ईसिंह निवास नीबरदास नीबू नीमन नीमर नीमरसिंह नुखई नुखईराम नेडर 
नेउरलाल नेकसहाय नेकसा नेकसीलाल नेकसेसिंह नेका नोलासिह नोखे नोखेलाल नोहर नोहरराम 
नोहरसिंह नौवस्ता नौबहारसिंह नौरंग नोशे नौशेलाल नौहर नोहरियाराम न्यादर न्यादरसिंह पंथनाथ 
पंथू पकौड़ी पकक्राम पक्कूलाल पगरोपन पधइंया पटकन पढें मल पढे लाल प5 सिंह पतंगीराम पतरीक 
सिंह पतरे पतवारू पत्तर पनकोही पबारू पव्बरराम पव्वार परचनराय परदेशी परदेशीराम परसन परांकुश 
परिखाराय परोनीराम परोहीसिंह पर्वतलाल पर्व॑तर्सिह पलई पल्लासिंह पसेरा पहलवानसिंदह पहलसिह 
पहलीप्रसाद पहलूराम पहाड़ी पहाड़ीराम पाखंडीराम पाढ़ पालीं पालीराम पुचई पुदई पुदईराम पुद्दन 
पुरई पुरईंदास पुलकित पुलिंदासिंह पूंजीराम (जीलाल पेचू पेशीराम पेशीलाल पोखरदास" पोखरमल 
पोचूसिद पोदना पोप पोपराम पोपी पोशाकीराम पोशाकीलाल पोस्‍्ती पोस्तीलाल प्रगगसिह प्रतिपालसिंह 
प्रथमलाल प्रभात प्रभातकुमार प्रभातचंद्र प्रभावरंजन प्रभातशंकर प्रभाती प्रभातीलाल प्रभतसिह 
प्रमादकरन प्रवीणसिह प्रवेशचद्र प्रवेशनारायण प्रसन्नदेव प्रसन्नदेवप्र काश प्रियंवद्सहाय फक्‍कड़ फकक- 
फक्कूलाल फलई फलजीतरसिंह फलराम फसादी फुट्वालसिंह फुदकई फुदनी फुद्दन फुद्दी फुनई फुनईराम 
फुन्ननलाल फुन्नीलाल फुलभरीलाल फुलवारीलाल फूचोलाल फूलबदन फूलबदनराम फूलबदनराय फूलबदन 
लाल फैल्लीराम फ्ोड्यामल फोगलसिंह फोपी फौरनसिंह बंकाबंकाराम बंदुआ बंटेबंधन बंधनमल बंधनसिह 
बंबल बखेड़ीराम बखेड़ीसिंद बगई बगेशचंद बग्गेसिंह बजरीदास बटोेद्दी बड़कन्नू बड़का बड़के बड़ेराम 
ढुऊलाल बतोलेसिह बतोसीलाल बनखंडी बनखंडीलाल बनखंडीसिह बनना बनवासी बन्ना बन्‍नेसिंह 
बरखंडी बरखंडीदीन बरखंडीप्रसाद बरजोर बरजोरसिह बराती* बशतीलाल बरियार बरियारसिह बसू 
बलवानसिंह बसगीतराय बध्गीतथिह बसावन बसावनराम बसावनसिंह बस्तीप्रसाद बस्तीराम बहरीदयाल 
बहालीसिंह बहोरनलाल बाँकामल बॉकेबहादुरसिंह बांकेसिह बाशुरगाम बाउरराम बाउलराय बाउलिया 
बाख बागसिह बागेशचंद्र बागेश्वर बागेश्वरदयाल बागेश्वरप्रखाद बागेश्वरलाल बाघसिह बाजारीसिंह 
बादूराम बादूलाल बादीप्रताद? बादीलाल बालबोध बिकटबाबा बिचई बिचईलाल बिचेलसिंह बिच्चा 
बिपतस्वरूप बिपति बिपतिप्रसाद बिपतिया बिलटू बिलाई बिल्मन बिल्ला बिल्ले बिल्हड़ बिल्हड़राम 
बिसई बिसार बीचपालसिंह बुआदास बुश्रासिह बुचन्नू बुच्चूराय ब॒ज्मी बुकारतराम बुझावनयम बुझा- 
बनराय बुटईराम बुद्टन बुढ़ऊक बुनियांदीदास ब्‌ लंद बूचनसिह बूचाराम बूचीराय बूचे बूक्ाराय बूढ़े 
बूतानसिह बेगराज बेगराम बेगलाल बेदरिया बेदलसिंह बेपरवाहीसिह बेरीसिह बेलनराम बेलनसिंह 
बेहवलसिंह बेठोलराम बोतलसिंह बोदड़ बोदा बोदाराम बोदिल बोदिलसिंह बोदेराम बोदेसिंह बोना 
बोनाराम बोनीसिंह बोबल्ली बोरीनाथ बोरीसिंह बोरे बौड़म बौड़मराम बौड़मसिंह बौरंगी भंगड़ी भंग- 
बहादुर मंगबहादुरसिह भंगूसिंह भमक्‍कू भगलीया भगोला भगेलेसिंह भठामल भरपूरमल भरपूरसिह 
भमना भल्लर भल्लु भवन भवनचंद भवनदास भवनप्रकाश भवनभूषण भवनसिह भालू मिनका 
मिनक भिन्‍्नू भुंडा भुंडीलाल भुंदनसिंह भुकुईसिंह भुखई भुजारम भ्ुुजालाल भ्ुय्दराम भ्रुट् टसिह 
सुनईसहाय सुरई भुरदेसिंह भुलंदर भुलु श्रा भूआ भूड़देव भूमिकासिंह भूरसिंह भ्रालाल भर्रोतिंह भ्रेबक्स 
भूरेलाल भूरेसिंह भूलोग्न भेगनाथ भेजूप्रसाद भेदीदत भेदीराय भड़ोंसिंह भोंदल मोंदू भोंदूमैया 
मोंदुमज्ञ भोंदूराम भोनू भोनूराय भोपू' भोरिया मोरी भोरीलाल भोरीसिंह भोंरीलाल मंडितसिंह मंडिल 


अन्य कम पंबान मद मरजर% ३७3. 


. पोखर < पुष्कर - ताल, कमल | 
९ बहशात < व्रयात्रा, ब्रांत । 
3 बादी ८.वाद-छगड़ा ; उचित समय के बाद पेदा हुआ । 


( ४६५४ ) 


मंथनप्रसाद मंदरा मकड़ा मकनू मगनमूरति मचलूप्रसाद मचलूसिह मचानसिंह मच्चोला मजनूलाले 
मजबूतसिंह मटकनलाल मढुकी मेला मट्टन मठरासिंह मठरू मठोलीप्रसाद महुई मढ़ीलाल मतवार 
मत्तोहनलाल मदऊ मदद मदराय मनफेर मनफूले मनबहल मनबीरराय मनबोध मनबोधनलाल मन- 
बोधनारायण मनबोधर्सि_ मनराज मनरूप मनसुखलाल मनसुला मनसूबार्िंह मनियारराम मनियारसिंह 
मनोगी मनोरंजन मनोरंजनप्रसाद मनोरंजनसिंह मकंटविहारीलाल मलतूराम मल्लू मवासी मवासीराम 
मबासीलाल मवासीसिह मस्तू महँगीराम महँगू महंगूलाल महँगे महँगेराम महँगेलाल महलचंद महाजीत 
महादीन महादीनपअसाद महादीनलाल महिलानंद माठूराम मिचकू मिजाजी मिजाजीलाल मिज्जा 
मिथुनसिंह मिलई मिहदीलाल मीठालाल मुंडा मुंडेसिंह मुक्ला मुखई मुखराम मुचुआ घुःरीलाल मुरादी- 
लाल मुलायमसिंह पुसई मुसईसिंह मुसाफिर मुसाफिरप्रसाद मुसाफिरराम मुसाफिरसिंह मुहकम मुहलतसिंह 
मूकराम मूडनदेव मुसा मूसाराम मूसी मूसेसिह मृगराज मृणालकांति मेंहदी मेंहदीराम मेंहदीलाल 
मेंहदीसिंह मेलाराम मैकासिंह मैकू मैकूदास मैकूराम मैकूलाल मोकल्सिंह मोखा मोथाशाम मोटसिंह 
मोहकमनारायण मोहकमसिंह मौजनाथसिंह मौजस्वरूप मौजानंद मौजी मौजीराम मौजीलाल मौजीरिंह 
मौजू मौदू मौदूराम मौदूलाल मौनी” मौनीराम यात्राप्रकाश यादकरण युगलदास युगलराम युगल 

स्वरूप रंगबाजसिंह रंगीलासिंह रंजन रंजनसिंह रज़नीसिंह रजनूराम खुआप्रसाद रनुजबहादुरसिह रस- 
मयसिंह रहतू रहतूमल रहतूलाल रहबासिंह रहोबा रामतीप्रसाद रावतीलाल राहूमल रुकमकेश रुदन- 
सिंह रूआ रूरसिंह रूरा रेतराम रोजीलाल रोताराम रोमन रोमल रोमसिंह रोंटीसिंह रौनकरसिंह लंगड़ 
लंगड़ी लंबराज लघुश्रा लट्॒रतिंह लटूरीलाल लटूरीसिंह लगेरे लट्टी लट्टू सिंह लड़ेराम लड़ेरु लक्तासिंह 
लत्तोत्तिह लबतूराम लबरू लश॒करी लहरीचरण लहरीदत लहरीमल लहरीराय लद्व तलाल लहरीसिह 
लह॒रप्रसाद लाऊ लातूराम लाभचंद लाभशंकर लायकरसिंह लालहंस लुचई लुचुरदास लुद्॒र लुद्॒रतिह 
लुतरीलाल लुरखुर लुरखखुरराम लुरखुरराय लुरीसिंह लूले लेश लोहीगय लौधर लौबासिंह लोलीनसिंह 
जोहर ल्हौरे विकल विकारीलाल विचित्रनारायण विचित्रानंद विज्ययामिनंदन विदेशी विदेशीलाल 
विद्यतकुमार विद्य तप्रकाश विपिननाथ विपिनस्वरूप विलक्षण बिलायतीराम वीरभारी बताती बृहद्ल 
शरबतीलाल शर्फनलाल शिलीमुख शीशराम शेरा शैतानसिंह शैलकुमार शैलजीतसिंह शैलद्वीपराय 
शैलबहादुरसिंह शोभांग शोमित शौकतराय शौकीराय शौकीलाल संचितसिद्द संतोषजनक संबोधन 
सकद़े संच्चल सच्चा सजना सजीवनसहाय सुज्जनकुमार सब्जनपाल सज्जीसिह सटटुशाय सतोवनर्तिदद 
सदनराम सदनलाल सदनसिदह सदनधोहनलाल सदनू सदर सदरी पद्रीराम सनहू सनाथ समूतीराम छप्पू 
सफरी सफ्रीदीन सऊरोराय समईलास समपप्रताद सपपज्ञाल समकावनर्तिद सुंदर सम्मुख सयानसिह 
स रबतीलाल सरलतिंह धरितानंद सरिया धरियाप्रसाद सल्लेटीसिह सवारसिंद सप्तीराम रहँगूराम सहतीं 
सहतीराम सहतू सहतूमल सहतूराय सहते सहलसिंह सहवीरराय सदेलसिंह सद्देसिंह सांकीराम सांवरे 
सानंदसिंह साभर्थों सारसपाल सिताव सिताबराय सिताबसिद्द सिल्लू सीमांचल सीरेमल सुन्दरु सुन्दा 
सुकमारचंद सुकुमारीलाल छुकेशचंद्र सुगमचंद सुघड़दीन ुथड़लाल सुधड़सिंह सुचितनाथ सुचित- 
सिह सुचेतसिंह सुदालसिंह खुदई सुदईसिंह सुदनलाल चुद्धू सुद्युप्रसाद सुद्ध,राम सुद्ध,ज्ञाल सुदर्शीलाल 
सुधनलाल सुधारसिंह सुधुआ सुवैया सनकी सुनहरासिह सुवेदासिंह सुब्बनसिंह सुब्बाराम सुभई सुरदेसिंह 
सुरफूराम सुरहल सुलायकचंद सुल्हड़ सुबचनराम खुवचनलाल सुहावन सुह्ृतरंजन सूखा सूचित सूचा 
सूबालाल सूरू सरेसिंह सेलू सैकूलाल सॉधीमल संघ सॉंधूराम सॉपीराय सॉफीलाल सोखनराय सोता- 
सिंह तोतिम सौखीलाल स्थारू स्वार्थ स्वास्थ्यरंजन हंगनलाल हंगूसिंह हंडुल हँसमुखलाल हटठीप्रसाद 
हृठीपिंह हत्तीप्रसाद ह॒त्थीप्रसादलाल हत्यूतिंह हरकविंह हरकानंदप्रसाद हृर्रशया हरबरशाम, हरहंगीलिं३ 

हरियोंद्रप्रताद इलकू इलके ह॒वेलीसिंह इस्तीमल दवानौराय हिल्ता हु कारनाथ हु कारसरूप हुडीलाल 
इुनर दहोशियारसिद । 

) भौ् सवोध सेधकस | 


हे 


(र) कुछ आवश्यक तालिकाएँ 
१-प्रहत्तियों के नामों की संख्या, प्रसंखया तथा प्रतिशत । 


धार्मिक प्रद्ृत्ति 
प्रवृत्ति संख्या प्रसंख्या 
दैश्वर डर्प्य 
त्रिदेव २६३१ 
त्रिदेववंश प्प७२ 
लोकपाल ८३५ 
विष्णु के अवतार श्८घ०५ 
अन्य देव देवियाँ १८७ 
अन्यावतार ४१६ 
नदियाँ १०३ 
तीर्थ कर १७१ 
देववर्ग का योग प्ए०२३ 
महात्मा ६७२ 
तीर्थ इ८२ 
धर्म ग्रंथ ६५ 
मंगल-अनुष्ठान ७४० 
ज्योतिष ३२३४० 
सम्प्रदाय २४५ 
अन्चविश्वास व्८६ 
श्रन्य धार्मिक प्रवृत्तियों का योग ३३३३ 
समस्त धार्मिक प्रवृत्ति का योग ११७८ ४ 
दाशंनिक प्रदृत्ति 
आध्यात्मिक १४६ 
मनोवैज्ञानिक ३८८०७ 
नैतिक र्स्प्‌ 
दाशंनिक प्रद्मत्ति का योग ७६१ 


ि राजनीतिक प्रद्ृत्ति 
राजनीतिक ४१५ 
ऐतिहासिक ४६४ 
राजनीतिक प्रवृत्ति का योग प्७६ 


प्रतिशत 
२७ 
१६ १ 
४.२५ 
४१ 
१७' रे 
११ 
२९६ 
रे 
१*१ 
४६२५ 
४ 
२९४ 
१ 
४४ 
२९०६ 
१", 
४ 
२०४ 
७३ 'द 


२"४ 
। 
डे दर 


२६ 
श्प ' 
३.४६. 


( ४८७ ) 


सामाजिक प्रदृत्ति 
संस्था एँ हद “दर 
शिष्ट प्रयोग २२६ श्प्य 
आजीविकावृत्ति १३८ > 
स्मारक २५२ १ 
भोग पदार्थ १३३ है. 
कलात्मक नाम ४६२ रद 
समाज सुधार ११ *०७ 
सामाजिक प्रवृत्ति का योग १३२० ८६ 
अभिव्यंजनात्मक पदत्ति 

दुलार के नाम | २७२ १"७ 
उपाधियाँ १०४६ ६"४ 
व्यंग्याव्मक नाम १७ ९६ १०७ 
अभिव्यंजनाव्मक प्रवृत्ति का योग ३०५४० 4०8० 


संख्या के विचार से प्रधान प्रबृत्तियों का क्रम इस प्रकार है--(१) धामिक प्रवृत्ति, (२) 
श्रभिव्यंजनाव्मक प्रवृत्ति, (३) सामाजिक प्रवृत्ति, (४) राजनीतिक प्रवृत्ति, (५) दाशनिक प्रवृत्ति | इस 
सारिणी से भारतवर्ष की तत्कालीन घारमिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिध्थितियों का कुछ आमास 
मिल जाता है और साथ ही उंस्कृति के अन्य अंगों पर भी प्रकाश पड़ता है । 


२--चार गौण प्रद्ृत्तियों की तुलना 
इस तालिका के अंतर्गत नागयण प्रसाद, राम और लाल इन चार बहुप्रचलित गौण शब्दों 
पर न्यूनाघिक प्रयोग की दृष्टि से विचार किया गया है। शिव प्रवृत्ति के १७१३ नामों में से गणना 
करने पर इस परिणाम पर पहुँचते हैं :-- 


गौण शब्द संख्या प्रतिशत 
नारायण छ्द ४६ 
प्रसाद १४२ ट्३ 
राम ६७ ३६ 
लाल छ्ष ४ दि 


उल्लिखित तालिका से यह रोचक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :-- 

(१) प्रसाद शब्द सबसे अ्त्रिक प्रयोग किया जाता है जिससे मनुष्यों की पूजासक्ति की 
भावना अ्रधिक प्रबल प्रतीत होती है । 

(२) नारायण तथा लाल समान रुप से व्यवह्नत हुए हैं. इसका तातय यद्द है कि जनता में 


देवत्व तथा वात्सल्य रत कीं भावना एक सी दे । 
(३) अ्रन्य शब्दों की अपेक्षा राम (गोण प्रवृति में) का प्रयोग कम है। 


( दैंए ) 


३--शब्दों के अनुसार नाम-गणना 
इसमें एक से सात शब्दों + मामों की संख्या प्रत्यंक प्रवृत्ति के अनुसार दी जाती है । 

































ि नव स ए.करदी | द्विपदी | जिपदी | चतुष्पदी | पंचपदी | षटपदी |सप्तपदी 
|] हट नाम | नाम | नाम नाम क्‍ नाम | नोम | नाम 
५ इेश्वर रे४ | ९०४० <मं“-म १६ श्‌ | 
२! त्रिदेव ८ शश्यर | श१४१ | श्वश | ३७ | ४ १ 
३ त्रिदेव वंश ५३ ५४७ | २४७ १६ ४ र्‌ 
४। लोकपाल ३२ प२ श्दर ६२ १४ र्‌ 
५| विष्णु के[श्रवतार | ६६ | १४८० | १११३ ।| १२४ १७ १ 
६| अन्य देव-देवियाँ | ८५३ | “*२| १६२| ९२१ २ 
७| तीर्थ कर १४ श्श्ध २४ प्‌ 
<। महाप्मा ६३ २८६ ११६ १६ ३ रै 
६। तीर्थ ही २३५ ट्२ ११ 
१० धर्म ग्रन्थ पू्‌ ४१ १६ 
११| मंगन्न अनुष्ठान | १६१ ४डी४ड । १२० १३ | २ 
१२५ ज्योतिष ४७] एृण्८ ६६ | ८ 
३| सम्प्रदाय १६ १६१ प६ | ६ 
१४ अंधविश्वास २७५४ द 4८ २७ २ 
१५ दाशनिक ६४ पष्द हरे | ६ १ 
१६| राजनीति १२७ ५०० २२१ २६ २ 
१७ सामान्रिक २०१ ८७८ १२५ श्६ १ 
१८ दुलार ६ श्व्य३ १७ ३ 
१६| उपाधियाँ ६० ५३१ २७१ ७१ १५ १ 
२०. व्यंग्य ५9६ १०६२ । ८७ है 
योग | - ०३ रंमवर | रद दम | हि हणएणए 


शब्द गणना की दृष्टि से नामों का क्रम इध प्रकार होगा : 

(१) दो शब्दवाले नाम, (२) तीन शब्दवाले नाम, (३) एक शब्दवाले नाम, (४) चार शब्द 
वाले नाम, (५) पाँच शब्दवाले नाम, (६) छः शब्दवाले नाम, (७) सात शब्दवाले नाम | 

साधारण जनता दो या तीन शब्दवाले नाम रखना पसन्द करती है। एक शब्दवाले लघु 
नाम अशिक्षित आमीण श्रथवा विद्नूमंडली में ही विशेषतः पाये जाते हैं। चार या पाँच शब्दवातते 
नाम कुछ उच्च श्रेणी के सम्पन्न पुरुष ही रखते देखे गये हैं | छः शब्दवाले लंबे नाम बहुत कम मिलते 
हैं ओर वे भी अ्रधिकांश में बड़े रईसों और जमींदारों के होते हैं | सात शंब्दवाले बहुत लम्बे नाम 
केवल नमूने के लिए एकाध ताल्लुकेदारों अथवा राजाओं के द्वी देखे गये हैं । इससे श्रधिक लम्बे 
नाम रखने का प्रचलन हिंदी में दिखलाई नहीं देता । 


४--अकारादि क्रमानुसार वणमाला के प्रत्येक अक्षर से प्रारम्भ होने 
वाले नामों की संख्य[ू---समष्त नामों की प्रसंख्या १६२६३ है ! प्रत्येक व्ंसे आरम्भ होने 
वाल्ले नामों की संख्या उ8 अक्षर के आगे नीचे की तालिका में दी गईं है | स्वर पंचवर्ग, अन्तःस्थ 
एवं ऊष्म का योग भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखला दिया है | 
वर्ग संड्या. प्रसंख्या वर्ण संख्या प्रसंख्या 
श्र ६७४ ड् १२६ 
आरा १८८७ डे ४२ 


( ४दे६ ) 





बे संख्या प्रसंख्या वर्ग संख्या प्रसंख्या 
जज १५१ दे श्न्ध्य्ह्‌ 
ऊ २०४ च्व २४० 
न्र्ट ४. नं द्भ्र्‌ 
ए. १० तवर्ग का योग १६३० 
पे २ प्‌ ८०४ 
ग्रो प्प्‌ फ श्डर्‌ 
ञ्रौ ६ ब्‌ ८६४ 
भर ६१६ 
भ्त ११६६ 

स्‍्रों का योग १३२६ पवर्ग का योग ५४६८ 
क १०२२ य्‌ १७० 
ख २०२ र १४६३ 
ग ७१६ ल् ३७६ 
घ श्श्द् ॥ ८२०१ 

कवर्ग का योग २०६१ अन्तःस्थ का योग र्‌ट४० 
पत्ते ४८8 श्‌ ८:३० 
छ्‌ १७० ष्‌ १ 
ज॒ ८२१ स्‌ १२९६ 
भ् श्ष्् हृ भथप 

चवबर्ग का योग १६१८ ऊष्म का थोग २६७५ 
. 9७ 
ठ श्ष् समस्त योग १६२६३ 
ड्‌ ६. 
्े प्‌ 

ट्यर्ग का योग १६५ 

त्‌ ३३४ 
थ्‌ १३ 


प्रयोग की दृष्टि से इन वर्ण-समुदायों का क्रम निम्नलिखित होगा +-- 


(१) पवर्ग (२) अंतःस्थ (३) उष्म (४) कवर्ग (५) तवर्ग (६) चवर्ग (७) स्वर (८) टवर्गं 


४-न्यूनाधिक प्रयोग की टृष्टि से नामों के प्रथमाक्षर का क्रम तथा भ्रतिशत 


इस अमभिधान कोश से यह स्पष्ट हो जाता है कि नामों की सबसे श्रधिक संख्या र से और 
सबसे कम प से प्रारम्भ होती है। इस न्यूनाधिक प्रयोग दृष्टि से नामानुसार वर्णों का क्रम निम्न 
तालिका में दिया जाता है। यह विलक्षण बात भी ध्यान देने योग्य है कि र के अंतर्गत राम के नामों 
का बाहुल्य है और क में कृष्ण सम्बंधी नामों का। ऋ लू हज अच्रों से आरम्भ दोनेवाले 
नामों का श्रभाव दे । 


न्‍ञ 
“५ 


नी अं गज वजन जयशथगशल जन जयखयचबज सय अनबन अयनद व 


शा सख्या 
श्श्प्य 
३७ 
5५, 
प्‌ 
“है. 
४३ 
स््र 
रू 
१४ 
१२ 
१७० 

€्‌ 

र्‌ 

र 


० 


3/79,9 4 #ष ब भन्‍्फजल शु, थे ० 


टिप्पणी--१००० से अधिक क म स र। 
९०० से १००० तक ह सम नञझ् दग वप जशब 
१०० से ४६६ तक घइ फ रू उछयझआाख घतल च 
&£० से &६& तक ओ डट 
२७ से ४७९ तक ट 5ई ऋ 
१ से २७ तक ष ऐ झऔ ए थ ऊ 

इस तालिका से एक अन्य रोचक बात यह स्पष्ट 
दोती है कि सर्वप्रथम तथा अंतिम स्थान मूर्धन्य बर्णा 
ही ले रहे हैं। प्रयोग की दृष्टि से र सर्वोच्च है तोष 


सबसे अधोदेश में । 


प्रतिशत 
"७२ 
"८४७ 
“३६६ 
"३४ 
*२७ 
*२६ 
९१७ 
'१५ 
ण्प्र 
अल 
"०६ 
का 5 ६ 
०१ 


3०५६ 


प्रमुख प्रवृत्तियों का चित्रांकन (ग्राफ) 


९ 

(४, 
697 । छ) ; 
९३४ 5० 


> 


ए 


१६४२ 


पर७ 
१०४४७ 
प्ष5६ 
१५०७६ 
े 3 


| (९5 
2) 
५७७८ 
(डँ 
20 
५ 92 
2१० रन 
59 
टै 
(3 
० 








तीन सौ से कम नामवाली प्रव्ृत्तियों को यहाँ स्‍थान नहीं दिया गया है। विष्णु के बहुत से 
नाम राम और कृष्ण प्रव्नत्तियों में प्रचार की दृष्टि से सम्मिलित कर दिये गये हैं। इसलिए विधूषु की रेखा 


देटी हो गई है । 


( ४७२ ) 


(ल) नामों के स्रम्बन्ध में कुछ स्मरणीय बातें 

(--सम्बाधन, निर्वाचन, प्रवरण (8९]८०४०७), निरसन ((ड्ांणांगरां०), अप- 
बजन (2४८४० ०7) आदि प्रथकरण के लिए सबसे उत्तम तथा एक मात्र साधन नाम है। 

२--नाम चार ग्रकार के होते हैँं--यहच्छा नाम या जन्मनाम (इनमें दुलार, व्यंग्य, 
श्रधविश्वास, महदाकाह्षामूलक आशीर्वाद के नाम सम्मिलित हो सकते हैं ) (२) गुणनाम (३) 
क्रियानाम (४) सम्बन्ध या जाति नाम । पदवी के नामों का सम्बंध गुणनामों से भी हो सकता है 
और जन्मनामों (यदच्छा नामों) से भी । 

३--पदाथों (प्राकृतिक, कृत्रिम, कल्पित), भावों (गुणों या विचारों) तथा क्रियाओं व्यापारो 
पर नाम मिलते हैं। 

४--अधिकाश हिन्दी नाम धामिक, ऐतिहासिक तथा व्यंग्याच्मक हैं । 


४- व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाच्रक तीनों ही सज्ञाओं से व्यक्तियों के नाम 
बनाये जाते हैं । 


६--ऋचाओं के शब्दो के बाद राशियों और घर्म-ग्रन्थों से नाम निकाले गये। इसके बाद 
नामों का सम्बंध देव, मनुष्य, पशु-पत्ती, वस्तु, स्थान, काल घटना-परिस्थिति, गुण, कृत्य, पद, पदवी 
आदि से हुआ | आजकल गुणबोधक नाम अ्रच्छे सममे जाते हैं | 

७--प्रत्येक प्रवृत्ति श्रपनी विशेषता रखती है मक्तिभाव धार्मिक प्रवृत्ति की विशिष्टता है। 
इस प्रवृत्ति में देव, तीर्थ, ब्रत तथा महात्मा मुख्य हैं । देवों के नाम उनके अलौकिक रूप, शुण, 
लीला, धाम, क्रिया, प्रभाव, फलादि के कारण अपनालिये जाते हैं| देवों के अधिकाश नाम उनसे 
सम्बद्, तिथियों ' राशियो,* नक्षत्रों, मूर्तियों, तीथों+ (जलकुंड आदि), ब्रत-पर्वों, जयंतियों आदि के 
कारण प्रयोग में श्रा रहे हैं। यह आवश्यक नहां कि एक स्थान में एक ही देवता और उसका मंदिर 
हो । एक देव अनेक स्थानों पर ओर अनेक देव ए.क स्थान पर हो सकते हैं। 


4/+-अयारकम>मपक+ न ५ ++ मापन» > नाम 3५५3५ ५७+-++-33५3+ पका उआस५ 3३ २» का + 9९ +का०»०- 


) भिन्न-भिन्न अंथों में तिथि-देवों के विभिन्न नाम पाये जाते हैं | दो प्रफार के नाम 
ए० ४३ की पाद--टिप्पणी में दिये गये हैं । तोसरी सूचो इस प्रकार है । 
तिथियों के स्वामी 
प्रतिपदा --अग्निदेव, द्वितोया --बल्मा, तृतीया--गों री, 
चतुर्थी “गणेश, पंचमी--सप॑, पष्ठी-स्वामिकार्तिक, 
सप्तमी--सूर्य, अष्टमी--शिव (भैरव), नवभी--दुर्गा, 
दशमी---अन्तक (यमराज), एकादशी--विश्वेदेवा , 
द्वादशी--हरि (विष्णु ), अ्योदशी--कामदेव, चतुदंशी--शिव, 
पूणणिसा--चन्द्रमा, अमावस्या--पितर 
,.._ (नत--परिचय पघूृ० ७०) 
२ शाशि स्वासी--मेषबश्चिकयोभो मः शुक्रो वृषतुलाधिप: 
बुधेःकन्यासिथनयो: पतिः कर्कस्य चन्दमाः 
जीवो मीनधनुः स्वामी शनिमेकरक्‌ भयो: 
सिंहस्याधिपति सूर्य: कथितों गणकोत्तमैः । 
होडाचक्रस ) 
_ अयाग में ६० करोड़ ३० इजार तोथों का वाल महाभारत में बतत्ञाया गया है। तीर्थों 
का बिस्तृत वर्णन सत्स्यपुराण तथा पद्मपुराण में मिलता है | 


( ४७३ ) 


८--नदियों, तीथों तथा त्रत-पर्वोवाले नाम जातक के जन्म सम्बंधी देश काल या मान्यता के 
कारण रखे जाते हैं । 

६--महात्मा तथा महाघुरुषों के लोकस ग्रही गुणों से प्रभावित हो मनुष्य श्रद्धा से उनके नाम 
गहण कर लेते हैं । 

१०--श्रज्ञातपुत्रा तथा मृतवत्सा माताओं के कारण अंघ-विश्वास के निक्षष्ट नामों का 
श्रीगणं श हुआ | , 

११--दाशनिक नामों में विषय की गंभीरता अथवा पांडित्य प्रदर्शन रहता है। भाव-भावना 
के नामों से अ्रंतरावेश अभिव्यंजित होता है । 

१२-गुण, उपाधि, पद, पदवी, अधिकार, घन, बल, विद्या, बुद्धि, आयुष्य, यश एवं ऐटवर्य 
सम्बन्धी नाम आशीर्वादात्मक होते हैं। गुणों पर नाम रखने का मुख्य हेतु यह होता है कि जातक में 
उस गुण का बीज रूप से अस्तित्व पाया जाता है या उस गुण निष्पत्ति के लिए शुरुजनों का आशीर्वाद 
है या ज्योतिष का कोई ऐसा योग पड़ा है जिससे उस गुण का उद्र क अवश्यम्भावी है या वह किसी 
महत्त्वपूर्ण उपाधि का व्यंजक है जिससे संशी यां उसका अभिभावक प्रभावित हुआ है । 

१३--क्रियात्मक नामों में नामी के क्रिवा-कलाप का उल्लेख रहता है। ये नाम प्रायः बड़ी 
आयु में ही सम्भव हो सकते हैं । 

१४--आभूषण, मिठाई, खिलौना आदि प्रिय वस्तुओं पर नाम उनके प्रति विशेष आसक्ति 
प्रकट करते हैं । 

१५--पशु-पक्षियों पर नाम उनकी रूपाकृति, स्वभाव अथवा गुण के बोधक होते हैं । 

१६--फूलों पर माम जातक के रूप--सोंदर्य की ओर संकेत करते हैं। कपूर; केशर, कस्तूरी, 
चंदनादि रंगीन द्रव्य तथा रंगों पर नाम बच्चों के कायिक वर्ण से सम्बंध रखते हैं । 

१७--देश, काल, तथा घटना सम्बंधी नाम जन्म-परिस्थिति बतलाते हैं । 

श्य--घ्वन्यात्मक, निरर्थक, अन्वयरहित (अ्रसंगत), घरेल , अशुम, दोषपूर्ण एवं द्वेषपूर्ण 
माम लोकप्रिय नहीं होते | उच्चारण में असुविधा तथा विलम्ब के अतिरिक्त दीर्घनाम लिखने में 
स्थान भी श्रधिक बेरता है, अतः ऐसे अस्ुविधाजनक नाम मी वाछुनीय नहीं होते । 


१ जरमनी की विश्वविस्यात लोहे की क्रप कम्पती के अध्यक्ष का दी्घनास 
छा6ाए ६पएछए ५०७ 30७४ पा| 00800 
एक दीघे तेलगु नाम--- ह 
(छपीचएएा ४७३॥।२४(७७घ्तच७:७ (४४8०पी9 ४०९७7४०७ए६॥70ए 
ल तेलगु में आदरसूचक जी के स्थान में अयुक्त होता है ! 
स्थान तथा काल के अ्रधिक व्यय होने के अतिरिक्त लग्बे नाम कभी-कभी परेशानी के 
हेतु भी हो जाते हैं | इसके सम्बंध में रूख के बादशाह जार के जीवन को एक मनो- 
रंजक घटना इस प्रकार कही जाती है--एक बार रूसीजार आखेट खेलते-खेलते राष्ट 
भूल गया | रात हो रही थी। पानी भी बरसने लगा । दूर से प्रकाश झाते हुए देखकर 
मंत्री ने जार से कहा--मिद्दाराज | चलिए उस घर में रात बिताई जाय! । दोनों उस 
ओर चल्न पड़े । वहाँ पहुँच कर मंत्री ने हार खठ-खटाया तो अंदर से आवाज झाई-- 
कौन है ?” यह सोचकर कि उपाधि सहित जार का पूरा चाम लेने से ग्रहपति पर 
झप्िक अभाव पड़ेगा और स्वागत भी अच्छा होंगा, मंत्री लगातार आध घंटे तक नास 
के साथ जार की सब उपावियाँ सुनाता रद्दा तो अंदर से फिर आवाज झाई कि इतने 
शा के लिए यहाँ जगद् नहीं है । हँसते-हँसते जार और मंत्री वर्षा में दी आगे 
चत्ष दिये । 


( ४७४ ) 


१६--लघु, सरस, सरल तथा सार्थक" नाम ही सुन्दर समझा जाता है। 

२०--नामों में धार्मिक, दाशनिक, वैशानिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामा- 
जिक, सास्कृतिक आदि अनेक तथ्य सन्निहित रहते हैं । 

यह भी स्मरण रखना चाहिए. कि निर्वचन-मेद से अर्थ-मेद तथा श्रर्थ-मेद से निबंचन-भेद 
हो जाया करते हैं ।* 

(व) लम्बे नामों के स्पष्टीकरण के कुछ नमूने 

नामों का अर्थ करने में संकेत ग्रहण) के साथनों के अतिरिक्त शब्दान्वय, संधिविच्छेद, समास- 
विग्रह, घटना-परिस्थिति, नाम रखने का हेतु आदि पर भी ध्यान देना परमावश्यक है। इन बातों की 
उपेक्षा करने से लालब॒भक्कड़ी अर्थ उपहास का कारण हो जाता है। 


अजीतप्रसाद सिह जूदेव--राजा, ताल्लुकेदार तथा बड़े जमींदार के नाम के अ्रंत में 
बहुधा सिह जूदेव” का प्रयोग मिलता है । अजीत अजित का अपभ्रेश रूप है। विष्णु, शिव, बुद्ध 
तथा जैनियों के दूसरे तीर्थ कर के लिए. अजित शब्द ब्यवद्धत होता है | इन अजित देवों में से किसी 
एक का प्रसाद है। देव पद्सूचक भी है। सिह जाति परिचायक है। प्रसिद्ध देशभक्त अ्रजीतसिदद 
की ओर भी संकेत करता है। अजित के योग से बने हुएए दो नाम इतिहास में भी प्रसिद्ध हैं । 

(१) अजितापीड नाम का एक राजा हुआ है। 

(२) चंद्रगुप्त द्वितीय को भी अ्रजित विक्रम कहते हैं। भादों बदी एकादशी का नाम अजिता 
है। कदाचित्‌ इससे जन्म का सम्बन्ध हो । 

उदयप्रताप बहादुरसिह--उदय शब्द से अनेक सूचनाएँ मिलती हैं अ्रभ्युदय, आगमन, 


ता 


) शाहपुराधीश महाराज उसम्मेदर्सिह द्वारा आयोजित विदा-समारोह 'के समय श्रद्धं य 
श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय ने महाराज को धन्यवाद देते हुए कहा था 'मद्दाराज केसे 
भाग्यशाली दें जिनके सेनानायक श्री जोरावरसिंद हैं, जिनके कोष की कुंजी श्री दौलत 
सिंह के छरों में रहती है और श्रीकुृश लपालसिंदह जिनके राज्य के स्वास्थ्य संरक्षक हैं |” 
यह सुनकर महाराज भोर श्रोतागण हँस पड़े (जीवन के साथ समन्वय होने से ये नाम 
कैसे सार्थक हो गये हैं) 

२ नारद के निर्वचन से यह भेद स्पष्ट हो जाता है--नारद-(१) नारंपरमात्मविषयक्तशान 
ददाति (नारं//दा + क) - बक्चश्ञानी। (२) नारं नस्समूहं द्रति खण्डयति कलद्देन (नारं(/द्यो +क) 
कलहप्रिय, (३) नारं जल्ल॑ पितृभ्यों ददाति (नारं+/दा +क) तर्पणकर्ता | (संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ) 

3 शक्तिश्रहं व्यांकरणोपमानकोशाप्तवाक़्याद व्यवहारतश्च । 
बाक्यस्य शेषाद्‌ विवतेवंदन्ति साजब्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ 
झर्थात्‌--व्याकरण, उपसान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष विवरण और 

प्रसिद्ध शब्द के सान्निध्य से संकेत अहण होता है । 


* ल्ालबुऋक्कड़ी अथे का नमूता-मंदोदरी मन + दो घरी (घी) अर्थात्‌ एक मन 
दस सेर, मंदोदरी का यथार्थ अर्थ क़ृशोद्री हे जो लंबोदर के विज्ञोम का स्त्रीखिज्ञ रूप है। भगरतय 
मुनि की रूपवती पत्नी लोपामुद्रा छा असली भर्थ है जिप्नने विश्व की समस्त सुन्दरियों के रूपा- 
सिधान को ल्ोप कर ब्रह्मा की सृष्टि पर अपनी सुद्रा लगा दी हो | यहाँ अनुमान से काम चलना 
कठिन प्रतीत होता है । 





( ४७५ ) 


उदयरसिह, डदयपुर, उदयन, उदयराज, उदयातिथि | प्रतापगुण बोधक है ओर मद्दाराणाप्रताप कौ 
ओर भी संकेत करता है । बहादुर विशेषण है ओर सिंह जातिपरक हो सकता है । जातक का जन्म 
सूर्य चन्द्रादि नक्षत्र अथवा तिथि के उदय काल में हुआ है। जन्मस्थान उदयपुर हो सकता है। 
नवजातशिशु भाग्यशाली, प्रतापी तथा सिंदद से समान बहादुर हो | 
कृष्णाजु न-- यद्द लघु नाम रहस्यपूर्ण प्रतीत होता है। सबस्ते प्रथम यह व्यक्ति के रंग 
रूप की ओर इंगित करता है| कृष्ण श्याम हैं श्रोर अज्जु न श्वेत, स्थूल रूप से डसे तिल-तंडुल 
वर्णी कह सकते हूँ अथवा श्यामल-शुभ्र बादल की डपमा अधिक उपयुक्त होगी। इस अमिधान-माला 
में रंगों का सुन्दर समावेश हुआ है | लाल-पीले नीले श्रादि विविध प्रकार के रंगों के नाम स्पष्ट रूप 
से मिलते हैं। लक्षणा के द्वारा भी श्रनेक रंगों को इन वस्तुओं से प्रक:८ किया गया है । 
(१) फूल--शुलाब, सेवती, कमल, कुम्र॒द, चम्पा आदि । 
(२) फल--ना रंगी, नीबू, बादाम, अनार, अ्ंगूरादि । 
(१) मणियाँ--ह्वीरा, मोती, लाल, प्रवाल, नीलमादि | 
(४) धातुए--सोना, चाँदी, तॉबा, लोहादि | 
(५) प्राकृतिक पदार्थ--चन्द्र, चॉदनी, ऊषा, प्रकाश, मेघ गगनादि । 
(६ श्रन्य वस्तुएँ--कपूर, केधर, कस्तूरी, मक्खन, मिश्री, दूध, दही, तिल, गेहूँ, कुंकुम, 
चन्दन आदि । 
दूसरी विचित्र सूचना यह मिलतो है कि नामो फाल्युन मास के कृष्ण पक्ष में उत्तन्न हुश्रा 
है। श्रज्नुन का एक नाप्त फाल्गुन भी है | 
भक्त भगवान का श्रत्यन्त प्यारा होता है श्रतः दोनों का मेल सोने में सुहागा या सुगंध का 
काम करता है। अश्रजु न कृष्ण के सवा होते हुए भी उनके अनन्य भक्त हैं। यह नाम सदा उसी 
श्रनन्यता का स्मरण दिलाता रहता है। इसके अतिरिक्त अजन और कृष्ण नर-नारायण के श्रवतार 
भी माने जाते हैं । 
कृष्णा (द्रौपदी) के पति अजुन विच्छेद करने से यद्व नाम पति-पत्नी का श्रादश प्रेम उपस्थित 
करता है । द्रौपदी श्रादर्श भागों है और अजुन आदर्श मर्ता | यह नाम सौभाग्य का भी सूचक है | 
अजुन अपने शौर्य, औदार्य, सौन्दर्यादि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। जैसी उनकी वाह्याकृति सुन्दर थी 
वैधा ही उनका श्रंतःकरण भी पवित्र था | उनके सब काम शुद्ध होते थे। यथा 
पृथिव्यां चतुंरतायां वर्णेमे दुर्लभ: समः । 
करोमि कर्म' शुद्बंच तेन मामछ न॑ विदुः | 
कृष्णा (दुर्गा) के श्रत्नु न (इंद्रो अर्थात्‌ शिव ऐसा आशय भी घसम्भव है। सिताखित रंग के 
अर्थ में लेने से यह बलराम का बोधक है । 
गगनदेव नारायशसिंह--( १) हिन्दुओं में पंच तत्वों को भी देव संज्ञा दी गई है। (२) 
गगन को विष्णु का पद्‌ तथा शिव का केश माना गया है। (३) यह दिव्य ख्वरूप है तथा शब्द का 
आ्राश्रय है अतः गगन की गणना देवों में की गई है। नारायण देवत्ववोधक है। 
गगनदेव सूर्य के अर्थ में मी लिया जा सकता है। एक भावना यह भी हो सकती है कि 
गगन के सदश असीम, नीलाभ दिव्य स्वरूप नारायण (विष्णु)। गगन शब्द से व्यक्ति के (नील वर्ण) 
की ओर भी संकेत होता है | तिंह जातिसूचक है । 
घनेन्द्रसिंह जुदेव--इस नाम से व्यक्ति के विषय में इन बातों का पता चलता है। (१) 
सिंहजूदेव से उसके प्रभुत्व का बोध होता है। (२) सिंह से क्षत्रिय जाति विदित होती है। (३) घन 
. से उसके शरीर की श्यामता लक्षित होती है। पनेद्र अर्थात्‌ इंद्र के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है । 


( ८४७६ ) 


राजाओ्रों में श्रादर के लिए जी के स्थान पर जू का प्रयोग होते हुए, देखा जाता है। देव 
सम्मानार्थक उपाधि है | यह घनेद्र के देवत्व कीं सूचना देता है । 

चन्द्रभान प्रताप नारायशसिह--इस दीर्घ नाम से यह विज्ञप्तियाँ प्राप्त होती हैं । 

(१) यह नाम किसी बिहारी अथवा किसी समद्भशालीं क्षत्रिय का प्रतीत होता है, क्योंकि 
इन्हीं दोनों वर्गों' में सिंह समन्वित दीव नाम पाये जाते हैं । 

(२) चन्द्र, सूर्य दोनों प्रतापी देव हैं । 

(३) कृष्ण तथा सुत्यभामा के प्रतापी पुत्र चन्द्रभानदेव संशक हैं अथवा उनके प्रताप गुण 
को नारायण रूप माना है | 

(४) चन्द्र के प्रकाशवाले प्रतापी नारायण श्रर्थात्‌ शिव श्रथवा सूर्य चन्द्र दोनों के प्रताप से 
युक्त शिव | 

(४) सूर्य, चन्द्र दोनों ज्योतिर्मय पिंडों के अहण करने से २४ घटे अर्थात्‌ अन्ञषुण्ण प्रतापवाले 
नारायण विष्णु | 

(६) यह नाम जन्म काल की ओर भी संकेत करता है। प्रदोष वेला से पूर्व द्वी जन्‍म हुआ है 
जब कि सूर्य अ्र्ताचल पर अपनी अंतिम आभा विसर्जन कर रहा हैं श्र चन्द्र ने श्रपने श्रागमन की 
सूचना दी है | 

जयकृष्णनारायणबहादुर--यह श्रभिवादन प्रवृत्ति का नाम है। नारायण शब्द कृष्ण 
के देवत्व का बोधक है और बहादुर वीरता के श्र्थ में श्राता है। सम्पूर्ण नाम का अर्थ हुआ बीर 
कृष्ण भगवान की जय हो श्रथवा उक्त गुणयुक्त कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें--यह आशीर्वाद भी 
निहित है। इस अभिधान में इष्टदेव का नाम, अभिवादन तथा आशीर्वाद इन तीन प्रश्वत्तियों का 
समन्वय पाया जाता है | 

राजा प्रतापकिशोर नारायशमतल्ल--इसमें राजा पद सूचक है तथा मल (मल्ल) गोरखपुर 
के शाही ठाकुरो को कहते हैं| इस नाम से महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा की भावना प्रदर्शित होती 
है। एक अन्य अमिप्राय यह भी हो सकृता है कि भक्त किशोरनारायण श्रर्थात्‌ ऋृष्ण के प्रताप 
से श्राकृष्ट हुआ है | व्यक्ति के प्रताप गुण के लिए विशेष कामना भी प्रतीत होती है । 

राजा शारदा महेशप्रसादर्सिह शाह--इस नाम में राजा और शाह दो उपाधियाँ हैं। 
शारदा महेश शब्द अद्वंनारीश्यवर की यवयुग्प प्रतिमा की ओर संकेत करते हैं। प्रसाद पूजासक्ति 
प्रकट करता है ओर सिंह जातिसूचक है। शारदा, कमला, लक्ष्मी, रमा आदि शब्द शिव के सम्पर्क 
से दुर्गावाची होते हैं | 

रामरणविजय प्रसादर्सिह---इसका तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि राम के रणु-विजय के 
प्रसादस्वरूप व्यक्ति। सिंह क्षत्रियत्वय का बोधक भी है। रण-विजय से विजयादशमी की ओर भी 
लक्ष्य है । 

सुरेन्द्र वीर विक्रमबहादुरसिंह *--इंद्र (सुरेन्द्र) और बीर उपेद्र (विक्रम «चिविक्रम) 
के सदश बहादुर क्षत्रिय पुत्र अथवा श्रतिम चारों शब्द सुरेंद्र के विशेषण हैं| इंद्र और वीरविक्रमा- 
दित्य के समान बहादुरों में श्रेष्ठ का भाव भी व्यक्त हो रहा है | 


' >कक+न भा» कलम. $++ मम. 





सिंद शब्द का इतिहास 
) महाभारत और पुराण काल तक नामों के अन्त में सिंद शब्द का प्रयोग नहीं पाया 
जाता । सिंह का सबसे पहला प्रयोग गौतम चुद्ध के नाम शाक्यसिंह में मिलता है-- 
सशाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शोद्ोदनिश्चसः 
गौतमश्चाकंबंधुश्च मायादेवी सुतश्चसः [१६४ (अमरकोष कांड १, स्वगंवर्ग) 


( ४७७ ) 


यह २५०० वर्ष पूबे की बात है। उस समय सिंह तथा उसके पर्याय केसरी, शादूल आदि 
गुणबोधक उपनाम ही रहे होंगे। शाक्र्यसिंद का अर्थ हुआ शाकयवंश में सिंह के समान शक्ति- 
शाली, श्रष्ठ आदि । 


इसके पश्चात्‌ घिक्रम के नवरत्न अमरसिंह कोशकार (ई० पू" ५७ के लगभग) के नांस 
में सिंह का दर्शन होता है| इसके बाद महाराज रुद्सिंह (वि० सं० २१५८ ईं० सन्‌ १८१) और 
राजा विश्वसिद्द ( वि० सं० ३३५ के लगभग ) के नामों में सिंह प्रयुक्त हुआ है (दे० भावनगर 
इंस्क्रिशशंस ए५्ठ २२) | उन्हीं शक कषन्नपों में सिंह नामधारी रुद्सिंह (वि० सं० ४४९) और खत्य 
सिंह का उल्लेख प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और सिक्कों पर मित्रता है। (दे० ऐपिग्राफिया 
इंडिका पृ० ८९) 

दक्षिण के सोलंकी राजवंश में दो जयसिंहों (वि० सं० ९६४, १०६३) के नाम मिलते हैं । 
(दे० पृष्ठ १२ इंडियन ऐंटीक्वेरी भा० तथा म० म० रा० ब० गौरीशंकर ओका कृत सोलंकियों 
का प्राचीन इतिहास पृष्ठ १९, ६१)। मालवा के परमार राजा बैरसिंह प्रथम (वि० १० श०) 
(दे० ऐपिग्राफिया इंडिका सांग ३ पृष्ठ २३४) तथा गहत्लौतवंशी महाराणा उदयपुर (मेवाड़) के 
पूर्वज बेरीसिंह, विजयसिंह, अरिसिंह आदि के सिंहांत नाम मिलते हैं | (दे० वाषिक रिपोर्ट राज- 
पूताना अजायबथधर सन्‌ १६१४-१६ ई०, 9० रे तथा ऐ० 8० भाग २ प्ुष्ठ १०) | कछवाहों में नर- 
वर (ग्वालियर) के गगन सिह, शरदसिंह और वीरसिह सबसे पहले सिंह नामधारी राजा हुए (दे० 
बीरसिंह देव कछुवाहा का शिलालेख वि० सं० ११७७ कातिक वदि ३० रविवार--जनल आफ 
अमेरिकस सोसाइटी भाग ६, ए० ५४२) 

बि० सं।/ १२३६ वेशाख सुदि ५ गुरूवार के शिलालेख में चौहानों में सबसे पहला नाम 
राजा समरसिंह का है (दे० ३० ऐंटी' सांग ३, पृष्ठ १६५१ तथा ऐपि० इ डिका जिल्द ११४०) । 
बाद में रादौर सिंह का अधिक प्रयोग करने लगे (दे० स० म« रा० ब० डा० सोरीशंकर ओका कृत 
जोधपुर राज्य का इतिहास भाग १, एष्ठ ३५१) 

मुगल काल में नामों के साथ सिंह शब्द जोड़ने का प्रचार बहुत बढ़ गया। राजपूतों के 
झतिरिक्त अन्य जातियों में भी इसका व्यवद्वार होने लगा | लोग सिंह के असल्ली अर्थ को भूल गये । 
अब वह न उपाधि रहा, न गुणबोधक | गुरूगोविन्द्‌ सिंह (वि० सं० १७२२--३५ तक) ने धामिक 
रूप देकर सिक्खों के लिए नाम के साथ सिंह रखना अनिवार्य कर दिया। १८वीं शती से पंजाब 
के सिक्खों और राजस्थान के राजपूत ज्षत्रियों में सिह का ग्रचार अधिक हो गया । वीरत्व का बोधक 
समभाकर अन्य जातियों के व्यक्ति विशेष ने भी सिंह शब्द का अयोग आरम्भ कर दिया। जोधपुर 
के महाराज: अणजीतसिह राठौर (वि० सं" १७६३--८१) के दीवान दिल्‍्लीवाले पंचोली (कायस्थ) 
केसरीसिंह फामरिया, महाराज अमयसिंह राठौर (वि० सं० १७८१ से १८०६ तक) के कामदार 
(दीवान) भंडारी रतनसिंह श्रोसवाल आदि अनेक डदाहरण पाये जाते हैं । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि बौद्ध काल से गुसकाल (सातवीं शती) तक सिंह उपाधिस्वरूप 
रहा । १० से १७वीं शती तक वीरता का चिह्न समझा जाता था। बाद में कई जातियाँ बिना किसी 
भेद भाव के सिंह का प्रयोग करने लगी । पंजाब और राजस्थान के अतिरिक्ति उत्तर प्रदेश को झनेक 
जातियों में भौ सिंह का प्रयोग प्रचुर रूप से होने लगा | 

-- संकलित (दे० धर्मथुग जून १४,१६५ में श्रीजगदौशसिंह 
गदलौत-अरध्यक्ष, पुरातत्व विभाग जोधपुर का लेख सिंह शब्द की मौमाँसा) 





( ४छ८्य ) 


(शू) अतिग्क्ति नामों की सूचीर 


(अ)--अंगराज (कर्ण) अ्रंजनी रंजन अकिंचन (निर्धन) अखंडग्रतापसिंह अखिलेंद्रप्रसाद अग्नेश्वर 
प्रसादरसिंदर अधोरनाथ" अ्रच्छुरुराम अजंटी (38०॥६ प्रतिनिधि) अजुगनाथ ' अशुगोपालराम (अशु- 
छोटा) श्रतनुमोइन (कामदेव.) अ्रतवारूलाल (आादित्यवार,) श्रतींद्रकुमार इंद्रियों से परे.) अ्रथर्वानंद्‌ 
(अथर्ववेद अथर्व ऋषि) अद्भुतप्रकाश अधिपकुमार अधघीशचन्द्र अध्यात्म” श्रनंतजीतर्सिह् अनंतपाल 
अनततधागर श्रनभ्ाहिंत (व्यक्त) श्रन मोलकुमार अनाथबन्धु अनादिनाय ग्रनादिनिधन (आदिश्रतरहिंत) 
श्रनामोरामतिंह (नामरदित, मलमाय) अनिग्र कुमार अनित्यकुमारं अनिमेष अनिलरंजन अनिलेश्वर 
अनुणहितनारायण॒सिंह अनेगलिंह (दाई को पुत्र जन्म का नेग नही दिया) अपूर्वबन्धु अमयकांत 
अभिन्वित (नक्षत्र, एक राजा) अभिनंदनशरण अ्रभिन्नहरि अमलकुमार अमलाराम अमलेंदु अ्रमिताभ- 
राय" अमितकुमार अमियेंदु अमृल्यरून अम्ृतकृष्ण अरविंद्प्रताप आरहंत (शन्रुन्न, अहत्‌) अरुण- 
गोपाल अरुशध्वन् (कुक्कुट) अरुणभानग्रसाद अर्ध्यकुछुम (देवता पर चढ़ाया हुश्रा फूज) अलब्- 
कृष्ण श्रली अवनींद्रलाल अशेषकुमार अ्रष्य्मीचन्द्र असीसकृमार | 

(आ)--अआकाशलाल आजशापाल आत्मशंकर आदित्यभूषण आ्रदित्यविक्रमसिह आदीश रंजन 
आदेशचंद्र आदेश्वरप्रसाद आफतियालाल (आपत्ति-कगड़ा) आर्तत्राण (दुखियों के त्राता) आर्द्रा- 
कुमार आर्यकुमार | 

(३)--इंदिरिशचरणुदास (इंद्र'*') इंदुमाल इंदुमोहन इंदुशर इद्रगोपाल (इद्रोत्सब भाद्र 
शुक्ला १५) इद्रजीतकुमार" इंद्रवल इंद्रस्मण इंद्रासनलाल इंद्र शकुमार इकन्नीलाल इकन्हू (एक 
आशणक) हमिलिया (८ अ्रम्ल) इमलियागांव (प्रयाग) से मसुरिया देवी का मदिर है। 


रैक तननमभ.. नह 


१ झधोर मैरव का विज्ञोम था और सौस्य अर्थ में आंता था | यह शिव का नामान्‍्तर है । 
परन्तु कुमक्षी अघोरी साधुओं की कुसंगति के कारण यह कुत्सित अर्थ देने लगा नाभी किसी अघोरी 
बाबा के आशीर्वाद का फल है अथवा डसके पन्‍्म का सम्बन्ध अघोरा तिथि (सान्रपद कृष्ण 
चतुर्दशी) से है । 

२ एकमेवह्धितीयोनास्ति । 
3 करत्व॑ को5ह कुत आयातः का से जननी को मे तातः 
इति परिभावय सबेमसार विश्व॑त्यक्स्वा स्वप्नविचारस्‌ 
भज गोविन्द भज गोविन्द (शंकर) 

४ कुछ दिन अन्य से पाला गया, जिसकी किशोरावस्था नित्य नहीं है (दाशनिक भाव) | 
नित्य किशोर (कृष्ण ) का विज्ञोम | 

+ बुढ को भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न नामों से अभिद्धित किया गया है इन नामों की 
तीन कोटि हैं । प्रथम वर्ग में अक्षोभ्य, रलसंभव, अमोघसिद्धि, अमिताभ, बैरोचन तथा ध्यानी बुद्ध हैं । 
ये अलोकिक सत्व तत्वों के दूषित प्रभाव से मुक्त होते हैं और अपार दिव्य शक्तियों रखते हैं । द्वितीय 
में अवलोकितेश्वर, अशोककांत, हयगीव आदि हैं और तृतीय में बोघिसत्व मंजुभी मुख्य हैं । 


$ सुपर्णो गरुढत्ताक्षयों गरु्मान्‌ शक्ुनीश्वरः 
इन्द्रजिन्मंत्रपूतात्मा झेनतेयो विषाशयः ।$१८। (नानमाला ए० ९६) 
48 इस नाम सूची में कहीं कहीं नामों के मूत्न तत्सम रूप या अर्थ कोष्ठक में दे दिये गये 
. है। स्थान की बचत के लिए आगे पीड़े के त्यक्त शब्दों को कोष्ठक में बिंदुओं से दिखलाया गया 
'“ह। स्पष्टीकरण के लिए कहीं कहीं पाद टिप्पणियां भी दी गई हें । 


कक 


( ४७६ ) 


(६)--ईशकुमार ईश्वरपसन्न | 

(छ)--उम्रवीर उज्ज्लकीति उत्तमकुमार उचलकुमार (कमल.) उत्पलाह्रक्षित उत्पाती (कगढ़, ) 
डदमीसिंह ( ८ उद्यमी.) उदयकृष्ण उदयन (वत्सराज) उदयसरोज डद्गीथ (प्रणव) उद्देशकुमार 
उपजीतसिंह उपकारशील डपदेशनंदनप्रसाद उपदेशबहादुर उपेंद्रवीरसिंह उमाग्क्षित उमारचित उमावर 
उमेंद्रनारायण उम्मीदपालसिंह उरुक्रप्त (विष्णु) उर्वोश्च॑द्र (भूप.) उसानारायणसिह | 

(ऋ.))--ऋतध्वज (सत्यकेतु) ऋ(॒पर्णकिशोर ऋतेद्रकुमार ऋत्विकनाथ ऋषिकांत ऋषिगोपाल 
ऋषिदयालु | 

(०) -एकांवरेश्वर (शिव) एवजशिह (बदले में) | 

(ऐ)--ऐश्वर्यलाल । 

'आं)--श्रोमशऔतार ओमकृष्ण ओमचद्र ओमदयाल ओमनंदनशरण ओरोमप्रभात ओमभूषण 
ओपरामेश्वरप्रसाद ओमबीरसिंह श्रोमेंद्रपाल । 

(क)--कंचनवरणश्याम कणाद ऋषि कनिष्ककुमार कमल्काति कमलेदु करुणाप्रसाद कर्शचंद्र 
कल्याणशकर कल्लोलकुमार कबीद्र किशोर काचीलाल कांतकुमार कातिभूषण काजलबरन कामाख्याराम 
कामिनीकुमार कार्तिककुमार कालाचांद (ऋृष्णुचंद्र) काशिकानंद (काशी.) काशीगोपाल किरण- 
कुमार किरणुबीरसिंह करिरीग्सिह (मुकुठ,) किलागीरसिंह (दुर्गाध्यक्ष) किशोरकुमार क्रिसबर (बिसंबर की 
नेफल पर कृष्ण का विक्ृतरूप) कीमतीलाल कीर्तिकुमार कुंजरमणि (गणेश) कुंडलचंद्र कुंबरकंषैया 
कुकर (कुकुरदंत) कुटुबप्रशाद कुणालकुमार (अशोक पुत्र) कुमारकांत कुमारचंद्र कुमारब्योतिभूषण- 
प्रताप कुमारेंदु कुमुदबिहारीसिंह कुमरुदबंधु (चंद्र) कुलजीतनारायण कुलदीपकुमार कुलदीपप्रकाश 
कुलदीपराज कुल्नतारचंद कुल्लप्रकाश कुलप्रसाद कुलबंधु कुलमणि .कुलहारसिंह कुलेंद्रचंद्र कुशप्रसाद 

कुशेद्रतिंह कुसुमाकरनाथ (बसंत, ) कृत्यानंद (कृति, कृत्य, कृत्या + आनंद) कृपाकात कृष्णुकन्हैया 
कृष्णमायाश रण कृष्णविभूति केलाप्रसाद केवल्लकिशोर केशरभान केशरीनाथ केलासप्रतापसिंह केशिनी- 
प्रसाद (दुर्गो.) कोटिउद्यमान कोमलबहादुर कौशलेंद्रनाथ कोशलेशनारायण कतुंजयग्रसाद (शिव.) 
ज्षितीशकात ज़ित्तेंद्रनाथ । 

(ख)--खकराम (खाकीसाधु) खगेदनाथ खद्योतचंद (जुगनू ) खियामल खुर्मालाल खुशदयाल 


खुशीराज खेतीलाल खेदीलाल खेरा खेरेश्वस्प्रसाद । 
(ग)--गंगासागरराम गगनचन्द्र गजमोचनसिंह (विष्णु ) गजणलसिंह गजरपालसिंह (गजरा- 


फूलमाला, कलाई का गहना) गदडध्वजलाल गर्भदेवत्िह गिन्नोलाल गिल्त्नी गीतास्वामी (ऋृष्ण) 


१ थ। उद्गीथः स प्रणवः थः प्रणव: स उद्गीथः (छां० १२ -१) 

२ सूचम दृष्टि से विचार किया जाय तो कणाद (खेत से दाने बीनकर खानेवाला), चणक 
(चना), उद्दाज्षक (वनकोदो) जैसे तपरिवयों के नाम न तो कुदई की तरह अंधविश्वास के अंतर्गत 
भाते हैं भ्रौर न बेंगन नाम की भाँति व्यंग्य में | आगरा के आलूबाबा (यह केवल आलू खाकर ही 
रहते थे) के सइश वे केवल उन झज्ञों पर ही जीवन निर्वाह करते रहे होंगे। शिव माप्ति के लिए 


पार्वती कुछ दिनों वन में पत्तियां खाकर ही तपस्या करती रही थी, फिर पत्ते खाना भी बंद कर दिया 
था तब वह अपर्णा कहलाई । ऐसे नाम घटना-परिस्थिति की झोर संकेत करते हैं । 


3 कुछ विद्वान कन्हैया, कन्वैत्ञा काहन आदि की निष्यत्ति फारसी के कई (छोटा) से 
कट्पना करते हैं | क्योंकि कृष्ण नाटे थे । 

किसी किसी की यह भी धारणा है कि कृष्ण का सदा नंदबाबा के कंधे पर बैठने का 
स्वभाव सा पढ़ गया था । इसलिए कंधा से कन्वैयां (कन्हैया) तास पढ़ा । जैसे दिन भर गोदी 
में रहनेवाल्ते बालक को गुदना कहने लगते हैं । 

४ क्रोटिसूयप्रतीकाशंत्रिनेत्रंचंद्शेसर । 


( ४८० ) 


गीष्पति (बृहस्पति) गुरुजीतर्सिंह गुरुमजनसिह गुरुभीतसिह गुरुशिवचरणसिंह गुरुसुमिर्नसिंह (स्मृति) 
गुलहजारीलाल गोकुलभाई गोकुलमोहनगोपाल गोतमऋषि गोतमलाल गोपबंधु गोपालचन्द्रनाथ 
गोपालघुरारी गोपालमूर्ति गोरखनाथराम गोमल (गोबर) गोरागचरण गोलकविहारी (गोलोक,) गोलोक- 
चंद गोलोकविहारी गोष्ठग़ल (गोपाल) गोष्ठविहारी गौचरणसिंह गौतमस्वरूप गौरगोविंद ग्यारसी 
(एकादशी) अंथसिंह (गुरुमंथ, धर्मग्रंथ) । 

(ध)--घनसारतिंह (कपूर.) घुंडीलाल (फुदना < अंथि ) घुधलींसिंह घोद् । 

(च)--चंद्रअ्॒वतंस” (शिव) चंद्रकमल चद्रकिरण चंद्रप्रभाकर चंद्रभागा (चिनावनददी, 
दक्षिण की एक नदी) चंद्रभाग्यप्रसाद चंद्रमथुतिंह. चंद्रमाधवप्रसाद चंद्रविजेशरनारायणतसिह 
चंद्रविहारी चंद्रवीरतिह चक्रनाथ चपलकुमार चरणश्राधीन चितरंजननारायण चितानीलाल चित्र- 
मयभूषण चित्रमल (चित्रानक्षृत्र.) चिन्मय चिरंजीत (चिरंजीव, कामदेव) चीवरजचंद्र (वि थड़ा.) चुलई- 
प्रसाद चुल्हईराम (<चुल्लि.) चोखर (भसी) | 

(छ)- -छुंगुरिया' (< घडगुलि) छुक्ोड़ीमत झुत्तरराम (<छन्र, क्षत्र) छितानीलाल (डक्षिया) 
छुनन्‍्नूराम छेदानंदप्रसाद * | 

(ज)--जक्खू (< यक्षु -- जपैयादेवता) जगतपते जगतभूषण जगतरंजन जगतराजसिंह जगधन 
जगप्रवेशसिंह जगभावन जगमित्र जगसुहावनसिह जननीराम जनमचंद जमरुदलाल (जप्नुरूद-मरकत- 
मणि.) जयकेतु जयप्रदीप जयप्रसाद जयराजकृष्ण जयराम जयसूर्य जयेदुविकास जयेंद्रमोहन जसमेरसिंह 
जलतिंह जागीरतिंह जागेदप्रकाश जातिभूषण जालपावत्ससिंद जुगेश्वरप्रसाद जूहडनलाल (<जुष्ठ) जिनेश- 
चंद जीवनप्रकाश जीवेंदुभूषण जैरावेश्याम शानपति श्ञानरंजन ज्ञानवद्धन शारनेंदुविकास ज्ञानेंद्रविहारी 
शनेंद्नरेंद्र ज्ानंद्रनाथ झानेंद्रवीर शानेशकुषार ज्योतिप्रकाश ज्योतिप्रिय ज्योतिभानुपति ज्योतिर्मय 
ज्योतिमोहन । 

(क)--मंमना * (राम मब्बा फुदना) ककूफक (कूगड़ा) झट (ऋटिति) ऋपसू (निद्राज्ु) 
भांगीराम (मंगा.) भींगुरराम कुडनलाल (< अ्रयुक्त,) कौवा (डलिया)। 


जीन जन ऑल नननजलनल नल न जल जज लक 





) झाहुनेंत्रोत्थमन्रे:. खू तममृतनिधेयं हरेनम॑बंधुं, 
मित्रं पुष्यायुधस्थ अिपुरविजयिनों मोलिभूषाविधान 
वृत्तिक्षेत्रं सुराणां यदुकुल्तिलक॑ बाघ कैरवायां 


सम्प्रीति बस्तनोतु द्विजरननयतिश्चंद्रमा: सर्वकालम 
(यशस्तिल्लक ) 


२ हानिवदाधिक्यमप्यज्ञानां विकारः (यारक) 

हीनत्व अथवा आधिक्य के अतिरिक्त अंग की अन्य विकृति भरी व्यंग्य नाम का द्वेतु हो 
सकती है । अष्टांगी वक्ता होने से अष्टावक्र नाभ पड़ा | (कहते हैं कि एक बार उदर से ही अष्टा- 
वक्र ने अपने पिता कहोड (क--जल +होड -- नाव) को एक अशद्धि पर टोक दिया था। इस 
उद्दण्ठता से क्रद् हो पिता ने शाप दिया जिससे पुत्र का शरीर आठ स्थानों में टेढ़ा हो गया । इस 
विचित्र वक्रता को देखकर जनक की सभा के लोग हंसने लगे तो अष्टवक्र के मुँह से सहसा ये शब्द 
निकल पड़े--अरे क्‍या में चमारों की सभा में आ गया ।) 

3 अंध रुढ़ियों में विश्वास रखनेवाल्े मनुष्यों की यह भव धारणा है कि विकलांगी व्यक्ति 
को किसी भांवी अनिष्ट की आशंका नहीं रहती । इसलिए जातक का कान या नाक छेद देते हैं । 

* भम्मन नाई के पेट में बात न पची । राजा के डर के मारे उसने किसी आदमी से तो न 
कहा, परन्तु चुपचाप एक दिन एक पेड़ से कह आया कि हमारे राजा के बकरी के कान हैं । थोड़े 

;हिलों बाद उस पेढ़ को काद कर एक सारंगी और एक तबजा बनाये गये | गायक उन बाज़ों को « 


( ४८१ ) 


(ट/--ट्गिरी ( < टेगरी<तितिडी -इमली) देसू (ढाक के फूल, एक उत्सव) | 

(5)--ठनठनग्रसाद (निर्धन)। 

(ड)--डंबर डबलू" डब्बलिया डालिम (दाडिम--अनार) डींगराम (<डीन) डोरिया' 
< डोरक (सुरति, मंत्रित सूत्र, मेढ़)। 

(ढ)--ढाकनसिह  (पल्ाश वन में जन्म) | 

(त)--तकदीरबहादुर तडितकुमार तपनकांत तप्पेंद्रवाथ तपोवद्नन ताड़ीलाल (ताड़-हाथ का 
गहना) तानाजीसिंह तापस तांम्रध्वज (मुर्गा) तारनी ताराभान तारिणीश तारेश्वरप्रसाद तिमिर्वरण 
(कृष्ण) तिलकभगवान तिलकुशा तिलसू तीरथनाथसिंदह तीरथप्रकाश तुंग्रेश्वरप्रसाद तुषारकुमार 
तेजव्ून त्रिजगतभाष्कर (क्रष्ण) त्रिपुर्मदनग्रसाद (शिव) त्रिपुरेश त्रिध्॒वनबह्दुर त्रिवेदीभाष्कर । 

(थ)--थानूराम थुत्नी (<स्थूण)। 

(द)--दक्खिनीअसाद दमनसिह दर्षेंद्रकुमार दलप्रतापतिंह दादाभाई (नौरोजी) दानेश्वरप्रसाद 
दिगबरनारायण दिग्विजयप्रतापनारायण द्ग्‌विजयबहादुर दिनेशप्रतापबह्दुर दिलजीतसिंह दिलबाग- 
राय (हप.) दिललागराय (.लग्न,) दिव्यरूप दिव्येश्वरसिंह दिन्हारी (अधिक दिनों में उत्पन्न) दीनसेनसिंह 
दीपक कुमार दीपकनारायण दीपकृशंकर दीपाकर दीसप्तेंदुकुमार दुखदमनानंद दुखबंधु दुबराई 
दुबरीप्रसाद दुर्गेशकुमार दुलारचंद्राम दृरदशंक (यंत्र) देवनंदनप्रसाद देवरत्ञ देवलोचनर्सिह देव- 
शेखर देवधुमन (लवंग) देवीश्रधार देवँद्रविहरील्ाल देशचंद देशज्योति देशदीपक देशप्रिय देशवीर- 
सिंह देवेश्वर द्वारकानरेश द्वार्राम द्विजमणि द्विपेंद्रनाथ (गणेश) | 


लेकर राजा की सभा में आये । बाजे बजने लगे | सारंगी ने तान छेड़ी --राज[ के बकरो के कान-- 
बकरी के कान । मजोरा बोहल्ा --किन किन किन्‍ने कही--किन्से कही । म्दंग से अ।वाज निकली --- 
रूम रूम रूम्सन ने--रम्मन ने । सम्मन नाई का राजा के हुकत से सिर काट लिय्रा गया । (इस 
कथा से मूल अव्यक्त ध्वनि की ओर संकेत है ।) 

१) बचपन में एक बालक को अंगरेजी का डबलू (५०) कहना नहीं आता था इसलिए नाना 
ने उसका नाम डबल रख दिया । बड़े होने पर भी डबल ने पीछा नहीं छोड़ा । उफ (उपनाम 


के साथ चिपका ही रहा । इसी तरह एक बच्चे को 'मी' कहने लगे क्योंकि वह बोलने पर हर चीज 
को मी कहता था । 


* जननी जनक बंधु सुते दारा 
तनु धनु भवन सुहृदद परिवारा । 
सबके ममता ताग बथेरी 
मस पद सनहि बांध बरि डोरी ॥ . (तुलसी) 


3 व्यंग्य का रंग किवना गहरा होता हे, यह बात नीचे लिखी एक सनो रक्षक कहांनी 
से स्पष्ट हो जायगी | 


काश्मीर के वासुदेव पंडित के घर एक शहतूत का पेड़ था । इंसलिए लोग उसे तूल (तूत) 
पंडित कहते थे | इस व्यंग्य नाम से बचने के लिए उसने पेड़ को ऊपर से कटवा दिया। लोगों ने 
अब उसे मुंड पंडित कहना शरू कर दिया | वासुद्रेव ने उस पेड़ को जड़ से खुद॒वा दिया तो उस 
जगह एक गड्डा सा हो जाने से वह खडु पंडित कहलाने लगा | अन्त में परेशान होकर उसने डस 
गड्ु को मिट्टी से भर दिया । मिट्टी के अधिक हो जाने से उस स्थान पर एक दीला सा बन गया, 
तब से वह वेचारा टेंग (तुँग) पंडित हो गया । (0%. दृत॑ा79 7, 58शक्‍/ब807--96०प्रॉबएशिा/ 
48 40 86 ०४४७ ० 8७४00 ?००0॥8--७. 3 ९8४88, ]00० 49, “9०8 ) 

४ सेरवः कोशिकश्चेैव हिंदोल्ो दीपकम्तथा । 

ओऔीरागो सेघरागश्च रागाः षढिति कीतिता: ॥ 


( सर ) 


(ध)--धनं जयकुमार घनाधीश (कुबेर) धर्मभानु धर्मरत्न धर्मरक्षित धर्मेद्रवीरसिद धर्मेंश्वरनाथ 
घारानाथ घीमानकुमार धीरजगोपाल घीरजभानसिह धीरेद्रनारायण धघीरेंद्रस्वरूप धुंघबहादुर (टुंटि) 
धूमवीरसिंद बैर्यशील घोतासिंह (<घेवता) श्र वज्योति । 


न--नंदपालसिंह नंदबाबा नन्हेश्वर नभकान्त नमसबहादुर* (नमस्कार) नरैंद्रप्रतापबहादुर 
नरेश्वर्सह्यय नलिनीरंजन (चंद्रमा) नलिनीश नवगोपाल नवजीवन (विलोमानुलोम) नरकेशरीप्रसाद 
नवनाथप्रसाद नवलकुमार नहुषपालसिंह नागरप्रसाद नागेद्रप्रतापसिंह (बासुकि, शेष) नाथविहारी 
नानकीप्रसाद (नानक की बहिन) नामप्रकाश निखिलकुमार निखिलेशचंद्र निगमनारायण निताईलाल 
(नित्यानंद का सूहुमरूप) निपुणकुमार निरंजनदयाल निरालंबस्वामी (ईश्वर) निर्भयकान्त निर्माल्य 
(देवापिंत वस्तु) निर्मोलकसिंह निर्विकारस्वरूप निशामणि (चंद्र) निशिकात निहोरीलाल (< मनोहार) 
नीतीशकुमार नीतीशनदराय नीरजकांत नीरजकुमार नीरजप्रकाश नीरदलाल नीलकमल नीलकमलेश- 
कुमार नीलम नीलोफर (फूल) नीहारचंद नीहाररंजन नीहारेन्दु नूतन दृपजीतसिंह नेकबह्ादुर नेत्ररंजन 
नेमकुमार(< नियम) नेमछत्न (नेमिनाथ तीर्थ कर) नोजागीरसिह (फा०) नौहर्वंद (८ नव + घर) । 

प--पंकजकुमार पंचूराम (पंच फैकला से सम्बन्धित) पंजाबरत्न १५ढरीनाथ (पाडरइ्) 
पंखंडी पग्गल पतंगी पतंजलिदेव पताली* पतिरामराम पदरेशु पहईहँस पर्स्मार शोर 
परममित्र परमहंसकुमार परमेंद्रप्रफाश पराशरमुनि* पराहू (पराया) परिक्रमादीन* परिमलकुमार 


) घर्नजय कवि के विषय में यह जनश्र्‌ ति असिद्ध है कवि एक बार उसने अपने शिष्य के 

द्वारा राजा भोज के पास यह श्लोक भेजा-- 
झपशब्दः शर्त माघे भारवे च शत्तन्नर्य । 
कालिदासन्न गण्यंते कविरेको धरनंजय: | 

मार्ग में कालिदास ने प्रथमाक्षर में एक मात्रा लगाकर हस्व अर! का दीघ झा! कर दिया 
जिससे भ्र्थ बदल गया और निंदा के स्थान में कालिदास की स्तुति हो गईं । 

आपशब्द शत्त माघे भारवे च शततन्नयं | 
कालिदासन्न गणयंते कविरिकों धनंजय: || 

इस श्लोक को पढ़कर राजा कालिदास का कोशल्न समझ गया । धरनंजय कवि अत्यन्त 
सज्जित हुआ । 

* कन्या का नाम नमस्ते । 

3 झपने तपोबल से इंद्रासन आघ करने पर राजा नहुष ने इंद्वाणी को लेने के लिए पालको 
में लगे हुए सप्तषियों से जल्दी-जलदी (सर्प-सर्प) चलने को कहा, अगस्त्य ने कुद्ध दो राजा को शाप 
दिया जिससे वह सप होकर भूमि पर गिर पड़ा। द्वापर में युधिष्ठिर के अश्नोत्तरों से वह सपे- 
योनि से मुक्त हुआ । 

5 पताली (< पाताल)--यह नाम कुए में गिरने की एक दुर्घटना का स्मरण दिलाता है । 
पताली को माँ संयोग से एक दिन कुए में गिर पढ़ी | जैसे ही डसे निकालकर कुए की जगत पर 
रखा पताली भी उद्र के बाहर आ जगत में प्रगट हो गया । जन्म से पहले वह पाताल (कुए की 
तली) हो आया था। इसलिए डसका नाम पताली हुआ । 

+ परासुः स यतस्तेन वसिष्ठः स्थापितों सुनिः। 
गर्भस्थेव ततो .लोके पराशर इति स्मतः ॥ 
६ यानिकानि च पापानि जन्माँतरक्ृतानि च। 
वानि तांनि अणश्यंति प्रदक्षिण पदे पढे ॥ 


( धव्३ ) 


(सुगन्ध) परिवतनप्रकाश परेशनाथ पह्लवकुमार (कोपलोंसा कोमल) पशुपतिराम पहाड़ागूजर 
(विशालकाय) पांडुरड़ (बिद्डल) पागलानंद पाखक्न पालेराम (दुसरे से पाले गये) पावसकुमार पिंडीदास 
(पं-नगर.) पिनाकी रंजन पीयूषकाति पीयूषकुमार पीयूषप्रकाश पीयूषमणि पीयूषरञ्षन पीयूषराज पुंडरीक 
(कमल, एक महात्मा) पुण्याव्मासिंह पुतलू (/ पुत्र, पृत्तलि) पुलकर्च॑द्र पुष्षकुमार पुष्पबदन पुष्पराज 
पुष्करनारायण (ब्रह्मा) प्रथुबीरसिह (महा, विष्णु) प्रथ्वीदयाल प्यारासिंह प्रजापतिप्रसाद प्रजापतिसहाय 
प्रजापालन प्रणतपालसिंह प्रणपाल प्रणवरञ्षन प्रतापकेशरीदेव प्रतापरन्नन प्रतापबीर प्रतापादित्यराम 
प्रतिभाकुमार प्रतिभारक्षन प्रतिमारञ्ञन प्रतीपकुमार (शांतनु) प्रत्यूषप्रसून (सवेरा.) प्रदोषकुमार (संध्या.) 
प्रथु तविकास प्रदोषप्रसून प्रद्योतकुमार प्रद्योतदत (कांति) प्रभाजीतसिंह प्रभाकरराय प्रसुश्नाभ्रित 
प्रभथकुमार (शिव के गण) प्रमुखप्रकाश प्रवासीलाल प्रवीणकांत प्रवीणकृषष्ण प्रवीण॒र्च॑द्र प्रवीरकुमार 
प्रशांतचंद्र प्रसूनसहाय प्रह्मादशंकर प्राणशगोविददास प्राणमोहनप्रसाद प्रियातोष (कृष्ण) प्रीतमप्यारा 
प्रीतींद्रसिंह प्रेमश्रदीब (-निष्णात) प्रेमनिवास प्रेमफल प्रेमरूप प्रेमानंदकिशोर । 

फ---फर्णीद्रराण फलहारीलाल फारूसिंह (हलघर) फिरायालाल फिरोजीलाल (नील्लम) फुटकर 
(श्रकेला) फुल्तेनाप्रसाद फूलगंघ फ़लगेंदासिह फूलमणिदयाल फूलरेशु (पराग) फूलबह्ादुर । 

(ब) बंगेश्वरनाथ बंदोबध्तीलाल बक्सीजयराम बचनवीरसिंह बढ़कबिहारी बटेश्वरूयाल 
बदलराम बघावासिंह (बधाई) बनजकुमार (कमल, जंगली.) बनफूल बनीसिंह बमबमसिंह बरफसिंह 
बरसूराम (वर्ष, वर्षा) बढ्राजसिंह बलईलाल बतरूप (बलदेव) बतविक्रमसिंह बलिदानसिंह बत्तेश्वर 
सहाय बसंतकरण बांसरीज्ञाल बादलकुमार बाबुल्लदास बाह्षगोविंदराम बाल्लीकृष्ण बालेन्दुकिशोर 
बालेन्दुपसाद बिंबधर बिजनबिहारी बिबुधेश (इंद्र) बिरई (< वीर) बिलग (प्ृथक्‌ ) बिसारीराम (दुर 
करना.) बुलगानिनसिंह" (दे० प्र०२६३) बूठसिंह (<विट्प.) बेअ्ंतसिंह (दे०४० ३७) बेघनराम 
(निर्धन,बिधाता) बैकुंठबहादुर (विष्णु) बैनीबहादुर ब्रह्मनारायणशड्ूर* । 

(स) भंबा (<भवन, < भ्रमर) भकुआ (भेक, मूर्ल) भजिह्रि मर्दतबुद्धि (पूजित) भद्वबह्मदुर 
भरणदयाल भरपूरचंद्र मवनिधि (शिव) भवधर मवरंजन भविष्यभूषण भर्वेंद्रसिंह भानुप्रतापेंद्रप्रसाद 
भारतगोपाल भारतमाल मारतीभूषण भारतेश्वरीप्रसाद मार्गवप्रसाद भावनदास (प्रिय.) भावित 
भाषासिह भाष्करमिन्र भाष्करसेन मिन्षुअश्वधोष (बुद्धचरित-स्वयिता) भीमनारायण (शिव.) भीमराज हे 


वर्तमान युग के प्रसिद्ध विदेशी महापुरुषों के हिटलर (जरमनी), सुसो लिनी (इटली), दीटो 
(यगोसिलेविया) आदि नांस उपनाम के रूप में पाये जांते हैं । 

एकंसद्‌ विग्रा बहुधा वदृंति--एक ही अक्न के अनंत नांस, अनंत रूप तथा अनंत शक्तियाँ 
हैं। वह सृष्टि रचने से ब्रह्मा, पालने से विष्ण और मारने से शंकर कहलाता है। अन्य नाम भी 
उसके गुणों और कर्मों के बोधक हैं । इस नाम से मिन्न-मिन्न देवों के प्रति द्ेघी भावना का निवारण 


कर उनके बीच समन्वय स्थापित किया गया है । 
तमादि देवमजर केचिदाहु:ः शिवामिधम्‌ | 


केचिद्विष्ण सदा सत्य बल्माणं केचिदुच्यते ॥ (बृहन्नारदीय पुराण १-२-) 
सृष्टिस्थित्यंवकरणी.. ब्रह्मविष्ण शिवात्मिकाम्‌ 

स॒संज्ञां याति भगवानेक एव जनादुन ॥ (विष्ण पुराण १$-२-६६) 
स्वं बरह्मा त्व॑ं च वे विष्णु रूदं रुद्वस्व॑ पजापतिः 
व्वमग्निवेरुणोवायुस्वमिन्द्रस्तं विशाकरः ॥| 

त्व॑ मनुरूय यमश्चरत्व॑ प्थिवी त्वमथाच्युतः 

स्वार्ये स्वाभाविकेड्यें च बहुधा तिष्ठतेद्वि || (मैन्नायण्युपनिषत्‌ ४-१२, १४) 

3 माघ सुदी, ज्येष्ठ शुक्ला और निर्जला पुकादुशियाँ भीमा तिथि कहलाती हैं | 


( डंप्यड ) 


भुवनेशभ,घण भूधरलाल भूमेशकुमार भूरचद्र (भूरा-पवल) भूररत्नसिंह भूलाशंकर भूलोकभूषण 
भूषणकुमार भूपण॒प्रकाश भोगराम (नैवेद्य) भोगेद्र भोपालसिंह भोमाराय (भोम-मंगल) भौमेंद्रप्रसाद । 

(स) मंगलकिरण (शुभ-सूचक) मंगलमूर्ति' मंगलेश्वरप्रताप मंडनमिश्र* मंत्रेश्वर मगरलाल 
मणिदीप मणिभूषण मणींद्ररंजन मतंगी (एक ऋषि) मतैया मथुरेशनारायण मदनचंद्र मदनजित 
मदनमूर्ति मधुरकुमार मधुरशपशेरजंगबहादुर मघधुरान मधुवनबिहारीलाल मनिहारलाल मनीषानंद्‌ 
(बुद्धि, विचार.) मनोजकाति (मनोज्ञ--सुन्दर, कामदेव.) मनोजकुमार मनोंजमोहन मनोजस्वरूप मनोराज 
(मनमौजी) मन्नाप्रसाद मर्मेंद्रसिंह (ममता.) मयं कनारायण मयंकमोहन मयूरद्त ? मरदानसिंह मलयेश मित्र 
मस्तराम मस्तलाल मह्दादेवनिहोर महाबलसिह महाराजभूषण मानवेद्रकुमार (पुरुषोत्तम.) मानसकुमार 
(कामदेव) मानसरंजन मार्गराम (मार्ग यात्रा में उत्पन्न) मित्तललाल (<मिन्र.) मिनत्रभानु मिन्रसेन 
(कृष्ण-पुत्र, मनुषुत्र, एक बुद्ध) मित्राबस (एक ऋषि) मिन्रोंदयप्रकाश (सूर्योदय) मिथिलेशचद्र 
मियांदीन मिरखुलाल (<म्षा.) मिलनकुमार मिसिरीकांतराय मिहिरकुमार (सूर्य, चंद्र.) मिहिरतिलक 
(शिव) मीनाहछीसहाय (मदुरा की प्रसिद्ध देवी.) मीरपालसिह मीरीलाल मुक्खीप्रसाद्सिह (मुखिया पुजारी) 
मुकुट्नाथ मुकुग्महेंद्रनारायण मुकुलकुमार (कली) म॒कुलेदु मुचकुंद * मुद्तिमन मुनेद्रस्वरूप मुरलीलाल 
मुरारीमोहनगोपाल (कृष्ण के तीन पर्याय) मुसाफिरदास मुस्ताकराय (प्रेमी) मुकेश (शिव) मूलवद्ध न 
मूलविहारी (मूलनक्षत्र) मूलसजीवन (संजीवनी बूटी) म्रगशमशेरबहादुर म्रगाकमोहन (शिव) मृदुल- 
मनोहर मेघराज (इंद्र) मेघराजप्रसाद मेघाकर मैथिली रमणशरण मोतीकरण मोतीसागर (एक भील) 
मोदअत मोहनमित्र मौसे (मौसी द्वारा पालित या मौछी के यहाँ जन्म) । 

(य) यक्षेंद्रकुमार (कुबेर .) यज्ञत्रत यज्ञानंद यतींद्रप्रसाद यदुकुलभूषण यशबंतकुमार यशोधन- 
सिंह यशोवद्धन यादवेशकुमार युक्तिमद्व (साधनों से प्रास) युगराज युवनाश्व (मांधाता का पिता) योग- 
ध्यान योगेंद्रचंद्र योगेंद्रवीरसिह योगेशघर । 

(र) रंजनकिशोर रकमसिंह रक्षाकुमार रघुचंद्रवहादुर रघुवंशमणिप्रशाद रजतकुमार (चाँदी) 
रजनी रंजन (चंद्र) रजनीशचंद्र रणजीतरंजन रतनजीत रतनमोहन रतिरंजन (कामदेव) सतींद्रनाथ 
(कामदेव) रनेश स्नेश्वरीनंद्नसिंह रथींद्रगोपाल (कृष्ण) रथींद्रनाण रथींद्रमोहन रफल्सिंह (बंदूक ) 

रविनंदनप्रसाद रविभूषण रविरंजन (शिव) रतींद्रनाथ रतीशचंद्र रश्मिमोहन राभासिंह राकेशचंद्र 
शकेशमोहन राजकमल राजमानुत्तिंह राजमंत्रीप्रसाद राजमूर्ति' राजपि राजवंशकृष्ण राजवीरप्रसाद 


) मंगलायतन हरि! । 
२ स्वत: प्रमाण परतः प्रमाण 

कीराड़्ना यत्र गिरो गिरन्ति । 

द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा 

अवेहि,. तन्मण्डनपणिडितोकः || (शकरदि्ग्विजय) 
3 अस्याश्चौरः चिकुर निकुरः कर्णपूरों मयुरो 

भासों हासः कविकुलगुरु) कालिदासो विज्ञासः 

हर्षो हपोँ हृदयवसति पश्चवाणस्तु वाणः 

केषांनेषा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय । 
४ मुचक्‌द ( मुचुकझंद )--मान्धाता का पुत्र जिसकी नेआरिनि से काल्यवन भस्म हो 
गया था। 

न + राजाचंद्र महीपत्योः ( कोश के अनुसार राजबली शोर चंद्रबल्ली में कोई भेद 

नहीं हैं ) 








( इंप्७ ) 


राजशिरोमणि राजाभेया गजीवकुमार राजीवरंजनसिंह (सूर्य.) राणापराक्रमजंग रामअलंकार रामकांति 
ए्मकेश रामजपितरसिह रामस्ू रामनरेंद्र रामप्रतिद्ध रामप्राण रामधोग (.प्रसाद) रामराजराजेश्वरप्रसाद 
रामरुचिराम रामलुमाया रामवीरप्रकाश रामबृक्षराय' रामश्रवण रामसदय रामसुमेरसिह रामोराम 
रिजू (<ऋजु सरल) रुकमनदयाल रुक्मानंद रुग्गनर्तिह (रुग्णावस्था का सूचक) रूदल (रुद्र) रूप- 
कदत्त (चॉदी.) रूपेद्रकुमार रूबीलाल ([२ ००७५7 लालमणि) रेवाचंद्र (धूतपापा, नर्वदा.) रोविनकुमार * | 

ल--लक्ष्मीश्वरप्रसाद. लखबीरसिंह लडु गोपाल ( ८ </लाड ) लडभा लकितभू 
लवेद्रसिंह (राम ) लखननारायण लाजवर्दीसिंह (फा० हल्के नीले रंग का मणि) लाड़लेलाल लायकलाल 
लालप्रताप लालभगतसिह लालरावणेश्वरसिह लालसालाल (पुत्रप्राप्ति की प्रबल इच्छा) लालसूरत 
प्रकाश लिंगराज (शिव) ल्षेखबीरसिंह लोकप्रिय लोकप्रियराजा लोकेशनारायण लोरी (एक गहना) । 

व्‌--वत्सराज (राजा उदयन) वनदेव वररुचि  वरुशुकुमार बसुदेवकीनंदन (कृष्ण) वसुवीर 
सिह वारेबीर? वासुकिनाथ वाहशुर विदमाधव” विंदानिधि ( विष्णु ) विंदुदेव (शिव) विजयभूषण 


न व्यअमसानीनाकेनननाना4,.3 पिन तनीगीवितान आओ 





कजज+ अ ऑजणनभाण 


१ आअशोक को कदाचित्‌ राम वक्ष इसलिए कहा ग्यां है कि लंका की अशोक वाढिका में 
अशोक के नीचे सीता जी निरंतर राम के ध्यान में निमन्न राम नाम जपती रहती थीं और राम नाम 
अंकित सुद्रिका भी हनुमान ने अशोक से सीता जी के पास डाली थी। शाम की भाति अशोक 
भी सब शोकों को हरने वाला माना गया है--अशोक शोकशमनो भव सर्वन्न नः कले | 

* यह नाम प्रत्यक्ष में अंगरेजी रोविन (२००४) मालूम पडता है। परन्तु यह वस्तुतः रवींद्र 
का बंगाली तथा अंगरेजी मिश्रित रूप है। क्‍या आप जानते हैं कि बेलवेडीयर (32]ए८त८:८) 
बलभद्गर का ही आंगिल रुपान्तर है । 

3 बररुचि -- एक दिन एक आदमी राजा भोज की सभा में एक पत्ता लेकर आया जिस पर 
अ-्प्र-शि-ख ये चार अक्षर लिखे हुए थे । सभा का कोई पंडित उसका अर्थ न लगा सका। प्रधान 
पंडित वररुचि इस समस्या-पूति के लिए एक सप्ताह की छुट्टी लेकर घर चला गया | अवधि बीत 
गईं। वररुचि दंडसय से नगर त्याग रात्रि के अन्धकार में घर से चल दिया । चलते-चलते थककर 
वह एक बरगद के नीचे विश्राम लेने लगा । पेड़ पर प्रेतनी प्रेत से पूछुती है--क्या बात है जो कल 
पंडित मारे जायेंगे | प्रेत ने कद्दा--राजा ने एक समस्या दी थी उसकी पू्ि किसी से न हो सकी | 
प्रेतनी ने पूछा - तुम जानते हो ? श्रेत ने हंसकर कहा --मैं क्‍या नहीं जानता। प्रेतनी के अधिक 
आग्रह करने पर प्रेत को उसे दोनों भाइयों की पूरी कथा बतलानी पड़ी । वररुचि यह सुनते ही 
सुपचाप अपने घर लौट आया । सबैरे राजसभा में जाकर उस समस्या को इस प्रकार पूति की । 

अरण्ये निजने 

प्रसुसस्य वर्नाँतरे 
शिखामादाय हस्तेन 
खड्लेन निहत शिरः 

पहेली के सुलभते ही छोटे भाई की हत्या के लिए उस सूखे आदसी को आणदंड मिला 
और वररुचि को पुरस्कार | नीचे लिखे श्लोक का सम्बन्ध डसी घटना से है-- 

दिवा निरीक्षय वक्तव्य रात्नौ नैव च नेव च 
दूताः सर्वन्न तिष्ठंति बदे बररुचियथा 
४ धाह शूर पीठ ठोंककर उसकी बहादुरी कौ दाद दे रद्दा है और वारे वीर उस पर कुरबान 


हो रहा है । | 
५ प्रयाग के १६ मांधव--शंखमाधव, चक्रमाधव, गदासाधव, प्ममाधव, अनन्तमाधव, 


मनोहरमाधव, अशिमाधव, संकष्टदरमाधव, आदिवेशीमाघव, आदिसाधव या विष्णुमाधव, भ्री 
, बेणीमाधव, वटमाधव । (विशेष विवरण के लिए प्रयाग माहाल्नय देखिए ) 


( ४८५ ) 


विजयविक्रमसिंह विजयशं करप्रसाद विज्ञानसागर विद्याभ्यासी विद्यालय विद्य न्मणि विधाता विनीत- 
कुमार विनोदनारायण विपलकुमार विपिनकुमार विपुलकुमार विग्रदास विप्लवभूषण (उपद्रव,) विभा 
कर (सूर्य, चंद्र) विभूति कृष्णबह्ादढुर विमानमोहन विमानविद्ारी* विलासरंजन विवेकचंद्र * विसज॑नराम 
(जन्मकाल में त्यागने की भावना) विश्वकुमार विश्वनाथचंद्र बिश्वजित विश्वभूषण विश्वराज 
विश्वराम विष्णुभगवान विष्णुविनोद बीरनाथ वीरभानुप्रताप वीरभारताधीश वीरेंद्रजीत वेशुकांत वेशुघर 
(मुरलीधर) वैनतेयानंद (विष्णु) वैमबभूषण वैष्णबकुमार ब्रजमहेंद्रनंदनसिंह त्रजेशविहारीलाल 
बजेश्वरीप्रसाद ब्रतीद्रनाथ बतेद्र । 

र--शंकरमय शंकरविहारी शंकरेश्वरचन्द्र शचिनंदन शन्रुभधर शमी (छोकरखक्ष) शरण- 
अली (इस प्रकार के वरशंकरी नाम नौ मुसलिम परिवार का हिंदी प्रेम और नव स्वीकृत 
धर्म में श्रट्ल भ्रद्धा व्यक्त करते हैं। हजरत अली मुसलमानों के एक खलीफा) शर्माप्रसाद शशांक- 
शेखर (शिव) शशिपाल शांतनुकुमार (भीष्म) शारदापति शादूंलसिह शाहविहारी (शाहसाहब के 
आशीर्वाद से प्राप्त) शिलादित्य (सूर्यमू्तिं, शिवकुयीलाल शिवचंद्रिकाप्रसाद शिवयश 
शिवर्मणसिंह शिवाशिव शिवेंद्रगोपाल शिशिरकात शीतांशुकुमार (चंद्र) शीर्षेदुकुमार (शिव,) 
शुकसेन शुक्लकुमार शुद्धतत्व शुद्वसत्व (जीव) शुभकुमार शुभचंद्र शुभनदंनलाल शुभमन्यु (शुभकर्म) 
अभ्रभूतण शुभाशीष शत्यस्वामी (ईश्वर) शेखरकीर्ति शेपकुमार शेषबली शैलनारायण शेलविहारी 
शैलेंद्रशंकर शैवाल (सिवार) शोकलाल शोभाजीततिह श्याममणि श्यामलकुमार श्यामलेंदु 
श्यामलेंदुविकास श्यामसुख श्रद्धाकर अ्रवणुदेव श्रीआमोद (विष्णु) श्रीकृष्णकन्दैया (स्कंघ) श्रीचंद्र- 
नारायणसिनहा श्रीदेवनारायण भ्रीपंचमीराम श्रीमानसिह (विष्णु) श्रेष्ठिप्रसाद (सेठ,) । 

स--संजय (धृतराष्ट्रसार॒थि) संजयकुमार संजीवचंद्र संतकांत संतो१बहादुर संदीपकुमार संन्यासी- 
बहरा संवितृस्वरूप (ज्ञान) संसारनाथ संसारपाल रसईदत्तमल (सई नदी) सतवंतसिह स्तीरमणप्रसाद (शिव. ) 
सतेश्वरप्रसाद सत्यत्रतधर सत्यार्थप्रकाश (स्वा० दयानंद कृत एक ग्रंथ) सत्येद्रप्तापलाल सत्र 
जीत (यशञ.) सत्संग (राघास्वामी मतानुयायियों के गुरु-उपदेश अवणार्थ नित्य एकत्रित होने का स्थान) 
सनकसिंह (एक मानसपुत्र, पागल) सनीचरदास (<. शनिश्चर) सप्तमीप्रसाद सबरसिह समयनाथ 
समरविजय सपरेंद्रकुमार समुद्रनाथ सरमनलाल (हरदोई की एक देवी.) सरसराम सरोजमोहन 
सर्वज्योति सर्वदयाल सर्ब॑प्रिय सर्वेद्र सर्वेशकुमार सर्वोत्तमपाल सलिलकुमार (किसी जलाशय के पास 
उत्पन्न) सवाईमल सव्यसाची* (अर्जुन) सांबभक्त (शिव ) सॉवस्मल सागरमोहन खागरशरण 
(एक तीर्थ कर) साजनकुमार साधनकुमार (सेना, उपचार.) सिखरीलाल (गहना.) सितांशुशेखर(शिव) 
सिमरजीतसिंह .सियाग्रतापसिंह सिलेटीसिंह (सिलेय रंग) सीतेश (राम). सुकृतदेव (विष्णु) 
सुलदशनकुमार सुखदेवसहाय सुखबदन सुलवंसनारायण सुखस्वरूप सुखीनाथ सुगनलाल (८ 





! यह विशेष कालिदास का अस्तिकश्चित्‌ वाग्विशेष नहीं है । इस नाम की यही विशेषता 
है कि विशेष के सब भाइयों के नाम “वि अत्तर से ही आरंभ होते हैं । 
* क्चित्‌ पथा संचरते सुराणाम 
क्वचित्‌ घनानाम्‌ पततां ऋच्चझ 
यथाविधों मे मनसोडमित्नापः 
अवतते तन्न तथा विमानस्‌ 
(कालिदास---रघुवंश) 
3 डभो मे दक्षिणौ पाणी गाशणडीवस्य विकर्षणो 
तेन देवमलजुष्येघु सब्यसाचीति मां विदुः | 


( ४८७ ) 


शुक) सुनावल्सिंह (तु० सुजावलराजकर्मचारी)' सुजीतचंद्र सुतीक्ष्णप्रसाद* सुग्रम्न३ सुधाशुकुमार 
सुधाशुभूषण सुधाकात (चंद्र) सुधाशकर सुधीद्रशंकर सुधीभूषण सुधीरकिशोर सुधीरनारायण सुधीरमोहन 
सुधंदु स॒दुविकाश सुनीतकष्ण सुप्रतीक सुप्रभात सुप्रमातरंजन सुबोधरंजन सुभद्वराम सुमाषेंदुप्रकाश 
सुमतकुमार सुमनकांत (इंद्र) समेघकुमार सुमेरमल सुरभिबहादुर सुरसस्वरण सरसरघर सरेशशंकर 
सुश्श्वरीोशरणतिह सुल्लू* सुवीरकुमार सुवीरचंद्र स॒ब्रत सुशातसेन सुशीलकिशोर सूचासिह (जन्मसूचना, 
८ सुचित सावधान) सूबाबहादुरसिह सूर्यडदयप्रताप सूर्यजीतसिंह सूर्यधारी सूर्यशमशेरजंगश्नानन्द 
सृष्यिधर सोमधर सोमशंकर सोमेश सोहनवीरसिंह धौमाग्यचंद्र केमित्र (लक्ष्मण) सौम्येद्रनाथ स्मस्णकुमार 
स्तृतिभूषण स्वदेशकुमार स्वनाम"” स्वप्नकुमार (पुत्र जन्म की सूचना स्वप्न में मिली) स्वयंज्योति 
(आत्म प्रकाश) स्वयंबरप्रसाद स्वस्तुगुप्त स्वामीज्ञानेश्वरनंद स्वार्थदास (पुत्र रूप में स्वार्थ सिद्धि) । 


हु--हनुमंतेश्वरप्रसाद हनुमानभावन हनुमानराम हमीस्चंद हयग्रीव (विष्णु का श्रवतार) 
हरकंठ (नीलकंठ) हरगनेशरधिह हरछुट्ठी हरशानश ऋर हरपहेंद्रतिह हरिजोवन* हरिज्योतिर्षिह हरितालि- 
कासिह हरिभाऊ (भाई का मराठी रूप, बलदेव) दरिवीरसिंह हरिसाधन दरीरमण हरीशभूषण हरीशविद्दारी 
हरेमुरारे? हरेश्वर हर्म्येद्रकुमार (महल ,) हृषद्राय हलकूसिंह (किसी हल्का में उत्पन्न) हितशरण 
द्वितामिलाषी हिमाशुकुमार (चंद्र.) हिमाद्विकुमार (हिमालय) हिमाद्रिशेबर हिमेश्वरनारायण हिम्मत- 
सहाय हिरएमय (त्रह्मा) हिरावनसिह हिल्लोल॑कुमार (हथ को लहर) हीरकशुश्र हौरककुमार होराधन 
(शिव) द्वीरानंदन हीरेन्‍्द्रप्रतापसिह हुस्नसिद (सौंदर्य,) हृदयनंद हृदयलाल हृदयबचनसिंह द्ृदयविकास 
हृदयविहारी हृदेशकुमार हृदेश्वरपति# । 


१ प्रयाग के पास अमुना में एक पहाड़ी टीले पर सुजावन देवता (शिव) की सूर्ति है । 
सुजानदेव के पास दी शडज्ञार देवी का मंदिर है । 

२ मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछुन रति भगवाना ॥ (रामायण) 

3 यज्ञ में विपयेय हो जाने से मनु के पुत्र के स्थान में इला नाम की कन्या हुई जो 
मिन्रावरुण की कृपा से सुयुन्न नामक पुत्र बन गई । वह महद्दादेव के शाप से फिर ख्री हो गईं ओर 
बुध के द्वारा उसे पुरूरवा नामक पुत्र लाभ हुआ | परमषिगण की कृपा से उसने फिर पुरुषत्व प्राप्त 
किया । उस सुथुन्न के फिर तीन पुत्र हुए । (विष्णु पु० ४ अंश १ झ० श्लो० ८-१३) 

४ सुल्लू की माँ प्रसव काल में ऐसी सोई कि उसे जातक के जन्म की कुछ खबर द्वी न पड़ी। 

७ स्वनाम (धन्य)--अपने ही नाम से प्रसिछझ, तीन महाव्याहृतियों (भू: भ्ुवः स्वः) में से 
अन्यतम । सुखस्वरूप ईश्वर । 

६ चंद्र सूर्य यमे विष्णो वासवे ददु रे हये 

मगेंडे वानरे वायो दृशस्वपि दरिः स्मृतः ॥र८॥ (अनेकार्थ नाम साजा ४० ८) 
७ यह नाम स्तोच्न की निन्नलिखित पंक्तियों का प्रतीक अतीत होता है । 
हरे मुरारे मछुसूदूनाय श्रीराम सीतावर रावणारे । 
जिहं पिवस्वामतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ (गोविन्द दामोदर स्तोज्न) 
# झजातशज्नु, झवेद्यनाथ, आध्तीकमरनि, चेलालाल, चोलानंद --ये ५ नाम इस सूची मं 


_ मुद्वित होने से रह गये दें। 


सन्दर्भ-ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार 
हिंदी-संघ्कृत-ग्रं थ 


अद्वेतवाद (गंगाप्रसाद उपाध्याय) 
आल्हखंड 


उत्तरी भारत की संत परंपरा (परशुराम चतुर्वेदी) 


उपनिषद्‌--कठ, माण्ड्रक्य, श्वेताश्वतर । 
कविता कौमुदी ३ साग (रामनरेश त्रिपाठी) 
कांग्रेस का इतिहास (पट्टामिसीतास्मैया) 
काव्यनिणेय (मिखारीदास) 

काव्य प्रकोश (मम्मट) 

काव्यप्रसाकर (भानु) 

कोष--श्रमरकोष, नाम माला (धनंजय), भार्गव 


पंचतंत्र 
पुराण--देवी भागवत, पद्म, भविष्य, भागवत, 


मत्स्य मार्केडेय, विष्णु, शिव, स्कंद, 


भक्तमाल (नाभाजी) 
भगवतगीता 


भारत भ्रमण पांच खंड (साधुचरणप्रसाद) 
भारतीय चरिताम्बुधि (द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी) 
भाषा विज्ञान (श्याम सुंदरदास) 

महाभारत 

महाभाष्य 


आदश हिंदी शब्दकोीष(पाठक), संस्कृत इंगलिश मिश्र बन्धु विनोद 


डिक्शनरी (बी० एस० आप्टे), हिन्दी प्रामाणिक 
कोष, (रामचंद्र वर्मो), हिन्दी विश्व कोष, 

हिंदी शब्दसागर | 

गणेश (सम्पूर्णान॑ंद) 

गीत गोविद (जयदेव) 

गृह्मसूत्र--आपत्तंब, आरश्वलायन, गोमिल, 
पारस्कर, मानव, शौनक 

चिन्तामणि (रामचंद्र शुक्ल, काशी) 

चोरासी वेष्णवों की वातौ 

जैनग्रन्थ--आदि पुराण, उत्तर पुराण, 

प्राचीन जैन इतिहास (मूलचंद्र ) 

ज्योतिष सव संग्रह 

तंत्रचूड़ामरि 

तीथ॑ सम्बंधी ग्रथ--तीर्थाक, (कल्याण), तीर्थों 
के माहात्म्य तथा भांकियाँ (विविध पुस्तिकाएँ) 
सारत के तीथ ४० भाग 
(दयाशंकर दुबे) 

दु्शेन--योग, सांख्य 

दर्शन--दिग्द्शेन (राहुल सांकृत्यायन) 

दुगों सप्तशती 

धर्मकल्पद्रुम 


नारद सक्तिसूत्र 


योग वासिष्ठ ओर उसके सिद्धान्त (आन्र य) 
रघुबंश 

रामचरित मानस 

वाल्मीकि रामायण 

विचारधारा (धीरेंद्र बर्मो) 

व्रत सम्बन्धी श्रथ--त्रत परिचय (गीताप्रेस) 
बताक “सटीक (नवलकिशोर प्रेस), ब्रतराज 
(ब्रजरत्नदास) 

सन्‍्तवाणी संग्रह (तीन भाग) 

सन्‌ १८४७ का भारतीय स्वातंत्य समर 

(सावरकर) 

संस्कार विधि (दयानंद सरस्वती) 

सत्याथ प्रकाश (दयानंद सरस्वती) 

सहस्ननाम -- गोपाल, लक्षिता, विष्णु, शिव 
सामान्य भाषा विज्ञान (बाबूराम सक्सेना) 
साहित्य द्पेण (विश्वनाथ) 

सुराचेन चंद्रिका 

सूरसागर 

स्वृतियाँ --मनुस्मृति , याशवल्क्य स्मृति 
हिंदी भाषा का इतिहास (थीरेंद्र वर्मा) 
हिंदी साहित्य का इतिहास (रामचंद्र शुक्ल) 
हिन्दुत्व (रामदास गौड़) 


अंगरेजी ग्रन्थ 
विधान बाते औैयावुप्ांत९७ एज रिध्|ं397980. (] 877९8 “0०0, ७०४-१-४) 
उिपरवतधाडछ, (२४ए४ ॥02808) 
(/27070726 पव5007ए ० [90॥8, 
(856 0 पाता, (सल्िष(09) 
छाछाणा॥7ए ण ते 802799॥9 (0, ए, 8प९८]870) 
[)58९077525 070 7र६१॥85णध्यां फैश0, (89॥99] 8. 3. ॥४१878) 
806 (एल्‍्रढ2९९४४ रण वंगती4, (बरगाप्रा9, #एडब००१, 3]]8॥970&0 
क्षात 3९008725 (५४४/७॥98) 
सआलध्याशा3 0 पाल छेशंटाल6 ० 7,बरा29792०, (7, |] 8, 7४४०0907८ए७०) 
छाल्ए00ब९्वा फिलीक्राएा0व, 
॥स्‍0ए९००१३८१६४ ० २९॥४।०४ & ॥॥प0७, ([9950729) 
70९5 /(ए5 2ात 7,९9९708 ० धता& (7, !70779७) 
एएटाए १4ए ए?5एला०09ए एक शा थ्ाते एण्ग्राघ0 (8. 7 १४७४०८) 
(७6०४४१ए॥७ए ० कै॥लंशा [ध09, (0प्रावएप2977) 
(#०ए77 0 (जाडक्व000, (7०779) 
प्रांधवप श्रा॥67०३ बाते (0४808, (॥0प70व5) 
पराधवष 7२९०२7००, 0प०0058 2ाते ६४९7७, (7? (४0798) 
घपघर]807ए & (च्राधप्ठ ० 06 7047 76०7९ (8. ५. 8.) 
पांडा0ए ् 8408ंटत 7/९7४07९ (१६९०१०7८ 867४) 
॥77796047 (०३०2९(९९४७ ० 709, 
वृधतांबा 3.6७॥९४०४. (रित्रण्मा 5 5॥9807) 
परामबा 0प्रएा९, (ट्वयाब३ ॥थप्राढ8 29 पिश्शाते7॥ ४ 2प8) 
पावांबत 770509ए ४०७. ॥ (१४०0७ दिए 7) 
ए्रीपलालर 0 [जगा गा धितांगा 0प्रीएार, (78 (॥०४) 
[98700पर८४०0 ६0 (0४9क/47ए९ ?77]0]02ए7 (७४४९८) 
]०४८४४ (0०८) 
]॥/627ए स्रबणए ण॑ [708 (९२. ए. ए:2८८) 
[६708 ० 3060॥50. (8, पा) 
बाप! ० फैधा० (]०४ (३८८८7 ०४४९) 
भ८वांट्रब जच्ांलंड्या रण पधता4 (907 थ्यवे धया०्४) 
०१७७7 रि०20णा5 ०एशणएशा। ग॥ धदीं॥ (740 परशा ४7) 
१४ ए४॥४ ० 776 प7075 6८ 87१04॥905; (९००९ & ुफ्शाक्ा 87) 
ए९४०॥१५ 57०ए९०००८१४ 
ए+४्घा३ 8000]  प्वांग्रती ?०९१ए (? 9. 828४॥99/!) 
0ञ्ॉगव प्रा॥ण-ए ण॑ [749 (प7९९०६ 979) 
ए॥र08००॥ए रण सषाढ 5४५ (प्र०8०) 


( ४६० ) 


?5ए८४०॥०४29४ (५४००४४०४॥) 

एफबाओ6 २९९००वंड ०07 तरक्रवप ए6७ & (एंपण०गाह (रे, (४. पल॥४०7४) 
रि्रात4 800 6 रिक्त (ए/८७णा)) 

वृशाबलंर275 ॥)0९९००१ए ० [शता8, डिपप्ा8 6: ए०ए]०॥ 

व॥ल वयीपाओ तशा9३2० रण गपव9 (५०, एए४ 7॥6 7१९।४१7०४५) 

पाल 8886९77ं% एगरा।ए रण थी ॥२९॥६९7००४ (8092 ए०7095) 

6 [शतीब्त्च 289777607 (0०07 & 8770907) 

वह ४ए॥0०02४ ए ७ ३२३४०९४ (५०।+--५७] [0त9 9५ #०7) 

वुआल रटज़ 205प्रौॉ॥7 ॥॥72८ए९०७०७९०४७. 

९ एग]050770४0 ल्‍08ल्‍ल279॥76 (७ २. ]॥8) 

॥फ%6 ?|7050पर९5 बणव छशाए0णा5 ठ् गंवा (४०९)] रिक्त (॥०४ ४४) 
[6 ?क्रपां॥ २९८॥४70०7 & 0207९ ० िए्ाट पाता& (7००८९) 
[प्र २९॥४7०४ ० 0४० 9॥705 (४7९0) 

[0९ 7२९॥४१00०७ (206७ ० 70]9 (ए४६87प०१०७7४7०(०7990]0) 

(९ 8लं&४८९८ 0 फण07075 (87992 एथा) (248) 

6 7९०7ए ० ?707967 7768 (0.. सिीं, (>॥/4॥767) 

॥फरठपशएव09 ० 0775 बाते 9ज़्ग0577 8दाडय (एक जि 8787 
४४०५६ ४४४० ० 7४6]9. 


कुछ अन्य अंथों तथा पत्र-पत्रिकाओं का नामोल्लेख मूत्र भ्रंथ के अंतर्गत यत्र-तत्न 
हो चुका है। 


